


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१७ 


( फरवरी - जून १९२० ) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्राकूय 
भारत सरकार 


अप्रैछ १९६६ ( वशाख १८८८ ) 


8 नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६६ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रृस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली - ६ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्माभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १४ द्वारा मृद्रित 


भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमें फरवरी १९२० से जून १९२० तक की पाँच महीनोंकी' सामग्री 
संगृहीत है। यह अवधि भारतमें गांधीजीके असहयोग आन्दोलनके अरुणोदयकी अवधि 
है। खिलाफतके प्रश्नकों लेकर भारतीय मसलमानोंके मनमें उत्पन्न चिन्ताकी ओर मित्र- 
राष्ट्रों कोई ध्यान नहीं दिया; और फलस्वरूप मॉण्टेग्यु-चैम्सफोड सुधारोंके प्रति देशमें 
असन्तोष का बीजारोपण हुआ। मई १९२० में हंटर कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
और उद्तीके साथ भारत सरकारका खरीता और भारत मस्त्रीकी स्वीकृति भी। इनके 
प्रकाशनने मानो आगपर घींका काम किया। गांधीजीने देशको पहले यह सलाह दी 
थी कि प्रस्तुत सुधारोंपर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उनपर अमल करना चाहिए; 
किन्तु हंटर कमेटीके निर्णय, सरकारके खरीते तथा निर्णय और उनपर भारत मन्त्रीकी 
सहमतिके प्रकाशनके बाद उन्हें यह कहनेपर बाध्य होना पड़ा कि देश उस सरकारको 
सहयोग न दे जिसने न्यायके प्रति ऐसी उपेक्षा दिखाई है। गांधीजी द्वारा अपने कथनमें 
यह परिवर्तेत साधारण नहीं भाना जा सकता। वास्तवमें यह परिवर्तन साम्राज्यके 
प्रति गांधीजीके अबतक चले आ रहे रुखसे एकदम अलग था। अभीतक गांधीजी इस 
ब्रिटिश दावेको मानते चले आ रहे थे कि साम्राज्यका कारबार कुछ नैतिक और राज- 
नतिक सिद्धान्तोंके अनुसार चलता है; और भारतको साम्राज्यमें बने रहनेके कारण 
काफी लाभ हुआ है। इस बार गांधीजीका यह विश्वास बिलकुल हिल गया और 
उन्होंने देशसे अपील की कि वह अपने भीतर इतनी नैतिक शक्ति पैदा करे जिसके 


बलपर या तो साम्राज्यको सुधारा जा सके या फिर उसे समाप्त किया जा सके। 
गांधीजीके नेतृत्वका मुख्य सिद्धान्त ही यहाँसे बदल गया। 


देश जिस मनःस्थितिर्मों था उसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई करनेकी अपील, लोगोंको 
बहुत पसन्द आई और स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र गांधीजीके नेतृत्वमें चलनके लिए 
बिलकुल तयार है। खिलाफत आन्दोलनमं मुसलमान नेताओंने भी' गांधीजीकी सहायता 
और सलाहका स्वागत किया। गांधीजी कार्यक्रमके नैतिक पहलपर जितना जोर देते थ, 
वह खिलाफतके मुप्तमान नेताओंकी समझमें नहीं आता था; तथापि उन्होंने तत्का- 
लीन परिस्थितियोंमें तदनूसार चलनेका वचन दिया। वाइसरायसे १९२०में जिस खिला- 
फत शिष्टमण्डलने भेंट की थी, गांधीजी उससे भी सम्बन्धित थे। उस समय उन्होंने 
असहयोग आन्दोलनकी योजनापर भी विचार किया था। मौलाना अबुल कलाम आजादने 
दूसरे खिलाफत सम्मेलनके अवसरपर २९ फरवरी, १९२० को कलकत्तामें अपने अध्यक्षीय' 
भाषणमें मुसलमानोंसे असहयोग आन्दोलनकों अपनानेके लिए कहा और ७ मार्चको 
गांधीजीन समाचारपत्रोंमें वक्तव्य देकर आन्दोलनका कार्यक्रम स्पष्ट किया। इसी वर्षके 
अप्रैल और मई महीनोंमें एक शिष्टमण्डल लेकर इंग्लैंड जानेकी बात उठी और कहा 
गया कि गांधीजी ही शिष्टमण्डलका नेतृत्व करें। गांधीजीन कहा कि यदि मुस्लिम 
नेतागण उक्त प्रस्तावपर दृढ़ बने रहें तो वे नेतृत्व करनेकी बात सोच सकते हें। इस 


छः 


तरह हम देखते हें कि इस खण्डसे सम्बन्धित अवधिमें राजनीतिक क्षेत्रमें गांधीजीकी 
प्रमुख चिन्ताका विषय खिलाफत आन्दोलन ही था। 

गांधीजीने अपने-आपको खिलाफत आन्दोलनके साथ एकरूप बना लिया था। 
इसमें उनके उद्देय और औचित्य दोनोंको लेकर काफी शंकाएँ उठाई गईं। आलोचकोंने 
कहा कि एक तर्क-असंगत धारमिक भावनाका सहारा लेकर गांधीजी हिन्दू और 
मुसलमानोंकों अंग्रेजोंके खिलाफ एक करना चाहते हैँ और इसमें उनका मंशा ब्रिटिश 
सरकारको आफतर्में डालना है। गांधीजीने बड़े घैयंके साथ इन शंकाओंका उत्तर 
दिया: “सरकारोंको या किसी अन्य व्यक्तिको परेशान करना मेरे सिद्धान्तके विरुद्ध 
है।” (पृष्ठ ३८४ )“ में पूरी शक्तिसे इस मामलेमें इसीलिए पड़ा हूँ, क्योंकि ब्रिटेनके 
वादे, शुद्ध न्याय और धामिक भावना सभी बातोंका इसमें संयोग है। में ऐसी परि- 
स्थितिकी कल्पता कर सकता हूँ जिसमें विशुद्ध न्याय एक बात कहे और अंध-धामिक 
भावना उससे बिलकुल उलटी। उस हालतमें मुझे इस धामिक भावनाका ही विरोध 
करना चाहिए और विशुद्ध न्यायका पक्ष लेना चाहिए।” (पृष्ठ ४४७ ) उन्हें इस 
बातका पूरा भरोसा था कि मुसलमान खिलाफतके मामलेमें सही मार्गपर हँ। मुसल- 
मानोंकी धासिक भावना कहती थी कि आर्मीनिया और अरब देशोंकी आत्मनिर्णय 
सम्बन्धी बात तभी मानी जा सकती है जब वे टर्कीके सुलतानकी प्रभुसत्ता स्वीकार 
करें। गांधीजीकी व्याख्याके अनुसार अंग्रेजोंने जो वादे किये थे उनमें मुसलमानोंकी इस 
धामिक भावनाका खयाल रखनेकी बात निहित थी। इतना तो बिलकुल ही ठीक है 
कि इस दलीलका मुख्य उद्देश्य मध्यपृव॑र्म मित्र-राष्ट्रोंके राजनीतिक इरादोंपर पर्दा 
डालना था और उस हृदतक यह दलील कोई ईमानदारीकी दलील नहीं थी। इसलिए 
गांधीजीन महसूस किया कि नैतिक और राजनतिक दोतनों दृष्टियोंसे ब्रिटिश-सरकार 
और भारतीय मृसलमानोंमें न्‍्याय' भारतीय' मुसलमानोंके पक्षमें है। 

दूधरा आक्षेप यह था कि भारतीय मुसलूमानोंकी उस धामसिक भावनाका समर्थन 
करके, जिसका सम्बन्ध देशसे बाहरकी शक्तियोंके साथ था, गांधीजी सारे देश और 
विशेषतः हिन्दुओंको गलत रास्तेपर ले जा रहे हें। गांधीजीने इसका जवाब देते हुए 
कहा कि यदि मुसलमानोंकी माँग मूलतः गलत नहीं है, तो पड़ोसी-धर्मके नाते हमें 
उनसे सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और उनकी माँगका समर्थन करना चाहिए। 
खिलाफतसे अपने सम्बन्धकों स्पष्ट करते हुए जून १९२० को उन्होंने वाइसरायको 
लिखा: “में समझता हूँ कि एक ऐसे कट्टर हिन्दूके नाते, जो अपने मुसलमान देश- 
भाइयोंके साथ घनिष्ठतम मंत्री-सम्बन्ध रखनेका इच्छुक है, में यदि इस संकटकी 
घड़ीमें उनका साथ न दूँ तो भारत-माताकी अयोग्य सन्‍्तान सिद्ध होऊँगा। मेरी 
नम्र सम्मतिर्में उनका पक्ष न्याय्य है।” (पृष्ठ ५४७ ) इस तरह हम देखते हे कि 
गांधीजीके विचारमें खिलाफतका प्रश्न हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रश्नसे जुड़ा हुआ था। 
फरवरी १९२० को उन्होंने यंग इंडिया ' में लिखा: “तब हिन्दू-मुस्लिम एकता किस 
बातमें निहित है और उसको बढ़ानेका सबसे अच्छा तरीका क्‍या है? उत्तर सीधा- 
सादा है। वह इस बातमें निहित है कि हमारा एक समान उद्देश्य हो, एक समान 


सात 


लक्ष्य हो और समान सुख-दुःख हों। और इस समान लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें 
सहयोग करना, एक-दूसरेका दुःख बँटाना और परस्पर सहिष्णुता बरतना, इस एकताकों 
भावनाको बढ़ानेका सबसे अच्छा तरीका है।” (पृष्ठ ५२ ) बिना-किसी शर्तके 
मुसलमानोंकी माँगका हिन्दुओं द्वारा प्रबल समर्थत, मुसछमानोंके मनमें सदभावना 
उत्पन्न किये बिना और एकताके बन्धनोंको दृढ़ बनाये बिना नहीं रह सकता था। 
गांधीजीके प्रयत्नोंके फलस्वरूप १९२०के मध्यमें ऐसी प्रतीति हुई कि हिन्दुओं और 
मुसलमानोंकी शाइवत मंत्रीकी नींव पड़ गई है। 

जिस तरह खिलाफतके बारेमें, उसी प्रकार असहयोग आन्दोलनके विषयमें भी 
आशंकाएँ व्यक्त की गईं। श्रीमती एनी बेसेंटने भी यही विचार व्यक्त किया कि 
असहयपोग आन्दोलन हिंसक कारंवाइयोंका रूप धारण कर लेगा। गांधीजी इस 
आशंकाकों ठीक नहीं मानते थे। २८ अप्रैल, १९२० को “यंग इंडिया 'में लिखते हुए 
उन्होंने कहा : “ किन्तु मुझे किसी दुष्परिणामकी आशंका नहीं है। इसका सीधा-सादा 
कारण यह है कि प्रत्यक उत्तरदायी मुसलमान समझता है कि अगर असहयोगको सफल 
बनाना है तो उसमें हिंसा बिलकुल न होनी चाहिए।” (पृष्ठ ३८६) उन्होंने यह भी 
कहा : यह तो हम नहीं कहते कि खून-खराबी कदापि नहीं हो सकती, लेकिन मेरे 
खयालसे खून-खराबी न हो इसके पूरे उपाय कर लेनेके बाद हमें अपने कार्योमें 
लगे रहना चाहिए।” (पृष्ठ ४०७ ) असहयोगका एक अन्य व्यावहारिक पक्ष सामने 
रखते हुए उन्होंने कहा: “मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि असहकार आन्दोलन आरम्भ 
न हुआ होता तो खून-खराबी कबकी शुरू हो गई होती। असहकारके कारण ही खून- 
खराबी नहीं हुई है। मुसलमान भाइयोंका खून खौल रहा है, लेकिन हिन्दू उनके 
साथी हैं, इस विचारसे वे धीरज रखे हुए हँ।” (पृष्ठ ४५५) फिर भी कार्यक्रम 
पर अमल तो धीरे-धीरे ही किया जाना था और प्रत्येक कदमपर जनताकी प्रतिक्रिया 
सावधानीसे देखते रहना भी आवश्यक माना गया था। 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मई १९२० में हंटर समितिकी रिपोर्टके प्रका- 
शनसे ब्रिटिश शासनके कथित नेतिक आधारका पर्दा फाश. हो गया । पंजाबके लेफ्टि- 
नेंट गवनेरने लोगोंका पक्ष ठीक तरहसे पेश किये जानेकी सुविधा देनेसे इनकार कर 
दिया था, और इसलिए कांग्रेस उक्त समितिकी कारंवाईमें भाग लेनंसे इनकार कर चुकी 
थी । इसके बावजूद गांधीजीने सोचा था कि हंटर समिति अपूर्ण साक्षियोंके आधार- 
पर भी ठीक निष्कर्षोतक पहुँचनेकी कोशिश करेगी । स्वयं कांग्रेसने भी एक जाँख- 
समिति नियुक्त कर दी थी। गांधीजी उसके सदस्य थे। समितिने जो जानकारी 
हासिल की उसके आधारपर गांधीजीन विवरण तैयार किया और वह मा १९२० में 
प्रकाशित भी हुआ । रूगभग १५ दिनोंतक रात-दिन काम करके गांधीजीने उक्त 
रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट अहमदाबादके आश्रमममें रहकर तेयार की गई थी। यह कोई 
कानूनी मसविदा या निरी पत्रकारितासे सम्बन्धित लेख नहीं था। इसके पहले गांधीजी 
बड़े परिश्रमके साथ पूरे पंजाबका दौरा कर चुके थे और इसलिए यह विवरण एक 
असाधारण विवरण है। इसमें पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकेल ओ'डायरकी राष्ट्र- 


आठ 


विरोधी नीतिके फलस्वरूप होनेवाली पंजाबकी दुर्घटनाको बिलकुल सही दृष्टिकोणसे 
दिखाकर एक उचित पृष्ठभूमिमें प्रस्तुत किया गया है । विवरणमें उल्लिखित' निष्कर्ष 
और उसके सम्बन्धमें की गई माँगोंकों गांधीजीने बड़े संयमके साथ प्रस्तुत किया। कोई 
भी माँग ऐसी नहीं थी कि जिसे अनुचित कहा जा सके और न उन माँगोंकी भाषा ही 
किसी प्रकारसे असंयत थी । इसके विपरीत सरकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टमें 
पंजाबकी घटनाकों केवल कानून और प्रशासनकी एक समस्या मानकर विचार किया 
गया था और सरकारी कमंचारियोंके अत्याचारोंकों केवल गलतफहमीके कारण उत्तपन्न 
भूल-चूकका नाम देकर नाममात्रकी सजा देनेकी सिफारिश की गई थी । गांधीजीने 
इसे चोर-चोर मौसेरे भाई” (पोलिटिकल फ्रीमैसनरी) की संज्ञा दी और कहा कि 
यह रिपोर्ट इस बातका अतिरिक्त कारण है कि हम सरकारसे सहयोग करना बन्द 
कर दें। 

राष्ट्रीय जीवनर्भ राजनीतिक कारवाइयाँ सामूहिक उन्नतिकी दिशामें केवल 
एक कदम हैं, इस बातकों गांधीजी जब अवसर मिलता था तभी लोगोंके सामने पेश 
करते रहते थे । उनका कहना था कि राजनीतिक क्षेत्रके अतिरिक्त अनेक ऐसे क्षेत्र 
हु जिनमें जनताकों अपना कतृत्व सफल करना चाहिए । अप्रैल १९२० में गांधीजी 
मित्रोंके अनुरोधपर अखिल भारतीय होमरूल लीगमें शामिल हुए। उन्होंने उसकी 
अध्यक्षता भी स्वीकार की । और तब वहाँ अपने कार्यक्रमकी अनेक मुख्य बातोंपर 
जोर दिया; स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दुस्तानीका प्रचार और 
क्षेत्रोंकी हृदतक क्षेत्रीय भाषाओंका सावेजनिक कामोंमें उपयोग। (पृष्ठ १०७-८) अन्य 
स्थानोंपर उन्होंने अस्पृश्यता निवारणकी जरूरतपर भी बहुत जोर दिया। 

साहित्यके विषयमें भी उन्होंने यह कहा कि उसे राष्ट्रीय आकांक्षाओंका प्रतिबिंब 
बनना चाहिए और राष्ट्रके प्रयत्नोंको अग्नसर करनेमें मदद करनी चाहिए। ३ अप्रैल, 
१९२० को अहमदाबाद आयोजित छठी गुजरात साहित्य परिषद्‌मों उन्होंने साहित्यिकोंसे 
कहा कि वे जनताको दृष्टिमें रखकर लिखें ताकि जिस संस्क्ृतिकी हम सेवा कर रहे हें, 
वह संस्कृति सन्‍्त और किसानको पास-पास लानमें समर्थ हो सके। जो साहित्य केवल 
कल्पनासे उत्पन्न होता है और कल्पनाकों ही अभिव्यक्त करता है, गांधीजीके लेखे, वह 
निकम्मा है। अपनी राय व्यक्त करते हुए वे किसी भी विद्वदू-समाजमें हिचकिचाते नहीं 
थे, यहाँतक कि सौन्दर्ये-प्रधान जीवनके हिमायती रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सामने भी उन्होंने 
अपने इस मतको स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया। इन दोनों महापुरुषोंके दृष्टिकोणमें जो 
अन्तर था, आगे चलकर वह सावंजनिक विवादका विषय भी बना। 

गांधीजीने यह बात हमेशा खुलकर ही कही कि उनके जीवनका उद्देश्य मोक्ष 
पाना है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उन्होंने सदा यही बात स्पष्ट की कि वे मूलत: एक 
धामिक पुरुष हें। धर्मसे उनका अभधिप्राय “. . . हिन्दू धर्मसे नहीं है जिसकी में 
बेशक और सब धर्मोंसे ज्यादा कीमत आँकता हूँ। मेरा मतलब उस मूल धर्मसे है जो 
हिन्दू धर्मसे कहीं उच्चतर है, जो मनृष्यके स्वभावतक का परिवत॑न कर देता 
है, जो हमें अन्तरके सत्यसे अटूट रूपसे बाँध देता है और जो निरन्तर अधिक शुद्ध 


नौ 


और पवित्र बनाता रहता है। (पृष्ठ ४४२ ) वे ऐसी धामिक मनोव॑त्ति रखते हुए 
और वास्तवमें राजनीतिकी ओरसे बिलकुल उदासीन रहते हुए भी केवल राजनीतिके 
क्षेत्रमं ही किसलिए ऊगे रहते हे, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा: “इसका कारण 
सिर्फ इतना ही है कि राजनीतिक विषयोंमें इस तरह भाग लिये बिना आज में अपने 
धर्मकी रक्षा कर सकता हूँ अथवा नहीं, इस बारेमें मुझे शंका है।” (पृष्ठ ए४) 
यह बात भी नहीं है कि केवल कर्मंयोगकी भावनासे निष्काम सेवाका उद्देश्य सामने 
रखकर उन्होंने राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रमं कदम रखा हो; उनका सिद्धान्त 
था कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनको पूर्ण बनानेकी इच्छा करता है वह अपने 
आसपासकी' उपेक्षा कर ही नहीं सकता। उनकी मान्यता थी कि यदि संसारकी सेवा 
करनी है तो हमें उसके नैतिक और आध्यात्मिक जीवनमें परिवर्तन लानेके उपाय करने 
पड़ेंगे। गोखलेन राजनीतिमें आध्यात्मिकताके प्रवेशपर जोर दिया था। गांधीजीने भी 
इस सिद्धान्तके प्रति जागरूक रहकर प्राय: उसपर जोर दिया। अखिल भारतीय होम- 
रूल लीगके सदस्योंसे उन्होंने कहा: जहाँ में लीगसे यह उम्मीद नहीं करता कि 
सविनय' अवज्ञाके मेरे तरीकोंमें वह' मेरा अनुसरण करे, वहाँ मेरी पूरी-पूरी यह 
कोशिश भी रहेगी कि हमारे राष्ट्रकी सभी गति-विधियोंमें सत्य और अहिसाको स्वीकार 
करवा सकूँ।” (पृष्ठ ३८२ ) 

यद्यपि गांधीजीको अपने और दूसरोंके जीवन शुद्ध और पवित्र बनानेकी पक्‍की 
धुन थी तथापि वे दूसरोंके प्रति सदेव उदार भी बहुत थे --किसी शिशुकी तरह 
भोले और स्तेहशील। जिन व्यक्तियोंका उनसे निजी सम्बन्ध आया या जो विभिन्न 
कार्यक्षेत्रोंमें उनके सहयोगी बने, उन सबके सामने वे आचारका एक आदर्श उपस्थित 
करते थे और उस आदर्शसे च्यूति सहन नहीं करते थे। किन्तु तदनुसार आचरण करनमें 
जित कठिनाइयों और संघर्षोर्मं से सम्बन्धित व्यक्तियोंकों गुजरना पड़ता था, उनकी 
ओर वे पूरा ध्यान देते थे और उनकी परेशानियोंकों हल करनेके लिए रात-दिन 
एक कर देते थे। एस्थर फीरिंग और महादेव देसाईके नाम लिखे हुए जो पत्र इस 
खण्डमें सम्मिलित किये गये हें, वे इस दृष्टिसे द्रष्टव्य हे और उनसे यह भी मालूम 
हो जाता है कि गांधीजीके शब्द किस तरह दुखते हुए घावोंपर अचूक मरहमका काम 
करते थे। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीका कार्यालय, नई दिल्‍ली; राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; 
भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी), पूना; हिस्द्री ऑफ द फ्रीडम 
मूवर्मेंट का कार्यालय, बम्बई; महाराष्ट्र सरकारका गृह-विभाग; श्री नारायण देसाई, 
श्री छगतलाल गांधी, श्री नानजीभाई मणिलाल देसाई, अहमदाबाद; श्रीमती राधाबेन 
चौधरी, कलकत्ता तथा श्री ए० एच० वेस्ट; ऑल अबाउट द खिलाफत ', इंडिया 
इन १९२० ', (रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नस एपाइंटेड बाई द पंजाब सब-कमिटि ऑफ द 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ', 'द स्टोरी ऑफ माइ लाइफ ', बापुनी प्रसादी , महात्मा: 
लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी, महादेवभाईनी डायरी, माई डियर 
चाइल्ड ', 'लैटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री" और स्वदेशी धर्म पुस्तकोंके प्रकाशकों 
तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओंके आभारी हें: “अमृतबाजार पत्रिका , 
“इंडियन रिव्यू ', गुजराती, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, “ नवजीवन *, ' बॉम्बे 
क्रॉनिकल , बूद्धिप्रकाश ', मधपुडो , यंग इंडिया, लीडर” और हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए हम राष्ट्रीय अभिलेखागार 
(नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया), अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गांधी 
स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिलक ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, जामिया मिलिया 
पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मंत्राल्यका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली; 
साबरमती संग्रहालय, गूजरात विद्यापीठ ग्रन्धालय, अहमदाबाद और श्री प्यारेलाल 
_नाय'र तथा कागजातोंकी फोटो-नकलमें मदद करनेके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 
नई दिल्‍लीके फोटो-विभागके आभारी हैं। 


पाठकोंकोी सुचना 


अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे मूलके समीप रखनेका पूरा 
प्रथत्त किया गया है, किन्तु -साथ ही भाषाकों सुपाठय बतानेका भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। जो अनुवाद प्राप्त हो सके हे, हमने उनका मूलसे मिलान और संशोधन करनेके 
बाद उपयोग किया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनके बाद अनुवाद किया गया है और 
मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हेँं। यह ध्यान रखा 
गया है कि नामोंकों सामान्यतः: जैसा बोला जाता है वेसा ही लिखा जाये। जिन 
नामोंके उच्चारणोंमें संशय था उनको वैसा ही छिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने 
गुजराती लछेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है, वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 
कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हें। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; 
जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है 
और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन हिन्दी और 
गजरातीके व्यक्तिगत पत्रोंमं गुजराती सम्वत्‌के अनुसार तिथि दी गईं थी उनमे ईसवी 
सन॒के अनुरूप तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोंकी लेखन-तिथिका निणय बाह्य या 
आन्तरिक साक्ष्यके आधारपर किया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख 
है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तर्में डाल दिया गया है। जिन लेखोंपर 
लेखन-तिथि दी गई है, अथवा ज्ञात की जा सकी है, उन्हें तदनुसार क्रमबद्ध किया 
. गया है। शीर्षकके अन्‍्तमें सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। 

सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा” के अनेक संस्करण होनेंसे उनकी पृष्ठ 
संख्याएँ विभिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल उसके भाग और अध्यायका ही 
उल्लेख किया गया है। 

साधन-सूृत्रोंमे 'एस० एन० ” संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन० ” गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीम॑ उपलब्ध 
कागज-पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०” क्लेक्टेड व्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वाइन्मय ) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये हें। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई ह। 


(७ |] बी >> ७ >ए .! «७ 


विषय-सूचो 


भूमिका 

आभार 
पाठकोंकों सूचना 
चित्र-सूची 


, खिलाफत (१-२-१९२० ) 

. पत्र : एस्थर फॉरिंगको (१-२-१९२० ) 

. पत्र : एस्थर फरिंगको (१-२-१९२० ) 

, पत्र : मगनलाल गांधीको (१-२-१९२० ) 

. पत्र: नरहरिं परीखको (१-२-१९२०के आसपास) 
- पंजाबकी चिट्॒ठी-१० (२-२-१९२० ) 


पत्र : एल० फ्रेंचको (३-२-१९२० ) 


. ब्रिटिश गियाना और फीजीके शिष्टमण्डल (४-२-१९२०के पूवव) 


९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (४-२-१९२०के पूर्व) 


, पत्र : एस्थर फीरिंगको (४-२-१९२० ) 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
5५3 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


पत्र : बाबू ब्रजसुन्दर दासको (५-२-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिंगको (५-२-१९२० ) 

पत्र : डा० न्‍्यूननको (५-२-१९२० ) 

पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकोी (५-२-१९२० ) 
तार: चित्तरंजन दासको (५--२-१९२० या उसके बाद) 
खादीकी कीमत (८-२-१९२० ) 

मजदूरोंकी स्थिति (८-२-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिगको (८-२-१९२० ) 

पत्र : नरहारिे परीखकों (९-२-१९२० ) 

पत्र : एल० फ्रेंचको (९-२-१९२० ) 

भेंट : समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे (९--२-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिगको (१०-२-१९२० ) 

पंजाबकी चिट्ठी-११ (११-२-१९२०के पूर्व) 

पत्र : एस्थर फुरिगको (१२-२-१९२० ) 

पत्र : नरहरिं परीखको (१२-२-१९२० ) 

पत्र : नरहरि परीखको (१३-२-१९२० ) 

भाषण : सरगोधामें (१३-२-१९२० ) 

अपील: जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके लिए (१४-२-१९२० ) 


१५ 
१५ 
१ 
१७ 
१७ 
१८ 
१९ 
२२ 


श्र 
र्४ 
२५ 
२६ 
९ 
३० 
३० 
श्र 
३३ 


२९६ 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४९१. 
४२. 
४३. 
हक 5 
४५. 
४६, 
४७. 
४८, 
४९, 
५०. 
५१. 
५२. 
५३. 
५४, 
५५. 
५६. 
५७, 
५८, 


६१. 
६२. 


६३. 
६४. 


सोलह 


पंजाबकी चिट्ठी-१२९ (१५-२-१९२० ) 

पत्र: एल० फ्रेंचको (१५-२-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फैरिंगको (१५--२-१९२० ) 

उत्कलकी पुकार (१८-२-१९२० ) 

जलियाँवाला बाग (१८-२-१९२० ) 

पत्र : मोतीलाल नहरूको (२०-२-१९२० ) 

भाषण : खिलाफत और हिन्दू-म्‌स्लिम एकतापर (२०-२-१९२० ) 
भाषण : विद्याथियोंकी सभामें (२१-२-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉीरिंगको (२२-२-१९२० ) 

पत्र : नौरोजी खम्भाताको (२३-२-१९२० ) 

हिन्दू-मुस्लिम एकता (२५-२-१९२० ) 

भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (२५-२-१९२० ) 
पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायारूयके पंजीयकको (२७-२-१९२० ) 
पत्र: मथुरादास त्रिकमजीकों (२७-२-१९२० ) 

भाषण : अहमदाबादमें (२७-२-१९२० ) 

एक पत्र (२७-२-१९२० के बाद) 

पंजाबकी चिट्ठी-१३ (२९-२-१९२० ) 

हिन्दू-मुस्लिम एकता (२९-२-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (२९-२-१९२० ) 

पत्र : एल० फ्रेंचको (२९-२-१९२० ) 

पत्र : महादेव देसाईको (२९-२-१९२०के आसपास) 
अमृतसरकी अपीलें (३-३-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फीरिगको (३-३-१९२०) 

भाषण : खिलाफत सभा, बम्बईमें (३-३-१९२०) 

भाषण : बम्बईमें (४-३-१९२०) 

भाषण : प्रेस अधिनियमपर, बम्बईमें (५-३-१९२०) 

तार: शौकत अलीको (६-३-१९२० ) 

तार: के० सनन्‍्तानमकों (६-३-१९२० ) 

' तवजीवन की स्थिति (७-३-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (७-३-१९२० ) 

वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी (७-३-१९२०) 

तार: बंगाल खिलाफत समितिको (७-३-१९२० या उसके बाद) 
६ अप्रैठ और १३ अप्रैल (१०-३-१९२०) 

क्या यह न्यायालूबकी मानहानि थी? (१०-३-१९२० ) 
पत्र : महादेव देसाईको (१०-३-१९२०) 

पत्र : एम० आर० जयकरकों (१०-३-१९२० ) 


३४ 
३८ 
४० 
3 
3 
है: 2. 
४७ 
ड्ट 
४९ 
प्‌ 0 
५० 
है 
५७ 
५८ 


६ 
जे 


८५ 
९१ 
५२ 


६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९. 
9०, 
७१. 
७२. 
७३. 
(७४. 
9५. 
७६. 
9७9, 
७८, 
७९, 
. पत्र : एस्थर फॉरिगको (१९-३-१९२० ) 
८१. 
८२. 
८३. 
८, 
८५. 
८६. 
८७. 
८८, 
८९, 
९०. 
९१. 
९२. 
९३. 
९४. 
९५, 
५९५६. 
९७. 
९८. 
९९. 
१५००. 


सत्रह्‌ 


पत्र : एम० आर० जयकरकों (११-३-१९२०) 
पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको (११-३-१९२० ) 

तार: गोकर्णनाथको (१२-३-१९२०) 

पत्र : एम० आर० जयकरकों (१३-३-१९२०) 
प्रेस अधिनियम और श्री हॉनिमेन (१४-३-१९२० ) 
पत्र: एस्थर फॉरिंगको (१४-३-१९२० ) 

पत्र : गोकर्णनाथकों (१५-३-१९२० ) 

तार: गिरधारीलालकों (१६-३-१९२०) 

पत्र : एस्थर फॉरिंगको (१६-३-१९२० ) 

खिलाफत (१७-३-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फरिंगगको (१७-३-१९२०) 

पत्र : मगनलाल गांधीको (१७-३-१९२०) 

पत्र : एस्थर फीरिंगकको (१८-३-१९२०) 

पत्र: मंनलीको (१८-३-१९२०के पूर्व) 

पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों (१८--३-१९२०) 


भाषण : खिलाफतपर (१९-३-१९२० ) 

पत्र : एल० फ्रेंचकोी (२०-३-१९२० ) 

पत्र : वी० एस० श्रीविवास शास्त्रीको (२०--३-१९२० ) 
पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (२०-३-१९२० ) 
खिलाफत (२१-३-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिगको (२१-३-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिगको (२२-३-१९२० ) 
सत्याग्रह-सप्ताहपर विचार (२४-३-१९२० ) 

हिसा बनाम अहिंसा (२४-३-१९२० ) 

न्‍न्यायारकूयकी' मानहानि (२४-३-१९२० ) 

पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट (२५-३-१९२०) 
पत्र : एस्थर फीरिंगको (२५-३-१९२० ) 

पत्र : राज़मियाकों (२७-३-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (२८-३-१९२० ) 

पत्र : एम० आर० जयकरकों (२८-३-१९२०) 
“बन्चु "का अर्थ (३०-३-१९२० के पूर्व) 

पत्र : एस्थर फॉरिंगको (३०-३-१९२०) 

सत्याग्रह सप्ताह (३१-३-१९२० ) 

भाषण : गृजरात साहित्य परिषद्में (२-४-१९२० ) 
पत्र : (टाइम्स ऑफ इंडिया को (३-४-१९२० ) 


हक 
९४ 
हु 
शक 
९८ 
९९ 
हक रे 
१०० 
९०१ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०९ 
११० 
११५ 
११५ 
११७ 
११७ 
१२० 
१२ १ 
१०० 
१२५४ 
१२६ 
१२८ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 
३२६ 
३२८ 
३२९ 
३३९१ 
३३४ 


१० १. 
१०२. 
१०३. 
१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३ 
११४. 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४, 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२९. 
१३०. 
१३ १. 
१३२. 
१३३. 
१३४. 
४३५. 
४६९३६. 


अठारह 


अपील : जलियाँवाला बाग स्मारक-कोषके लिए (६--४-१९२०) 
भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभामें (६-४-१९२० ) 

पंजाबके मुत्यु-दण्डके मामले (७--४-१९२०) 

सर रवीदानाथ ठाकुर (७--४-१९२०) 

पत्र : देवदास' गांधीकों (८-४-१९२०) 

भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभा, बम्बईमें (९--४-१९२० ) 

दो पत्र (११-४-१९२० ) 

पत्र : बॉम्बे ऋॉनिकल को (११-४-१९२० ) 

तार: वाइस'रायके निजी सचिवकों (१३-४-१९२०) 
भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभा, बम्बईमें (१३-४-१९२०) 
पत्र : एस्थर फॉरिगको (१५-४-१९२०) 

पत्र : देवदास गांधीकों (१५-४-१९२० ) 

तार: भारत-मन्त्रीकों (१५-४-१९२० के बाद ) 

पत्र : अब्बास तैयबजीको (१७-४-१९२०) 

खिलाफत (१८-४-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (१८-४-१९२० ) 

तार: छोटानीको (१८-४-१९२०) 

भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें (१८-४-१९२० ) 
पत्र : महादेव देसाईको (१९-४-१९२०) 

पत्र : महादेव देसाईको (२०-४-१९२० के पूर्व ) 

विवाहका निमन्‍्त्रण-पत्र (२०-४-१९२०) 

पत्र : देवदास गांधीकों (२०-४-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (२१-४-१९२० ) 

स्वदेशी (२१-४-१९२० ) 

विदेशोंमें भारतीय (२१-४-१९२०) 

देशी भाषाओंका हिंत (२१-४-१९२० ) 

पत्र: देवदास गांधीको (२१-४-१९२०) 

खादीके उपयोग (२५-४-१९२० ) 

काठियावाड़ी शिष्टता (२५-४-१९२०) 

एक वर्ष पूरा हुआ (२५-४-१९२०) 

में विलायत क्‍यों जाऊँ? (२५-४-१९२०) 

पाठकोंसे (२५-४-१९२० ) 

ऑल इंडिया होमरूल लीग के सदस्योंसे (२८-४-१९२०) 
में क्यों खिलाफत आन्दोलनमें शामिल हुआ हूँ? (२८-४-१९२०) 
असहयोग (२८-४-१९२० ) 

खद्दरका उपयोग (२८-४-१९२० ) 


३२५ 
३२२६ 
३३८ 
३३९ 
३४० 
३४९१ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
र२े४९ 
३५० 
३५१ 
३५३ 

३५४ 
३५४ 
३६० 
३६१ 
३६१ 
३६९२ 
३६३ 
३६५ 
३६९६ 
३६८ 
३७२ 
३७२ 
३७६ 
३७७ 
३७९ 
३८० 

३८९१ 

३८३ 
३८५ 

३८६ 


१३७, 
१३८. 
१३९. 
१४०. 


१४९१. 


१४२. 


१४३. 
१४४, 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४. 
१६५. 
१६६९. 
१६७. 
१६८. 
१६९. 

90, 
२७१. 
१७२. 


उन्नीस 


पत्र : मगनलाल गांधीकों (२८-४-१९२० ) 

वक्तव्य : समाचारपत्रोंकीं (२९--४-१९२० ) 

पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (२९-४-१९२०) 
पत्र : मगनलाल गांधीको (२९-४-१९२०) 

पत्र : अब्दुल बारीको (३०-४-१९२०) 

पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (३०-४-१९२०) 
पत्र : गिलिस्पीकों (३०-४-१९२० ) 

पत्र: श्रीमती जिन्नाको (३०-४-१९२०) 

पत्र : लाजरसकों (३०-४-१९२० ) 

पत्र : निर्मेठाको (३०-४-१९२० ) 

पत्र : मंगलदास पारेखकों (३०-४-१९२०) 

पत्र: एडा वेस्टको (३०-४-१९२० ) 

पत्र : सरलादेवी' चौधरानीको (१-५-१९२० ) 

पत्र : सरलादेवी चौंधरानीको (१-५-१९२० ) 

पत्र : जमशेंदजी नसरवानजी मेहताकों (१-५-१९२०) 
में होमरूल लीगमें क्‍यों शामिल हुआ हूँ ? (२-५-१९२० ) 
 नॉन-कोऑपरेशन” (२-५-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (२-५-१९२० ) 

पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (२-५-१९२० ) 

पत्र : एस्थर फॉरिंगको (२-५-१९२० ) 

पत्र: बी० कृपछानीकों (२-५-१९२० ) 

पत्र : लालचन्दको (२-५-१९२० ) 

पत्र : सैयद फजलर॑हमानको (२-५-१९२० ) 

पत्र : मगतलाल गांधीको (२-५-१९२०) 

पत्र : स्वामी श्रद्धाननस्दकों (२-५-१९२० ) 

पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (३-५-१९२०) 

पत्र : मगनलाल गांधीकों (४-५-१९२० ) 

दिल्‍लीकी विज्ञप्ति और अखबारोंकों आदेश (५-५-१९२० ) 
असहयोगको कार्यान्वित कंसे करें? (५-५-१९२० ) 
दिल्लीमें दमन (९-५-१९२०) 

सीमापर अपहरण (९-५-१९२०) 

एक विनम्र निवेदन (९-५-१९२० ) 

उड़ीसामें अकाल (९-५-१९२०) 

विधवाका अभिशाप (९-५-१९२० ) 

तीन प्रसंग (९--५-१९२०) 

पत्र : एस्थर फैरिंगको (९-५-१९२०) 


३८९ 
२३९७० 
३९ १ै 
३९१ 
३९२ 
३९३ 
३९५ 
३९५ 
३९६ 
३९६ 
३९७ 
३९९ 
४0०० 
४०२ 
४०३ 
४0०४ 
४०६ 
४०८ 
४०९ 
४१ १ 
४९११ 
४१२ 
४१५ 
१५ 
४१६ 
४१७ 
४२० 
४२३ 
४२४ 
४२७ 
४२८ 
४३० 
४३९१ 
४९३ रे 
४डॉा४ 
डबे६ 


१७३. 
१७४, 
१७५. 
१५७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९. 
१८०. 
१८१. 


१८२. 
१८२३. 
१८४. 
१८५. 
१८६. 
१८७. 
१८.८५ 
१८९. 
१९०. 
१९ १. 
१९२. 
१९२. 
१९४, 
१९५. 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००. 
२०२१. 
२०३६. 
२०३. 
२०४. 
| २०५. 
२०६. 
२०७. 
२०८. 


बीस 


पत्र : सैयद फजलरंहमानको (११-५-१९२० ) 
पत्र: ग० वा० मावलंकरको (११-५-१९२० ) 
उड़ीसामें संकट (१२-५-१९२० ) 

न सन्‍त, न राजनीतिज्न (१२-५-१९२० ) 
खिलाफत (१२-५-१९२० ) 

वचन पालतका श्रीगणंश (१२-५-१९२० ) 
भाषण : अस॒हयोगपर (१२-५-१९२० ) 

पत्र : महादेव देताईकों (१३-५-१९२० ) 

पत्र : मथुरादास जिकमजीको (१३-५-१९२०) 
पत्र : अब्बास तेयबजीको (१३-५-१९२०) 
पत्र : महादेव देशाईको (१५-५-१९२० ) 
खिलाफत (१६-५-१९२० ) 

मतदाता क्‍या करें? (१६-५-१९२० ) 

खादी इस्तेमाल करनेवालोंसे (१६-५-१९२० ) 
उड़ीसामें अकाल (१६-५-१९२० ) 
अहमदाबादके मिल-मालिक और मजदूर (१६-५-१९२० ) 
विधवाओंके सम्बन्धर्में कुछ और विचार (१६-५-१९२०) 
पत्र : एस्थर फॉरिंगको (१६-५-१९२०) 

पत्र : देवदास गांधीको (१७-५-१९२०) 
वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी (१८-५-१९२० ) 
पत्र : देवदास गांधीकों (१८-५-१९२० ) 
स्वदेशीका उत्तरोत्तर विकास (१९-५-१९२०) 
कुछ प्रश्नोंका उत्तर (१९-५-१९२० ) 
प्रतिज्ञा-भंग (१९-५-१९२० ) 

पत्र : देवदास गांधीको (२०-५-१९२० ) 

पत्र : मगतलारू गांधीको (२०-५-१९२०) 
पत्र : शाह हफीज आलमको (२१-५-१९२०) 
पत्र : एस्थर फीरिगको (२१-५-१९२०) 

तार: शौकत अछीको (२२-५-१९२० ) 

पत्र : ग० वा० मावलंकरकों (२२-५-१९२० ) 
अब क्या करेंगे? (२३-५-१९२०) 

खादीकी महिमा (२३-५-१९२० ) 
अहमदाबादके मिल-मालिक और मजदूर (२३-५-१९२०) 
बरातें (२३-५-१९२० ) 

वक्तव्य : समाचारपत्रोंकी (२३-५-१९२०) 
भाषण : अहमदाबादमें (२३-५-१९२०) 


४३७ 
४३८ 
४३९ 
४० 
ड४५ 
४४८ 
४५० 
४५० 
४५२ 
४५२ 
४५ ३ 
ड्णुण 
४५६ 
४५९ 
४६० 
४६० 
४६३ 
डद५ 
४६६ 
४६६ 
४६७ 
४६८ 
४७० 
४७४ 
४७9७ 
४३७ 
४9८ 
४७९ 
४७९ 
४८० 
४८० 
४८२ 
४८४ 
४८५ 
४८७ 
४८७ 


२०९. 
२१०. 
२१२८ 
७९९५ 
२१३. 
२१४. 
53508 
२१६. 
२२७. 
२१८. 
8 
२२०. 
२२१. 
४२२२. 
श२३. 
२२४. 
रे 
' २२६. 
२२७. 
२२८. 


२२९. 
२३०. 
२३१. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
२३५. 
२३६. 
२३७. 


२३८. 


२३९. 
२४०, 
२४१. 
हा ४२, 
२४३. 


इकक्‍्कीस 


पत्र : देवदास गाधीको (२५-५-१९२० ) 

पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजकों (२५-५-१९२० ) 

पागरूपन (२६-५-१९२० ) 

खिलाफत : श्री केंडलरकी खुली चिट्ठी (२६-५-१९२०) 

सावरकर-बन्धू (२६-५-१९२० ) 

एक दुःखद मामला (२६-५-१९२० ) 

पत्र : मंगलदास पारेखकों (२६-५-१९२०) 

प्रस्तावना : स्वदेशी धर्म / की (२८-५-१९२० ) 

पागलपन (३०-५-१९२० ) 

असहका रमें केसे ढील होती है? (३०-५-१९२० ) 

विविध चर्चा (३०-५-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (३०-५-१९२० ) 

खिलाफत : कुछ और प्रश्नोंके उत्तर (२-६-१९२० ) 

भाषण : खिलाफत समितिकी बैठकमें (३-६-१९२०) 

भाषण : स्वदेशीपर (४-६-१९२० ) 

भाषण : नडियादमें स्वदेशीपर (५-६-१९२० ) 

राजनंतिक बन्धुत्व (९--६-१९२०) 

मुसलमानोंका निर्णय (९--६-१९२० ) 

वक्‍तव्य : समाचारपत्रोंकी (१३-६-१९२०) 

पत्र : एन० सी० केलकर और अन्य लोगोंको 
(१५-६-१९२० के आसपास ) 

कष्टसहन अनिवा्य (१६-६-१९२० ) 

मद्रासमें हिन्दी (१६-६-१९२०) 

पत्र : खम्भाताको (१८-६-१९२० ) 

पत्र : साकरलालको (१८-६-१९२० ) 

पत्र : छगमतलाल गांधीको (१८-६-१९२० ) 

आत्मत्यागका धर्म (२०-६-१९२० ) 

में क्या करूँ? (२०-६-१९२० ) 

पुरानी पूंजी (२०-६-१९२०) 

टिप्पणियाँ (२०-६-१९२० ) 

पत्र : सी० एफ० एन्ड्यूजजों (२०-६-१९२० ) 

पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको (२२-६-१९२०) 

पत्र : वाइसरायको (२२-६-१९२०) 

असहयोग समिति (२३-६-१९२० ) 

पंजाबियोंका कत्तंव्य (२३-६-१९२० ) 

भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके बारेमें (२३-६-१९२०) 


४९३ 
४९३ 
४९७ 
४९८ 
ध्‌ ७ ३ 
५०६ 
५०७ 
५०८ 
५०८ 
५१० 
५१३ 
१५ 
५१६ 
५२१ 
५२२ 
५२२ 
२३ 
५२७ 
५२९ 


५३० 
५३९१ 
५३४ 
५३५ 
५३५ 
५३६ 
५३६ 
५३८ 
५३९ 
५४१ 
५४२ 
५४५ 
५४६ 
ण्४ड ९ 
५५३ 
५५६ 


२४४ 
२४५. 
२४६. 
२४७, 
२४८, 
२४९. 
२५०. 
२५१. 
र५२, 


बाईस 


पत्र: एस्थर फॉरिंगगकों (२५-६-१९२० ) 

स्मर्णांजलि (२६-६-१९२० ) 

भाषण : हंटर समितिकी' रिपोर्टटर (२६-६-१९२० ) 

खिलाफत (२७-६-१९२० ) 

पुरानी पूँजी' (२७-६-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (२७-६-१९२० ) 

मुसलऊमानोंका आवेदतपत्र (३०-६-१९२० ) 

वक्तव्य : अखबारोंको नई कौंसिलोंपर (३०-६-१९२० ) 
भाषण : सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादमें (जुलाई १९२० के पूवे) 


परिशिष्ट 


१, टर्की-संधिकी शर्तें 

२. भारतके मुसलमानोंकों वाइसरायका सन्देश 

३. खिलाफत समितिकी बैठक पारित प्रस्ताव 

४. हंटर समितिकी रिपोर्टके सम्बन्धर्में भारत सरकारका खरीता 
५. भारत सरकारके खरीतेके उत्तरमें मॉण्टेग्युका पत्र 

६. वाइसरायके नाम मुसलमान नेताओंका आवेदनपत्र 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
शीर्षक-सांकेतिका 
सांकेतिका 


५५७ 
५५८ 
५५९ 
५६० 
५६१ 


६४ 


५९५ 
५२७ 
५६८ 


५७३ 
५७५ 
५७६ 
५७७ 
६१२ 
१२३ 


६२५ 
६९२७ 
द३र२ 
श्३५ 


चित्र-सूची 


कांग्रेसकी रिपोर्ट : पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में ( मुखपृष्ठ) ११२ के सामने 
फ् गे (प्रकाशक व मुद्रक) ११३ हे 
गांधीजी और गुरुदेव, अहमदाबादमें (अप्रैल, १९२० ) १९२ 


नक्शा : जलियाँवाला बाग, अमृतसर १९३ 22 


१९, खिलाफत 


खिलाफतका  प्रश्त' अर्थात्‌ टर्कीके साथ समझौतेका सवाल इतना महत्त्वपूर्ण है कि 
उसके सम्मुख अन्य सब प्रइन कम महत्त्वके' लगते हें, क्योंकि इस प्रइनके सन्‍्तोषजनक 
हलपर हिन्दुस्तानकी शान्ति निर्भ र करती है। फिलहाल अपने शस्त्रबलके द्वारा सरकार 
कृत्रिम शान्ति भले ही बनाये रखे, लेकिन यदि इस' प्रश्नका सन्तोषप्रद हल न निकला 
तो शस्त्रबलके आधारपर स्थापित किया हुआ शान्तिका यह वातावरण हरूम्बे अर्सेतक 
नहीं टिक सकता । कुछेक प्रइन ऐसे होते हें कि! जिनका निपटारा सन्तोषजनक न 
होनेपर उनके प्रति जो असच्तोषकी भावना होती है, उसे भी कालास्तरमें भुला दिया 
जाता है। लेकिन खिलाफतके' प्रश्नका निपटारा यदि असनन्‍्तोषकारक हुआ तो यह 
असन्‍्तोष कालान्तरमें भुलाया नहीं जा सकेगा बल्कि उसका प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ेगा 
और उससे ज्यादा अशान्ति फैलेगी। 

इसलिए प्रत्येक भारतीयका यह कत्तंव्य है, वह पहले इस' बातको अच्छी तरह 
समझ ले कि यह प्रश्न कसा है और इसका निपटारा किस तरहसे किया जाना चाहिए; 
और फिर इसका सन्‍्तोषपूर्ण हुल निकालनेकी दिशामें प्रयत्त करे। जिस बातसे सात 
करोड़ मुसलमानोंका दिल दुखी होता है उससे हिन्दुओंको भी चोट पहुँचनी चाहिए। 
इसलिए हम समय-समयपर इस' प्रशनकको जनताके सम्मुख पेश करनेमें हिचकिचाते नहीं 
है। इस' विषयमें जनताका जितना कत्तंव्य है उतना ही सरकारका भी है। 

मानतीय वाइसराय' महोदयके पास' जो शिष्टमण्डल गया था उसमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही शामिल थे। वाइसराय महोदयका उत्तर विवेकपूर्ण था। उन्होंने 
शिष्टमण्डलके' प्रति पूर्ण भद्रताके साथ व्यवहार किया और अपने बहुत सारे कार्योसि 
समय निकालकर उससे भेंट की। इस' सबके लिए शिष्टमण्डलको वाइसराय महोदयके 
प्रति अपना आभार प्रगट करना चाहिए। लेकिन इस बार सिर्फ विवेक और विनयसे 
ही मुसलमान भाइयों अथवा पूरी जनताको सत्तोष हो जायें, सो बात नहीं है। 
विवेकके' बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन कभी-कभी निरे विवेकसे 
भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यह अंग्रेजी कहावत कि चुपड़ी बातोंसे पेट नहीं भरता", 
इस मौकेपर सही उतरती है। 

वाइसराय' महोदयने बताया कि टर्कीने मित्र-राष्ट्रोंके विरुद्ध तछवार उठानेकी 
जो भूल की यदि उसकी सजा टर्कीको भोगनी पड़े तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात 


१, खिलाफत आन्दोलनका उद्देश्य 2कीके सुलतानकों ( प्रथम विश्व-युद्धसे पूव )जो अधिकार प्राप्त थे 
उन्हें' फिरसे दिलवाना था । 

२. २० -जनवरी, १९२० । शिष्टमण्डलूमें हकीम अजमरू खाँ, मौछाना अबुल कलाम आजाद, 
अब्दुल बारी, मुहम्मद अली और शोकत अछी तथा गांधीजी शामिल थे । 

३. फाइन वर्द्स बटर नो पारस्निप्स । 


१७-२१ 


२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


नहीं है। इस तक॑को कोई भी मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता। जिस समय टर्की 
जूम॑ंनीके साथ मिला उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री एस्विवथने कहा था कि 
जर्मनीके साथ मिलनेमें सुलतानका कोई हाथ नहीं है, यह भूल थोड़ेसे तुर्क लोगोंकी है, 
और इसके लिए टर्कीको कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। उक्त महोदयने ऐसा किसलिए 
कहा ? विवेक-बुद्धि अथवा न्यासीकी खातिर नहीं, बल्कि ऐसा कहनेका मन्शा यह था 
कि मूसलूमान सिपाहियोंमें अशान्ति न फैले। परिणाम भी मन्शाके मुताबिक हुआ। 
मुसलमान सिपाही अपनी वफादारीपर दृढ़ रहे। लोगोंको इस तरह आश्वस्त करनेके लिए 
प्रयृक्त वचनोंकों अब मेटा नहीं जा सकता। यदि मेटा गया और इससे मुसलल्‍रूमानोंके 
हृदयोंको चोट पहुँची तो इसमें आइचयेकी कोई बात नहीं होगी। इसलिए माननीय 
वाइस'राय महोदय द्वारा दी गईं धमकी अथवा उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी, 
अप्तन्तोषजनक ही कही' जायेंगी। उसके उत्तरमें शिष्टमण्डलन जो वक्तव्य प्रकाशित' 
किया है वह उचित है। हम आशा! करते हें कि सरकार वक्‍तव्यपर अधिकसे-अधिक 
ध्यान देगी। 

मुसलमानोंकी माँग क्‍या है? खिलाफत अर्थात्‌ टर्कीका राज्य। लड़ाईके समय 
उसकी जो सत्ता थी वह लगभग कायम रहनी चाहिए। उस राज्यमें मुसलूमानोंके 
अलावा जो लोग हें उनके हकोंकों सुरक्षित रखनके लिए मित्र-राष्ट्र जो आइवासन 
लेना चाहें वे भले ही लें लेकिन टर्कीकी सत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह 
अरब देशपर जिसे जजीरत-उल-अरब' कहते हे, तथा मुसलमानोंके अन्य पवित्र स्थलों- 
पर खलीफाकी हकमत रहनी चाहिए। यहाँपर आपत्ति उठाई गई है कि अरब लोग 
भी मुसलमान हें; उन्हें अरबमें स्व॒राज्य क्यों न मिले ? उसके उत्तरमें मुसलमान भाई 
कहते हैं कि जिपके अन्तर्गत अरबोंको स्वराज्य मिले ऐसी योजना भले ही बनाई जाये, 
लेकित उनका दावा है कि उतपर मुसलमानोंके अतिरिक्त किसी दूसरेका शासन नहीं 
हो सकता। मुसलमान भाइयोंकी माँग बिलकुल उचित है, और उनकी माँगकों अस्वीकार 
किया जाये तथा उसके फलस्वरूप अशान्ति फैले तो इसमें दोष मुसलमानोंका नहीं बल्कि 
सरकारका माना जायेगा। 

सरका रने मुबलमानोंकी माँगकों शान्ति सम्मेलनके सम्मुख सही ढंगसे रखा है; 
लेकिन इतता करना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार इस प्रइेनकों अपना ही प्रइन माननेके 
लिए बँधी हुई है। सरकार जिस हृदतक ईसाइयोंकी है उसी हृदतक मुसलमानों और 
हिन्दुओंकी भी है। और जिस तरह वह ईश्षाइयोंके अधिकारोंकों दरगुजर नहीं कर 
सकती वसे ही वह मुसलमानोंके अधिकारोंकों भी दरगुजर नहीं कर सकती। 

[ गूजराती से | 
नवजीवन, १-२-१९२० 


१, २० जनवरी, १९२० । 


२. इसका शाब्दिक अथ है “ अरबका द्वीप समूह” इसमें सीरिया, फिल्स्तीन और मेसोपोटामिया 
तथा अरब आपकद्वीप जाते दें । 


२. पन्ने: एस्थर फरिगकों' 


लाहौर 
रविवार [सुबह, १ फरवरी, | १९२० 
रानी बिटिया, 

तुम बिलकुल रानी बिटिया नहीं हो। मुझे तुमने कितने दिनोंसे एक पंक्ति भी 
लिखकर नहीं भेजी | यों अन्य' लोगोंसे मुझे तुम्हारे बारेमें समाचार मिलता रहता है। 
तुम किसी विवाहमें शामिल हुई थीं यह खबर मुझे कुछ अटपटी छगी। यह किस'लिए ? 
अपरिचित व्यक्तियोंके बीच तुम कैसे रही होगी ? यदि तुम वहाँ कत्तंव्यभावनासे प्रेरित 
होकर गई थीं तो तुमने भूल की; ऐसे उत्सवोंमें शरीक होना कदापि तुम्हारा कत्तंव्य 
नहीं है। यदि तुम मन-बहलावके' खयालसे गई थीं तो मेरी समझमें नहीं आता वहाँ 
तुम्हारा वांछित मन-बहलाव क्‍या हुआ होगा। वह उत्सव था कहाँ ? वे लोग कौन 
थे ? क्‍या वे अंग्रेजी जानते थे ? वहाँ तुम्हें भोजनमें क्या मिलता था? तुम्हारे सोनेकी 
क्या व्यवस्था थी? तूम किसके सुझावपर वहाँ गई थीं ? ये सारी बातें मुझे बड़ी ही 
अजीब लग रही हे। में नहीं चाहता कि तुम' बिना सोचे-समझे ऐसे प्रयोग करो। 
आज रविवार है, प्रातः:८छालका समय है और में तुम्हारे बारेमें यही सब सोचकर 
चिन्तित हँ। में जानता हूँ कि' चिन्तित होना मूर्खता है। हम सबके ऊपर परमात्मा 
है; वह अपने भकक्‍तोंकी रक्षा करता है और उनका मार्ग-दर्शन करता है। परच्तु 
तुमने मुझे अपने आपको मेरी बेटी कहनेका सौभाग्य दिया है। “हे ईसामसीह, 

अपने हृदयम तूने हमें जगह दी है; हमें अपनी शरणमें ले।” * 

प्रगाढ़ स्नेह सहित, 
तुम्हारा, 
बाप्‌ 
[ अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 


१, डेतमाक्रेंक्री एक ईसाई मतनप्रचारिका, जो १९१६ में भारत आईं और बादमें साबरमती आश्रममें 
रहने लगीं; गांधीजी उनसे पुत्रीवत्‌ व्यवहार करते थे । 

२. यह और आगेवाला पत्र एक ही दिन लिखे गये थे, देखिए अगला शीषक । 

३. प्रसिद्ध ईसाई भजन, “रॉक ऑफ एजेज़ ” | 


३. पत्र: एस्थर फंरिगको 


लाहौर 
रविवार [१ फरवरी, १९२० | 


रानी बिटिया, 

संलूग्त पत्र मेंने सुबह लिखा था। मुझे तुम्हारा पेंसिलसे लिखा पत्र अभी-अभी 
मिला है। में साफ देख रहा हूँ कि निमनन्‍्त्रण स्वीकार करके तुमने गलती की। तुम 
छोटी और अनुभवहीन हो। तुम्हारा हृदय कुन्दन जैसा है, परन्तु उसे सुस्थिर बनानेकी 
जरूरत है। बिना पतवारके एक बड़ा जहाज क्‍या है? वह कहाँ जाता है? क्‍या वह 
मार्ग-विचलित नहीं हो जाता ? आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए रो रहा है। तुमने एक 
ऐसा वातावरण छोड़ दिया है, जहाँ एक खास ढंगसे तुम अपना विकास कर सकती 
थीं; अब तुम एक ऐसे वातावरणमें आ गई हो जहाँ यदि तुम उस वातावरणको 
आत्मसात्‌ कर सको तो कहीं अधिक विकास कर सकती हो। ध्यान रखना कि अपने 
स्वभावकी स्वच्छन्दताके कारण तुम अपना नुकसान न कर लो। एक अनुशासित 
अन्तरात्माकी आज्ञाका ही पाछन करना चाहिए। वह ईर्वरकी आवाज है। एक 
अनुशासन-विहीन अन्‍न्तरात्मा विनाशकी तरफ ले जाती है, क्योंकि उसकी आवाज 
शैतानकी आवाज होती है। काश मे तुम्हारे पास होता। 

प्रभु, प्रभु, कहकर मुझे पुकारनवाला प्रत्येक व्यक्ति स्वरगंके सापम्राज्यमें 

नहीं जा सकता, परन्तु जो व्यक्ति स्वगंमं विराजमान मेरे पिताकी इच्छानसार 

कार्य करता है, वही उस साम्राज्यमें प्रवेश करेगा। 

में यह उद्धरण स्मृतिके आधारपर ही दे रहा हूँ परन्तु इससे काम चल 
जायेगा। 

अपने-आपको अनुशासनमें जरूर रखो। मगनलालसे' सलाह लिये बगर कभी 
कुछ न करो। उसे बड़े भाई-जैसा समझो। उसके साथ घनिष्ठता स्थापित करो। जिस 


१, पत्रके मजमूनसे प्रतीत दोता है कि यह एस्थर फेरिंगका ३० जनवरी, १९२० का पत्र 
(देखिए खण्ड १६) मिलनेके तुरन्त बाद लिखा गया था । सन्‌ १९२० में उस तारीखके बाद पहला 
रविवार १ फरवरीको पड़ा था । 

२. देखिए पिंछला शोष॑क । 

३. डेनिश मिशन, जिससे एस्थर फेरिंग सम्बद्ध थीं । 

४. साबरमतीका सत्याग्रह आश्रम । 

७, मगनलाल गांधी (१८८३-१९२८ ); गांधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके द्वितीय पुत्र; 
पक समय फीनिक्स आश्रम और बादमें साबरमती आश्रमके व्यवस्थापक्र (१९१५-२८ )। यहाँपर मूलमें 
“ मद्देव” दिया है, जो स्पष्ट ही एक भूल है; देखिए अगला शीषक । इसके अतिरिक्त नेशनल 
आर्काश्वज्ञ ऑफ इंडियामें रखी पत्रकी फोटो-नकलमें “ मगनछाल ” है । 


पत्र : मगनलाल गांधीको प्‌ 


भोजनकी तुम्हें आवश्यकता हो, माँग लो; जितना विश्वाम तुम्हें चाहिए उतना छो, और 
अपने मन तथा शरीर दोनोंको स्वस्थ रखो। 

मुझे पूरे विवरण सहित रोज एक पत्र लिखा करो। 

में तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और अपने मनकी करनेकी तुम्हारी इस 
आदतके लिए तुम्हें और भी प्यार करूँगा। 


तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 
४. पत्र: सगनलाल गांधीकों 
लाहोर 


रविवार [१ फरवरी, १९२०) 


चि० मगनलाल, 


मुझे एस्थरका एक पत्र मिला है। उसी सिलसिलेमें यह दूसरा पत्र तुम्हें लिख 
रहा हँ। लिखा उसे भी है। उसने जाकर' बड़ी भूल की है। इसे में उसकी दुबेलता 
मानता हूँ। यही पवित्र आत्माका पतन है। वह स्वतनन्‍्त्रताका बहुत ज्यादा दम 
भरती है। किसीसे सलाह लेनेमें शर्म मानती है। वह बिना पतवारके जहाज-जैसी 
है। उसका हृदय विशाल है, लेकिन उसका सदुपयोग करनेमें वह असमर्थ है। 

उसे मेने लिखा है कि वह तुमको अपना बड़ा भाई समझकर तुम्हारी आज्ञाका 
पालन करे; तुम्हारे साथ सलाह-मशविरा करे। तुम उससे मिलना और उसकी आव- 
इयकताओंके बारेमें पूछताछ करना। अगर जरूरत जान पड़े तो वह तुम्हारे साथ भी 
रह सकती है। सम्भव है कि अकेली बा उसे न सँभाल सके। इस समय' में आश्रममें 
रह सकता तो कितना अच्छा होता। मेरा हृदय आज बहुत व्याकुल है। एस्थरने कोई 
पाप किया है--एंसा तो नहीं जान पड़ता; लेकिन में यह भी मानता हूँ कि पाप 
करनेमें कोई देर नहीं लगती; यह मेरा भय भी हो सकता है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८२) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१, यह पत्र उसी दिन छिखा गया था जिस दिन कि पिछला शी७कषेक। 
२, वे एक विवाह्योत्सवर्मे भाग केनेके लिए गई थीं । न्‍ 


५. पत्र: नरहरि परीखको 


[१ फरवरी, १९२० के आसपास | 

भाईश्री नरहरि, 

एस्थरने जाकर भारी भूछ की है। उसे और मगनलालको मेने बहुत बार 
लिखा है। अगर एस्थर स्वयं पढ़नेके लिए दे तो मेंने उसे जो पत्र लिखे हें वे सब 
पढ़ने योग्य हेँ। यहाँ बेठा-बैठा में तुम सबका अध्ययन कर रहा हूँ और ऐसा करते 
हुए स्वयं भी सीख रहा हूँ। 

काकाके' सम्बन्धमें तुम ठीक ही लिखते हो। अगर काकाका स्वास्थ्य और भी 
सुधरेगा तो वे इससे भी अधिक उन्नति कर सकेंगे। में काकासे जबसे मिला हूँ तभीसे 
उनपर से मेरी दृष्टि हटी नहीं है। लेकिन काकाकों अनुकूल वातावरणकी जरूरत हैं। 
प्रतिकूल वातावरणमें सम्भव है, वे कुम्हला जायेंगे। वे अभी कुछ असेसे बहुत उपयोगी 
कार्य कर रहे हें। फोर्सफूल के लिए जबरदस्त” शब्द काम दे सकता है लेकिन 
इसमें ठीक-ठीक भाव नहीं आता। में कोई दूसरा शब्द सोचूँगा। इस समय तो कुछ 
लोग मिलनेके लिए आ गये हें। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८६) से। 
६- पंजाबकी चिट्ठी - १० 
छाहौर 
माघ सुदी १३ [२ फरवरी, १९२० | 


दो शिष्ट्मण्डल 


फीजी और ब्रिटिश गियानासे [दो | शिष्टमण्डल अभी कुछ समयसे भारत आये 
हुए हैं।' फीजीके टापू आस्ट्रेलियाके पास हें। वहाँ पिछले पचास वर्षोसे भारतीय 


. १. १ फवरी, १९२० को एस्थर और मगनछारू गांधीकों छिखे गये पत्रोकि उद्केखसे लगता है 
कि यह पत्र इसी तारीखको लिखा गया था । 

२. नरहरिं द्वारकादास परीख । 

३. दत्तात्रेय बालक्ृष्ण काेऊकर, “काकासाहब ” के नामसे विख्यात । 

४. गांबीजीने १९१९ के नवम्बर और दिसम्बर तथा फिर फरवरी १९२० मेंपंजाबकी यात्रा की थी। 
वहाँते वे नवजीवनके लिए हर हफ्ते एक पत्र भेजा करते थे; श्स पत्र-मालाकी पहली चिट्ठी नवजीवनके 
२ नवम्बर, १९१९ के अंकमें प्रकाशित हुई थी । देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २६९ । 

७, दोनों. ही गैर-सरकारी शिष्टमण्डल थे । 


पंजाबकी चिट्ठी-१० ७ 


गिरमिटियोंकी मददसे ढरों गन्ना बोया जाता है। उपके द्वारा आस्ट्रेलियाकी सेन्ट्रल 
शुगर कम्पनीन करोड़ों कमाये हें। गिरमिट-प्रथा कितनी बुरी है, इसका भाई एन्ड्रबूजने' 
हबहू चित्रण किया है। लेकित वाइसराय महोदयके कड़ रवेयेके कारण, अब तो उन 
गिरमिटियोंकी गिरमिट भी समाप्त हो गई है जिनका समय अभी पूरा नहीं हुआ था। 

ब्रिटिश गियाना, दक्षिण अमरीकाका एक भाग है। यह भूमध्य रेखाके दक्षिण- 
में स्थित है। वहाँ भी गन्नेकी फसल खूब होती है और एक एकड़में तीन टनतक 
खाँड निकल सकती है। भारतमें एक एकड़में एक टन खाँड तैयार होती है। फिल- 
हाल खाँड-समिति इस प्रदनकी जाँच कर रही है। इस समितिके एक प्रर्यात सदस्य 
श्री बरजोरजी पादशाह भी हें; इसलिए यह माना जा सकता है कि उसका परिणाम 
कुछ अच्छा निकलेगा। उनके कथनानुसार फिलहाल तो सम्भव है कि हमें गन्नेकी फसलसे' 
नुकसान उठाना पड़ रहा हो। आयातकी गई खाँड हमें सस्ती पड़ती है और भारत- 
में खाँडका उत्पादन न करनेसे किसीकी रोजी भी नहीं मारी जाती। यह बात मेंने 
जैसी सुनी है वैसी ही यहाँ दे रहा हूँ। में यह भी' नहीं कह सकता कि श्री पादशाहके 
इस सम्बन्धमें ये अन्तिम निष्कर्ष हें और न में फिलहाल इस सम्बन्धमें कुछ चर्चा ही 
करना चाहता हूँ। ब्रिटिश गियानाकी बात करते हुए प्रसंगत: ही यह खबर दे रहा हूँ। 

खाँडके व्यापारमें हमारी स्थिति चाहे कसी ही क्‍यों न हो लेकिन ब्रिटिश 
गियाना और फीजी तो सिर्फ खाँडके व्यापारसे ही समृद्ध हुए हें। 

ब्रिटिश गियानामें भी गिरमिटिया जाते थे। वहाँ कोई समझदार व्यक्ति नहीं 
गया इसलिए वहाँके गिरमिटियोंके सम्बन्धरमें हम' कुछ नहीं जानते। वहाँ भी अब 
गिरमिटियोंका जाना बन्द हो गया है। 

इसलिए दोनों देशोंके सामने अपनी सम्पन्नताको बनाये रखनेका भारी प्रदन खड़ा 
हो गया है। यदि उन्हें और भारतीय' मजदूर न मिले तो उनके लिए स्थिति चिन्ता- 
जनक हो जायेंगी। 

अंग्रेज मजदूरोंसे काम नहीं लिया जा सकता। इन देशोंमें अंग्रेज घर बनाकर 
नहीं रह सकते। वहाँकी आबोहवा उन्हें माफिक नहीं आती इसलिए यदि भारतीय 
मजदूर न मिले तो उन्हें चीन अथवा ऐसे ही अन्य मुल्कोंपर दृष्टिपात करना पड़ेगा। 
भारतीयोंके समान सरलता और नम्रता चीनके मजदूरोंमें नहीं है-- ऐसा लगता है 
कि उन्हें इस बातका [पर्याप्त] अनुभव है कि चीनी मजदूरोंमें भारतीयों-जेसी सरलता 
और नम्रता नहीं है। 

ये दोनों शिष्टमण्डल भारत सरकार और प्रजापक्षके लोगोंके साथ सलाह-मश- 
विरा करने तथा स्वाधीन भारतीय मजदूर इन' दोनों स्थानोंमें किस' प्रकार जा सकते 
हैँ, यह जानने और वैसा प्रबन्ध करनेके लिए आये हें। इन' दोनों शिष्टमण्डलोंसे मेरी 


१. सी० एफ० एन्ड्यूज ( १८७१-१९४० ); ब्रिटिश मिशनरी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजीके 
एक निक्र८ सहयोगी; दीनबन्खुके नामसे प्रसिद्ध । 
२, फीजी सरकारने २ जनवरी, १९२० से गिरमिंग्कों रद कर दिया था । 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यहाँ भेंट हुई है। ब्रिटिश गियानासे यहाँके महान्यायवादी' तथा' वहाँ रहनेवाले कुछ-एक 
पुराने भारतीय' सज्जन शिष्टमण्डलमें आये हें। फीजीसे' वहाँके बिशप और एक दूसरे 
अंग्रेज सज्जन आये हें। ब्रिटिश गियानाकी माँग यह है कि हमारे किसान वर्गके छोग 
स्वतन्त्र रूपसे वहाँ जायें और खेती करें। वहाँ उनमें से किसीको. भी मजदूरी करनेकी 
जरूरत नहीं है। ब्रिटिश गियानामें भारतीयों और गीरोंके बीच समानता है। यह वहाँके 
गोरोंका गुण नहीं बल्कि वहाँकी स्थितिका परिणाम है। गोरे अधिकांशत: अधिकारी- 
वर्गके है और खेती आदि वे कर नहीं सकते। वहाँके गोरोंने हमारे प्रति द्वेष-भावकों 
छोड़ दिया है, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। फिर भी इतनी बात तो सच है 
कि ब्रिटिश गियानामें कमसे-कम इस समय अन्य देशोंकी तरह |जाति| भेद नहीं 
है, और यदि भारतीय लोग वहाँ जाकर बस जायें तो उन्हें पूर्व आफ्रिकामें जैसी 
तकलीफ उठानी पड़ रही है, वैसी न उठानी' पड़ेगी।. | 
... फीजीमें भिन्न स्थिति है। फीजीका शिष्टमण्डल स्वतन्त्र [धंधा करनेवाले 
भारतीय नहीं, वरन्‌ स्वतन्त्र रूपसे मजदूरी करनेवाले भारतीयोंकों माँगता है। 

. गिरमिटमें बँधकर नहीं बल्कि स्वतन्त्र रूपसे मजदूरी करनेके लिए जायें जिस तरह 
कि वे सिगापुर आदि स्थानोंमें जाते हें। 

इन दोनों माँगोंके सम्बन्ध्ें मेरी राय माँगी गई है; मेंने अभी सार्वजनिक 
रूपसे अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। किन्तु मेने ब्रिटिश गियानाके महान्याय- 
वादीके सम्मुख जो-कुछ विचार' प्रकट किये थे, उनपर. वे मेरे हस्ताक्षर ले गये हें। 

मुझे लगता है कि अभी हम “कॉलोनिस्ट भेजनेकों तैयार नहीं; लोगोंमें [ अभी | 
इतनी स्वतन्त्रता, इतनी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। इसलिए स्वतन्त्र रूपसे मजदूरों- 
का जाना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। किसान स्वतन्त्र रूपसे वहाँ जायें और रहें, 
यह भी मुझ अभी सम्भव नहीं दिखाई देता। 

हममें उतनी चातुरी नहीं है, बाहर जानेका शौक नहीं है और हे बाहर जानकी 
उतनी जरूरत भी नहीं है। यदि साहसिक लेकिन अज्ञानी वर्ग जाये तो उसके पीछे 
विद्वान पारमारथिक वर्ग भी जाना जाहिए। वैसे व्यक्ति जायें और लोकसेवा करें तो 
बहुत अच्छा काम हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। किन्तु वेसा वर्ग हिन्दु- 
स्तानमें ही थोड़ा है, उसमें से बाहर जानेवाले व्यक्ति कहाँसे मिल सकते हें? इसलिए 
यद्यपि में किसान वर्गके लोगोंकों श्रमिकके रूपमें कानूनके जरिये बाहर जानेसे रोकना 
नहीं चाहँँगा, तथापि ऐसे व्यक्तियोंको बाहर जानेके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
 रूपसे प्रोत्साहन भी नहीं दंगा। फिलहाल तो में पाठकोंके सम्मुख अपनी नम्नर राय 
ही पेश कर सकता हूँ। 

[गुजरातीसे | द 
नंवजीवन, ८-२-१९२०. 


१. डाक्टर जोसेफ न्‍्यूनन |. 
२. गांधीजी डाक्टर न्‍्यूननसे १ फरवरो, १९२० को मि्े थे। 
३. गुजरातीमें अंग्रेजी शब्द द्वी दिया गया दे जिसका अयथे है “नई बस्ती बसानेवाले । 


७, पत्र; एल० फ्रेंचको” 


लाहौर 
३ फरवरी, १९२० 


माशल लॉके अन्तर्गत तथा अन्य प्रकारसे सजा पाये हुए उन राजनीतिक या 
अर्ध-राजनीतिक कौदियोंके सम्बन्ध्मं रोज ही पूछताछ की जा रही है जो अभीतक 
रिहा नहीं किये गये हें। मेने जानकारी हासिल करने तक ही चिन्ता नहीं की है, 
क्योंकि में जानता हूँ कि रिहाईके योग्य सभी सम्भव -बन्दियोंकी सूची तैयार करनेमें 
समय तो लगेगा ही। 

किन्तु यदि आप मुझे यह बता सकें कि भाई परमानन्द' सहित अन्य बन्दी 
तथा वे, जिन्हें छलाहौर-षड़यंत्रके मुकदमोंमें सजा दी गई थी, रिहा किये जानेवाले हें 
अथवा नहीं, [तो कृपा हो |। 

अभी हालसें रिहा किये गये व्यक्तियोंस जो इकरारनामे लिखाये गये हें, उनके' 
बारेमें लोग एतराज उठा रहे हें। यह फर्को क्‍यों किया गया है, क्‍या इसका कारण 
बताना सम्भव होगा ? 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१०२) से। 


८, ब्रिटिश गियाना और फीजीके शिष्ट्मण्डल' 


[४ फरवरी, १९२० के पूर्व | 

इस समय भारतमें विदेशोंसे दो शिष्टमण्डल आये हें। एक ब्रिटिश गियानासे 
आया है, जिसके नेता वहाँके महान्यायवादी डा० न्यूनन हे और दूसरा फीजीसे, 
जिसके नेता पॉलीनेशियाके बिशप हूँ। ये दोनों शिष्टमण्डलः अपने-अपने उपनिवेशोंके 


१, पंजाब सरकारके मुख्य सचिव । 

२, पंजाबके एक क्रान्तिकारी नेता, निन्‍्हें कालेपानीकी सजा दी गई थी, परन्तु बादमें रिहा कर 
दिया गया था; आगे चलकर वे अखिल भारतीय हिन्दू महासभाके अध्यक्ष हुए । 

३. मुख्य सचिवने अपने ६ फरवरी, १९२० के उत्तरमें कहा कि सम्नाठकी घोषणाके भन्तगेत ७३४ 
बन्दियोंमें से ६३८ रिहा किये जा चुके हैं और उनके बारेमें, जिन्हें लाहौर-षडयन्त्के मुकदमोंमें सजा 
दी गई थी (जिनमें भाई परमानन्द भी थे) अभी विचार हो रहद्दा है । उन्होंने यह भी लिखा कि अधिक 
गम्भीर अराजनीतिक अपराधेंके अभियुक्तोंसे द्वी इकरारनामे लिखाये गये हैं । 

४. देखिए “पंजाबकी चिट्टी-१०”, २-२-१९२०; “ पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शाख्त्रीको ”, 
४-२-१९२० के पूर्व और “ पत्र: डा० न्यूननको ”, ५-२-१९२० भी । 

७. यह छेख स्पष्ट ही ४ फरवरी से पहले लिखा गया; देखिए “पत्र: वी० एस० श्रोनिवास शासत्रीकों ”, 
४-२-१९२० के पूर्व । 


१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लिए भारतीय मजदूर लेनेके उद्देश्यसे यहाँ आये हें। अबतक दोनों उपनिवेशोंको 
गि्रमिटिया मजदूर मिलते थे। मौजूदा गिरमिट दोनों ही उपनिवेशोंमें अभी हालमें 
ही रद किये गये हैं। 

विभिन्न उपनिवेश्ञोंमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेके सम्बन्धमें परमश्रेष्ठ 
वाइसराय' महोदयका रुख सामान्यतः: सही रहा है, और इस मामलेपर जन-इच्छाको 
उन्होंने बहुत साफ ढंगसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि भारतसे यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वह स्वयं हानि उठाकर उपनिवेशोंकी सुविधाका विचार करे; 
और साथ ही जो स्वतन्त्र भारतीय अपनी स्थिति सुधारनेके विचारसे किसी उप- 
निवेशमें जाना चाहेंगे उन्हें भारत सरकार वहाँ जानेसे रोक भी नहीं सकती। 
वाइसराय' महोदयने यह भी कहा कि इन शिष्ट्मण्डलोंसे बातचीत करने और प्रइनपर 
विचार करनेके लिए शायद गैर-सरकारी सदस्योंकी एक समिति नियुक्त की जायेगी 
और सरकार उस समितिकी सलाहके अनुसार कार्य करेगी। 

आइए, अब हम स्थितिपर विचार करें। ब्रिटिश गियानाका शिष्टमण्डल अपने 
बागानोंके लिए खेतिहर ढंगके स्वतन्त्र भारतीयोंको अपने यहाँ बसाना चाहता है। 
फीजीका शिष्टमण्डल गिरमिटियोंके बजाय स्वतन्त्र मजदूर चाहता है। दोनों उप- 
निवेश ऊष्ण कटिबन्धमें पड़ते हें और मुख्यतः गन्ना उगाते हेँं। ये उपनिवेश दक्षिण 
आफ्रिका और पूर्व आफ्रिकाके पठारोंकी तरह नहीं हें जहाँ यूरोपीय उपनिवेशी रह 
सकें। ये यूरोपीयोंके बसने छायक नहीं है। किन्तु उनका विकास यूरोपीय पूंजी 
लगाकर भारतीय श्रमिकोंकी सहायतासे किया जा रहा है। यदि उन्हें नौकरों या 
मुकहमोंके रूपमें भारतीय मजदूर नहीं मिलते तो उन्हें किसी दूसरे स्नोतका-- शायद 
चीनका -- सहारा लेना पड़ेगा। 

मुझ दोनों शिष्टमण्डलोंसे मिलनेका अवसर मिला है और ब्रिटिश गियानाके 
शिष्टमण्डलसे तो में कई बार मिला हूँ। ब्रिटिश गियानासे गिरमिटिया भारतीयोंके 
साथ दुव्यंवबहारकी कोई शिकायत नहीं मिली है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश 
गियानामें कोई कानूनी असमानता नहीं है। फीजीके कानूनमें भी शायद कोई बहुत 
बड़ी असमानता नहीं है। में यह भी समझता हूँ कि फीजीकी सरकार और खेत- 
मालिक अब भारतीय मजदूरोंसे अधिक अच्छा व्यवहार करने और अधिक अच्छी 
शर्तोपर काम हछेनेको तैयार हें।' 

किन्तु हमारे लिए विचारणीय' प्रदन यह है कि क्‍या हम इन उपनिवेज्ञोंमें 
भारतीय मजदूरोंको भेजना चाहते हें, और यदि भेजना चाहते हे तो शर्तें क्‍या 
ऐसी हें कि उनसे भारतीयोंकी नैतिक तया आ्थिक स्थितिमें सुधार होगा। 


१. फरवरी १९२० में भारतीय विधान परिषद्में इस समितिकी नियुक्तिका प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया । 
३. सन्‌ १९३० के प्रारम्भमें फीजीके भारतीय मजदूरोंने एक हड़ताल की, जिंसका जाहिरा उद्देश्य 
अच्छी मजदूरी प्राप्त करना और जिन परिस्थितियोंमें मजदूर काम करते थे उनमें सुधार करवाना था; 
किन्तु आगे चलकर इसके कारण बड़ा उपद्रव और अव्यवस्था फैलो जिसे बलूपूवेंक दवा दिया गया । 


ब्रिटिश गियाना और फीजीके शिष्टमण्डल ११ 


मेरी रायमें हमें भारतमें उपलब्ध सभी मजदूरोंकी आवश्यकता है। जो मजदूर 
काम करना चाहे उसके लिए भारतमें इस बातकी' काफी गुंजाइश है कि वह अपनी 
आजीविका ठीकसे कमा सके। हमें अपने उद्योगोंके लिए मजदूरोंकी आवश्यकता है। 
भारतकी आबादी जरूरतसे ज्यादा नहीं है। किसी ठेठ खेतिहरको अपनी रोजी कमाने- 
के लिए भारतसे बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। भारतकी गरीबीकी समस्या 
प्रवाससे हल नहीं हो सकती। उसकी गरीबीके कारण इतने गहरे और व्यापक हें कि 
उन्हें प्रवासकी योजनासे, चाहे वह कितनी ही' बृहत्‌ क्‍यों न हो, दूर नहीं किया जा 
सकता। कुछ हजार लोगोंके हर साल बाहर जानेसे भारतके विशाल जन-समुदायकी घोर 
गरीबीपर, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, कोई असर नहीं हो सकता। 
मेरी मान्यता तो यह है कि बाहर गये हुए लोग देश लौटकर ज्यादातर मामलोंमें 
पारिवारिक जीवनको विश्वृंखल कर देते हैं, लेकिन बदलेमें इस हानिको प्रतिसन्तुलित कर 
सके, ऐसा कोई लाभ वे न आम समाजको दे पाते हें और न इस प्रकार विश्वेखलित 
होनेवाले विशिष्ट परिवारोंकों ही। इसलिए यद्यपि में किसी खेतिहरके' मामलेमें कोई 
दस्तन्दाजी नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही जबतक प्रवाससे कोई स्पष्ट नैतिक लाभ 
होनेकी सम्भावना न हो तबतक में उसे भारतसे बाहर जानेके लिए प्रोत्साहित भी 
नहीं करूँगा। 

उपनिवेश स्थापित करनेवाले राष्ट्रवा जो अर्थ आधुनिक समयमें किया जाता 
है, उस अथंमें हम उपनिवेशी राष्ट्र नहीं हें। मजदूरोंके पीछे-पीछे उनके देशके उच्च- 
तर वर्गके ऐसे लोग नहीं जाते जो अपनी रोजी कमाना तो चाहेंगे, लेकिन उसे 
अपने देशभाइयोंकी सेवापर ही आधारित रखेंगे। उनके धामिक और सामाजिक बन्धन 
शिथिल हो जाते हैं। वे जहाँ जाते हें वहाँ भारतीयताका परिवेश नहीं रहता और 
इस प्रकार उनपर इस' परिवेशके नियमोंका बन्धन भी नहीं रह जाता। अतएवं नया 
प्रवासी एक ऐसे वातावरणमें पहुँच जाता है जो दासताकी भावनासे दृषित हो गया है, 
और जिस प्रणालीके अन्तर्गत उसके पूर्वगामी लोग रह चुके हें उस' प्रणालीकी अनिवाय॑ 
अनेतिकतासे पतित होकर वह भी उस' वातावरणका शिकार हो जाता है। भावी 
प्रवासियोंकों ऐसे गम्भीर नंतिकः खतरोंमें डालना ठीक नहीं है। 

दोनों शिष्टमण्डलोंने अनुरोध किया है कि वहाँ और अधिक प्रवासी परिवार 
भेजना हमारा कत्तंव्य है जिससे अनुपाततः भारतीय स्त्रियोंकी संख्यामें जो कमी है, 
वह पूरी हो सके। दूसरे शब्दोंमें, हमें इन उपनिवेशोंमें अधिक स्त्रियाँ भेजनी चाहिए; 
में इस विचारसे बिलकुल असहमत हूँ। में तो एक भी भारतीय नारीको वहाँ जाकर 
लज्जाजनक जीवनका शिकार होनेके लिए भेजनेमें शरीक नहीं होऊँगा। इस बुराईकी 
जिम्मेदारी उपनिवेश और भारत सरकार दोनोंपर है और उसका एकमात्र उपाय 
यह है कि अनुपातसे अधिक जितने भी युवक हें, वे अगर चाहें तो भारत आकर 
विधिवत्‌ विवाह करें और फिर पत्नियोंको साथ लेकर वापस चले जायें। इस तरहका 
ऊँचा उठानेवाला कोई आन्दोलन केवल उपनिवेशोंसे ही आरम्भ हो सकता है; और 
में दोनों शिष्टमण्डलोंको सुझाव देता हूँ कि यदि वे अपने बीच रहनेवाले भारतीय 
प्रवासियोंके नैतिक कल्याणकी सच्ची इच्छा रखते हें तो वे उपनिवेश्ञोंमें ऐसी' संस्थाएँ 


हर सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


खोलें जो नवयुवकोंकों अपनी जीवन-संगिनियाँ ढूंढ़नेके उद्देश्यससे थोड़े समयके लिए भारत 
आनेके लिए प्रोत्साहित करें। सच तो यह है कि इस भारी कठिनाईकी चर्चा करते हुए 
में यह कहनेका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर दोनों शिष्टमण्डल अपनी 
शक्ति अपने आसपासके वातावरणको स्वच्छ करनेमें ही लगायें तो उनके उद्देश्यके 
प्रति लोगोंका रुख अधिक अच्छा और सहायक होगा। 

इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रवासकी कोई भी योजना तबतक सफल नहीं हो सकती 
जबतक हमारे और अंग्रेजोंके सम्बन्धमें सर्वत्र काफी सुधार नहीं हो जाता। दक्षिण 
आफ्रिकाके अंग्रेज भारत, फीजी या ब्रिटिश .गियानाके अंग्रेजोंस किसी भी तरह बुरे नहीं 
हैं। दक्षिण आफ्रिकामें अपने स्वार्थोके सम्बन्ध्में उनकी जो अदूरदर्शितापूर्ण कल्पना है 
उसके कारण वे भारतीयोंकों वहाँसे निकाल बाहर करनेकी माँग कर रहे हेँ। वहाँ 
उनकी' अन्तरात्मा और स्वार्थंके बीच ढंद्ध चल रहा है। ब्रिटिश गियानामें जो उनकी 
अन्तरात्माकी आवाज कहती है, वही उनके स्वार्थकी भी माँग है। इसलिए वे चाहते 
हें कि भारतीय वहाँ बसनेके लिए जायें। किन्तु जैसे दक्षिण आफ़िकाके अंग्रेज भार- 
तीयोंको अपनी बराबरीका नहीं मानते वैसे ही वहाँके अंग्रेज भी नहीं मानते। लेकिन 
जो बात इससे भी बुरी है वह यह कि कोई साधारण भारतीय स्वयं भी यह नहीं 
समझता कि वह अंग्रेजोंकी बराबरीका है। इसलिए दोतनोंमें परस्पर अविश्वास है; यदि 
एक दूसरेसे घृणा करता है तो दूसरा पहलेसे भय खाता है। उनके सम्बन्ध जबतक 
सामान्य और स्वाभाविक नहीं हो जाते तबतक इन उपनिवेशोंके लिए स्वतन्त्र प्रवासको 
प्रोत्साहन देना या उसका समर्थन करना भी उचित नहीं है। 

में समझता हूँ कि इन शिष्टमण्डलोंको जैसे प्रवासियोंकी आवश्यकता है वैसे 
प्रवासी प्राप्त करनेके लिए वे एक प्रकारकी एजेन्सी या ब्यूरो खोलना चाहते हैं। स्वतन्त्र 
मजदूरोंके रूपमें भारतीयोंके फीजी जानेकी कल्पना करके मेरा मन विचलित हो उठता 
है। आज उनमें सोचने-समझनेकी जितनी क्षमता है, उसको देखते वे फीजी जानेके 
बाद स्वतन्त्र और गिरमिटिया मजदूरोंका भेद नहीं समझ पायेंगे। ब्रिटिश गियानामें 
खेतिहर लोगोंकी समझमें यही नहीं आयेगा कि वे मेहनत और हुनरका क्या उपयोग करें 
और फलत: खेतोंमें मजदूरी करते फिरेंगे। इस स्वतन्त्र एजेन्सीके साथ-साथ हमारी 
ओरपे भी एक ऐसी ही सलाहकार एजेन्सी होनी चाहिए जो लोगोंको अपना रास्ता 
चुननेमें मदद कर सके। मेंने डा० न्‍्यूननकों सुझाव दिया है कि प्रयोगके तौरपर एक 
जहाज मजदूर भेजे जायें और यह भी कि उनके साथ श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजको या 
ब्रिटिश गियानाके मजदूरोंकी स्थितिका ज्ञान रखनेवाले किसी अन्य प्रमुख भारतीयको 
भी भेजा जाये, जो अध्ययनके' बाद उसपर अपनी रिपोर्ट दे। फिलहाल तो ज्यादासे- 
ज्यादा इतना ही' करना सम्भव है। और में आशा करता हूँ कि न तो प्रस्तावित 
गर-सरकारी समिति और न जनता ही इससे कुछ अधिकके लिए तैयार होगी। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग/ इंडिया, ११-२-१९२० 


९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों 


[४ फरवरी, १९२० के पूर्व | 
प्रिय श्री' शास्त्री, 

में जानता हूँ कि फीजी और ब्रिटिश गियानाके शिष्टमण्डल आपसे मिल चुके 
हे या शीघ्र ही मिलनेवाले हें। मेंने अभी-अभी यंग-इंडिया के लिए एक लेख भेजा 
है, जो इस संप्ताहके बादवाले बुधवारसे पहले नहीं छप सकता। वह यथासमय आपके 
पास भेज दिया जायेगा। परन्तु इस बीच में आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि आयोगके 
उद्देश्योंके बारेमें मुझे सन्देह है। आयोगके सदस्योंमें सदाशयता तो है, परन्तु वे हमारी 
कठिनाई समझनेमें असमर्थ हें। मेरा खयाल है कि इस समय हम किसी भी' रूपमें 
भारतीयोंके प्रवासका समर्थन नहीं कर सकते। यह ऐसा ही है जैसे कि खराब दृधमें 
अच्छा दूध मिला दें तो अच्छा भी खराब हो जाता है। फीजी और ब्रिटिश गियानामें 
वातावरण गिरमिटिया प्रथाकी दुर्गधसे दृषित है। इस घातक दुर्गधके दूर हो जानेके 
पश्चात्‌ ही हम और प्रवासी भेज सकते हें। यह सच है कि अब वहाँ जो भी मजदूर 
जायेंगे अपनी मर्जीसि जायेंगे और वहाँ वे स्वतन्त्र मजदूरोंकी तरह ही रहेंगे। फिर भी, 
हमें अपने देशवासियोंकों सलाह तो देनी ही है। मेंने डा० न्यूननकों सुझाव दिया है 
कि यदि वे किसी सुसंस्क्ृत भारतीयको ब्रिटिश गियाना जाकर वहाँकी स्थिति देखने 
और उसपर अपनी रिपोर्ट देनेकी व्यवस्था कर सकें तो अच्छा होगा। मेंने यह भी 
कहा है कि' अगर आजमाइशी तौरपर एक बार जहाज-भर खेतिहर वहाँ भेज दिये जायें 
तो में बेजा नहीं मानता। क्या आप अमृतछार ठक्‍्कर या तिवारीको' इन स्थानोंका 

दौरा करवेके लिए भेज सकते हैं? डा० न्यूनन पूरा ख्चे देनेको राजी हो गये हें। 

आशा है, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा होगा। 

हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७३९३) की माइक्रोफिल्मसे । 


१. जिस लेखके प्रकराशनका उर्केख गांधीजी इस पत्रमें कर रहे हैं, वह यंग इंडियामें बुधवार, 
११ फरवरी, १९२० को छपा था। अतएव वह्द छेख और यहद्द पत्र दोनों बुधवार ४ फरवरी, १९०० से 
पहले ही लिखे गये होंगे । 

२. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ( १८६९-१९४६ ); शिक्षा-शात्लरी और वक्ता; भारत सेवक समाज 
( सर्वेन्दस ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के अध्यक्ष, १९१०-२७; केन्द्रीय विधान-परिषद्‌ तथा कौंसिक भोंफ 
स्टेटके सदस्य; दक्षिण आक्रिकामें भारतीय सरकारके एजेन्ट जनरल । 

३ और ४. देखिए पिछला शीर्षक । 

७५. अमृतलाल विदवल्दास ठक्कर (१८६९-१९०१ ); गुजराती इंजीनियर; जिन्होंने सर्वेन्ट्स ऑफ 
इंडिया सोसाइटीके आजीवन सदस्यकी हैसियतसे पूरे समयका सामाजिक सेवा काये ह्ाथमें छे लिया और 
बादमें दरिजनेकि कब्याणाथें अपना समय और जीवन व्यतीत किया । 

६. वेंकटेशनारायण तिवारी, सर्वेन्टस ऑफ इंडिया सोसाइ्टोके सदस्थ । 


१०. पत्र: एस्थर फंरिगको 


बुधवार [४ फरवरी, १९२० | 


रानी बिटिया, 

तुम्हारे पत्र मिल गये हें। जो हो गया उसपर अब पछताना बेकार है। सवाल 
यह है कि अब बात सुबरे कैसे ? ईस्टरके अवस'रपर या चाहे जब तुम अवश्य ही 
जहाँ चाहो जा सकती हो। सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारे मानसिक सुख और आध्यात्मिक 
आनन्दका रखना है। जिस अनियमितता की बात तुम लिख रही हो, उसका एल० 
के० द्वारा परीक्षित एक अत्यत्तम इलाज है--वह यह कि कटिस्तान और घर्षण 
स्तानका अभ्यास करना, अलोना तथा अन्य बिना मसालोंवाला भोजन करनता। इस- 
पर आश्रममें हमारे पास एक पुस्तक है। उसे पढ़ लेना। इस बातको कि यह पुस्तक 
आश्रममें है एस० के० और अन्य लोग जानते हें। बाने भी इन विधियोंकों अनंक 
वर्षोतक आजमाया हैं और बहुत लाभ उठाया है। जबतक तुम वहाँ हो, इन्हें जरूर 
आजमाओ। डबलरोटी मँगानमें संकोच हरगिज मत करना। वह बहुत आसानीसे 
मिल जाती है। 

में तुम्हारी इस बातसे सहमत हूँ कि तुम्हें शान्तिपृर्वंक भगवद्चिन्तनके लिए समय 
मिलता ही चाहिए। तुम अहमदाबादके गिरजाघरमें क्‍यों नहीं जातीं? मेरा यह आशय 
नहीं है कि तुम कॉन्वेंटमें न जाओ। ईइ्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और शक्ति तथा 
प्रकाश देगा। 

सतह और मंगरू कामनाओं सहित, 


तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१. पत्रमें लिखी बातोंसे प्रतीत होता है कि यह पत्र एस्थर फैरिंगगो १ फरवरीको लिखे गये 
पत्रेकि एकदम बाद ही छिखा गया होगा; और १९२० में १ फरवरीके बाद पहला बुधवार ४ फरवरीको 
पड़ा था। 


११. पत्र: बाब ब्रजसुन्दर दासको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
५ फरवरी, १९२० 
प्रिय बाबू ब्रजसुन्दर दास, 

उड़िया-आन्दोलनके सम्बन्धर्में आपका मुद्रित परिपत्र मिला। कागज-पत्र अभी 
तहीं मिले, शायद आप बादमें भेजेंगे। फिर भी में चाहता हूँ कि आप मुझे आन्दो- 
लतकी प्रगतिके बारेमें लिखते रहें। इस विषयपर यंग इंडिया में लिख रहा हूँ। मेरा 

खयाल है कि यंग इंडिया ' आपके पास आता है। 


हृदय से आपका, 
अध्यक्ष 
उड़िया पीपुल्स एसोसिएशन 
कटक 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१०५)की फोटो-नकलसे। 
१२. पत्र: एस्थर फरिंगकों 
लाहौर 


बृहस्पतिवार [५ फरवरी, १९२०] 
रानी बिटिया, 


में देखता हूँ कि मेंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करना। मेने वेसा 
इसलिए लिखा कि में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरा खयाल है कि तुम्हारा यहाँ 
आना बेकार है, क्‍योंकि में ११ तारीखसे दौरेपर रहँगा। इसलिए अगर तुम आई भी 
तो में तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। आशा है, बहुत देर हुई तब भी २३ तारीख- 
तक में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। फिर कमसे-कम कुछ समयतक तो हम तुम साथ 
रहेंगे ही। इस बीच तुम कटि-स्तान और घर्षण-स्तान (सिदज़ बाथ) करो। और वहाँ 


१ और २. देखिए “ उत्कलकी पुकार ”, १८-२-१९२० । 

३. यद्द पत्र एस्थर फेरिंगको छिखे गये गांधीजीके ४-२-१९२० के पत्रके बाद ही लिखा गया 
लगता है । 

४. गांधीजी ११ फरवरीसे १५ फरवरीतक पंजाबमें दोरेपर थे । 

७, गांधीजी २२ फरवरीको सावरमती भाश्रम पहुँचे । 


१६ सम्पूर्ण गांधी बाइुःमय 


जो डाक्टर है, उससे तुम अपनी परीक्षा भी क्‍यों न करा लो? यदि में तुम्हारी जगह 
होता तो तनिक भी आगा-पीछा न करता। परल्तु में तुमपर दबाव डालना नहीं 
चाहता । 

मंगल कामनाओं एवं स्नेह सहित, 


तुम्हा रा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 
१३. पत्र : डा० न्यूननकों 
५ फरवरी, १९२० 


प्रिय डा० न्यूनन, 


इस पत्रके साथ में डेली आरगोजी” से लिया गया एक उद्धरण, जो श्री 
पोलकसे' प्राप्त हुआ है, भेज रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश गियानामें एक 
ऐसा दल जान' पड़ता है जो आपकी योजनाका विरोधी है। वे लोग स्पष्टतः यह 
मानते हें कि यह योजना उपनिवेश-योजना (कॉलोनाइजेशन स्कीम) नहीं है, बल्कि 
ऐसी है, जिसका उद्देश्य मजदूर प्राप्त करना है। क्या आप क्ृपया मुझे सूचित करेंगे 
कि यह कौन-सा दल है और आप जिस' स्थितितक पहुँचनेकी इच्छा' रखते हें, उसका 
ठीक स्वरूप कया है? मेंने यंग इंडिया के लिए एक लेख लिखा है, जिसमें मेंने 
इस विषयपर अपने विचार व्यक्त किये हें; उसके प्रकाशित होते ही. उस' अंककी 
एक प्रति आपको भेज दी जायेगी। ' आरगोजी के इस उद्धरणने मुझे कुछ विचलित 
जरूर किया है और इसने मुझे “यंग इंडिया के लिए लिखे अपने लेखको एक बार 
फिर पूर्ण रूपसे दोहरा जानेको प्रेरित किया है। मेरा इरादा है कि जरा-सा अवकाश 
मिलते ही में इस सम्बन्ध्में अपने विचार लिख डाल कि अगर किसी उपनिवेश- 
योजनाको सन्‍्तोषप्रद होना है और आपकमें से जो लोग प्रवासमें विश्वास रखते हें 
कमसे-कम उतका भी समथन प्राप्त करना है तो उसे कैसा होता चाहिए। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३९३) से। 


१. एच० एस० एल० पोलक; दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके एक निकट सहयोगी । 


१४, पत्र: वबी० एस० श्रीनिवास श्ञास्त्रीको 


२, मुजंग रोड 
लाहौर 
५ फरवरी, १९२० 
प्रिय श्री शास्त्री, 

आपका पत्र मिला। उत्तर एक-दो दिनमें देनेकी आशा करता हूँ। इस बीचमें 
इस पत्रके साथ एक लेखका उद्धरण भेज रहा हूँ जो मुझे श्री पोलकसे प्राप्त हुआ 
है। यों भी प्रवासकी किसी योजानपर, चाहे वह कागजपर कितनी ही अच्छी क्‍यों 
न हो, विचार करना कठिन है लेकिन इस उद्धरणको देखकर तो वह और भी 
कठिन लगता है। फिर भी, में एक ऐसी योजनाका मसविदा लिखनेका प्रयास कर 
रहा हें जो प्रवास-सम्बन्धी किसी योजनापर विचार करनेको राजी होनेवालोंके लिए 

एक न्यूनतम योजनाका काम देगा। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३९३) से। 


१५. तार: चित्तरंजन दासको' 


लाहोर 
[५ फरवरी, १९२० या उसके बाद | 


यहाँतसिे निकल पाना असम्भव। २० से पहले काम जरूर समाप्त कर 
देता है। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१०४) की फोटो-नकलसे। 


१, चित्तरंजन दास (१८७०-१९२५); प्रसिद्ध, वकील और कांग्रेसी नेता, वक्ता और छेखक; 
१९२१ में कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित। 

२. यह तार ५ फरवरी, १९२० के एक तारके जवाबमें भेजा गया था, जिसमें गांधीजीको, सम्मवतः 
फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें मौलाना आजादके समभापतित्वमें द्ोनेवाडे बंगाल प्रान्तीध खिलाफत सम्मेलनमें 
शामिल होनेके छिए बुलाया गया था । गांपीजीने चित्तरंजन दासंके तारका उत्तर उसी तारकी उल्टी तरफ 
लिख दिया था । प्रत्यक्ष है कि यद्द उत्तर ५ फरवरीको था उसके बाद द्वी लिखा गया होगा । 

३. पंजाबके उपद्रवोंकी जाँचसे सम्बन्धित काम; क्योंकि रिपोटके मसविदेकी अन्तिम रूप देनेके लिए 
२० फरवरी, १९२० को कांग्रेसक्री पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त किये गये आयुक्‍तोंकी बेठक बनाससमें 
दोनेवाली थी । 


१७-३२ 


१६. खादीकी कीमत 


बम्बईसे विट्रुलदास' जेराजाणी' समाचार देते हें कि इस समय बम्बईमें खादीकी 
खपत कम हो गई है अथवा ऐसा भी कह सकते हें कि बिलकुल खत्म हो गई है। 
यह खबर पढ़कर मुझे दुःख हुआ, अलबत्ता, आइचयें नहीं हुआ। दुःख हुआ क्योंकि 
खादीकी कम खपत यह सूचित करती है कि हमारा उत्साह क्षणिक है और यह कि 
उसके पीछे धार्मिक वृत्ति अथवा भावना नहीं है। जो जनता धर्म समझकर मैला 
पानी पीनेको तैयार रहती है, जो हिन्दू लोग धर्म मानकर रेलगाड़ीमें खानेसे छुत 
लग जानेके भयसे भूखे रह सकते हैं, जो मुसलमान लोग अमुक ढंगसे तैयार न किये 
गये मांसका त्याग करते हे, वे लोग यदि यह मानें कि खादीका प्रयोग करना दया-धर्मे 
है, वह एक पवित्र वस्तु है, तो वे उसका त्याग नहीं करेंगे। 

सारी खादी एक समान अच्छी नहीं होती, उसमें सलव्ें पड़ती हें, उसके कोट- 
पतलनमें कड़ापन नहीं रहता, वह इतनी सिकुड़ जाती है कि हाथकी कलाईसे कुहनी 
तक पहुँच जाती' हैं। उसमें चलनीके समान छेद हो जाते हैं, यहाँतक कि उसमें से 
मूँगके दाने भी निकल जाते हें। इन सब बातोंका किसी-किसीको अनुभव हुआ होगा। 
मेरा अनुभव यह है कि में खादीके कुरते आदि ज्यों-ज्यों पहनता जाता हूँ त्यों-त्यों 
वे मुलायम होते जाते हे। उसकी बनी' धोतियाँ भी मुझे तो भारी नहीं मालूम होतीं 
और अब मिलकी बनी धोतियाँ पहनना मुझे कठिन लगता है। हो सकता है कि यह 
सब मेरा भ्रम हो किन्तु मुझे तो उसमें धर्म जान' पड़ता है। 

यह सब खादी' बनती कंसे है? उसका सूत अधिकांशत: गरीब बहनों द्वारा 
कता हुआ होता है। उनमें से कितनी ही बहनें तो किसी तरह अपने दिन काटती 
थीं, अब उनका जीवन काफी सुधरा है, अथवा वे पहले जो कोई धब्धा नहीं करती 
थीं, उसके बदले अब कुछ नहीं तो दिनका एक आना तो कमा लेती हें। उससे अपने 
घरकी भाजी खरीद सकती हैँ, अपने बच्चोंके लिए दूध ले सकती हैं। जिस एक 
आनेको हम बम्बईमें [व्यर्थ ही | फेंक देते है, गाँवमें उस एक आनेकी कीमत चार 
आनेके बराबर तो है ही। 

इस खादीको बुननेवाले वे लोग हैं जो अपना बुनाईका धन्धा छोड़ बैठे थे, 
अथवा छोड़नेकी तैयारीमें थे। 

खादीका प्रयोग स्वदेशीका आधार-स्तम्भ है क्योंकि जो मोटे सूतसे और आसानीसे 
बुना जा सकता हो ऐसा कपड़ा खादी ही है। अभी तो खादीकों मशीनसे बने वस्त्रसे 
होड़ भी नहीं करनी पड़ती। खादीकी खपतसे ही लाखों गरीब व्यक्ति अपने घर बैठे 
ईमानदारीसे आजीविका प्राप्त कर सकते हें। 

यह खादी दिन-प्रतिदिन सुधरती जायेगी, सुधर रही है। इसके अनेक उपयोग 
हैं। यदि इसकी कमीजें आदि नहीं बनाई जा सकतीं तो ढीला कुर्ता, बनियान आदि 
तो बनाये ही जा सकते हे, छोटे और बड़े रूमाल, तकियों और गद्टियोंके खोल तो 


मजदूरोंकी स्थिति १९ 


बनाये ही' जा सकते हें; तोशक बन सकते हें। ऐसे अनेक उपयोग हो सकते हैं। में 
यह भी नहीं कहता कि जिनको जरूरत नहीं है वे लोग खादीका प्रयोग करनेकी 
खातिर व्यर्थ पैसे खे कर दें। इससे भी जनताको पूरा छाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यह 
जरूर कहँगा कि हम जिस-जिस रूपमें खादीका उपयोग कर सकते हें, उस-उस रूपमें हमें 
उसका ही उपयोग करना चाहिए। मनमें खादीका ही प्रयोग करनेकी रूगन रहे 
तो हम समझ सकेंगे कि इसका कहाँ-कहाँ सदुपयोग हो सकता है। 

ज्यादा खादी तैयार करनेके सम्बन्धमें आन्दोलन चल ही रहा है, खादीका अधिक 
उत्पादन हो ही' रहा है। इसको बेचनेकी व्यवस्था' भी होनीं चाहिए। उसमें बम्बईके 
व्यापारियोंकी मदद चाहता हूँ । खादीमें उचित सुधार किये जानेके सुझाव भी उपयोगी 
सिद्ध होंगे। जहाँ-जहाँ स्वदेशी भंडार खुले हुए हे वहाँ-वहाँ उनके व्यवस्थापकोंको खादी 
मँगवा लेनी चाहिए। खादीके समान ही अन्य माल भी तैयार होने लगेगा। हाथसे 
बुने स्वदेशी मालका शौक जब जनतामें पैदा होगा तभी हाथसे कताई और बुनाई 
करनेका काम तीन्नतासे चलने लगेगा। 

इस सम्बन्धमें मुझे पंजाबमें जो अनुभव हो रहा है उससे में देखता हूँ कि यदि 
लोगोंमें स्वदेशीकी शुद्ध भावना उत्पन्न हो जाये तो बहुत बड़ी संख्यामें पंजाबकी स्त्रियाँ 
कातनेका अपना पुराना काम शुरू कर दें। पंजाब ऐसा प्रदेश है जो स्वदेशीका धाम 
हो सकता है। पंजाबमें कपास पैदा होती है, वहाँ लगभग प्रत्येक स्त्रीकों कातना आता 
है, वहाँ बुनकर हें; जो भी सामग्री चाहिए वह पंजाबमें है। लेकिन इस समय बम्बई 
व्यापारका मुख्य केद्ध है इसलिए वहाँके व्यापारियोंकी मदद चाहिए। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ८--२-१९२० 


१७. मजदूरोंकी स्थिति 


हिन्दुस्तानके सम्मुख आज दो रास्ते हैं, या तो वह पदिचमकी नीतिको यानी 
इस सिद्धान्तकों स्वीकार कर ले कि “जिसकी लाठी उसकी भेंस ”, अर्थात्‌ शक्ति ही' 
सत्य है; सत्य ही शक्ति है--सो नहीं। या फिर घह पूर्वके सिद्धान्तको मान्य करे। 
वह यह है कि जहाँ धर्म है वहाँ ही जय है, साँचको आँच नहीं है; निर्बेक और 
सबल, दोनोंको न्याय प्राप्त 'करनेका समान अधिकार है। 

इन दो नीतियोंमें से किसी एकका चुनाव करनेके इस कार्येका श्रीगणेश मजदूर- 
वर्गको करता है। यदि हिसाके द्वारा वेतनोंमें वृद्धि करानी सम्भव हो तो क्‍या उन्हें 
ऐसा करना चाहिए ? उनका अधिकार चाहे जैसा हो लेकिन हिसाका सहारा लेना तो 
कदापि उचित नहीं होगा। हिसाकी कारंवाई करके अधिकार प्राप्त करनेका रास्ता 
आसान तो लगता है लेकिन अन्ततः वह दुरूह सिद्ध होता है। जो तलवार चलाते 
हैं वे तलवारसे ही मरते हैँ । तराकोंकी मृत्यु बहुधा पानीमें ही होती है। 


२० सम्पूर्ण गांधी वाहममय' 


यूरोपकी ओर देखो। वहाँ कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसीको 
सन्‍्तोष ही नहीं है। मजदूरोंको मालिकोंपर और मालिकोंकों मजदूरोंपर विश्वास नहीं 
है। दोनोंमें एक तरहकी शक्ति है लेकिन वह तो भेंसोंमें भी होती है; वे मरते दम- 
तक लड़ते ही रहते हैं। हर तरहकी गति, प्रगति नहीं होती, यूरोपकी जनता आगे 
बढ़ती जाती है, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। उसके पास' धन है, इसका यह 
मतलब नहीं कि नीति और धर्म भी है। दुर्योधिनके पास बहुत धन था, लेकिन वह 
विदुर और सुदामाकी अपेक्षा गरीब था। विदुर और सुदामाकी आज विश्व पूजा 
करता है। दुर्वोधनका नाम हम उसके दुर्गुणोंका त्याग करनेकी खातिर ही लेते हें। 

तब हमें क्या करना चाहिए ? बम्बईमें मजदूरोंने बहुत बल दिखाया।' मुझे सारे 
तथ्योंकों जाननेका अवसर नहीं मिला। लेकिन में यह तो देख सका कि वे | उससे 
भी | अधिक अच्छे ढंगसे छड़ सकते थे। हो सकता है, सारा दोष मालिकोंका रहा 
हो। सामान्यतया कहा जा सकता है कि मालिक-मजदूरोंके झगड़ेमें अकसर मालिकोंका 
अन्याय ज्यादा होता है। लेकिन जब मजदूरोंको अपने बलुका पूरा भान हो जायेगा 
तब -- में समझ सकता हूँ, बल्कि देख सकता हँ--वे मालिकोंसे भी अधिक अन्याय 
कर सकेंगे। मजदूरोंमें यदि मालिकोंके जितना ज्ञान आ जाये तो मालिकोंकों मजदूरोंकी 
दरतोके अनुसार ही' काम करना पड़े। यह बात. तो स्पष्ट है कि मजदूरोंमें ऐसा ज्ञान 
कभी भी नहीं आ सकता। वैसा होगा, तब मजदूर, मजदूर रहेंगे ही नहीं - मालिक 
ही हो जायेंगे। मालिक केवल पैसेके बलपर ही नहीं जूझते उनमें अक्‍्ल, चतुराई आदि 
भी रहते ही हें। 

इसलिए हमारे सम्मुख यह सवाल है कि मजदूरोंकों --वे जैसे हे वैसे रहते 
हुए भी, उनमें कुछ विशेष जागरण आतनेके बावजूद -- किस तरह व्यवहार करना 
चाहिए। मजदूर अपनी संख्या अथवा अपने बाहुबलपर अर्थात्‌ हिंसापर आधार रखेंगे 
तो वे आत्महत्या करेंगे और देशके उद्योगको नुकसान पहुँचायेंगे। यदि वे केवल न्याय- 
पर दृढ़ रहकर, न्याय प्राप्त करनेके लिए दुःख सहन करेंगे तो वे हमेशा विजय प्राप्त 
करेंगे, इतना ही नहीं बल्कि मालिकोंको सुधारेंगे, उद्योगोंमें वृद्धि करेंगे और मालिक 
तथा मजदूर दोनों एक परिवारके सदस्योंकी तरह रहेंगे। मजदूरोंकी स्थितिपर विचार 
करते समय निम्नलिखित बातोंको अवश्य' ध्यानमें रखना चाहिए: 

१. कामके घंटे इतने ही होने चाहिए जिससे मजदूर लोगोंके पास आरामका 
समय बच रहे। 

२. वे शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसे साधन होने चाहिए। 

३. उनके बच्चोंकों जितना आवश्यक है उतना दूध, कपड़ा और पर्याप्त शिक्षा 
मिलनेके साधन प्राप्त होने चाहिए। 

४. मजदूरोंके रहनेके घर स्वच्छ होने चाहिए। 

५. ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बूढ़े होनेतक वे इतना बचा सकें जिससे 
बुढ़ापेमें उनका निर्वाह हो सके। 


१. २० जनवरी, १९२० को बम्बईमें 'मिल-मजदूरोंने दृड़ताल की थी । 


मजदूरोंकी स्थिति २१ 


आज इनमें से एक भी शर्तका पालन नहीं किया जाता। इसमें दोनों पक्षोंका 
दोष है। मालिक सिर्फ मजदूरीसे सम्बन्ध रखते हें । मजदूरोंका क्या होता है, इससे उन्हें 
कोई मतलब नहीं। सामान्यतः: उनका सारा प्रयत्न कमसे-कम वेतन देकर अधिकसे- 
अधिक काम लेनेका होता है। [दूसरी ओर | मजदूर ऐसी युक्तियाँ रचते रहते हैं 
कि अधिकसे-अधिक वेतन लेकर कमसे-कम काम किस तरह किया जाये। 

परिणाम यह है| कि मजदूरोंके वेतनमें वृद्धि होती है फिर भी काममें सुधार 
नहीं होता। दोनोंके बीचके सम्बन्ध निर्मेल नहीं होते, और मजदूर अपनी' बेतन- 
वृद्धिका सदृपयोग नहीं करते। 

इन दोनों पक्षोंके बीच तीसरा पक्ष उठ खड़ा हुआ है। वह मजदूरोंका मित्र 
बन गया है। इस पक्षकी जरूरत है। उसमें जिस हृदतक मेत्री-भावना है, केवल 
परमार्थकी दृष्टि है, उस' हृदतक ही वह मजदूरोंका मित्र बन सकता है। 

अब ऐसा समय आ रहा है जब मजदूरोंकों कई तरहसे गोटीकी तरह इस्तेमाल 
करनेका प्रयत्न किया जायेगा। इस स्थितिपर राजनैतिक क्षेत्रमें भाग लेनेवाले 
व्यक्तियोंको विचार करना चाहिए। वे क्‍या करेंगे ? अपना स्वार्थ देखेंगे अथवा मज- 
दूरोंकी और कौमकी सेवा करेंगे? मजदूरको मित्रोंकी आवश्यकता है। मजदूर सहारे- 
के' बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये सहारा देनेवाले लोग कैसे हें, इसपर मजदूरोंकी 
स्थितिका दारोमदार होगा। 

काम बन्द करना, स्ट्राइक” तथा हड़ताल करना --- ये चमत्कारी वस्तुएँ हे लेकिन 
इनका दुरुपयोग करना कठिन नहीं है।! मजदूरोंकों मजबूत यूनियनों -- संघोंकी 
स्थापना करनी चाहिए और संघकी अनुमतिके बिना हड़ताल नहीं की जानी चाहिए। 
हड़ताल करनेसे पहले मालिकोंके साथ सलाह-मशविरा भी करना चाहिए। यदि मालिक 
पंच नियुक्त करें तो पंचायतके सिद्धान्तको स्वीकार करना चाहिए और पंचकी नियुक्ति 
होनेपर उसका निर्णय दोनोंको, पसंद आये या न आये, स्वीकार करना चाहिए। 

' नवजीवन ” के पाठकों ! आप यदि मजदूरोंकी स्थिति सुधारनेमें दिलचस्पी लेते 
हों, मजदूरोंके मित्र बनवा चाहते हों, उनकी सेवा करना चाहते हों तो आप उपर्युक्त 
विचारोंको पढ़कर समझ सकेंगे कि आपके सामने एक ही राजमार्ग है-- दोनों पक्षोंके 
बीच कौटुम्बिक सौहाद पैदा करके मजदूरोंको ऊँचा उठाना। वैसा करनेके लिए सत्या- 
चरणके समान अन्य' कोई सीधा रास्ता नहीं है। मजदूरोंकों अधिक वेतन मिले, केवल 
इससे ही आपको सन्‍्तोष नहीं होना चाहिए। आपको इस बातकी भी जाँच करनी चाहिए 
कि वे किन साधनोंके द्वारा अधिक वेतन पाते है, और उसका क्‍या उपयोग करते हे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ८-२-१९२० 


१, १९२० में भारतमें २०० इृड़तालें हुईं | इंडिया इन १५९२०, अध्याय ५ । 


१८. पत्र: एस्थर फरिगकों 


रविवार [८ फरवरी, १९२०], 
रानी बिटिया, 


मेंने तुम्हारा एस० को लिखा हुआ दर्द-भरा पत्र देखा। मुझे खुशी है कि तुमने 
उसमें अपने दिलकी सारी बातें उँडेल दी हें। मेंने आज तुम्हें यह तार दिया है 
कि यदि ठहरना जरा भी सम्भव हो तो मेरे पहुँचनेसे पहले वहाँसे न जाओ ।* में 
तुमसे कई दिन प्रातःकालमें रूम्बी बातचीत करना चाहता हूँ, जिसके लिए. समय 
केवल आश्रममें ही मिल पाता है। में तुमसे यह भी आग्रह करता चाहता हूँ कि जिन 
स्‍्नानोंका सुझाव मेंने दिया है, उन्हें अवश्य करो। वहाँ कह दो कि तुम्हारे पास 
पानी पहुँचा. दिया जाया करे। 

किसने कहा कि तुम रानी बिटिया नहीं हो? अपने अद्भुत प्रेम और दिलकी 
संचाईसे तुमने अपने-आपको मेरा सबसे अधिक प्रिय बना लिया है। तुम एक क्षणके 
लिए भी यह न सोचना कि तुम्हारी योग्यताके बारेमें मेरे हृदयपर जो छाप है, वह 
तुम्हारे स्वभावकी स्वच्छन्दताके कारण जरा भी बदल सकती है। तुम्हें अपने भीतर 
कहाँ मजबूती रानी है, यह बताना मेरा अधिकार है। यदि शरीर प्रभुका मन्दिर है 
तो उसकी प्री-पूरी हिफाजत करना जरूरी है-- उससे लाड़ अवश्य न किया जाये, 
लेकिन उसके प्रति उपेक्षा या उदासीनता भी अवश्य ही नहीं होनी चाहिए। 

स्देव मंगल कामनाओं और हादिक प्रेम-सहित, 


तुम्हारा, 
बापू 

[ अंग्रेजीसे ] 

साई डियर चाइल्ड 


१, पत्रके मजमूनसे लगता है कि यह एस्थर फैरिंगके नाम रविवार, १ फरवरी, १९२० को लिखे 
पत्रके बाद और रविवार, १७ फरवरी, १९२० को लिखे पत्रसे पदकछे लिखा गया था। १७५ फरवरीको ही 


गांधीजी लाहोरसे रवाना हुए थे । अतः यह पत्र इन. दो तिथियोंके बीच पड़नेवाले रविवार भर्थातः 
८ फरवरीको द्वी लिखा गया होगा । 


२. यद तार उपलब्ध नहीं है । 
३. सावरमती आश्रमसे । 


१९, पत्र: नरहरि परीखको 


रविवार [९ फरवरी, १९२० | 


भाईश्री' नरहरि, 


तुम्हारे आजके पत्रते तो मुझे घबराहटमें डाल दिया है। लेकिन परतसों तुम्हारा 
जो तार मिला वह बादकी तारीखका होना चाहिए ऐसा भाई जीवराज मेहताका 
अनुमान है। और इससे तथा अन्य किसी भी तारके न आनेसे शान्ति मिलती है। 
पंजाबका काम न हो तो में यहाँ अब एक क्षणके लिए भी न रहूँ बल्कि वहाँ आकर 
महादेवसे गले मिल। लेकिन फिलहाल तो में उन्हें तुम सब लोगोंके द्वारा ही गले 
लगा सकता हूँ। ऐसे अनेक बादल मेरे सिरपर आए और चले गये। यह भी चला 
जायेगा -- इस' विश्वासके आधारपर में काम कर रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८४)की' फोटो-नकलसे। 


२०. पत्र: एल० फ्रेंचको 


लाहोर 
९ फरवरी, १९२७० 
प्रिय श्री फ्रेंच, 


मेरे ३ तारीखके पत्रका' आपने शीघ्र ही. सविस्तार और स्पष्ट जवाब दिया, 
उसके लिए आपका आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस ढंगसे शाही घोषणाकों' 


१, डा० जीवराज मेहता इस महीनेमें कुछ समयतक गांधीजीके साथ थे; ( देखिए “ पंजाबकी चिद्ठी-१३ ”, 
२९-२-१९२० ) । १६ फरवरी, १९२० को जिस दिन रविवार पड़ता था, दोनों बनारस पहुँचे । ऐसा 
लगता है कि गांधीजीने यह पत्र नरहरि परीखकों ३१ जनवरी, १९२० (देखिए खण्ड १६ ) के आसपास 
लिखे गये पत्रके बाद लाहौरसे लिखा होगा, जहाँ वे २३ जनवरी, १९२० और १७ फरवरी, १९२० के 
बीचकी अवधिमें अधिक्रांशतः रहे थे । नरद्दरिं परीखकों छिंखे पत्रमें उन्होंने महादेव देसाईकी बीमारीकी 
चर्चा की है। तो अगर हम ऐसा मानें कि यह पत्र अगले रविवार यानी २ तारीखकों लिखा गया था 
तो इसका मतलब इस तिथिक्रों खींचकर बहुत पीछे के आना होगा। अस्तु, ऐसा मानना अधिक समीचीन 
लगता है कि यद्द पत्र ९ फरवरी, १९२० को पढ़नेवाले रविवारकों लिखा गया था । 

२. देखिए “ पत्र : एल० फ्रेंचको ”, ३-२-१९२० । 

३. यह घोषणा २३ दिसम्बर, १९१९ को जारी की गईं, जिसमें राजनेतिक बन्दियोंकों सम्नाद द्वारा 
क्षमादान दिया गया था । 


२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अमली रूप दिया जा रहा है, उसे हर कोई पसन्द कर रहा है, और में आशा करता 
हूँ कि शेष कैदी भी, चाहे वे माशल लॉके अन्तर्गत या अन्य विशेष कावूनोंकी रू से 
दण्डित हुए हैं, शीघ्र ही रिहा कर दिये जायेंगे। 

हालमें ही' रिंहा किये गये लोगोंसे लिये गये इकरारनामोंके सम्बन्धर्में आपने जो 
दलील दी है, में स्वीकार करता हूँ कि उसमें बल है, तथापि में यह निवेदन किये 
बिना भी नहीं रह सकता कि यदि लोगोंको बिना शर्तेके रिहा किया गया होता तो 
अधिक शोभाजनक होता, खास करके इसलिए कि साधारणतया यह विश्वास किया 
जाता है कि अधिकांश लोगोंको अकारण ही सजाएँ दी गई थीं। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७११४) तथा' नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया: होम : 
पोलिटिकल (ए), मार्च १९२०, सं० ३२७ से। 


२१: भेंट : ॉंके प्रतिनिधियोंसे' 


लाहौर 
९ फरवरी, १ ९५२० 


में नहीं मानता कि यह एक सशक्त आयोग' है; निष्पक्ष तो निश्चय ही' नहीं 

है। जहाँतक विचारार्थ विषयोंकी बात है, में उसके बारेमें कोई आपत्ति नहीं करना 
चाहता। सच तो यह है कि यदि जरा भी सम्भव होता तो में आयोग वगैरहका कोई 
सहारा लेता ही नहीं, और जमीन तथा व्यापार-सम्बन्धी राहत अन्य उपायोंसे हासिल 
करता। परन्तु मुझे कुछ ऐसा लूगता है कि जमीनकी मिल्कियत और व्यापार-सम्बन्धी 
अधिकारोंको, जो आज खतरेमें पड़ गये हें, सर बेंजामिन रॉबर्ट्सन सुरक्षित करा सकते 
हें। पूरी स्थिति इस बातपर निर्भर है कि भारत सरकार सर बेंजामिन रॉबर्टसनके 
जरिये कितना जोर छगाती है। दक्षिण आफ़रिकासे हमारे लोगोंने अभीतक कोई तार 
नहीं भेजा है, यद्यपि उसकी उम्मीद प्रति क्षण कर रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें अधिक 
कुछ बता पाना कठिन है। श्री एन्ड्रयूज' मौक़पर हें, यह बड़ी सान्त्वनाप्रद बात है। 
वे जनताकों जानते हैं और वर्तमान दक्षिण आफ्रिकी मन्त्रिमण्डलके सदस्यों तथा' दक्षिण 
आक्रिकाके अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंको भी जानते हैं। 

| अंग्रेजीसे ] ह 

ट्रिब्यून, १०-२-१९२० 


१, दक्षिण आफ़रिकी आपोगक्े सम्बन्धमें । 

२. दक्षिण आफ़रिकी सरकार द्वारा दक्षिण आफ्रिकामें एशियाश्येकि जमीन-जायदाद रखने व व्यापार 
करनेके अधिकारके प्रश्नपर विचार करनेके लिए नियुक्त किया गया आधोग । भारत सरकारकी ओरतसे 
सर ३१३ रॉबट्रेसनने भायोगकी मदद की थी । आयोगने माचे १९२० से जुलाई १९२० तक अपना 
काय किया । 


३. सी० एफ० एन्ड्यूज दिसम्बर १९१९ से मा १९२० तक आफ़रिकामें थे । 


२२. पतन्न: एस्थर फरिंगको 


लाहौर 
मंगलवार [| १० फरवरी, || १९२० 
रानी बिटिया, 


तुम्हारा भेजा हुआ प्यार-मरा तार और तुम्हारे दो पत्र मुझे एक ही रोज 
मिले। तुम्हारे पिताजीके सम्बन्धर्मं तुम्हारा पत्र मिलनेके पहले ही' में तुम्हें तार भेज 
चुका था। मेरा निश्चित मत है कि उस बुलावेके जवाबमें तुम्हें यथासम्भव शीक्र 
जाना चाहिए। बात इतनी' है कि जानेसे पहले तुमसे बहुत-सी बातें कर लेना चाहता 
हँँ। आजकल तुम शरीरसे कमजोर हो लेकिन इसके लिए चिन्ता न करो। में चाहँँगा कि 
आश्रमको तुम अब भी अपने घर-जेसा मानो। तुम जब भी चाहो वहाँ वापस आ 
सकती हो। यदि तुम मद्रास अभी चली जाना चाहती हो और डेनमार्क जाते समय 
आश्रम वापस आना चाहती हो तो तुम वैसा कर सकती हो। परन्तु में इसे अधिक 
पसन्द करूँगा कि मद्रास जानेसे पहले में तुमसे मिल लँ। परन्तु ,जो तुम्हारी समझमें 
सबसे अच्छा ठहरे, वही करना। गर्म पानीसे स्‍्तान करो; तुम्हें दोनोंसे छुटकारा मिल 
जायेगा। कटि-स्तानसे तुम्हें छाभ अवश्य होगा। 

में चाहता हूँ कि देवदास'' तुम्हारे साथ जाये। मिलनेपर इस सम्बन्धमें उससे 
और तुमसे भी बात करूँगा। पर [ तुम्हारे साथ | महादेव जाये यह विचार मुझे अधिक 
अच्छा लगता है। 

'डी० के पास एक मिशनरीकी दी हुई एक छोटी-सी' पुस्तक है। उसका नाम ' 
“इनर श्राइन ” है। उसके एक भजमनमें मेने ये पंक्तियाँ पढ़ीं; “ आज भेरे प्राण मधुर 
दुःख और विषण्ण सुखसे आप्लावित हें,” और मुझे तुरन्त तुम्हारा खयाल हो आया। 
सुखपूर्ण दुःख और दुःखपूर्ण सुख, ये अद्भुत व्यंजनाएँ हेँ। परन्तु आज बस इतना ही। 

प्रेम और मंगल कामना-सहित, 


तुम्हारा, 
बाप 

[ अंग्रेजीसे ] 

साई डियर चाइल्ड 


१, गांधीजी रविवार १० फरवरी, १९२० को लाहौरसे रवाना हुए ये यद्द पत्र रघाना होनेसे कुछ 
दिन पहले लिखा गया लगता है । 

२. डेनमार्क वापस । क्‍ 

३. देवदास गांधी (१९००-१९५७ ) गांधीजीके सबसे छोटे पुत्र; सन्‌ १९१७ में चम्पारन जिछेके 
गांवोंमें का किया और १९३० के नमक सत्पाग्रहके सिलसिलेमें जेल गये; हिन्दुस्तान टाइम्सके प्रवन्ध 
सम्पादक, “इंडियन ऐंड ईस्टर्न न्यूजपेपस सोसाइटी ” के दो बार अध्यक्ष । 

४. “विंद हैपी ग्रीफ ऐंड मोर्नंफुल जॉय, माई स्पिरिंट नाउ इज फिड्ड । 


२३. पंजाबकी चिट्ठी - ११ 
[११ फरवरी, १९२० के पूवे | 


जलियाँवाला बाग 


जलियाँवाला बाग अब राष्ट्रकी सम्पत्ति हो गया है; पंडित मालवीयजीने कांग्रेस 
अधिवेशनमें' इस' आशयकी बात कही थी। छेकिन बादमें उसमें भारी विध्न उपस्थित 
हो गये थे। उस' विषयमें लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी और उसके कुछ भागीदारोंने अपने 
निशरचयको बदल दिया था। उन्होंने सोचा कि बागके थोड़ेसे भागको राष्ट्रको देकर 
बाकी भागमें व्यापार किया जाये । लोगोंने उन्हें बहुत समझाया कि इमशान-भूमिके 
टुकड़े नहीं किये जाने चाहिए। बागका एक भी कोना ऐसा नहीं है जो निर्दोष व्यक्ति- 
योंके रक्तसे सना हुआ न' हो। इसलिए व्यापारिक दृष्टिसे उसका उपयोग करना उचित 
नहीं होगा। और फिर भारतके' एक अनन्य सेवक यह घोषित कर दिया है कि सारा 
बाग राष्ट्रकी सम्पत्ति बन गया है, इसलिए भी बागके टुकड़े नहीं होने चाहिए। तथापि 
जिन भागीदारोंने अपने निर्णयकों बदरकू दिया था, वे अपने उस निर्णयसे नहीं हटे। 
अन्तमें पंडितजी और स्वामी श्रद्धानन्दजीको' अमृतसर जाना पड़ा। अब इस सम्बन्धमें 
एक समझोता हो गया है और कच्ची लिखा-पढ़ी भी हो गई है। 


पाँच लाख 


उसकी कीमत पाँच छाखसे ऊपर आँकी' गई है, और इस रकमको तीन महीनेके 
अन्दर भर देनेका करार किया गया है। यदि उस समयतक पूरी रकम न दी जा सकी 
तो जनताके हाथसे जमीन निकल जानेका पूरा भय है। 

अब दूसरा कदम यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी' जल्दी इस रकमको 
इकट्ठा' किया जायें। उत्तम तो यह होगा कि इस' कार्यमें सब लोग अपनी सामर्थ्यंके 
अनुसार पंसा दें, इससे राष्ट्रका गौरव बढ़ेगा' और वह ऊँचा उठेगा । यह बाग एक 
असाधारण स्थल है, पवित्र स्थान है। इसे हम तीथर्थ-स्थानके रूपमें प्रतिष्ठित करना चाहते 
हैं। कांग्रेसके' अधिवेशनके समय हजारों व्यक्ति इस बागको देखने गये, हजारों लोग 
तो इसी कामके लिए आये थे। हरद्वार हिन्दुओंका तीथे॑-स्थान है, लेकिन इसमें जैन, 
सिख, और अन्य छोग जो अपने आपको हिन्दू नहीं मानते, नहीं आते हें। मुसलमान, 
ईसाई, पारसी और यहुदियोंके लिए तो वह तीथ॑-स्थान है ही नहीं। जलियाँवाला बाग 


१. “ पंजाबकी चिद्गी-१९२”, १५-२-१९२० में गांधीजीकी जिस गुणरात थात्राका जिक्र किया गया है, 
यदद चिट्टी सम्भवतः उससे पूर्व लिखी गईं थी । 

२. यद अधिवेशन अमृतसरमें हुआ था । 

३- मद्ात्मा मुंशीराम ( १८०६-१९२६ ); बादमें श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध आ्थंस्तमाजके राष्टवादी 
नेता जिन्होंने दिल्ली और पंजाबके सावेजनिक जीवनमें प्रमुख भाग लिया था । 


पंजाबकी' चिट्ठी - ११ २७ 


हिन्दुस्तानमें जन्मे और हिन्दुस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंके लिए पवित्र स्थान है, अथवा 
हम उसे ऐसा बनाना चाहते हे। हमारी इस इच्छाकी उत्पत्ति द्वेषभावमें नहीं वरन्‌ 
मारे गये निर्दोष व्यक्तियोंके प्रति प्रेमभावमें है। बागका दर्शन करके हम जनरल 
डायरकी' कठोरताका स्मरण नहीं करना चाहते। लोग सदासे भूल करते आये हैं। 
उनकी भूलोंको याद रखकर हम द्वेषभावनाकों पोषित नहीं करना चाहते, पर निर्दोष 
व्यक्तियोंकी यादकों भुलानेसे राष्ट्रका नाश होता है। निर्दोष व्यक्तियोंका निरफ्राध 
मारा जाना इस देशके लिए एक ऐसा अवसर है जिसका उपयोग करके वह ऊपर 
चढ़ सकता है। और जिस तरह खर्चीला व्यक्ति अपने धनको सँभालकर न रखनेके 
कारण भिखारी बन जाता है, ठीक उसी तरह जिस' राष्ट्रकें लोग ऐसी घटनाकी' स्मृति- 
को अपने मनमें सजोकर नहीं रखते वे भी भिखारी बन जाते हें। इसके विपरीत 
यदि वे इस धनका संग्रह करते हें तो अवश्य' उन्नति करते हें। पाँच सौ अथवा एक 
हजार निर्दोष व्यक्ति यदि ज्ञानपूर्वक' मृत्युका आलिगन करें तो वह देश एकाएक ऊंचा 
उठ सकता है और उसका परिणाम इतना महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है कि वह एक 
चमत्कार माना जाये। जलियाँवाला बागमें जिस तरहसे निर्दोष व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई 
है उससे हमें चमत्कारपूर्ण परिणामकी उपलब्धि भले ही न हो, लेकिन वह घटना 
हिन्दू-मुसलमानोंमें एकता स्थापित करनेमें, हिन्दुस्तानमें जाग्रति लानेमें इस युगकी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण घटना मानी जायेगी। इसलिए उसको चिर-स्मरणीय बनाना हमारा फर्ज है। 

यह विचार यदि ठीक हो तो पाँच लाख रुपया इकट्ठा करनेमें छोटे-बड़े, गरीब- 
अमीर सभी भाग ले सकते हें। एक ही व्यक्ति पाँच लाख रुपये दे दे तो अपने 
आलूस्य और निष्क्रियताकें कारण हम प्रसन्नता अनुभव करेंगे लेकिन इससे बागकी 
पविन्रवाकी कीमत कम हो जायेगी। यदि तीन करोड़ बीस' लाख व्यक्ति एक-एक 
पैसा दें तो पाँच लाख रुपया इकट्ठा हो जायेगा तथा यह बात तो संब स्वीकार करेंगे 
कि इस तरहसे इकट्ठु किये गये धनसे खरीदी जानेवाली जमीन अत्यन्त पविन्न होगी। 
यदि एक ही दिन चिंतन करनेके बाद इतने व्यक्ति अपने पैसे दें तो उसकी यह 
पवित्रता और भी बढ़ जायेंगी। 

आज ही से यह सवाल उठ खड़ा' हुआ है कि इतने धनको इकट्ठा करनेके लिए 
किस तरहकी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे धन-संग्रहका खर्चे कम हो और चोरी 
न हो । इस बातका भय पैदा हो गया है कि बागकें लिए धन उगाहनेके' बहाने लुच्चे 
लोग पैसा उगाहकर उसका दुरुपयोग करेंगे। 


व्यावहारिक उपाय 
इसका व्यावहारिक उपाय यह है कि प्रत्येक गाँवमें ईमानदार व्यक्ति पैसा 


उगाहनेके कामका बीड़ा उठा लें और वे तुरन्त उस' पैसेको मुख्य समितिकें पास भेज 
दें। परिचितकें अलावा किसी औरको पैसा कदापि न दिया जाये। परिचित अर्थात्‌ 


१. रेनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर (१८६४-१९२७ ); अमृतसर, क्षेत्रकरा कमान्डिंग ऑफीसर जिसने 
जलियाँवाला बागमें सभाके लिए एकत्रित लछोगोंकी शान्त भीड़पर गोली चलानेका भादिश दिया था; देखिए 
“ पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ”, १५-३-१९२० । 


२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जिसपर विश्वास हो वह व्यक्ति। इस परिचित व्यक्तिकों अपने गाँवके लोगोंकों तुरन्त 
हिसाब दे देना चाहिए। 
धन उगाहनंकी विधि 

धन उगाहनेवालेको किसीपर दबाव नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पूरी जानकारी 
देनी चाहिए। यद्यपि हमारा उद्देश्य पैसा-पैसा उगाहकर धन इकट्ठा करना होना चाहिए 
तथापि सब यथाशक्िति दें --यही उचित है। अमीर और गरीब एक समान दें, ऐसा 
संसारमें आजतक नहीं हुआ और न होना ही चाहिए, यह तो स्पष्ट है। लेकिन उतना 
ही करके बेठ जाता उचित नहीं है। 'अधिकस्य' अधिक फलम्‌ के न्‍्यायसे भी दें, यह 
हमारा कर्त्तव्य है। ऐसा करनेसे दूसरोंपर कम बोझ पड़ता है तथा काये भी शीक्रतासे 
सधता है। अपना भाग देकर सन्‍्तोष मान लेना कंजूसीका लक्षण है। प्रेमपूर्वक किये 
गये कार्योमें महान्‌ उदारता निहित होती है। प्रेममें किसी कार्यकों तराजूपर तोलनेकी 
गुंजाइश नहीं होती और जहाँ होती है वह प्रेम, प्रेम नहीं है। वह तो व्यापारिक 
वृत्ति है। यहाँ व्यापारिक वृत्तिके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यह रकम हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई और पारसी सब लोगोंसे उगाही जायेगी। मुझे ,उम्मीद है कि 
' तबजीवन के पाठक इस पवित्र कार्यमें अपना हिस्सा देंगे। उन्हें -इस बातकों 
ध्यानमें रखना चाहिए कि तुरन्त छः लाखकी राशि एकत्रित करनी' है। 

समितिकी रिपोर्ट 

बाइसराय महोदयको हंटर समितिकी' रिपोर्ट माचेके पहले हफ्तेमें मिलेगी, यह 
समाचार हमने समाचारपत्रोंमें पढ़ा है। हमारी समितिकी' रिपोर्ट तुरन्त ही प्रकाशित 
होनी चाहिए,' गवाहियाँ प्रायः छप चुकी हैं। इस कार्यकी जिम्मेदारी श्री जयकरने 
ली' है। रिपोर्ट लगभग तैयार है। रिपोर्टकी जाँच करवे और उसे पास करनेके लिए 
१९ तारीखको काशीमें समितिके सदस्योंकी' बैठक होनेंवाली है और यह आशा की 
जाती है कि रिपोर्ट २० फरवरीकों पास होकर छपनेके लिए भेज दी जायेगी। रिपोर्टकी 
छपाईपर भारी' खर्चे आयेगा, तथा रिपोर्ट और गवाहियोंकों मिलाकर एक प्रतिकी 
कीमत आठ रुपये होगी। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १५-२-१९२० 


१. यह समिति बम्बई, दिल्ली और पंजाब प्रान्तोंमें अप्रैल महीनेमें हुए उपद्रवोकी जाँच करनेके 
लिए भारत सरकार द्वारा २४ अक्तूबर, १९१९ को नियुक्त की गई थी । समितिने सरकारको अपनी 
रिपोर्ट ८ माचंको पेश की थी और यह २८ भई, १९२० को प्रकाशित की गईं थी । 

२. पंजाबमें हुए उपद्रवोंकी जोचके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त उप-समिति । 

३. यह २७ मार्च, १९२० को प्रकाशित हुईं थी । देखिए “ पंजाबके उपद्र्वोके सम्बन्धमें कांग्रेसकी 
रिपोर्ट ”, २७-३-१९२० । 

४. मुकुन्दराव रामराव जपकर (१८७३-१९०९ ); बम्बईके वकील और उदार दलीय नेता; 
पूना विश्वविद्याल्यके उप-कुलपति । 

७, भो० क० गांधी, चित्तरंजन दास, अब्बास एस० तैयबजी । 


२४. पत्र : एस्थर फेरिगको 
बृहस्पतिवार [१२ फरवरी, || १९२० 


रानी बिटिया, 


सुबह मुँह धोते समय मुझे तुम्हारा तथा महादेवका ही' ध्यान सबसे अधिक 
आया। मेंने तुम्हें अहमदाबादमें रोक रखा है।' परन्तु क्या मेंने यह ठीक किया है 
यदि तुम्हारा स्वास्थ्य और गिर गया तो में तो कहींका नहीं रह जाऊँगा। इसलिए 
में चाहता हूँ कि तुम मेरा इन्तजार सिर्फ तभी करो जब तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा-बहुत 
भी ठीक रहे। अन्यथा तुम्हारे मद्राससे लौटनेपर ही हम मिलेंगे। महज इसलिए ठहरना 
अनिवार्य न समझो कि मेंने वेसी इच्छा' व्यक्त की है। शुद्धतम स्नेह व्यक्त करना 
तलवारकी धारपर चलनेके समान है। मेरा मुझमें कुछ नहीं; जो कुछ है सो तोर,' 
ऐसा कहना तो सरल है, किन्तु इसपर आचरण करना बहुत कठिन है। हम कभी नहीं 
कह सकते, यहाँतक कि जब हमें लगता है हम पूर्ण रूपसे प्रेममय हे तब भी नहीं कह 
सकते कि इस समय हममें स्वार्थ नहीं है। इसपर में जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना 
ही मुझ अपनी बहुधा कही हुई बातकी सत्यता भासित होती है। प्रेम और सत्य एक 
ही सिक्‍केके दो पहल हूँ। दोनों ही का आचरण अत्यन्त कठिन है और केवल ये ही 
दो चीजें हैं, जिनके लिए जीनेमें जीवनकी सार्थकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवानके 
बनाय सभी जीवोंसे प्रेम नहीं करता ,तो वह सत्यपरायण नहीं हो सकता; अतएव 
सत्य और प्रेम त्यागके पूर्ण स्वरूप हे। इसलिए में ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा कि में और 
तुम, दोनों इस सत्यको अच्छी तरह समझ सकें। 


तुम्हारा, 
बापू 

| अंग्रेजीसे | 

साई डियर चाइल्ड 


,१ और २, देखिए “पत्र: एस्थर फेरिंगको ”, १०-२-१९२० । 
३, “नन ओऑफ सेल्क, ऐंड ऑल ऑफ दी ” । 


२५. पत्र: नरहरि परीखको 


लाहौर 
बृहस्पतिवार [१२ फरवरी, १९२०]! 


भाईश्री नरहरि, 


तुम्हारे पत्र नियमपूर्वकं आते रहते हें। इनसे मुझे बहुत शान्ति मिलती है। भेरे 
पत्नोंको, तुम्हारी इच्छा हो, तो ही, महादेवकों पढ़वाना। फाड़कर फेंकना चाहो तो फाड़ 
डालना । 
में वहाँ २३ तारीखको आनेकी' उम्मीद करता हँ। २२ तारीखको भी पहुँच 
सकता हूँ। डाक्टरका' पत्र भेजकर ठीक ही किया। 

दीपक रोटी' और गुड़के' अलावा दाल-सब्जी आदि भी खाता है या नहीं? वह 
अपने मामाके यहाँ फिर कभी गया था या नहीं ? उसे प्रत्येक रविवारकों जानेका न्‍्यौता 
मिला हुआ है। इस रविवारकों तुम्हीं पदछ साथ ले जाओ तो ठीक होगा। 

एस्थरकी दशा शोचनीय है। 


बापके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८७) की फोटो-तकलसे । 


२६. पत्र: नरहरि परोखको 
[१३ फरवरी, १९२० [ 


भाईश्री नरहरि, 


तुम्हारे पत्रोंमें दो बातोंका उत्तर देना बाकी रह जाता है। दीपकको लछानेसे 
तुम्हारा काम बढ़ गया है, यह बात सही है। यह भी सच है कि इससे तुम्हारे काममें 
विघष्न पड़ेगा। तथापि गुजराती भ्राषा-भाषीके अतिरिक्त किसी औरको न लेनेके 
नियमका पालन करनेमें मुझे दिक्कत दिखाई देती है। दीपक जिन शर्तोंकों मानकर 


१. पंजाबकी अपनी तीन सप्ताइकी यात्राके पश्चात्‌ गाँवीजी २२ फरवरी, १९२० को भद्दमदाबाद 
पहुँचे थे । लाहोरमें बिताये अन्तिम बृहस्पतिवारकों पद्दी तारीख पढ़ती थी । 

२, सम्मवतः: डाक्टर जीवराज मेहता । 

३. सरलादेवी चोधरानीका छड़का । जनवरी १९२० को वह आश्रमके स्कूलमें दाखिल हुआ था । 

४. जेसा कि पत्रमें बताया गया है, गांधीजीने यह पत्र सरगोथासे लिखा था, जहाँ वे अपनी पंजाब 
यात्राके दौरान इस तारोखकों गये थे । 


पत्र : न'रहरिं परीखको ३१ 


यहाँ आया है उन्हें मानकर कोई आये तो उसे हम इनकार कैसे कर सकते हें 
-- यह बात मेरी समझमें नहीं आती। इसके बावजूद तुम जो चाहोगे में उसे ही 
मान लूगा। अन्ततः कार्यका भार तो तुमपर ही है। इसलिए तुम्हारे वाक्यको में अपना 
कानून मानूगा। किन्तु मुझे जो कहना होगा सो तो कहूँगा। जिस बच्चेको अपने 
आश्रमके स्क्लमें भर्ती करें उसे अन्ततः गुजरातीके माध्यमसे ही शिक्षा लेनी होगी 
इस' सूत्रकों में बिलकुल स्वीकार करता हूँ। दीपकके सम्बन्धमें मेने यह नहीं कहा' है 
कि उसे बँगलाकी मार्फत शिक्षा दी जाये। मेंने तो यह चाहा कि अगर हम उसकी 
बंगला भाषाके लिए कुछ प्रबन्ध कर सकते हों तो करें। यह बात तो दीपकपर ही 
लागू मानता हूँ। दीपककी स्थितिका दूसरा कोई लड़का तो देशमें है नहीं, जिसे 
हमारे पास' आना पड़े। सरलादेवी एक ही बंगालिन हें जिन्होंने पंजाबीसे विवाह किया 
है और अपने बच्चेकी मातृभाषाकों बनाये रखनेका आग्रह करती हें। इस तत्त्वका 
पोषण किया जाना चाहिए। तुम सब अर्थात्‌ तुम, काका आदि बँगला जानते हो और 
अभी तो मणीन्‍न्द्र वहाँ है, इसीसे मेंने इच्छा की थी कि दीपक अपना बँगलाका अभ्यास! 
जारी रखे। 

दूसरी बात, दीपकके पत्र लिखनेके एक निश्चित समयके सम्बन्धमें : इस बारेमें 
मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अपने विचार व्यक्त करनेमें उतावली दिखाई है। 
नियमित रूपसे पत्र लिखनेका काम यान्त्रिक ही होना चाहिए। जो भी वस्तु स्वाभाविक 
-- हादिक --- हो जाती है वह यान्त्रिक ही होती है। महादेवको तुम दो बजे फलोंका 
रस देते हो, उस क्रियामें तुम ऐसे तल्‍लीन हो जाते हो कि वह क्रिया यान्त्रिक हो जाती 
है। यान्त्रिक के दो अर्थ हें। एक वह जो मूढ़ दशामें यंत्रकी भाँति किया गया 
अथवा हुआ हो; दूसरा वह जो यब्त्रकी तरह नियमपूर्वक किया गया अथवा हुआ हो। 
पहला त्याज्य' है दूसरा ग्राह्म है। अपनी माताके प्रति दीपकका उज्ज्वल प्रेम हो तो 
पत्र लिखना अच्छा है, यह जाननेके बाद उसके लिए अमुक' समय' निर्धारित करके 
और उसे पवित्र समझक'र वह उसका पालन जरूर करेगा। हररोज एक ही समयपर 
हृदयसे किया गया गायत्रीका पाठ जितना फलीभूत होता है उतना नियम बिना रोज 
अथवा किसी भी समयपर किया गया पाठ फलीभूत नहीं होता। नियममें ही जीवनका 
उत्कर्ष है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास इसके बारेमें कहनेको कुछ बाकी नहीं 
बच रहता। लेकिन अगर रहता हो तो मिलनेपर समझाना अथवा मुझे काशीके' पते- 
पर लिखना। 

आज सरगोधामें हँँ। कल लाहौर और परसों रविवारको काशीकी ट्रेनमें। महा- 
देवसे मेने कल माफी माँगी है। मेरा हेतु तो अत्यन्त शुद्ध था। मेंने जिसः समय यह 
पत्र लिखा थां उसः समय “कामये दुःखतप्तानाम्‌ प्राणिनामातिनाशनम्‌ ” इलोकका 
स्मरण किया था। सबके दुःख एक जैसे ही हें--एऐसी कल्पना तो मेंने नहीं की 
थी। में उनके दुःखसे दुखी होता रहता था और उसकी दवा करता रहता था। 
हमारी भावनाएँ कितनी जटिल होती हैँ और हमारी तपदचर्या कितनी अल्प है, 


१. गांवीजी १६ फरवरीसे छेकर २१ फरवरी, १९२० तक बनारसमें थे । 


३२ ह सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
इसका ध्यान मुझे महादेवके दुःखसे हुआ। महादेवने तो अपने दुःखको हँसकर धो 
डाला यह उसकी अच्छाई है। 

बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११८८९) की फोटो-नकलरूसे। 


२७. भाषण : सरगोधामों 


१३ फरवरी, १९२० 


« » महात्माजी ढाई बज जनताके समक्ष आये। उस समय उन्होंने आर्थसमाज- 
भवनमें नगरकी महिलाओंके बीच एक छोटा-सा भावण देते हुए कहा कि आप लछोगों- 
को हमेशा सभामें आनेके पश्चात्‌ शान्त रहना चाहिए और जो-कुछ कहा जाये उसे 
ध्यानसे सुनना चाहिए। आप लोगोंको सुत कातना चाहिए। इसके बाद वे नगर 
निगमके उद्यानगी ओर चर पड़। . . . 

« » महात्माजी थोड़ी ही देर बोले, जिसमें उन्होंने सेवामें भरतीके उन आपत्ति- 
जनक तरीकोंका संक्षिप्त रूपसे जिक्र किया, जिन्हें महायुद्धके दिनोंमें इस जिलेके कुछ 
अधिका रियोंने अपने उत्साहातिरेकमें अपनाया था। उन्होंने कहा कि कुछ रोग गलतीसे 
यह समझ बेठे हें कि साथ खाने-पीनसे ही विभिन्न समुदायोंके बीच पारस्परिक प्रेम 
उत्पन्न हो सकता है, परन्तु यह धारणा गरूत है। प्रेम हृदयका गुण है, इसलिए यह 
एक-दूसरेके दुःख-सुखमें सम्मिलित होकर, स्वधर्मका परित्याग किये बिना ही, उत्पन्न 
और परिव्धित किया जा सकता है। सभामे सम्मिलित होते समय श्रोताओंको कठोर 
अनुशासनका पालन करना चाहिए। चूँकि हमारा देश संसार-भरमें सबसे अधिक गरीब है 
-- जहाँ प्रति व्यक्ति औसत वाषिक आय २४ या २५ रुपयेसे ज्यादा नहीं हे -- इसलिए 
स्वदेशीको प्रोत्ताह॒व दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि हमारे देश्में 
प्रतिवर्ष बाहरी देशोंसे ६० करोड़ रुपयेका तो केवल कपड़ा ही आया करता है, इस- 
लिए हमें सुत कातना और कपड़ा बुनना चाहिए। 

[ अंग्रजीसे ] 
द्विब्यन, २२-२-१९२० 


२८, अपील : जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके लिए 


अमृतसर 
ः १४ फरवरी, १९२० 


जनताको यह सूचित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछली कांग्रेस 
हारा पास किये गये प्रस्तावके अनुसार जलियाँवाला बाग राष्ट्रके लिए अब हासिल 
कर लिया गया है। कांग्रेसकी इच्छाओंको पूरा करनेके लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ताओंकी 
एक समिति नियुक्त की गई थी । क्रय-मूल्य अन्तिम रूपसे ५,४०,००० (पाँच लाख 
चालीस हजार) रुपये निश्चित किया गया है, जिसमें खर्चा भी शामिल है, और यह 
रकम इसी माहकी ५ तारीखसे लेकर ३ महीनेके अन्दर विक्रेताओंको अदा कर देनी' है। 
अमृतसरकी राधाकिशन रामकिशन फर्मके मालिक लाला दीवानचन्दको कोषाध्यक्ष और 
अमृतसरके लाला गिरधारीलारूको कोषका मन्त्री नियुक्त किया गया है। अमृतसरके 
सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बेंक, पंजाब ऐंड सिन्ध बेंक और इलाहाबाद 
बेंकमें हिसाब रखा जायेगा। चन्दे, इनमें से किसी बेंकको या उनकी शाखाओंकों सीधे 
भेजे जायें और भेजनेकी सूचना कोषाध्यक्ष या मन्त्रीकों दे दी जाये। कोषाध्यक्ष 
और मन्त्रीके हस्ताक्षरोंसे युक्त एक औपचारिक रसीद प्रत्येक दानदाताकों भेज दी 
जायेगी। इस मामलेमें प्रदर्शित किये गये उत्साहको राष्ट्रकी इच्छाका सूचक मानते 
हुए हम भरोसा करते हें कि दान देनेवाले लोग बिना व्यक्तिगत आग्रह-अनुरोधकी 
प्रतीक्षा' किये ही अपना चन्दा भेज देंगे। यद्यपि कमसे-कम ६ लाख रुपयेकी जरूरत 
है, परन्तु हमारा लक्ष्य दस छाखतक संग्रह करनेका है; अगर इतना नहीं कर सके 
तो कुछ कममें भी काम चल जायेगा। यद्यपि हम अभी किसी अन्तिम निष्कर्षपर नहीं 
पहुँचे हें, पर फिलहाल हमारा विचार बागकों एक उद्यानके रूपमें बदल देनेका है, 
जिसमें एक सादा-सा स्मारक खड़ा कर दिया जायेगा और इस स्मारकपर कुछ उपयुक्त 
वाक्य खुदे रहेंगे, जिनसे मृतकोंकी स्मृति स्थायी बन सके और हिन्दू-मुस्लिम एकताकी 
याद ताजा होती रहे। उसपर एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा, जिससे किसीके प्रति 
कटुता या हेष उत्पन्न हो या उसे प्रोत्साहन मिले । इस प्रकारके वाक्योंके सम्बन्धमें 
तथा जमीनका उपयोग किस तरहसे हो, इसके बारेमें हम सुझाव आमन्त्रित करते हें। 
हमारा खयाल है कि इसका उपयोग एक राष्ट्रीय तीयेस्थछकी तरह किया जाना चाहिए। 
हम कुछ लोगोंके इस कथनका जोरदार शब्दोंमें खण्डग करना चाहते हें कि इस 
स्मारकका उदेदय अंग्रेजोंके और हमारे बीव कटुताकों स्थायी बनाना है । हम ऐसी 
किसी इच्छाकी कल्पना भी नहीं कर सकते, परन्तु हम इसे अपना परम कत्तेव्य मानते 
हैं कि १३ अप्रैठके उस मनहुस दिन जो कई सौ निर्दोष व्यक्ति गोलीसे मौतके घाट 


१. लाछा गिरधारीछालऊ, पंजाब चेम्बर ऑफ कॉमसके उपाध्यक्ष तथा अमृतसर फ्छोर ऐंड जनरल 
मि्सके प्रबन्ध निदेशक । 


१७- रे 


३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उतार दिये गये थे, उनकी यादगार किसी-न-किसी रूपमें ताजी और स्थायी बनाये रहें। 
यह एक राष्ट्रीय महत्त्वकी घटना थी, जिसे विस्मृत नहीं होने दिया जा सकता; और 
हम इस नतीजेपर पहुँचे कि इस उद्देश्यको पूरा करनेका इससे बेहतर तरीका और कोई 
नहीं होगा कि निर्दोष लोगोंके रक्‍्तसे रंजित इस पवित्र स्थलकों लेकर उसका कुछ 
वैसा उपयोग किया जाये, जैसा हमने ऊपर सुझाया है। हम विश्वास करते हें कि दल 
आदिका खयाल किये बिना सब लोग, जिनमें अंग्रेज भी शामिल हें, स्मारकके लिए 
चन्दा देंगे और समितिकें निवेदवका उत्तर अभिलेख तथा बागके इस्तेमालके सम्बन्धमें 
अपने सुझावोंके रूपमें देनेकी कृपा करेंगे। 
मो० क० गांधी 
मदनमोहन मालवीय 
मोतीलाल नेहरू 
श्रद्धानन्द 
हरकिशनलाल 
किचल 
गिरधारीलाल 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे क्ॉनिकल, १६-२-१९२० 


२९. पंजाबकी चिटठो - १२ 


लाहोरसे लौटते हुए रास्तेमें 
माघ बदी ११ [१५ फरवरी, १९२० | 


गुजरात 


पंजाबम गुजरात नामक एक जिला है, उसमें गूजरात मुख्य गहर है। सन्‌ 
१८४९ में जो सिख-युद्ध हुआ उसमें गुजरातकी लड़ाई प्रसिद्ध है। जिस मैदानमें लड़ाई 
हुई थी मेने उस मंदानकों भी देखा। इस' जिलेमें भी मार्शल लॉ लाग किया गया 
था; इसीसे में इसे देखने गया था। यात्राके दौरान श्रीमती सरलादेवी ' साथ थीं। 

गुजरातके पास जलालूपुर जट्टाँ नामक एक छोटा-सा गाँव हैं; हमें वहाँ भी जाना 
था। उसे केवल बुनकरोंका गाँव कहा जा सकता है। वहाँकी' स्त्रियाँ कातती हैँ और 
मद बुनते हें। वहाँकी एक छोटी-सी' गलीको लोगोंने हाथसे बने कपडोंसे सजा रखा 
था। य कपड़ मात्र सफद खादीके न थे, वरन्‌ खादीकों छाल रंगसे रँगकर उसमें 


१. अप्रैलले जून १९१९ तक । 
२. पंडित रामभजदत चोपरीकी बर्म-पत्नी तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी भानजी । वे और उनके पति 


१९११ में गांवोजीके अनुयायी बन गये थे और उन्होंने अपने पुत्र दीपककों सावरमती आश्रमर्म शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिए भेजा था 


पंजाबकी चिट्ठी - १२ ३५ 


रेशमसे काम किया गया था । ऐसे वस्त्रोंको यहाँ लोग फूछकारी ' कहते हैं । इनमें 
सुन्दर बेल-बूटे कढ़े हुए होते हें, इससे वे आँखोंकों प्रिय लगते हें। विवाहके अवसरपर 
वर-वधूको ऐसी फुलकारी भेंट की जाती हैं और वह बहुतसे परिवारोंमें सँभालकर 
रखी जाती है। बहुत सारी स्त्रियाँ फुलकारीके दुपट्रे ओढ़े हुए दिखाई देती ह। 
आजकल लोग इसके पर्दे भी बनाते हें। मेरे बैठनेके लिए जो प्रबन्ध किया जाता 
है उसमें भी में ज्यादातर इस फुलकारीको देखता हूँ। उसके पीछे निहित प्रेम मुझे 
आनन्द प्रदान करता है। 

फुलकारीके कपड़ोंसे भरे बाजारकों देखकर मुझे दुःख भी हुआ। मेरा हृदय भर 
आया। वह सुन्दर कला' और हिन्दुस्तानकी खुशहालीका बड़ेसै-बड़ा साधन लगभग 
समाप्त होनेकी स्थितिपर आ पहुँचा है, इस विचारने मेरे हृदयको दुःखसे भर दिया। 
ऐसी फुलकारीमें में जो शोभा, पवित्रता और पैसेकी बचत देखता हूँ वह सब मुझे 
विलायतकी बनी साड़ियोंमें दिखाई नहीं देती। कातनेमें हिन्दुस्तानके घरोंकी बरकत 
है। उस धन्धेके चले जानेसे बरकत खत्म हो गई है। 

गुजरातमें, यद्यपि कमिश्नरने मार्शल लॉ लगाये जानेकी माँग नहीं की थी, 
लेकिन फिर भी जब वह लगाया गया तो उन्होंने तार द्वारा पुछवाया कि कहीं यह 
बम्बई प्रदेशके गुजरातके लिए तो नहीं है। इतना निर्दोष था पंजाबका यह गुजरात। 
वहाँ क्या हुआ, यह तो में लिखना नहीं चाहता। लेकिन हंटर समितिके सम्मुख 
उपर्युक्त बात आ चुकी है, इसीसे में यहाँ उसका जिक्र कर रहा हूँ। 


सरगोधा 


गुजरात एक रात रहनेके बाद हम सरगोधा गये। सरगोधा एक नया बसा हुआ 
गाँव है। नहरोंके समीप ऐसे कितने ही गाँव बसे हुए हें। यह गाँव शाहपुर जिलेमें 
है। वहाँ जानेका उद्देश्य रंगरूटोंकी भरतीके समय लोगोंकों जो तकलीफ सहनी पड़ी, 
उसकी जाँच करना था। सरगोधामें हम रातको पहुँचे। लेकिन रातके दस बजे भी 
लोगोंका उत्साह कम नहीं हुआ था। [ निकटस्थ | गाँवोंसे हजारों व्यक्ति आये थे और 
सारे बाजारमें असंख्य बत्तियाँ दिखाई देती थीं। 
शाहपुर जिलेके लोग दूसरे जिलोंके लोगोंसे भिन्न प्रकारके दिखाई दिये। वे 
दरीरसे कहावर होते हुए भी अल्पबुद्धि, भोले और अज्ञानी हें। सिपाहीसे बहुत 
डरते हैँ और अपनी रक्षा करनेमें बिलकुल असमर्थ हेँ। ज्यादातर ये लोग मुसलमान 
है' लेकिन लगता है भुखमरीके कारण कुम्हला गये है। नहरोंकी खुदाईसे उनमें भुखमरी 
तो बहुत कम हो गई है लेकिन लोगोंको सावंजनिक जीवनकी तनिक भी शिक्षा न 
मिलनेके कारण वे असहाय ही रह गये हैं। 
मलकवाल 


स'रगोधासे हम मलकवाल गये। मलकवाल गुजरात जिलेका एक शहर है; बड़ा 
जंकशन स्टेशन होनेके कारण यह प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ भी माशेल लॉ लागू किया 


१, मूलमें यद्दाँ “ फुलवारी ” है, सद्दी शब्द “फुछकारी ' द्वी है । 


३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गया था। मलकवालके लोगोंको इतना अधिक दबा दिया गया है कि नेताओंमें हमें 
निमन्त्रित करनेकी हिम्मत न थी। लेकिन जनता और नेताओंके बीच इस समय पूरा 
मेल नहीं है। इसलिए जब लोगोंको खबर मिली तब वे इतनी ज्यादा संख्यामें आये 
कि सारा स्टेशन ही भर गया और आसपासके गाँवोंसे इतने लोग आये कि शान्ति 
रखना मुहिकल हो गया। लेकिन नेता लोग तो डरके मारे दूर ही रहे। मलकवालमें 
रातकों रहना था। सबेरे आसपासके गाँवोंके स्त्री-पुरुषोंने बाजे बजाते हुए आकर हम 
सबको जगा दिया और लोगोंकी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि शान्तिसे बैठकर 
बातचीत करना अथवा [घटनाओंकी | जानकारी लेना असम्भव हो गया। अन्तमें में 
लोगोंकों निकटके मेदानमें छे गया और वहाँ सभा की; तभी कुछ शान्ति मिल सकी। 
इस तरहकी सब सभाओंमें यद्यपि हजारों व्यक्ति होते हें तथापि अध्यक्ष और भाषण 
करनेवाला व्यक्ति सिर्फ में ही होता हूँ, अथवा ऐसा कहूँ कि कोई भी अध्यक्ष नहीं 
होता । दिन प्रतिदिन इन सभाओंमें स्त्रियोंकी उपस्थितिमें वृद्धि होती दिखाई देती 
है। मलकवालसे ११ बज हम लालामूसा के लिए रवाना हुए। 


सार्गके दृध्य 


यह मुख्य लाइनपर जंकशन स्टेशन है और मलरकवालसे ढाई घंटेका रास्ता है। 
बीचमें चार-पाँच स्टेशन आते हें। इन .स्टेशनोंके दृश्योंका वर्णन करना असम्भव है। 
लगभग प्रत्येक स्टेशनपर ट्रेन कुछ ही मिनटोंके लिए रुकती थी फिर भी सैकड़ों व्यक्ति 
-- पुरुष और स्त्रियाँ-- इकट्ठे हो जाते थे। बीचमें बाहुद्दीन नामक एक स्टेशन है। 
यह गाँव अपेक्षाकृत बड़ा कहा जा सकता है। स्टेशनके आसपास जहाँतक मेरी नजर 
जाती थी बहाँतक स्त्री-पुरुष नजर आते थे और स्त्रियाँ मुझसे मिलनेके लिए पुरुषोंके 
संग होड़ कर रही थीं। प्रत्येक स्थानपर स्त्रियोंके अपने हाथके कते सूतका प्रसाद मुझे 
मिलता था। छेकिन धींगा नामका एक स्टेशन जहाँ ट्रेन पाँच-सात मिनट झुकी 
होगी, वहाँका दृश्य तो मुझे अद्भुत लगा। स्त्रियाँ पुरुषोंके पीछे खड़ी थीं; वहाँसे वे 
एकके बाद एक सूतके गोले अथवा गुच्छियाँ फेंकती जाती थीं और ट्रेनमें बैठे हुए हम 
लोग तथा बीचमें खड़े व्यक्ति उनको लूपक लेते थे। स्त्रियोंकी भावनाओंकों में समझ 
सका था और मेरा हृदय हर्षसे भर उठा था। इतनी सारी स्त्रियाँ मेरे प्रति अद्भुत 
प्रेम किस कारण व्यक्त करती हें इस प्रशनका उत्तर मुझे धींगा स्टेशनके इस चमत्कारसे 
मिला। मेरी दृढ़ मान्यता है कि पंजाबकी स्त्रियाँ मेरे सन्देशकों समझ गई हें। उन्हें 
इस बातका आभास हो गया है कि स्वदेश्षीमें सिर्फ हिन्दुस्तानका पैसा बचानेकी ही 
बात नहीं है, उसमें स्त्रियोंके शीलकी रक्षा है, ईश्वर-भक्ति है और उसमें हिन्दुस्तानकी 
मुक्ति है। और फिर स्त्रियाँ सत्याग्रहके निर्दोष सन्देशकों अनायास ही अपनी प्रेरणा- 
दक्तिसे बिना समझाये ही समझ गई हें और इससे उन्हें भारी शान्ति और आदइवासन 
मिला है। वे यह मानती हूँ कि यदि मेरे सन्देशपर हिन्दुस्तान अमल करे तो हिन्दु- 
स्तानमें और हिल्दुस्तानकी मार्फत जगतमें शान्तिका प्रसार हो तथा सत्ययुगका प्रवेश 
हो। यह सब इस युगमें हो अथवा न हो, तो भी ये दोनों वस्तुएँ श्रद्धापूर्वक प्रयत्न 
करने जैसी हैं, यह बात स्त्रियाँ समझ गई हे और इसी कारण वे निर्भयतापूर्वक 


पंजाबकी चिट॒ठी - १२ ३७ 


उत्तरोत्तर अधिक संख्यामें मेरे पास आती जाती हें। अपनी इस यात्राके दौरान मुझे 
यह विश्वास हो गया है और यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्त्रियाँ यह सब 
देखकर हर्षोन्मत हो गयी हें कि हम अपने विरोधीके साथ प्रेमपृर्वक, बिना किसी द्वेषके, 
लड़ सकते हैं, अधिकारियोंकों निर्भयतापूवंक उनके दोष बता सकते हें और अधि- 
कारियोंको उन्हें सुनना पड़ेगा। 

में चाहता हूँ कि इससे पाठकगण यह न समझें कि में आत्मइ्लाघा कर रहा 
हूँ। मेने हंटर समितिको अपनी अपूर्णताके सम्बन्धमें जो उत्तर दिया है! वह मात्र मेरी 
विनयका सूचक नहीं था। यह उत्तर अक्षरश: सही था। मेने कहा था कि में सम्पूर्ण 
सत्याग्रही होनेका दावा नहीं कर सकता। सम्पूर्ण संत्याग्रही होता तो इस वाक्यकों 
लिखतेकी भी मुझे जरूरत न रहती और इस बातका भय भी नहीं रहता कि कहीं 
मुझपर आत्मइलाघाका आरोप न छगाया जाये। मेने कभी किसी समय भी अपनी 
प्रशंसा नहीं की है, यह दावा करनेका साहस भी में नहीं कर सकता। लेकिन पाठकोंसे 
उनके मनमें सत्यके प्रति, स्वदेशीके प्रति पूर्ण दिलचस्पी पैदा करनेंकी खातिर में ज्ञान- 
पूर्वक तथा सावधानी बरतते हुए इतना कहनेकी अनुमति लेता हूँ कि पंजाबकी स्त्रियों- 
का यह अलौकिक भाव मेरे व्यक्ति-रूपके प्रति नहीं है, वरन्‌ उन्हें मुझमें जिस सत्यके 
दर्शन हुए हे तथा भेरे द्वारा उन्हें स्वदेशीके जिस सीधे-सादे स्वरूपकी प्रतीति हुई है 
उसीसे वे अब मेरे प्रति आकर्षित हो गई हें। पुरुषोंका प्रेम भी कुछ कम नहीं है, 
लेकिन इस प्रेमकी निर्मछताके सम्बन्धर्में मुझे सन्देह है। उनमें से कुछ तो मेरे प्रति 
इसलिए प्रेम-भाव रखते हें कि में सरकारके विरुद्ध लड़नेवाला हूँ, कितने ही लोग 
यह मानते हे कि यद्यपि में कुछ कहता नहीं हूँ तथापि हेष-भावसे खूब भरा हुआ हूँ, 
अलबत्ता इस भावको कार्यकुशल होनेके कारण ही छुपाये रखता हँ। कुछेक लोगोंकी 
यह मान्यता है कि मुझमें संघर्ष करनेकी शक्ति तो काफी है, लेकिन बुद्धिका अभाव 
होनेके कारण में मूर्ख हूँ; तो भी मेरी शक्तिका उपयोग करता और उसकी हृदतक 
मेरे प्रति पर्याप्त प्रेम-भाव दिखाना अनुचित नहीं है। बाकीके लोग स्वयं सत्यः और 
स्वदेशीके प्रेमी होनेके कारण तथा यह मानकर कि इन दोनों विषयोंके सम्बन्धमें में 
उनकी अपेक्षा' अधिक अनुभव रखता हूँ, मेरे प्रति निर्मल प्रेम रखते हें। इस' तरह 
अपने इस सन्देहके कारण कि पुरुषोंका भाव मिश्रित प्रकारका है जब अनेक व्यक्ति 
मेरे चारों ओर घिर जाते हूँ तब में उलझनमें पड़ जाता हूँ, घबरा जाता हूँ; और 
मुझे यह भय बना रहता है कि कहीं वे और में दोनों मिलकर कोई अनर्थ न कर 
बैठें। लेकिन स्त्रियोंके बारेमें तो मेरे मनमें, स्वप्नमें भी यह भाव उत्पन्न नहीं होता। 
वे मुझसे एक ही भावनासे मिलना चाहती हें, इसलिए हजारोंकी संख्यामें उनकी उप- 
स्थिति मुझे शान्ति प्रदान करती है, सत्याग्रह और स्वदेशीके प्रति मेरी श्रद्धामें वृद्धि 
कर, मेरी दृढ़ताको और भी दृढ़ करते हुए, मुझे और भी अधिक उत्साहित करती हें 
तथा' अपने कायेंमें मुझे और भी अधिक प्रवत्त करती हें । यदि में पुरुषोंमें भी स्त्रियोंके 
जैसा ही निर्मेल भाव स्फूरित कर सकूँ तो एक वर्षके भीतर ही हिन्दुस्तान कितना 


१, ९ जनवरी, १९२० को अहमदाबादमें इंटर-समितिके सम्मु्ष गवाददी देते समय । 


३८ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय' 


उन्नत हो जायेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती और तब स्वराज्य तो हस्ता- 
मलकवत्‌ हो जायेगा। 
श्रीमती सरलादेवीकें एक मुसलमान नौकरने उनसे कुछ बात कही, और उन्होंने 

मुझसे कही । उसको यहाँ प्रस्तुत करते हुए तथा पाठकोंसे उसपर मनन करनेका अनु- 
रोध करते हुए में इस चिट्ठीको समाप्त करूँगा। सरलादेवीको अनेक स्त्री-पुरुष माताजी 
कहकर सम्बोधित करते हे। उस' नौकरने कहा: “माताजी, महात्माजी सब स्त्रियोंके 
सामने जो चरखा कातनेकी बात करते हे सो बिना सोचे-समझे नहीं करते। वे तो 
ईइवरभक्त हें और यह मानते हें कि उसके द्वारा हिन्दुस्तानकी स्त्रियाँ अपने धर्मकी 
रक्षा कर सकती हें, यह सत्य है इसीसे वे ऐसा करते हैं। ” श्रीमती सरलादेवीने यह कहते 
हुए कि यह नौकर भक्‍त और भला व्यक्ति है स्वदेशी सम्बन्धी उसके विचारोंकों भेरे 
सम्मुख रखा। अज्ञानी कहा जानेवाला पुरुष भी इतना समझदार हो सकता है, यह 
देख सरलादेवी चकित हो गईं। मुझे खुशी तो हुई लेकिन आइचय नहीं हुआ। अज्ञानी 
कहलानेवाले पुरुषोंके पास मेंने ज्ञानका जितना भण्डार देखा है और उनसे में जितना 
ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ उतना मुझे किसी औरसे नहीं मिला है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २२-२-१९२० 


३०. पत्र; एल० फ्रेंचको 


२, मुजंग रोड 
लाहोर 
१५ फरवरी, १९२० 
प्रिय श्री फ्रेच, 

में अभी-अभी सरगोवासे लौटा हूँ। वहाँ मेंने अनेक व्यक्तियोंके मुखसे उस' अत्या- 
चारकी कहानी सुनी जो उनपर भरतीके दिनोंमें तहसीलदार नादिर हुसैन शाह, जिसकी 
१९१८में नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई,' तथा अन्य अधिकारियोंने किया था। में 
समझता हूँ कि गत युद्धेके दौरान भरतीके लिए कुछ असामान्य प्रयत्न करना जरूरी 
था, और किसी-त-किसी तरहका नैतिक दबाव भी अवश्यम्भावी था। मेरा यह भी 
खयाल है कि छोटे अधिकारियोंमें कुछ हृदतक उत्साहातिरेक होना ही था, और. . . * 
परन्तु जो कहानियाँ मुझे कई गवाहों--स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों -- ने 
बार-बार सुनाई है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और मुझे पूरा भरोसा है कि 

लोगोंपर जो जुल्म किये गये, उन्हें श्रीमानर माफ करना नहीं चाहेंगे। 


१. देखिए “पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ”, २०-३-१९२० । 
२. इसके बाई अंग्रेजीमें जो शब्द आये हैं, उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निक्रता । 
३. पंजाबके लेपिटनेंट गवनैर । 


पत्र : एल» फ्रेंचकों ३९ 


मेरे सामने जो वक्‍तव्य दिये गये हें, उनसे प्रकट होता है कि ग्रामीणोंकोीं बड़ी 
संख्यामें एक साथ बुलाया गया और अमानवीय यातनाएँ देने और तरह-तरहसे बेइज्जत 
करनेकी धमकी देकर उनसे कहा गया कि अपने बेटोंको, यदि वे सेनामें भरती होनेकी 
उम्रके हें तो, भरती कराओ। कहा जाता है कि इसके लिए आदमियोंको नंगा किया 
गया, उनके चूतड़ोंपर कोड़े छगाये गये और कोड़े लगाते समय उन्हें काँटोंपर झुकाये 
रखा गया। और फिर औरतोंको इस तरहसे अपमानित किये गये मर्दोंको घसीट ले 
जानेको मजबूर किया गया। औरतोंकों भी इस कारण नग्न किया गया और उनके 
साथ अभद्र व्यवहार किया गया कि उनके पति और लड़के अपनेको छिपाकर रख रहे 
थे। यह भी बताया गया है कि पुरुषोंपर झूठ आरोप छूगाकर और अन्य अनेक 
प्रकारसे उनके खिलाफ कानूनी फारंवाई की गई। मृत तहसीलदारकी हत्याके सिलसिलेमें 
कई गाँवोंमें दाण्डिक पुलिस' तैनात कर दी गई है, और पुलिसवाले गरीब ग्रामीणोंसे' 
गैर-कानूनी ढंगसे पैसे वसूल करते हें। 

मेरी नम्र रायमें यह एक ऐसा मामला है जिसकी बारीकीसे जाँच-पड़तालकी 
जरूरत है और जिन अधिकारियों द्वारा ग्रामीणोंका सताया जाना सिद्ध हो जाये, 
उन्हें ऐसा करनेके अवसरसे वंचित किया जाये। मेरा यह खयाल भी है कि दाण्डिक 
पुलिस तुरन्त हटा ली जानी चाहिए और गाँववालोंसे जबरदस्ती रोज-रोज जो रकम 
वसूल की जाती है, उससे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। 

हमें जो बयान दिये गये हें, वे इतने गम्भीर हें कि में उन्हें प्रकाशित करनेसे 
पहले कमसे-कम श्रीमान्‌के ध्यानमें ले आना अपना फत्तेव्य समझता हूँ। यदि श्रीमान्‌ 
उन्हें देखना चाहें तो में इन बयानोंकों उनके पास' सहर्ष भेज दूंगा। इस' मामलेपर 
में श्रीमानूसे मिलनेको, तथा सच्ची' स्थितिको प्रकाशमें लानेके लिए जो भी मदद कर 
सकता हूँ वह देनेको, भी तैयार हूँ। 

में आज कलकत्ता मेलसे बनारसके लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरा पता होगा: 
माफंत पंडित मदनमोहन मालवीय । में वहाँ २० तारीख तक रहूँगा; उसके बादका 
पता होगा --- साबरमती, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे। में ६ माचेके बाद किसी 
दिन श्रीमान्से मिल सकता हूँ। आवश्यक कामके कारण मुझे कमसे-कम इस तारीख- 
तक पंजाबफे बाहर रहना होगा। 

यदि आप मुझे यह लिखनेकी कृपा करें कि श्रीमान्‌की इस महत्त्वपूर्ण मामलेमें 
क्या इच्छा है, तो में उसे एक अनुग्नह मानूगा। 


हृदयसे आपका, 


एछल० फ्च 
पंजाब सरकार कैम्प 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१२५) से। _ 


३१. पत्र : एस्थर फंरिगको 


बनारस जाते हुए द्वेनमें 
रविवार [ १५ फरवरी, १९२० | 


रानी बिटिया, 


में बनारस जा रहा हूँ और हम शीघ्र ही मिलेंगे। कितना अच्छा' होता कि 
तुम' मेरे साथ होतीं और देवदासकी तरह मेरी सेवा करती होतीं। में जानता हूँ कि 
यह काम तुम्हें बड़ा सुखकर लगता और मुझे भी अच्छा लगता। वैसे तो पिताके स्थानकी 
पूर्ति कोई नहीं कर सकता परन्तु इस देशमें, जिसे तुमने अपना बना लिया है, में 
तुम्हारे लिए अपनी सामर्थ्य-भर इस स्थानकी पूर्ति करना चाहँगा। स्वास्थ्य-लाभके लिए 
तुम्हें डेनमाक जाना पड़ रहा है, इस बातकों सोचकर में लज्जित हो रहा हूँ। मुझे 
इससे अधिक खुशी किसी और बातसे न होती कि में तुम्हें पूर्ण स्वस्थ और एक अधिक 
पूर्ण ईसाई मतानुगामिनी तथा श्रेष्ठतर पृत्रीके रूपमें डेनमार्क भेजता। तुममें इसी जीव- 
नरमें सम्पूर्ण रूपसे विकसित होनेकी समस्त सम्भावनाएँ विद्यमान हें। भगवान्‌ तुम्हारी 
सभी प्रिय इच्छाएँ पूरी करे और तुम्हें मानव-समाजकी महान्‌ सेवाका एक निमित्त 
बनाये। भारतके लिए तुम्हारा प्रेम मानव-समाजके प्रति तुम्हारे प्रेमकी अभिव्यक्तिके 
रूपमें ही स्वीकार्य होगा। मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर” -.- यह्‌ एक 
उच्चकोटिकी' वन्दना है, अपने ढंगकी' सव्वे-श्रेष्ठ । 

ईइवर करे यह तुम्हारे लिए तथा मेरे लिए भी सच्ची उतरे। 

समस्त स्नेह सहित, 


तुम्हारा, 
| बापु 
| पुनहच: | 
ए०' को तुम अपने दिलकी सारी बात बता देना।ं 
[अंग्रेजीसे | 


भाई डियर चाइल्ड 


१. एस्थर फैरिंग भारतसे डेनमाकके लिए १९२० में रवाना हुई और उस व १७ फरवरीको 
गांधीजी लाहोरसे बनारसके लिए रवाना हुए थे । 


२. एक सभाके लिए, जहाँ पंजाब कांग्रेस उप-समितिकी रिपोर्टके मसविदेको अम्तिम रूप दिया 
जानेवाढा था । 


३. नन ऑफ सेल्फ ऐंड ऑल भॉफ दी । 
४. नेशनल आकाश््ज्षमें जो फोगे-नक्ल उपलब्ध है उसमें यह वाक्य नहीं मिलता । 


३२. उत्कलकी पुकार 


'उड़िया की अपेक्षा 'उत्कछ कहीं ज्यादा अच्छा' शब्द है। उत्कल यूनियन 
कान्फरेंसके भूतपूर्व मन्‍्त्री तथा' उत्कल पीपुल्स एसोसिएशन, कटकके' अध्यक्ष माननीय 
श्री ब्रजसुन्दर दासने एक छपा हुआ परिपत्र प्रचारित किया है। वे अपने इस पत्रमें 
कहते हें: 

उड़िया लोग चार प्रशासनोंके अधीन कर दिये गये हूँ -- बिहार, मद्रास, 
बंगाल और मध्यप्रान्त। थे हर जगह अल्पसंख्यक हेँ। इस हारूतमें एक स्वतन्त्र 
इकाईके रूपमें उनका विकास असम्भव हो गया है। वे गत पन्द्रह वर्षोसे प्रशासनिक 
एकीकरणके लिए संघर्ष कर रहे हे। चूँकि वे विनयशील हें और अपनी बात 
मनवान फे लिए आन्दोलन वगरह नहीं करते, इसलिए उनके बार-बार प्रार्थना 
करने के बावजूद अधिकारियोंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। भारतकी 
प्रगतिमें उसके किसी भी हिस्सेकी प्रगतिकी अवगणना नहीं की जा सकती। नया 
भारत राष्ट्र एक प्राचीन जातिको राखपर खड़ा नहीं किया जा सकता। 


हमें माननीय बाबू ब्रजसुन्दर दास द्वारा प्रयुक्त भाषापर कोई विवाद छेड़नेकी 

जरूरत नहीं है। यह शिकायत उचित है और भाषाके आधारपर पुनर्गठनका एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्त खड़ा करती है। यह शानदार जाति यदि बिना किसी उचित कारणके 
चार भागोंमें बाँट दी जाती है तो वह कभी स्वाभाविक प्रगति नहीं कर सकती, और 
प्रगति करनेका हक तो उसे भी है ही। हमें भरोसा है कि जनता उड़िया आन्दोलनकों 
सहानुभूतिपूर्ण भावसे देखेगी और समझेगी। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १८-२-१९२० 


३३. जलियाँवाला बाग 


इस बागकों खरीदनेफे सम्बन्धर्मं एक दुर्भाग्यपूर्ण बाधा! आ गई थी।' लेकिन 
माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय, संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्द और स्थानीय नेताओं- 
के प्रयत्नोंके! परिणामस्वरूप अब यह बाग राष्ट्रकी सम्पत्ति बन गया है। हाँ, शर्तें 
यह है! कि इसका क्रय-मूल्य इस माहकी ६ तारीखसे लेकर तीन महीनेके भीतर चुका 
दिया जाये। यह मूल्य है ५,३६,००० रुपये और यह राशि इस निर्धारित समयमें 
ही एकत्र कर लेनी है। 


१. लगता है यहाँ मूल अंग्रेजीमें गांधीजों उड़ीसाके स्थानपर भूलसे उड़िया लिख गये थे । 
२. उड़ीसाकी पुरानी राजपानों । 
२. देखिए “ पंजाबकी चिट्टी-११ ”, ११-२-१९२० के पू्वे । 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अतएवं इस बागको राष्ट्रकी ओरसे खरीदनेके औचित्यपर विचार करना आव- 
इयक है, विशेषतः इसलिए कि कुछ शिक्षित समझदार लोगोंने भी इसपर आपत्ति की है। 
और हमारे सामने कानपुर स्मारकका' जो उदाहरण है, उसे देखते हुए इस' रुखपर कोई 
आदइचर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपत्ति उठानेवाले लोगोंके प्रति पूर्ण सम्मान- 
भावके साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस बागको न खरीदना राष्ट्रके लिए लज्जाकी 
बात होती। क्या हम उन पाँच सौ या इससे भी अधिक लोगोंको कभी भूल सकते हैं 
नो नैतिक और कानूनी, दोनों दृष्टियोंसे निरपराध होनेपर भी मार डाले गये थे ? अगर 
उन्होंने जानबूझकर स्वेच्छासे मृत्यु स्वीकार की होती, जिस समय उनपर पचास 
राइफलोंसे गोलियोंकी बौछार की जा रही थी, उस समय अगर उन्होंने अपनी जगह 
डटे रहकर उनको झेला होता तो इतिहासमें उनका नाम सन्‍्तों, शूरवीरों और 
देशभक्‍तोंके रूपमें लिया जाता। लेकिन जिस रूपमें यह दुर्घटना घटी' उस रूपमें भी 
यह सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्त्वकी बात है। वेदना और कष्टोंसे ही राष्ट्र प्रसृत हुआ करते 
हैं। जो लोग हमारी राजनीतिक स्वतंत्रताकों लड़ाईमें बिना किसी अपराधके या दूसरोंके 
अपराधोंके चलते अपने प्राण गँवा बैठें या अन्य कष्ट झेलें, यदि हम उनकी स्मृतिकों 
सम्मानसे सजोकर नहीं रखते तो हमें एक राष्ट्र माने जानेका कोई अधिकार नहीं 
है। जब हमारे असहाय देश-भाइयोंका निर्मेमतापृवंक कत्लेआम किया जा रहा था उस 
समय हम उनकी रक्षा नहीं कर पाये। अगर हम चाहें तो इस अन्यायका बदला 
लेनेसे इनकार कर सकते हें। और अगर हम ऐसा करते हें तो उससे राष्ट्रको कोई 
क्षति नहीं होगी। लेकिन क्या हम मृत व्यक्तियोंकी स्मृतिको स्थायित्व प्रदान करने 
और वे अपने-अपने परिवारोंमें अपने पीछे जिन लोगोंको छोड़ गये हें उन्हें यह दिखा 
देनेसे भी इनकार करेंगे--या कर सकते हें--कि उनके दुःखसे हम भी दुःखी 
हैं। ऐसा करनेका तरीका होगा एक राष्ट्रीय स्मारक-स्तम्भ खड़ा करके दुनियाकों यह 
बता देना कि इन लोगोंकी मृत्युके रूपमें हममें से प्रत्येकने अपने थ्यारे कुटुम्बियोंको ही 
खोया है। यदि राष्ट्रीय चेतनामें बन्धुत्वकी इतनी भावना भी न हो तो मेरे लिए वह 
कोई अर्थ नहीं रखती। मेरे विचारसे भावी संततियोंकों यह बता देना हमारा कत्तंव्य 
है कि सच्ची स्वतन्त्रताकी ओर अग्रसर होते हुए हमें जलियाँवाला बागके कत्लेआम- 
जैसे अन्यायपूर्ण कार्योंकी पुनरावृत्तिके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिए जिससे उसकी पुनरावृत्ति न हो, हमें ऐसे किसी दुष्काण्डको आमंत्रित 
भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वह आ जाये तो हमें उसका सामना करनेके 
लिए तैयार रहना चाहिए। में कभी नहीं चाहूँगा कि हम राष्ट्रीय जीवनके इस 
संधर्षमें जूझनेसे हिचकें। अमृतसर कांग्रेसकी' सबसे बड़ी सीख यह थी कि पंजाबके 
कष्टोंसे राष्ट्र हतोत्साह नहीं हुआ है, बल्कि उसने उन कष्टोंकों एक स्वाभाविक 


१. सन्‌ १८७७ के. विंद्रोहके सम्बन्धमें । 

२. जल्धिाँवाठा. बागमें पवास सिपाहियोने जनरल डायरके नेतृलमें गोल्याँ चलाई थी; देखिए 
“ पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें कांग्रेसी रिपोर्ट ”, २७-३-१९२० । 

३. यह अधिवेशन सन्‌ १९१९ के दिसम्बर : मद्दैनेमें. हुआ था । 


जलियाँवाला बाग ४३ 


चीजके रूपमें ग्रहण किया। हममें से कुछ छोगोंने बड़ी मूर्खतापूर्ण भूलें कीं और 
उनका परिणाम निर्दोष लोगोंकों भोगना पड़ा। भविष्यमें हमें ऐसी भूलोंसे बचनेकी 
कोशिश करनी चाहिए, छेकिन अपने सारे प्रयत्नोंके बावजूद, सम्भव है, हम सभी 
लोगोंको सद्बुद्धिपर्ण रास्तेपर न ला सकें। अतः हमें ऐसे अवसरके लिए तैयार 
रहना चाहिए जब निर्दोष लोगोंको फिर इसी तरहके कष्ट सहने पड़ सकते हें, और 
इसके लिए तैयार रहनेका तरीका होगा अब देशको यह बता देना कि उन निरपराध 
मारे गये छोगोंकों तथा उनके परिजनोंकों कभी भुलाया नहीं जायेगा, बल्कि उन निर्दोष 
मृत लोगोंकी स्मृतिकों पवित्र थातीके रूपमें सेजोकर रखा जायेगा और वे अपने परि- 
वारोंमें अपने पीछे जिन लोगोंको छोड़ गये हें, उन्हें आवश्यकता पड़नेपर राष्ट्रसे यह 
अपेक्षा करनेका अधिकार होगा कि वह उनकी जीविकाका प्रबन्ध करे। यह इस 
स्मारकका प्रमुख और प्रथम अभिप्राय है। और फिर क्‍या उस अवसरपर मुसलमानोंका 
रक्त हिन्दुओंके रक्‍्तके साथ मिलकर नहीं बहा? इसी तरह क्या सिखोंका खून 
सनातनियों और आर्यंसमाजियोंके खूनके साथ मिलकर नहीं बहा? इस स्मारकको 
हिन्दु-म॒स्लिम ऐक्यकी उपलब्धिके सतत और सच्चे प्रयासका एक राष्ट्रीय प्रतीक 
होना चाहिए। 

लेकिन अभी आपत्ति करनेवालोंकी आपत्तिका उत्तर देना तो शेष ही है। क्‍या 
यह स्मारक कटुता और दुर्भावनाकों भी स्थायी नहीं बना देगा ? यह बात तो मन्यासियों- 
पर निर्भर करेगी। और अगर में उन्हें जानता हूँ तो में कहँगा उनका ऐसा कोई इरादा 
नहीं है। में यह भी जानता हूँ कि वहाँ उपस्थित विशाल जनसमुदायका भी इरादा यह नहीं 
था। में यह नहीं कहना चाहता कि उन लछोगोंके मनमें कोई कटुता थी ही नहीं। कटुता 
थी और वह कोई दबे-छिपे रूपमें भी नहीं थी। लेकिन स्मारक बनानेके' विचारके पीछे 
कोई कटुता थी ही नहीं । जिसने यह पागलपनका काम किया उसे और उसके पागरूपनको 
लोग भूलना चाहते हें और इसे भूलनेमें उन्हें मदद देनी चाहिए। यदि हम भी जनरलू 
डायर जैसे ही गैरजिम्मेदार हों और हमें वैसा अवसर मिले तो सम्भव है हम भी वही 
करें जो जनरल डायरने किया। गलती करना मानव-स्वभावका अंग है, लेकिन अगर 
हम सबसे गलती होनेकी सम्भावना है और यदि हम अपने दुष्कृत्योंके लिए दण्डित 
किये जाने और बार-बार उनका स्मरण दिलाये जानेके बजाय क्षमा कर दिया जाना 
अधिक पसन्द करेंगे तो गलरूतियोंकोी क्षमा कर देना भी मानव-स्वभावका उतना ही 
अभिन्न अंग है। लेकिन इसका मतलब यह' भी नहीं कि हम जनरल डायरकी बरखास्तगी- 
की माँग न करें। किसी पागल आदमीको ऐसे स्थानपर नहीं रखा जा सकता जहाँसे 
वह अपने पड़ोसियोंको हानि पहुँचा सके। लेकिन जैसे किसी पागल आदमीके प्रति 
, हमारे मनमें दुर्भावता नहीं होती वैसे ही जनरल डायरके प्रति भी ऐसी कोई भावना 
नहीं रखनी चाहिए। अतः में हर तरहकी कटुता और दुर्भावनाको स्मारकसे अलूग 
रखकर इसे एक पुनीत स्मृति समझूगा और इस बागकों एक ऐसा तीथथेस्थान मानूगा 
जिसके दरशेनार्थ, जाति, वर्ग, या धर्मका भेद माने बिना, सबको आना चाहिए। में 
अंग्रेजोंते अनुरोध करूँगा कि वे हमारी भावनाकों समझें। में उन्हें आमन्त्रित करता हूँ 
कि [ दिसम्बर १९१९की | शाही घोषणामें निहित भावनाका अनुसरण करते हुए वे भी 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


इस स्मारकके लिए चन्दा दें और इस' प्रकार हमें अपने देशमें जागृति लानेमें, जिस 
स्वतन्ध्रताका उपभोग वे स्वयं कर रहे हे उसे उसी ब्रिटिश संविधानके अन्तर्गत प्राप्त 
करनेमें और जिस हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकें बिना भारत सच्ची प्रगति नहीं कर सकता 
उस ऐक्यकों चरितार्थ करनेका जो प्रयास हम कर रहे हें, उस प्रयासमें वे भी 
हाथ बंटायें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १८-२-१९२० 


३४- पत्र: सोतीलाल नेहरूकों 


बनारस 
२० फरवरी, १९२० 
सेवार्मे 
माननीय पंडित मोतीछाल नेहरू 
पदेन अध्यक्ष, उप-समभिति 
आल इंडिया कांग्रेस कमेटी 
लाहौर 
महोदय, 


१४ नवम्बर, १९१९को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पंजाब उप-समितिने 
आपको तथा माननीय फजलूर हक, श्री चित्तरंजन दास, श्री अब्बास तेयबजी” और 
मो० क० गांधीकी आयुक्‍त और श्री के० संतानम्‌कों सचिव नियुक्त किया था, जिनका 
काम गत अप्रेलमें हुई पंजाबकी' घटनाओंसे सम्बन्धित बयानोंकी, जो पहले ही उप-समिति 
द्वारा या उसकी ओरसे इकट्ठ किये जा चुके हें, जाँच करना, उनकी बारीकीसे छातबीन 
करना, तथ्योंका मिलान करना और विश्लेषण करना, तथा जहाँ आवश्यक समझा जाये 
वहाँ और भी तथ्य जुटाकर इन बयानोंकी पूर्ति करना तथा उसके बाद उनसे सम्बन्धित 
अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना था'। 

राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष मनोनीत होनेपर आपने आयुक्तके पदसे इस्तीफा दे देना 
जहूरी समझा। उप-समितिने उसे विधिवत्‌ स्वीकार कर लिया था और चूँकि आपके 


१. भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेसकी पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त किये गये आयुक्‍तोंने रिपोट्का 
जो मसविदा तैयार किया था उसके साथ गांधीजीने यह पत्र पंडित मोतीछाल नेहरूकों भेजा था । 
गांधीजी द्वारा तैयार किया गया मूल मसविद्रा उपलब्ध नहीं है । इस इस्तलिखित रिपोटको गांधीजीने 
श्री एम० आर० जयकरकी सहायतासे अन्तिम रूप दिया था| देखिए “ पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें 
काँग्रेसकी रिपोट ”, २०-३-१९२० । 

२. राष्ट्रीय मुस्लिम नेता; द्वितीय विश्व-युद्धके समय बंगालके मुख्य मन््री । 

३० १८५३-१९३६; गुजरातके राष्ट्रीय मुस्लिम नेता । 


पत्र : मोतीलाल नेहरूकों पु 


द्वारा इस्तीफा दिये जानेके समयतक बयान लेनेका ,काम लगभग पूरा हो चुका था, 
अतः आपके स्थानपर कोई अन्य आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया। 

माननीय फजलुल हकको उनके आनेके तुरन्त बाद किसी महत्त्वपूर्ण कार्यके 
सम्बन्धमें वापस बुला लिया गया था।। अतएव उनके स्थानपर बम्बईके वकील श्री एम० 
आर० जयकरको नियुक्त किया गया। 

हमने अपना काम १७ नवम्बर, १९१९ को शुरू किया। 

हमने १७००से ऊपर गवाहोंके बय,नोंकी जाँच की और रूुगभग ६५० बयानोंको 
प्रकाशनार्थ छाँटा है, जिन्हें आप साथमें भेजी जा रही रिपोर्टके खण्डोंमें शामिल पायेंगे । 
जो बयान शामिल नहीं किये गये हें, वे अधिकतर ऐसे बयान थे जो एक ही तरहकी 
बातें प्रमाणित करते थे। 

हममें से किसी-न-किसीके द्वारा प्रत्येक स्वीकृत बयानकी जाँच कर ली गई है 
और उसे तभी स्वीकृत किया गया है जब हम लोग बयान देनेवालेकी प्रामाणिकतासे 


सन्तुष्ट हो गये। यह बात मतियॉवाला तथा आसपाससे प्राप्त कुछ उन बयानोंपर लागू 


नहीं होती, जिनमें से अधिकांश बयान हमारी प्रार्थनापर श्री लाभसिंह, एम० ए०, 
बरिस्टर हारा एकत्र किये गये थे। ऐसे प्रत्येक बयानके नीचे उनका नाम दिया हुआ 
है। गवाहसे पर्याप्त प्रश्नोत्तर किये बिना कोई बयान स्वीकार नहीं किया गया। 

आप देखेंगे कि कई गवाह प्रतिष्ठित व्यक्ति हें और अपने जिले या गाँवके 
नेता हैं। 

यह भी देखेंगे कि कुछ गवाहोंने अधिकारियोंके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हें। 
प्रत्येक मामलेपें हमने गवाहोंकोीं चेतावनीके रूपमें सूचित कर दिया था कि आप छोग 
जो आरोप लगा रहे हे उनके परिणाम क्या निकल सकते हें, और उनको तभी शामिल 


किया गया जब गवाह अपने बयानोंपर, यह जानवेंके बावजूद दढ़ रहे कि वे व्यक्तिगत ' 


जोखिम उठा रहे है और उनकी अतिशयोक्ति या उनके असत्य' भाषणके कारण हमारे 
उद्दश्यको क्षति पहुंच सकती है, दृढ़ रहे। हमने उन बयानोंकों अस्वीकार कर दिया 
है जिनका पुष्टीकरण नहीं किया जा सका, यद्यपि कुछ मामलोंमें हम बयान देनेवालोंकी 
बातपर विश्वास करनेको तैयार थे। उदाहरणार्थ, औरतोंके प्रति दुव्यंवहारके सम्बन्धमें 
दिये गये बयान ऐसे ही थे। 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि हमारी जाँच माशेल हॉके क्षेत्र तथा उन जिलों- 
तक ही सीमित थी, जिनमें उसकी घोषणा की गई थी। मुख्य-मुख्य स्थानोंपर हम लोग 
स्वयं गये। इस' प्रकार लाहौर, अमृतसर, तरवतारन, कसूर, गृजराँवाला, वजीराबाद, 
निजामाबाद, अकालरुगढ़, रामनगर, हाफिजाबाद, साँगला हिल, शेखूपुरा, चहड़खाना, 
लायलपुर, गुजरात, मलूकवाल और सरगोधा' हममें से कोई-न-कोई स्वयं गया था। 
अधिकांश स्थानोंमें विशाल आम सभाएँ की गई और जनतासे अपने बयान देनेके लिए 
कहा गया। पहलेसे लिये गये बयानोंकों इन सभाओंमें लोगोंके सामने रखा गया और 
उन्हें आमन्त्रित किया गया कि जो लोग इन बयावोंकी यथार्थताकों चुनौती देना 


१. अमृतसर, छाहोर, गुजरॉवाला, गुजरात और लावलपुर । 


है. 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चाहते हों वे अपने बयान लिख भेंजे। साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि 
उनके बयानोंकों बिलकुल गुप्त रखा जायेगा। लेकिन हमें कोई भी खण्डन प्राप्त नहीं 
हुआ। 
अपने निष्कर्षोको मजबूत बनाने या संशोधित करनेके उद्देश्यसे हमने उपद्रव जाँच 
समितिके' समक्ष दिये गये सभी सबूतोंका निःसंकोच उपयोग किया है। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि साथमें दिये गये बयानोंमें से बहुतेरे लॉड हंटरकी समितिकी बैठकें 
शुरू होनेसे पहले हमें प्राप्त हो चुके थे। 
अधिकतर बयान देशी भाषाओंमें दिये गये। हमने उनका अत्यन्त शुद्ध अनुवाद 
उपलब्ध कर सकनेकी चेष्टा की है परन्तु हमारी रिपोर्टके साथ दिये गये बयानोंको 
मूल जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि हमने इन बयानोंके अनुवादोंके आधारपर गवाहों- 
से दुबारा पूछताछ करके तदनुसार उनमें आवश्यक सुधार या संशोधन कर लिये थे। 
हमने माशेल ला आयुक्तों या समरी अदालतों द्वारा किये गये फैसलोंके रेकडॉका, 
जहाँतक वे हमें मिल सके, अध्ययन भी किया है और हमने कई ऐसे मामछोंके, जो 
भरतीके दौरान भरतीके तरीकोंके सम्बन्धमें खड़े हुए थे, अदालती विवरण भी देखे। 
अन्तमें हम यह बात प्रकट कर देना चाहते हें कि जहाँ-जहाँ हम छोग गये, 
उन सब स्थानोंके प्रमुख व्यक्तियोंके और लाहौर तथा अन्य स्थानोंके उन अनेक कार्य- 
कर्त्ताओंके हम आभारी हैँ जिन्होंने हमारी ऐसी मूल्यवान सहायता की जिसके बिना 
हम निर्धारित समयमें काम समाप्त, न कर पाते। 
आपके विश्वस्त, 
मो० क० गांधी 
सी० आर० दास 
अब्बास एस० तेयबजी 
एम० आर० जयकर 
| अंग्रेजीस | 
रिपोर्ट ऑफ द कमिइनसें एपॉइंटेड बाइ द पंजाब सब-कमिटी ऑफ द इंडियन 
मेशनल कांग्रेस 


१, लोड हंटरकी समिति 


३५. भाषण : खिलाफत ओर हिन्दू-मुस्लिम एकतापर 


बनारस 
२० फरवरी, १९२० 

«» » » टाउन हालके मंदानमें तीसरे पहर ३-३० बज खिलाफतकी एक आम 
सभा हुई . . .। मौलाना-शौकत अली और अबुल कलाम आजादके अतिरिक्त सभासें 
आतंवाले विशिष्ट व्यक्षितयोंमें श्री गांधी, पंडित सदनभोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, लाला हरकिशनलाल और पंजाबके अन्य नेतागण थे . . .। हकीस सुहम्मद 
हुसेन खाँको सभापति चुना गया - « -। 

भारतके प्रेमी और प्रेमभाजन श्री गांधी गगनभेवी ह॒र्वेध्वनिके बीच उठे। उन्होंने 
खिलाफतके प्रइन तथा हिन्दू-मुस्लिम एकतापर अपने विचार प्रकट करते हुए इसपर 
जोर दिया कि ये दोनों जातियाँ अपने-अपने धर्मके आदेशोंका पालन करते हुए भी 
एक दूसरेके प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेमभाव रख सकती हें। उन्होंने श्री कंडलरसे' हुई 
भेंटका उल्लेख भी किया, जिसमें श्री केंडलरने उनसे पूछा था कि क्‍या हिन्दू लोग 
मुसलमानोंके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध स्थापित करनेको तेयार हें। महात्माजीन कहा 
कि मेने उत्तरमें उनसे कहा कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए यह कदापि जरूरी नहीं कि 
दोनों जातियोंके बोच परस्पर विवाह-सम्बन्ध और खानपान हो। मेंने उनसे पुछा: 

जब जर्मन और अंग्रेज एक ही जातिके हैं और एक ही धर्मके अनुयायी हें और 
उनका आपसमें विवाह आदिका सम्बन्ध भी था तब यदि एकताके लिए यही सब 
जरूरी है, तो उन्होंने एक-दूसरेसे युद्ध क्‍यों किया ? 

श्री गांधोन हिन्दुओंसे जोरदार शब्दोंमें अपील की कि वे खिलाफतके आन्दोलनसें, 
जिसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, मुसलमानोंकी मदद करें। 

[ अंग्रेजीसे | 
बसबे कॉनिकल, २३२-२-१९२० 


१. एक अमुख राष्ट्रीय मुसलमात और राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने भाई मोछाना मुहम्मद 
अडीके साथ खिलाफृत आन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया था ।' 

२. एडमंड कोंडलर, विख्यात अंग्रेजी पत्रकार; उन दिनों पंजाबके प्रचार-अधिकारी; उन्होंने गांधीजीको 
कुछ खुके पत्र लिखे थे, जिनमें उन्होंने खिलाफतके सवालपर गांधीजीके रुखपर शंकाएँ उठाई थीं । 


३६. भाषण : विद्याथियोंकी सभामें' 


२१ फरवरी, १९२०७ 
श्री गांधी हिन्दीमें बोले' और उन्होंने अपने भाषणमें तुलसीदासका उल्लेख अनेक 
बार किया। उन्होंने विद्याथियोंकों पुरी ईमानदारी बरतनेका उपदेश देते हुए कहा कि 
इसे केवल नीतिके रूपमें ही नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाबमें 
मार्शल 'लॉके कारण विद्यार्थियोंने बड़ी मुसीबतें उठाईं, परन्तु वे भी सर्वथा निर्दोष 
नहीं कहे जा सकते। विद्यार्थियोंकी राजनीतिका अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमें 
सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियोंका आदशे संयम होना चाहिए न कि 
स्वेच्छाचारिता। उन्होंने ररप्के जीवनसे संयमके दुष्टःन्त प्रस्तुत किये और कहा कि यदि 
यहाँके विद्यार्थी संयभके प्राचीन आदशेपर चलनेमें असफल रहे तो विश्वविद्यालयके 
अस्तित्वका औचित्य नहीं रहेगा ओर इसके निर्माताओंको प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा। 
में गुजरात कालेज [ अहमदाबाद ] के लगभग प्रत्यंक विद्यार्थोकों जानता हूँ, और उन्हें से 
कुछको अपने अध्यापकों ही खामियाँ दिखाई देती हेँ। में स्वीकार करता हूँ कि 
अध्यापकोंने भौतिकताबादी प्रणालीके अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण की है, परन्तु विद्याथियोंको 
उचित है कि अपने गुरुओंके प्रति भ्रद्धाभाव रखना सीखें, उनमें दोष न निकालें। उन्होंने 
पंडित मालवीयकी सेवाओंकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन अध्यापकों 
और' विद्यार्थियोंके लिए दृष्टान्त-रूप है। 
| अंग्रेजीसे | 
लीडर, २३-२-१९२० 


१. हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसमें छात्रोंढी यद सभा विश्वविद्याब्यक्रे उप-कुलर्पातकी अध्यक्षतामें 
हुई थी । 
' २. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 


३७. पत्र; एस्थर फॉरिगकों 


आश्रम 
रविवार [२२ फरवरी, १९२० |' 


रानी बिटिया, 


आज वापस लोटनेपर मुझे तुम्हारे तीन स्नेह-पत्र मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिले। 
तुम्हारे पत्रोंमें प्रसन्नता, शान्तिमय समर्पण तथा प्रभुमें विश्वासकी ध्वनि देखकर मुझे 
आनन्द हुआ। प्रभुमें विश्वास तो तुममें हमेशा ही रहा है। परन्तु इन पत्रनोंमें वह 
विश्वास! अधिक गहराईको पहुँचा हुआ प्रकट हो रहा है। ईश्वर करे, तुम्हारी यह 
आस्था उत्तरोत्तर दृढ़तर होती जाये और अन्तमें तुम सब सन्देहोंसे मुक्त हो जाओ, 
और इस' तरह' प्रत्येक परिस्थितिमें तुम प्रफुल्लित रहने रगो। कारण, हम जैसे-जैसे 
जीवनयातारें आगे बढ़ते हैं, वेसे-वैसे हमेशा ही ऐसी समसस्‍्याएँ उपस्थित होती रहती 
हैं, जिनमें निर्गेय करना आवश्यक होता है, और वे सबसे कठिन तब हो जाती हैं 
जब शैतानकी आवाज ईव्वरीयः आव।जसे मिलती-जुलती प्रतीत होती है। केवल 
अखण्ड विद्वास, पूर्ण शुचिता और चरम विनयशीछलता ही हमें सही निर्णय करनेमें 
समर्थ बनाते हें। 

उम्मीद है कि में आंश्रममें कमसे-कम एक सप्ताह रहँँगा। उसके पश्चात्‌ पखवारे- 
भर एकान्त-छाभ तथा विश्राम करनेकी आशा करता हूँ। ह 

निश्चय ही आज रातकों सोने जाते समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आयेगी। 

सस्ने ह, 

तुम्हारा, 
बापू 

| पुनइच: | 

तुम्हें यह जानकर हर्ष होगा कि एस० के पिताने तुम्हारी घड़ी लौटा दी है। 
इसका महत्त्व वापस' कर देनेमें नहीं, वरन्‌ छौटानेके पीछे जो इरादा है, उसमें है। 
डेनमार्क जानेके लिए जब तुम इधर आओ तब घड़ी ले लेना। 

[ अंग्रेजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 


१. मूझ पाठ्से स्पष्ट है कि यद पत्र *९ फरवरी, १९२० को, जिम दिन गांधीजी आश्रम पथारे 
थे, लिखा गया था । 


१७-४ 


३८. पत्र : नौरोजी खम्भाताकों 


आश्रम, साबरमती 
मंगलवार [२३ फरवरी, १९२० | 


हि 
' भाई नौरोजी खम्भाता, 
आपका पत्र मिला। जारूको उसके नवजोत संस्कारके अवसरपर हम दोनोंके 
आशीर्वाद । 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्री बहराम नौरोजी खम्भाता 
इब्राहीम नौरोजी खम्भाता 
नं० ८, नैपियर रोड 

कैम्प, पूना 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५८००) से। 
सौजन्य : तहमिना खम्भाता 


३९. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


क्‍ श्री केंडलरने कुछ समय पूर्व मेरे साथ अपनी एक काल्पनिक भेंटका वर्णन 
“किया था' और उसके दौरान यह प्रइन उठाया था कि अगर में हिन्दू-मुस्लिम एकताके 
सम्बन्धमें जो-कुछ कहता हूँ, सच्चे हृदयसे कहता हूँ तो क्‍या में किसी मृसलमानके 
साथ बैठकर खा-पी' लगा और किसी मुसलमानकों अपनी लड़की ब्याह दूँगा। एक दूसरे 
रूपमें कुछ मित्रोंने मुझसे फिर यह प्रश्न पूछा' है। क्‍या हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए 
आपसमें खानपान और विवाह-सम्बन्ध होता आवश्यक है? प्रशनकर्त्ता कहते हे कि यदि 
ये दोनों बातें आवश्यक हे तो सच्ची एकता कमी नहीं आ सकती, क्योंकि करोड़ों 
सनातनी लोग सहभोजके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे और परस्पर विवाह- 
सम्बन्धके लिए तैयार होना तो और भी कठिन है। 
में उन लोगोंमें से हूँ जो जाति-प्रथाकों हानिकर नहीं मानते। मूलतः जाति-प्रथा 
एक अच्छी प्रथा थी और उससे राष्ट्रका बड़ा' कल्याण हुआ। मेरे खयालसे यह विचार 
कि राष्ट्रीय विकासकें लिए दोनों मजहबोंकें लोगोंका साथ बैठकर खाना-पीन। और 
परस्पर विवाह सम्बन्ध रखना आवश्यक है, एक वहम है जो हमने पाश्वात्य दुनियासे 


१. पत्रकी तारीख लिफाफेकी डाक मुहरकों देखकर दी गईं है । 
२. पारसी लोगोंक्ा कस्ती (यश्ञोपवीत ) संस्कार। इस संस्कारमें पारसी छोग कस्तीको अपनी कमरमें 
चारण करते हैं । 


हिन्दू-मुस्लिम एकता ५१ 


लिया है। भोजन करना उतनी ही महत्त्वपूर्ण क्रिया है, जितनी महत्त्वपूर्ण जीवनकी 
सफाई-सम्बन्धी अन्य आवश्यकताएँ हें। और यदि मानव-जातिने, अपने-आपको बहुत 
हानि पहुंचाकर, भोजनका सम्बन्ध धर्मसे न जोड़ दिया होता और उसे एक सुख- 
भोगकी' वस्तु न बना दिया होता तो हम यह क्रिया भी' वेसे ही एकान्तमें सम्पन्न 
करते जैसे जीवनकी अन्य आवश्यक क्रियाएँ सम्पन्न करते हें। सच तो यह है कि 
हिन्दुत्वकी उच्चतम संस्कृतिमें भोजनके प्रति यही दृष्टिकोण रखा गया है और अब 
भी ऐसे हजारों हिन्दू हे जो किसीके सामने भोजन नहीं करते। में बहुतसे सुसंस्कृत 
पुरुषों और स्त्रियोंके नाम बता सकता हूँ जो भोजन बिलकुल एकान्तमें किया करते 
थे, किन्तु जिनके मनमें किसी भी व्यक्तिके प्रति दुर्भाव नहीं था और वे सबसे अत्यन्त 
मैत्रीपर्ण व्यवहार करते थे। 

परस्पर विवाह-सम्बन्ध तो और भी' कठिन प्रहइन' है। यदि भाई और बहन एक- 
दूसरेसे विवाहका खयालतक किये बिना आपसमें अत्यन्त सौहादंपूर्वक रह सकते हें, तो 
मेरी लड़की प्रत्येक मुसलमानकों अपना भाई समझे और प्रत्येक मुसलमान मेरी 
लड़कीको अपनी बहन समझे इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। धर्म और 
विवाहके सम्बन्धमें मेरे विचार बड़े दृढ़ हें। हम अपनी भोजन या विवाहकी लालूसा- 
पर जितना अधिक अंकुश रखेंगे, धारमिक दृष्टिसे हम उतने ही ऊपर उठेंगे। यदि मेरी 
लड़कीसे विवाह प्रस्ताव कर सकनेके इच्छुक किसी भी युवकके अधिकारका औचित्य 
मुझे स्वीकार करना पड़े अथवा यही मानना पड़े कि मेरे लिए हर किसीके साथ 
भोजन करना आवश्यक है! तब तो मुझे संसारसे सौहारदेपूर्ण सम्बन्ध बनाकर रखनेकी 
कोई आशा ही न रह जायगी। मेरा दावा है कि मेरा समस्त संसारसे मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
बना हुआ है। मेंने कभी भी किसी मुसलमान या ईसाईसे झगड़ा' नहीं किया है; , 
किन्तु मेने सालोंतक मुसलमानों या ईसाइयोंके घरोंमें फलोंके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं खाया है। यह निश्चित बात है कि में पकाया हुआ भोजन एक थालमें अपने 
बेटेके साथ भी नहीं खाऊगा और न जिस पात्रमें उसने मुंह लगाया हो उसे धोये 
बिना उसमें पानी ही पीऊगा। किन्तु इन मामलोंमें मेंने जो संयम या निषेध बरता 
है उसके कारण मुसलमानों या ईसाई मित्रोंसे या अपने बेटोंसे मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध- 
पर कभी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा' है। 

किन्तु एक साथ खाने-पीने और परस्पर विवाह-सम्बन्ध रखनेसे ही फूट, झगड़े 
और इससे भी बदतर चीजें कभी रुक नहीं गई हों। पाण्डवों और कौरवोंका साथ 
बेठकर खाना-पीना भी होता था और उनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध' भी था, फिर भी' 
वे बिना तनिक भी दुविधाके एक-दूसरेके गले काटनेके लिए टूट पड़े। अंग्रेजों और 
जमंनोंके बीचकी कदुता अभीतक समाप्त नहीं हुई है। 

स'चाई यह है कि' साथ बैठकर खाना-पीता और पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध 
करना मैँत्री और एकताके लिए आवश्यक नहीं है, यद्यपि वे प्राय: उनके प्रतीक माने 
जाते हें। किन्तु उनमें से किसप्तीपर भी आग्रह करनेसे हिन्दू-मुस्लिम एकताके मार्गे- 


१. मूल अंग्रेजों “इण्टरमेरिज” शब्द है जो स्पष्टतः चूक है । 


५२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


में सहज ही बाधा पड़ सकती है और पड़ रही है। यदि हम अपने मनमें यह 
विश्वास करके बैठ जायें कि हिन्दू और मुसलमान जबतक परस्पर खान-पान और 
विवाहका सम्बन्ध न करें तबतक एक नहीं हो सकते तो हमारे बीचमें एक कृत्रिम 
दीवार खड़ी हो जायेगी जिसे गिराना, हो सकता है, लगभग असम्भव हो जाये। और 
फिर उदाहरणके तौरपर यह समझिए कि अगर मुसलमान लड़के हिन्दू लड़कियोंसे 
प्रेम-याचना करना विधि-सम्मत मानने लगें तो हिन्दुओं और मुसलरूमानोंकी दिनोंदिन 
बढ़ रही एकताके मार्गमें बहुत ही गम्भीर बाधा पड़ जायेगी। अगर हिन्दू माता- 
पिताओंको ऐसी किसी बातकी शंका [भी| हो गई तो आज उन्होंने मुसलूमानोंकों अपने 
घरोंमें जो खुला प्रवेश देना शुरू कर दिया है, उसे वे बन्द कर देंगे। मेरे विचारसे 
हिन्दू और मुसलमान युवकोंके लिए इस' मर्यादाकों स्वीकार करना आवश्यक है। 

में तो यह बिलकुल असम्भव मानता हूँ कि हिन्दू और मुसहूमान परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध करनेके बाद एक दूसरेके धर्मको अक्षुणण रख पायेंगे। और हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी सच्ची खूबसूरती इसी बातमें है कि दोनों मजह॒बोंके लोग अपने-अपने 
मजह॒बके प्रति ईमानदार रहते हुए एक-दूसरेके प्रति भी ईमानदार रहें। कारण, हम 
चाहते हैँ कि कट्टरसे-कट्टर हिन्दू और मुसलमान -भी, वे आजतक जिस तरह एक- 
दूसरेको अपना स्वाभाविक शत्रु मानतें आये हैं, उसी तरह अब एक-दूसरेको अपना 
स्वाभाविक मित्र मानें। 

तब हिन्दू-मुस्लिम एकता किस बातमें निहित है और उसको बढ़ानेका सबसे 
अच्छा तरीका कया है? उत्तर सीधा-सादा है। वह इस बातमें निहित है कि हमारा 
एक समान उद्देश्य हो, एक समान लक्ष्य हो, और समान सुख-दुःख हों। और इस 
समान लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्ममें सहयोग करना, एक-दूसरेका दुःख बेटाना और 
परस्पर सहिष्णुता बरतना, इस' एकताकी भावना बढ़ानेका सबसे अच्छा तरीका है। 
जहाँतक एक समान लक्ष्यकी बात है, वह हमारे सामने है, हम चाहते हैं कि 
हमारा यह महान्‌ देश महानतर और स्वशासित हो जाये। हमारे दुःख भी बहुत हें, 
जिन्हें हम एक दूसरेके साथ बंटा सकते हैं। और आज यह देखते हुए कि खिला- 
फतके प्रदनपर मुसलमानोंकी भावना बहुत तीजत्र है और उनका मामला न्यायसंगत 
भी है, हिन्दुओंके लिए भुसलमानोंकी मित्रता प्राप्त करनेका इससे अधिक अच्छा 
उपाय और क्या हो सकता है कि वे मुसलमानोंकी माँगका हृदयसे समर्थन करें। 
दोनों मजहबोंके लोग कितना ही खान-पान क्‍यों न रखें, लेकिन उनका प्रेम-बन्धन 
उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना कि खिलाफतके सवालूपर हिन्दुओंके इस' तरहसे 
सहायता देनेपर होगा। 

और पारस्परिक सहिष्णुता तो सदैव और सभी जातियोंके लिए एक आवश्यकता ही 
है। यदि मुसलमानोंकी ईइवर-पूजाकी पद्धतिको, उनके तौर-तरीकों और रिवाजोंको हिन्दू 
सहन नहीं करेंगे या अगर हिन्दुओंकी मूर्ति-पूजा और गो-भक्तिके प्रति मुसलमान असहि- 
' ष्णुता दिखायेंगे तो हम शान्तिसे नहीं रह सकते। सहिष्णुताके लिए यह आवश्यक नहीं 
. है कि में जो-कुछ सहन करता हूँ उसे में पसन्द भी करूँ। में शराब पीना, मांस खाना और 
तम्बाकू पीना बहुत ही नापसन्द करता हूँ; किन्तु में हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें ५३ 


सभीके बीच इन्हें सहन करता हँ--वैसे ही जैसे में उनसे अपेक्षा' रखता हूँ कि इन 
चीजोंसे मेरा परहेज रखना उन्हें भले ही पसन्द न हो, लेकिन वे इसे सहन अवश्य 
करें। हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचके सारे झगड़ेकी जड़ यही बात है कि दोनों 
एक-दूसरेपर अपने विचार लादना चाहते हें। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २५-२-१९२० 


४०. भाषण : अहमदाबादके मिल-सजदूरोंकी सभामे' 


२५ फरवरी, १९२० 
आज हम यहाँ जो इकटे हुए हैं, उसका उद्देश्य यह है कि मजदूर अपने संघकी 
स्थापना करें और उससे सम्बन्धित नियमों और प्रस्तावोंको पास' करें। 
यह काम करनेसे पहले मुझे आपको कह देना चाहिए कि हम आज जो संगठन खड़ा 
करने जा रहे है, उसका क्‍या उद्देश्य है, यह अच्छी तरहसे समझ लिया जाना चाहिए। 
दो अथवा तीन वर्ष पूर्वे पूज्य अनसूयाबेनने ' बुनकर संघकी स्थापना करनेका विचार किया 
और इस' दिशामें कुछ काम भी शुरू किया। लेकिन उस समय मेरी सलाह यह थी 
कि यह बहुत जोखिमका काम है! और मजदूरोंकी सेवा करनेके हेतु यदि हम इस' कामको 
हाथमें लें और बादमें पूरी तरहसे निभा न सके तो इससे [| हमारे हाथों | मजदूरोंकी 
सेवाके बदले उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। में यह भी नहीं कहता कि 
आज मुझे इस बातका भय नहीं है। लेकिन में देख रहा हूँ, हिन्दुस्तानकी हालत कुछ हृद- 
तक इतनी बदलती जा रही है कि हमें अपनी स्थितिका सुक्ष्म रूपसे अध्ययन और, पये- 
वेक्षण करनेकी तथा उसे सँभालनेके लिए ऐसे संगठनोंकी आवश्यकता है। में आपको जो 
समझाना चाहता हूँ वह इतना ही है कि अपने संगठनका संचालन करनेके लिए यदि 
हमारे पास ईमानदार और कार्यको अच्छी तरह समझनेवाले व्यक्ति न हुए तो हम अपने 
पाँवों आप कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसे लोग हमारे पास' न हों तो हमें संघ आदिकी स्थापना 
क्रनेके जंजालमें नहीं पड़ना चाहिए। दो वर्ष पहले मेने यही कहा था' और आज भी 
यही कहंता हूं। 
आजकल हिन्दुस्तानमें, मजदूर-वर्गमें अनेक तरहकी हलचल जारी हें। लड़ाईके' 
बादसे ब्रिटिश और यूरोपीय राज्यों द्वारा शासित सब देशोंमें इतनी खलबली मची हुई 
है कि यदि मजदूर लोग अपने हितोंकी ओर ध्यान न देंगे, उनकी रक्षा न करेंगे तो वे 
कुचले जायेंगे। आज जो लोग एक राष्ट्रके रूपमें खड़े नहीं हो सकते, अन्य' राष्ट्रोंके 
साथ अपने कदम नहीं मिला सकते, वे टिक नहीं सकते। आज राज्यतसन्त्र ही ऐसा हो 


१. विभिन्‍न मिलेके कताई विभधागोके मजदूर, मजदूर-संवक्की स्थापताके सम्बन्ध विचार करनेके 
लिए इकट्ठे हुए थे । 

२. अनपूयाबेन साराभाई, सामाजिक्र कायक्रत्रों; अहमदाबादके उद्योगपति अम्बालाल साराभाईकी बहन। 

३. प्रथम विश्व-युद्ध, १९१४-१८ । 


५४ सम्पूर्ण गांधी' वाइुमय' 


गया है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना भाग अदा न करे, अपने हितोंकों न जाने तो 
वह अवश्य ही' कुचला जाये। प्राचीनकालमें ऐसा होता था कि राजा क्‍या करता है, 
यह देखनेकी, उसका नाम लेनेकी भी हमें जरूरत न होती थी। कर दे दिये, समय 
पड़नेपर हिम्मत-भरा उत्तर दे दिया अथवा रिश्वत देकर समय निकाल दिया, इतना 
ही काफी होता था'। अब ऐसा समय नहीं -रहा कि यह सब करके कोई बच सके। 
इच्छा' अथवा अनिच्छापूर्वक राज्य-प्रशासनसे आज हमारे सम्बन्ध कुछ इस तरह जुड़ गये 
हैं कि यदि हम' उसमें गहरे उतरकर उसे निकटसे देखना तथा अपने हितोंकों समझना 
न सीखें तो हम अवश्य ही कुचले जायें। इसीसे में धारमिक वृत्तिवाला तथा जिसे राज- 
नीतिमें कोई रस ही नहीं है ऐसा व्यक्ति होनेपर भी पिछले कुछेक महीनोंसे इसमें 
ही' लीन हो गया हूँ। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि राजनैतिक विषयोंमें इस 
तरह भाग लिये बिना आज में अपने धर्मकी रक्षा कर सकता हूँ अथवा नहीं, इस 
बारेमें मुझे शंका है। और में आपसे यही बात सीधे-सादे शब्दोंमें कहना चाहता हैं 
कि अब भविष्यमें मजदूर-वर्गका भी राजवीतिमें कम या ज्यादा भाग लिये बिना गुजारा 
नहीं होगा। - 
गुजरे ज़मानेमें तो हमारा परिचय अपने खेतोंसे था, [उस समय] मिलें न थीं, 
मिल-मालिक न थे और न मिलोंसे सम्बन्धित कानून थे; आज यह सब-कुछ हो गया है । 
इसलिए यह क्या है --- इसे जान लेना चाहिए। धर्मके अथवा कुटुम्बके भी कायदे-कानन हें, 
लेकिन हम उन्हें कानून नहीं कहते; कारण उनमें सजा अथवा जुरमानेकी बात नहीं होती । 
अब एसा समय आ गया है कि कोई एक ही व्यक्ति न तो हमारा भला कर सकता है, 
न नुकसान । हमें अपने काम-काजको खुद हीं चलाना होगा। इसमें यह भी सम्भव है 
कि सरकारमें, विधान परिषदोंमें हमारी ओरसे जो प्रतिनिधि जायें वे हमारे नामपर 
हमारा ही गला काटें। इसलिए भी हमें इसके सम्बन्धर्में जानकारी हासिल करनी होगी। 
अपने बच्चोंका लालन-पालन हम केसे करें, उन्हें शिक्षा देनेकी सुविधा इतनी कम क्‍यों 
है, अनाजके भाव कंसे बढ़ते हें, यह सब हमें जानना होगा। जो माताएँ यहाँ बैठी हें उन्हें 
भी, बच्चोंका लालन-पालन' कैसे किया जाये -- यह सीखना होगा। पाठशालाएँ खलेंगी 
और एक समय ऐसा भी आयेगा जब हमें अनिवार्य रूपसे बच्चोंको उन पाठ्शालाओं में 
भेजना पड़गा। इसलिए यदि हम यह जाननेको कोशिश नहीं करेंगे कि इन सब बातोंसे 
हमारा क्या हित या अहित होगा और आत्मनिर्भर नहीं: बनेंगे तो हम मरे हुएके समान 
हैं। वणिकों और ब्राह्मणोंके संघ तो हमारे यहाँ पहलेसे ही हे, क्षत्रियोंके भी हें लेकिन कुछ 
भिन्न प्रकारके। अब ऐसा समय आ गया रूगता है कि जब मजदूर भी ऐसे संघकी 
स्थापना करें जिसमें बुनकर, लुहार, कतवैयं आदि इकदठे होकर अपना संगठन कर सकें, 
अपने गुण-अवगुण जाने और अवगणोंकों दूर करनेके उपाय करें। में फिर आपको 
चेतावनी देता हूँ कि आप भले ही अपना संगठन खड़ा करें, संघ बनायें लेकिन जो नियम 
निर्धारित करें, जिन व्यक्तियोंको चुनें, जिन व्यक्तियोंके हाथों अपने हितोंकी बागडोर दें 
“उन नियमोंका निर्धारण और उन व्यक्तियोंका चुनाव इस कार्यके उत्तरदायित्वको 
समझकर ही करें। इन व्यक्तियोंपर आप न केवल अपने पैसे तथा कारोबारके सम्बन्धमें 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदू रोंकी सभामें ५५ 


कड़ी निगाह रखें वरन्‌ इन लोगोंने आपके तामपर क्या-क्या किया, आपके नामसे 
कहाँ-कहाँ हस्ताक्षर किये --- इन सब बातोंकी भी निगरानी' रखें। 

दूसरी एक और बात मुझे आपसे कहनी' है। आपमें जो लोग यह मानते हों कि 
मिल-मालिकोंके विरुद्ध लड़ने, उन्हें दबानेकी खातिर हम इस संघकी स्थापना कर रहे हें 
अथवा हम इन संघोंका ऐसा उपयोग कर सकेंगे, उन्हें में चेतावनी देता हूँ कि वे लोग 
इस' संघर्में शामिल होनेका विचार छोड़ दें। मिल-मालिकोंको दबानेका अथवा उन्हें 
नुकसान पहुँचानेका कोई कार्य मेने इस' जिन्दगीमें नहीं किया है और न' ही' मेरे हाथों 
यह होनेवाला है। लेकिन अगर वे मजदूरोंकों दबाते हें तो उससे मजदूरोंकों मुक्त कर- 
वानेके लिए में अपनी गर्दन कटवानेकों तैयार हूँ। पूज्य अनसूयाबेन और भाई शंकर- 
लालको मिल-मालिकोंके प्रति तनिक भी ह्ेष-भाव नहीं है। वे सिर्फ मजदूरोंकी' सेवा 
करना चाहते हैं; यह बात में अच्छी तरहसे जानता हूँ। इसीलिए जब-जब मुझे अवसर 
मिलता है! तब-तब में उनके इस' काममें सहयोग देता हूँ तथा' इसी' कारण उन्हें भी 
समय-समयपर यही कहता हूँ कि यदि आप सचमुच मजदूरोंकी सेवा करना चाहते हों तो 
आपको मजदूरों और मिल-मालिकों, दोनोंके हितोंकी कामना करनी चाहिए। मिल- 
मालिकोंकों सेवाकी जरूरत नहीं है; मजदूर गरीब, मासूम और भोले हें, उनको सेवाकी' 
जरूरत है। संघ बनाकर [हमें | मिल-मालिक्रोंकों दबाना नहीं है, सिर्फ मजदूरोंकी 
ही रक्षा करती है और इतना करनेका हमें अवश्य ही अधिकार है। 

आज यदि मजदूरोंकों अपने बच्चों और स्त्रियोंको कारखानोंमें काम करनेके लिए 
भेजना पड़ता हो तो इसे बन्द करवाना हमारा फर्ज है। मजदूरोंके बच्चोंको ३-४ 
रुपयेकी अधिक आमदनीकी खातिर अपनी शिक्षाका नुकसान करके मजदूरी करनेके 
लिए जाना पड़ता है, यह कदापि नहीं होना चाहिए। मजदूरी बालकोंके लिए नहीं है, 
सत्रीके लिए भी कारखानेकी मजदूरी नहीं है। उसके लिए घरमें काफी काम है, उसे 
बच्चोंका पालन-पोषण करनेकी ओर ध्यान देना चाहिए; पति जब थका-माँदा घर आये 
तब उसे शान्ति प्रदान करना, उसकी सेवा करना, वह क्रोधित हो तो उसे शान्त करना 
और घरमें बेठे-बेठे कोई और काम हो तो उसे करना --ये सब उसके काम हें। यदि 
हम चाहते हों कि हमारा गृह-जीवन सुन्दर हो, मधुर हो तो हमें यह करना ही चाहिए। 
पुरुषोंकी तरह बाहर जाकर काम करना स्त्रियोंके लिए [ उचित | नहीं है। अगर हम 
अपनी. स्त्रियोंकों कारखानोंमें भेजेंगे तो हमारी गृहस्थीको कौन चलायेगा। स्त्रियाँ घर 
छोड़कर बाहर काम करने जायें तो हमारा गृहस्थ जीवन नष्ट हो जायेगा तथा' वर्ण- 
संकरकी परिस्थिति पैदा होगी । जो लोग यूरोपका उदाहरण पेश करते हैं और यह 
पूछते हें कि वहाँ किस' तरह हजारों स्त्रियाँ पुरुषोंके काम करती है तथा स्त्री-पुरुष 
इकट्ठे काम करते हें, उनको मेरा उत्तर यह है कि यूरोपकी मुझे कोई परवाह नहीं 
है। सामाजिक रीति-रिवाजोंका मुझे जो थोड़ा-बहुत सूक्ष्म ज्ञान हुआ है, उसके आधार- 
पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों साथ मजदूरी करने जाते हें 


१. शंकरलाल बेंकर, अइमदाबादके .एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा मजदूर नेता; वे यंग इंडिया 
और नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकुक तथा बम्बईकी सत्याग्रह समासे भी सम्बन्धित रहे हैं । 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तो उसमें दोनोंकी अवनति है। इसलिए आप अपनी स्त्रियोंको बाहर काम करनेके 
लिए मत भेजिए, उनके शीलकी रक्षा कीजिए । यदि आपमें मर्दानगी हो तो कुछ 
ऐसा प्रबन्ध करना आपका काम है जिससे कोई व्यक्ति आपकी स्त्रियोॉपर बुरी निगाह 
न डाल सके। आज विवश होकर मजदूरोंको अपनी' इच्छाके विरुद्ध अपनी स्त्रियों और 
बच्चोंसे काम करवाना पड़ता है। यह बात भी सच है कि इससे छुटकारा पानेके लिए 
उन्हें अधिक वेतन' मिलना चाहिए। यदि संघ बनाया जाये, तो उसकी मार्फत यह सब 
सरलतासे हो सकता है। 

इसलिए ऐसे संघकी स्थापना करते समय आपको विचारपूर्वक तीन बातोंका 
निरचय करना है: ह 


१. संघके नियमोंकी जाँच कर लें। 

२. मिल-मालिक ऐसी सत्ताका उपभोग न करें जिससे वे मजदूरोंपर हावी हो 
जायें। 

३. आपको संघमें शामिल होनेके लिए प्रवेश-शुल्क देना होगा और फिर हर 
महीने कुछ चन्दा देना पड़ंगा। 


तत्पश्चात्‌ आपको इस बातपर विचार करना चाहिए कि यदि आपको अधिक 
वेतन मिलने लगे तो आप उसका क्या करेंगे ? इस अतिरिक्त धनको यदि में शराब- 
खानेमें खचे कर दूँ, चाय पीऊँ, पकौड़ियाँ खाऊँ तो इसकी अपेक्षा उसका न मिलना ही 
बेहतर है। लेकिन यदि इस' अतिरिक्त धनसे मे अपनी स्त्रीको राहत दूँ, उसे शिक्षा दूँ, 
उसके लिए शिक्षिका रखूँ, बच्चोंको लिखाऊँपढ़ाऊं, अपने वस्त्रोंकी साफ करूँ, सीछ 
और गन्दगीसे भरे घरसे अच्छे घरमें रहने जाऊँ तो इन पैसोंका मिलना अच्छा है। 
और यह सब हम संघ बनाकर कर सकते हों तो संघकी स्थापना करना ठीक है। 
लेकिन इन सबके सम्बन्धर्में अभी मेरे मनमें सन्‍्देह है और में आपसे बार-बार कहता 
हूँ कि यदि हम यह सब भूल जायेंगे तो आपकी सैवाकी आकांक्षा करनेवाले हम और 
आप -- दोनों पाप योनिमें पड़ेंगे। 

एक समय ऐसा था जब सब लोगोंमें धार्मिक-बृत्ति थी। इन सारी प्रवृत्तियोंमें 
शामिल होकर और हाथ बँटाकर में यह देखनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्‍या इस 
रास्तेपर चलकर भी देशके लोगोंमें प्राचीन धामिक वृत्तिको फिरसे जाग्रत किया जा 
सकता है? मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि हममें यह जाग्रति आ जाये तो इस' कठिन 
समयमें हम लोग बच जायेंगे, नहीं तो हमारा मरण निश्चित है। यह धामिक वृत्ति 
कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, यह बिलकुल सादी वस्तु है और सब लोग आसानीसे 
इसका विकास कर सकते हैं। में आपसे कानमें कहे देता हूँ कि जो स्वेच्छाचारी है, 
स्वच्छन्द वृत्तिका है, संयमका पालन नहीं करता वह धर्मसे दूर है। जो किसीका अहित 
नहीं करता, किसीका खोठा पैसा न लेता है और न देता है, वह धर्मको समझता है। 
हम शराबी, लुच्चे और लफंगे हों तो हमारा जीना और कमाना सब बेकार है; यदि 
हम सच्चे, अच्छे, सरल, विवेकी और धामिकतवृत्तिवाले बनें तो हमारा जीवन सार्थक 
है। हमारा संघ भले ही बने; उससे हममें मेल होगा, एकता बढ़ेगी, हम विधिपूर्वक 


पत्र : बम्बई उच्च न्‍्यायालयके पंजीयकको ५७ 


काम करना सीखेंगे। मुझे मालम है, मिल-मालिक [भी | यही चाहते हे कि संघ बने 
तो ठीक हो । आजकल किसीको कोई और किसीको कोई, इस तरह सबको अपनी- 
अपनी कठिनाइयों और शिकायतोंका समाधान अलूग-अलग करना पड़ता है। यदि संघ 
हो तो उसके अधिकारियोंसे मिलकर सब-कुछ सुचारु रूपसे किया जा सकता है। इस 
तरह इसमें दोनों पक्षोंका हित है, इसलिए आप अच्छी तरहसे सोच-समझकर यह काम 
 कीजिएगा। 
[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, २९-२-१९२० 


४१. पत्र: बम्बई उच्च नन्‍्यायालूयके पंजीयकको' 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
२७ फरवरी, १९२० 
पंजीयक, 
उच्च न्यायालय, 
बम्बई 
प्रियः महोदय, 


में इस' पत्रके साथ एक वक्तव्य भेज रहा हूँ, जो ३ माचेको न्यायालयमें पढ़ना 
या दाखिल करना चाहता हूँ। यह तारीख मेरे विरुद्ध जारी किये गये कैफियत-तलबी' 
आदेश' (रूल निसी ) की सुनवाईके लिए निश्चित की गई है। साथमें श्री' महादेव देसाईका 
वक्तव्य भी भेज रहा हूँ। 
आपका विद्वस्त, 
[ संलग्न | 
[ गांधीजीका वक्तव्य | 


मेरे विरुद्ध जारी किये गये कैफियत-तलूबी आदेशके सम्बन्धर्मं निवेदन है कि: 
उपर्युक्त आदेश जारी किये जानेसे पहले मेरे तथा इस न्यायारूयके पंजीयकके बीच 
कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था। मेंने ११ दिसम्बरकों पंजीयकके नाम एक पत्र ' लिखा, जो 


१, इस पत्र तथा दोनों संलूग्न वक्‍तव्योंका मसविदा गांधीजीकी लिखावरमें है । 

२. यद आदेश गांधीजी और मदददिवभाईके खिलाफ न्यायाल्यकी मानहानिके आरोपमें की गई 
अदालती कारवाईके सिलसिलेमें जारी किया गया था । कारण यह था कि गांधीजों द्वारा सम्पादित और 
महादेव भाई द्वारा प्रकाशित यंग इंडियामें सम्पादकीय टिप्पणीके साथ एक पत्र छाप दिया गया था, 
जो अहमदाबादके जिला जज बी० सी० केनेडीने बम्बई उच्च न्यायाल्यके पंजीपकके नाम छिखा था । 
देखिए “क्या यह न्याथाल्यक्री मानहानि थी? ”, १०-३-१९२० भी । ह 

३. पत्रके लिए देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ३७५०-५१ । 


५८ सम्पूर्ण गांधी' वाडःमय 


मेरे आचरणकों काफी स्पष्ट कर देता है। अतएवं में उक्त पत्रकी एक प्रति संलग्न 
कर रहा हूं। मुझे खेद है कि मुख्य न्यायाधीश महोदयकी दी हुई सलाहको' मानना मेंने 
सम्भव नहीं पाया है। 

मुझे विश्वास' है कि सम्मानित न्‍्यायारूथ मुझसे ऐसी क्षमा-याचना नहीं चाहेगा 
जो हादिक न हो और न एक ऐसे कार्यके लिए खेद व्यक्त करनेको कहेगा जिसे 
मेने एक पत्रकारका अधिकार तथा' कर्तव्य माना है। अतएवं यह सम्मानित अदालत 
कानूनकी शान बनाये रखनेके लिए जो भी दण्ड मुझे देगी उसे में सहर्ष और सादर 
स्वीकार करूँगा। 

प्रकाशक श्री महादेव देसाईकों दिये गये नोटिसके बारेमें में कहना चाहता हैँ 
कि सम्बन्धित पत्र और टिप्पणी उन्होंने मेरी प्रार्थना और परामशंपर ही छापी थी।' 
इसके अलावा में इसलिए भी उक्त सलाह माननेमें असमर्थ रहा हूँ कि श्री कैनेडीका 
पत्र छापकर या उसमे लिखी बातोंपर टिप्पणी प्रकाशित करके मैने कोई कानूनी या 
नेतिक अपराध किया है, ऐसा में नहीं मानता। 


| महादेव देसाईका वक्तव्य | 
मेरे विरुद्ध जारी किये गये कैफियत-तलूबी आदेशके बारेमें निवेदन है कि मैंने 
यंग इंडिया” के सम्पादक द्वारा पेश किया गया बयान पढ़ लिया है और उसमें उन्होंने 
अपने कार्यका औचित्य सिद्ध करनेके लिए जो तक प्रस्तुत किया है, उससे में सहमत 


है। अतएव सम्मानित न्यायालय जो भी दण्ड मुझे देगा, उसे में सादर और सह 
स्वीकार करूँगा। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१२८) से। 


४२. पत्र: मसथुरादास त्रिकमजीको” 


ल्गुन सुदी, ८ [२७ फरवरी, १९२० [* 


तुम्हारा पत्र कल मिला। में वहाँ सोमवारको' पहुँचनेकी आशा करता हूँ। इसलिए 
में उत्तर स्वयं नहीं लिख रहा हूँ; एक छोटा-सा उत्तर बोलकर लिखवा रहा ह। 


१, उनके सुझाये हुए तरीकेसे क्षमा माँग लेनेकी सलाह । 

२. यंग इंडिया, १०-२३-१९२० में जो वक्तव्य छपा है, वह यहीं समाप्त हो जाता है । 

३. मथुरादास त्रिकमजी ( १८९४-१९०१ ); गांधीजीकी सौतेली बहनके पौत्र, समाजसेवी, छेखक 
और गांधीजीके अनुयापी; बम्बह कांग्रेस कमेटीके मन््री (१९२२-२३); बम्बई नगर-निगमके से 
(१९२३-२०) । 

४. मथुरादास द्वारा लिखित आत्म-निरीक्षणक्रे पृष्ठ ५८ की पाद-टिप्पणी २ से पता चलता है कि 
तभा, जिप्तको कि गांवीजीने पत्रमें चर्चा की है, ३ माचे, १९२० को हुई थी । 

५. गांधीजी बुधवार ३ मार्च, १९२० को बम्बई पहुँचे थे । 


भाषण : अहमदाबादमें ५९ 


आज मेरा शरीर बिलकुल थक गया है इसलिए में लेटा हुआ हूँ। थोड़ा आराम करनेसे 
वह बहुत-कुछ ठीक हो जायेगा। जहाँ तुमने एक सुपुत्रकी तरह मेरी सेवा की है 
वहाँ मुझे भला तुमसे असन्‍्तोष क॑ंसे हो सकता है? में तो तुम्हारे होनेकी वजहसे 
अपने पत्र-व्यवहारके' सम्बन्धर्मं बिलकुल निद्चन्त हो इधर-उधर घूमता था। तुम न 
होते तो देवदास' बीमार पड़ जाता अथवा मुझे भी बहुत सारे काम अधूरे छोड़ देने 
पड़ते . . . विशेष सोमवारकों। 

[ गुजरातीसे | 

बापुनी प्रसादी 


४३. भाषण : अहमदाबादसें 


२७ फरवरी, १९२० 


आप सब लोग शायद जानते होंगे कि अभी कुछ असेसे में अपंग-सा हूँ, इसलिए 
इस समथ में आपके सामने बेठ-बठे भाषण दूँगा। मुझे उम्मीद है, इसके लिए आप 
सब लोग मुझे माफ करेंगे। 

में देखता हूँ कि आजकी सभाके कार्यक्रममें भाषणकर्त्ताओंकी सूचीमें मेरा नाम भी 
दिया गया है। मुझे बहन सरलादेवीकों तथा अध्यक्ष महोदयकों धन्यवाद देनेंका काम 
सौंपा गया है। आज इस सभामें जिस बहनने आपके सम्मुख भाषण दिया है, में उन्हें 
तथा अध्यक्ष महोदयकों अच्छी तरहसे जानता हूँ; इसलिए मुझे जो कार्य सौंपा गया 
है, उसे करनेमें मुझे खुशी हो रही है। 

में स्वयं तो भिखारी हूँ; अपनी भिक्षामें में विशेष रूपसे बहनोंकी खोजमें रहता 
हूँ। मुझे पुरुष तो हर स्थानपर मिल रहे हें। लेकिन में बहनोंको प्राप्त करनेमें विशेष 
प्रयत्त॒ कर रहा हूँ क्‍योंकि में मानता हूँ कि जबतक देशकी बहनें अपने भाइयोंको 
आशीर्वाद नहीं देतीं तबतक भारतकी उन्नति असम्भव है। मुझे खास करके अहमदाबादमें 
एक ऐसी बहन मिल गई है। बम्बई, मद्रास आदि स्थानोंपर भी कोई-त-कोई बहन मिल 
गई है। पंजाबमें मुझे सरलादेवीजी मिल गई हें। इनसे मेरा प्रथम प्ररिचय १९१० में 
हुआ था और उसके बाद हरद्वारमें मुझे इस दम्पतीके दर्शत हुए थे। सरलादेवीने 
मुझे पंजाब आनेका निमन्त्रण दिया। मेंने उसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मुझे 
घबराहट हुईं। उन्होंने जब मुझे यह निमन्त्रण दिया था उस समय वे वियोगिनी थीं । 
इसलिए में सोचमें पड़ गया कि वियोगिनीका आतिथ्य कैसे स्वीकार करूँ? लेकिन 
दूसरोंके दुःखमें शामिल होनेकी बातको में अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसलिए में 


१. मथुरादासने १९१९ में बम्बईमें गांधीजीके सचिवके रूपमें काय कया और जनवरी-फरवरी 
१९२० में जब गांधीजीने पंजाबका दोरा किया उस समय वे उनके साथ थे । 
२, सर रमणभाई महीपतराम नीलकण्ठ । 


६० सम्पूर्ण गांधी वाड-मय' 


पजाबमें उनके घर जाकर रहा। सगी बहन जितनी सेवा कर सकती है उतनी ही 
इन्होंने मेरी सेवा की। इस' तरह में इनका ऋणी बना। 

जो बहुन मेरे संदेशको देशके [ कोने-कोनेमें | पहुंचायेगी उसके तो में चरण-स्पशे 
करूँगा। लेकिन में तो इस समय यह कहना चाहता हूँ कि इस बहनने मेरे सन्देशकों 
नहीं बल्कि पंडित रामभजदत्तके सन्देशको आपतक पहुँचाया है। इस अवसरपर इस 
पतिव्रता बहनको कुछ और नहीं सूझा; इन्होंने अपने पतिके सन्देशकों ही आपतक 
पहुँचाया है। ऐसा करके उन्होंने अपने पतिके सम्मानमें वृद्धि की है। चौधरीजीका 
सन्देश समस्त पंजाबका सन्देश है। यह सन्देश कहता है कि आप कभी न डरें और 
चाहे जो कुछ भी हो लेकिन कभी न हारें; ईश्वरके प्रति प्रेममाव रखकर आप शांति 
और सन्नसे काम करें। इस सन्देशकों हमें अपने हृदयोंमें लिख लेना चाहिए। 

जिस तरह सुशील स्त्रियोंका उसी तरह अच्छे पुरुषोंका भी मुझे मोह है। आजकी 
सभाके अध्यक्ष महोदय अपनी सादगी और मिलनसार स्वभाव आदि गुणोंके कारण 
प्रसिद्ध हें। उन्होंने अपने पिताश्री द्वारा किये गये कार्यों तथा यशमें वृद्धि की है। 
सुधारकके रूपमें तथा अन्य तरहसे भी श्री रमणभाईने बहुत कार्य किया है। उनके 
संदगुणोंकस्‍ो अपनाकर हम भी' कुछ कार्य कर सकें तो कहा जा सकता है कि हमने 
बहुत किया। 


में एक बार फिर आपकी ओरसे श्रीमती सरलादेवी और अध्यक्ष महोदयके प्रति 
आभार प्रकट करता हूँ। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७--३-१९२० 


४४. एक पत्र 


[२७ फरवरी, १९२० के बाद 

प्रिय महोदय, 
में इस' पत्रकें साथ उस ब्रयानकी' एक-एक प्रति भेज रहा हूँ जो मेने उच्च 
न्यायालूयके पंजीयकको भेजा है और जिसे में आगामी ३ मा्चेको, जब मेरे विरुद्ध जारी 
किये गये कैफियत-तलूबी आदेशकी सुनव।ई होगी, सम्मानित न्‍्यायालूयके सामने पढ़ना 
चाहता हूँ। में श्री एम० एच० देसाईके वक्‍तव्यकी एक नकल भी संलग्न कर रहा हूँ। 


आपका विश्वस्त, 
अंग्रेजी' प्रति (एस० एन० ७१२८) से। 


१, पत्र किसको लिखा गया, यह ज्ञात नहीं है । 


२. पत्रके मज़मूनते छगता है कि यद “ पत्र: बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयककों ?, २७-२-१९२० 
के बाद लिखा गया था । 


३. देखिए “पत्र: बम्बई उच्च न्यायाल्यके पंजोयऱकों ”, २७-२-१९२० के संरूग्न वक्तव्य । 


४५. पंजाबकी चिद॒ठी - १३ 


पंजाब छोड़ा 


यह पत्र तो में प्रार्यनोपरान्त आश्रमर्म बेठ हुए लिख रहा हेँ। आश्रम लिखी 
हुई घिट्ठीको पंजाबकी चिट॒ठी कैसे कहा जा सकता है ? इसे पंजाबकी चिट्ठी कहनेकी' 
धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी पंजाबमें ही रमी हुईं है। पंजाबियोंकी 
सरलता, सादापन, भोलापन, उदारता और उनके दुःख में भूल नहीं सकता। उनके 
दुःखर्मों थोड़ा-सा भाग लेकर में पवित्र बन गया हूँ। तुलसीदासने जिस दयाधमेंका -- 
प्रेमथरमंका --- बखान किया है, उसकी महिमाकों में अब अधिक समझ सकता हूँ और 
यदि मझ अवकाश मिला तो किसी समय धर्म-पालनके ठोस उद्ाहरणोंको में जनताके 
सामने प्रस्तुत करूँगा। 

लेकिन मेरा हृदय पंजाबमें रमा हुआ है, सिर्फ इस कारणसे ही में इसे पंजाब- 
की चिट्ठी नहीं कह सकता, वरन्‌ इस चिट्ठीमें मुख्य रूपसे पंजाबकी ही बात होगी, 
इसीसे उससे बाहर लिखी जानेपर भी इसे पंजाबकी चिठठी कहा जा सकता है। 


काशी-पात्रा 


गत सप्ताह मेंने पंजाबके गुजरात जिलेकी यात्राका वर्णन किया था। इस यात्राके 
बाद समितिकी रिपोर्ट तैयार करनेके लिए कोई यात्रा करनी बाकी नहीं रह गई थी; 
इसके सिवा समितिकी रिवोर्टको पूरा करनका समय भी आ गया था। अतः यह प्रइन 
उठा कि इस रिपोटटेको पढ़नेके लिए [कांग्रेसकी जाँच-समितिके ] सब सदस्य” किस 
स्थानपर एकत्र हों। पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री' चित्तरंजन दास और पंडित मालवीयजीके 
लिए काशी उपयुक्त स्थान था, इसलिए यह निश्चय किया गया कि सब लोग काशी 
जायें। श्री जयकर लाहौर आ चुके थे; वे, श्री सन्‍तानम्‌ और डाक्टर परसराम तथा 
लाला हरकिशनझाल १५ तारीखको लाहौरसे काशीके लिए रवाना हो गये। रास्तेमे 
लाला गिरधरलाल उन्हें अमृतसर स्टेशनपर मिले। मेरी सार-सँभाल रखनेके लिए 
डाक्टर जीवराज मेहता' भी हमारे साथ हो लिए थे। हम १६ तारीखको काशीजी 
पहुँच गये। स्टेशनपर महामना पंडित मालवीयजी तथा हमारे धर्मंपरायण और विद्वान्‌ 
भाई आनन्‍्दशंकर धश्रवके' दर्शन करके में कृतार्थ हो गया। 

रिपोर्ट लिखनेका कार्य-भार मुझे सौंपा गया था। उसे में लाहौरम पूरा न कर 
सका था। इसलिए में तो सारा समय उसे पूरा करनेमें व्यतीत करता था और दूसरे 
सदस्य उसे पढ़नेमें। उन्होंने मेरी रक्षा की। मेरे प्रति अनन्य प्रेम-भाव प्रगट करके 


१. देखिए “पत्र : मोतीलाल नेहरुकी ”, २०-२-१९२० । 
२. एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शुजरातके प्रथम मुख्यमन्त्री; भारतीय उच्चायुक्त, लन्दन । 
३. उप-कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय । 


घर सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मुझ उबार लिया। मेरे मनमें इसकी स्मृति सदैव बनी रहेगी। मालवीयजीके प्रेमका 
वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, उन्होंने मेरी पूरी तरहसे चौकीदारी की। हमारे 
सम्बन्ध ऐसे हे कि हम एक पल भी सेवाधर्मकी बात किये बिना नहीं रह सकते थे, 
किन्तु हमने बातचीत न करनेके संयमका पालन किया। आनन्दशंकरजीके साथ खूब 
सारी बातें करने, उनसे काशीजीके अनुभव सुननेका मन तो होता था, लेकिन उसे 
रोकना पड़ता था। इस' तरह पवित्र तथा प्रेममय वातावर्ंणमें रिपोर्टका काम पूरा हुआ । 
रिपोर्ट माचके आरम्भममें प्रकाशित होगी, ऐसी आशा की जा सकती है। 


अरुणोद्य 


हमारे रहनेका प्रबन्ध पंडितजीके साथ ही गंगा-तटपर किया गया था। अरुणो- 
दयः और सुर्योदयका दृश्य सब स्था'नोंपर भव्य होता है, लेकिन गंगाजीके तठपर तो 
यह दृश्य मुझे नितान्त अद्भुत जान पड़ा। आकाझशर्मे जैसे-जैसे प्रकाश बढ़ता जाता 
वेसे-वेसे गंगाके पानीपर स्वणिम प्रकाश बिखरता जाता है और अन्‍्तमें जब सूर्य पूर्णतः 
दृष्टिगोचर होता, उस समय ऐसा प्रतीत होता मानों पानीमें एक बृह॒दाकार स्वर्णे-स्तम्भ 
प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। इस दृश्यको कितना भी देखें, आँखोंकों तृप्ति ही नहीं 
होती थी। भकक्‍तजनोंके कंठसे गायत्री मन्त्र अपने-आप स्फूरित हो उठता था। इस भव्य 
दृश्यको देखनेके बाद सू्येकी उपासना, नदियोंकी महिमा और गायत्री मन्त्रके अर्थको में 
अधिक अच्छी तरह समझ सका। 

इसी स्थानपर घूमते हुए मेने अपने देश और अपने पूर्व-पुरखोंके बारेमें गवंका 
अनुभव किया, लेकिन इसके साथ ही मुझे वर्तेमान स्थितिका विचार करते हुए दुःख 
भी हुआ। मेंने नदीके किनारे ही छोगोंको शौचादि करते हुए देखा। “जंगल ' जाना 
छोड़कर अब हम नदीपर जाते हें। इस पवित्र स्थलूपेर तो एसी स्थिति होनी चाहिए 
_ कि हम आँख मूँदकर नंगे पाँव चल-फिर सकें। लेकिन इसके बदले हमें बहुत सँभल- 
कर चलना पड़ता है और ऐसी जगहसे गंगाजल पीते हुए भी घिन आती है। इस 
गैन्दगीके बारेमें सोच ही रहा था कि मुझे काशीके विश्वनाथ मन्दिरकी याद आ गई। 
मन्दिरके पासकी सँकरी गली, वहाँकी गन्दगी, वहाँ देखे हुए सड़े फूलोंका ढेर, वहाँके 
पुजारी ब्राह्मणोंकी कठोरता और मलिनता -- इन सबके विचार मात्रसे मेने एक हरूम्बी 
साँस ली तथा मुझे भारतीयोंकी अवनतिके कारणकी याद आई, और तब मुझे पंडित- 
जी तथा उनके कार्योका खयाल आया। काशी विश्वविद्यालयकी सफलतासे ही भविष्यमें 
[ हम | उनकी कीमत आँकेंगे। इस परीक्षामें क्या वे उत्तीर्ण होंगे? उनके धर्माचरणका, 
उनके त्यागका, भारतवर्षकी उन्होंने जो भव्य सेवा की है उसका, मुझे खयाल आया। 
श्षुवजी उनके दाये हाथ हें और इस तरह विश्वविद्यालयका कार्य-भार दो बड़े धर्मात्मा 
पुरुषोंके हाथमें है, इस विचारसे मुझे सान्त्वना मिली। मुझे ऐसा रूगा कि यदि विदवव- 
विद्यालयके विद्यार्थी धामिक और विद्वान्‌ निकलें तो मन्दिर और गंगा-तटकी सफाईकी 
अपेक्षा, की जा सकती है। विश्वविद्यालयमें वह शक्ति हो या न हो लेकिन प्रत्येक 
भारतीयका यह ककत्तेव्य है कि वह हिन्दू धर्ममें छाई हुई आन्तरिक और बाह्य 
मलिनताको दूर करनेके उपाय खोजे। प्रत्येक भारतीय घर बैठे-बैठे आजसे ही 


पंजाबकी चिट्ठी-१३ ६३ 


इस दिद्यामं प्रयत्न कर सकता है। यदि हर कोई अपनी स्वच्छताका स्वयं ही पूरा 
खयाल रखे तो काशी विश्वनाथ मन्दिर अपने-आप -- हम जितना चाहते हैँ उतना -- 
स्वच्छ हो जायेगा। 


विव्वविद्यालयके विद्यार्थी 


पंडितजी द्वारा विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंस दो शब्द कहनेकी आज्ञा पानेपर 
मेने काशीसे रवाना होनेके दिन सबेरे साढ़े सात बज विद्यार्थियोंके सम्मुख विद्यार्थी- 
जीवन सम्बन्धी अपने विचारोंकों व्यक्त किया। विद्यार्थी-जीवन संन्यासकी अवस्थाके 
' समान है इसलिए वह अवस्था पवित्र और ब्रह्मचारीकी होनी चाहिए। आज दो 
सभ्यताएँ विद्याथियोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए परस्पर होड़ कर रही 
है -- प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्यता संयम-प्रधान है। प्राचीन सम्यता हमें 
बताती है कि मनुष्य ज्ञानयूवंक अपनी आवश्यकताओंको जितना कम करता जाता है 
वह उतना आगे बढ़ता है। आधुनिक सभ्यता हमें यह सिखाती है, अपनी आवश्यकता- 
ओंको बढ़ाकर मनुष्य प्रगति कर सकता है। संयम और स्वच्छन्दतामोें उतना ही भेद 
है जितना धर्म और अधमंमें है। संयमर्में बाह्य प्रवृत्तिको आन्तरिक प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
गौण पद प्रदान किया गया है। [आज | संयमशील प्राचीन सभ्यताके बदले स्वच्छन्दता- 
मय आधुनिक समभ्यताकों अपनानेका भय उपस्थित हुआ है। इस भयकों दूर करनेमें 
विद्यार्थी बहुत सहायता कर सकते हों। विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी परीक्षा' उनके 
ज्ञानसे नहीं बल्कि उनके धर्माचरणके आधारपर होगी। इस विश्वविद्यालयमें धर्मकी 
शिक्षा' और आचरणको प्रधानपद प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें विद्या्थियोंकी पूरी 
मदद होनी चाहिए। पंडितजी स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले व्यक्ति हें। उन्होंने 
एक धर्मात्मा पुरुषको अर्थात्‌ आनन्दशंकरभाईको विश्वविद्यालय लाकर विद्या्थियोंको 
अनुकूल अवसर दिया है। इस अवसरका लाभ उठाकर विद्यार्यी अपनी विद्याको धर्मसे 
शोभान्वित करें, ऐसी मेरी कामना है। इस तरहके विचारोंको मेने प्रात:काल विद्या- 
थियोंके सम्मुख रखा। इन विचारोंकों में अनेक बार भिन्न-भिन्न रूपोंमें अनेक स्थलोंपर 
व्यक्त कर चुका हँ। और एक बार फिर शुभ अवसर मिलनेपर जिन्हें मेंने उस दिन 
काशी विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंके सामने पेश किया उन्‍्हींका यह सार “नवजीवन ' के 
पाठकोंके सामने उनके मनन करनेके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि 
हम अपने धर्मका विचार किये बिना राजनीतिक सुधारोंका लाभ नहीं उठा सकते। 
धर्मकी स्थापना इन सुधारोंसे नहीं हो सकती बल्कि भधर्मके द्वारा ही इन सुधारोंकी 
छखामियोंकों दूर किया जा सकेंगा। 


काशीमें गुजराती 


काशीमें गुजराती काफी बड़ी संख्यामें हें, इस बातकी मुझे आजतक खबर न 
थी। आनन्‍्दशंकरभाईने मुझे उनसे मिलनेका अवसर प्रदान किया था। पंडितजी भी 
उपस्थित थे। गुजराती भाइयोंने उसी अवसरपर पंडितजीको मानपत्र देनेका विवेकपूर्ण 


१, देखिए “ साषग : विद्यायियकी समामें ”, २१-२-१९२० । 


६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


कार्य किया। अपनी ओरपे उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए मेंने दो शब्द कहे। 
[ मेने उनसे कहा, | गुजरातियों में जो दोष माने जाते हों वे उन्हें वापस गुजरातमें ही 
भेज देने चाहिए और जो गण हों उनका ही विकास करना चाहिए। ऐसा करके 
गुजराती, गुजरात और हिन्दुस्तान दोतोंकी ही शोभा बढ़ायेंगे । अपने व्यवहारमें मनुष्य- 
को अनेक धर्मसंकटोंका सामता करता पड़ता है, उस' समय सच्चे मित्रकी जरूरत 
होती है। वेसे मित्रके रूपमें [ उन्हें | आन-न्दशंकरभाई मिले हें। मेने कामना व्यक्त की 
कि उनकी उपस्थितिका वे पूरा लाभ उठायेंगे। काशीसे दिल्‍ली होते हुए, वहाँ माननीय 
श्रीनिवास शास्त्रीसे मुलाकात करनेके बाद श्रीमती सरलादेवीको लेकर में २३ तारीखको 
आश्चममें पहुँचा हूँ। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९-२-१९३० 


४६. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


हिन्दू-मुसलूमानोंके बीच इस समय जितनी एकता है उतनी इस युगर्में पहले कभी 
नहीं रही, अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। हम सबकी कामना है कि 
यह एकता अविचल बनी रहे। लेकिन इस इच्छाकी पूतिके लिए हम जबतक प्रयत्न 
न' करेंगे तबतक यह एकता निभ नहीं सकती, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। 

यह एकता यदि स्वायेसे प्रेरित होकर की गई है तो इसमें सन्देह नहीं कि स्वार्थ 
सधनेके' बाद यह नहीं निभ सकती। इसलिए एकता बढ़नेके कारणोंकी जाँच करना 
जरूरी है। 

इसके बारेमें कितने ही मित्रोंने मुझसे सवाल पूछे हे; मेने उन्हें जो जवाब दिया 
है उसे ही यदि यहाँ लिख दूं तो इसको लेकर जो गलतफहमी है वह सम्भवतः कुछ 
हृदतक दूर हो जायेंगी। 

खिलाफतके प्रइनमें में प्रमुख भाग लेता हूँ सो ठीक नहीं है, ऐसी कुछ लोगोंकी 
मान्यता है। उनमें से एक पक्ष यह कहता है कि हिन्दू-मुसलमानोंमें जो गहरी दुश्मनी 
है वह तो जा नहीं सकती। इस प्रइनका उत्तर में इस स्थानपर नहीं देना चाहता। 
सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि हम ऐसे प्रइनोंको उठाथेंगे तो अनेक समस्याओंको सुल- 
झाना असभ्भव ही हो जायेगा। मनुष्यके प्रयत्नसे सब-कुछ हो सकता है, ऐसा कहा 
जाता है और होता है, यह भी हम देखते हें। तो फिर इस' कामको असम्भव मान 
लेनेका तनिक भी कारण नहीं है। 

दूसरा पक्ष कहता है कि खिलाफतका प्रइत भले ही मुसलमानोंके दीनका प्रदन 
हो, लेकिन वे न्यायपर नहीं हें। टकीके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध ? टर्कीके अन्यायकी 
सीमा नहीं है। उसके अत्याचारपूर्ण शासनके पुनः प्रतिष्ठित किये जानेमें संसारकों क्‍या 
लाभ ? ऐसे अनेक प्रश्न पूछे गये हे। सबका जवाब देनेका प्रयत्न कभी और करूँगा। 


१. सरलादेवी चौवरानी । 


हिन्दू-मुस्लिम एकता ६५ 


अभी तो यहाँ मुख्य मुद्देपर ही विचार करूँगा। खिलाफतके मामलेमें मुसलमान पूर्णतया 
न्यायपर हें, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि यह केवल धर्म सम्बन्धी भावनाओंकी बात 
हो और यदि हमारी बुद्धि उसे स्वीकार न करे तो में यह भी मानता हूँ कि हम 
ऐसे प्रश्तनपर मदद करनेके लिए बँधे हुए नहीं है। लेकिन खिलाफतके प्रशनके सम्बन्धमें 
यदि धर्मको एक ओर रख दिया जाये तो भी वे न्यायपर ही हे। प्रेसिडेन्ट विल्सन 
और मित्रराष्ट्रोंने इस सिद्धान्‍्तको स्वीकार किया था कि युद्धके समय देशोंकी जो सीमाएँ 
थीं वे वेसीकी-वेंसी रहेंगी और किसीको भी सजा देनेके इरादेसे तनिक भी नुकसान 
नहीं पहुँचाया जायेगा। मुसलमान उनसे इसी सिद्धान्तका प्रालन करवाना चाहते हें। 
उनका कहना है कि अगस्त १९१४ में टर्कीको जो सत्ता प्राप्त थी वह कायम रहनी 
चाहिए; अरब और मूसलमानोंके पवित्र स्थानोंपर खलीफाका अधिकार कायम रहना 
चाहिए। सुलतानकी ईसाई और यहुदी प्रजाके हकोंको सुरक्षित रखे जानेके विषयमें 
उनसे ऐसा समुचित आइवासन ले (लिया जाये जिससे उनकी प्रतिष्ठाको धक्का न पहुँ- 
चता हो। अरब स्व॒तन्त्र रह सकते हैं। इन सब मभाँगोंमें मुझे कोई भी माँग अनुचित 
नहीं दिखाई देती। इनमें टर्की द्वारा किये गये तथाकथित अत्याचारोंका उत्तर भी आ 
जाता है। ब्रिटेनके मन्त्रियोंनं' इस आशयके वचन दिये थे। अब यदि मुसलमानोंकों 
इतना कुछ न मिले तो उनके प्रति भारी अन्याय' होगा और उनकी धामिक भावनाओं- 
को ठेस पहुँचेगी। इसलिए में मानता हूँ कि यदि हम पड़ोसीके प्रति अपने कत्तेव्यको 
निभाना चाहते है तो मुसलूमानोंकी मदद करता हमारा कत्तंव्य है। क्‍ 
लेकिन सनातनी हिन्दू मुझसे कहते हैं: अच्छा हम मदद करेंगे, लेकिन आज- 
कल तो हिन्दू एक प्यालेसे पानी पीते हे, उनके साथ बैठकर खाते है और परस्पर लड़के- 
' लड़कियोंके विवाहादिकी बात भी होने छगी है।” उनका यह भय सही है, लेकिन 
उसके लिए कोई सबल कारण नहीं है। खिलाफतके मामलछेमे मदद करनेके लिए एक 
प्यालेसे पानी पीने, साथ खाने-पीने अथवा लड़के-लड़कीकी शादी करनेकी जरा भी 
जरूरत नहीं है। हिन्दू नियमपूर्वेक अपने धर्मका पालन करते हुए भी जब मुसलमानको 
अपना भाई-जेसा मानेंगे तभी एकता होगी। में अपने बच्चेके जूठे-पात्रको साफ 
किये बिना इस्तेमाल नहीं करता और न उसे ही अपने जूठे पात्र इस्तेमाल करने 
देता हँ। लेकिन इससे अपने बच्चेके प्रति मेरा प्रेम कुछ कम नहीं हो जाता। 
भाई-बहन [परस्पर | विवाह नहीं करते, लेकिन उनके जैसा निर्मल स्नेह हम कहाँ 
खोजने जायेंगे ? बहुत सारे हिन्दू एक ही गोत्रर्में विवाह नहीं करते; लेकिन इससे 
उनकी एकतामें कोई कमी नहीं आ जाती। सच बात तो यह है कि यदि हम एकता 
बनाये रखनेके लिए खान-पान और बेटा-बेटीके आदान-प्रदानको जरूरी समझते हें 
तो हिन्दू और मूसलमानोंके बीच एकता हो ही नहीं सकती। इसीसे जब-जब में यह 
सुनता हूँ कि हिन्दू और मुसलमानने एक ही प्यालेसे पानी पिया है, उन्होंने एक ही 
थालीमें भोजन किया है, तब-तब मुझे दुःख होता है; क्‍योंकि ऐसी बातें सुनकर भी 
एक सनातनी हिन्दूका मन दुःखी हो जाता है। उन्हें दुःखी करनेका कारण हो और 


१. श्री एस्किविय और श्री लॉयड जॉजे । 
१७-५५ 


हद सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हम वैसा करें, यह एक अलग बात है। लेकिन जहाँ एक प्यालेसे पानी पीनेसें एकता 
नहीं है वहाँ उस क्रियाकों आगे रखकर उसे एकताका सूचक मानना एकतामें विध्न 
डालनेके समान है। में तो यह मानता हूँ कि हमने खानेकी क्रियाकों झूठा महत्त्व देकर 
बीमारी और भूखमरीकों मोल ले लिया है और संयमको मूश्किल बना दिया है। जैसी 
शौच-क्रिया है ठीक वैसी ही खानेकी क्रिया भी है; दोनों मलिन क्रियाएँ हे और एकान्त- 
में ही करने योग्य हँ। हमें खानेमें बहुत रस आता है इसीसे इस विषयका खुले 
रूपसे उपभोग करते हुए हम शरमको भी छोड़ बैठे है। अनेक मर्यादाशील हिन्दू खानें- 
की क्रियाकों प्रभुका नाम लेकर शरीरयात्राके निमित्त एकान्‍्तमें करते हें। यह बात 
अनुकरणीय है, मेरी तो ऐसी ही धारणा है। भले ही मेरी यह धारणा दोषपूर्ण हो, मुझे 
तो केवल यह सिद्ध करना है कि हिन्दू-मुसलमानोंमें एकता बढ़ानेके लिए एक साथ 
खानेकी जरूरत नहीं है। खाने-पीने के प्रश्नको उठाना एकतार्में विष्न डालना है। 

अब हम शादी-विवाहके सम्बन्धमें विचार करें। अनेक हिन्दू-मुसलूमान स्वेच्छासे 
एक-साथ खायें, यह हिन्दू समाज सहन कर सकता है लेकिन हिन्दू-मुसलूमानोंमें शादी- 
विवाह तो कहीं दिखाई नहीं देता और यदि इसको प्रोत्साहन दिया जायेगा तो हिन्दू ध्मे- 
का लोप हो जायेगा। हिन्दू मुसलमान विवाह करके एक दूसरेके धर्मका पूरी तरह निर्वाह 
कर सकते हैँ, यह बात मुझ तो असम्भव दीख पड़ती है। धामिक भावनासे विहीन 
व्यक्तिका जीवन निरर्थक है। इस भावनाको शुद्ध रखना हो तो परस्पर एक-दूसरेके 
बीच विवाहादिका प्रश्न उठ ही नहीं सकता। हिन्दू अथवा मुसलमान अपने धर्मके प्रति 
उदासीन होकर एकता बनाये रखें तो वह एकता सच्ची एकता नहीं है, हिन्दू-मुसलमानकी 
एकता नहीं है। और हम तो हिन्दू-मुसलमानकी एकताके अभिलाषी हें। उसे प्राप्त 
करना हो और निरन्तर उसे निभाना हो तो हमें शादी-विवाहकी बातको एकदम खत्म 
कर देना चाहिए। मेरी मान्यता है कि कट्टर मुसलमानोंका भी यही मत है। मुसल- 
मान हिन्दूका कदापि हिन्दूके रूपमें वरण नहीं कर सकता। ऐसे दम्पतीकी सन्‍्तान किस 
घर्मका अनुसरण करेगी ? एकको दूसरेका धर्म स्व्रीकार करना ही चाहिए अथवा दोनोंकों 
धर्म-हीन रहना चाहिए अथवा नये सम्प्रदायकी स्थापना करनी चाहिए। इनमें किसी भी 
दशामें हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं सधती। मेरा स्वप्न तो यह है कि तिछक और कंठी- 
धारी वेष्णव अयवा विभूति तया' रुद्राक्षकी मालासे विभूषित नियमपूर्वक सब्ध्या-स्तानादि 
करनेवाला हिन्दू और नमाजी तथा परहेज करनेवाला मुसलमान सहोदर होकर रह 
सकें। प्रभुकी इच्छा होगी तो यह स्वप्न सत्य होकर रहेगा। 

कोई सन्देहप्रस्त भाई कहेगा कि खिलाफतके मामछेमें मदद करनेसे यदि एफतामें 
वृद्धि होती हो तब तो वकोल और मृवक्किलमें भी एकता होनी चाहिए। इसमें मुझे 
दो दोष दिखाई देते हे। हिन्दुस्तानके मुवक्किल इतने सीधे हें कि वकीलको पूरा मेहन- 
ताना देनेके बाद भी उसकी पूजा करते हैं। जहाँ वकील मेहनतानेकी आकांक्षा नहीं 
रखता वहाँ तो वह मुवक्किलको गुलामकी भाँति खरीद छेता है। जिन्होंने दादाभाईको' 


१. दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेके तीन बार अध्यक्ष चुने गये; 
ब्रिटिश संतद (१८९३ ) में निवाचित होनेतञाले श्रथम मारतीय सदस्य । 


टिप्पणियाँ ६७ 


देखा तक नहीं है, जिनके साथ दादाभाई कंदापि भोजन नहीं करते, ऐसे कोढ़से पीड़ित 
भारतीय भी इस' वकीलकी पूजा करते हें। गोखलेकी निःशुल्क वकालतने उन्हें अमरत्व 
प्रदान किया है। यदि बाईस करोड़ हिन्दू खिलाफतके प्ररनपर ज्ञानपू्वंक मुसलमानोंकी 
वकालत करें तो मेरा खयाल है कि वे आठ करोड़ मुसलमानोंके मनको सदाके लिए 
अपने हाथमें कर लें। मौलाना अब्दुल बारी साहबके' यहाँ में प्रेमभावसे रहा। उन्होंने 
मेरे लिए ब्राह्मण रसोइया' बुलाया और मेरे लिए दूध उसके हाथों गरम करवाया। 
वे स्वयं मांसाहारी हें, लेकिन मुझे अपने घरमें मांस तो देखने भी न दिया। उन्होंने 
ऐसी मर्यादाका पारून किया, इससे हम दोनोंके बीचकी मित्रता बढ़ी ही, घटी नहीं। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २९--२-१९२० 


४७. टिर्प्पाणियाँ 


श्रीमती बसेंटकआ अपमान 


हम देखते हें कि बम्बईमें' छालाजीके स्वागतके लिए जो सभा हुई थी उसमें 
कुछ श्रोताओंने श्रीमती बेसेंटका' अपमान किया। यह सुनकर हमें अत्यन्त खेद हुआ। 
भारतमें जिस समय हम नवीन और सुन्दर जीवअनकी आस लगाये बैठे हँ उस समय 
अविनय और अउनेसे विपरीत विवार रखनतेवाले व्यक्तियोंके प्रति तिरस्कारका व्यवहार 
हमारी उम्नतिर्ें बावा पहुँचानेवाली बातें हे। सार्वजनिक जीवनमें प्रतिस्पर्धीके प्रति 
विनय, मान और सहिष्णुता अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमती बेसेंटका अपमान हो, यह 
हमारे लिए कलंककी बात है। इस भली महिलाने थोड़े वर्षोर्मे हिन्दुस्तानकी जो अनन्य' 
सेवा की है उतनी सेवा बहुत कम भारतीयोंने की है। इस समय भले ही हमें उनके 
विचार नापसन्‍्द हों, भले ही हमें उनकी भूलें दिखाई दें, तो भी जिसने हिन्दुस्तानकी भारी 
सेवा की है और जो अपनी उत्तरावस्थामें एक नवयुवककी भाँति उत्साह प्रकट करते 
हुए अब भी भारतको आगे ले जानेमें अपना सक्रिय सहयोग देती रहती हें उनका 


१. गोपाल कृष्ण गोखढे (१८६६-१९१७ ); शिक्षा-शासत्री और राजनीतिज्ञ; १९०५ में कांग्रेसके 
अध्यक्ष; भारत सेवक समाज ( सर्वेन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के संस्थापक; इन्होंने गिरमिटिया मजदूरोंके 
मामलेकी सफलतापूर्वक हिमायत की थी । ु 

२. (१८३८-१९२६); लूखनऊके राष्टवादी मुस्लिम, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें सक्रिय भाग 
लिया था और अपने अनुयापियोंसे गो-हत्या बन्द करनेका अनुरोध किया था । 

३. २० फरवरी, १९२० को । 

४. लाला लाजपतराय (१८६०-१९२८ ); पंजाबके राष्ट्वादी नेता । वे भारतसे छः: वर्ष बाहर 
रहनेके बाद २० फरवरी, १९२० को बम्बई पधारे थे मौर वहाँ उनका भारी स्वागत किया गया था । 

७. श्रीमती बेसेंट गांधीजीकी नीतिसे असहमत थीं और मई १९१९ में उन्होंने होमरूल लीगको 
छोड़ दिया था जिसकी उन्होंने १९१६ में स्थापना की थी । 


६८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अपमान करके हम स्वयं अपना अपमान करते हे। हमारा कर्तव्य है कि हम इस 
प्रकारकी विषेल्ली वायुकों तुरन्त दूर करें। 


श्रीमती सरलादेवी चौधरानी 


आजकल सरलादेवीर्ज। अहमदाबाद आई हुईं हैं, इसलिए 'नवजीवन ' के पाठकोंकों 
उनका थोड़ा-बहुत परिचय देना अनुचित नहीं माना जायेगा। सरलादेवीके नामसे 
सामान्यतया सब लोग परिचित हें, लेकिन वे सिर्फ यही जानते हें कि श्रीमती सरला- 
देवी साव॑जनिक जीवनमें कार्य करनेवाली एक विद्वान महिला हे । इनका विशेष परिचय 
तो यह है कि वे सर रवीद्धनाथ ठाकुरकी भागजी हैं, कांग्रेसके भूतपूर्व प्रसिद्ध मनन्‍्त्री 
स्वर्गीय श्री घोषालकी पुत्री हें और पंजाबके सुप्रसिद्ध पंडित रामभजदत चौधरीकी 
धरमंपत्नी हें। इन्होंने १९ वर्षकी अवस्थार्ों बी० ए०की परीक्षा' पास की और तभीसे 
किसी-त-किसी सार्वजनिक कार्यर्में भाग लेती रही हें। भारती” नामका बंगाली 
मासिक पत्र इस्होंवे ही आरम्भ किया, और कहा जाता है कि उसमें इन्होंने अपनी 
लेखनीकी शक्तिका खूब परिचय दिया। इनको कवित्व शक्ति ऊँचे स्तरकी है और 
बनारसमें गाया गया उनका नमो हिन्दुस्तान नामका मधुर गीत सवंत्र विख्यात है। 
बंगालमें समितियोंकी स्थापना करनेमें श्रीमती सरलादेवीने प्रमुख भाग लिया था; 
और जब युद्ध आरम्भ हुआ तब शिक्षित बंगाली फौजमें भरती होकर अपना कत्तेव्य' 
निभायें, इस बातका प्रचार जिस प्रभावशाली ढंगसे इन्होंने किया था उतना बहुत- 
कम बंगालियोंने किया होगा। पंजाबमों भी सावंजनिक आन्दोलनमें इस महिलाका 
हाथ दिखाई देता है। उनमें काव्य-सर्जनकी जितनी शक्ति है उससे शायद कहीं 
अधिक संगीतकी शक्ति है। इसी कारण कांग्रेसमें सदा उनकी माँग की जाती है। 
पंडित रामभजदत्तमें भी कुछ हृदतक कवित्वकी शक्ति है। उनकी एक कविता अत्यन्त 
प्रभावशाली और लोकप्रिय है। वह गुरुमुखीमें है और हजारों पुरुष उसे गाते हे। 
वह कविता कांग्रेस अधिवेशन गाई गई थी और इसके लिए सरलादेवीने कुछ बालक 
और बालिकाओंको तैयार किया था। वह लगभग सत्याग्रहियोंके गीतके रूपमें काम 
दे सकती है। इस कारण हम इसे इस अंकके पहले पृष्ठपर प्रकाशित कर रहे हे 
और उसके साथ कठिन शब्दोंके अर्य भी दे रहे हे। 

नडियादमें स्वदेशीका प्रचार हि 


स्वदेशोका प्रचार करनेके लिए नडियादमों स्वदेशी भण्डार लिमिटेड कम्पनी बनाई 
गई है। उसमें लाख-छाखके कुल दस शेयर हे और दस हजार होयर दस-दस रुपयेके 
हैं। यह उपक्रम इस उद्ृश्यकों ध्यानमें रखकर किया गया है कि नडियाद आदि गाँवोंमें 
शुद्ध और मिश्रित रुूपसे स्वदेशी ब्रतका पालन करनेवालोंको आवश्यक कपड़ा मिल 
सके तथा हाथसे कते और बुने हुए कपड़ेका प्रचार किया जा सके। कम्पनी अधिकसे- 
अधिक सवा छ: प्रतिशत नफा ले सकती है तथा एजेंटोंका कमीशन शुद्ध लाभका २५ 
प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यहू उपक्रम लाभ कमानेके उद्देश्यसे नहीं बल्कि 


१, दिसम्बर १९१९ के अमृतसर अधिवेशनमें । 


पत्र : एल० फ्रेंचको ६९ 


सिर्फ स्वदेशीका प्रचार करनेके उद्देश्यस किया गया है और हम मानते हें कि व्यवस्था 
करनतंवाले भाई इसमें सेवा करनके इरादेसे ही शामिल हुए हें। इसलिए हम इसका 
स्वागत करते है। व्यवस्थापक आशा करते ह कि दो-चार व्यक्तियोंके शंयर लेनके 
बजाय बहुत सारे व्यक्ति थोड़े-थोड़ शेयर खरीदेंगे। व्यवस्थापकोंका यह भी उद्देश्य है 
कि इस कम्पनीके नामपर सट्टा बिलकुल नहीं होने दिया जायेगा और शेयरोंका लेन- 
देन केवल सद्ठा' करनेके उहेश्यसे नहीं करने दिया जायेगा। हिस्सेदार भी बहुत ब्याज 
मिलनेके इरादेसे अपने ,हिस्सेका पैसा नहीं देंगे बल्कि सिर्फ स्वदेशीको प्रोत्साहन देनेके 
उहृश्यसे ही शेयर खरीदेंगे, यह उम्मीद भी रखी गई है। ऐसी शर्तोंसे युवत कम्पनीका 
स्वागत किया ही जाना चाहिए। इससे हमें उम्मीद है कि सामान्य वर्गके व्यक्ति इस 
कम्पनीके शेयर खरीदकर इस उपक्रमको बढ़ावा देंगे और व्यवस्थापक भी चाहे जैसी 
मृहिकिलें क्‍यों न आयें तो भी अपने उद्देश्यसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९--२-१९२० 


४८. पत्र : एल० फ्रेचको 


[कलकत्ता | 
२९ फरवरी, १९२० 


प्रिय श्री फ्रेंच, 


शाहपुरमें भरतीके सम्बन्धमें लिखें मेरे पत्रके जवाबर्म आपके १९ तारीखके 
पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ। श्रीमाननें मामलछेकी जाँच करनेका जो आश्वासन दिया 
है उसके लिए में उनका आभार मानता हूँ। मुझे खेद है कि जो बयान मेरे सामने 
लिय गये थे, उन्हें भेजनमें कुछ अपरिहार्य विलम्ब हो गया है। मन उन्हें अनुवादके 
लिए लाहौर छोड़ दिया था और यह कह दिया था कि उन बयानोंका अनुवाद हो 
जानेके तुरन्त बाद वे मेरे पास भेज दिये जायें। में नित्य उनकी बाट देखा करता हूँ 
और जैसे ही वे मश्न प्राप्त होंगे, में उन्हें श्रीमान॒के अवलोकनार्थ उनके पास भेज 
दूँगा । 

में यह भी निवेदन कर दूँ कि दाण्डिक पुलिस अब भी छाक तहसील सरगोधामें, 
भक लढ़काँ, कोट इनोमान और भलवल तहसीलके कोट राँझामें तेनात है। बयानोंके 


१. यदथ्पि यह पत्र गांधीजीके निजी पत्र लिखनेके कागजपर, जिसपर उनका साबरमतीका पता छपा 
हुआ है, लिखा है, तथापि निरवय दी यह कलकत्तासे भेजा गया होगा, क्योंकि २९ फरवरी, १९२० को 
वे वहीं थे । 

२. देखिए “पत्र: एल० फ्रेंचको ”, १५-२-१९२० । 

३. पंजाबके लेफपिटनेंट - गवनैर । 


७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विषयमें अन्तिम राय चाहे जो हो, में विश्वास करता हूँ कि दाण्डिक पुलिस तुरन्त 
ही हटा ली जायेगी। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१२५) की फोटो-नकलसे। 


४९. पतन्न : महादेव देसाईको 


[२९ फरवरी, १९२० के आसपास | 
भाई महादेव, 


तुम्हें लम्बा पत्र लिखनेका समय निकाल ही नहीं पाता। डाक्टर मेहताने' अना- 
यास ही तुम्हारे स्वास्थ्यका समाचार दिया। में खिलाफतके सिलसिलेमें आया था, 
वापस अहमदाबाद जा रहा हूँ। सिहगढ़ कब आऊंगा सो तो भगवान्‌ ही जाने।' मैरा 
खयाल है कि आनन्दान-द तुम्हें खूब पत्र लिखते रहते हें। 


बापूके भाशीर्वाद 
गुजराती प्रति (एस० एन० ११४१०) की फोटो-मकलसे | 


५०. अमृतसरकी अपील 


तो आखिर जो अच्छेसे-अच्छा वकीरू मिल सकता था, उसकी पैरवीके बावजूद 
ये अपीलें खारिज कर दी गई हें। प्रीवी कौंसिलने भी इस गेर-कानूनी कार्य-विधिपर 
अपनी मुहर लगा दी है। मे स्वीकार करूँगा कि यह फैसला मेरे लिए सर्वथा 
अप्रत्याशित नहीं था, यद्यपि जब सर साइमन अपील क'रनेवालोंकी ओरसे अपनी दलीलें 
पेश कर रहे थे उस समय न्यायाधीशोंने जो कुछ कहा था, उससे लोगोंको फैसला 


१, यद्द पत्र कल्कतासे लिखा गया जान पड़ता है जहाँ २९, फरवरी १९२० को हुए खिलाफत 
सम्मेलनमें गांधीजीने भाग लिया था । वे २ मार्च, १९२० को वापस अद्मदाबाद पहुँच गये थे । 

जीवराज मेहता । 

३, गाँधोजी सिहगढ़ २६ मा, १९२० को पहुँचे थे । 

४. स्वामी आनन्दानन्द था आनन्द; भहमदाबादमें सितम्बर, १९१९ में मदजीवनका प्रकाशन 
आरम्भ हुआ तभीसे अनेक वर्षोतक नवजीवन मुद्रणाल्यके व्यवस्थापक रहे । 

७५, रेड जुलाई, १९१९ को प्रीवी कौंपिलने अम्नतसरके उन २१ नागरिकोंकों अपील करनेकी श्जाजत 
दी थी जिन्हें अप्रैल १९१९ को अमृतसरमें हुए उपद्रवके सिलसिलेमें छाहौरमें सैनिक भदालत द्वारा सजा 
दी गई थी । उन्होंने अपीक श्स आधारपर की थी कि वाइससथकों सैनिक कानून अध्यदेश जारी करनेका 
अधिकार नहीं है ओर अदाल्तोंने जो कार्य-विधि भपनाई थी वह अनिषमित थी। 


अमृतसरकी अपीलें ७१ 


अनुकूछ होनेकी आद्या होती थी। राजनीतिक मुकदमोंका अध्ययन करके मेंने जो राय 
बनाई है वह यह है कि ऊँचीसे-अची अदालतोंके फीसले भी राजनीतिक मतामतसे किसी- 
न-किसी प्रकार प्रभावित हो ही जाते हैँ। न्‍्यायाधीशका मन छुद्ध नन्‍्यायकी भावनासे 
ही प्रेरित रहे, इसके लिए अपनाई गई सारी सावधानी ऐस मौकेपर व्यर्थ सिद्ध 
होती है। प्रीवी कौंसिल उन अन्य समस्त मानवीय संस्थाओंकी कमजोरियोंसे मुक्त नहीं 
हो सकती जो केवल सामान्य स्थितियोंमें ही ठीक काम कर सकती हें। यदि यह 
फंसला लोगोंके पक्षमें होता तो भारत सरकार एसी अवर्णनीय अपकीतिकी भागी बन 
गईं होती जिससे एक पीढ़ीम भी मुक्त हो पाना उसके लिए मुहिकल होता। 

इस फैसलेके राजनीतिक महत्त्वका अनुमान इस तथ्यसे लगाया जा सकता है कि 
जिस क्षण यह खबर लाहौरमें पहुँची उसी क्षण लाला लाजपतरायका समुचित स्वागत 
करनेके लिए की गईं समस्त तेयारियाँ रद कर दी गई और खबर है कि पंजाबकी 
राजधानीमें गहरा शोक छा गया। इसलिए इस फंसलेसे सरकारकी अपकीति और 
भी बढ़ गई है, क्योंकि सही या गलत, जनता तो यही समझेगी कि जहाँ कोई बड़ा 
राजनीतिक या प्रजातिगत हितका प्रश्न सामने आ जाता है वहाँ ब्रिटिश संविधानके 
अन्तगंत न्याय नहीं मिल सकता। 

इस महान्‌ अनर्यंसे बचनेंका एक ही तरीका है। मानव-मनपर, और विशेषतः 
भारतीयोंके मनपर, उदार व्यवहारका असर तुरन्त होता है। मुझे आशा है कोई 
आन्दोलन करने या प्रार्थतापत्र आदि देनेकी नौबत आनेसे पहले ही पंजाब सरकार 
या केन्द्रीय सरकार मौतकी सजाओंको तत्कारू रद कर देगी और यदि सम्भव हुआ 
तो उसके साथ ही अपील करनेवालोंकों भी रिहा कर देगी। 

ऐसा करना दो कारणोंसे आवश्यक है और ये दोनों ही कारण समान रूपसे 
महत्त्वपूर्ण हें। पहला तो यह कि सरकारको जनताका विश्वास फिर प्राप्त करना है 
जिसका उल्लेख में पहले ही कर चुका हँ। और दूसरा यह है कि शाही घोषणामें कही 
गई एक-एक बात पूरी करनी है। उस महान्‌ राजनीतिक दस्तावेजमें उन समस्त राज- 
नीतिक अपराधियोंकों मुक्त करनेका निर्देश दिया गया है जिनकी मुक्तिसे समाजकों 
कोई खतरा न हो। शायद कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यदि अपील करनें- 
वाले ये इकक्‍्कीस व्यक्ति मुक्त कर दिये जायेंगे तो उनसे समाजके लिए किसी भी 
तरहका खतरा पैदा हो जायेगा। उन्होंने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया है। उनमें से 
अधिकतर सम्भ्रान्त और कानूनके पाबन्द नागरिक माने जाते थे। वे किसी क्रान्तिकारी 
संस्थाके सदस्य हों, उनकी कोई ऐसी ख्याति भी नहीं थी। यदि उन्होंने कोई अपराध 
किया भी था तो वह केवल क्षणिक आवेशमरमं किया था और उस समयकी परिस्थिति 
उनके लिए गम्भीर रुपसे उत्तेजक थी। इसके अतिरिक्त जनताका विश्वास है कि 
इन सैनिक अदालतोंन लोगोंको जो सजाएँ दी हे उनमें से अधिकांशको किसी उचित 
साक्ष्यका बल प्राप्त नहीं है। इसलिए में आशा करता हूँ कि सरकार, जो अबतक 
रंगे हाथों पकड़े जानेवाले राजनीतिक अपराधियोंकों भी छोड़ देनेका सत्कार्य करती 


१, दिसम्बर १९१९ की घोषणा । 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाइस 


रही है, इन अपील करनेवाले लोगोंकों रिहा करवेगें संकोच नहीं करेगी और इस 
प्रकार समस्त भारतकी सद्भावना अजित करेगी। जो उदारता विजयकी घड़ीमें 
दिखाई जाती है, वही सबसे अधिक प्रभावकारी सिद्ध होती है। और लोगोंकी रायमें 
अपीलोंका खारिज किया जाना सरकारकी विजय ही है। 
में अपने पंजाबके मित्रोंसे सादर अनुरोध करता हूँ कि वे हताश न हों। हमें 

शान्त मनसे अपने-आपको बुरीसे-बुरी स्थितिके लिए तैयार कर लेना चाहिए। यदि ये 
सजाएँ कानून-सम्मत हें, यदि ये दण्डित व्यक्ति हत्या करने या हत्या करनेके लिए 
दूसरोंको उकसानेके दोषी हे तो वे सजासे क्‍यों बचें ? यदि इन्होंने ये अपराध न किये 
हों --- और हमारा खयारू है कि कमसे-कम इनमें से अधिकांशने तो ये अपराध नहीं 
ही किये हैं -- तो उन सब लोगोंकी किस्मतमें जो लिखा है हम उससे बचनेकी चेष्टा क्‍यों 
करें जो एक सीढ़ी और ऊँचा उठनेका प्रयत्न कर रहे हें? यदि हमें ऊँचा उठना है 
तो हम इस' बलिदानसे क्यों डरें? बलिदान किये बिना कभी कोई राष्ट्र ऊपर नहीं 
उठा है और बलिदान तो निरपराधों द्वारा सही गई यातनाओंको ही कहा जायेगा, 
अपराधियों द्वारा प्राप्त दंडोंको नहीं। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-३-१९२० 


७५१. पत्र: एस्थर फॉरिगको 


बम्बई 
बंधवार [३ मार्च, | १९२० 


रानी बिटिया, 


मुकदमा चल रहा है और चूँकि मुझे कुछ मिनटोंका अवकाश मिला है, तुम्हें 
चन्द पंक्तियाँ लिख भेजना चाहता हूँ। 

तुम मेरे ध्यानमें निरन्तर रहती हो। कभी-कभी तो जब तुम्हारे साथ' हुई अपनी 
बातोंकी ओर खयाल जाता है और जब यह सोचता हैँ कि कुछ अवसरोंपर, जब मेंने 
तुम्हारे प्रति नरम होना चाहा था, में श्ञायद कठोर प्रतीत हुआ होऊंगा तब में बेचेन 
भी हो जाता हूँ। हमारे शब्द हमारे इरादेके अनुसार अच्छे या बुरे नहीं माने जा 
सकते, बल्कि उनके बुरे या अच्छे होनेकी कसौटी श्रोतापर पड़नेवाला प्रभाव है। क्‍या 
तुम सुखी और प्रफुल्लित हो? तुम्हारा स्वास्थ्य कसा है? 

में चाहता हूँ कि तुम श्री बी० का सन्दृक उन्हें वापस कर दो। यदि तुम्हें 
दूसरा चाहिए तो तुम भद्रासमें खरीद लेता। तुम मुझे अपना कार्यक्रम तो सूचित 
करोगी ही। 


१, पत्रमँ उब्छिखित अदालतको मानहानिके झुकदमेकी सुनवाई ३ माचेकों बम्बईमें हुई थी। 
देखिए “क्या यह न्यायाल्यक्री मानद्वानि थी? ”, १०-३-१९२० । 


भाषण : खिलाफत सभा, बम्धईसं ७३ 


मुकदमा समाप्त हो गया है, परन्तु फैसला रोक लिया गया है। मेने तुम्हें एक 
तारा भेजा है। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
माई डिपर' चाइल्ड 
५२. भाषण : खिलाफत सभा, बम्बईसें' 
३ माचे, १९२७ 


मुझसे खड़े होकर बोला नहीं जाता। इस प्रइनपर में बहुत बार बोला हूँ। 
मेरा अपना विश्वास है कि हमारी इच्छाके विरुद्ध हमारे साथ कुछ भी नहीं किया जा 
सकता । हमारी माँगें पूरी होनी चाहिए। कलकत्ताकी खिलाफत परिषद्र्मों पास' किया 
गया प्रस्ताव आज मेरी निगाहमें आया और उसे पढ़कर मुझे आनन्दका अनुभव हुआ। 
यहाँ [ उक्त सभामें | मौलाना साहबने हमारे कत्तंव्यकी रूप-रेखा अंकित कर दी है। 
उन्होंने सम्राट्को जो कुछ कहना है सो ठोक-बजाकर कहा। आज हमपर जो अवसर 
आ पड़ा है, कोई कारण नहीं कि वसा ही अवसर कल मेरे हिन्दू भाइयोंपर क्‍यों नहीं 
आ पड़ंगा? मेने अपनी यह गर्दन खुदाके नामपर संसारके तथा आपके सामने पेश 
कर दी है। (वाह-वाह) इसके अतिरिक्त में आपको और क्‍या दूँ? यदि इस' प्रश्नका 
कोई सत्तोषजनक हल न निकले और हमारे मुसलमान भाई विधान-परिषदोंसे त्यागपत्र 
दे दें तो में आपको कह सकता हूँ कि हमारे सब हिन्दू भाई भी उनका अनुकरण किये 
बिना न रह सकेंगे। (तालियोंकी गड़गड़ाहट) कलकत्ता-परिषद्ने बहिष्कारका' जो 
प्रस्ताव पास किया है उससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। हमें बहिष्कारकी बातसे 
दूर रहना चाहिए। यदि हमने जान” देनेकी तेयारीकी हो तो फिर बहिष्कारकी 
क्या बिसात ? यह एक अत्यन्त पवित्र कार्य है। जिस चीजके लिए कीमत देनी चाहिए 
हम उसीके लिये देंगे। हमें समर्थ बनानेके लिये केटरबरी तथा यॉकंके आर्चंबिशप 
क्या कर सकते हें? हमें हिन्दू भाइयोंकी पूर्ण सहानुभूति प्राप्त है। आजकल में थोड़ा- 
थोड़ा' “कुरान” पढ़ने लगा हूँ। (वाह-वाह) इससे में आपके अधिकसे-अधिक निकट 
सम्पर्कमें आता जाता हूँ। हमें देषसे किसीपर भी विजय प्राप्त नहीं करनी है। तलवारसे 


१, यद उपलब्ध नहीं है । 

२. यह सभा खिलाफृत समितिकी ओरसे बुलाई गईं थी; मिरयाँ मुहम्मद द्वाजी जान मुहम्मद छोटानी 
इसके अध्यक्ष थे । ' 

३. २९ फरवरी, १९२० को । 

४. मौलाना अबुक कलाम आजाद, जिन्होंने समाक्री अध्यक्षता की थी । 

७५, ब्रिटिश मालका । ह 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दूसरोंका सिर काटनेके बजाय अपना सिर देनेके लिए तैयार हो जाओ। ( निस्स-देह- 
निस्सन्‍्देह) हमारे सब प्रतिनिधियोंकों यह' बात कहनेके लिए तैयार रहना चाहिए 
कि अगर इस प्रशनका सब्तोषकारक हल न निकला तो हम देशके प्रशासन-कार्यमें तनिक 
भी मदद करनेवाले नहीं हैं। 

[ गुजरातीसे | 

गुजराती, ७-३-१९२० 


७३. भाषण : बम्बईसें' 


४ माचें, १९२० 


इस सभाकी स्थापना करनेके लिए श्री गांधीने आन्दोलनके संगठनकर्त्ताओंकों 

बधाई दी और आशा व्यक्त की कि जो काम सभाने हाथमें लिया है उसमें उसे 
सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, सभाके उद्देश्य साफ और सीधे प्रतीत होते हें। अत- 
एवं यदि आप उद्देश्य-प्राप्तिके निमित्त परिश्रससे काम करते रहेंगे तो आपको सफ- 
लता प्राप्त होगी, इसके बारेमें मुझे कोई सन्देहु नहीं है। जिस प्रकारका उद्देश्य आपके 
सामने है बसे उद्देयकी सफलताके लिए सत्य और निर्भोकता परमावश््यक शर्तें हें; 
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप सचाई, निर्भकिता और ईसानदारीसे काम 
करेंगे तो आपके प्रयत्त अवश्य सफर होंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्ब ऋॉनिकल, ५--३-१९२० 


५४. भाषण : प्रेस अधिनियमपर, बम्बईसें 


५ मार्च, १९२० 


जिस व्यक्तिनें इस अधिनियमको रद करवानेके लिए सबसे अधिक संघर्ष किया है 
वह आज यहाँ उपस्थित नहीं है, यह सरकार और जनता दोनोंके लिए शर्मकी बात है। 


१. काठियावाड़ दिंतवर्वेक सभाकी स्थापनके उपलक्ष्ममें माननीय श्री जी० के० पारेखकी अध्यक्षतामें 
भोरारजी गोकुलदास हॉलमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। गांधीजीने यह भाषण उसी अवसरपर दिया था । 
, २, यह भाषण भारतोय समाचारपत्र संबके तत्तावधानमें हुई एक सभाके अवसरपर दिया गया था, 
सभाक़ी अध्यक्षता सर नाराषण चन्दावरकरने की थी । इसमें गांधीजीने एक प्रस्ताव द्वारा यह माँग को 
थी कि १९१० का समाचारपत्र अधिनिषम रद किया जायें; एम० आर० जबकरने इसका समयेन किया 

था । राष्ट्रवादी, नरम दलीय तथा होमरूछ लीगके सदस्य इस समाके मंचपर एक साथ इकट्ठे थे । 
३. बी० जी० हॉनिमैन ( १८७३-१९४८ ); पत्रकार और राजनेतिक आन्दोलनकर्ता, बॉम्बे क्रॉनिकलके 


सम्पादक जिन्हें अप्रैठ १९१९ में भारतसे निर्वासित किया गया था और फिर उन्हें १९२६ तक भारत 
नहीं आने दिया गया था । 


तार: शौकत अलीको ७५ 


कदाचित्‌ सरकार भाई हॉनिमनको- पुनः भारत जाने देनेकी बातकों एक ओर रखकर 
इस कानूनकों रद करनेके लिए तैयार हो जाये लेकिन मुझ विश्वास है कि हिन्दुस्तान- 
की जनता तो इसे कदापि स्वीकार न करेगी। मेरे मनमें यही प्रश्न उठा करता है कि 
यदि जनताके मतको अभिव्यक्त करनेके लिए समाचारपत्र न हों तो सरकारको 
जनताकी राय केसे मालूम हो? स्वतस्थ समाचारपत्रोंके अभावमें सरकारकों खूफिया 
पुलिसपर विश्वासः करना पड़ता है। इससे जनता सरकारसे निवेदन करती है कि 
यदि खुफिया पुलिसका यह भार उसे हल्का करना हो और यदि सरकार उस जनताके 
सहयोगकी जरूरत मानती हो तो उसे जनमतके प्रतिनिधि स्वतन्त्र समावारपत्नोंका 
मुंह बंद नहीं करना चाहिए। इस समय सरकारकी हालत उस बाद विज्ञानठेला- 
जैसी है जो वायुमापक यत्त्रको तोड़नेके बाद हवाके दबाचकों जाननेकी चेष्टा कर 
रहा हो । 

इस अधिनियमको रद करवानेके लिए केवल पत्रकारोंको ही नहीं बल्कि सारी 
जनताको पूरे जोशके साथ आस्दोलन करता चाहिए। यदि में पत्रकारोंकी परेशानियोंका 
विचार करने बढूँ तो एक पूरा “ महाभारत” ही लिख जायें। कभी लोग मेरी प्रशंसा करते 
हैं, कभी मुझपर गालियोंकी बौछार करते हे, कभी वे अधिकारियोंका पक्ष छेते हें तथा 
कभी उनको भत्सना करते हैं । इन सबमें से तीर-क्षीर विवेक करनेका काम पत्रकारोंका 
है। लोकोपथोगी प्रत्येक वस्तुपर प्रकाश डालना पत्रकारका कत्तंव्य है। लेकिन जो 
जनताके' लिए उपथोगी नहीं है ऐसे एक भी विशेषणको अपने पत्रमें दाखिल न किया 
जाये -- यह समाचारपत्र अधिनियमको रद करवानेका सबसे अक्सीर उपाय है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-३-१९२० 


५५७५. तार: शोकत अलीको' 


६ माचे, १९२० 


उन्नीसकें लिए अपील तैयार कर रहा हूँ। उसमें अपने समर्थनकी बात शर्तेके 
साथ रख रहा हूँ। आपको मेरी सलाह है कि दृढ़ता जरूर रखिए परन्तु 
नरमीसे काम लीजिए। सत्यको व्यक्त कीजिए परल्तु प्रेमकी भाषामें, घुणाकी 
भायामें नहीं, तभी हमारी जीत सम्भव है। 

[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीकेट एब्स्ट्रेट्रस, १९२० 


१. समामें के० नटराजनने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बम्बई सरकारसे श्री हॉनिमैनको वापस 
देशमें आने देनेका अनुरोध किया गया था । 

२, शौकत अली २८-२९ फरवरीको हुए बंगाल प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलनके सिलमिकेमें कलकत्ता 
गये हुए थे । 

३, १९ माचे, खिलाफत दिवस । 


५६. तार: के० सन्तानभकों 


६ मार्च, १९२० 
मेरे द्वारा लिये गये बयानोंकरा अनुवाद अहगदाबाद तुरन्त भेजिए, शेष 
बयानोंकी भी उसका अनुवाद करके भेजियेगा। 


गांधो 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१४५) की नकलसे। 


५७. “नवजोीवन की स्थिति 


'नवजीवन पत्रको साप्ताहिकर्म बदलते समय और उसका सम्पादन कार्ये 
सेभालते' समय मने मनमें कुछ बन्धन माने थे। उनमें से कुछसे तो पाठक परिचित हैं । 
दो शर्तेकी ओर में एक बार फिर पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 

१. नवजीवन ' में पैसे लेकर विज्ञापन नहीं लिये जाने चाहिए। 

२. नुकसान उठाकर नवजीवन ” नहीं चलाया जाना चाहिए। 

आजकल “नवजीवन' की नौ हजार प्रतियाँ छपती हें। जबतक बीस हजार 
प्रतियाँ नहीं छपती तबतक मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा और अगर यह संख्या पचास 
हजारतक पहुँच जाए तो में आइचयें नहीं मानूगा। लेकिन इतनी प्रतियाँ प्रकाशित 
करनेकी अबतक व्यवस्था नहीं हो पाई है।*- हमारे पास संख्याम इसके योग्य मशीनें 
और व्यक्ति भी नहीं है, और न उतनी प्रतिथाँ आसानीसे प्रकाशित करने योग्य जगह 
ही है। इस सबके अतिरिक्त मेरे साथी और में भी इस समय एसी स्थितिमे नहीं 
हैं कि पचास हजार ग्राहकोंकों आकर्षित कर सकने योग्य पर्याप्तू और सुन्दर सामग्री 
दे सकें। ईश्वरेच्छा होगी तो ऐसा समय अवश्य आयेगा। में पिछले अंकको कुछ हुद- 
तक उक्त स्तरका कह सकता हूँ। गाहेबगाहे और भी ऐसे अंक प्रकाशित हुए हूं 
लेकिन अंग्रेजीमें कहावत है कि एक ही' कोयलके' बलपर बसन्‍त नहीं आ जाता। उसी 
तरह नवजीवन ' के' एक उत्तम अंकसे सब अंक अच्छे नहीं कहे जा सकते। स'रला- 
देवीजी [ चौधरानी | के बन्धु” नामक लेखके कारण अन्तिम अंक उत्तम हो गया है। 
यह लेख दो किस्तोंमें छपा है। इसका पूर्वार्ड, कुछ वर्ष पहले जब वे किसी बनप्रदेशमें 
रहती थीं, तब लिखा गया था। लेकिन वह था अप्रकाशित | इस' बार जब मेंने उनसे 


१. सन्‌ १९१९ के पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें गांधीजी द्वारा लिये गये बयान। गांधीजी उपद्रवोंके 
सम्बन्धमं कांग्रेसदी रिपोटेका मसविदा तेयार कर रहे थे, और उसीके लिए उन्होंने उक्त बयानेंकि भनुवाद 
मंगाये थे । 

२. ७ सितम्बर, १९१९ से। 


' नवजीवन ' की स्थिति ७७ 


लेखकी माँग की तब उन्होंने उसे ढूंढकर उसमें कुछ और सामग्री जोड़कर एक 
सम्पूर्ण काव्यके रूपमें मुझे भेंट किया। मूल लेख बेंगलामें है। उसका अनुवाद करते 
समय कठिनताईका सामना करना पड़ा इसीसे नवजीवन ' के प्रकाशनमें विलम्ब हुआ। 
इस लेखमें से दो-तीन अर्थ निकाछे जा सकते हेँ। पाठकोंको मेरी सलाह है कि वे इस' 
लेखको दो-चार बार पढ़ जायें और आकण्ठ इसका रस-पान करें ऐसा करते हुए वे 
पायेंगे कि इसमें रसका अक्षय भण्डार निहित है। 

यह ॒विषयान्तर हो गया है। आजकल नवजीवन ' घाटेमें चछ रहा है। एक 
प्रतिका लागत मूल्य सोलह पाई पड़ता है, उसमें कागज आठ पाईका होना चाहिए। 
हमने आरम्भसे ही अच्छे कागजका उपयोग किया है, इससे अब उसके बदले हलूका 
कागज लगानेकी इच्छा नहीं होती। अतएव इसके आकारको कम करके कुछ बचत 
करनेका निरचय किया गया है। सोलह पृष्ठोंके स्थानफर इस बार बारह पृष्ठ दिये 
गए हैं। लेकिन इस तरह चार पाई भी नहीं बचतीं। इसलिए बम्बई और अहमदा- 
बादमें प्रत्येक प्रतिका मूल्य वार पैसेके बदले पाँच पैसे रखनेका निश्चय किया गया है। 
इससे घाटा होना बन्द हो जाएगा। पाठक समझ जायेंगे कि जबतक हमें नवजीवन “- 
का लागत मूल्य नहीं मिलता और हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है तबतक ग्राहकीं- 
की संख्या बढ़ानेका अर्थ और भी अधिक नुकसान उठाना होगा। परिणामतः वतें- 
मान स्थितिमें ग्राहकसंख्या बढ़ानेकी बात भी नहीं सोची जा सकती। 

“ लवजीवन ' आरम्भ करते समय हमने आठ पृष्ठ देनेकी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन 
परिस्थितियोंकों अनुकूल पा यह संख्या सोलह कर दी गई है। आगे भी पाठकोंकों 
आठसे अविक पृष्ठोंक्रा 'नवजीवन मिलता रहेगा। इसके साथ ही में यह भी कहना 
चाहूँगा कि स्थानाभावके कारण विषय छोड़े नहीं जाएँगे, बल्कि विशेष प्रयत्नसे संक्षेपमें 
लेख प्रकाशित करके उतने ही विषयोंकी समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया जाएगा। अनेक 
बार समाचारपत्रोंमें निश्चित पृष्ठसंख्या भरनेकी दृष्टिसे ही लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते 
हैं। लेखक उतावलीके कारण लेखमें प्रायः अपने विचारोंकों अच्छी तरह और व्यवस्थित 
रूपसे प्रस्तुत नहीं कर पाता। पाठकोंको उन्हें समझनेमें दिक्कत होती है अथवा जो 
विचार आसानीसे ग्राह्मय हो सकते हूँ उन्हें इस तरह घुमा-फिराकर लिखा जाता है कि 
उन्हें समझने में बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए में आशा करता हूँ कि जो लेखक 
 नवजीवन ' में अपनी रचनाएँ भेजते हे उन्हें वे और भी संक्षेपर्म लिखेंगे तथा अपनेकों 
“ तवजीवन का मालिक समझकर इसकी उच्चतिर्में अपना सहयोग दें। 'नवजीवन को 
प्रकाशित करनेका उद्देश्य व्यवस।य करना नहीं है, अपितु उसके-माध्यमसे जनताकी थोड़ी- 
बहुत सेवा करना, और जनतामें नवजीवनका संचार हो जानेपर उसे यथाशक्ति सरल 
और सीधी राह बताते हुए जटिल प्रदनोंकों सुलझानेमें मदद करना है। 

अतएव उम्मीद है ' नवजीवन ' के लेखक अपनी रचनाओंको संक्षेप प्रस्तुत करते 
सभय इस बातका ध्यान रखेंगे कि संक्षिप्तीकरणसे विषयवस्तु्में कोई कमी न आए। 

जब कागजके भाव गिर जाएँ अथवा नवजीवन प्रेस अथवा कार्यालय हम सबकी 
अपूर्णताके कारण जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन 
कर सके तो अवश्य करेंगे और तब “नवजीवन के पृष्ठोंकी संख्या फिरसे सोलह 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कर दी जाएगी। नवजीवन  तुकसान उठाना नहीं चाहता; किन्तु साथ ही लाभ उठाना 
भी उसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो-कुछ बचत होगी वह [ उक्त रूपमें | पाठकों- 
को दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि पाठक इस बातको ध्यानमें रखते हुए तथा' स्वयं 
अपनेको नवजीवन का मालिक समझकर उसकी उन्नति में सहयोग देंगे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन ७-३-१९२० 


५८, टिप्पणियाँ 


सर रवीन्ननाथ ठाकुरका आगमन 
साहित्य परिबद्‌ः अग्नेलके महीतनेमें होनेवाली है; सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर उस अव- 


सरपर उपस्थित होकर परिषद्को विभूषित करेंगे, ऐसी ख़बर मिल चुकी है। उनका 
आगमन छोटी-मोटी बात नहीं कही जा सकती। वे राजनैतिक पुरुष नहीं, महाकवि 
हें। उनकी जोड़का कोई और व्यक्ति हिन्दुस्तानमें तो नहीं ही है। भाई एन्ड्रयूज स्वयं 
एक कवि हूँ और वह मानते हे कि सर रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी जोड़का व्यक्ति सारे 
यूरोपमें भी नहीं है। 

वे जैसे कवि हें वंसे ही तत्त्वज्ञाना और आस्थावान्‌ व्यक्ति हैँ। भाई एन्ड्यूजने 
उन्हें धर्म-धुरन्धरकी उपमा प्रदान की है। कवीन्द्र रवीन्द्र भारतके एक अनमोल रत्न 
हैं। उनका काव्य धर्म, ज्ञान, नीति और अन्य शुद्ध तत्त्वोंसे भरपूर है। इस विषयमें 
किसीको भी सन्‍्देह कर सकतेकी गुंजाइश नहीं है। उनकी गीतांजलि” और “साधना ' 
अपूर्व रचनाएँ हें। उनकी कहानियाँ बालकों-जैसे विनोदसे भरी हुई होती हे और साथ 
ही वे ज्ञान तथा कलासे पूर्ण होती हें। 

मेरी कामना है कि गुजरातकी राजधानी उन्हें उचित सम्मान दे। ऐसे नारे 
लगाना जिससे कानोंके पर्द फट जायें, शोभनीय नहीं है। व्यक्तियोंके बड़ी संख्यामें होनेके 
बावजूद धक्कामुक्की किये बिना हमें हमारे जो प्रिय हे उन्हें रास्ता देना चाहिए। 
हम रास्तोंको अलुंकृत करें तो उसपर पाइचात्य संस्कृतिका प्रभाव न होकर पूर्वकी 
सभ्यताका प्रभाव होना चाहिए। वे अच्छे कवि होनेके साथ ही चित्रकला और संगीत- 
के भी पारखी हूँ। इसलिए हम उनके प्रति अपना जो भाव प्रकट करना चाहें वह 
दात्तिमय, कलापूर्ण और सब प्रकारके आडस्बरों--भावावेश -- सै रहित एवं शुद्ध 
होना चाहिए। में व्यवस्थापकोंसे निवेदन करता हूँ कि वे अभीसे विचार-विमर्श 
करके सुव्यवस्था बनाये रखनेके उपायोंको निश्चित कर लें जिससे हमारे अतिथिको 
कष्ट न पहुँचे और गुजरात धामिक उत्साहके साथ उनको ऐसा सम्मान प्रदान करे 
जो कवि श्री और गुजरातकी जनता दोनोंको शोभान्वित करनेवाला हो। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन ७--३-१९२० 


१, गुजरात साहित्य परिषद्‌ जिसका छठा अधिवेशन अदमदाबादमें दहोनेवाला था। 


५९. वक्तव्य : समाचारपत्नोंको 
[७ मार्च, १९२०] 

श्री गांधीने अखबारोंको निम्न पत्र लिखा है: 

खिलाफतका प्रदइन अब सभी प्रदनोंसे अधिक महस्वपूर्ण बन गया है। यह एक 
प्रथम कोटिका साम्राज्यीय प्रश्न बन गया है। 

इंग्लेंडके बड़े-बड़े ईसाई धर्माध्यक्ष और मुसलमान नेता, दोनों मिलकर इस प्रश्नको 
दुनियाके सामने ले आये हें। ईसाई धर्माध्यक्षोंने चुनौती दी, और मुसलमान नेताओंने 
उसे स्वीकार कर लिया है। 

मुझे विश्वास है कि हिन्दू भाई इस' बातकों महसूस करेंगे कि खिलाफतके प्रश्नके 
आगे सुधार तथा अन्य सभी चीजें नगण्य हें। 

अगर मुसलमातनोंका दावा उनके धर्मग्रल्थोंके अलावा अन्य सभी आधारोंपर अनु- 
चित होता तो केवल धर्मग्रन्थोंके आधारपर, ही उसका समर्थन करनेमें किसीको संकोच 
हो सकता था। लेकिन जब किसी उचित दावेकों धर्मग्रन्थोंकी व्यवस्थाका समर्थन भी 
प्राप्त हो तब तो वह दुनिवार ही हो जाता है। 

संक्षेप्में दावा यह है कि टर्की साम्राज्यकी गैर-मुस्लिम जातियोंकी सुरक्षाके पूरे 
आश्वासनके साथ ठर्कीकि यूरोपीय प्रजाजनोंको टर्कीके अधिकारमें ही रहने दिया जाये 
और इस्लामके तीर्य-स्थलोंपर सुलतानका नियन्त्रण रहे तथा जर्जारत-उल-अरब --यानी 
मुसलमान विद्वानों द्वारा परिभाषित अरबिस्तान--पर भी, अगर वहाँ रहनेवाले अरब 
लोग स्वशासन चाहें तो उन्हें स्वशासनका अधिकार देते हुए, सुलतानकी राजनीतिक 
प्रभुता रहे। ऐसा ही करनेका वचन लॉयड जॉ्जेने दिया था' और यही बात छॉडे 
हाडिगके मनमें भी थी। मुसलमान सिपाही टर्कीको उसके अधिक्ृत क्षेत्रोंसे वंचित 
करवानेके लिए कदापि न लड़ते। खलीफाको अरबिस्तानके स्वामित्वसे वंचित करनेका 
मतलब है खिलाफतको अर्थेहीन बना देना। 

जो-कुछ टीका था, वह उससे जरूरी गारंटी लेकर उसे वापस कर देना सच्ची 
ईसाइयतके अनुरूप फल माना जायेगा, छेकिन उसे सजा देनेके लिए उससे उसकी कोई 


१. खिलाफतके प्रश्नपर यह श्ञापन-पत्र ७ मा, १९२० को जारी किया गया था । 

२. सन्‌ १९१९ की मॉण्टग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार-पोजना । 

३. अपने ५ जनवरी, १९१८ के भाषणमें उन्होंने घोषणा की थी कि मित्र-राष्ट्‌ इसलिए नहीं छड़ 
रहे हैं कि “ टकौंको उसकी राजवानी या एशिया माशनर तथा सके समृद्ध और प्रसिद्ध भूभाग्से वंचित कर 
दिया जाये ।”” 

४, स्पष्टटः तातथ २ नवम्बर, १९१४ को भारत सरकार द्वारा जारी की गई इस धोषणासे है कि 
इस युद्धले क्रिसी अकारके धामिक मामढेका कोई सरोकार नहीं दै । 


८० सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


चीज छीन लेना ताकतके जोरपर निकारहा गया हल माना जायेग।। इस विजयकी घड़ीम 
इंग्लेंडको या मित्रराष्ट्रोंकी बहुत ही सावधानीके साथ न्यायपूृर्ण आचरण करना चाहिए। 
तुकोंको सर्वथा' शक्तिहीन बना देना न केवल अनुचित होगा, बल्कि इससे पूरी गम्भी- 
रताके साथ जो घोषणाएँ की गई हैं, जो वचन दिये गये हैं, वे घोषणाएँ और वचन 
भी भंग होंगे । अब हम तो इस समय यही चाहेंगे कि वाइसराय महोदय, दक्षिण 
आफ्रिकाके  अनाक्रामक प्रतिरोध” आन्दोलनके' दौरान लॉर्ड हाडिग द्वारा अपनाये 
गये रुखका अनुकरण करते हुए, पूरे साहसके साथ खिलाफत आन्दोलनका नेतृत्व करनेको 
सामने आयें, और इस प्रकार अपने पूर्वाधिकारीकी तरह ही इस' आन्दोलनका स्पष्ट 
और दृढ़ दिशानिर्देश करें ताकि कहीं ऐसा न हो कि यह आन्दोलन आवेशपूर्ण और 
गलत नेतृत्वमें पड़कर भयंकर परिणामोंका कारण बन जाये। 

लेकिन परिस्थिति वाइसरायकी अपेक्षा हम हिन्दुओं और मुसलमानोंके ऊपर 
निर्मर है और हिन्दुओं अथवा वाइसरायसे भी अधिक मुसलमान नेताओंके ऊपर निर्भर 
करती है। 

मुसलमान भाई तो पहलेसे ही अधीरताके लक्षण प्रकट कर रहे हैं और यह 
अधीरता किसी भी दिन पागलपनका रूप धारण कर सकती है, जिसका अवश्यम्भावी 
परिणाम हिसा ही होगा। और मेरी तो उत्कट अभिलाषा यही है कि यह बात सबके 
दिमागमें उतार सकँ कि हिंसा करना आत्मधात करनेके समान है। 

मान लीजिए मित्रराष्ट्र या समझिए इंग्लेंड ही मुसलूमानोंकी माँगें स्वीकार नहीं 
करता तो! लेकिन श्री मॉप्टेग्युने जिस बहादुरीसे मुसलमानोंके पक्षका समर्यन किया 
है और श्री छॉयड जॉजेने अपनी घोषणाकी जो व्याख्या की है उसमें तो मुझे आशा 
ही दिखाई देती है। यह सही है कि श्री जॉर्ज कुछ आगा-पीछा करते दीखते हैं, फिर 
भी वे इस घोषणाके अन्तर्गत न्याय दिला सकते हें। लेकिन हमें हर हालतमें वुरेसे-बुरे 
परिणामके लिए तैयार रहकर अच्छेसे-अच्छे परिणामकी अवेक्षा रखते हुए उसके लिए 
प्रयत्न करना चाहिए। अब सवार यह है कि हम प्रयत्न किस प्रकार करें। 

हमें जो-कुछ नहीं करना चाहिए, वह तो स्पष्ट है। 

(१) मनसा, वाचा और करमंणा, किसी भी प्रकारसे हमें हिंसा नहीं करनी 
चाहिए । 

(२) इसलिए बदला लेने या सजा देनेके खयालसे ब्रिटिश मालका बहिष्कार 
नहीं करना चाहिए। मेरे विचारसे बहिष्कार एक प्रकारकी हिंसा ही है। इसके अतिरिक्त, 
अगर यह वांछित हो तब भी बिलकुल अव्यावहारिक है। 

(३२) जबतक हमारी न्यूनतम माँगें पूरी नहीं हो जातीं तबतक चैन नहीं 
लेना है। 

(४) खिलाफतके सवालके साथ दूसरे सवालों, उदाहरणार्थ मित्रके सवाल, को 
नहीं मिलाना चाहिए। 


१, सनू १९१३ और १९१४ में । 


वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ८१ 
अब हम यह देखें कि क्या-कुछ करना चाहिए: 


(१) १९ तारीखको कारोबार बन्द रखना और सिर्फ एक प्रस्ताव पास करके 
अपनी न्यूनतम माँगोंकों स्पष्ट करना एक आवश्यक प्रारम्भिक कारंवाई है, लेकिन शर्ते 
यह है कि हड़ताल पूर्णरूपसे स्वयंस्फू्ते हो और जबतक मजदूरोंकों मालिकोंकी अनु- 
समति न मिल जाये तबतक उनसे कामसे नागा करनेको न कहा जाये। में तो पूरा 
अनुरोध करूँगा कि मिल-मजदूरोंको बिलकुल अछुता छोड़ दिया जाये । दूसरी शर्ते 
यह है कि हड़तालमें हिसा नहीं होनी चाहिए। मुझसे अक्सर ऐसा कहा गया है कि 
खुफिया पुलिसके लोग हिंसा भड़काते हें। यह बात सर्वंसामान्य आरोपके तौरपर 
सच होगी, यह में नहीं मानता। लेकिन अगर यह सच भी हो तो भी हमारा अनु- 
शासन ऐसा होना चाहिए कि यह असम्भव हो जाये। हमारी सफलता सिर्फ इस' बात- 
पर निर्भर करती है कि हममें जनवाधारणको नियन्त्रित और अनुशासित रखने तथा 
उसका सही मार्गदर्शन करनंकी कितनी क्षमता है। 

अब दो शब्द इस सम्बन्धर्में भी कि अगर हमारी माँगें पूरी नहीं की जातीं तब 
क्या किया जा सकता है। वर्बर तरीका तो युद्ध है-- चाहे वह खुलकर किया जाये 
या छिपकर । लेकिन इसका तो विचार भी नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसी 
कारण हो कि यह चीज अव्यावहारिक है। अगर में हर व्यक्तिको यह समझा सके 
कि यह चीज सदेव बुरी ही होती है तब तो हम अपने सभी वध लक्ष्योंको बहुत ही 
जल्दी सिद्ध कर लें । कोई व्यक्ति या राष्ट्र शपथपू्वक हिसाका परित्याग करके जो 
वक्ति उत्पन्न करता है, वह दुर्देमनीय हुआ करती है। लेकिन आज में हिसाके विरुद्ध 
जो दलीलें पेश कर रहा हूँ वे विशुद्ध रूपसे व्यवहारपर आधारित हें अर्थात्‌ हिंसा 
एक सर्वथा व्यर्थंकी चीज है। ु 

तब हमारे सामने एकमात्र असहयोगका ही उपाय रह जाता है। यह सबसे 
निष्कलष उपाय है, क्योंकि अगर इसे हिसासे सर्वथा अलग रखा जाये तो यह सबसे 
अधिक कारगर तरीका है। और जब सहयोग करनेका मतलब गिरावट, अपमान या 
अपनी प्रिय धामिक भावनाओंकों चोट पहुँचाना हो उस समय असहयोग करना कत्तेंव्य' 
बन जाता है। हम ऐसे अधिकारोंका अन्यायपूर्वक छीना जाना दीनभावसे बरदाइत कर 
लें जिनके साथ मुसलमानोंके जीवन-मरणका सवाल जुड़ा हो, इसकी आशा इंग्लेंडको नहीं 
करनी चाहिए। इसलिए हमें ऊपर और नीचे, दोनों ही स्तरोंपर असहयोग शुरू करना 
चाहिए । जो छोग सम्मानजनक पदोंपर या मोटी तनख्वाहोंवाले पदोंपर बैठे हुए हें 
उन्हें उनसे अलग हो जाना चाहिए। जो लोग छोटे दर्जेकी सरकारी नौकरी कर रहे 
हैं उन्‍हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जो लोग किसीकी वेयक्तिक सेवामें लगे 
हुए हों, उनको असहयोग नहीं करना है। जो लोग असहयोगका तरीका नहीं अपनाते 
उनका बहिष्कार करनेकी धमकीको भी में पसन्द नहीं कर सकता । असहयोग जब 
स्वेच्छया किया जाये तभी कारगर होता है क्योंकि लोक-भावना और जन-असन्‍्तोषकी 


१. खिलाफत-दिवस, जो उपवास भोर इृड्धताल करके राष्ट्रीय शोक-दिवसके रूपमें मनाया जाने- 
वाला था । 


१७-४६ 


८२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


, एकमात्र कसौटी स्वेच्छया किया गया असहयोग ही है। सेनिकोंकों काम करवेसे 
इनकार करनेकी सलाह देना अभी जल्दबाजी होगी । यह आखिरी कदम है, पहला 
नहीं। हमें यह कदम उठानेका अधिकार तब होगा जब वाइसराय, भारत मंत्री तथा 
प्रधान मन्त्री हमें असहाय छोड़ देंगे। इसके अलावा सहयोग करना बन्द करनेकी दिशामें 
जो भी कदम उठाया जाये, बहुत सोच-समझकर उठाया जाये। हमें धीरे-धीरे आगे 
बढ़ना चाहिए ताकि हम बड़ीसे-बड़ी उत्तेजनाके बीच भी अपनेकों संयत रख सकें। 

बहुत-से लोग कलकत्तेके प्रस्तावोंको ' वड़ी चिन्तित दृष्टिसे देखते हे। उन्हें इसमें 
हिसाकी तैयारीकी गंध आती है। में उन्हें इस रूपमें नहीं देखता, हालाँकि उनमें से 
कुछ प्रस्तावोंका स्वर मुझे पसन्द नहीं है। जिनकी विषय-वस्तुकों में पूरी तरह नापसन्द 
करता हूँ उनका जिक्र तो पहले ही कर चुका हूँ। 

“क्या हिन्दू ये सभी प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हें? ” कुछ लोग ऐसा सवाल 
पूछते हें। में तो सिर्फ अपनी ही बात कह सकता हूँ। और वह यह है कि जबतक 
हमारे मुसलमान भाई पर्याप्त संयमसे काम लेते रहेंगे और जबतक मुझे इस बातका 
भरोसा रहेगा कि वे हिंसाका सहारा लेना या उसका समर्थन करता नहीं चाहते तब- 
तक में उनकी न्यायसम्मत माँगोंकी पूर्तिके प्रयत्नमें उनसे हादिक सहयोग करता रहेंगा। 
लेकिन जिस क्षण देखूँगा कि सचमुच हिंसा की गई है या हिंसा करनेकी सलाह दी 
गई है अथवा उसका समर्थन किया गया है उसी क्षण में सहयोग बन्द कर दूँगा तथा 
प्रत्येक हिन्दू, और हिन्दू ही क्‍यों, अन्य छोगोंकों भी सहयोगसे हाथ खींच लेनेकी 
सलाह दुँगा। इसलिए में सभी वक्‍ताओंसे अनुरोध करूँगा कि वे गश्मी रसे-गम्भीर 
उत्तेजनाके क्षणोंमें भी अधिकसे-अधिक संयमसे काम लें । अगर दृढ़ताके साथ-साथ 
नम्रता भी बरती जाये तो विजय निश्चित है। लेकिन अगर क्रोध, घृणा, दुर्भावना, 
अविवेक और अन्ततः हिसाका बोलबाला हो जाता है तब तो यह उद्देश्य निष्फल 
होकर ही रहेगा। अगर मुझे अकेले भी खड़ा रहना पड़ा तो में जानकी बाजी लगाकर 
उनका प्रतिरोध करूँगा । मेरा लक्ष्य संसारसे मंत्री है और मे अच्यायका प्रबलुतम 
विरोब करते हुए भी दुनियाकों अधिकसे-अधिक स्तेह दे सकता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-३२-१९२० 


१. २९ फरवरी, १९५० को भावयोजित खिलाफत सम्मेलनमें पास किये गये प्रस्ताव । 


६०. तार: बंगाल खिलाफत समितिकों 


[७ मार्च, १९२० या उसके बाद | 


मेने एक ज्ञापन-पत्र जारी किया है जिसमें. १९ तारीखके कार्यक्रमका 
अनुमोदन करते हुए विचार व्यक्त किथे हें। यदि आन्दोलन हिसात्मक 
नहीं बन जाता है तो मरते दमतक साथ दूंगा। 

| अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकूल, ११-३-१९२० 


६१. ६ अप्रेल ओर १३ अप्रल 


हम ६ अप्रैलों और १३ अप्रैकको ' कभी भूलछ नहीं सकते। अप्रेलकी ६वीं 
तारीखने समस्त भारतमें एक जीवनी-शक्तिका संचार किया था और १३वीं अप्रैलने 
निरफ्राध लोगोंका रक्त बहाकर पंजाबको परे देशके लिए पवित्र तीर्थ वना दिया है। 
६ अप्रैलको सत्याग्रह आरम्भ किया गया था। हो सकता है, कोई उसके सविनय-अवज्ञा 
वाले हिस्सेमे असहमत हो; किन्तु सत्य और प्रेम या अहिसाके मूलभूत सिद्धास्तोंसे कोई 
भी असहुमत नहीं हो सकता। अहिसापूर्वक सत्यका आचरण करके आप समस्त संसारको 
अपने चरणोंमें झुका सकते हैँं। सत्याग्रह तत्त्वत: राजनीतिक अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीवनमें 
सत्य. और विनयको प्रविष्ठ करानेका प्रय॒त्न-मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और 
कोई सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ले या न छे, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि 
सत्याग्रहकी भावना जन-साधारणमें काफी फैल चुकी है। जो भी हो, अपने पंजाबके 
दौरेमें जिन हजारों पंजाबियोंसे में मिला हूँ उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा ही छगा है। 

इसके अतिरिक्त ६ अश्रैलको हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशीकी एक निश्चित 
योजना भी आरम्भ की गई थी। 

६ अप्रैलकों ही रौलट अधिनियमकी आधारभूत भावना समाप्त हो गई और वह 
एक निष्प्राण चीज बनकर रह गया। १३ अप्रैछको वह अतीव शोकपूर्ण | जलियाँवाला 
बागकी | घटना ही नहीं घटी बल्कि उसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंका रक्‍त एक 


१. पाठमें जिस “ ज्ञापन-पत्र ” का उल्केख है वह ७ माचे, १९२० को खिलाफतके सम्बन्धमें 
समाचारपत्रोंको भेजा गया वक्‍तव्य है (देखिए पिछला शीषेक ) । इसकिए यह तार उसी तारीखको या 
उसके बाद भेजा गया होगा । 

२, खिलाफत दिवस । 

३. १९१९, देशव्यापी हृड़तालू दिवस । 

४. १९१९, जलियांवाला बागके हृत्याक्राण्डका दिन । 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


साथ, एक होकर बहा था और उसने हमारे पारस्परिक सम्बन्धकों पूरी तरह सुदृढ़ 
कर दिया। 

इन दोनों घटनाओंको किस' प्रकार याद किया जाये, किस तरह उनकी स्मृतिकों 
स्थायित्व प्रदान किया जाये ? मेरा तो नृम्न सुझाव है कि जो लोग एसा-कुछ करना 
चाहेंगे उन्हें आगामी ६ अग्रैलको (चौबीस घंटेका) उपवास रखना चाहिए और प्रार्थना 
करनी चाहिए तथा ७ बजे सायं सारे भारतमें सार्वजनिक सभाएँ करके रौलूट अधि- 
नियमके रद किये जानेकी कामना करते हुए इस राष्ट्रीय विश्वासको अभिव्यक्त करना 
चाहिए कि जबतक यह कानून रद नहीं हो जाता तबतक इस' देशमें शान्ति नहीं स्थापित 
हो सकती। इस कानूनका अब कोई असर नहीं रह गया है, इतना ही काफी नहीं है। 
सवाल तो यह है कि यह अधिनियम या तो अपमानजनक है या अपमानजनक नहीं है। 
यदि यह अपमानजनक है तो इसे रद किया ही जाना चाहिए। अगर यह सुधारोंसे 
पूर्व रद कर दिया जाये तो यह बात सरकारकी सदभावनाकी द्योतक मानी जायेगी। 

६ वारीखसे आरम्भ होनेवाला पूरा सप्ताह १३ तारीखकी दुःखद घटनासे सम्ब- 
न्धित किसी कार्यमें लगाया जाना चाहिए। इसलिए में नम्रतापृवंक यह भी कहना चाहता 
हूँ कि यह सप्ताह जलियाँवाला बाग-स्मारकके लिए धन-संग्रहमें लगाया जाना चाहिए 
और यह स्मरण रखना चाहिए कि हमें जो रकम इकट्ठी करनी है वह दस राख 
रुपये है। गबन और धोखेके विरुद्ध चौकस रहते हुए प्रत्येक गाँव या नगर अपनी 
धन-संग्रह योजना आप बनाये। धन-संग्रहका कार्य १२ अप्रैठके सायंतक समाप्त कर 
दिया जाना चाहिए 

फिर रही १३ अप्रेलकी बात। यह पवित्र दिवस' उपवास और प्रार्थनामें लगाया 
जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकारका दुर्भाव या रोष नहीं होना चाहिए। हम निर्दोष 
मृतकोंकी स्मृति कायम रखना चाहते है, हम इस' कृत्यमें, निहित अन्यायकों याद नहीं 
रखना चाहते। राष्ट्रका उत्थान बलिदान करनेके लिए तैयार रहनेसे होगा, बदला लेनेके 
लिए तेयार रहनेसे नहीं। में यह भी चाहूँगा कि उस दिन हमारा राष्ट्र भीड़ द्वारा 
की गई ज्यादतियोंका भी स्मरण करे और उनके लिए पश्चात्ताप करे। हम सप्ता- 
हान्तमें भारत-भरमें सभाएँ करके प्रस्ताव पास' करें, जिनमें साम्राज्यीय सरकार और 
भारत सरकार, दोनोंसे अनुरोध करें कि वे एसे प्रभांवकारी कदम उठायें जिनसे इन 
दुःखद घटनाओंकी पुनरावृत्ति असम्भव हो जाये। 

में यह भी अनुरोध करूँगा कि इस सप्ताहके दौरान प्रत्येक व्यक्ति -- चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष -- अपने-आपमें सत्याग्रह, हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशीके 
सिद्धान्तोंकी यवाशक्ति और भी पूर्णतासे उतारनेका प्रयत्न करे। हिन्दू-मस्लिम एकतापर 
जोर देनेके लिए मेरी सलाह यह है कि शुक्रवार, १२ अप्रैलको सायं ७ बजे हिन्दुओं 
और मुसलूमानोंकी संयुक्त सभाएँ की जायें और उनमें खिलाफतके सवालको मसल- 
मानोंकी उचित भावनाओंके अनुसार तय करतनेकी माँग की जाये। 


१, सन्‌ १९१९ के मॉण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार, जिन्हें उस समय कार्यहूप देनेकी प्रतीक्षा थी । 
२, अप्रैल १९१९ के उपद्रव । 


क्या यह न्यायालूयकी मानहानि थी? ८५ 


इस' प्रकार इस राष्ट्रीय सप्ताहको आत्मशुद्धि, आत्म-निरीक्षण, बलिदान, सही' अनु- 
दासन और लोगोंकी चिरपोषित राष्ट्रीय भावनाओंकी अभिव्यक्तिका सप्ताह बन जाना 
चाहिए। इसमें किसी प्रकारकी कटुताका आभास भी नहीं देना चाहिए और न ऐसे 
शब्दोंका ही प्रयोग करना चाहिए जिससे किसीको कष्ट पहुँचे। लोगोंको पूर्ण निर्भीकता 
और दृढ़ताका परिचय देना चाहिए। 
क्या ६ तारीख और १३ तारीखको हड़ताल भी न की जाये ? मेरा उत्तर है, 
नहीं, कदापि नहीं। जो लोग सत्य और अहिसामें विश्वास रखते हें उनके लिए यह' 
सप्ताह सत्याग्रह सप्ताह है। ६ अप्रैछकी हड़ताल सत्याग्रह हड़ताल थी, क्योंकि वह' 
सत्याग्रहका प्रारम्भ था। गत ६ अप्रैलकी हड़ताल यद्यपि स्वयंस्फूर्त थी, किन्तु वह 
बेजा दबावसे सर्वथा मुक्त न थी, क्योंकि उस दिन लोगोंकों गाड़ियोंके उपयोग और 
ऐसे ही कुछ अन्य कार्य करवेसे मना तो किया ही गया था इसलिए में अनुशासन 
और प्रायदश्चित्तके इस सप्ताहमें लोगोंको हड़ताल करनेकी सलाह नहीं दूँगा। इसके 
अतिरिक्त हड़ताल इतनी साधारण वस्तु भी न बना दी जानी चाहिए। वह बहुत 
असाधारण और कम अवसरोंपर की जानी चाहिए। 
में सादर विश्वास करता हूँ कि सभी दलों और सभी वर्गोके लोग इस राष्ट्रीय' 
सप्ताहको मनानेमें अपना पूरा योगदान देनेका प्रयत्न करेंगे और इसका उपयोग राष्ट्रीय 
जागरणकी दिद्ञार्में कुछ सच्ची और ठोस' प्रगतिके लिए करेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०--३-१९२० 


६२. क्या यह न्यायालूयकी मानहानि थी? 


इस प्रारम्भिक आदेशके' सम्बन्धर्में सुनवाई इसी मासकी ३ तारीखको माननीय 
न्यायमूर्ति माटिन, हेवर्ड और काजीजीके सामने हुई। यंग इंडिया के सम्पादक 
श्री गांधी और प्रकाशक श्री' देसाईको यह स्पष्ट करना था कि अहमदाबादके जिला-जज 
श्री कैनेडीने उच्च न्यायालयके पंजीयकको अहमदाबादके कुछ सत्याग्रही वकीलोंके कार्यके 
सम्बन्धर्मं शिकायत करते हुए जो पत्र भेजा था, उसे अपनी पत्रिकाके ६ अगस्त, 
१९१९ के अंकमें टिप्पणी-सहित छापकर न्यायालयकी अवमानना करनेके जुमेमें उनपर 
मुकदमा क्‍यों न चलाया जाये। 

प्रार्थीकी ओरसे ऐडवोकेट-जनरल माननीय सर टामस' स्टेगमेन, सर्वेश्री बहादुरजी 
और पोकॉक उपस्थित हुए। और श्री गांधी और श्री देसाई अपना पक्ष प्रस्तुत करनेके 
लिए स्वयं उपस्थित थे। 


१. एस० बी० खेर द्वारा सम्पादित तथा नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबादसे प्रकाशित 
द्‌ लॉ ऐंड द छॉयसे नामक संकलनमें इस छेखको गांधीजीका लिखा बताया गया है । 

२, गांधीजी और महादेव देसाईके विरुद्ध जारी किया गया केफियत-तलबी आदिश (रूल निसी ); 
देखिए “ पत्र: बम्बई उच्च न्यायाल्यके पंजीयककों ”, २७-२-१९२० । 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐडवोकेट-जनरलने मामलेको आरम्भ करते हुए कहा कि यह कारंवाई श्री गांधी 
और श्री देसाई द्वारा न्‍्यायाल्यकी मानहानिके सिलसिलेमें की जा रही है; क्‍योंकि 
वे सम्बन्धित पत्रिकाके क्रमश: सम्पादक और प्रकाशक हूं, इस बारेमें कोई सन्देह' 
ही नहीं है। उन्‍होंने आगे कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि पिछले अप्रैल महीनेमें 
श्री कैनेडीने यह देखकर कि अहमदाबादके कुछ वकीलोंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञापर हस्ता- 
क्षर किये हे, उनसे जवाब तलब किया था। उन्होंने पूछा था कि प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर 
करनेके कारण उनकी सनदें क्‍यों न रद कर दी जायें, और चूँकि उन्हे वकीलोंका जवाब 
सन्‍्तोषजनक नहीं लगा इसलिए उन्होंने २२ अप्रैल, १९१९ को उच्च नन्‍्यायालयके रजि- 
स्ट्रारकोी एक पत्र लिखा। उसके फलस्वरूप उच्च न्यायालयने सम्बन्धित वकीलोंके नाम 
दो नोटिस' जारी किये। श्री कैनेडीके पत्रकी एक नकल रजिस्ट्रारने एक वकीलके प्रति- 
निधि श्री दिवेटियाकों दी जिन्होंने वह नकल फिर श्री कालिदास' जे० झवेरी नामक 
एक सत्याग्रही वकीलकों दे दी और श्री झवेरीने श्री गांधीको। ६ अगस्तको यह पत्र 
“/ अहमदाबादमें ओडायरवाद ” शीर्षकसे उनके पत्रमे प्रकाशित किया गया और उसके 
साथ 6 सत्याग्रहियोंकों डिगानेकी कोशिश ” शीरषकसे एक लेख इस पत्रकी आलोचना 
करते हुए छापा गया। (यहाँ एडवोकेट-जन'रलने पत्र और लेख पढ़कर सुनाये ।) उन्होंने 
आगे कहा कि लेखसे प्रतीत होता है कि, _ ओडायर से तात्पयं उस' व्यक्तिसे था जो 
शान्तिका भंजक हो। लेखमें कहा गया है कि जिला-जज इस मामलेमें सुनवाईसे पहले 
ही फंसला दे रहे हें। लेखमें उनका व्यवहार सज्जनताके विरुद्ध ही नहीं, उससे भी बुरा, 
अक्षम्य बताया गया है। उनके बारेमें कहा गया है कि वे बोल्शेविज्मकी आग भड़का 
रहे हेँ। संक्षेपर्में, श्री कंनेडीकें विरुद्ध ये आरोप लगाये गये हेँ। फिर कारंवाई हुई। 
कारंवाईके बाद पंजीयकने श्री गांधीको एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे मुख्य न्‍्यायाधीदके 
कमरेमें उपस्थित होकर यह पत्र प्रकाशित करनेके सम्बन्धर्म स्पष्टीकरण देनेके लिए 
अनुरोध किया गया था। श्री गांधीने तार द्वारा उत्तर भेजते हुए सूचित किया कि 
अपनी पंजाब-यात्राके कारण वे निश्चित समयपर आनेमें असमर्थ है, इसलिए क्या लिखित 
स्पष्टीकरण दे देना पर्याप्त होगा ? पंजीयकने उत्तर दिया कि मुख्य न्यायाधीश महोदय 
श्री गांधीके निर्धारित कार्यक्रममें बाधा डालना नहीं चाहते और लिखित स्पष्टीकरणसे 
काम चल जायेगा। २२ अक्तूबरको श्री गांधीने एक लिखित स्पष्टीकरण भेजा। इसमें 
उन्होंने कहा कि उन्हें उक्त पत्र आम तरीकेसे ही मिला था। और चूंकि उन्हें वह सावें- 
जनिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण जान पड़ा, इसलिए उन्होंने इसे छाप दिया और इसपर 
टिप्पणी करते हुए सोवा कि यह एक सार्वजनिक सेवाका कार्य है। इसलिए उनका 


१. रौल्ट विषेषकोके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करनेके लिए यह प्रतिश्ञापत्र गांधीजीने तैयार किया था 
ओर २४ फरवरी, १९१९ को वर्ठमभाई पटेल, सरोजिनी नायडू, दॉनिमैन तथा अन्य लोगोंके साथ उन्होंने 
स्व भी इसपर हस्ताक्षर किये थे; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १०४-७ । 

२, देखिए खण्ड १६, पृष्ठ १०-१२ । 

३. देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २६०; पा० 2० १ । 

४. देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २६०-६१ । 


क्या यह स्यायारुयकी मानहानि थी! ८७ 


दावा है कि पत्रकों प्रकाशित करने और उसपर टिप्पणी करनेमें उन्होंने अपने पतन्नकारके 

अधिकारोंके भीतर काम किया है। इसके उत्तरमें पंजीयकन लिखा कि मुख्य न्याया- 

धीश महोदय इस उत्तरसे सन्तुष्ट नहीं है, लेकिन यदि यंग इंडिया के अगले अंकमें 

निम्त प्रकारकी क्षमा-य/वना छाप दी जायेगी तो यह पर्याप्त माना जायेगा। 
क्षमा-पाचनाका प्रारूप 


चूँकि हमने ६ अप्रेल, १९१९ को यंग इंडिया ' में अहमदाबादके जिला-जज 
श्री कंनेंडीका बम्बई उच्च न्यायालयके पंजीयकको लिखा गया एक व्यक्तिगत 
पत्र प्रकाशित किया था और चूँकि उसी दित हमने उक्त पतन्नपर कुछ टिप्प- 
णियाँ छापी और चूंकि हमें यह बताया गया है कि जब उक्त उच्च न्यायालयमें 
इस पत्नके सम्बन्ध कुछ कारंवाई की जा रही है उस समय उक्त पत्रको 
छापना या उसपर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित न था, अतः अब हम इसफे 
लिए खेद प्रकट करते हें और उक्त पत्र और उसके सम्बन्धर्म टिप्पणियाँ 
छापनेके लिए उक्त उच्च न्यायालयके माननोय मुख्य न्यायाधीश भहोदय और 
न्यायाधीश्षोंसे क्षमा-याचना करते हें। 


ऐंडवोकेट-जनरलने कहा कि में तनिक विश्वासके साथ निवेदन करता हूँ कि 
यह क्षमायाचना ऐसी' थी जो प्रतिपक्षीकों प्रकाशित कर देनी चाहिए थी। मेरे खयालसे 
इससे नर्म क्षमा-याचनाकी बात सोचना कठिन था। फिर भी, श्री गांधीने यह क्षमा- 
याचना प्रकाशित नहीं की और वकीलकी सलाह लेकर पंजीयकको पत्र लिखा कि 
वे क्षमा-याचना करनेमें असमर्थ हें। यह पत्र मिलने से पहले उच्च न्यायालयने ११ 
दिसम्बरको मानहानिके जुम॑में एक नोटिस' जारी करनेका आदेश दे दिया था। यह' 
मुकदमा उसीपर आधारित है। श्री गांधीका ११ दिसम्बर, १९१९ का पूरा पत्र इस 
प्रकार है। 

इस आदेशकी सुनवाईसे कुछ दिन पूर्व २७ फरवरीको श्री गांधीने पंजीयकके 
नाम एक पत्र लिखा, जिसके साथ श्री देसाई और वे [श्री गांधी | जो वक्तव्य 
न्यायालयकी सेवार्में भेजना चाहते थे वे वक्तव्य भी भेज दिये। दोनों वक्‍तव्योंके पाठ 
नीचे दिये जा रहे है। 

ऐडवोकेट-जनरलने आगे कुछ निर्णयोंका उदाहरण देते हुए यह बताया कि न्याया- 
लयकी मानहानिमें क्या-क्या बातें आती हूँ। २ क्‍्यू० बी० पृष्ठ ३६ में कहा गया है कि 
मानहानि दो प्रकारकी होती है: (१) ऐसा कार्य या लेख जो त्यायालयको बदनाम 
करनेवाला हो; (२) ऐसा कोई भी कार्य या लेख जिसका उद्देश्य न्यायकी सामात्य' 


१, इस पत्रपर ३१ अक्तूबर, १९१९ को तारीख पड़ी हुई थी और यह गांधीजीकों ७ नवम्बर, 
१९१९ को छाद्दोरमें मिला था । 

२, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रके पाठ्के लिए देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ३५०-५१ । 

३ और ४. पहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । पत्र और वक्तव्योके पाठके लिए देखिए “पत्र : बम्बई 
उच्च न्यायाल्यक्रे पंजीपक्को”, २७-२-१९२० । 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और उचित प्रक्रियार्मं या न्‍्यायालयकी कानूनी कार्यविधिमें रुकावट या बाधा डालना 
हो। ऐडवोकेट-जन'रलने कहा कि इस पत्र और तत्सम्बन्धी टिप्पणीके प्रकाशनसे दो 
तरहसे मानहानि होती है: (१) छॉर्ड हा्ंविकके शब्दोंमें इससे श्री कनेडीको बदनाम 
किया गया है और (२) न्यायकी प्रक्रियाम बाधा डालनेका प्रयत्न किया गया है। 
उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय छोटे न्यायारूयकी मानहानिके सम्बन्धर्में भी दण्ड दे 
सकता है। अहमदाबादका जिला-न्याया[ल॒य, उच्च न्‍्यायालयकी निगरानीमें है और इसे 
न्यायालूयके सामते जो-कुछ किया जाये, उसके अतिरिक्त और किसी बातके लिए 
मानहानिके आरोपमें कार्रवाई करनेका अधिकार नहीं है। 

न्यायमूर्ति मार्टिनने पूछा कि क्‍या किसी दीवानी मुकदमेमें वादपत्र या लिखित 
वक्‍तव्यकों प्रकाशित करना न्यायालयकी मानहानि है। 

ऐडवोकेट-जनरलने उत्तर दिया कि हाँ, यह मानहानि है। जबतक मुकदमेकी 
सुनवाई नहीं होती तबतक उसके सम्बन्धर्में न्‍्यायालयसे कही कोई भी चीज सार्वजनिक 
नहीं बनती। ऐडवोकेट-जनरलने' (१९०६) १ किग्ज ब्रांच पृष्ठ १३२, और (१९०३) 
२ के० बी० का भी हवाला दिया, और कहा कि ऐसे कागजात मुकदमा खत्म होनेके 
बाद प्रकाशित करने और उसके पहले प्रकाशित करनेमें अन्तर है। अन्तमें ऐडवोकेट- 
जनरलने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री गांवीके लेखका भाव यह है कि चूंकि श्री 
कनेडी बोल्शेविज्मकी आग भड़का रहे हें, इसलिए अगर उच्च न्यायालय उनके पत्रके 
अनुसार बरताव करेगा तो वह भी वेसे ही शान्ति भंग करेगा और बोल्शेविज्मकी' 
आग भड़कायेगा। । 

श्री गांधीने न्यायालयकों सम्बोन्धित करते हुए कहा कि में अपने वक्‍्तव्यमें जो- 
कुछ कह चुका हूँ उससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे बहुतसे सम्मान्य मित्रोंने 
इस बातयर विचार करने के छिए कहा कि में अभीष्ट क्षमायाचना न करके कहीं जिद 
तो नहीं कर रहा हूँ। मेने इस मामलेमें बार-बार विचार किया है और न्यायारूयकी 
राय जो भी हो, लेकिन में तो उससे यही विश्वास करनेका अनुरोध करूँगा कि भेरे 
मनमें जिद जैसी कोई बात ही नहीं है। में सामान्य न्‍्यायालयका पूरा आदर करना 
चाहता हूँ। लेकिन दूसरी ओर में यह आशा भी करता हूँ कि अगर में अपनी सम्मान- 
भावना और पत्रकारिताके गौरवका भी वेसा ही खयाल रखूँ तो इसमें न्यायालयको 
कोई आपत्ति नहीं होगी। मेने ऐडवोकेट-जनरलका विचार ध्यानपूर्वक सुना है और यह 
समझनेका प्रयत्न किया है कि वे जो-कुछ कह रहे हे, उसमें क्या कहीं कोई ऐसी बात 
है जिससे मुझ प्रतीत हो सके कि में गलतीपर हूँ। यदि मुझे ऐसी कोई प्रतीति हो 
गई होती तो अपना वक्तव्य तुरन्त वापस ले लेता और क्षमा माँग लेता। में इससे 
अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। 

न्यायमूर्ति मा्टिनने कहा कि कानूनका मुद्दा श्री गांधीके विरुद्ध है। श्री गांधीने 
कहा है कि एक पत्रकारकी हैसियतसे उन्होंने जो-कुछ किया है, वह करनेका उन्हें 
अधिकार है। किन्तु ऐडवोकेट-जनरलने उनके विरुद्ध प्रमाण दिये हँ। क्या उनके पास 
अपनी स्थितिके समर्थन में पेश करनेके लिए ऐसे पूर्वोदाहरणोंका कोई प्रमाण है? 


क्या यह स्यायालयकी मानहानि थी? ८९ 


श्री गांधीने कहा कि कानूनके मुद्देके बारेमें मेरा मत ऐडवोकेट-जनरलसे भिन्न 
है। किस्तु मेरा मामझछा ऐसा है कि में इसके लिए कानूनके मुद्देका आधार नही ले 
सकता। में कानूनी मुद्दोपर बहस करना और अपने लिए मेने जो सीमाएँ निश्चित 
कर रखी हूं, उनसे बाहर नहीं जाना चाहता। न्यायारूय अबसे पहले बहुत-से मामलोंमें 
बचावके बिना ही न्याय कर चूका है और में चाहता हूँ, मेरे सम्बन्धर्मे भी यह समझा 
जाये कि मेरी ओरसे कोई बचाव पेश नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीशगण 
कानूनके मुह के आधारपर जो भी निर्णय देंगे उससे मुझे पूरा सन्‍तोष प्राप्त होगा। 

न्यायमूर्ति मार्टिनने श्री गांधीको स्मरण दिलाया कि वे स्वयं भी एक वकील हें 
और वे कानूनी दृष्टिकोणसे अपने मामलेमें बहस कर सकते हें। 

श्री गांधीवे कहा कि में इसके लिए तैयार नहीं हूँ और उन्होंने फिर यही बात 
दुहराई कि कानूनी मुद्देके बारेमें न्‍्यायालयका जो भी निर्णय होगा उससे में सन्तुष्ट 
हो जाऊँगा। किन्तु चूँकि न्‍्यायालयने मुझसे बहस करनेके लिए बहुत आग्रह किया है, 
इसलिए में यह कहना चाहूँँगा कि मुझ नहीं रूगता कि मेंने ऐसा करके मुकदमेसे 
सम्बन्धित किसी पक्षकों हानि पहुँचाई है। माननीय ऐडवोकेट-जनरलने कहा है कि 
जिला-जजके सम्बन्धर्में मेरी टिप्पणीसे उनकी मानहानि होती है। लेकिन मेंने जिला- 
जजके सम्बन्धमें, उन्हें जजके रूपमें देखते हुए टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि एक व्यक्तिके 
रूपमें देखते हुए. की थी। 

न्यायमृति मादिन : उदाहरणके लिए एक सनसनीदार ह॒त्याका मामला लौजिए। 
मान लोजिए कि अखबार मुकदमेके चाल रहते इससे सम्बन्धित घटनाओंपर टिप्पणी 
करते हैं, तो इसका नतीजा क्‍या होगा ? 

श्री गांधी : में तो एक सामान्य जनके रूपमें दोनों मामलोंमें अन्तर करनेकी 
धृष्टता करूँगा। जिला-जजने यह पत्र वादीके रूपमें लिखा है, जजके रूपमें नहीं । 

व्यायस्ति सादिन: नहीं, यह पत्र तो उन्होंने एक जजकी हैसियतसे, कुछ 
वकोलोंपर अपने न्‍्यायाधिकरणका उपयोग करते हुए लिखा था। 

श्री गांधी : में मानता हूँ, किन्तु वे किसी मृकदमेका निर्णय करनेके लिए न्याया- 
लयमें नहीं बैठे हुए थे। मुझे फिर रंग रहा है कि मेंने अपने लिए जो सीमाएँ निर्धा- 
रित कर रखी हैं, उनसे में बाहर जा रहा हूँ। न्‍्यायालयकी  मानहानिके कानूनका कुल 
मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य न करे जिससे न्यायालयमें जो 
मुकदमा चल रहा हो वह किसी रूपमें प्रभावित हो। लेकिन यहाँ न्‍्यायाधीशने जो-कुछ 
किया है, एक व्यक्तिके रूपमें किया है। मेने नन्‍्यायाधीशोंके निर्णयकों किसी भी रूपमें 
प्रभावित करनेके लिए कुछ नहीं किया है। 


न्यायमूर्ति सादित: जब कोई मुकदमा विचाराधीन हो उस समय यदि अखबार 
उसपर टिप्पणी करें तो क्‍या यह बात खतरनाक न॑ होगी? न्यायारूय न्याय-संस्था न॑ 
रह जायेगी और उसके बदले समाचारपत्र न्याय-संस्था बन जायेंगे। 

श्री गांधी : में फिर एक अन्तर स्पष्ट करनेकी धुृष्टता करूँगा। यदि कोई पुत्र 
अपने पितापर अनुचित रूपसे मुकदमा चलाये तो पिताके विरुद्ध मुकदमा चलाकर 


९० सम्पूर्ण गांधी वाहममय' 


पुत्रने जो आचरण किया है उसपर मेरा टिप्पणी करना उचित ही होगा और उससे 
न्यायालयके निर्णयपर किसी प्रकारका प्रभाव न पड़ेगा। और क्या हमारे नन्‍्यायाऊुय 
लोक-सेवी व्यक्तियोंको उस समय रोकते हे जब वे मुकदमेबाजोंको अपने दावे न्‍्यायालयसे 
बाहर आपसमें बैठकर तय कर लेतेके लिए प्रेरित करते हे, अतः मेरा निवेदन यह 
है कि मत कोई मानहानि नहीं की है। मेने किसी भी पक्षकों प्रभावित नहीं किया 
है और न्यायाधवीशके रूपमें श्री कैनेडीकें कार्यपर कोई टिप्पणी नहीं की है। मेरी उत्कट 
इच्छा है कि में न्‍्यायालयको यह विश्वास दिला सकूँ कि श्री कैनेडीके पत्रपर टिप्पणी 
करते हुए मेंने न्‍्यायालयके प्रति रंचमात्र भी असम्मान नहीं दिखाया है। हो सकता 
है, मेने भूछ की हो और न्यायालूयके विचारसे गम्भीर भूल की हो; किस्तु मेंने गलत 
इरादेसे या अनादरभावसे ऐसा नहीं किया है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मेंने 
जो-कुछ कहा है, वह सब प्रकाशक श्री देसाईके मामलेमें भी लागू होता है। 

तब न्यायमूर्ति मार्टिनने श्री गांधीका ध्यान इंग्लेंडकें एक फंसलेकी ओर दिलाया 
जिसको खबर हार ही में लन्दनके टाइस्स के एक अंकमें छपी थी। इस फंसलेमें 
एक समाचारपत्रके संपादक, प्रकाशक और मुद्रकपर मानहानिके अपराधरमें जुर्माने किये 
गये थे। 

श्री गांधी : यहाँ भी मेरा निवेदन है कि में दोनों मामलोंका अन्तर स्पष्ट कर 
सकता हूँ। में जब इंग्लेंडमें था उस' समय वहाँ श्रीमती '-मेब्निकका प्रसिद्ध मुकदमा 
चल रहा था। इस सवालपर सभी समाचारपत्र दो दलोंमें बँट गये थे; एक दल 
श्रीमती मेब्रिककी निन्‍दा करता था और दूसरा जज न्यायमूर्ति स्टीफेनकी खबर लेता 
रहता था तथा यहाँतक कहता था कि वे इस मुकदमेकी सुनवाई करनेके योग्य हो 
नहीं हें। 

न्यायम॒ति साटिन: किन्तु यहु सब तो मुकदमा खत्म होनेके बादकी बात है? 

श्री गांधी: जी नही, जब यह मुकदमा चल रहा था तभीकी बात है। यह 
मुकदमा कई महीनेतक चला था और में इसकी हर दिनकी कारंवाई पूरी-पूरी पढ़ 
जाया करता था। 

न्यायमृति भाटिन: ,लेकिन श्री गांधी यहु मुकदमा तो कई महीने नहीं कई 
दिन ही चला था। 

श्री गांधी : निस्‍्सन्देह, यहाँ में जो कुछ कह रहा हूँ उसमें भूल-सुधारकी गुंजाइश 
है, किन्तु में इस' बारेमें बिलकुल निश्चित हूँ कि जिन दिनों यह मामला चल रहा था, 
उन दिनों वहाँके अखबार इस' प्रशनको लेकर व्यंग-वंक्रोक्ति और आरोप-आशक्षेपसे भरे 
रहते थे। में निश्चयपूवंक कह सकता हूँ कि एक पत्रकारके रूपमें में आज भी उस 
हदतक नहीं जा सकता जिस हृदतक वे जाते थे। 

श्री देसाईने कहा कि श्री गांधीने जो-कुछ कहा है, उससे में सहमत हूँ। मुझे 
विश्वास है कि में अपने मामलेमें बहस करनेमें श्री गांधीकी तुलनामें बहुत अधिक 
अक्षम हूँ और में ऐसा करनेकी सोच भी नहीं सकता। न्यायाधीश महोदय जो भी 


पत्र : महादेव देसाईको ९१ 


निर्णय दगे, उसे में प्रसन्नताप्वक और आदरके साथ स्वीकार कर लूगा। मुकदमेका 
निर्णय मुल्तवी रखा गया।' 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १०-३-१९२० 


६३. पत्र : महादेव देसाईको 


बुधवार [ १० मार्च, १९२० | 


भाई महादेव, 

लगता है माथेरानमें तुमने ऐसा नियम बनाया है कि भेरें न लिखनेपर तुम्हें 
भी न लिखना चाहिए। आज तो मेने हद ही कर दी। सवेरे दो बजसे काम करना 
शुरू कर दिया। इससे थकावट तो हो गई लेकिन खूब शान्ति मिली। संशोधनके बाद 
रिपोर्टको' नया रूप दे चुकनेपर में भी, अगर मेरा हृदय टूट न गया तो वसे ही 
नाचूगा-कुदूँगा जैसे छुट्टी मिलनेपर स्कूलका बच्चा प्रसन्नतासे उछलता-कूदता है। 

तुम्हारी सेहत वहाँ अच्छी रहनी ही चाहिए। दुर्गा। कल नवसारी गई है। मेरे 
धोषणापत्रको' पढ़ा ? न पढ़ा हो तो कलके टाइम्स में पढ़ना। 


बापूके आशीर्वाद 


गुपराती पत्र (एस० एन० ११४११) से । 


. १. १३ माचेकरो दिये गये निणैषमें निष्कष रूपमें माननीय न्याथमूरति माटिनने कहा कि “ न्याथाल्यकी 
टृष्टिमें आरोप सिद्ध हो गया है । न्यायालय प्रतिवादिषोंकी कड़ी भत्सैना करता है और दोनोंको भविष्यमें 
ऐसा कोई आचरण न करनेको आगाद करता है । ”” 

२. पत्रमें " रिपोट” और “ घोषणापत्र ” का जिक्र आनेसे लगता है कि यह पत्र इसी तारोखको 
लिखा गया था । 

३. सम्भवतः पंजाबके उपद्रवोंसे सम्बन्धित रिपोट जो २७५ माचे, १९२० को प्रकाशित हुईं थी । 

४. महादेव भाईकी पत्नो | 

७५, सम्मवतः बिछाफतफे प्रशक्षपर समाचारपत्रोंकी दिया गया वक्‍तव्य जो ७ माच, १९२० को 
दिया गया था । 


६४, पत्र: एस० आर० जयकरको 


साबरमती आश्रम 
१० मार्च, १९२० 


में आपको [रिपोर्टका ] अधिकांश लाहौरसे और शेषांश अमृतसरसे भेज चुका 
हूँ।' मेंने हर चीजकों ययासम्भव पूरी सावधानीसे देखनेकी कोशिश की है। आपने 
हाशियेपर जो सुझाव लिखे थे, उन सबपर मेने विचार किया है और जिन्हें शामिल 
करने योग्य समझा उन्हें शामिल कर लिया है। कृपया मुझे सूचित कीजिए कि प्रगति 
कसी हो रही है। क्‍या १६ अप्रैकतक रिपोर्ट तैयार हो जायेगी ?' 
! अंग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ भाई लाइफ 


६५. पत्र: एम० आर० जयकरको 


११ मार्च, १९२० 
(१) 


डाक-विभागके अधिकारियोंके सौजन्यसे में आपको अब पूरी सामग्री, यानी २४ 
तककी सामग्री, भेज पा रहा हूँ। दूसरी किस्तमें मेंने कुछ जोड़ा है, कृपया उसपर 
गौर कर लेंगे। इस बार काफी अच्छी सामग्री भेजनेकी आशा करता हूँ। 


(२) 
आज थोड़ी और सामग्री भेज रहा हूँ। मेरे सनन्‍्तोषके लिए इतना काफी है। 
सच तो यह है कि अब में बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और दुहरानेका काम तो मुझे 
बहुत भारी रूग रहा है। रात में बिलकुल आराम नहीं कर पाया। 
में चाहता हूँ, इस कामको भरसक सर्वागपूर्ण बनाऊँ। 


१. तातय सन्‌ १९१९ के पंजाबके उपद्रवोंकी रिपोटके मसविदेके भंशोंत्रे है। यह रिपोर्ट जयकरकी 
देख-रेखमें बम्बईमें झुद्वित हुई थी । 

२. के० सन्तानमने जो कांग्रेस पंजाब जाँच-आयोगके मन्त्री थे समाचारपत्रोंकों सूचित किया था 
कि रिपोर्ट १६ अग्रैलकों प्रकाशित हो जायेगी; परन्तु वह वस्तुतः २५ माचैकरों प्रकाशित हुई थी । 

३. इस शीषकर्मे “तीन पत्र हैं, जो ग्रांपीजीने श्री जयक्ररकों पंजाबके उपद्रवोपर कांग्रेस-रिपोर्टकी 
प्रेलको भेजी गईं प्रतिके बारेमें एक द्वी दिन लिखे थे । 

४. पंजाबके उपद्रवोपर तैयार की गई कांग्रेसक्री रिपो््की प्रेस-पतिका दिस्सा । 


पत्र: एम० आर० जयकरको ९३ 


(३) 


श्री' दासने' जो सबूतोंका सारांश तेयार किया है और जिस पूरक सामग्रीकों 
जोड़नेका सुझाव दिया है, उसे मेने ध्यानसे पढ़ लिया है। मेने तों समझा' था कि वे 
कुछ विशेष गवाहोंके बयानोंकों इकट्ठा करके प्रस्तुत करेंगे और में उनका अध्ययन कर 
सकूंगा। जो भी हो, अभी जो सारांश मेरे सामने है, वह बिलकुल सनन्‍्तोषप्रद नही 
है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस ढंगपर विवेचन करनेका सुझाव 
दिया है, अगर उस ढंगसे विवेचन किथा जाये तो इस रिपोर्टकी, जो मेरे विचारसे 
अन्यथा सन्‍्तोषप्रद है, सारी खूबी नष्ट हो जायेगी। श्री दासने जो मुद्दे प्रस्तुत किये 
हैं, वे मुझे तो अलग-अलग कड़ियों-जैसे दिखाई देते हे, जिन्हें आपसमें जोड़ा नहीं 
जा सकता जबकि में तो यह चाहता हूँ कि वे इंटोंकी तरह एक-दूसरेसे जुड़ते जायें 
और एक सड़क बन जाये जिसपर चलकर पाठक लक्ष्यतक पहुँच जाये। वसे तो में 
चाहँगा कि उन्होंने जो परिकल्पना सुझाई है, उसका विवेचन रिपोर्ट्में अवश्य करूँ, 
लेकिन जबतक कुछ स्वाफ सबूत सामने न हों, तबतक वेसा नहीं कर सकता। 

इसका विवेचन प्रस्तुत करतेके लिए आप खुद इस चीजका अध्ययन करें और 
अगर आप अन्यथा सोचें तो में चाहूँगा कि इस मुद्ेसे सम्बन्धित बयानोंको आप खुद 
एकत्र करें और फिर इस परिकल्पनाका विवेचन प्रस्तुत करें। आप जो-कुछ भी लिख 
देंगे उसपर में हस्ताक्षर कर दूँगा, बशततें कि आप श्री दासने जो-कुछ कहा है, उससे 
आगे न जायें। उन्होंने तो यह बात हम दोनोंपर ही छोड़ दी है। में नहीं चाहता 
कि आप यों ही मेरे तकंको स्वीकार कर लें। जो चीज मुझे बिखरी हुई और अस- 
म्बद्ध लगती है, हो सकता है, वह आपको बिलकुल सुसम्बद्ध लगे। यदि आप कोई 
भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हें तो में उसे सहूषे स्वीकार करूँगा। अगर श्री दास हममें से 
किसी एककी भी सारी शंकाएँ दूर कर देते हे तो में उनकी बात भी मान लँगा। 
यदि आपको यह मामला इतना महत्त्वपूर्ण छगे कि इसपर सलाह-मशविरा किये बिना 
नहीं चल सकता तो उसके लिए यहाँ आ जाइए। कृपया इसे अपनी टिप्पणीके साथ 
श्री दासको भेज दें। 

[ अंग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ भाई लाइफ 


१. चित्तरंजन दास, कांग्रेसक्री पंजाब उप-समिति द्वारा, नियुक्त आयोगके सदस्य । 

२. इस पत्रके सम्बन्धमें श्री जयकर अपनी जीवनी द्‌ स्टोरी ऑफ साई छाइफ (7० ३३२ ) में कद्दते 
है: “ यह इस प्रश्नके संदर्भमें था कि क्या इस विचारकी पुष्टिके लिए काफी प्रमाण हैं कि डायरने लोगोंको 
जल्यिँवालके भहतेमें पहुँचा देनेका एक जाल विछा रखा था, ताकि उन्हें भरपूर सजा दी जा सके । 
मेरी और मोतीछार तथा दासकी राय थी कि इस आरोपको सिद्ध करनेके छिए काफी प्रमाण हैं, और 
इसकिए रिपोटमें इसकी चर्चा की जाती चाहिए; किन्तु गांधी इमारे मतसे बिककुल असदमत थे ! ” 


६६. पत्र : रवीद्धनाथ ठाकुरको 


आश्रम 
साबरमती' 
११ माचे, १९२० 


प्रियः गुरुदेव, 

आपके दो तार मिले थे -- एक वह जो बनारसके पतेपर था और फिर वहाँसे 
यहाँ भेजा गया और दूसरा वह जो यहींके पतेपर था। पहुँचकी सूचना अबतक 
भेजनेमें असमर्थ रहा। आपने निमन्‍्त्रण' स्वीकार किया है, इसके लिए हम सब आपके 
बहुत आभारी हे। हम इस बातका भरपूर प्रयत्न कर रहे हें कि आपको कार्येत्रमों 
या तमाशोंकी भरमारसे ज्यादा कष्ट न दिया जाये। क्‍या आप पत्र द्वारा, और यदि 
आवश्यक हो ती तार द्वारा, मुझे यह सूचित करनेकी कृपा करेंगे कि आप गुजरातको 
कितना समय दे सकेंगे और क्या आप एक या दो महत्त्वपूर्ण केन्द्रोंमे जा सकेंगे? दूसरा 
प्ररनन आपके निवासके सम्बन्धर्म है। क्या आप आश्रममें ठहरेंगें? आपके आश्रममें 
ठहरनेसे मुझ जो प्रसन्नता होगी वह और किसी बातसे नहीं हो सकती। मेरी उत्कट 
इच्छा है कि अपने निवास-कालमें आप समझ लें कि आश्रम क्‍या है और यह किस 
उद्देयको छेकर चल रहा है। मेरी यह भी इच्छा है कि आप आश्रमर्में उन तमाम 
लोगोंकोी, जो आपके शिष्य रह चुकनका दावा करते हूं, अपनी उपस्थितिका छाभ दें। 
गुजराती लड़के-लड़कियोंके तथा उस सिंधी लड़के गिरधारीके' अतिरिक्त किसकी याद 
आपको बनी होगी ? मणीद्ध भी अभी यहीं है और सरलादेवीका' पुत्र दीपक भी 
आश्रमर्में ही है। यह आश्रम अहमदाबाद हहरके केद्धसे लगभग चार मील दूर, 
साबरमतीके किनारे एक ठीछेपर स्थित है। 

अब आप चाहें तो आश्रमर्म ठहरें अथवा अहमदाबादके किसी निजी बंगलेमें, 
जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएँ हों। कहनेकी जरूरत नहीं कि हमारा सबसे पहला 
कत्तंव्य आपके स्वास्थ्य और सुख-सुविधाका ध्यान रखना है; और आपकी इच्छाओंका 
पालन हर प्रकारसे किया जायेगा। आप यदि कोई और विशेष व्यवस्था या वस्तुओंकी 
इच्छा रखते हों तो कृपया यह भी अवश्य सूचित कीजियेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


१. अद्वमदाबादमें गुजराती साहित्य परिषदके २ से ४ अप्रैल, १९२० तक दोनेवाछे छठे अधिवेशनमें 
च्याख्यान देनेके लिए । 

२. जे० बी० कृपकानीके भतीणे । 

३. सरलादेवी च्ोधरानी । 


पत्र: एम० आर० जयक'कों ९७ 


[ पुनदच: | 
परिषद्‌ ३ दिन चलेगी -- २ से ४ अप्रेकतक। 


अंग्रेजी पत्र ( जी० एन० ४६२७) की फोटो-नकल से। 


६७. तार: गोकर्णनाथको' 


अहमदाबाद 
१२ साचे, १९२० 


अप्रैठेके पहले सप्ताहमें तो यही रहना पड़ेगा।' 
गांधों 


मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५९९०) की फोटो-नकलसे | 


६८. पत्र: एस० आर० जयकरको” 


१३ मार्च, १९२० 
(१) 


मेने [ रिपोर्टटकोी | आज समाप्स करनेकी कोशिश की, परन्तु कर नहीं“ पाया। 
फिर भी मेरा खयाल है कि मेने कथ्पोजीटरोंकों प्रतीक्षार्मं नहीं रखा। 

मेने देखा हाशियेपर कसूरके बारेमें एक टिप्पणी अंकित है। लेकिन भीड़के आच- 
रणके बारेमें जो बातें कही गई हूँ, उन्हें तो में नरम करके ही पेश करना चाहूँगा। 
ऐसा कर नहीं पाया हूँ। मेंने जो-कुछ लिखा है, उसके प्रत्येक दब्दका औचित्य 
सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु जहाँ में स्पष्ट निर्णयपर नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ 
आप शायद मजमूनमें जरूरी फेर-बदल कर देनेकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। कसूरकी 

१, यद् तार रूखनऊके प्रसिद्र वकीौरू और नेता श्री गोकणैनाथ मिश्रकों भेजा गया था । उस 
समय वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके महामन्त्री थे । 

२. कारण शायद यह था कि गुजरात साहित्य परिषदके सिलसिलेमें रवीद्वनाथ ठाकुर अप्रैलके 
प्रथम सप्ताहमें गुजरात आनेवाले थे । देखिए “तार: गोकणैनायको ”, १५-३-१९२० । 

३. इस शीषेकमें तीन पत्र हैं, जो गांधीजीने श्री जयकरकों पंजाबके उपद्रवॉपर कांग्रेस-रिपोर्ट की 
प्रेसको भेजी गईं प्रतिके बारेमें एक ही दिन लिखे थे । 

४. तापये कर्नाटक प्रिंटिंग प्रेस, बम्बईके कम्पीजीटरोंसे है। इस छापेखानेमें पंजावके उपद्रवोके सम्बन्धमें 
कांग्रेसकी रिपोर्ट छापी जा रही थी । 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाहगमय 


भीड़ने बहुत ही शरारत-भरा व्यवहार किया था और हमें इस. बातकों साफ तौरपर 
स्वीकार कर लेना चाहिए। 


(२) 
आज आपको में बहुत ही थोड़ी सामग्री भेज रहा हूँ, परन्तु मेरा खयारू है कि 
पहले ही इतना काफी भेज चुका हूँ कि कम्पोजीटर लोग खाली न बैठेंगे। मुझे यह 
काम करू जहूर ही समाप्त कर डालना है, चाहे रात-भर क्‍यों न जागना पड़े। 


(३) 
ईश्वरकी धन्यवाद है! सामग्रीका अन्तिम अंश भेज रहा हूँ। कृपया हर चीजको 
बहुत ध्यानसे पढ़िएगा। डा० प्रशरामसे यह जानकर मुझे दुःख हुआ कि आप 
अस्वस्थ थे। 
[ अंग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ साई लाइफ 


६९. प्रेस अधिनियम और श्री हॉनिमेन 


प्रेस अधिनियम रद करनेके सम्बन्धर्मं बम्बईमें जो सभा आयोजित की गई थी, 
वह महत्त्वपूर्ण थी। सर नारायण चन्दावरकरने' यह बात सिद्ध कर दी है कि प्रेस 
अधिनियमके रद होनेसे लोगों और सरकार दोनोंकों ही समान लाभ है। शुतुरमुगगंके 
विषयम यह कहा जाता है कि जब वह संकटकों सामने पाता है तब अपना सिर 
रेतमें गड़ा लेता हैं और समझ लेता है कि अब कोई भय नहीं है। वह अन्तत: संकटसे 
घिर जाता है। प्रेस अधिनियम बनाकर सरकारने अपनेको शुतुरमुर्गकी परिस्थितिमें डाल 
दिया है। सरकारके प्रति [यदि] लोकभावना अच्छी नहीं हैं, और समाचारपत्र उसे 
अभिव्यक्त करनेका साधन है; किन्तु इसलिए उनको दबानेका प्रयत्न करनेसे लोक- 
भावना दब नहीं सकती। इसके अलावा प्रेस अधिनियमको विधि-पुस्तिका्मोें सन्नि- 
विष्ट' करके सरकारकी अवस्था उस वायुविज्ञानवेत्ताके समान हो गई है जो वायुमापक 
यन्त्रकों तोड़नेके बाद हवाकी स्थितिको जाननेका प्रयत्न कर रहा हो। प्रेस अधिनियम- 
का विधि-पुस्तिकार्में समावेश करके सरकारने लोफभावना किस दिशामें बहती है और 
उसका स्वरूप क्‍या है --ये सब बातें जातनेके यन्त्रकों तोड़ डाला है और फलस्वरूप 
वह जनताकी प्रवृत्तिको पहचानने में असमर्थ हो गई है। इसलिए प्रेस अधिनियमको रद 
करना अथवा करवाना सरकार और जनता दोनोंका ही कत्तेव्य है। 


१, ५ मार्च, १९२० । 
२. नारायण गणेश चन्दावरकर (१८७५५-१९२३ ); बम्बईके नरमदलछीय नेता, जिन्होंने सभाको 
भध्यक्षता की थी । 


प्रेस अधिनियम और श्री हॉनिमेन ९७ 


लेकिन प्रेस अधिनियमको बनाये रखनेमें हमें सरकारकी जिस प्रवृत्तिके दर्शन 
होते है, श्री हॉनिमन उसीके शिकार हुए हँ। लोकमतकी मुखर अभिव्यक्तिको सरकार 
कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए लोकमतको दृढ़तापूर्वेक प्रकट करनेके कारण 
सरकार श्री हॉनिर्मनको भी सहत न कर सकी। श्री हॉनिर्मेनने लोकमतका विकास 
करनेमें जिस क्षमताका परिचय दिया है वसी क्षमता बहुत कम छोगोंमें पाई जाती 
है। उन्होंने जनतामें जिस उत्साहका संचार किया है वैसा बहुत कम लोग कर सके 
है। यदि एक बार हम यह मान भी लें कि श्री हॉनिमनमें वेसी शक्ति नहीं है, 
फिर भी सामान्य न्यायकी दृष्टिसे विचार करनेपर भी श्री हॉनिर्मेनपर कोई अपराध 
सिद्ध नही किया जा सका है। इस सबके बाद भी सरकार मनमानी करके उन्हें देशमें 
न आने दे, इस बातकों जनता कभी सहन नहीं कर सकती। श्री हॉनिर्मनकी पद्धति 
तथा मतसे मेल खालनेवाले व्यक्ति ही उन्हें छुड़ानेका प्रयत्न करें, यह जरूरी बात 
नहीं है। उनसे मतभेद होनेके हमारे पास अनेक कारण हेँ। उनकी भाषा अनेक बार 
आवश्यकतासे अधिक तीखी होती है। तथापि हमारे मनमें इस विषयमें तनिक भी 
शंका नहीं है कि उन्हें हिन्दुस्तानमें प्रवेश करवेका उतना ही अधिकार होना चाहिए 
जितना किसी भी व्यक्तिको हो सकता है। इसलिए उक्त सभाने श्री हॉनिर्मनके 
सम्बन्धर्मे जो प्रस्ताव पास किया है, हम उसका स्वागत करते हे। इतना ही नहीं, 
हम यह भी मानते हे कि उन्हें वापस हिन्दुस्तानमें छानेके निमित्त यह आन्दोलन जारी 
रखा जाना चाहिए तथा उनके विरुद्ध बम्बई सरकारने जो आदेश जारी किया है 
उसे वह वापस ले ले -- इसके लिए जनताकों कड़े कदम उठाने चाहिए। इसी सभामें 
एक तीसरा प्रस्ताव भी पास किया गया है जिसके अनुसार जिन-जिन प्रेसोंसे जमा- 
नतें ली गई ह उन्हें वे वापस कर दी जानी चाहिए। हमें आशा है कि सरकार 
उपर्युक्त तीनों बातोंपर गौर करेगी। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन १४-३-१९२० 


१. प्रस्ताव पेश करते समय नट्राजनने कॉमन्स समभाकी कार्यवाहीका जिक्र किया जिसमें मारत-मन्त्रीने 
कद्दा था कि श्री हॉनिमेनको वापसी पूर्णतः बम्बई सरकारपर निर्मर करती है । 

२. इस प्रस्तावमें अन्य बातोंकि अछावा सरकारकों इसके लिए घन्यवाद दिया गया था कि उसने प्रेस 
अधिनियमके अधीन कुछ प्रेसों ओर समाचारपत्रोंसे ली गई जमानतें खारिज कर दी थीं, और साथ ही 
उससे शेष मामलोंमें भी ऐसी जमानतें खारिज कर देनेका अनुरोध किया गया था । 


१७-७ 


७०. पत्र: एस्थर फेरिगको” 


आश्रम 
१४ मार्च, १९२० 


रानी बिटिया, 

में अवश्य तुम्हारे लिए प्रार्थंता करूँगा; मेरे लेखे इससे बढ़कर कुछ किया भी' नहीं 
जा सकता। जिस संगीनीमें से तुम इस' समय गुजर रही हो उसमें तुम्हारे मित्र- 
गण तुम्हारी कोई बड़ी मदद नहीं कर सकते। ईर्वर तुम्हारी सहायता करेगा। 


कभी न कभी हर व्यक्ति और राष्ट्रके सामने 

उपस्थित होता है वह क्षण 

जब उसे सत और असतके संघषेमें 

चुनना पड़ता है अपना पक्ष 

शिव और अशिवके बीच ! 

महान्‌ कोई उद्देश्य, भगवानका नया कोई मसीहा 

हर एकको अवसर देता है खिलने या झरनेका, 

बाँट देता है अपने दाहिने और बायें 

| विनयशील | मेषों 

और | उहंड | अजाओंके दलोंको ! 

और विकल्प-वरण यह 

प्रकाश और अन्धकारका 

चलता ही रहता है, चलछता ही रहता है। 

आशा करता हूँ कि अगर बना तो रोज ऐसा एक-त-एक उद्धरण चुनकर और 
अपनी प्रार्यतासे आविष्ट करके तुप्हें भेजता रहँगा। आजका अंश लॉवेलकी रचना- 
में से है। 

स्नेह, 

तुम्हारा, 


बापू 


१. एस्थर फेरिंगके डॉ० ६० के० मेननसे विवाह-सूत्रमें बँधनेपर बड़ो टीका-टिप्पणी की गई थी । 
उस समय गांधीजीने सान्व॒ना और साहस बंधानेवाले ग्यारह पत्र लिखे थे। यह पहला पत्र है । 


तार: गिरधारीलालको ९९ 


[ पुनइच: | 
मेरे मामलेका' फंसला हो गया है। सुना है कि अदालतने हम दोनोंकी' 
भत्संना की है, किन्तु दण्ड नहीं दिया। 


बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 
७१. तार: गोकर्णनाथको 
अहमदाबाद 
१५ मार्चे, १९२० 
गोकर्णनाथ 
लखनऊ 


सर रवीद्ननाथ अहमदाबाद आनेवाले हे। क्‍या उस समय अहमदाबादमें 
सभाकी जा सकती है। वह सम्भव न हो तो बम्बईमें करें। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५९८९) की फोटो-नकलसे। 


७२. तार; गिरधारीलालको' 


१६ साचे, १९२० 


घोषणा-पत्रके' अनुसार आपको हड़तार' करनी चाहिए और सार्वजनिक 
सभामें भाग लेना चाहिए। 


गाँ० 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१३८) की फोटो-नकल से। 


१. बम्बई उच्च न्याथाल्यमें पेश मामछा | देखिय “क्या यह न्यापाल्यक्री मानहानि थी १”, 
१०-३-१९२० । 

२. गांधीजी ओर महादेव देसाई । 

३. रवीन्द्रनाथ १ अप्रैलको वहाँ पहुँचनेवाले थे और ५ तारीख तक रहनेवाके थे । अप्रैलके दूसरे 
सप्तादमें गांधीजी और रवीन्द्रनाथ दोनोंकों बम्बई पहुँचना था । 

४. यह तार गिरधारीलालके इस तारके जवाबमें था: “क्ृपपा तार दीजिए कि क्या अमृतसरमें 
हड़ताल कराई जाये और हिन्दू लोग प्रस्तावमें किस दृदतक सहयोग दें ।” 

५. देखिए “ वक्तव्य : समाचारपत्रोंको ”, ७-३-१९२० । 

६. १९ माचे, खिलाफत दिवसको । 


७३. पतन्न : एस्थर फरिंगको 


बम्बई 
१६ मार्च, १९२० 
प्राथनासे कितना-क्या हो जाता है 
इसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता। : 
इसलिए रात और दिन मेरे लिए 
किसी झरनेकी तरह मृकत वाणीमं प्रार्थना करो। 
क्योंकि मनृष्य यदि भगवानकों जानकर भी 
अपने लिए और अपनेको मित्र माननेवालोंके लिए 
हाथ उठाकर प्रभुसे दुआ न' माँगे 
तो वह उन भेड़ और बकरियोंसे 
किस तरह बेहतर है ु 
जो बिना सोचे अपनी देहको ही पुष्ट करते रहते हें ? 
यह [प्रार्थना | ही है वह स्वर्णमेखला 
जिससे यह मण्डलाकार धरित्री प्रभुके चरणोंमें बँधी हुई है। 


टेनीसन' 


रानी बिदिया, 


आज तुम्हारे दुःखर्म ऊपरकी कविता भेजकर हाथ बेंटा रहा हूँ। इससे दुःख 
शायद कुछ हल्का हो। 
सस्नेह, 


तुम्हारा, 


बापू 
[ अंग्रजीसे ] 
साई डियर चाइल्ड 


७४. खिलाफत 


इलाहाबादके लीडर ' और “यंग इंडिया 'में स्पष्ट मतभेद हो गया है। में लीडर - 
का इतना आदर करता हूँ कि वह जो भी विचार प्रकट करता है उसे स्वीकार 
करनेके लिए में बहुत प्रयत्न करता हूँ। किन्तु पिछले कुछ समयसे कितनी ही कोशिश- 
के! बावजूद में उसके विचारोंको स्वीकार करनेमें असफल ही रहा हूँ। इसका सबसे 
ताजा उदाहरण है बहिष्कार और असहयोगके मामलेमें वह उलझन, जिसमे लीडर 
पड़ गया है। मेने सोचा था कि मेरा अर्थ स्पष्ट है और उसमें कोई असंगति नहीं 
है। बहिष्कार एक दण्ड है और उसकी कल्पना बदलेकी भावनासे की जाती है। 
अंग्रेजी मालके बहिष्कारके पीछे विचार ऐसा है कि अंग्रेजी माल दूसरे मालसे, जसे 
कि जापानी मालसे, चाहे अच्छा ही क्‍यों न हो, छेकिन मुझे उसे न खरीदना चाहिए 
क्योंकि ब्रिटिश मन्त्रियोंने हमारे साथ जो अन्याय किया है या कुछ अंग्रेजोंने खिला- 
फतके बारेमें जो अत्यन्त दायित्वहहीन और अशिष्ट भाषाका प्रयोग किया है उसका 
बदला में अंग्रेज जनतासे लेना चाहता हूँ। में यह मानता हूँ कि इन स्थितियोंमें बहि- 
प्कार हिंसाका ही एक रूप है। 

असहयोगका आधार भिन्न है। यदि सरकार अन्याय करती है तो उससे सहयोग 
करनेका मतलब यह है कि में भी उसके इस अन्यायमें सहभागी हूँ और इस' प्रकार 
उसके लिए अन्याय करना सम्भव बनाता हूँ। इस हालतमें उस सरकारकों सहयोग न 
देना मेरा कत्तंव्य है, किन्तु ऐसा दण्डके रूपमें या बदला लेनेकी भावनासे नहीं, बल्कि 
इसलिए करना है कि उस अन्यायका दायित्व मुझपर न आ सके। दरअसल अगर में 
उस सरकारकी गाड़ी बिलकुल रोक भी दूँ तो यह उचित ही होगा। इसलिए इस 
सम्बन्धर्में मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि असहयोग बहिष्कारसे उतना ही भिन्न है 
जितना हाथी गधेसे। 

में जो हिंसाको अस्वीकार करता हूँ और हड़तालको स्वीकार करता हूँ, उसमें 
“लीडर को असंगति दिखाई देती है। किन्तु मुझे उसमें कोई असंगति दिखाई नहीं 
देती, क्योंकि मझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं कि हड़तालसे हिसा हो ही। कोई 
भी व्यक्ति उचित कार्य करनेसे बराबर इसीलिए कतराता नहीं रह सकता कि उसम 
खतरेकी भी आशंका होती है। कदाचित्‌ लीडर” की कठिनाईका कारण उसका यह विश्वास 
है कि जोरदार और निद्चित कार्रवाई करना जरूरी नहीं है और मित्रराष्ट्रों द्वारा 
विपरीत निर्णय किये जानेपर भी भारतके मुसलमानोंके लिए शान्त रहना सम्भव 
' है। मेरी रायमें यदि कोई ऐसी अहिंसात्मक कार्य-पद्धति नहीं निकाली गई जिससे 
इस प्रइनका उचित समाधान हो जाये तो यह आन्दोलन अवश्य ही हिसाका समथन 


१, टककीके सुल्तानकी राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ताके सम्बन्धर्म । 
२, खिलाफत आन्दोलन -। 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


करेगा। पूरी जोरदार कार्रवाई करनेमें भी हिसाका खतरा है, किन्तु हमें मात्र इसी 
भयके कारण उचित कार्य करनेसे डरना नहीं चाहिए कि कहीं उसका गलत अर्थ न 
लगा लिया जाये और उसके फल-स्वरूप अनर्थ न हो जाये। मानवीय दृष्टिसे कहें 
तो जो सम्भव है वह इतना ही कि गरूतियों और गरूतफहमीसे बचते हुए, ईश्वरमें 
विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते जायें। में जानता हूँ कि यदि खिलाफतके प्रइनके 
उचित हलसे कम कोई चीज इस  प्रश्नपर हिंसाको टाल सकती है तो वह यही चीज, 
यही रास्ता है। इसलिए में विश्वास करता हूँ कि सब विचारोंके भारतीय इस 
आन्दोलनमें सम्मिलित होंगे। अगर हिन्दू लोग एकमत होकर कोई दृढ़ रुख अपनायेंगे 
तो उससे मुसलरूमानोंके हृदयमें साहस और आशाका संचार होगा। किसी भी तरहकी 
ढिलाई या उपेक्षाका परिणाम होगा निराशा और निरुत्साह। 

बहुत-कुछ यही बात सत्याग्रहके विरुद्ध उठाई जानेवाली आपत्तिके बारेमें भी' 
कही जा सकती है। में अब भी यही मानता हूँ कि फिलहाल विशुद्ध और उत्कृष्ट ढंगका 
सत्याग्रह करनेमें तो अकेला में ही समर्थ हँ। लेकिन अगर इस विश्वासके कारण में 
सत्याग्रहका प्रयोग ही न करूँ तब तो उसका कभी' प्रसार ही नहीं होगा। किन्तु यहाँ 
इसके अतिरिक्त एक अन्य तके-दोष भी है। अगर सत्याग्रह सविनय प्रतिरोधके रूपमें 
किया जाये तो उसमें अशोभन बातें होनेकी सम्भावना तो है ही। किन्तु हड़ताल कोई 
नया शस्त्र नहीं है और वह सत्याग्रहके अन्तर्गत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 
और न असहयोगके लिए ही सत्याग्रह होना कोई आवश्यक है। जब माननीय पं० 
मदनमोहन मालवीयने इम्पीरियल कौंसिलसे त्यागपत्र दिया था' या जब सर रवीदूि- 
नाथ ठाकुरते अपनी उपाधिसे मुक्त कर दिये जानेका अनुरोध किया था' तो उन्होंने ये 
कदम सत्याग्रहीके रूपमें नहीं उठाये थे। बेशक व्यापक असहयोग करनेमें खतरा है, 
किन्तु यह तो केवल एक सामान्य सत्य ही बताना है। याद रखनेकी एक बात यह 
है कि खिलाफत मुसलमातोंके' लिए जीवन और मरणका प्रश्न है। उनके लिए इसका 
उचित समाधान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इधर हिन्दुओंका पुनीत कत्तंव्य' है 
कि जबतक उनके मुसलमान भाई अहिसाके मार्गपर दुढ़ रहकर काम कर रहे हों 
तबतक वे उनके लिए अपना सब-कुछ दे दें। और में तो नहीं मानता कि उन्हें उस 
मार्गपर दृढ़ रखनेके लिए इससे कोई अच्छा उपाय भी है कि समस्त हिन्दू, ईसाई, 
पारसी और यहूदी, जिन्होंने भारतको अपना देश बना लिया है, पूरे मनसे उनका 
समर्थन करें और उन्हें हिसाका आश्रय' लिये बिना अपनी शिकायत दूर करवानेके 
प्रभावकारी उपाय सुझायें। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १७-३-१९२० 


१. ६ अप्रैल, १९१९ को । 
२. उन्होंने अपनी “नाइटहुड” की उपाधि १ जून, १९१९ को त्याग दी । 


७५. पत्र : एस्थर फेरिगकों 


बम्बई 
१७ माचे, १९२० 


मुझे दृष्टि दो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी 
कि सभी चीज़ोंमें में तुम्हारे दर्शन कर सकूँ। 
और जो कुछ करूँ सो तुम्हारे निमित्तसे करूँ; 
हर वस्तु तुम्हारा अंश प्राप्त करे। 
इतना तुच्छ तो कुछ भी नहीं हो सकता 
जो तेरे निमित्तकी आभासे 
चमक न उठे, धूल न जाये। 
जो समपित होकर सेवा करता है 
वह रोजमर्राको दिव्य बना देता है; 
जो तुम्हारे नियमानुसार एक कमरा भी झाड़ता है 
वह कमरेको और झाड़नेकों 
एक सौन्‍्दय सौंपता है। 
समर्पण ही वह स्पर्श-मणि है 
जिसे छुकर सब-कुछ कंचन हो जाता है; 
भगवान जिसे छू दें और स्वीकार कर लें 
वह कंचनसे कम कैसे हो सकता है। 
जॉर्ज ह॒बेंट 
रानी बिटिया, 
कामना करता हूँ कि इसकी किसी एक पंक्ति, शब्द या विचारसे तुम्हारा दुःख 
हल्का हो सके। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 


७६. पत्र : मगनलाल गांधीकों 


[१७ मार्च, १९२०] 


चरखेकी अवधिको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो; वेसे तुमने जो उत्तर लिखा' 
है वह ठीक है। यदि उस व्यक्तिका चरखा अच्छा' सिद्ध हुआ तो उसे कुछ पुरस्कार 
देंगे । मेरी मान्यता है कि हम आश्रमर्में खादीका उतना उपयोग नहीं करते जितना 
कि हमें करता चाहिए। सरलादेवीने भी इस बारेमें टीका की है। स्त्रियोंके शरीरपर 
खादी बिलकुल ही न हो कमसे-कम मुझे तो इसका कोई सबब दिखाई नहीं देता। 
खादीको रंगवाना चाहो तो रँंगवा सकते हो, लेकिन बालिकाएँ खादीकी ढीली चोली 
पहनें तो इसमें कोई बुराई नहीं जान पड़ती । स्त्रियोंको तो खादीकी चोली पहननेमें 
कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। सन्‍्तोक, राधा और रुखीको समझा सको तो सम- 
झाना। 

मुझ २०को दिल्‍ली जाता पड़ेगा। २२ तारीखको दिल्लीमें होऊँगा । २३ को 
दिल्‍लीसे बम्बई आऊँगा। बादमें सम्भवत: एक सप्ताहके लिए सिंहगढ़ जाऊँगा। इस 
बीच डाक अभी वहीं आती रहे; महत्त्वपूर्ण पत्रोंका तुम अथवा नरहरि उत्तर लिख 
देना। ऐसी' व्यवस्था करना जिससे मुझे सारी डाक २४ तारीखको बम्बईमें मिल जाये। 
तवतक डाककों सभालकर रखना ताकि मुझे कुछ और निर्देश देने हों तो दे सकूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८३) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१. ९१ से २४ मार्चतक गांधीजी दिल्लीमें थे और २६ से ३० माच, १९२० तक सिंहगढ़में। 
१७ और १९ माचेकों वे बम्बईमें थे; स्पष्टतः यह पत्र वहींसे लिखा गया था । 

२. संकेत स्पष्ट: ५-१०-१९१९ के नवजीवनमें देशी चरखेके अच्छे नमूनेके लिए पुरस्कारकी 
जो घोषणा की गई थी, उस ओर है। देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २२ ३-२४ । चरखा-पुरस्कार प्रतियोगिता 
२१ मार्च, १९२० को अहमदाबादमें हुईं थी । 

२. नरहरिं द्वारकादास परोख, १९१७से सावरमती आश्रममें गांधीजीके रचनात्मक कार्थकर्ताओंकि 
दलके एक सदस्य । 


७७. पत्र: एस्थर फॉरिगकों 


बृहस्पतिवार [ १८ मार्च, १९२०] 


प्रभु, मेरा जीता या मेरा मरना 
मेरे हाथमें नहीं है। 
तुम्हें प्यार करना और तुम्हारी चाकरी बजाना 
मेरा प्राप्य' है, 
और तुम्हारी करुणाके हाथों मुझे मेरा यह प्राप्य 
मिलता ही चाहिए! 
अगर जीवन दी हो 
तो मुझे खुशी होगी कि में दीर्घ कालतक 
तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा। 
अगर जीवनके दिन इनेगिने मिलें 
तो भी उदासी क्‍यों अपनाऊ ! 
क्यों अनन्त कालूतक उड़ते रहनेकी इच्छा रखूँ ! 
अँधेरे जिन कक्षोंसे ईसा खुद गुजरे हे 
मुझे वे उनसे अधिक अँधघेरे कक्षोंसे तो नहीं ले जा रहे हें! 
जो कोई भगवानके राज्यमें पहुँचता है 
उसे इस द्वारसे होकर गुजरना होता है। 
प्रभु, तुम तभी आओ जब तुम्हारी करुणा 
मुझ तुम्हारे दर्शनका पात्र बना चुके ! 
क्योंकि जब तुम्हारे लौकिक काम भी मधुर हें, 
तो तुम्हारी [दिव्य] प्रभुता कितनी मधुर होगी ! 
[ दिव्य | उस जीवनका मेरा ज्ञान अल्प है 
श्रद्धाके मेरे चक्ष्‌ दुबंल हें; 
किन्तु यह पर्याप्त है कि ईसा सर्वज्ञ हें; 
में उनके आँचलका छोर पकड़े रहूँगा! 


रिचर्ड बेक्स्टर 


१. गांधीजीने १७ माचे, १९२० और २१ मार्च, १९२०कों पत्र लिखे थे। सापन-सूत्रमें इन 
दोनों तारीखोंके बीच दो तिथिहीन पत्र हैं । २१ माचेके पत्रमें गांधीजीने लिखा है कि मैंने कल तुम्हें 
नहीं लिखा अर्थात्‌ २० को पत्र नहीं लिखा गया | इसलिए ये तिथिद्दीन दो पत्र क्रमश: १८ और १९ 
माचके होंगे । 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


रानी बिटिया, 
फिर शाम हो गई है और मेरा मन तुम्हारे बारेमें सोचसे भर उठा है। अपने 
इन विचारोंकों में भगवान्‌के चरणोंमें समपित कर रहा हूँ जिसने तुम्हें और मुझे रचा 
है। वह इन विचारोंका तुम्हारे हितमें जो उपयोग हो सकेंगा, करेगा। 
स्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


७८. पत्र: भनलीको 
[ १८ मार्च, १९२० के पूब | 


प्रिय' श्री मनली, 

पत्रकें लिए धन्यवाद । अहमदाबादके बारेमें आप किसी तरहका अन्देशा न करें। 
मिल-मजदूरोंकी देख-भाल करनेके लिए कुमारी अनसूया साराभाई अहमदाबादमें रुक 
गई हू। श्री वललभभाई पढठेल' डाक-कर्मचारियोंकी देख-भाल कर रहे हे । वास्तवमें, 
कल मुझे किसी ओरसे कोई गड़बड़ी होनेकी आशंका नहीं है। श्रीमती मैवलीसे मेरा 
यथोचित कह दें। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१४१) की फोटो-नकलसे। 


१. भारतके अन्य स्थानोंकी तरह अहमदाबादमें भी १९ माचको, घानी खिलाफत-दिवसपर, 
हड़ताल होनेवाली थीं । इसी सिरूसिलेमें बम्बईंकी सी० आई० डी० पुलिसिके डिप्टी कमिश्नर श्री मेनलीने 
गांधीजीको एक पत्र लिखा था और उनसे अहमदाबादकी स्थितिका सही अन्दाजा पानेमें मदद माँगी थी। 
यह पत्र गांवीजीने उसी पत्रके जवाबमें लिख्ला था। इसलिए यह अवश्य ही १९ माचेके पूवे कभी लिखा 
गया द्ोगा । 

२. सरदार वद्लूमभाई पंटेल (१८७५-१९७५० ); उस समय अहमदाबादके एक प्रमुख कांग्रेस नेता, 
जो बादमें स्वतंत्र भारतके प्रथम उप-प्रधान मंत्री बने । 

३. डाक-कर्मेचारी उस समय इृड़तालपर थे । 


७९. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों' 


बम्बई 
१८ मां, १९२० 


प्रिय श्री शास्त्री, 

चूँकि मेने पिछले वर्ष कांग्रेसकें कामकाजमें सक्रिय भाग' लिया था, इसलिए मुझसे 
किसी संगठनमें शामिल होकर और भी सक्तिय रूपसे भाग लेनेको कहा गया है। यह 
माँग उन लोगोंकी ओरसे आई है जिनके साथ काम करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, यद्यपि उनके संगठनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने मुझसे अखिल भारतीय 
होमरूल लीगमें सम्मिलित होनेकों कहा है। उत्तरमें मेने उनसे यह कह दिया है कि 
अपनी इस आयुमें, जबकि अनेक विषयोंपर मेरे कुछ निश्चित विचार बन चुके हें, में 
किसी भी संगठनमें उसकी नीतिसे स्वयं प्रभावित होनेके लिए नहीं, बल्कि उसकी 
नीतिपर प्रभाव डालनेके लिए ही सम्मिलित हो सकता हूँ। इसका यह मतलब नहीं 
कि में नये विचार ग्रहण करनेके लिए अपना दिमाग खुला नहीं रखूँगा या में इस 
तरह खुले दिमागका आदमी नहीं हूँ। में केवल यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी 
नया विचार मुझे तभी प्रभावित कर सकेगा जब वह उतना ही ज्यादा जोरदार हो। 
मेने मित्रोंके सामने निम्नलिखित मुह प्रस्तुत किये हैँ, जिनपर मेरे कुछ निश्चित 
विचार हे : 


(१) यदि हम एक राष्ट्रके रूपमें अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहते हे तो 
देशके' राजनैतिक जीवनमें ज्यादासे-ज्यादा ईमानदारी लानी होगी। इससे प्रारम्भमें ही 
एक यह बात निकलती है कि इस' समय हमें हर हालतमें पूरी दृढ़ताकें साथ सत्यके 
मार्गको स्वीकार करना है। 

(२) स्वदेशी हमारा तात्कालिक लक्ष्य होना चाहिए। जिन्हें कौंसिलकी सदस्यता 
प्राप्त करनेकी आकांक्षा हो उनसे कह दिया जाये कि वे देशके उद्योगों-- खासकर 
वस्त्र-उत्पादन --- को प्रा-पूरा संरक्षण देनेकी प्रतिज्ञा करें। 

(३) हिन्दी और उर्देके मिश्रणसे निकली हिन्दुस्तानीकों पारस्परिक सम्पर्कके लिए 
राष्ट्रभाषाकें' रूपमें निकट भविष्यमें स्वीकार कर लिया जाये। अतएव भावी सदस्य 
इम्पीरियल कौंसिलमें इस तरह काम करनेको वचनबद्ध होंगे जिससे वहाँ हिन्दु 
स्तानीका उपयोग प्रारम्भ हो सके और प्रान्तीय कौंसिलोंमें भी वे इस तरह काम करनेको 
प्रतिज्ञाबद्ध होंगे जिससे वहाँ, जबतक हम राष्ट्रीय काम-काज चलानेके लिए अंग्रेजीको 
पूरी तरह छोड़ देनेकी स्थितिमें नहीं आ जाते तबतकके लिए, कमसे-कम वेकल्पिक 


१, इस पत्रकी प्रतियाँ गांधीजीने निजी तौरपर नंटेसन आदि कुछ अन्य मित्रोंकों भी देखनेके लिए 
भेजो थीं । 


१०८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


माध्यमके रूपमें सम्बन्धित प्रान्तोंकी भाषाओंका उपयोग प्रारम्भ हो सके। वे हमारे 
स्कूलोंमें हिन्दुस्तानीको, देवतागरी लिपि या वेकल्पिक रूपमें उर्दू लिपिकें साथ, अनिवाये 
द्वितीय भाषाकी तरह दाखिल करानेके लिए भी वचनबद्ध होंगे। अंग्रेजीको साम्राज्यीय 
सम्पर्क, राजनयिक सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी भाषाकें रूपमें मान्यता दी 
जायेगी । | 

जहाँतक सम्भव हो, यथाशीघ्र प्रान्तोंके भाषावार पुनरविभाजनके सिद्धान्तको 
स्वीकार करना। 

(५) हिन्दू-मुस्लिम एकताकों तत्त्वतः और राजनैतिक तथा' धामिक दृष्टिकोणसे 
एक अपरिवतेनीय' निष्ठाके रूपमें स्वीकार करना। इसके लिए पारस्परिक सहायता, 
पारस्परिक सहिष्णुता तथा किसी वर्गके दुःखकों सबका दुःख मानना अपेक्षित है। 
होमरूल लीगके अधिकृत कार्यक्रममें से रोटी-बंटीके सम्बन्धके द्वारा एकताके प्रचारकी 
जो बात है, वह इसमें से निकाल दी जायेगी, और खिलाफतके सवालपर प्रबल सह- 
योगकी बात शामिल कर ली जायेगी। मित्रोंसे बातचीतके दौरान मेने उनसे यह भी 
कहा है कि में लीगसे अपने सविनय अवज्ञाके सिद्धान्तकों अधिकृत तौरपर मान्यता 
देनेको कहूँगा। मेने उनसे यह भी कहा है कि में किसी भी दलसे सम्बन्धित नहीं हूँ 
और लीगको एक ऐसा निर्देलीय संगठन बनाना चाहूँगा जो दल वर्गरहका खयाल किये 
बिना एसे सभी ईमानदार लोगोंकी सहायता करे जिनमें, वे जिस तरहकी भी सेवा 
करना पसन्द करें, उसके साथ न्याय करनेकी क्षमता हो। मेरे विचारसे तो लीग कांग्रेस- 
विरोधी संगठत नहीं बन सकती। प्रत्युत इसे तो आजकी ही तरह कांग्रेसके उद्देश्योंको 
आगे बढ़ानेकें लिए काम करना चाहिए। 

मेरी गादिरो-् भोंगे तो आप अच्छी तरह परिचित हे। फिर आपकी क्‍या 
सलाह है? लीगमें शामिल होऊं या नहीं ? 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 


लेट्स ऑफ वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री 


१. गांधीजी २८ अप्रैल, १९२० को छीगमें शामिरक हो गये और उसका अध्यक्षपद भी स्वीकार किया । 


८०. पत्र; एस्थर फंरिंगको 


[१९ माचे, १९२०] 


जीवनके तमाम दुखोंमें में गाता रह सकता था, 
हरएक रातको में दिनमें बदल सकता था 
अगर अहमून मुझे चारों तरफसे 
इतना न' कस रखा' होता; 
जो में करता हूँ या कहता हूं 
अगर वह सब उससे इतना आश्लिष्ट न होता! ! 
सेरा एक-एक विचार स्वाथसे भरा है 
हवामें ओछे किले बाँधता रहता है। 
दूसरोंके प्रति प्यारको 
एक मुलम्मेकी तरह बरतता हूँ ताकि थोड़ा चमकदार दिखूँ। 
में कल्पना करता हूँ कि सारा संसार 
मेरे गुण-दोष देखनेमें लगा है। 
वह मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करे तो भी मुझे यही लगता है 
कि वह मेरी सहज प्राप्य प्रशंसा लाचार होकर कुढ़ते हुए कर रहा है। 
हाय, बड़ीसे-बड़ी गतिके साथ जीकर भी हम 
अहम्‌की इस घृणित झाँकीकों बहुत पीछे छोड़कर नहीं निकल पाते। 
हम ज़रा धीमे पड़ जायें 
तो वह हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है; 
और रातको जब हम सो जाते हूं 
वह' हमारे सिरहाने आ बैठता है। 
हे प्रभु, अपने किसी हित या स्वार्थकी बात सोचे बिना 
कहीं में दूसरोंकें लिए अपना जीवन चला जाने देता, 
कितना अच्छा होता कि में अपना आपा 
अपने बन्धुओंके लिए खो देता और केवल उन्हींके लिए जीता। 


“न: 


१. देखिए “पत्र: एस्थर फेरिंगको ”, १८-३-१९२० की पराद-टिप्पणी १ । 


११० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


रानी बिटिया, 
तुम अपना वादा भूल गईं। इतने रूम्बे अरसेतक मुझे अपनी खबरसे वंचित रखना 
ठीक नहीं है। आजके लिए ऊपरकी कविता चुनी है। 
स्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


८१. भाषण; खिलाफतपर 


१९ माचें, १९२० 


यह मेरे लिए अतीव प्रसन्नताकी बात है कि इस महती सभाका एकमात्र प्रस्ताव 
प्रस्तुत करनेका सौभाग्य मुझ प्राप्त हुआ है। 

आजके शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकी भव्य सफलताके लिए में संयोजकों और स्वयंसेवकों- 
को बधाई देता हूँ। कारोबार बन्द रखनेके क्या-क्या परिणाम हो सकते हे, इस' सम्बन्ध- 
में हमें बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई थीं। लेकिन खिलाफत-समिति इस बातके 
लिए बधाईकी पात्र है कि उसके प्रयाससे कमसे-कम बम्बईके लोगोंका व्यवहार इस 
सम्बन्धमं बड़ा अच्छा' रहा। हड़ताल बिलकुल स्वयंस्फूर्त और ऐच्छिक थी। किसी 


१, यह भाषण बम्बईमें खिलाफत-द्विसपर आयोजित एक सावेजनिक सभामें दिया गया था, 
जिसमें कोई तीस इजार हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य धर्मावकम्बी नागरिक मोजूद थे। सभाकी अध्यक्षता 
मियाँ सुदृम्मद हाजी जान मुहम्मद छोठानीने की थी । 

२. प्रस्तावका पाठ निम्नलिखित था: “ बम्बईके हिन्दू , मुसलमान तथा अन्य नागरिकोंकी पह सभा, 
ब्रिटिनमें मुसल्मानोंके और सारे भारतके ममको आधात पहुँचानेके उद्देश्यसे चल रहे हिंसात्मक और 
अनुत्तरदायिल्पूर्ण आन्दोलनके प्रति तीत्र विरोध प्रकट करती है, भौर विश्वास करती है कि महामहिमके 
मन्त्रिण तथा अन्य जो राजनयिक भारतकों एक ख्तंत्र साझेदारके रूपमें साम्राज्यमें शामिल रखना चाहते 
हों वे सब न केवल इस आन्दोलनसे अपने-आपको अलग रखेंगे बल्कि खिलाफतके सवालका कोई ऐसा 
निबटारा करायेंगे जो महामहिमके करोड़ों सुसलमान प्रजाजनोंकी उचित और धामिक भावनाओंके अनुरूप 
हो; ओर इस तरह वे भारतके लोगोंको इस बातके लिए आश्वस्त कर देंगे कि यूनाइटेड किंगडमके लोग 
उनके प्रति सस्य-भाव ओर सौहाद रखते हैं। 

यह सभा आगे अपनी गहरी प्रतीति व्यक्त करती है कि अगर इस सवालका किसी और ढंगसे 
निबटारा किया गया तो उसका परिणाम अन्ततः यह होगा कि लोग सरकारसे सहयोग करना बिलकुल 
बन्द कर देंगे ओर इसलिए यह सभा साम्राज्यके सभी राजनयिक्रोंसे अनुरोध करती है कि वे ऐसा-कुछ करें 
जितसे भारतीयोंकी वफादारीपर इतना कठिन दबाव न पड़े । 

साथ ही यह सभा इस तथ्यक्रों भी ध्यानमें छाना चाहती है कि भारतीयोंकी उचित भावनाओोकों 
प्रभावकारी बनानेके लिए संयुक्त रूपसे जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा उसमें न वचनसे और न 


भाषण : खिलाफतपर १११ 


तरहके बाहरी दबावका उपयोग नहीं किया गया। मेंने समितिको सलाह दी थी कि 
मिल-मजदूरोंसे हड़तालमें शामिल होनेको न कहा जाये, और यह देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि समितिने उस सलाहका पूरा पालन किया। 

आये दिन देशकी विभिन्न औद्योगिक पेढ़ियोंमें मजदूरों और मालिकोंके बीच 
तनाव बना ही रहता है। इस चीजको देखते हुए हम मजदूरोंको, जबतक उनके 
मालिक स्वेच्छासे उन्हें अनुमति न दे दें तबतक, अपने कामसे अनुपस्थित होनेकों 
प्रेरित न करें तो अच्छा है। 

हमारे प्रस्तावके चार भाग हे। पहले भागमें एक आपत्ति की गई है और एक 
निवेदन। आपत्ति की गई है खिलाफतके प्रशनपर इंग्लेंडमें प्रारम्भ किये गये हिसापूर्ण 
और अनुत्तरदायित्वपूर्ण आन्दोलनके विरुद्ध: और निवेदन मंत्रियों तथा अन्य' राज- 
नयिकोंसे किया गया है। निवेदन यह कि वे इस आन्दोलनमें भाग न लें और इस 
सवालका कोई ऐसा सम्मानजनक निबटारा करायें जो भारतके मुसलमानोंकी उचित 
धामिक भावनाओंके अनुरूप हो, और इस तरह वे हमें आश्वस्त कर दें कि ब्रिटेनके 
लोग हमारे प्रति सौहाद और मित्र-भाव रखते हें। प्रस्तावके दूसरे हिस्सेमें सम्बन्धित 
लोगोंको आगाह किया गया है कि अगर सवाऊका कोई प्रतिकूल निबटारा किया गया 
तो सम्भव है, उसके परिणामस्वरूप सरकारके साथ सहयोग करना बिलकुल बन्द 
कर दिया जाये। एसे किसी निबदारेका मतलूब होगा, भारतीयोंकी वफादारीपर 
अनुचित दबाव डालना, और अगर दुर्भाग्यवश असहयोग बन्द करने-जैसी कोई कारे- 
वाई करना जरूरी हुआ तो फिर उत्तेजना फैलनेकी भी सम्भावना है। प्रस्तावके तीसरे 
हिस्सेमें लोगोंको वचन अथवा कम, किसी भी तरहसे हिंसा करनेके खिलाफ स्पष्ट 
शब्दोंमें चेतावनी दी गई है, और कहा गया है कि इस' महती सभाके विचारसे किसी 
भी प्रकारकी हिसाका परिणाम इस पवित्र उद्देश्य! लिए घातक होगा और इससे 
इसकी अप्रणीय' क्षति' होगी। यहाँतक तो यह प्रस्ताव हिन्दुओं, मुसलमानों तेथा जिन 


कर्मसे दी हिसाका सहारा लिया जायेगा ओर इसका यह हृढ़ मत है कि इस आन्दोलनंके सिलसिदेमें को 
गई किसी मकारकी हिंसा इसके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी और इससे इसकी अपूरणीय क्षति होगी । 

अगर यह संयुक्त कारवाई असफल रह जाती है तो मुसलमान छोग ऐसे कदम उठानेका अपना 
अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो परिस्थितिको देखते हुए आवश्यक लग सकते हैं । 

इस समभाके अध्यक्षुक्ों इस प्रस्तावकी एक प्रति परमश्रेष्ठ वाइसराप महोदयकी सेवामें इस निवेदनके 
साथ प्रेषित करनेका अधिकार दिया जाये कि वे महामहिंम सम्राटकों भी यह प्रस्ताव भेज दें ।” 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-३-१९२० । 

१. उदादरणके लिए जमशेदपुरके ठाठा इस्पात कारखानेके मिल-मजदूरोंका झगड़ा के सकते हें जिसमें 
हृड़तालियोंपर पुलिस और सैनिकोंने १५ माचकों गोल्याँ भी चलाई थीं । 

२. गांधीजीका असहयोगका कार्यक्रम जनताके सामने पहले-पहल २६ जनवरी, १९२० को मेरठमें 
आयोजित खिलाफत कान्फ्रेंसमें रखा गया । २९ फरवरी, १९२० के! कलकत्तेमें भायोजित दूसरी कान्फ्रेसमें 
मौलाना आजादने अपने अध्यज्ञीय भाषगमें इस कारयक्रमक्े “मुसलमानों द्वारा स्वीकार करनेकी ” 
सिफारिश की । 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


अन्य लोगोंके लिए यह देश मातृभूमिके समान है या जिन्होंने इसे अपने देशके रूपमें 
अंगीकार कर लिया है, उन सबके बीच एक संयुक्त अभिसन्धि है। 

और इस' संघर्षके दौरान इस' तरह संयुक्त रूपसे जो-कुछ भी किया जायेगा, 
उसके लिए तो यह प्रस्ताव अहिसाकी नीतिके पालनका अनिवार्य विधान करता है; 
लेकिन कुरान के अनुसार मुसलमानोंके कुछ विशेष दायित्व हे, जिनके निर्वाहमें हिन्दू 
शामिल हो भी सकते हें और नहीं भी हो सकते हे। इसलिए मुसलमान लोग, अहिसक 
असहयोगके असफल होनेपर, न्याय प्राप्त करनेके लिए ऐसे सभी उपायोंका आश्रय 
लेनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखते ह जिनकी व्यवस्था इस्लामके धर्मंग्रंथोंमें की 
गई हो। में इस प्रस्तावसे अपनी हादिक सहमति व्यक्त करता हूँ। मेरे विचारसे 
इसका स्वर पूरी तरहसे विनय और मर्यादापूर्ण है। में देखता हूँ कि इस उद्देश्यको 
पूरा करनेके लिए शिया और सुच्नी, हिन्दू और पारसी सभी बड़े ही सौम्य और शिष्ट 
ढंगसे मिलजुलकर अपने विरोबका प्रदर्शन कर रहे हें। हिन्दुओंका कपड़ेका यह भारी 
बाजार पूरी तरह बन्द रहा, उनके कारोबारकी पेढ़ियाँ भी बन्द रहीं, इससे स्पष्ट 
है कि वे मुसलमानोंकी माँगसे पूरी तरह सहमत हे। लन्दनमें जो नापाक आन्दोलर्ना 
प्रारम्भ किया गया है, उससे भारतीयोंकी भावना इतनी उबल पड़ी है कि जबतक 
न्याय नहीं कर दिया जाता तबतक वह शानन्‍्त नहीं हो सकती। हमें यह जानकर 
बड़ा दुःख हुआ और आइचर्य भी कि अपने भारत-सम्बन्धी समस्त ज्ञान और अनुभवके 
बावजूद लॉर्ड कर्जनने भी इस मूर्खतापूर्ण आन्दोलनमें हाथ बँटाया है। 

आश्ाकी किरण 

फिर भी ये जो विपत्तिके बादछ उमड़ आये हैं, उनके बीच आशज्यञाकी एक 
किरण दिखाई दे रही है। श्री मॉन्‍्टेग्यू हमारे पक्षका बड़ी दृढ़ताके साथ समर्थन करते 
रहे हैं। श्री लॉयड जॉन भी आखिरकार अपनी स्मरणीय घोषणाको फिर दुहराया 
है,, हालाँकि तनिक आगा-पीछा करते हुए। मेरा खयाल है, भारत सरकार हमारी माँग 
पूरी करानेके लिए बड़ी दृढ़तासे कारंवाई कर रही है। आंग्ल-भारतीय अखबारोंका 
रुख भी अमंत्रीपृर्ण नहीं है। बल्कि टाइम्स आफ इंडिया” और बंगाल चैम्बर ऑफ 
कामसेने तो हमारे पक्षका जोरदार समर्थन भी किया है। इस प्रस्तावका सभी अंग्रेजोंको 
आवाहन है कि वे सत्यकी ध्वजाके नीचे एकत्र होकर, अपने जातीय सम्मान और 
ब्रिटिश प्रधान मंत्रीके वचनकी रक्षा करें। ब्रिटनसे भारतके जो सम्बन्ध हे उनके प्रति 
मेरी वफादारी किसीसे कम नहीं है, लेकिन अपना सम्मान बेचकर, अपने देशभाइयोंके 
एक वर्गकी गहरी धामिक भावनाओंका बलिदान करके वफादारीका तमगा लगाये रहना 


१. तालये शायद इंग्लेंडमें तुकंक्रि .खिलाफ किये जा रहे प्रचारसे है । इस प्रचारमें तुकोपर 
मानवताके विरुद्ध अपराध करनेका आरोप लगाया गया था । 

२. २६ फरवरी, १९२० को लॉयड जॉजेने कॉमन्स सभामें घोषणा की कि “ १९१८ के जनवरी 
महोनेमें जो वचन दिया गया था वद सभी दलूसे पूरी तरह सलाह-मशविरा करनेके बाद दिया गया 
था । यह वचन स्पष्ट रूपते बिना किप्ती शर्ते-बन्धनके और सोच-समझकर दिया गया था. . . भारतमें 
इसका परिणाम बह हुआ कि उ वी क्षणते फोजी भरती बढ़े जोर-शोरसे होने छगी । ?” 


भाषण : खिलाफतपर ११३ 


मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। जिस वफादारीकी कीमत अपनी आत्मा देकर चुकानी 
पड़े वह वफादारी किसी कामकी नहीं, और अगर गत युद्धके दौरान हिन्दू और मुसल- 
मान, दोनों ही वर्गोके भारतीय सिपाहियोंकी जानी-मानी सेवाओंके' बावजूद एक ब्रिटिश 
राजनयिक द्वारा दिया गया वचन तोड़ दिया जाता है तो फिर वह स्रोत ही नहीं रह 
जायेगा जिससे भारतको वफादारीकी प्रेरणा मिलती है। में आशा छोड़ रहा हूँ, ऐसी 
बात नहीं। लेकिन अगर आशा निराशामें परिवर्तित हो जाती है और वह 
अवांछित स्थिति सामने आ जाती' है तो ईश्वर ही जानता है कि हमारी इस सुन्दर 
मातृभूमिमें क्या कुछ घटित होगा। हम इतना ही जानते हे कि फिर जबतक अन्यायका 
निराकरण नहीं हो जायेगा और आठ करोड़ मुसलमानोंकी भावनाओंको सन्तुष्ट नहीं 
कर दिया जायेगा तबतक सरकार अथवा जनताको न तो शान्ति नसीब होगी और न चैन । 


बिलकुल खरा खेल 


आशा है, इतनी-सी बात तो सभी समझते होंगे कि अपने मुसलमान देशभाशयोंका 
साथ देना हिन्दुओंके लिए आवश्यक क्‍यों है? अगर साधन और सिद्धि दोनों शुद्ध 
हँ तो हम मुसलमानोंके साथ पूरा सहयोग करें, हम दोनोंको स्थाथी रूपसे एक सूत्रमें 
बाँधनेवाली इससे अधिक कारगर चीज तो मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन एक इतने 
पवित्र उद्देश्यकी प्राप्तिमें वचन या कम, किसी भी तरह हिसाके लिए कोई गुंजाइश नहीं 
हो सकती और न होनी चाहिये। हमें अपने विरोधीको घृणासे नहीं, प्यारसे जीतना 
है। अन्यायीकों प्यार करनेमें जो कठिनाई है, उसे में स्वीकार करता हूँ, लेकिन 
विजय निविष्त समतलऊल मार्गपर आगे बढ़नेमें निहित नहीं है, वह तो दुढ़ता और 
साहसके साथ विघ्त-बाधाओंकों पार करनेमें छिपी हुई है। और किसी न्याय्य तथा 
पवित्र उद्देश्यके लिए लड़नेमें संकल्पकी दृढ़ता और अदम्य इच्छा-शक्ति --- कमसे-कम 
इन दो गुणोंकी अपेक्षा तो हमसे की हो जाती है। इसके अतिरिक्त, हिंसासे इस महान्‌ 
उद्देश्का सिर्फ अहित ही हो सकता है। इससे एक सनसनी, उत्तेजना फैल सकती 
है, लेकिन हम ऐसी उत्तेजनाओंके दौरसे गुजरकर कभी भी अपने लक्ष्यतक नहीं 
पहुँच पायेंगे। इसलिए इस अस्तावका अहिसासे सम्बन्धित हिस्सा आत्मसंयमर्में निहित 
बुद्धिमत्ताको स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता है और सभी वक्‍ताओंके लिए ऐसे असंयत 
या अतिरंजित भाषण करनेसे बचनेका विधान करता है, जिनका परिणाम केवल खून- 
खराबी, निष्ठरतापूर्ण दमन-कार्य और सरकार तथा जनता दोनोंका अपमान ही हो 
सकता है। लेकिन मुसलमान बिलकुल खरा खेल खेलना चाहते हे। 


मुसलमानोंका दायित्व 


वे किसी तरहका दुराव-छिपाव नहीं चाहते। इसलिए उनमें से कुछने प्रस्तावमें 
एक और धारा जोड़ देनेका आग्रह किया है। इसका तात्पय यह है कि अगर अहिंसात्मक 
उपाय असफल हो जाते हे तो वे ऐसे अन्य उपायोंका सहारा लेनेके लिए स्वतंत्र हें 


१, भारतीय सेनाकी प्रशंसा करते हुए मद्वारानी अडेक्जेंडाने जो पत्र लिखा था उसे ३० जनवरी, 
१९२० को भारतके तत्काहीन प्रवान सेनापतिने कौंसिलके समा-भवनमें पढ़कर सुनाया था । 


१७-८ 


११४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


जिनका विधान उनके लिए “कुरान में किया गया 'है। और वे उपाय ये हे कि जब उनके 
धर्मपर आवात किया जाये तो जिस देशमें ऐसा आघात किया जाता है, या तो उसे 
छोड़कर वे चले जायें और या फिर आघात करनेवालेके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दें। और 
इस प्रकार इस' प्रस्तावमें, निस्सन्देह, बहुत ही शालीन और स्पष्ट ढंगसे उन तमाम 
अवस्थाओंका पूर्व-संकेत दे दिया गया है, जिनसे होकर यह आन्दोलन गुजरेगा, और 
अन्तिम अवस्था होगी खूनी क्रान्ति। भगवान्‌ न करे कि इस देशको किसी ऐसी ऋान्ति 
और उसकी समस्त भयंकरताओंसे गृजरना पड़े, लेकिन इस खिलाफतके सवालपर 
लोगोंकी भावनाएँ इतनी तीत्र और इतनी गहरी हे कि अगर शान्तिपूर्ण उपाय असफल 
रह जाते हे और इस समस्याका कोई अन्यायपूर्ण निबटारा किया जाता है तो यह 
देश एक ऐसे क्रान्तिकारी आन्दोलनकी चपेटमें पड़ सकता है, जैसा आन्दोलन हमने 
पहले कभी नहीं देखा है; और अगर एसी कोई स्थिति आती है तो उसका दायित्व 
अंग्रेजोंपर होगा तथा हिन्दुओं और भीरु मुसलमानोंपर। अगर अंग्रेज लोग इस सम्बन्धमें 
सिर्फ हमारी गहरी भावनाको और एक न्यायपूर्ण निर्णयकी जरूरत देख सकें तो सब- 
कुछ ठीक ही होगा। अगर हिन्दू लोग पड़ोसीके नाते अपने कत्तेव्यकों समझें और मुसल- 
मानोंके साथ सक्रिय सहयोग करें तो वे संयुक्त और सव्वथा शात्तिपूर्ण प्रयासके बलपर 
अधिकारियोंको कोई न्यायसंगत हू निकालनेकों मजबूर कर सकते हे। और जो 
मुसलमान भीरु हे वे अगर इस संकटकी घड़ीमें अपनी भीरुता छोड़कर हिसाके हिमा- 
यतियोंको यह दिखा दें कि इस्कामका कोई अनुयायी युद्धसे भागनंवाला नहीं है तो 
'इस तरह वे भी रक्‍्तपातको रोकेंगे। और अगर तब भी हमारी किस्मतमें क्रान्ति ही 
बदी है तो वह उस' समय आयेगी जब ईमानदार, सम्माननीय और नेक-रूह मुसलमान 
अपने-आपको बिलकुल निराशाकी स्थितिमें पायेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि अंग्रेज, 
हिन्दू और स्वयं उनके सहधर्मी लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए में आशा करता 
हूँ कि सारा भारत एक होकर सवंशक्तिमानसे प्रार्थना करेगा और न्यायके लिए ऐसी 
आवाज बुलन्द करेगा जिसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकेगा। अन्तमें, में यह आशा भी 
करता हूँ कि सरकार विवेकसे काम लेगी और क्रोधर्में आकर कोई ऐसी दमनात्मक 
कारंवाई नहीं करेगी जिससे क्रान्तिकों फूट पड़नेका अवसर मिले। हम आशा करते 
हैं कि सरकार यह समझेगी कि भारत अब कोई अबोध शिश्‌ नहीं है और समान 
परिस्थितियोंमें भारतोयोंके मनमें भी वेसोी ही भावनाएँ उठती हें जैसी अंग्रेजोंके मनमें 
उठती हें। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २४-३-१९२० 


८२. पत्र: एल० फ्रेंचको 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
२० मार्च, १९२० 
श्री एल० फ्रेंच 
पंजाब सरकारके मुख्य सचिव 
लाहौर 
प्रिय श्री फ्रेंच, 


में सरगोधाके बयान अभीतक नहीं भेज सका था। आशा है इसके लिए आप 
मुझे क्षमा करेंगे।' में उन्हें अपने साथ अहमदाबाद नहीं लाया था, और एक स्थानीय 
कार्यकत्ताके द्वारा कुछ और बयान लिये जा रहे थे। और फिर में यात्रामें ही रहा हूँ । 
मुझे जो बहुत सारे बयान मिले हें, उनमें से कुछ चुने हुए बयान अब में आपको भेज 
रहा हूँ। यथासमय आपके उत्तरकी आशा करूँगा। बड़ी कृपा हो अगर यह सूचित 
करें कि दाण्डिक-पुलिस (प्यूनिटिंव पुलिस) हटा ली गई है या नहीं। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी' प्रति (एस'० एन० ७१२६ पी०) की फोठो-नकलपे। 


८३. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शञ्ञास्त्रीको 


२० मार्चे, १९२० 
प्रिय मित्र, 


आशा है आपने ६ अग्रैलसे १३ अगप्रैठत्तक वह सप्ताह मनानेका मेरा सुझाव 
पढ़ लिया होगा जिसे सत्याग्रह-सप्ताह कहा जा सकता है। में आशा कर रहा हूँ 
कि सप्ताहके दौरान दस लाख रुपये इकद्ठा करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि 
स्वयंसेवक जानी-मानी साखवाले लोग हों और उनकी ईमानदारीमें किसी तरहके सन्देह- 
को गुंजाइश न हो तो हमें रप्तीदोंको कोई जरूरत नहीं, सभी लोगोंसे सीधे चन्दा 
ले लेता काफो होगा। घनवान स्त्रो-पुरुष अपने सुपरिचित क्षेत्रोंमें जाकर चन्दा इकट्ठा' 
कर सकते हें। किन्तु जिस बातपर में और जोर देना चाहता हूँ वह कामका तरीका 
नहीं, बल्कि खुद काम ही है। आशा है मेंने जिस तरीकेसे यह सप्ताह मनानेका सुझाव 
दिया है उस तरीकेसे उसे मनाने या १३ तारीखके कत्लेआमके' सिलसिलेमें एक स्मारक 

१. देखिए “ पत्र: एल० फ्रेंचको ”, २९-२-१९२० । 

२. यंग इंडियामें प्रकाशित; देखे! “६ अप्रैठ और १३ अप्रैल”, १०-३-१९२० । 

३. जल्याँवाला बाममें । 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बनानेकी वाछतीयताके बारेमें कोई मतभेद नहीं होगा। मेरी सलाह है कि लछोगोंके 
सामने इस' विषयको प्रस्तुत करते समय उनके मनमें शहीदोंकी स्मृति जगायें, किये 
गये अत्याचारोंकी स्मृति नहीं। 

मुझे विश्वास है कि जो लोग सत्याग्रहके तरीकेकों पसन्द नहीं करते वे भी 
उस कारणसे चन्दा इकट्ठा करनेके काममें योग देनेसे हाथ न खींचेंगे। यह सही मानेमें 
एक राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। 

लेकिन इस सप्ताहमें उपवास और प्रार्थना भी शामिल हे, जिनपर में स्वयं स्मारक- 
से भी अधिक बल देता हूँ, क्योंकि यदि व्यापक रूपमें उपवास और प्रार्थना की- जायेगी 
तो में जानता हूँ कि धन तथा जिस वस्तुकी भी हमें जरूरत है, वह सब बिना किसी और 
प्रयत्तके ऐसे आने लगेगी जैसे आसमानसे बरस रही हो। इस दिशामें एक अद्वितीय 
विशेषज्ञकी हैसियतसे में आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। में अपने किसी भी 
ऐसे समकालीन व्यक्तिको नहीं जानता जिसने उपवास और प्रार्थनाको, मेरी तरह 
विशुद्ध विज्ञानका रूप दे दिया हो और जिसने उनसे मेरे जितना प्रचुर लाभ उठाया 
, हो। क्‍या ही अच्छा होता, यदि में इस सम्बन्धर्में अपने अनुभवोंको पूरे राष्ट्रकें मनर्में उतार 
सकता और उसे पूरी जागरूकता, ईमानदारी और उत्कटताके साथ उपवास तथा 
प्राथंताका सहारा लेनेके लिए प्रेरित कर पाता। अगर हम ऐसा करें तो यह 
बात अविवश्वसनीय तो लगेगी, लेकिन है सच कि हम राष्ट्रसे सम्बन्धित लाखों काम 
बिना किसी विस्तृत संगठन-समायोजन और प्रतिबन्ध-नियन्त्रणके कर छे जायेंगे। 
परन्तु में जानता हूँ कि उपवास और प्रार्थताको, जितना प्रभावकारी मेंने पाया है, 
उतना प्रभावकारी बनानेके लिए तो उपवास और प्रार्थना कोई रीति-निर्वाहके रूपमें 
नहीं, बल्कि निश्चित आध्यात्मिक अनुष्ठानके रूपमे करने चाहिए यानी उपवास दैहिक 
तपके द्वारा अथवा [ यदि 'बाइबिल के प्रतीकका उपयोग करके कहा जाये तो] देहके 
बलिदान द्वारा जहाँ उतने ही अंशमें आत्माकी विमुक्ति है वहाँ प्रार्थना स्वथा शुद्ध 
और निष्कल॒ष होनेके लिए हमारे अन्त:करणकी निश्चित चेतन अभीष्सा है। और इस 
प्रकार जो शुद्धि प्राप्त होती है वह पुनः किसी लक्ष्यविशेषकी सिद्धिकें लिए उत्सर्ग 
कर दी जाती है, जो स्वयं भी उतना ही विशुद्ध होता है। अतएवं में आशा करता 
हूँ कि यदि आप उपवास और प्रार्थनाकी प्राचीन परम्परामें विश्वास रखते हों तो 
आप ६ अप्रैल और १३ अप्रैल, दोनों तिथियोंका उपयोग इसी उद्देश्यके लिए करेंगे 
और पड़ोसियोंको भी ऐसा ही करनेके लिए प्रोत्साहित करेंगे। 

अब रह जाती है तीनों सभाओंकी' बात; सो मुझे विश्वास है कि उनका 
आयोजन आप अवश्य करेंगे और उन्हें पूर्ण रूपसे सफल बनायेंगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
लेटर्स ऑफ वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री 
१, ६, ९ और १३ अप्रैलको | 


८४. पत्र; मथरादास त्रिकमजीको 


शनिवार 
२० माचे, १९२० 


में तुमसे [यह | कहूँ कि में कल रात सिर्फ आधा घंटा ही सो पाया तो 
पत्र न लिखनेके लिए तुम मुझे क्षमा करोगे ही। क्षमा चाहता हूँ क्‍योंकि तुम्हारा 
स्मरण मुझे सदेव बना रहता है और तुम्हारे धमं-संकटमें' पत्र लिखकर भाग लेना 
चाहते हुए भी ले नहीं पाया। में मंगलवारकों सवेरे वहाँ पहुँचेगा। 
[गुजरातीसे] 
बापुनी प्रसादी 


८५. खिलाफत 


खिलाफतका प्रइन जितना गम्भीर है उतना ही हमारे लिए वह अभिनन्दनीय 
अवसर भी है। गम्भीर इसलिए कि उसमें आठ करोड़ मुसलमानोंकी और इस तरह 
समस्त भारतवषंकी शान्ति अन्तहित है। अभिननन्‍्दनीय अवसर इसलिए कि उसका हल 
ढूँढ़नेमं यदि मुसलमानोंने समझदारीसे काम लिया तो उनकी नेतिक सत्ता बढ़ेगी एवं 
भारत नैतिक सत्तायुक्त साम्राज्यया उपभोग करेगा; हिन्दू-मुसलमानोंमें एकता, बल 
और नीति बढ़ेगी वया' अंग्रेज भी, जो हमें हीव समझते हें, हीन समझना बन्द कर 
देंगे। भाईचारा बराबरवालोंके बीच ही निभ सकता है। अंग्रेज हमें बराबरीका नहीं 
मानते । हम स्वयं भी अपनेको उनकी अपेक्षा हीन समझते हें। इसलिए हमें, हिन्दू- 
मुसलमानोंको, इस प्रश्नकों सन्‍्तोषजनक' रूपसे हल करके तीनोंमें समानताकी भावना 
स्थापित करनी चाहिए। 

तलवार व्यक्तियोंको एक बनाती है। दोनों परस्पर भेसेकी तरह खूब लड़झगड़कर 
थक जाते हें और फिर एक दूसरेका अभिनन्दन करके भाईचारेके स्नेहपाशर्में बँध जाते 
हँ। जो निर्बलता दिखाता है वह हीन ठहरता है। विरोधीके प्रति शरीर-बलका प्रयोग 
न कर आत्मबलके द्वारा भी श्रेष्ठता स्थापित की जा सकती है। यह श्रेष्ठता भयके कारण 
नहीं बल्कि प्रेमके कारण स्वीकार्य होती है और इससे दोनों एक हो जाते हें। दूसरे 
व्यक्तिको अपनेसे नैतिक बलमें उच्च माननेमें हम हीन नहीं ठहरते और दूसरा 
नतिक बलमें उच्च होनेका गव नहीं करता। अर्थात्‌ दोनों एक दूसरेके प्रति आदर- 


१. सक्रिष-सेवाके लिए एक निश्चित क्षेत्र चुननेके सम्बन्धमें । मारे १९२० में गांधीजोने पंजाबपर 
किये गये अल्याचारोंके सम्बन्धमें कांग्रेस रिपोट्के दूसरे भागके प्रकाशनके सिलसिकेमें उन्हें कुछ काये- 
सौंपा था । 


११८ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


भाव रख सकते हें, इसलिए हमें तलवारसे अंग्रेजोंकी जीतनेका विचार सर्वथा' त्याग 
देना चाहिए। 

में यह नहीं कहँगा कि हम शस्त्रबलका प्रयोग करनेमें एकदम असमर्थ हें, लेकिन 
में यह अवश्य कहँँगा कि उस बलका प्रयोग करते समय हमें दम्भ, झूठ और विश्वास- 
घातका सहारा लेना पड़ेगा, और इनका सहारा छेते हुए अनेक अन्य झूठे साधनोंकों भी 
अपनाना पड़ेगा। हमें उनसे लड़नेमें अपनी पूरी ताकत छगा देनी पड़ेगी और तबतक 
लड़ते रहेंगे जबतक दोनों लड़ते-लड़ते बेदम न हो जाएँ। एक तो वे हमें शस्त्रबलसे 
सजग होनेका अवसर ही नहीं देंगे, यह मनुष्य जातिका स्वभाव ही है। प्राचीन कालमें 
भी युद्ध-कलाके अपने ज्ञानकों लोग छिपाकर रखते थे। अभिमानी व्यक्ति अपने अभि- 
मानकी रक्षाके लिए आवश्यक साधन दूसरेको सहज ही नहीं सौंप देता और शस्त्र- 
बलका अभिमान तो होता ही है। इसलिए हम यदि शस्त्रबलकी सहायतासे एक होना 
चाहते हों तो वे जबतक पराजय स्वीकार नहीं कर लेते तबतक हमें जूझते रहना पड़ेगा 
और इस सबके बाद भी हम आपसमें छात्र ही बने रहेंगे। क्‍या खिलाफतके प्रशनका 
निपटारा इस तरह हो सकता है! 

युद्ध करनेकी योग्यता अयवा अयोग्यताके विचारको एक ओर रखकर यदि हम 
केवल परिणामका ही विचार करें तो भी हम देखेंगे कि शस्त्रबलसे इस समस्याका 
हल नहीं निकलता । खिलाफतकी लड़ाई केवल अंग्रेजोंके विरुद्ध ही नहीं है।यह लड़ाई 
ईसाइयोंसे भी हैं।! ईसाई अच्छी तरह संगठिन हें। वे युद्धकौशलमें प्रवीण: हें। उनके 
साथ युद्ध करनेके लिए [ कमसे-कम | इस' समय तो मुसलमान तैयार नहीं हें; भारतके 
मुसलमान तो स्पष्ट ही तैयार नहीं हे; न हिन्दू ही युद्धमें उनका मुकाबला कर सकते हें। 
ऐसी स्थितिमें व्यावहारिक रूपसे यह रूगभग असम्भव जान पड़ता है कि मुसलमान 
शस्त्रबलसे खिलाफतके प्रशनका उचित हल प्राप्त कर सकेंगे। 

लड़ाईमें उतरनंवाला व्यक्ति 'ईदवरेच्छा बलीयसी तो कह ही नहीं सकता। इस 
वाक्‍्यका प्रयोग तो नैतिक बलसे लड़नेवाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि नीतिमय . 
युद्धमें पराजय नामकी वस्तु तो है ही नहीं। शुद्ध साधनोंको प्रयोगमें छानेवाला व्यक्ति 
भाग्यका भरोसा कर सकता है लेकिन अशुद्ध साथनोंका सहारा लेनेवालेकों वसा 
करनेका अधिकार ही नहीं है। जान-बूझकर कुएँमें छलाँग मारनेवाला ईश्वरकी निन्‍दा 
करे तो उसे तत्काल उसकी सजा मिल जाती है। वह अकाल मृत्युका ग्रास हो जाता 
है। शराब पीनेवाला यदि ऐसा-कुछ कहे कि अगर “भगवान्‌की इच्छा यही है कि में 
शराब पीऊँ तो में शराब पिये बिना कैसे रह सकता हेँ' तो दुनिया उसपर हँसेगी। 
नीतिके प्रयोगों हम भगवानूपर अटूट विश्वास रखते हें, क्‍योंकि हम जानते हे कि 
नीतिका परिणाम सुन्दर ही होगा। हशस्त्रबलका प्रयोग करनेवाले अपने दास्त्रोंपर ठीक 
वसे ही भरोसा करते हे जिस तरह शराबी शराबके नशेपर करता है और- नशा 


१. जिटिश और अमरोको समाजके प्रभावशाली व्यक्तियोंने माँग की थी कि तुकौंको कुस्तुन्तुनियाँसे 
निकाल दिया जाए और उन्हें चतुथै श्रेणीकी राज्य सत्ता बना दिया जाए। 


खिलाफत ११९ 


उतरनेपर जिस' तरह शराबी मिट्टी बन जाता है उप्ती तरह वे लोग भी शस्त्रोंके टूट 
जानेपर मिट्टीके समान अपदार्थ होकर रह जाते हैं। 

लेकिन यदि हिन्दू-मुलमान दोनों सत्याग्रह रूपी दिव्य-शस्त्रको धारण करें तो विजय 
निरिचत है। हिन्दू-मुसठमान, ईसाइयों द्वारा किये जानेवाले अन्यायमें हाथ बेँठायें तो 
उन्हें पराजित करनेवाला कौन है ? कोई भी मुसलमान मुसलमानोंपर होनेवाले अन्यायों- 
में हाथ न बँटाये तो यह ईव्वरीय' वचनकी तरह निश्चित है कि वे कदापि पराजित 
नहीं हो सकते। इसीसे मेने कहा है कि अंग्रेजोंको उनके अन्यायपूर्ण क्ृत्योंमें मदद न 
करना हमारा अधिकार है, हमारा कत्तंव्य है। इस कत्तंव्यकों अदा करके ही मुसलमान 
अपने धर्मपर होनेवाले आक्रमणसे बच सकते हें। 

ब्रिटिश लेबर पार्टीने खिलाफतके प्रश्नपर जो विचार प्रगट किए हें, हम उनपर 
भी थोड़ा विचार करें। उसका सार हम दूसरी जगह दे रहे हें । उस पक्षका कहना है कि 
यह तो मुसलमान भी चाहते हो कि इस्लामी साम्राज्यका विभाजन कर दिया जाये। 
हिन्दुस्तानके मुसलमान उस बातका विरोध कैसे कर सकते हैं ? अरब. ऑटोमनके साथ' 
न रहना चाहें तो क्‍या उन्हें जोर-जबरदस्तीसे उनके साथ रखा जा सकता है? एक 
सत्याग्रहीकी तरह' में तो तत्काल इसका उत्तर दे सकता हूँ। में अरबोंकी स्वाधीनता 
छीन लेनकी बातका समर्थन नहीं कर सकता, वे स्वतन्त्र अवश्य रहें लेकिन खलीफाकी 
सत्ता' स्वीकार करके ही । पवित्र स्थानोंपर खलीफाका अधिकार बना रहना चाहिए। यदि 
यह न हो सके तो में इसके लिए लड़ाई भरे ही न करूँ, छेकिन विपरीत परिणाम 
तिकले इसमें उनकी मदद भी न करूँ। मेरे सहयोगके बिना यह अन्याय सफल 
नहीं हो सकता। यदि प्रत्येक हिन्दू-मुसछूमान सरकारी नौकरी छोड़ दे तो क्‍या हो ? 
या तो अंग्रेजोंको ही भारत छोड़ना पड़े अथवा उन्हें हमारी इच्छाके अनुसार चलना 
पड़े। इसलिए मेरे विचारसे हमें धीरज रखने और लोकमतके सही ढंगसे शिक्षित होनेकी 
राह देखनी चाहिए। प्रइन है, वर्तमान जागृतिका मुसलमान सदुपयोग करेंगे अथवा 
दुरुपयोग ? मुसलमान स्वयं अपने झछात्रु बनेंगे अथवा मित्र ? ईदवर उन्हें सन्‍्मति दे 
और वे ऐसी' परिस्थितियोंका निर्माण करें कि हिन्दू उनकी मदद क'र सकें। 

[ गुजराती से | ह 


नंवजीवन , २१-३-१९२० 


१. यहाँ नहीं दिया गवा दै । 
२, 2क्कि सुलतानका; जिन्हें खलीफाके रूपमें इस्लामी साम्राज्यक्षी सवोच्च सत्ता माना जाता है। 
३. अर्थात्‌ टरकोके ऑयोमन साम्राज्यके अन्तर्गत । 


८६. पत्र; एस्थर फंरिगकों 
इतवार, २१ मार्च, १९२० 


में तुझसे यह कहता हूँ कि तुझे जो दिख जाये 
गलीमें, राजपथपर या खुले मंदानमें, 
उससे यही कह 
कि वह, हम और सभी 
प्यारकी एक छतकी छायामें रहते हे -- 
छत जो हमारे सिरपर नीले आसमानके बराबर बड़ी है। 
उससे कह कि शंका और कष्ट और भय और पीड़ा 
और मनकी कसक सब मभिथ्या है। 
यहाँतक कि खुद मौत भी सदा रहनेवाली नहीं है, 
सम्भव है कि हमें लम्बे-लम्बे मरुस्थल तय करने पड़ें; 
सम्भव है कि तहखानोंके अंधकार-भरे एक रास्तेसे 
दूसरा अंधकार-भरा रास्ता आ जुड़ता हो, भूलभुलैयोंके धागेसे; 
इस सबके बाद भी अगर हम 
एक ही पथ-प्रदर्शकके इशारेपर चले 
तो घोरतम सूने अन्तर और क्ृष्णतम मार्ग 
दिव्य दिवसके द्वारपर पहुँचा देंगे; 
और हम जो एक दूसरेसे बहुत दूर-दूरके 
किनारोंपर जाल फेंक रहे हें 
अपनी खतरताक यात्रा' समाप्त करके 
आखिरकार सबके-सब पितृगृहमें आ इकट्ठा होंगे। 
क्‍ रेल 
रानी बिटिया, 
में रेलगाड़ीमें हूँ। दिल्ली' जा रहा हूँ। में आराम नहीं ले पाया। कल मेंने 
तुम्हें कुछ नहीं भेजा। भेज नहीं पाया। शायद अब काफी दिनोंतक कुछ न भेज 


१. गांधीजी बम्बईसे २१ माचेकों दिल्ली गये थे । 


२. एंक पॉवर्मे दर्द होनेके कारण गांवीजीको भाराम ढेनेकी जरूरत थी। मार्चके भाखिरी इफ़्तेमें 
आराम करनेके खयालसे वे सिंहगढ़ गये थे । 


पत्र : एस्थर फैरिंगको . १२१ 


पारऊँ क्योंकि आजके बाद कल क्या होगा, कह नहीं सकता। छोटा ही सही, पत्र 
जरूर देना। 
सस्नेह, 
बापू 
[ अंग्रजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 


८७. पत्र: एस्थर फेरिगकों 


सोमवार [२२ मा | १९२० 


रानी बिटिया, 
आजके लिए नीचे लिखी कविता चुनी है: 


जो अधःस्थित ही है उसे गिरनका डर नहीं है, 
जो झुका हुआ है उसे घमण्ड नहीं छू पाता, 
और जो नम्र है -- ह 
भगवान उसे रास्ता दिखाता है। 
मेरे पास थोड़ा या बहुत जो है. 
में उससे सन्तुष्ट हूँ 
हे प्रभु सन्‍्तोषकी ही मुझे तृष्णा है 
क्योंकि तू उन्हें शरण देता है जो सन्तुष्ट हें। 
जो तीर्थयात्रापर निकले हें 
बहुत तो उनके लिए बोझा' ही है 
यहाँ स्वल्प तो वहाँ सुख, 
यह सदा सच है और श्रेष्ठ है। 
जॉन बनियन 
सस्नेह, 
तुम्हा रा, 
बाघ्‌ 
[ अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 


८८. सत्याग्रह-सप्ताहपर विचार 


हम शीघ्र ही यह राष्ट्रीय सप्ताह मनानवाले है। हमें विश्वास है कि यह 
जिस' घटनाकी स्मृतिर्मे मनाया जायेगा उसके योग्य सिद्ध होगा। मुख्य काम होगा 
स्मारककी जमीनकी कीमत चुकानके लिए चन्दा करना। यह स्मारक गत १३ 
अप्रैठको शहीदोंकी स्मृतिको स्थायित्व प्रदान करनेके लिए खड़ा किया जायेगा। चन्दा 
करना ही एक ऐसा काम होगा जिसे ठीक-ठीक मापा जा सकता है; यह काम 
पजाबके प्रति हमारी भावनाकी ईमानदारी और गहराईकी खरी कसौटी होगा। 
अगर उपयुक्त कार्यकर्ता मिल जायें तो तीस करोड़की आबादीसे दस लाखकी रकम 
इकट्ठी करना कठित नहीं है। अगर धनी-मानी महिलाओं और पुरुषोंको यह काम 
करनेकों तैयार किया जा सके तो हफ्ते-भरके भीतर इतनी रकम इकट्ठी हो सकती 
है। निःसन्देह, ठीक तो यह होगा कि हर प्रान्तसे यथान॒पात चन्दा इकट्ठा किया 
जाये। हम अगले हफ्ते ऐसी एक सूची देनेकी आशा करते हे। लेकिन हर प्रान्तको 
अपने हिस्सेसे जितना अधिक हो सके, इकट्ठा करनेकी कोशिश करनी चाहिए। अगर 
हम अधिक रकम एकत्र कर लेते हू तो उससे कुछ हर्ज नहीं होगा। दस राख अधिक- 
तम अपेक्षित रकम नहीं है, यह तो न्यूनतम है। अतः हर व्यक्तिसे अपेक्षाकी जाती 
हैं कि वह चन्दा देनेमें अधिकप्ते-अधिक उदारता दिखायेगा। 


न मै मै 


फिर आती है उपवास और प्रायंताकी बात। सच्चा उपवास' शरीर, मन और 
आत्मा तीनोंको शुद्ध करता है। इससे शरीरका--इन्द्रियोंका निग्रट होता है और 
उस सीमातक आत्माकों मुक्ति मिलती है। सच्ची प्रार्यनाका प्रभाव भी आइचयें- 
जनक होता है। यह और कुछ नहीं, आत्मा द्वारा अधिकाधिक पवित्रता प्राप्त करनेकी 
आकुल आकांक्षा है। इस प्रकार प्राप्त पवित्रता सदुद्देश्योंके लिए प्रयुक्त हो तो 
प्राथंनाका रूप ले लेती है। हम देखते हे कि गायत्रीका ऐहिक उद्देश्योंके लिए भी उपयोग 
किया जाता है और रुग्ण व्यक्तिकों स्वस्थ करनेके लिए भी उसका जाप किया जाता 
है। हमने प्रारयंनाका जो अर्थ बताया है, इस उदाहरणसे वह स्पष्ट हो जाता है। 
यही गायत्री मन्त्रका जाप जब राष्ट्रीय कठिनाइयों और आपदाओंकी घड़ियोंमें विनय- 
पूवंक और एकाग्र चित्तसे तथा प्रज्ञापूर्ण इंगसे किया जाता है तो वह इन आपदाओंकों 
टालनेका एक बहुत प्रभावपूर्ण साधन बन जाता है। ऐसा माननेसे बड़ा भ्रम और 
कुछ नहीं हो सकता कि गायत्रीका जाप करना, या नमाज पढ़ना या ईसाई-प्रार्थना 


१. इस लेखा गुजराती अनुवाद २८-३-१९२० के नवजीवनमें प्रकाशित हुआ था । उसे 
गांधोजीनुं नवजीवन नामसे प्रकाशित उनके छेद्व-संग्रहमें भी शामिल किया गया है । 
२. जल्याँवाला बाग स्मारक-कोष । 


सत्याग्रह-सप्ताहपर विचार १२३े 


करना अज्ञानियों और अन्धविश्वासियोंका काम है।। उपवास और प्रार्थना शुद्धिक रणकी 
सबसे सक्षम प्रक्रिया है और जो चीज हमारी शुद्धि करती है वह हमें अपने कत्तंव्य- 
निर्वाह और लक्ष्य-सिद्धिके लिए अधिक सामथ्ये तो प्रदान करती ही है। अतएवं अगर 
कभी-कभी उपवास और प्रार्थनाका' वांछित प्रभाव होता नहीं दिखता तो उसका कारण 
यह नहीं है कि उनमें कुछ तत्त्व नहीं है, बल्कि यह है कि हमने सच्ची भावनासे 
प्राथना और उपवास नहीं किया। 

इस प्रकार अगर कोई एक ओर तो उपवास करता है और दूसरी ओर दिन- 
भर जुआ खेलता है-- जैसा कि जन्माष्टमीके अवसरपर बहुत-से लोग करते हे -- तो 
स्वभावत: वह न केवल उपवासके उस लाभसे वंचित रह जाता है जो अपेक्षाकृत अधिक 
शुद्धिके रूपमें प्राप्त होता है, बल्कि इसके विपरीत ऐसे दुवृत्तिपूणं उपवाससे उसका और 
पतन ही होता है। सच्चे उपवासके लिए यह जरूरी है कि उपवास करनेवाले व्यक्तिमें 
शुद्ध विचारोंको ग्रहण करनेकी तत्परता हो और शैतानके सभी प्रलोभनोंका प्रतिरोध 
करनेका संकल्प 'हो। वस्तुत: उसे इस चीजसे अपनेको एकाकार कर देना चाहिए। 
कोई प्रभुनामकी माला जपे और उसका मन चारों ओर भटठकता रहे तो यह तो बिल- 
कुल बेकारकी चीज है। अतः हम आशा करते हे कि राष्ट्रीय उपवास और प्रार्थनाका 
आगामी सप्ताह सवंत्र एक वास्तविकताका रूप धारण करेगा, वह सिर्फ औपचारिक 
नियम-निर्वाहका सप्ताह बनकर नहीं रह जायेगा। 


शै5 मे नै 


देशके विभिन्न भागोंमें हजारों-छाखों मुसलमान जुमा मस्जिदोंमें जाकर सत्यकी 

विजयके लिए अपने अन्तःकरणसे प्रार्थना कर रहे हें--इस भव्य दृश्यके' कारण खिला- 
फतके सवालका न्यायपूर्ण हल जितना अधिक सम्भव हो गया उतना और किसी' चीजसे 
नहीं हुआ था। हमें यह आश्वासन देनेमें कोई संकोच नहीं कि सिफ प्रार्थनीके बलूपर 
खिलाफतके सवालका उचित हल प्राप्त किया जा सकता है। हम यह जानते हें कि 
प्रायंनाके पक्षमें हम जो यह तर्क दे रहे हें वह दोनों ओर लागू होता है, क्‍योंकि 
प्रायंनाका मार्ग जैसे हमारे लिए खुला हुआ है, वेसे ही हमारे शरत्रुओंके लिए भी। 
लेकिन यह' तक॑ प्रार्यनाके विरुद्ध नहीं जायेगा। इससे सिर्फ हमारी यह कमजोरी प्रकट 
होगी कि हमारा प्रार्थनाका मूल्यांकन प्रार्थनाके फलाफलसे प्रभावित है। ईइ्वरसे शर्तें- 
बन्दी नहीं की जा सकती । इतना जान लेना काफी है कि प्रार्थना राष्ट्र और व्यक्तिके 
विकासमें अनन्त काल्‍लसे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन रही है। ईश्वर करे, सत्याग्रह 
सप्ताहके अवस'रपर उपवास और प्रार्थनाकी परम्पराएँ अपनी समस्त मूल गरिमाके 
साथ प्रकट हों। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-३-१९२० 


१, तातव्थ १९ माचके खिलाफत दिवसके दृश्यसे है । 


८९. हिसा बनाम अहिसा 


खिलाफत-दिवस' आया और गया। यह सत्याग्रहकी अर्थात्‌ सविनय अवज्ञाकी 
नहीं बल्कि सत्य और अहिसाकी बहुत ही बड़ी सफलता और पूर्ण विजय है। इस 
१९ माचचेकी हड़तालके' समान स्वेच्छाप्रेरित हड़ताल और कभी नहीं हुई है--सो 
इस तरह कि लोगोंको जितना समझाना-बुझाना, जितना प्रचार करना था, सब १९के 
पूर्व ही किया गया। समितिने मिल-मजदूरोंसे हड़ताल न करनेको कहकर आइचयें- 
जनक आत्म-संयमका परिचय दिया। उसने जितनी कुशल और चुस्त व्यवस्था' की थी 
और जिस स्पष्टताके साथ हड़तालको स्वेच्छा-प्रेरित बनानेकी बातकों स्वीकार किया, 
उसके लिए वह अधिकसे-अधिक प्रशंसाकी पात्र है। अगर लोग बराबर वेसे ही आत्म- 
_ संयम और अनुशासनसे काम लेते रहें जैसे आत्मसंयम और अनुशासनका परिचय उन्होंने 
१९ तारीखको दिया और अगर साथ-साथ उनमें बलिदानकी भावना भी उतनी ही 
हो तो खिलाफतके सम्बन्धर्मों हमारी आशाएँ फलीभूत होकर रहेंगी। सिफे साल-भर 
पहले किसी भी व्यक्तिको यह विश्वास' नहीं हो सकता था कि मुसलमानोंके बीच जो 
धर्मान्ध लोगोंका एक वर्ग है, वह जीवन-मरणके इस सवालपर शज्ान्तिसे काम ले 
सकता है और सो भी एक ऐसे दिन जब निठल्ले लोगोंके पास कोई काम-घधन्धा 
न हो। लेकिन जहाँ प्रार्थना है वहाँ निठल्लापन नहीं हो सकता। सभीको यह हिदा- 
यंत दी गई थी कि कोई भी झगड़ा-टंटा न करे, कोधसे काम न' ले; इसके विपरीत हर 
व्यक्ति न्‍्यायकी प्रतिष्ठाके लिए प्रार्थना करे। यह सच है कि वास्तवमें सभीने प्रार्थना 
नहीं की, लेकिन प्रार्थनाकी भावना स्वेत्र व्याप्त्थी और लोग जिस भावनासे 
प्रभावित थे वह प्रतिशोध, क्रोध और उत्तेजनाकी भावना नहीं बल्कि यही प्रार्थनाकी 
भावना थी। और इस तरह हमने यह आइचर्यंजनक दृश्य देखा कि हड़तालका दिन 
भी ऐसे सामान्य दिनोंकी तरह ही बीत गया जब हर कोई शान्ति बनाये रखनेकी आशा 
करता है। बम्बईकी विशाल सभाका दृश्य, जिसमें कोई तीस' हजार लोग मौजूद थे, 
देखने लायक था। जिन हजारों लोगोंने सभामें वक्‍ताओंके भाषण सुने उनके चेहरोंपर 
दृढ़ताका भाव था, फिर भी उन्होंने न तो हर्षष्वनि की और न किसी संयमहीन तरीकेसे 
अपनी भावना ही प्रकट की। संयोजक लोग इस बातके लिए हादिक प्रशंसाके पात्र हें 
कि उन्होंने इस सभाका इस ढंगसे संयोजन किया कि उसमें आधुनिक सभाओंवाली 
अशान्ति, उत्तेजना और अव्यवस्थाके बदले लोगोंको प्राचीन कालकी नवाओंवाली गानि, 
स्थिर संकल्प और व्यवस्थाके दर्शन हुए। जहाँ शान्ति, धीरज, संकल्प और व्यवस्था सत्या- 
ग्रहकें लिए आवश्यक गुणोंको विकसित करते हे वहाँ शोर-गुल, उत्तेजना और अव्यवस्था 
हिंसाका मार्ग प्रशस्त करते हें। और इस' महती सभा और सफल हड़तालका सन्देश 


१. बम्बर्के हिन्दू दुकानदारोंने खिलाफ़त दिवसपर स्वेच्छासे दृड़्ताल रखी थी । 
२. खिलाफत समिति, बम्बई । 


हिसा बनाम अहिसा १२५ 


हिंसा नहीं, अहिसा है। में आशा करता हूँ कि अधिकारीगण स्थितिको गलत रूपमें नहीं 
समझेंग; वे उस स्पृहणीय भावनाको समझनेमें चूक नहीं करेंगे जो इस पूरे प्रदर्शनके 
पीछे व्याप्त थी और उसी तरह इस' प्रस्तावकें पीछे विद्यमान सराहनीय भावनाकों भी 
समझने में चूक नहीं करेंगे । मेरे विचारसे तो यह प्रस्ताव ऐसा है कि इस' देश या 
साम्राज्यके किसी भी सच्चे प्रेमीको इसपर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। में यह आशा 
भी करता हूँ कि यह आन्दोलन जिस' रूपमें विकसित हो रहा है, उसे भी' वे देखेंगे । 
में आशा करता हूँ कि हममें जो अनुकरणीय धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन विकसित 
हो रहा है, उसका उनपर समुचित प्रभाव पड़ेगा और वे साम्राज्य-सरकारको बतायेंगे 
कि यद्यपि इस' देशमें आज प्रशंसनीय रूपसे शांति व्याप्त है लेकिन साथ ही उसके पीछे . 
एक गम्भीर संकल्पका भाव भी है जो उत्तरमें “ना को स्वीकार नहीं करेगा। मुझे 
आशा है कि सरकार गत अप्रैल माहके अन्यायकी' पुनरावृत्ति नहीं करेगी और न इस 
तरहकी किसी गलूतफहमीमें ही रहेगी कि आज लोगोंमें जो एक अदम्य भावना व्याप्त 
हो चली है और जिस' भावनाके कारण वे सब-कुछ सह सकते हें लेकिन अपमान, 
अप्रतिष्ठा और पराजय नहीं स्वीकार कर सकते, उस भावनाको वह अत्याचारके बल- 
प्र कुचल देगी।' 

लिबरल लीग-जैसी प्रतिष्ठित संस्था पूरा विचार किये बिना हड़तालसे पूर्व ही 
उसकी ,भरत्संना करे, यह बड़े दुःखकी बात है। जो जाति आज इतनी व्यथासे पीड़ित 
है और जिसे अपने सामने निराशाके अतिरिक्त शायद और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 
उसे अपनी भावनाओंको व्यवस्थित और संयमित ढंगसे व्यक्त करनेका कोई तरीका तो 
चाहिए ही। अभी कुछ दिन पहलेतक हम जो-कुछ सोचते थे, उसे बोलने या लिखनेसे 
डरते थे, इसलिए हमारी भावनाएँ हमारे मनमें ही दबी रह जाती थीं, और उनमें सर्डांध 
पेदा हो गई थी, क्‍योंकि वे जनमतकों स्वस्थ प्रकाश और वायुसे वंचित करती थीं। 
यही कारण था कि हमारे देशमें गुप्त रूपसे एक विप्लववादी आन्दोलन चल रहा था। 
लेकिन ईववरकी क्रपासे, अब छगता है, हम उन बुरे दिनोंसे निकल चुके हें। अब हम 
बिना किसी डर-भयके खुले तौरपर सोचने, बोलने, और लिखनेका साहस करने रूग 
गये हें। हाँ, खुलेपनमें मनुष्य जातिको जितना संयम बरतना चाहिए उतना संयम हम 
अवश्य बरतते हूं। में लिबरल लीगके सदस्योंसे और अन्य जो भी व्यक्ति या संस्थाएँ वसे 
विचार रखती हों, उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस' सीधी-सी बातको स्वीकार 
करें और काय रतापूर्ण सावधानीकी अपेक्षा साहस तथा निर्भीकताको श्रेष्ठ समझें । अगर 
वे हमारे राष्ट्रीय जीवनमें प्रतिदिन आविर्भूत होनेवाली असंख्य शक्तियोंका उपयोग 
राष्ट्रोत्थानके लिए करना चाहते हों, अगर वे एक नवनिर्माणकी वेदनामें शरीक होनेका 
गौरवमय पद प्राप्त करना चाहते हों, तो वे समयके संकेतोंकी उपेक्षा न करें, नई 
पीढ़ीके विकासकी ओरसे आँखें बन्द न करें, उसकी तीतन्र आशाओं और आकांक्षाओंपर 
तुषारपात न करें, बल्कि इस पीढ़ीके नौजवान, उत्साहीं और आत्म-बलिदानी दुःसाह- 


१. यहाँ मूल अंग्रेजीमें कुछ शब्द छूट गये प्रतीत होते हैं । उन्हें अनुमानसे पूरा करके अनुवाद 
किया गया है । 


१२६ सम्पूर्ण गांधी वाहटमय 


सियोंके वरद्धमान दलको नेतृत्व दें। आप उन्हें सहानुभूति दीजिए, उनके दिलकी धड़कनको 
पहचानिए, उसे सही मार्ग दीजिए, क्योंकि इन लोगोंको तकबुद्धिसि और इनकी उच्चा- 
त्माको जागृत करके समझाया-बुझाया जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे 
कि आपके सामने देशकी पुकारपर मर मिठनेवाले लोगोंका कैसा अनुशासित दल तैयार 
हो गया है। लेकिन अगर वे अपने-आपको उपेक्षित अनुभव करते हूँ, अगर उन्हें ऐसा 
लगता है कि ये पुराने लोग हमारी जरूरतोंकों धैयपूर्वक सुननेके लिए तैयार नहीं हें 
ये हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनमें निराशाका भाव आ 
जाये और वह फिर निराशोन्मादका रूप ले ले जिसके परिणाम भयंकर विनाशलीलाके 
रूपमें प्रकट हो सकते है। मुझे तो याद नहीं आता कि भारतको सत्याग्रहके मार्गपर 
ले चलनेका इससे कोई और अच्छा अवसर कभी आया हो--सत्याग्रहका मार्ग 
अर्थात्‌ वह मार्ग जिसपर चलनेमें पराजयका कोई सवाल ही नहीं उठता और जिस- 
पर चलनेमें अगर किसीसे कोई गलती होती भी है तो उससे किसी औरकी नहीं, 
बल्कि स्वयं गलती करनेवाले की' ही हानि होती है। हाँ, जब में सत्याग्रह कहता हूँ 


तो उसका मतलब आवश्यक रुूपसे सविनय अवबज्ञा ही नहीं है, बल्कि सत्य और 
अहिसा है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-३-१९२० 


९०. न्यायालूयकी मानहानि 


अहमदाबादके जिला-जजके सत्याग्रही वकीलोंसे सम्बन्धित पत्र और तत्सम्बन्धी 
मेरी टिप्पणीके प्रकाशनके सिलसिलेमें यंग इंडिया के सम्पादक और प्रकाशकके विरुद्ध 
जो मुकदमा चलाया गया था उसकी सुतवाईकी लोग काफी समयसे प्रतीक्षा कर रहे थे। 
आखिर सुनवाई हुई और निर्णय सुना दिया गया। सम्पादक और प्रकाशक, दोनोंकी 
न्यायालयकी ओरसे कड़ी भर्त्सना की गई है। लेकिन न्यायालय हममें से किसीको कोई 
सजा देनेकी सूरत नहीं निकाल सका। और अब अगर में इस' निर्णयपर विचार 
कर रहा हूँ तो उसका कारण इतना ही है कि में सत्याग्रहीके नाते इससे एक नैतिक 
निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। जिन भित्रोंने सिर्फ मित्रताके वशीभूत होकर हमें न्याया- 
लयकी ओरसे जिस तरहसे क्षमा-य।चना करनेको कहा गया था उस तरहसे क्षमा- 
याचना कर लेनेकी सलाह दी थी, उन्हें में आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेंने उनकी 
सलाह किसी हठके कारण अस्वीकार नहीं की; उसका कारण तो यह था कि वहाँ 
सवाल एक सिद्धान्तका था। एक पत्रकारकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करते हुए कानूनका 
भी सम्मान करना था। कानूनकों जिस रूपमें मेंते समझा उसके अनुसार मेंने अदा- 


१. यह निणेय १२ मारे, १९२० को दिया गया था । सुनवाईके गांधीजी द्वारा प्रस्तुत विवरणके 
लिए देखिए “ क्या यद् न्यायोलयक्री मानहानि थी? ”, १०-३-१९२० । 


न्‍्यायालूयकी मानहानि १२७ 


लतकी कोई मानहानि नहीं की। लेकिन मेरा बचाव मुख्यतः इस तथ्यपर आधारित 
था कि अगर फिर वसा ही अवसर उपस्थित हो और में उस अपराधकी पुनरावृत्ति करे 
बगर न रह सक तो में माफी भी नहीं माँग सकता था। कारण, मेरी मान्यता 
है कि न्‍्यायालयके समक्षकी गई क्षमा-याचना भी तभी सच्ची होती है जब वह 
व्यक्तिगत क्षमा-याचनाकी तरह ही हृदयसे की जाये। लेकिन साथ ही, न्‍्यायालयके 
प्रति भी मेरा एक कत्तंव्य था। मुख्य न्यायाधीश महोदयकी सलाह माननेसे इनकार 
कर देना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, विशेषकर तब जब कि मेरे साथ 
उनका जो पत्रव्यवहार हुआ उसमें उन्होंने मेरे प्रति बहुत अधिक लिहाज दिखाया 
था। बात यह थी कि में बहुत हो असमंजसकी स्थितिर्मों पड़ा हुआ था। अतएव 
मेंने तय किया कि अपने बचावमोें कुछ नहीं कहूँँगा, बल्कि अपनी स्थितिको पूरी 
तरहसे स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दे दूंगा और यह बात न्यायालयकी मर्जीपर छोड़ 
दूंगा कि अगर उसका निष्कर्ष प्रतिकूल हो तो वह हमें जैसी सजा देना ठीक समझे 
वेंसी दे। यह दिखानेके लिए कि में न्‍्यायालयकी मानहानि नहीं करना चाहता और 
ते मामलेका ढिढोरा पीटना चाहता हूँ, मेंने प्रचारकों रोकनेके लिए असाधारण 
सावधानियाँ बरतीं और मेरा खयाल है कि न्यायालूयकों यह प्रतीति करा देनेमें 
मुझे बहुत अधिक सफलता मिली कि मेरी अवज्ञा--अगर इसे अवज्ञा कहा जाये 
तो-- के पीछे उद्धतताका नहीं, बल्कि विवद्यराका भाव था; उसमें किसी प्रकारके 
क्रोध या विद्वेषका भाव नहीं, पूर्ण आत्मसंयम और सम्मानंका भाव था; और अगर 
मेंने क्षमा-याचना नहीं की तो सिर्फ इसलिए नहीं की कि झूठी क्षमा-याचना मेरी 
अन्तरात्माके विरुद्ध होती। मेरे विचारसे यह सविनय अवज्ञाका रंगभग उतना ही 
सर्वागपूर्ण उदाहरण था जितनी सर्वागपूर्ण सविनय अवज्ञा में करता आया हूँ। और, 
मेरा खयाल है कि न्यायालयने भी इसका उत्तर अत्यन्त शोभनीय' ढंगसे दिया और 
इस तथाकथित अवज्ञाके पीछे जो विनयशीरूता थी उसे पहचाना। न्यायमूर्ति मा्टिनने 
कानूनकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए मेरे विरुद्ध फैसला दिया है। लेकिन इस बातसे 
मुझ बड़ी खुशी होती है कि उसमें मेरे आचरणके औचित्यमें शंका नहीं की गई. है। 
न्यायमूर्ति हेवडके निर्णयमें मेरे आचरणको अनाक्रामक --अर्थात्‌ सविनय-- प्रति- 
रोधका एक उदाहरण माना गया हैं और लगभग इसी आधारपर कोई सजा नहीं 
दी गई है। तो यहाँ हम सविनय अवज्ञाकी लगभग पूर्ण विजयका एक उदाहरण देखते 
है, और अवज्ञाका स्वरूप सविनय हो, इसके लिए यह जरूरी है कि उसमें शालीनता 
हो, सम्मानका भाव हो, संयम हो, उद्धतता न हो और वह किसी सुनिदिचत सिद्धान्त- 
पर आधारित हो तथा झक या सनकमें आकर न की गई हो; और सबसे बड़ी 
बात यह है कि उसके पीछे घृणा या विद्वेषका लेश भी न हो। में नम्नतापूर्वक कहूँगा 
कि श्री देसाई! और मेंने जो अवज्ञा की वह इन सारे गणोंसे युक्त थी। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-३-१९२० 
१, महादेव देसाई । 


९१. पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट ' 
अध्याय १ 
पंजाब 
(इतिहास और भूगोलकी दृष्टिसे) 


इतिहासकी दृष्टिसे पंजाबको भारतका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रान्त समझा 
जा सकता है। वैदिक कालमें आये सबसे पहले यहीं आकर बसे थे। ऋग्वेदके मस्त्र 
सबसे पहले यहीं उच्चरित हुए थे। तक्षशिलाका महान्‌ विश्वविद्यालय, जहाँ संसारके 
विभिन्न भागोंसे ज्ञानपिपासु लोग इकट्ठे हुआ करते थे, यहीं था। महाभारतके 
शूरवीर पाण्डवों और कौरवोंका महायुद्ध इसी प्रान्तमें हुआ था। 

मिस्रका बादशाह ऑसिरिस भारतमें पहले-पहल यहीं आया था और इसी 
प्रदेशमें असीरियाकी रानी सेमिरामिसको, जो अपनी विज्ञाल सेनाएँ लेकर भारतपर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए आई थी, करारी हार खानी पड़ी थी। सीथियनों, 
तातारों और ईरानियोंकों भारतमें प्रवेश करवेका प्रयत्न करते समय पंजाबके सपूतोंसे 


१. यह रिंपोट, जिसका पूरा नाम -- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी पंजाब उप-पमिति हारा 
नियुक्त जाँच-आयुक्‍तोंकी रिपोर्ट -- है, भौर जो २७ मार्च, १९२० को प्रकाशित की गईं थी 
निम्न प्रमाणोंके आधारपर गांधीजीकी लिखी हुई मानी गईं है: 

(१) “समितिके कार्यक्रों संगठित करनेका दाधित्व मुझे सौंपा गया था और चूँकि ज्यादातर 
जगह्दोंमें जाँच करानेका काम मुझे दिया गया था, इसलिए मुझे एक दुल॑भ अवसर प्राप्त हुआ था , . .। 
इस समितिकी रिपोर्ट तेयार करनेका काम भी मुझे सौंपा गया था . . . चूँकि इस रिपोर्शको तैयार 
करनेका उद्देश्य एकमात्र सत्यकों अ्रगट करना था, इसलिए पाठक देख सकेंगे. . . ।”? आत्मकथा, खण्ड 
७, अध्याप ३५ । 

(२) (क) “ तमाम दिन गांधीजीकी रिपोटपर विचार करनेमें बीता ।”” स्टोरी आफ माई लाइफ; 

एम० आर० जयकर; खण्ड १, पृष्ठ ३२२ । 

(ख) “ रिपोर्ट गांधीजीने तैयार की ओर मेंने उसमें सहायता दी ।” वही, पृष्ठ ३९४ । 

(ग) “ गांवीजीने रिपोटेका पहला मसविंदा एक छोटेसे शान्त कमरेमें बेठकर तेयार किया। ” वही, 
पृष्ठ ३९८ । * 

(घं) तबतक दास, मोतीलाक और तैयबजी समितिसे “निकल गये थे और गांधी और मैंने 
रिपोर्टके प्रकाशना्थ कठोर श्रम किया । हमारे सतत्‌ अ्रमका विवरण मेरो डायरीमें 
, » + अंकित है, , .। वही, पृष्ठ ३२९ । 

(३) इस खण्डमें छापे गये वे पत्र जो गांधीजीने माच १९२० में जयकरकों लिखे थे । 

रिपोर्ट दो खण्डोंमें प्रकाशित की गई थी । इसके पहले खण्डमें केवल रिपोर्ट थी और दूसरेमें 
गवाहियों । यहाँ केवल पहला खण्ड द्वी दिया गया है । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट १२९ 


लोहा लेना पड़ा था। इसी प्रान्तमें सिकन्दर महानका पहली बार पुरुके नेतृत्वमें एक 
ऐसे शत्रुसे सामना हुआ था जिसके विरुद्ध विजयी होनेपर भी उसका समस्त संसारमें 
अपना राज्य स्थापित करनेका स्वप्न चर-चर हो गया था। , 

मुख्य पंजाबकी भूमि सिन्धु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झलूम -- इन 
पाँव नदियोंके पानीसे सिचित होती है। इसीसे इसका नाम पंजाब पड़ा है। यह 
भारतके उत्तर-पद्विम भागमें स्थित है। इसके उत्तरमें हिमालयका एक भाग और 
काइमीर, परिचममें सिन्धू नदी, दक्षिणमें सिन्ध प्रदेश और राजपूताना और पूव॑र्मे 
यमुना नदी है। 

पंजाबका वर्तमान क्षेत्रफल १,३५,७७३वर्गमील है, जिसमेंसे १,००,००० बर्ग- 
मीलसे कुछ कम क्षेत्रपर सीधा अंग्रेजोंका राज्य है और शेषपर भारतीय' राजाओं और 
जागीरदारोंका। सन्‌ १९११ में इसकी आबादी दो करोड़से कुछ कम -थी। यह प्रान्त 
पहले बहुत बड़ा था; किन्तु १९०१ में इसके एक भागकों अलहृदा करके एक अलग 
प्रात्त बना दिया गया जिसका नाम अब परिचिमोत्तर सीमान्त प्रदेश है। सन्‌ १९१२ 
में, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यकी राजधानी दिल्‍ली लाई गई, इसका एक और 
टुकड़ा अलग कर दिया गया और दिल्‍ली शहर तथा उसके आसपासके प्रदेशकों मिलाकर 
एक अछग प्रात्त बना दिया गया। 

पंजाबमें ज्यादातर आबादी हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखोंकी है। सिखोंका' 
असली घर पंजाब ही है और उनकी संख्या करीब ३५ लाख है। यहाँके लोगोंका 
मुख्य धन्धा खेती है; किन्तु दूसरे उद्योग भी पनप रहे हूं और पंजाबके विभिन्न 
नगरोंमें भापसे चलनेवाले बहुतसे कारखाने खुल गये हें। 

ब्रिटिश भारतीय सेनाके लिए सर्वोत्तम सैनिक पंजाबसे मिलते हेँ। गत युद्धमें' 
अन्य सभी प्रान्तोंकी अपेक्षा पंजाबन सबसे अधिक सेनिक दिये थे। क्‍ 

लड़ेत जातियोंमें सिखोंका स्थान पहला है और उनके बाद आते हे राजपूत 
और जाट। पदिचिमी और दक्षिणी भागोंके राजपूत और जाट जातियोंके लोग मुख्यतः 
मुसलमान हे और पूर्वी और उत्तरी भागोंके हिन्दू। मध्य पंजाबके जाट ज्यादातर 
सिख हें। 

पंजाबन लड़ाईमें कितने सैनिक दिये, यह हम यहाँ स्वयं स'र माइकेल ओ“'डाय रके' 
दब्दोंमें देते हैं। गत ७ अप्रैछको भाषण देते हुए उन्होंने कहा था: 

में पिछले साल लड़ाई और लड़ाईमें पंजाबके योगदानके सम्बन्धर्में इतनी 
बार बोला हूँ कि उसके सम्बन्धर्मं आज मुझे और कुछ फहनेकी जरूरत नहीं 
है। जब लड़ाई शुरू हुई तब हमारी सेनामें १,००,००० सेनिक थे। 
१९१७ में में आपसे यह कहनेकी स्थितिमें हो गया था कि हमने लड़ाईके 
पहले ढाई सालोंमें १,२४,००० सेनिक भरती किये थे। उसके अगले साल हमने 


१. सन्‌ १९१४-१८ का प्रथम विश्वयुद्ध । 
२, पंजाबके छेफ्टिनेंट-गवर्नैर, १९१३-१९ । 


१७-९ 


१३० 


सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


१,२७,० ०० से ऊपर सेनिक भरती किये और एक साल पहले हमारो कुल भरती 
ढाई लाखसे ज्यादा थी | तब हम लड़ाईके बहुत ही नाजुक दौरसे गुजर रहे थे 
और महासहिम सम्रादके अगस्त साहवाले सन्देश ओर प्रधान भन्त्रीकी अपीलके 
उत्तरमें मेंने इस प्रान्तके छोगोंसे कहा कि वे एक सालमें २,००,००० आदमी 
और भरती करें जिनमें १,८०,००० लड़त सेनिक हों। बहुत-से लोगोंका खयाल 
था कि यह माँग बहुत ज्यादा है। वे लोग यह नहीं जानते थे कि पंजाबसें 
कितना जोश है। अप्रेल और मईके महीने फसल-कठाईके थे, इसलिए 
१९१८ के उन दो महीनोंमें हमने सोच-समझकर भरतीकी गति तेज नहीं की 
कित्तु २१,००० रंगरूट भरती किये गये। जूनसे सिंतम्बरतक सभी जगह 
भरतीका अभियान बड़े उत्साहसे चलाया गया और उन चार महीनोंमें ७८,००० 
रंगरूट अर्थात्‌ प्रतिमास १९,५०० से ज्यादा सेनिक भरती हुए। अक्तुबरमें इन्पलु- 
एंजाकी बीमारीके कारण भरती घटकर १४,४२६ पर आ गई और नवम्बरमें, 
जब हम नया प्रयत्न प्रारम्भ करनेवाले थे, हमारे शत्रुओंने हथियार डाल दिये, 
लड़ाई बन्द हो गई, और भरती घटकर ६,३१३ पर आ गई; किन्तु जूनसे 
नवम्बरतक के ६ महीनोंमें हमने ९९,००० सेनिक अर्थात्‌ जितने सेनिकोंका वचन 
दिया था उनसे आधे सेनिक भरतो कर लिये थे, और अप्रेलसे नवम्बरतक के 
आठ महीनोंमें १,.००,००० लड़ेत सेनिकोंकों मिलाकर हमारा कुल योग १,२१,००० 
हो गया था। यदि आवश्यकता जारी रहती तो हमने अपना २,००,००० संनिकों- 
का कोटा पूरा कर दिया होता। वर्तमान स्थितिमें हम यह कह सकते हें कि हमने 
लड़ाईके चार सालोंमें ३,६०,००० लड़ेत सेनिक भरती किये हें, अथवा कहना 
चाहिए कि हम अपने वीर पड़ोसी और मित्न देश नेपालकों छोड़ दें तो हमने 
समस्त भारतमें होनेवाली कुल भरतीका आधेसे भी अधिक भाग अपने प्रान्तसे 
दिया । 

३,५५,००० छड़ेत सेनिकोंमें मुख्य धर्मों और जातियोंके लोगोंका भाग 
मोटे तौरपर इस प्रकार है: 


सिभताप्ाफमेतएक 





मुसलमान १७०,००० 
पठान ७,००० 
उत्तर और भध्य पंजाबके मुसलमान, जो 

सामान्यतः पंजाबी मुसलूमान कहे जाते हें १,३६,००० 
दक्षिण पंजाबके मुसलमान २५,००० 
कावमीरी १,५०० 


अन्य मुसलमान २,५०० 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १३१ 

















सिख ९०,००० 

हिन्दू ९०,००० 

जाद ३०,००० 

डोगरा २४,००० 

अन्य राजपूत १०,००० 
अहीर १०,००० 

गूजर ६,००० 

गौड़ प्राह्मण ५,००० 

अन्य सब ५,००० 

पंजाबी ईसाई ४,००० 


प्रान्त्की कुल आबादीमें मुसलूमानोंका अनुपात < है। उन्होंने ४८ 
प्रतिशत रंगरूठ दिये। एक तिहाई लोग हिन्दू हें और उन्होंने २५ प्रतिद्ात 
रंगरूठ दिये। सिखोंकी संख्या कुल आबादीके नवें भागके बराबर है। लेकिन 
उन्होंने भी २५ प्रतिशत रंगरूट दिये। 


जेसा मेंने पिछले साल कहा था, लड़ेत सेना और भारतीय प्रतिरक्षा 
सेताके लिए भी करोब-करीब सारे लड़ेत सेनिक, और सेनामें दूसरे काम 
करनेवाले ज्यादातर लोग, ग्रामीणोंमें से भरती किये गये । शहरोंमें रहनेवाले लोगों- 
पर भरतोकी अंवीलका बहुत कम असर हुआ, यद्यपि लड़ाईके लिए' ऋण देनमें 
उन्होंने बड़ी उदारता दिखाई। किन्तु गाँवोंके ज्यादातर हिन्दुओंने भरतीमें बहुत 
ही गौरवपुर्ग भाग लिया और यद्यपि उनकी भरतीका अनुपात सिखोंसे बहुत 
कम है, किन्तु करोब-करीब उतना ही है जितना पंजाबी मुसलमानोंका। 


पंजाबका प्रशासन एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नरके हाथमें रहता है। उसके नीचे एक 
व्यवस्थापिका सभा रहती है, जिसके कुछ सदस्य निर्वाचित होते हें और कुछ नामजद | 

पंजाबकी राजधानी लाहौर है और हमेशासे लाहौर ही रही है। लाहौर 
२,५०,००० की आबादीका एक बड़ा नगर है। यह कलकत्तासे कोई १,२०० मील, 
दिल्‍्लीसे ३०० मील, कराचीसे ७८४ मील और बम्बईसे १,१६२ मील दूर स्थित है। 


प्रान्तमें ५ कमिश्नरियाँ हें, जिनको एक-एक कमिश्नर सँभालता है। ये कमि- 
इनरियाँ २८ जिलोंमें बँटी हुई हें, जिनमें से प्रत्येकका हाकिम डिप्टी कमिश्नर या कल- 
क्टर होता है। कमिइनरियाँ निम्न हें: अम्बाला डिवीजन, जिसमें पंजाबका पूर्वी भाग 
आता है और भारत स'रकारकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, शिमला भी शामिल है; जल- 
न्धर डिवीजन, जिसमें पहाड़ी भाग और अर्थ पहाड़ी भाग भी आते हें; लाहौर डिवीजन, 
जिसमें मध्य भाग शामिल है; रावलूपिंडी डिवीजन जिसमें उत्तर-परिचिमी भाग आता 
हैं; और मुल्तान डिवीजन, जिसमें पंजाबका पश्चिमी भाग आता है। 


१३२ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


अध्याप २ 
सर माहइकेल ओडायरका शासन 


जिस' दिन भारत-भरमें हड़ताल हुई उसके एक दिन बाद अमृतसर और लाहौरमें 
निहत्थे छोगोंपर गोलियाँ चलाये जाने और अमृतसरके ह॒त्याकांडों और अग्निकांडोंसे 
तीन दिन पहले, ७ अप्रैकको एक सावेजनिक भावणमें सर माइकेल ओडायरने यह 
कहा था: 


सज्जनों, सेरी अक्सर आलोचना की जाती है कि में हमेशा पंजाबकी 
उपलब्धियोंकी चर्चा करता रहता हूँ। किन्तु पंजाबपर मुझे जो गये है उसका 
आधार कोई संकीण क्षेत्रीय भावना नहीं है। में पन्द्रह वर्ष पंजाबसे बाहर रहा 
हूँ और इस बीच मेंने भारतके दूसरे बहुतसे भाग भी देखे हें। दरअसल में कह 
सकता हूँ कि मेंने बहुत-से शहर, तरह-तरहके लोग और उनके रीति-रिवाज, 
तरह-तरहकी आबोहवा तथा कौंसिलें और सरकारें देखी हें और उनका ज्ञान 
प्राप्त किया है। किन्तु मेंने यहाँ राजाओंके महलोंसे लेकर किसानोंके झोपड़ोंतक 
जो गुण देखे हें, वे मुझे अन्यत्र कहों देखनेको नहीं मिले। मेंने देखा है कि में 
पंजाबीसे, चाहे वह किसी भी वर्गका हो या उसकी स्थिति कंसी भो हो, एक 
मनुष्यके नाते बिना किसी सन्देह या अविध्वासके मिल्ल सकता हूँ। मेंने देखा है 
कि पंजाबका जनसाधारण राजभक्‍त है किन्तु चापलूस नहीं है; बहादुर है किन्तु 
गंखीखोर नहीं है; साहसी है किन्तु स्वप्नदर्शी नहीं है; प्रगतिशील है किन्तु 
झूठ आदशोके लिए काम नहीं करता और न छायाके पीछे भागता है। इन्हीं 
गुणोंके कारण पंजाब भारतके सभस्त प्रान्तोंमें सर्वाधिक सम्मानित ” प्रान्त बन 
गया है और इन्हीं गुणों और नेतिक साहसके कारण, जिसकी आनेवाले विनोंमें 
अत्यन्त आवश्यकता होगी, पंजाब प्रगति और समृद्धिके मामलेमें अगुआ रहेगा। 
उन दिनों सर ओडायर यहाँसे प्रस्थान करनेका विचार कर रहे थे और यह 
उद्धरण उनके इस इच्छित प्रस्थानके पूर्व कौन्सिलमें उन्होंने जो अन्तिम भाषण दिया 
था, उसीसे लिया गया है। 
किन्तु अपने उसी भाषणमें उन्होंने यह भी कहा था: 
इस प्रान्तकी सरकार कृतप्ंकल्प है और रहेगी कि यहाँ जो जनसुरक्षा 
युद्ध-कालमें इतनी सफलताके साथ कायम रखी गई है, उसमें शान्ति-कालमें भी 
कोई विध्न उत्पन्न न हो। इसलिए हाहौर और अमृतसरमें कुछ लोगोंके विरुद्ध 
भारत रक्षा कानूनके अन्तर्गत कारंवाई की गई है। ये लोग किसी भी इरादेसे 
सही, लोगोंकी भावनाकों सरकारके विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला उभार रहे थे। जिस 
ब्रिटिश सरकारने विदेशी शत्रुओं और आन्तरिक विद्रोहोंको कुचल दिया है, 


१. यह “आवश्यक युद्धकालीन कानून ' के रूपमें १९१० में पास किया गया था । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रसकी' रिपोर्ट १३३ 


वह इन आन्दोलनकारियोंकी उपेक्षा कर सकती थी, किन्तु उन नौजवान ओर 
नादान लोगोंकी रक्षा करना सरकारका कत्तेव्य है, जिन्हें ये लोग स्वयं अलूग 
रहकर, शरारत और जुर्म करनेके लिए भड़का सकते हें। इसलिए में इस अवसरपर 
उन लोगोंको, जिनका इस प्रान्तर्में राजनीतिक गतिविधियोंसे सम्बन्ध है, यह चेता- 
वनी देता हैँ कि वे जो सभाएँ आयोजित करेंगे, उनके समुचित संचालन, उन 
सभाओंमें प्रवुक्त होनेवाली भाषा और उन सभाओंके परिणामोंके लिए उन्हींको 
जिम्मेदार माना जायेगा। इन शर्तोंके अलावा सरकार जनताके सार्वजनिक सभाएँ 
करने के अधिकारमें किसी भी प्रकारसे हस्तक्षेप करना नहीं चाहती; किन्तु इस 
बातकों सभी जानते हें कि जो लोग, सर्वथा उचित कारणोंसे भी, ऐसी सभाएँ 
संगठित करते है उनमें प्रायः इतना बल या नेतिक साहस नहीं होता कि वे 
उग्रतर वक्‍ताओंपर अंकुश रख सकें। और मेरा खयाल है, तथा जो ठीक ही है 
कि ये थोड़से चीख-पुकार मचानेवाले आन्दोलनकारी बराबर जिस असंयत 
और प्रमादपुर्ण भाषाका प्रयोग करते हें उसके कारण संजीदा और समझदार 
लोग अपनी इज्जतका खयाल करके, ऐसी सभाओंमें जानेसे बचते हें। अतः 
इन सभाओंपर जिस चीजका संयतकारी प्रभाव हो सकता है, वह या तो होती 
ही नहीं या होती है तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी कारण मुझे यह 
चेतावनी देनेकी आवश्यकता हुई है तथा यह अखबारों और वकक्‍ताओं दोनोंके लिए 
है। में पूरी गम्भीरताके साथ यह पूछना चाहता हूँ कि क्‍या यही वह शान्त 
और, उचित वातावरण है जिसकी संवेधानिक सुधारोंका मार्ग तैयार करनके 
लिए आवश्यकता है? निवचय ही नहीं; और जो लोग यह अस्वस्थ वातावरण 
उत्पन्न कर रहे हैं वे, जिस सुधार-सम्बन्धी ध्येयका समर्थन करना चहहते रहे 
हैं, उसके घोरतम धत्रु हें। सौभाग्यकी बात है कि वे जितनी चीख-पुकार 
मचाते हें, उसकी तुलनामें उनका असर बहुत 'कस है। उनकी आवाज पंजाबकी 
आवाज नहीं है। 


उसके बाद उन्होंने विस्तारसे यह बताया कि किस' तरह रौलट अधिनियम' 
बिलकुल निर्दोष है। उसके सम्बन्धर्में वे यह बिलकुल गलत बात कह गये कि उससे 
पुलिसको मनमानी गिरफ्तारी, तलाशी या दस्तन्दाजीके अधिकार नहीं मिलते। जिसने 
भी रौलट अविनियम पढ़ा है वह जानता है कि उसमें अवश्य ही ऐसे अधिकार हें, 
और चूंकि उसमें ऐसे अधिकार दिये गये हे, इसलिए छोगोंने उसका इतना कड़ा विरोध 
किया है। किन्तु सर माइकेलकों रोलट अधिनियमका ऐसा कपोलकल्पित विवरण 


१, यह माचे १९१९ के तीसरे सप्ताहमें भारत-रक्षा कानूनके समाप्त हो जानेसे उत्पन्न स्थितिका 
सामना करनेके लिए अस्थायी कानूनके रूपमें पास किया गया था और झसके द्वारा स्थानीय सरकारोंको 
ऐसे लोगोंको, जिनके सम्बन्धमें यह खथाल हो कि उनका “सावेजनिक सुरक्षाके लिए खतरनाक अपराधोंति 
कुछ सम्बन्ध है, गिरफ्तार और नजरबन्द करनेके निरंकुशतापूर्ण अधिकार दिये गये थे । 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


देकर भी सत्तोप नहीं हुआ। वे तो ६ अध्रैलके उस महान्‌ प्रदर्शनके सम्बन्धरमें भी, 
जिसका स्वरूप उपवासके कारण हजारों लोगोंके लिए लगभग धामिक बन गया था, 
अपनी भावना व्यक्त करनेपर आमादा थे। उन्होंने अपने ही ढंगसे उसका उपहास 
करते हुए कहा: 
अभी हालमें लाहौर और अमृतसरमें जो बच्चोंके खेल-जेसे प्रदर्शत किये गये 
उनका अगर कोई मतलब था तो बस यह प्रकट करना कि अज्ञानी और 
भोलेभाले लोग, जिनमें हजारमें से एक भी इस कफानूनके बारेमें कुछ नहीं 
जानता, कितनी आसानीसे गुमराह किये जा सकते हें। जो लोग उन्हें सिर्फे 
गुमराह ही करना चाहते हें, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आती है। उन्हें में 
राष्ट्रपति लिकनकी इस प्रसिद्ध उक्तिकी याद दिलाता हूँ: “यदि आप बहुत 
ही चालाक और सिद्धान्तहीन हैं तो आप सब लोगोंको कुछ ससयतक और 
कुछ लोगोंको सदेव गुमराह कर सकते हें। किन्तु आप सब छोगोंको सदेव गुस- 
राह नहीं कर सकते।” जो लोग जनताके विवेकको जागृत नहीं करते, उनके 
अज्ञानसे लाभ उठाते हैं, उनको किसी-त-किसी दिन इसका हिसाब अवश्य चुकता 
करना होगा। 


७ अप्रेछको भारतमें अन्य किसी प्रान्तके गवनेरने जनताका मजाक नहीं उड़ाया। 
सर माइकेल ओडायरके सिवा सभीने न्‍्यूनाधिक ६ अप्रैछका अर्थ समझा; किन्तु सर 
माइकेलकी इच्छा यह थी कि जो लोग उनके खयालसे लोगोंके' विवेककों जागृत नहीं 
कर रहे, उनके अज्ञान या रोषसे लाभ उठा रहे हे, उन्हें _ अपना हिसाब चुकता 
करनेका एक अवसर ” दिया जाये। हमें बड़े दुःखके साथ आगेके पृष्ठोंमें कत्तव्यवश 
यह बताना होगा कि किसी तरह, किसी औरने नहीं बल्कि स्वयं सर माइकेलने 
लगभग सदा लोगोंके विवेकको जगानेके बजाय उनके अज्ञान और जोशको भड़कायों, 
और जनता तथा अपने ऊपरके अधिकारियोंकों गुमराह करके उन्होंने अपने ऊपर 
कितनी भारी जिम्मेदारी ली है। हमे दुःखके साथ कत्तंव्यवश यह भी बताना होगा 
कि “एक दिन इसका हिसाब अवश्य चुकता करना होगा” से उनका अभिप्राय' 
क्या था। उन्हें फिर १० तारीखको बोलनेका अवसर मिला। उन्होंवे यह भाषण 
अमृतसर और लाहौरमें जो-कुछ हुआ था, उसकी खबर मिलनेपर सायंकाल पंजाबकी 
लड़त जातियोंके प्रतिनिधियोंके सम्मुख दिया था, जो माँटगुमरी भवनमें उन्हें मानपत्र 
देनेके लिए इकट्ठे हुए थे। हम इस भाषणकी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा भेजी पूरीकी- 
पूरी रिपोर्ट यहाँ दे रहे है: 


मुझ यह सोचकर प्रसन्नता होती है कि आज शामकों जो उत्तेजनात्मक 
खबर मिली है उसके बावजूद हम आज रात यहाँ इकट्ठ हुए हैं। मुझे इस 
अनुपम समारोहमें महान्‌ लड़ेत जातियों --पंजाबके मुसूूमानों, सिख और 
हिन्दुओं --- के. इतने अधिक प्रतिनिधियोंसे सिलकर गर्व हुआ है। ये जातियाँ 
यद्यपि उत्पत्ति, धर्म और रीति-रिवाजमें भिन्न हें, फिर भी ये आपसभमें एक- 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रसकी रिपोर्ट १३५ 


दूसरेके साथ और ब्रिटिश सरकारके साथ वफादारी और बहादुरीकी दो फोलादी 
जंजीरोंसे बची हुई है। 

आप प्रशासनकी कठिनाइयाँ, अव्यवस्था और अराजकताके कारण शान्ति- 
पूर्ण और व्यवस्थित प्रगतिमें पड़नेवाली बाधाओंकों रोकनेके लिए कदम उठानेकी, 
आवश्यकता तो अनुभव करते ही हें। आप पिछले कुछ हफ्तोंमें देख चुके हें कि 
जो कानून, अराजकता और विप्लवके ऐसे विस्फोटोंसे लोगोंके जानोमालकी हिफा- 
जत करनेके लिए पास किया गया था-- और जो केवल तभी काममें लाया 
जायेगा जब दुर्भाग्यवश ऐसी स्थितियाँ पेदा हो जायें --- उसी कानूनको एक छोटे, 
किन्तु बहुत चीख-पुकार मचानेवाले वर्गन लगातार झूठ बोलकर और गलतबयानी 
करके एसे रूपमें चित्रित किया, जिससे लगता है कि उसका निर्माण लोगोंके विरुद्ध 
एक घातक हथियारकी तरह प्रयोग करनके लिए किया गया हो, हालाँकि सत्य 
यह है कि उसका उद्देश्य जबरदस्त आपत्कालीन स्थिति आनेपर उनकी रक्षा 
करना है। आपमें से जिन्होंने उस कानूनका अध्ययन किया है वे जानते हें कि 
यह आन्दोलन कितना निराधार है। इस आन्दोलनके पीछे जिन लोगोंका हाथ 
है आप उनके उद्देश्योंका कुछ अनुमान उस घटनासे लगा सकते हें, जो कुछ 
दिन पहले मुल्तानमें हुई। उस समय रौलट विधेयक आन्दोलनकों बहाना बनाकर 
उन बीर पंजाबी मुसलसानों, सिखों और गोरखोंका अपमान किया गया जो 
भारतकी रक्षाकी लड़ाइयाँ लड़कर मो्चेंसे लौट थे और हम जानते हें कि इन 
सेनिकोंका अपमान करनेवाले लोगोंमें स्वतः कोई बहादुरी नहों है और न जो 
लोग उनके घर-बारोंकी रक्षाके निमित्त लड़ रहे थे उनको बहादुरी और वफा- 
दारीके प्रति उनके मनमें कोई सराहनाका भाव ही था। उनका उद्देश्य तो बस 
सरकारपर हमला करना और उन लोगोंका अपमान करना है जिन्होंने नसक- 
हलाली की है। वफादार लोगोंको उनके निकृष्ट उहेदयोंका विरोध करना चाहिए 
और वे उनका विरोध करेंगे भी। इसलिए में आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिन- 
पर आपका प्रभाव हो, उन लोगोंको आप उस काननूसें सचमुच सरकारको जो 
नीयत और नीति है वह बतायें और अज्ञानी और भोले-भाले जनसाधारण और 
गहरोंके निम्न वर्गोके लोगोंको भ्रमित करने और उन्हें अपराध करने और 
अव्यवस्था फंलानके लिए उभाड़नेके उद्देश्यसे जो झूठा प्रचार किया जा रहा है 
उसकी कलई खोलें। 

आन्दोलनके अभिप्रेरकोंने सबसे पहले तथाकथित निष्किय प्रतिरोधकी नीति 
घोषित करके यह काम शुरू किया। उसने क्‍या रूप लिया है? शनिवारकों 
मुल्तानमें जो-कुछ हुआ, वह आपने सुन लिया। रविवारको लाहौर और अमृत- 
सरमें कानून-पालक नागरिकोंके विरुद्ध दबाव और आतंकका' प्रयोग किया गया 
और बम्बईसें वे खुल्लमखुल्ला फानून तोड़ने लगे हें। इस आन्दोलनको यदि 


१३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तत्काल न रोका गया तो अव्यवस्था फेलेगी और खूनखराबी होगी। अमृतसर 
और लाहौरनें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और उससे कानून-पालक नाग- 
रिकोंके जानोमालकों खतरा पंदा होगा। सरकार आपसे और सभी वफादार 
नागरिकोंसे, चाहे उनके राजनीतिक विचार कुछ 'भी हों, यह उम्मीद रखती है 
कि इस खतरताक आन्दोलनकी खुल्लम-खुल्ला निन्‍दा करनेमें उसका साथ दें और 
इसे जल्दी बन्द करवायें। इस मामलेमें और ऐसे ही अन्य मामलोंमें सरकारके 
साथ सहयोग करना आपकी युद्धके दौरान की गई सेवाओंके समान ही मल्यवान 
और सराहनीय होगा। 
फिलहाल स्थिति नाजुक है और आपको और सरकारको तत्काल कारंवाई 
करनेकी जरूरत है। सरकार अपने कत्तेव्यका पालन करनेमें नहीं शि्केगी और 
आपको भी अपने कत्तंव्यका पालन करनेसें मदद देगी। सरकार फानूनपर अमल 
करेगी और यदि उससे खन-खराबी होती है तो इसकी जिम्सेदारी उनपर होगी 
जो दूसरोंसे कानून तुड़वाते हें। 
यह मेरी आखिरी सलाह है और में जानता हूँ कि आप इसपर तत्काल 
कारंबाई करेंगे और मुझे सहयोग देंगे जिससे में प्रान्तससे जानेसे पहुले सार्वजनिक 
व्यवस्थाकी स्थापना कर सकूँ। ये उत्पात यद्यपि बहुत गम्भोर हें फिर भी थोड़े 
क्षेत्रम ही सीमित हें और आपकी सहायतासे जल्दी हो समाप्त हो जायेंगे। 
इस बातका स्मरण करके मुझे सदा गवेंका अनुभव होगा कि युद्धकालमें 
या आन्तरिंक उपबद्रवोके समय जब भी मेंने पंजाबकी सेनिक जातियोंसे अपील 
की, वह व्यर्थ नहीं गई । मुझे विद्वास है कि आप अपनी कारंवाईसे और 
जिन वफादार और तगड़े लोगोंका आप प्रतिनिधित्व करते हें, उनकी कारंबाईसे 
अगले कुछ हफ्तोंमें ही आप मेरी कृतत्ता और सरकारकी सहानुभूतिके और 
भी अधिक पात्र बन जाययेंगे। 
अब मुझे आपसे विदा लेनी चाहिए। प्रान्तसे जाते समय मुझे यह याद 
रहेगा कि आपने क्‍्या-कुछ कर दिखाया है। में आपको, आपके कामको और 
आपके हितोंकों कभी भी भुला नहीं सकगा। 
हमने इस भाषणकी पूरी नकल दे दी है, क्योंकि इससे सर माइकेल ओ'डायरकी 
मनोवृत्तिका पता चलता है। यह भाषण पंजाबकी सैनिक जातियोंके लिए दिया गया 
था। इसमें उन्होंने इन लोगोंको आम जनताके विरुद्ध भड़कानेमें कोई कसर नहीं रखी 
थी। उन्होंने तथ्योंको तोड़-मरोड़कर भी पेश किया है; उदाहरणार्थ मुल्तानमें सैन्तिकोंके 
विरुद्ध लोगोंके व्यवहारके सम्बन्धर्में। हमने इस' घटनाकी जाँच की है और हमें मालूम 
हुआ है कि मुल्तानमें वहाँसे गुजरनवाले सैनिकोंका कोई अपमान नहीं किया गया। 
उन्होंने जानबूझकर श्रोताओंके सम्मुख रौलट अधिनियमकी व्याप्तिके सम्बन्धर्में गलत- 


बयानीकी है और फिर छोगोंको वस्तुत: राजनीतिक आन्दोलनमें भाग लेनेपर दण्ड 
देनकी धमकी दी है। 


पजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १३७ 


अब हम सर माइकेल ओडायरकी प्रशासनकी संक्षिप्त रूपरेखा देना चाहते 
हैँ । इससे यह प्रकट हो जायेगा कि उन्होंने किस प्रकार प्रत्येक वर्गको अपना विरोधी 
बना लिया और किस प्रकार शिक्षित वर्गोका, जनसाधारणपर प्रभाव घटानेका प्रयत्न 
किया । 
जब वे सन्‌ १९१३में पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर निथुक्त किये गये उस समय 
उन्हें पंजाबका खासा अनुभव था। और इस पदपर आनेके बाद उन्होंने अपने प्रश्ञा- 
सनकी कीति बढ़ावेके लिए जो तरीका चुना वह था सुधार-सम्बन्धी प्रस्तावोंके प्रति 
तिरस्कारपूर्ण वचन कहना। नियुक्तिके कुछ सप्ताह बाद ही एक मानपत्रका उत्तर 
देते हुए उन्होंने कहा: 
इस प्रान्तका शासन-भार सँभालनके बाद थोड़े ही समयमें मुझे इस सम्बन्धमें 
अनेक उत्तम और सद्भावनापूर्ण सुझाव मिले हें कि लोगोंकी आकांक्षाकी पूतिके 
लिए तथा जनताको स्वशासन प्रदान करने और कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाके 
कार्योकों अलूग करनेकी दिज्ञामें जो प्रयत्त किये जा रहे हें उनमें गति लानेके 
लिए मुझ फिस तरह शासन चलाना चाहिए और क्या-कुछ करना चाहिए। 
इसी तरह राज्यकी नौतिसे सम्बन्धित अन्य सामलोंके बारेमें भी मुझे कई सुझाव 
प्राप्त हुए हैं। इस प्रकारकी अस्पष्ट कल्पनाओंका अपना महत्त्व होता है और वे 
दिलचस्प भी होती हें; किन्तु यदि प्रशासनके कत्तंव्योंपर जोर देनेके साथ-साथ 
नागरिकों और प्रजाजनोंके कत्तेव्योॉपर भी जोर दिया जाता तो उनका महत्त्व 
और भी बढ़ जाता। सरकार जनताके जान और मालकी रक्षा करनेके अपने 
मुख्य कत्तंव्यकोी फिस प्रकार अधिक अच्छी तरहसे निभा सकती है और लोगोंमें 
ससाजके प्रति अपना कर्तव्य पुरा करनकी भावना कंसे पेंदा की जा सकती हे, 
यदि इस सम्बन्धरमें कोई व्यावहारिक सुझाव दिया जाता तो में इसका स्वागत 
करता और यदि अब भी दिया जाये तो में उसका स्वागत करूँगा। सेरी रायमसें 
नीति-सम्बन्धी अन्य सब प्रइन इनके सम्मुख गौण हें और जबतक ये दो कत्तेंव्य 
पर्याप्त रूपसे पूरे नहीं कर दिये जाते तबतक वे स्थगित रखे जाने चाहिए;। 


इस' प्रकार उन्होंने अपने श्रोताओंको यह चेतावनी दी कि वे जिन सुधारोंकों देशकी 
प्रगतिके लिए महत्त्वपूर्ण मानते हे वे “ अस्पष्ट कल्पनाएँ ” हे और वे अपने श्रोताओंसे यह 
' चाहते हें कि वे जान और मालको सुरक्षित करने और समाजके प्रति कत्तेव्यकी भावना 
पैदा करनेमें उनकी सहायता करें। लेकिन इस सम्बन्धर्में हर आम आदमीका तो खयाल 
यही होगा कि जान और मालको तो अब काफी सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है और यह 
सुरक्षा ब्रिटिश राज्यकी एक अत्यन्त गौरवास्पद उपलब्धि मानी जाती है और उनके 
श्रोताओंमें सुधारोंकी जो तीव्र छालसा है, उससे समाजके प्रति उनकी कत्तंव्यकी भावना 
व्यक्त होती है। उसी भाषणमें उन्होंने देशी भाषाओंके समाचारपत्रोंको भी उपदेश 
दिया। इसके बाद ही प्रेस ऐक्टके' अन्तर्गत कारंवाई की गईं। देशी भाषाओंके अनेक 
१. यद भारत सरकार द्वारा १९१० में पास किया गया था । 


१३८ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय' 


पत्रोंसे जमानतें माँगी' गई; कुछकरी पहलेप्ते जमा की गई जभानतें जब्त कर ली 
गई। उन्होंने एक महीने बाद प्रान्तीय विधान परिषद्के अध्यक्षकी हैसियतसे अखबारोंको 
दूसरी चेतावनी दी: 
यदि अबतक की गई कारंबाईका अभीष्ट प्रभाव नहीं हुआ तो सरकार इस 
अपराधियोंके साथ भी वेसा ही व्यवहार करेगी जसा वह अव्यवस्था या असन्तोष 
फेलानेवाले अन्य व्यक्तियोंक साथ करती है; और कानून-प्रदत सभग्र साधनोंका 
उपयोग करेगी और इनमें जमानतें लेता और ली हुई जमानतोंको जब्त करना 
न्यूनतम है। 
इस चेतावनीके बाद समाचारपत्रोंके सम्बन्बर्में कठोरतर नीति अपनाईं गई, यद्यपि उसी 
भाषणमें उन्होंने स्वयं प्रान्तमें वर्तमान शान्तिके सम्बन्धमें यह कहा था: 
इस दिदामें जो भारी सफलता मिली है उसका कारण प्रशासन और लोगोंके 
बीचका वह पारस्परिक विध्वास और निकट सहयोग है, जो इस प्रान्तकी सदा 
ही विशेषता रही है। 
इसके छ: महीने बाद उन्हें प्रान्तमें कायंकारिणी परिषद्‌ स्थापित करनेके एक प्रस्ताव- 
पर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर मिला। यह प्रस्ताव बहुत ही निर्दोष था; 
किन्तु उन्होंने १३ अप्रैल, १९१४को इसका उत्तर इस प्रकार दिया [जिसका विवरण 
इस' प्रकार है|: 
इस प्रस्तावसे मुझे कुछ आइचयें ही हुआ है। इस प्रान्तके लोग प्रारम्भसे हो 
लेप्टिनेंट-गवर्नरको प्रान्तका प्रमुख शासक और प्रशासनके लिए पूर्णतः उत्तर- 
दायी माननेके अभ्यस्त हैं। प्रान्तने इस प्रणालीके अन्तर्गेत इतनी प्रगति की और 
ऐसी समृद्धि प्राप्त की है कि उसकी तुलना किसी भी अन्य प्रान्त या अहाते 
(प्रेसीडेन्सी) से की जा सकती है। यह सवाल व्यावहारिक राजनीतिके दायरेमे 
केवल तभी आ सकता है जब यह सिद्ध कर दिया जाये कि प्रान्तके वर्तमान 
प्रदासनमें कुछ दोष हें, जिनसे उसे हानि पहुँच रही है और ये दोष कार्यकारिणी 
परिषद्से दूर हो जायेंगे। 
इसके बाद उन्होंने उन लोगोंका, जो उनका सम्मान' करनेके लिए आये थे, यह 
उद्धरण देकर अपमान किया: “सरकारके स्वरूपके प्रश्नपर मूर्खे लोग ही झगड़ते है । ” 
पाँच महीने बाद लड़ाई शुरू हो गई और पंजाबियोंकों भारत-रक्षा' कानूनके 
अमलका अच्छा खासा तजुर्बा हुआ। इसे पास करवानेमें सर माइकेलका कम हाथ न 
था। इसमें उनका कितना हिस्सा था और वे सामान्य कार्य-विधि और कानूनी व संर- 
क्षणका अतिक्रमण करनेके लिए क्या-क्या अधिकार चाहते थे, यह उनकी नीचे दी हुई 
सिफारिशोंसे, जो बादमें साम्राज्य-सरकारने मंजूर कर ली थीं, देखा जा सकता है। 
हमने ये सिफारिशों राजद्रोह-समितिकी रिपोर्टके पृष्ठ १५१से ली हें: 
लेप़िटनेंट गवर्नरका खयाल है कि इस समय अपराध करते हुए या उत्पात 
खड़ा करनका प्रयत्न करते हुए गिरफ्तार किये गये इन विप्लववादियों या अन्य 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रसकी रिपोर्ट १३९ 


राजद्रोह फलानवालोंमं से किसीपर भी चल रहे मुकदमेकों वकीलकी चतुराईसे 
लम्बा खिचने देना या दण्ड-विधानमें सजा दी जानपर अपीलकी जो व्यवस्था 
है उसके प्रयोग द्वारा उसे दीर्घ कालतक चलते रहने देना अत्यन्त अवांछनीय 
है। इसलिए उन्होंने मंज्रीके लिए एक अध्यादेशका मसविदा पेश किया है जिसे 
स्थानीय सरकारकी मंज्रीसे इन मामलोंमें लागू करनेकी व्यवस्था है: (क) 
उन मामलोंमें, जिनका स्वरूप राजनीतिक या अधे-राजनीतिक हो, अदालती 
कारंवाई संक्षिप्त करनके लिए; (ख) इन मामलोंमें अपीलकी छूठ न देनेके 
लिए; (ग) प्रभावित वर्गके लोगोंसे सामान्य कानूनमें दी गई विधिकी अपेक्षा 
अधिक द्रुतगामी विधिसे जमानत लेनेके लिए; (घ ) विप्लवी अपराधियोंकों 
सहयोग और शरण देनेवाले ग्रामप्रधानोंकों सजाएँ देने और ग्रामीणोंपर जुर्माने 
करनेके लिए। 
उन्होंने प्रान्तर्में सवश्री तिछकक और पालके' प्रवेशपर रोक लगाकर भारत रक्षा 
कानून द्वारा दी गई सत्ताका दुरुपवोग किया। उन्होंने” बिना-किसी कारणके संकड़ों 
स्थानीय' लोगोंको नजरबन्द किया। उन्होंने देशी भाषाओंके पत्रोंके स्वतन्त्र मत-प्रकाशन- 
पर रोक छगा दी और पंजाबसे बाहर सम्पादित होनेवाले “न्यू इंडिया,” “ अमृत- 
बाजार पत्रिका ” और “इंडिपेंडेंट ” जैसे राष्ट्रवादी पत्रोंका वितरण इस' प्रान्तमें रोक 
दिया। उन्होंने पहलेसे सेंसर किये हुए अखबारोंका प्रचार भी बन्द कर दिया और 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे पंजाबके लोगोंके लिए स्वतन्त्र विचारोंका मुक्त 
आदान-प्रदातन या समाचारपत्रोंमें अपने कष्टोंका निर्बाध प्रकाशन लगभग असम्भव हो 
गया और तब मुक्त भाषण और मुक्त लेखनपर रोक' रूगाकर स्वयं यह खयाल करने 
लगे और बाहरके लोगोंकों भी यह बताया कि पंजाबके' लोग उनके शासनर्में सबसे 
अधिक सुखी हें। 
उन्होंने लोगोंकी राजनीतिक आकाक्षाओंकों कुचलनेके लिए संकटकालीन कानूनका 
ही दुरुपयोग नहीं किया; बल्कि लोकसेवी लोगोंको बुलाकर धमकियाँ और चेतावनियाँ 
देकर शासकके रूपमें अपने पदका भी दुरुपयोग किया। लाला दुनीचन्दको, जो निरन्तर 
लोकसेवा करते रहे हें, सर एम० ओ'डाय'रके शासनके इस पक्षका व्यक्तिगत अनुभव 
प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें एक वक्‍तव्य दिया है। इसमें वे कहते हे: 
भारतीय संघके मन्‍्त्रीके रूपसें मुझे सार्वजनिक सभाएं बुलानी होती थीं 
और सूचनाएँ जारी करनेके बाद मुझे सरकारके मुख्य सचिव या लाहौरके कमि- 
इनर मिलनेके लिए बुलाते थे और वे सभाएँ करनेसें मेरे मार्ग सदा ऐसे अडंगे 
लगाते थे कि यदि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो लाहोरमें कभी सावे- 
जनिक सभाएँ न बुलाता। मुख्य सचिव और कमिदनरने, सम्भवतः सर माइकेलू 
ओडायरकी ओरसे, मुझसे अनेक बार कहा कि में सभामें प्रान्तके बाहरके किन- 
किन वक्‍ताओंको: निमन्त्रित करू और किन्‍्हें नहीं। 


१. विपिनचन्द्र पाल, ( १८०८-१९३२); बंगाल्के शिक्षाशाली, ओजस्वी वक्‍ता और राजनीतिक नेता । 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इतना ही नहीं, बल्कि जब प्रान्तीप विधान परिषद्के कुछ सदस्य लाहौरमें 
पिछले प्रान्तीय सम्मेलनमें आये तो सुख्य सचिवर्न इन सज्जनोंको बुलाया और 
इस प्रकार लताड़ा कि उनमें ब्रेडलों हॉलकी दूसरी सार्वजनिक सभाओंमें उपस्थित 
होनका साहस ही नहीं रहा। (बघान संख्या ५५३) 


१९१७ में केन्द्रीय विधान परिषद्के उन्नीस सदस्यथोन अपने उस प्रसिद्ध ज्ञापनपर 
हस्ताक्षर किये, जिसमें सुधारोंके सम्बन्धमें उनके प्रस्तावों दिये गये थे। उस' योजनापर 
स्वीकृति देनेके लिए एक सभा बुलाई गई। उसकी सूचतापर हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंमें 
चार व्यक्ति पंजाबके थे । सर माइकेल ओ'डायरने इन लोगोंको बुरा भेजा और स्वयं 
अपनी बुद्धिसे काम लेने और सूचनापर हस्ताक्षर करतेकी धुष्टताके लिए उनको बहुत 
डाँटा-फटकारा । उसके बाद कांग्रेस-लीग योजना आई और उन्होंने पंजाबको उससे अरूग 
रखनेकी भरसक कोशिशकी और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंके बीच हादिक एकता स्थापित 
करनेके प्रयत्नकों व्ययें करनेमें कोई कसर नहीं रखी। उन्होंने श्रीमती बेसेंट और 
श्री तिलकके नेतृत्वमें चल रहे होमरूल आन्दोलनकी तुलना गदर पार्टी और दक्षिण 
पदिचम पंजाबके पागल छोगोंकी कार्रवाईसे करके मामलेको उलझानेकी कोशिश की। 
हालाँकि जहाँ होमरूल आन्दोलनका लक्ष्य संवेधानिक और श्ान्तिपूर्ण उपायोसे साम्रा- 
ज्यके अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना था, वहाँ गदर पार्टीका उद्देश्य बिलकुल खुले 
तौरपर हिसाका प्रयोग करके अंग्रेजोंको यहाँसे निकाल बाहर करना था। दक्षिण- 
पद्चिम पंजाबके लोगोंने जर्मन-सहायतासे एक इस्लामी राज्य स्थापित करनेके अपने 
सनकभरे विचारोंके कारण बहुत-से घर बर्बाद कर दिये थे। सर माइकेल ओ'“'डायरने 
गदर आन्दोलनको बड़ी बेरहमीसे कुचछा और हमें शंका है कि इसमें उन्होंने सेकड़ों 
बेगुनाहोंपर भी अन्याय किया। वे सन्‌ १९१५में दक्षिण-पश्चिम पंजाबमें अरक्षित घरों- 
की लूटमारपर विचार करनेका ढोंग करते रहे और उस' ,लूटपाटको महज अनाजकी 
लट मानते रहे। उन्होंने इस सम्बन्धर्में तमी जोरदार कारंवाई की 'जब वे बिलकुल 
मजबूर हो गये और जब उन्होंने यह देखा कि यह लूटपाट इतनी गम्भीर हो गई है 
कि इससे भरतीके काममें भी विध्त पड़ सकता है। 

१३ सितम्बर, १९१७ को माननीय सर मुहम्मद शफीरन एक प्रस्ताव पेश करके 
यह माँग की कि पंजाबमें विधि-निर्मात्री और प्रशासकीय प्रणाली वेसी ही कर दी' 


१, यह वक्‍तव्य और इसके बाद भी जो वक्तव्य प्रमाण रूपमें पेश किये गये हैं वे सब कांग्रेसकी 
पंजाब प्रान्तीय उप-समितिके कमिश्वरोंकी रिपोग्के दूसरे खण्डमें दिये गये हैं । यह खण्ड यहाँ नहीं दिया 
गया हैं । वक्तव्य, पृष्ठ संख्या और परिशिष्ट (जो कोषकोंमें उद्धुत किये गये हैं) उसी खण्डके हैं । 

२. इन प्रस्तावॉका आधार ओपनिवेशिक स्वराज्य था ! 

३. गदर पार्टी केलीफोनियामें गदर अखबारके सम्पादक छाछा हरदपालने १९११ में स्थापित की 
थो । उन्होंने अपने पत्र और संगठनकी सहायतासे पंजाबसे गये हुए बहुतसे प्रवासिधोंकों भपने क्रान्तिकारी 
कार्यक्रममें शामिल कर लिया था । ये लोग अपने सम्बन्धियोंकी सहायतासे भारतीय सेनामें असन्तोष और 
विद्रोह फैलानेक्रा प्रयत्न करते थे, जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली । 

४. शाह्वी विधान परिषदृके सदस्य; बादमें १९२७० में वाइसरायकी कार्यक्रारिणी परिषदके सदस्य नियुक्त ! 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १४१ 


जाये जैसी बिहार और उड़ीसा प्रान्तमें है। इस' नरम प्रस्तावका किसी भी ओरसे 
कोई विरोध नहीं हुआ। सर माइकेल ओ'डायर स्वयं इस प्रस्तावके पक्षमें बोलनेके 
लिए खड़े हुए, छेकिन सभी लोगोंने विस्मयके साथ देखा कि वे अपने इस भाषणमें 
जितनी भी असम्बद्ध बातें कह सकते थे, और शिक्षित-वर्गकी जितनी भी निनन्‍दा कर 
सकते थे उन्होंने कह और कर डाली। आखिर माननीय पंडित मदनमोहन मारूवीय 
और ज्यादा सहन नहीं कर सके तो उन्होंने भाषणके बीचमें ही टोककर वक्‍तासे 
क्षमा माँगनेकों कहा और वाइस'रायके कहतेपर सर माइकेलको क्षमा माँगनी पड़ी। 
परमश्रेष्ठ वाइस'राय -महोदयको यह स्पष्ट कर देना जरूरी जान पड़ा कि वे सर मसाइ- 
केलक्े विचारोंते सहमत नहीं हे। हम सर माइकेलके' भाषणसे कुछ अंश नीचे उद्धत 
कर रहे ह : 
अपने प्रान्तके सम्बन्धं जहाँ में इस बातका स्वागत करूँगा कि वहाँ 
तेजीसे प्रगति हो, वहाँ में यह भी कहूँगा कि उन शर्तों (आहाय सिल द्वारा 
स्वशासनके लिए निर्धारित तीन शतेंसे था)के अभी बहुत समयतक पूरी होनेकी 
कोई सम्भावना नहीं है। 
उन्होंने फिर कहा: 
जो लोग भारतकी राजनिष्ठा और भारतीयों तथा भारतीय सेवा, जो 
मुख्यतः पंजाबकी सेना है, के बलिदानके आधारपर राजनीतिक दावे पेश करते 
हैं, वे यदि महामहिम सम्राठके प्रति अपनी राजनिष्ठा, और त्याग-बलिदानका 
सारा बोझ बरदादत करनेवाले इस प्रास्तके प्रति अपनी सहानुभूति केवल बड़ी- 
बड़ी बातें कहकर नहीं बल्कि किसी व्यावहारिक रूपमें, उदाहरणार्थ अन्य 
प्रान्तोंस भरतीके काममें सक्तिय सहायता देकर, प्रमाणित करें तो हमें बहुत 
खुशी होगी। 
उसी भाषणके निम्नलिखित अंशसे देखा जा सकता है कि स'र माइकेलके मनमें 
शिक्षित-वर्गके लिए किस' कदर अनादरकी भावना है: 
आजकलके इस दौरमें जब कि राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक परचे- 
बाजियोंके कारण हमारे बहरे-अन्धे हो जानेका खतरा पेदा हो गया है, यह 
हमारे हितमें है कि हम सिथ्याचार और भ्रमजालसे छुटकारा पानेके लिए कभी- 
कभी धरतीकी ओर भी देखें, और स्वयंसे पुछे कि इस तमास गुरूगपाड़ और 
कोरी बातोंसे धरतीके सपुतका, हलकी मूठ पकड़े उस आदमसीका, क्‍या लाभ * 
होगा जिसकी जिन्दगी एक फसलसे दूसरी फसलतक लरूगातार एक प्रदन-चिह्न- 
जेसी बनी रहती है। 
इस भाषणके फलितार्थ स्पष्ट हं। शिक्षित-वर्गके प्रति इसी अपमानजनक उक्तिके 
लिए उन्हें [सर माइकेलको ] क्षमा माँगनी पड़ी थी। 
साधारण अंग्रेजीमें क्षमा-प्रायंनाका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्तिने अपने किसी 
शब्द या कार्यके लिए क्षमा माँग ली तो वह उस शब्द या कार्यकों फिर दोहरायेगा 


१8 सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


नहीं। लेकिन सर माइकेल ऐसे आदमी नहीं हं। उसी वर्ष ३० अक्तूबरकों -- क्षमा- 
प्रायना करनेके करीब एक माह बाद --निम्नलिखित शाब्दोंमें उन्होंने लगभग वही बातें 
फिर दोहराई : 
पिछले महीने केन्द्रीय विधान परिवद्में अपने एक भावषणमें सेंने इस लड़ाई- 
में पंजाबकी महत्त्वपूर्ण सेवाओंका जिन जोरदार शब्दोंमें उल्लेख किया वह कुछ 
लोगोंको अलरा। ऐसा इसलिए कि मेंने अन्य प्रान्तों और युद्धमें उनके सहयोगके 
प्रयासकी तुलना पंजाबसे कर दी थी। में अब भी अपनी इस बातपर बृढ़ हूँ 
कि पंजाबने साम्राज्यके लिए धन-जन, साधन-सामग्री देकर उसकी जो निष्ठापूर्ण 
सेव! की है वह लासानी है, और इसके बलपर वह सरकारकी ओरसे विशेष 
कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी हो गया है। में अपना यह कथन भी फिर दोह- 
राता हूँ कि [ पंजाबकी | सेनिक जातियोंको, जिनपर त्याग और बलिदानका पूरा 
बोझ पड़ा है, सरकार उनकी सेवाओंके लिए औरोंके मुकाबले पुरस्कृत करनमें 
प्राथमिकता दे रही है और देती रहेगी, और चूंकि तथाकथित राजनीतिक रिया- 
यतोंसे अन्य वर्गोकी अपेक्षा ये सेनिक जातियाँ कम लाभान्वित होंगी, इसलिए 
हमें उनकी सेवाओंके बदले उन्हें इस ढंगसे मान्यता देने और पुरस्कृत करनेकी 
कोशिश करनी होगी जिसे वे उपयुक्त और वांछतीय समझें। 


उनके पिछले भावणके इस संशोधित रूपमें न केवल हेमें वही अपमान दोहराया 
गया दीखता है, बल्कि वह और अधिक तीखे रूपमें दोहराया गया दिखता है। उन्होंने 
उस' विषयका शिकायतके लहजेमें पुनरल्लेख किया है और तथ्योंपर रंग चढ़ाकर यह 
सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि पंजाबकी युद्ध-सेवाएँ विशिष्ट रूपसे महान्‌ रही हे। 
वसे यह ऐसा तथ्य है जिसे सिद्ध करनेकी कोई जरूरत नहीं है। वे सैनिक जातिथोंकों 
अन्य वर्गोसे अछग करके दिखाते हें, प्रकारात्तरसे यह कहकर उनका अपमान करते हें 
कि उनमें | सैनिक जातियोंमें| राजनीतिक चेतना और आकांक्षाका अभाव है, और 
विशेष मान्यता और पुरस्कारका लोभ देकर उन्हें समाजके अन्य वर्गोंसे बिलकुल अलग 
करनेकी कोशिश करते हेँ। हमने उनके भाषणका जो अंश उद्धत किया है उसमें शिक्षित- 
वर्गके प्रति उनकी तिरस्कार-भावना और उसे राजनीतिक सत्ता न प्रदान करनेकी 
उनकी इच्छा आसानीसे देखी जा सकती है। 
लेकिन शिक्षित-वर्गेके प्रति उनकी अरुचि कितनी तीज है, इसे शायद सबसे साफ 
* तौरपर संवधानिक सुवारोंके प्रश्नपर दिये उनके ज्ञापन (मेमोरेंडम) में देख/ जा सकता 
है। यह ज्ञापन भारत सरकारके ५ मार्च, १९१९ के खरीतेके साथ ही प्रकाशित हुआ 
है। सम्पूर्ण भारतके लिए शिक्षित-वर्गों द्वारा पेश की गई माँगोंका उल्लेख करते हुए 
वे कहते हे: । 
जब यह बात स्पष्ठ है कि ये माँगें. उस जन-साधारणकी साँगें नहीं हें जिसके 
हित दाँवपर लगे हुए हें, बल्कि एक ऐसे अल्पसंख्यक समूहकी माँगे हें जिसे 
पुरी तरह निःस्वार्थ भावनासे प्रेरित नहीं माना जा सकता और जो स्वाभाविक 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट १४३ 


तौरपर सत्ता और पद पानको उत्सुक है, तब बसी स्थितिमें यदि हम अपने 
दायित्वके प्रति ईमानदार हें तो हमें चाहिए कि भले ही राजनीतिज्ञ लोग 
कितना ही आग्रहपूर्वक शोर मचायें, और कितनी ही परेशानियाँ पेदा करें, हम 
मूक जनताके हितोंकों ही सर्वोपरि रखें और मानें। यहाँ में बकेकी यह चेता- 
वनी उद्धत करना चाहूँगा कि “जब ब्रिटेन-रूपी शाहबलूतके पेड़की छायासें 
दान्तिपूर्वकक: जुगाली करनेवाले हजारों मवेशी आरामसे बेठे हों, उस समय 
घासमें छिपी आधा दर्जव झिल्लियोंकी लगातार आवाजसे अगर मेदान गज उठ, 
तो कृपया यह न मान बेठिए कि सेदानमें इन शोर सचानेवाले प्राणियोंके अलावा 
कोई है ही नहीं। 
इस उद्धरणमें छिपे भयानक अयमानके बारेमें हमें कुछ कहतेकी कोई जरूरत नहीं 
है । उसी ज्ञापनमें तथ्योंकी सर्वथा उपेक्षा करते हुए उन्होंने आगे यह दिखाया है 
कि शिक्षित-वर्गों और जनसाधारणमें हितोंकी कोई समानता नहीं है, और जनता 
शिक्षित नेताओंका साथ छोड़ने लगी है। स्वायत्त शासनके लिए श्रीमती बेसेंट, श्री 
तिलक, श्री जिन्ना, माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय और राजा महमूदाबाद द्वारा 
किये जानेवाले प्रयत्नोंको वे बहुत ही तुच्छ बतलाते हें। ब्राह्मणेतर वर्गोके आन्दोलनको 
उन्होंने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया! है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकों एक महत्त्वहीन 
संगठन बताया है, सर्वश्री तिछक और पालके विरुद्ध जारी किये गये अपने निषेधात्मक 
आदेशके बावजूद पंजाबमें होनेवाली राजतीतिक जन-जागृतिकी भर्सना की है, और 
फिर बड़ो उदारतायूवेक कहा है कि भावी प्रगतिका विचार करते समय “न केवल 
राजनीतिक वर्गोका, बल्कि भारतीय जनताका भी ध्यान रखना चाहिए”, और अपने 
ज्ञापनके इस अंशके अन्तमें- वे कहते हैं: 
मेने इस सिद्धान्तपर इतना बल देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मेने देखा 
कि भारत-सरकारके प्रस्तावोंमें इसको समुचित महत्त्व नहीं दिया गया है। शायद 
ऐसा मान लिया गया है कि यह सिद्धान्त तो रहेगा ही। लेकिन ऐसे गम्भीर 
दायित्वकी बात अग्रकट नहीं रखनी चाहिए। उसके अभावमों ये प्रस्ताव ऐसे 
रूगते हे जसे विचारणीय प्रदन केवल यह हो कि शिक्षित-वर्गोके एक अमुक 
भागकी मह॒त्त्वाकांक्षाओंकी किस प्रकार सन्तुष्ट किया जाये। शिक्षित-वर्ग निःसन्देह 
जनताका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनोंमें जो- 
कुछ प्रकाशर्में आया है उसे देखनंके बाद शायद इस दावेके खोखलेपनका भण्डा- 
फोड़ करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। किसी भी व्यावहारिक कसौटी -- धामिक 
दंगोंकी रोक-थाम, विभिन्न दलोंके पारस्परिक मतभेदोंका निपदारा, फौज या 
सुरक्षा-दलके लिए रंगरूटोंकी भरती -- पर कप्तकर देख लीजिए और आप पायेंगे 
कि जब-कभी इनमें से कोई भी प्रदन सामने आता है उस समय राजनीतिकज्ञ 
लोग पीछे हट जाते हैं। भला करनेकी उनकी ताकत सामान्यतः शुन्‍्य है, लेकिन 


१४४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अपने विवेकहीन और दुष्दतापुर्ण हस्तक्षेपसे वे मुश्किल बढ़ा अवश्य सकते हें, 
और कभी-कभी ऐसा करते भी हें। 


स्वशासनके पक्षमें तके देते हुए अक्सर कहा जाता है कि देशी रियासतोंमें 
सजहबी दंगे बिलकुल नहीं होते। इसके अनेक कारण हूँ, लेकिन एक प्रधान 
कारण यह है कि वहाँ पेशेवर राजनीतिज्ञोंका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और 
यदि हो भी तो उन्हें हस्तक्षेप नहों करने दिया जाता। रियासतोंर्मं होनेवाले 
मजह॒बी दंगोंम से एक भयंकर दंगा हाल ही में भोपालमें शिया और सुन्नियोंके 
बीच हुआ था, और इस दंगेकों भड़कानेमें मुख्य हाथ, अपना प्रचार करनेके 
लिए उत्सुक, बम्बईके एक मुसलमान वकौलका था। पंजाबमें हालाँकि साम्प्रदायिक 
भावनाएँ अक्सर बहुत उग्र हो जाती हैं, लेकिन दंगा या खून-खराबी होनेकी 
स्थिति शायद ही कभी आती है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि स्थानीय अधि- 
कारी जानते हें कि आपसमें सुलह-समझौता करानके लिए किन लोगोंपर निर्भर 
किया जाये। ये लोग राजनोतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि अपने हल्केमें प्रभाव रखनेवाले 
शान्‍्त प्रवृत्तिके लोग हें। 


यहाँ हम स'र माइकेल ओ'डाय'रकों यह सिद्ध करनेकी कोशिश करते हुए देखते 
हे कि सम्पूर्ण भारतके राजतीतिक-वर्गके लोग व्यावहारिक दृष्टिसे बिलकुल फिजूल 
लोग हें। 

यह तो रहा शिक्षित-वर्गके प्रति सर माइफेलका दृष्टिकोण। यद्यपि उन्होंने 
अन्य वर्गोंको स्नेहकी दृष्टिसे देखनेका दावा किया है, किन्तु फौजमें भरती और युद्ध 
कोषमें चन्दा लेनेके जो तरीके उन्होंने अपनाये हे उनके कारण अन्य सभी वर्ग भी 
उनसे और उनकी स'रकारसे नाराज हो गये। तब भी इस' प्रश्नकी चर्चा हम काफी 
झिझकके साथ कर रहे हें। युद्धके दौरान रंगरूटोंकी भरती और धन जमा करनंके 
लिए जोरदार अभियान चलानकी जो आवश्यकता थी, उसे हम समझते हे । हम यह 
भी अनुभव करते हें कि यदि भारत साम्राज्यके अन्य सदस्य देशोंके साथ बराबरकी 
हिस्सेदारीका दावा करता है तो उसे साम्राज्यपर पड़नेवाले बोझमें अपना हिस्सा भी 
बँटाना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हमारे लिए सम्भव होता तो हम जन और धन 
जुटानेके लिए अपनाये गये तरीकोंकी कोई चर्चा यहाँ न करते। लेकिन हड़तालकी 
अपीलपर प्रव॒ुद्ध वर्गों और साधारण जनताने सहज ही जैसा सहयोग दिया, और फिर 
पंजाबमें भीड़के क्रोषका जैसा अप्रत्याशित प्रदर्शन हुआ, उसको समझने और उसका 
सही मूल्यांकन करनेके लिए उस अपूर्व प्रदर्शन और पंजाबमें हिसाके विस्फोटकी मीमांसा 
करना जरूरी' है। कारण, हमारा खयाल है कि रोल्ट अधिनियमके बारेमें चाहे कितना 
ही' गलत प्रचार किया जाता--अर्थात्‌ अगर मान लें कि ऐसा प्रचार किया गया 
था तो -- सम्भवतया उसकी वजहसे तो जनसाधारण प्रदर्शन आदियें वेसा उत्साहपूर्ण 
सहयोग न दे सकता और न इतने सारे लोग हिसात्मक कारंवाईमें शामिल हो सकते। 
साथ ही साम्राज्यके प्रति कैसी ही प्रबल कत्तंव्य-मावना हो, उसके चलते वेयक्तिक 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट १४५ 


स्वतन्त्रताकी पवित्रताकी अवमानना नहीं की जा सकती और न गैर-कानूनी तौरपर 
खले आम या गप्त रुपसे बरती निर्देयता और अनचित दबावकी ओरसे ही अँखें बन्द 
की जा सकती हैँ। जो सबूत हमने इकट्ठे किये हँ और जो अदालती विवरण हमन 
पढ़े हें, उनसे बिलकुल सिद्ध हो जाता है कि रंगरूट भरती करने और युद्ध-कोषके 
लिए चन्दा तथा ऋण प्राप्त करनेके लिए जो तरीके अपनाये गये वे नतिक और 
सामाजिक दबावके तरीकेसे बिलकुल भिन्न थे। और ऐसी बात नहीं है कि स'र माइ- 
केल ओ'डायर इनसे अपरिचित थे। सच तो यह है कि अनिवाये भरतीकी बात भी' 
खुलेआम की गई, इसका सुझाव दिया गया, इसका समर्थन किया गया, और हम यह 
कहे बिना नहीं रह सकते कि खुली अनिवार्य भरती इस तथाकथित एंच्छिक भरतीकी 
तुलनामें कहीं बेहतर होती। यह तथाकथित ऐच्छिक भरती वास्तवर्म अनिवाय भरतीसे 
भी खराब सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें केवल कमजोरोंको ही दबाया गया और भरती 
होनेके लिए मजबर किया गया, जब कि मजबूत हछोग साफ बच गये। 
आइए, .हम देखें कि वास्तविकता क्‍या थी। दिल्ली-कार्यक्रम निश्चित होनेके 
बाद ही ४ मई, १९१८ को सर माइकेलने एक सभामें कहा: “नियमित सेनाके लिए 
२००,००० आदमी चाहिए--यदि सम्भव हो तो ऐच्छिक भरतीसे, लेकिन जरूरी हो 
तो अनिवायें भरती करके।” उसी सभामें बोलते हुए कर्तेल पॉपहम यंगने कहा: 
इस प्रयत्वका कितना भार किसपर डाला जाये, यह निरचय करते समय यह 
अवध्यंभावी है कि बहुत-सें लोगोंको राह दिखानो पड़े, यहाँतक कि मजबर भी 
करना पड़े। हम ऐच्छिकताके आधारपर ही काम करना जारी रखेंगे। हम 
प्रत्येक जिले, तहसील या गाँवकी साधन-सम्पन्नताके हिसाबसे उसके लिए कोटा 
तय कर देंगे, और ज्यादातर जगहोंसे हमें बिना दबाव डाले जितनेकी जरूरत 
होगी, उतने आदमी मिल जायेंगे। लेकिन करत्तेव्यकी पुकारपर सामने आनेवाले 
लोगोंके साथ न्याय कर सकनेको दृष्टिसे हमें पर्याप्त सत्ता भी प्राप्त होनी 
चाहिए। हमें ऐसा कह सकनेकी स्थितिम होना चाहिए कि अगर किसी स्थान 
विशेषके लोग सेनाके लिए अपने कोटेके आदमी नहीं दे पायेंगे तो सरकार 
हस्तक्षेप करेगी और उनकी ओरसे वह खुद उतने आदमी चुनकर फौजसें 
भरती कर लेगी। 
इसी सभामें सर भाइकेल ओ'डायरने निम्नलिखित बात कही: 
भरतीकी बातं समाप्त करनेसे पहले में अनिवाय भरतीके विषयमें कुछ 
दब्द फहूँगा। निःसन्देह, पाँच लाख सेनिकोंकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए 
कोई भी भारतके सारे पुरुष-समाजकों अनिवायें रूपसे फौजमें भरती करनेकी 
बात नहीं सोचता; और अगर भरतीको अनिवार्य बनाये बिना हमारा कास चल 
जाये तो मुझसे ज्यादा खुशी किसीको नहीं होगी। लेकिन हालाँकि पंजाबने अभी- 
तक ऐच्छिक भरतीके रूपमें शानदार योग दिया है, फिर भी हमें यह तथ्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इससे उसपर बहुत अधिक भार पड़ा है और यह भी 
१७-१० 


१४६ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


कि कहीं यह भार ज्यादा रहा है, और कहींपर कमं। जिन कबीलों और 
इलाकोंने इस दिश्यामें अपने कत्तंव्यका पालन किया है, उनमें उन लोगोंके प्रति बहुत 
असन्‍्तोष है जिन्होंने अपना कत्तेव्य पूरा नहीं किया है। जमोंदार तबकेके लोग 
ऐसा सोचते हें कि धन और जन दोनों ही मामलोंसें युद्धका ज्यादातर बोझ 
उन्हें ही उठाना पड़ रहा है, और ऐसे-बहुतसे वर्ग हें जो धन या जन, दोनोंमें 
से कुछ भी नहीं दे रहे हें। विभिन्न वर्गोके ऊपर बोझकी असमभानता हमेशा ही 
एक उचित शिकायतकी बात होती है। यह शिकायत उस समय और भी तीक्र 
हो उठती है जब आदमियोंकी जरूरत बराबर बढ़ती जाती है और आदमियोंकी 
माँग अनिवार्य होती जाती है। 

कुछ क्षेत्रोंम ऐच्छिक भरती प्रणाली विफल रही है, और इस' स्थितिका 
सामना न करना कायरता होगी। हम वचन दे चुके हें, और हमें समय रहते 
उसे पूरा करनेके लिए कदम उठाने होंगे। मेरा विश्वास है कि पंजाबमें तो 
बहरहाल यह भावना काफो प्रबल है कि जरूरी कोटा पूरा करनेके लिए प्रान्तके 
अन्दर और विभिन्न प्रान्तोंमें भी किसी-न-किसी रूपसें अनिवायं भरतीका तरीका 
लागू किया जाना चाहिए; जंसे हर दस या पन्द्रह या बीस आदमसियोंके बीचसे 
एक तगड़ा-तन्दुरुत्त आदमी पर्चो डालकर भरतीके लिए चुना जाये। इन लोगोंके 
सामने यह विकल्प हो कि वे सेनामें भरतीसे बचना चाहें तो राज्यको कुछ 
आश्िक दण्ड देकर मुक्ति पा लें। मुझे आद्या है कि मेरे श्रोताओंका एक बड़ा 
बहुमत मुझसे सहमत है, और यदि ऐसा हो तो यह ठीक ही होगा कि यह 
प्रान्त, जो अभीतक मुख्य रूपसे युद्धका भार वहन करता आया है, अपने विचार 
स्पष्ट दाब्दोंमं प्रकट करे। निर्णय करना तो खर दूसरोंके हाथोंमें है। लेकिन 
सज्जनो, यह यन्त्र एकाएक तो गति नहीं पकड़ सकता, जब कि आदमियोंकी 
जरूरत तात्कालिक है। ऐसी दशामें जो बात जरूरी लूगती है वह यह कि सरकार 
अपने हाथमें ऐसी सत्ता ले ले जिसके बलपर वह विभिन्न प्रान्तोंकी अपने-अपने 
कोटेके आदमी देनेके लिए विवश कर सके, और इसके लिए पहलेसे ही सारी 
तेयारी कर ली जाये। हाँ, यह बात जरूर रहेगी कि यदि ये कोर्ट ऐच्छिकताके 
आधारपर पूरे हो जायेंगे तो बलात्‌ भरती नहीं की जायेगी । 


पंजाब सरकारने एक गदती पत्र जारी किया था जिसमें चन्दा प्राप्त करनेके 

लिए कुछ सुझाव दिये गये थे। इन सुझावोंकों तभी कार्यरूप दिया जा सकता था 

जब लोगोंपर नाजायज दबाव डाला जाता। हम उस गदहती-पत्रका एक अनुच्छेद नीचे 
दे रहे हें: 

में कहता चाहूँगा कि डिप्टी कमिइनर, सुनासिब तौरपर किस शहरसे 

कितने धनकी अपेक्षा रखी जायें, इसका तखमभीना रूगाकर इस [ धन-संग्रह | 

अभियानमे काफी मदद कर सकते हें। इस कासमें उन्हें स्थानीय आय-करके 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १४७ 


आँकड़ोंसे बड़ी सहायता मिलेगी, खासतौरसे वहाँ जहाँ तत्सम्बन्धी विशेष कार्यालय 
द्वारा हाल ही में नये सिरेसे कर-निर्धारण किया गया है। आय-करके आँकड़ोंसे, 
जिन व्यक्तियोंसे युद्ध-ऋणमें सददकी आशा की जाती है, उनकी सापेक्ष आर्थिक 
दशाका भी किसी हृदतक एक विदवसनीय अन्दाजा मिल जाता है और उसके 
आधारपर एक मोटा सापदण्ड स्थिर हो जाता है, जिसके बारेमें खयाल किया 
जाता है कि कुछ जिलोंमं वह राग भी किया जा रहा है। किसी भी व्यक्तिके 
ऊपर कर रूगाते समय उसकी जो आय कूती जाये, उस आयका औसतन आधार 
या एक चौथाई धन वह युद्ध-ऋणमें दे सकता है, ऐसा सानना अनुचित नहीं 
होगा। किसी व्यक्तिने युद्ध ऋणमें पर्याप्त रुपया लगाया है था नहीं; सो उसी 
सिद्धान्तवके अनुसार तथ किया जाना चाहिए। मोटठ तौरपर यह कसौटी, या 
स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार जो अन्य कसौटी ठीक रूगे, उसे राग करके 
डिप्टी कमिशनरोंकों बराबर यह देखना चाहिए कि उनके क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत 
आनंवाले शहर और गाँव या व्यक्ति अपेक्षित योग दे रहे हें या नहीं। 
फिर डिप्टी कमिदनरकों चाहिए कि वे विशेष सभाएँ करके, साहुकारोंकी 
स्थानीय समितियाँ बनाकर और इसी प्रकारके अन्य उपायोसे न्यूनतम देयके रूपसें 
कती गई रकम इकटठी करें। इतना तो कमसे-कम उन्हें करना ही चाहिए। 
बड़े नगरोंमें न्यायिक अधिकारियों, अतिरिक्त सहायक कमिश्नरों या तहसील- 
दारोंकी अध्यक्षतामें व्यापारियोंकी स्थानीय समितियाँ संगठित करनेसे ऋणकी 
माँगका शायद सनन्‍्तोषजनक विभाजन हो सकेगा। विभिन्न शहरों और समुदायों 
द्वारा प्राप्त रकमोंके तुलनात्मक विवरण समय-समयपर प्रकाशित करके उनमें 
परस्पर होड़की भावना पेदा को जा सकती है। सनद, कुर्सी और विशेष प्रमाण- 
पत्र देनेंका वादा करनेसे भी धन प्राप्त करनेमें सहायता मिल सकती है। 
दूसरी ओर धनवान नागरिकोंको साफ-साफ बता दिया जाये कि यदि वे इस 
मासलेसें अपना कत्तंव्य नहीं करेंगे तो म्युनिसिपल नोटिफाइड एरिया कमेटियोंमें 
नामजदगी करते समय, या अवेतनिक मजिस्ट्रेटोंकी नियुक्तिके समय था और 
रूपोंमं सरकारी सम्मान देते समय इस बातकों याद रखा जायेगा और उन्हें 
इस आधारपर ये पद और सम्मान नहीं दिये जायेंगे क्योंकि य॑ सम्मान तो उन्हीं 
लोगोंके लिए सुरक्षित हैं जिन्होंने प्रशासनकी सहायता करनेकी अपनी इच्छा 
कार्यरूपमें व्यक्त की है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि छोट सरकारी कर्मचारियोंने लोगोंकें ऊपर दबाव 
डाला। अम्बाला जिलेके एक व्यक्तिको एक पत्र लिखा गया “जिसमें उससे कहा 
गया था कि वह छाला रंगीलाल, सब-जजकी माफफंत डिप्टी' कमिशनरको सूचित करे 
कि युद्धऋणमें वह कितना धन लगाना चाहता है।” इस' पत्रका अभिप्राय तो स्पष्ट 
ही है। 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


इस कार्यमें न्‍्याय-व्यवस्थाकी सहायता भी ली गई है। चकवालके एक प्रथम 
श्रेणीके मजिस्ट्रेट १९१७ के फौजदारी मुकदमा संख्या ८२ में एक अभियुक्तकों इस 
टिप्पणीके साथ छोड़ दिया कि “अभियुक्त और उसके भाईने मिलकर अवबर डे फण्ड' 
में ११० रुपये चन्दा दिया है, और जबानी समझौतेके अनुसार अभियुकतको बरी किया 
जाता है। 
मेहरसिह वलद दौलतसिह ने १९१७ के मुकदमा संख्या ३६ में उसी अदालतमें 
आय-करमें कमी करानेके लिए अर्जी दी थी। अर्जी रद करते हुए मजिस्ट्रेटने और बातोंके 
साथ यह भी कहा: 
युद्धके फारण खच्चरोंसे भारी आय होती है, लेकिन आपसिकर्तान युद्ध-कोय 
या युद्ध-ऋणमें एक पाई भी नहीं दी है। उसके एक लड़का भी है जिसे उससे 
फौजम भरती नहीं कराया है। 
मुजफ्फरगढ़ जिलेमें लेहिया नामका एक गाँव है। वहाँ छोगोंकी एक बड़ी भीड़ने तायब 
तहसीलदारका घर घेर लिया, और चपरासी तथा गाँवके पुलिस कान्स्टेबलकों मारा- 
पीटा। कुछ लछोग गिरफ्तार किये गये। इनमें से ५२ लोगोंपर भारतीय दण्ड विधानके 
खण्ड १४७ के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। अपीरू करनेपर दौरा जजने कुछ 
लोगोंको छोड़ दिया और कुछकी सजा घटा दी। दौरा जज श्री कोल्डस्ट्रीमने अपने 
फैसलेमें कहा कि “ लोगोंके मनमें बिलकुल सही शिकायतें थीं जिन्हें ये किसी प्रकार 
व्यक्त करना चाहते थे।” उन्होंने आगे कहा: 
यह सभी जानते हें कि मुजफ्फरगढ़के जेलदारों और लम्बरदारोंपर युद्ध-प्रयासमें 
सदद देनके लिए दबाव डाले जानेके कारण वहाँके अधीनस्थ अधिकारियोंने तदर्थ 
ऋण प्राप्त करने और रंगरूट भरती करनेके लिए प्रयत्न किये, जिनके परिणाम- 
स्वरूप कई स्थानोंपर बहुत जबरदस्त झगड़े हुए। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा 
कि अकसर ये तरीके गेरकानूनी, आपत्तिजनक, दसनकारी तथा सरकारके मंशाके 
विरुद्ध थे। शहरोंसे दर, आन्तरिक क्षेत्रोंमें लोगोंको ये तरीके असह्य मालम हुए। 
ये कार्य सरकारी पक्षकी ओरसे तो सिद्ध किये नहीं जा सकते थे, और इस 
समय जिस ढंगका सामला विचाराधीन है उसमें बचावके रूपमें उनके प्रमाण 
प्रस्तुत किये जायें, ऐसी अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। न्‍्यायकी रक्षाके लिए यह 
बात स्पष्ट कर देवा जरूरी है, भले ही ऐसा करनेमें मुझे अदालतों मिसिलसे 
बाहर जाता पड़े। जंसा कि मेंने पहले कहा, जिन तथ्पोंका मेंने उल्लेख किया 
है, वे सर्वज्ञात हें। 


जज महोदयने यह मत व्यक्त किया कि जिन दमनकारी तरीकोंका सहारा लिया गया वे 
सरका रके मंशाके विरुद्ध थे। हमने जिन-जिन संस्थानोंका दौरा किया उन सभी जगहों- 
पर हमें बताया गया है कि अपने अत्याचारपूर्ण व्यवहारके लिए लोगोंके बीच कुर्यात 
सरकारी अधिकारियोंमें से' कई की, बजाय इसके कि उन्हें सावेजनिक रूपसे फटकार 
बताई जाती, तरक्की कर दी गई है। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट १४९ 


शाहपुर जिलेमें तो दुर्भाग्यवश एक तहसीलदारकी ह॒त्या ही कर दो गई। इस' 
मामलेकी सुनवाईके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया। जिलेके ४६ 
निवासियोंपर मुकदमा चला, जिनमें से ४ लोगोंको फाँसीकी सजा दी गई और १२ 
लोगोंको कालेपानीकी, ८ लोग छोड़ दिये गये और १२ व्यक्तियोंकों अन्तमें निर्दोष 
ठहराकर बरी कर दिया गया। सर माइकेल ओ' डायरकी टिप्पणी, जिसमें से हमने उक्त 
तथ्य लिये हे, में कहा गया है कि मृत तहसीलूदार सैयद नादिर हुसैनपर छोगोंके साथ 
दुव्यंवहार करनेके गोलमोल आरोप छरगाये गये थे ; और न्यायाधिकरणने सफाई पक्षकों 
पूरी आजादी दी थी कि वह ऐसे तथ्योंसे सिद्ध करे जिनसे अपराधकी गुरुता कम होती 
हो, लेकित अलावा इस तथ्यके कि सैयद नादिर हुसैनने भरतीके' जो तरीके अपनाये थे 
वे जबरन भरतीके तरीकों-जैसे थे, उसके विरुद्ध और कोई बात सिद्ध नहीं हो सकी, 
और न्यायाबिक रणने अपने निर्णयमें कहा कि मृत व्यक्तिकी ख्यातिपर किसी अनाचारका 
कलंक नहीं लग सका है। 
हमारी सम्मतिमें, यह स्वीकारोक्ति कि जबरन भरतीका तरीका अपनाया गया 
था, स्वयं ही निनन्‍दनीय है। लेकिन सर माइकेल ओडायरने मुकदमेमें दी गई गवाहियाँ 
अवश्य पढ़ी होंगी। मृत तहसीलदारके पेशकार मुहम्मद खाँने सबूत पक्षकी ओरसे जो 
बयान अदालतमें दिया वह यह है: 
तह॒तील शरका तरोका यह था कि वह पटवारीसे गाँवके सब पुरुषोंकी एक सुचो 
बनवा लेता था। यह सूची मिल जानेके बाद तहसीलदार उस गाँवमें जाता था 
और रंगहूटोंकी भरतीके मामलेमें कोई आपत्ति होती थी तो उसकी सुनवाई 
करता था। जिस परिवारमें तीन या चार भाई होते थे उससे वह फौजके 
लिए एक या दो आदमी देनेको कहता था। . . . उसने पड़ोसके गुलना इलाकेसे 
कुछ भगोड़ोंकों पकड़कर गारदकी देखरेखमें भरती करनेवाले अधिकारीके पास 
भिजवाया था। . . . तहसीलदारत इस सूचोर्में कई नामोंके आगे यह भी लिख 
रखा था कि इन्हें रंगहूट चुना गया है। . . - इस इलाकेके जमींदार, तहसील- 
दारके आनेकी खबर सुनकर आमतौरपर भाग जाते थे, क्योंकि वे नौकरीके 
आदी नहीं थे और तहसीलदारके सामने आनेसे डरते थे। 
विशेष न्यायाधिकरणके अध्यक्षने अपनी टिप्पणीमें निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था: 
नादिर हुसन शाह जरूरतसे ज्यादा उत्साही था और व्यवहारकुशलताका 
सर्वधा अभाव होनेके कारण वहु इन उम्र लोगोंको, जो सेनामें नौकरी फरनेके 
अम्यस्त नहीं थे, प्रभावित नहीं कर सकता था। . . . इन लोगोंके पीछे सेनिक 
सेवाकी कोई परम्परा नहीं थी . . .। ६ फरवरीको पटवारीने चक लुढ़काँकी 
सूचियाँ तैयार कीं। सरकारने पुरुषोंकी ऐसी एक सूची बनानेका आदेश दिया 
जिससें उनके सम्बन्ध आदि तथा आयु भी लिखी जानी थी। अतः ६ फरवरीकों 
वहाँके पुरुषोंकों यह मालूम हो गया कि उन्हें फौजमें भरती किया जानेवाला 
है, और इसके साथ ही वहाँ घबराहुट और सनसनी फल गईं। 


१५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


मालगुजारी सहायक (रेवेन्यू असिस्टेंट) खान अहमद हुसैन खाँने अदालतके' सामने 
बयान दिया: 


मेंने एक शिकायत यह सुनो कि उसने [मृत तहसीलदारने | पुरुषोंको 
उनकी औरतोंके सामने नंगा खड़ा होनेपर विवश किया . . : मेंने ऐसी कोई 
घटना नहीं सुनी जिसमें किसी औरतको काँटोंसे यन्त्रणा पहुँचाई गई हो, लेकिन 
मेंने यह अवश्य सुना कि पुरुषोंको कटीली झाड़ियोंके बोचमें रोककर रखा 
गया। जून माहकी इन घटनाओंके बारेमें मेंने बस सुना-भर है। मेंने यह सब 
होते हुए अपनी आँखोंसे कभी नहीं देखा। मेंने जो-कुछ कहा है, वह मेंने जेल- 
दारों और अन्य जमींदारोंकी जबानी सुना है। हजारा मियानीके गुलाम मुहस्मदने 
मुझे बताया कि कौरा कोट और पढठानोंके किसी गाँवमें भी, शायद गुरनामें, कुछ 
औरतोंके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। उसने मुझे बताया कि कुछ औरतों- 
को पहले मीढ़ रांझा, और वहाँसे भुलवल ले जाया गया ताकि उनके सम्बन्धी 
पुरुषोंपर दबाव पड़े और वे या तो लौट आयें या फौजमें भरती हो जायें। मेंने 
यह भी सुना कि तहसीलदारके साथियोंन फरार हो जानेवाले आदम्मियोंकी फसल 
मवेशियोंसे चरवा दी और उनके घरोंको लूट लिया। मेंने सुना है कि बूचा- 
कलाँफके शेर अलोके पास तहसीलदारके जोड़ें हुए १५,००० या १७,००० रुपये 
थे। लोगोंका कहना था कि यह रुपया भरतीके मामलेसें सिल्ी घूसका था। 
मेने यह भी सुना है कि दर अलीन यह रुपया खुद हड़प लिया। . : - गाँव- 
वालोंको शिकायत सिर्फ फौजमें भरतीके बारेमें थो। वे फौजमें भरती नहीं 
होना चाहते थे - - -। यह मेंने बाद जाकर सुना कि घुल्लापुरकी दो औरतों- 
पर जूनके महोनेमें अत्याचार किया गया था। खुद तहसीलदारन मुझे बताया 
कि छानोरेहाँमें बहुत-से पुरुष भाग गय थे, और इसलिए उनपर दबाव डालनके . 
खयालसे उस (तहसीलदार) न गाँववालोंकी खड़ी फसल मेवशियोंसे चरवा दी 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि फरार लोग वापस लौट आये। तहसीलदार- 
के आनसे पहले ही गाँववाले गाँव छोड़कर भाग गये थें। 
अदालतने स्वभावत: यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि मृतक व्यक्तिके विरुद्ध दुव्यंव- 

हारका आरोप सिद्ध होता है। उसने कहा: 

मालगुजारी सहायक, खान अहमदखाँन हमारे अनुरोधपर तहसीलदारके 
व्यवहारके बारेमें जो-कुछ सुना था, वह सब बता दिया। लेकिन कुल मिलाकर 
हमारे सामने जो सबूत आये हें उनसे प्रकट होता है कि सबत पक्ष द्वारा जो 
तथ्य स्वीकार किया गया है, अर्थात्‌ यह कि भरतीका तरीका जबरन भरतीके 
समान था, उस तथ्यके अलावा तहसीलूदारके विरुद्ध रूगाया गया दुव्येवहारका 
अन्य कोई. दृष्टान्त सिद्ध नहीं हुआ है। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धम कांग्रसकी रिपोर्ट १५१ 


इस सबन्धर्में सरकारी विज्ञप्तिमें कहा गया कि उसने लोगोंका अपमान नहीं किया 
था और न उनकी भावनाओंको ही ठेसत पहुँचाई थी।” अदालतने ऐसी कोई बात अपने 
निर्णययमें नहीं कही है कि जिसके आधारपर सरकारी विज्ञप्तिमें इस' प्रकारका दावा 
किया जा सके। इसके विपरीत यदि सरकार मालगुजारी सहायकको प्राप्त और अदालत- 
को दी गई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारीके आधारपर सचाईका पता चलाना चाहती 
तो उसने, ह॒त्याके मुकदमेसे अलग, तहसीलदारके विरुद्ध लगाये गये दुव्यंवहारके आरोपों- 
की' गहरी जाँच-पड़ताल कराई होती। 

हमने कुछ बहुत ही व्यक्तिगत किस्मके साक्ष्य जमा किये हे, जो चूँकि अत्यन्त 
गम्भीर ढंगके हे इसलिए उन्हें हम इस' रिपोर्टके साथ नहीं छाप रहे हे। ये साक्ष्य 
गांधीजीने जमा किये है; और वे ही इस मामलेमें पंजाब सरकारसे लिखा-पढ़ी कर 
रहे हैं। 

उसी जिलेमें एक दूसरा मामला हुआ जिसमें कहा जाता है कि लोगोंकी भीड़ने 
एक गाँव घेर लिया और सात आदमियोंकी गिरफ्तारी रोकनेकी कोशिश कौ। इस 
भीड़पर पुलिसने गोली चछाई और कुछ लोग हताहत हुए। अद्दालतने बचाव पक्षकी' 
यह दलील रद कर दी' कि लोग चूँकि फौजमें भरती होनेसे डरते थे, इसलिए उन्होंने 
विरोध किया था। लेकिन विरोध किया गया और गोली चलाई गई, यह तथ्य 
ही इस' आरोपको सिद्ध करता है कि अत्याचारपूर्ण तरीके अपनाये गये थे। 

मल्तान डिवीजनमें कबीरवाला तहसीलकी कोर्ट ऑफ वाडंसके अन्तर्गत आने- 
वाली एक रियासतका मंनजर भरती करनेके लिए खीजी कबीलेमें गया। वहाँ कुछ 
हाथापाई और मारपीट हुई, जिक्षमें कुछ लोग हताहत हुए। सरकारी वकीलन मनेजरके 
विरुद्ध मुकदमा चलानेकी अनिच्छा प्रकट कर दी। तथापि यह प्ररइन तो रह ही जाता 


है कि मैनेजर कबीलेवालोंके बीच क्‍यों गया, और उन लोगोंने किस बातका और 
किस' कारण विरोध किया ? 
आंशिकरूपसे इस' प्रशनका जवाब हमें सर माइकेल ओ'“डायर द्वारा प्रकाशित किये 
गये भरतीके आँकड़ोंसे मिल जाता है। दिसम्बर १९१७ के अन्तमें मुल्तान जिलेमें भरती 
होनेवालों की कुल संख्या ७५९ यानी प्रति ५८६ पुरुषोंके पीछे १ थी। नवम्बर १९१८ के 
अन्ततक यह संख्या बढ़कर ४,६३६ यानी प्रति ९३ पुरुषोंके पीछे १ हो गई। ऐसी 
आदचर्यजनक वृद्धि तो दबाव और जबरदस्तीके तरीकोंसे ही सम्भव हो सकती है। 
कमिश्नरने कहा: 
मुझे लगता है कि चन्द लोगोंको छोड़कर जिलेके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने अपना 
कत्तेव्य नहीं किया है। बजाय इसके कि बे अपने परिवारके लोगोंको फौजमें 
भरती करायें, उन्होंने अपनेसे छोटे तबकेके लोगोंको पेसा देकर या मजबूर 
करके भरती करानेकी कोशिश की; कुछ मुखियोंने दबावके आपत्तिजनक तरीके 
अपनाये, जिसके परिणामस्वरूप कहों-कहों सार्वजनिक शान्तिभंग होनेकी वारदातें 
भी हुईं। बहुत-से मामलोंमें दूसरे जिलों और डिवीजनोंके बाहरी लोगोंको अपने 
यहाँका दिखाकर उन्हें धोखेसे फौजमें भरती करनेकी सफल कोशिशें की गईं; 
हालाँकि ऐसा करना सरकारी आदेशके विरुद्ध था। 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


अतः इसमें आश्चर्यक्री कोई बात नहीं, अगर सर माइकेल ओडायरको मजबूर होकर 
इस' तथ्यका निनन्‍द्रापू्वक उल्लेख करना पड़ा कि फौजमें भरती होनेवालोमें से बहुत-से 
लोग अपने डिपो या यूनिटोंको छोड़कर भाग गये, और दरअसल बहुत थोड़े-से ही लोग 
थे जिन्होंने मंदानमें दुश्ममका सामना किया। 

अम्बाला डिवीजनके कमिश्नरने रिपोर्ट दी कि: 


कोटा पूरा करनेकी दृष्टिसे लोगोंने एक और तरीका अपनाया जो किसो 
हृदतक स्वाभाविक ही था। उन्होंने नौजवानोंकों फौजमें नाम लिखानेका प्रलोभन 
देनेके उद्देश्यसे उन्हें बड़ी-बड़ी रकमें दीं। ऐसे एक-एक नौजवानकों ५०० या 
१,००० रुपयेतक दिये गये। 


एक दूसरा प्रचलित तरीका यह था कि माने हुए बुरे आचरणके लोगोंको मजबूर 
किया जाता था कि वे या तो फौजमें नाम लिखायें या भारतीय दण्ड विधानके खण्ड 
१०९ या ११० के अन्तर्गत सदाचरणकी जमानत दें। १९१७ के फौजदारी न्याय- 
प्रशासनके बारेमें प्रकाशित रिपोर्टर्मे कहा गया है: 


जिला मजिस्ट्रेटोंने इस वर्षके दौरान काफी समय भरतीके कामको दिया। भारतीय 
दण्ड विधानके खण्ड ११०के अन्तर्गत आमतौरपर जितने लोगोंसे मुचलका लिया 
जाता रहा है, उस संख्यामें भारी कमीका सुख्य कारण सेनामें बड़े पेमानपर 
भरती है। 


एक सरकारी अधिकारी करनाल जिलेके यारा नामक गाँवमें गया। वहाँ कई लड़- 
कोंको स्वेच्छासे फौजमें भरती होनेके लिए राजी कर लिया गया। उनमें से' एक लड़केके 
पिताने मजिस्ट्रेटसे बहत मिन्नत की कि उसका एकलौता लड़का उससे न छीना जाये। 
मजिस्ट्रेंटनं उसकी एक न सुनी, इसपर उत्तेजना फैली और हाथापाई हुई। भारत 
रक्षा अधिनियमके अन्तर्गत कुछ लछोगोंपर मुकदमा चलाया गया और उनमें से पाँचको 
सजा हो गई। अपील करनेपर सजा रद कर दी गई। अदालतके फैसलेसे लगता है कि 
छोटी अदालतने अपना निर्णय जिला मजिस्ट्रेट श्री' हैमिल्टनके स्पष्ट आदेशोंके अनुसार 
किया था। अपील अदालतने उक्त निर्णयपर अपनी सम्मति देते हुए कहा: 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समयपर जारी किये आदेशोंसे साफ प्रकठ होता है कि 

यदि इन अपीलकर्त्ताओंने अपने निकठ-सम्बन्धियोंमें से फौजके लिए रंगरूठ दिये 

होते, अथवा वे स्वयं फौजमें भरती होनेके योग्य होते, तो उन्हें छोड़ दिया गया 

होता -- बशतें कि उस गाँवसे शुरूमें जो २० रंगरूट देनेको कहा गया था, उतने 

रंगरूठ उन्होंने दे दिये होते। 
सच तो यह है कि २० रंगरूट तो दिये ही गये थे, छेकिन मजिस्ट्रेट तो स्वयं उन अभि- 
युक्‍्तोंसे ही बीस रंगरूट चाहता था। 

गुजराँवालामें भरतीके परिणामोंसे सन्तुष्ट न होनेके कारण १९१७ में सर माइकेल 
ओ'डायरन वहाँके छोगोंको उनकी गफलतके लिए काफी फटकारा। अब यह संयोग 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १५३ 


रहा हो या सोच-समझकर किया गया हो, इसके बाद ही तत्कालीन डिप्टी कमिश्नरका 
तबादला हो गया और उनकी जगह करने ओन्रायन नियुक्त हुए। उनके आते ही 
भरतीकी रफ्तार एकदम बढ़ गई। अगस्त १९१८ में गुजराँवालामें आयोजित एक 
दरबारमें सर माइकेल ओ'डायरने भरतीके परिणामके बारेमें इस प्रकार कहा: 


एक वर्ष पहलेतक गुजराँवालाके ३,३८८ आदमी फौजमें थे, अर्थात्‌ कुल पुरुष 
जनसंख्यामें १५० के पीछे केवल एक आदमी। पिछले महीनेके अन्ततक उसके 
११,७६५ आदसी फौजमें थे, अर्थात्‌ मर्दोकी कुल जनसंख्यामें से प्रति ४४ 
पुरुषोंक पीछे एक आदमी, और फौजी-सेवाकी उम्नके आदसियोंमें से प्रति १४ 
पुरुषोंके पीछे एक आदमी । इस प्रकार आपने एक सालके अन्दर ८,५०० जवान 
दिये हें। यहू सफल संगठनका एक शानदार उदाहरण है, जिसका मुख्य श्रेय 
आपके डिप्टी कसिइनर कर्नल ओबम्रायन और उनके सहायकोंके प्रेरणाप्रद और 
उत्साहपूर्ण सार्गदशेनर्में आपकी जिला युद्ध-परिषद्‌ द्वारा किये गये अविश्वान्त 
प्रयत्नोंको है, जिन प्रयत्नोंमें प्रभागीय भरती-अफसर मेजर बान्जे तथा उनके सह- 
कारियोंने भी खासा हाथ बँठाया। 


भरतीके काममें सफलता जिन तरीकोंसे प्राप्त की गई उनका विशद्‌ विवरण हमें 
गूजराँवाला, मनि्यावाला, चूहड़खाना, हाफिजाबाद और अन्य स्थानोंके प्रत्यक्षदर्शियोंसि 
मिला है। हमने जो बहुत सारे बयान इकट्ठे किये हे उन्हें हम परिशिष्टमें दे रहे हें। 
यहाँ हम उनमें से केवल एक विशिष्ट बयानका कुछ अंश दे रहे हें। यह बयान गुजराँवाला 
जिलेमें रतालीके हिस्सेदार, सरदार खाँने बेरिस्टर श्री लाभसिह, एम० ए०, बार-एट- 
लॉके सामने दिया था, जिन्हें साक्ष्य एकत्र करनेके लिए विशेष रूपसे नियुक्त किया 
गया था। सरदार खाँने कहा: 


तहसीलदार बशाखके महीनेमें हमारे गाँवमें आया। रातको डुग्गी पीटकर 
मुनादी करा दी गई फि सुबह सब लोग गाँवके दायरे [ मंदान [में उपस्थित हो 
जायें | चूंकि यह्‌ फसलकी कटाईका मौसम था और साथ ही लोगोंमें जबरदस्ती 
फौजमें भरती किये जानेका भय भी था, इसलिए सुबह थोड़ेसे ही लोग दायरेसमें 
इकट्ठ हुए। इसपर तहसीलदारने लगभग ६० या ७० लोगोंपर जुर्माना ठोक 
दिया। जुर्मानेकी कुल रकम १,६०० दपये थी। लोगोंको फिर आदेश दिया गया 
कि वे गुजराँवाला स्थित मुख्य कार्याल्यमें हाजिर हों, जो गाँवसे १८ मील 
दूर पड़ता है। जब नियत दिनको लोग वहाँ गये तो उन्हें एक कतारमें खड़ा 
कर दिया गया और उनमें से ७ जवानोंको छाँट लिया गया। यह तहसीलदार 
फतेहखाँने खुद किया। बाकी लोगोंको गालियाँ दी गईं, मारा-पीटठा गया और 
उनसे कहा गया कि वे और रंगरूटद लायें। (बयान संख्या ५९१)। 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय' 


भरती करने और युद्ध-छणके' लिए धन वसूलनेके तरीकोंके बारेमें लायलपुरके 
एक वकील सरदार सनन्‍्तर्सिहने निम्नलिखित बयान दिया है: 


इस जिलेमें जबरदस्तो युद्ध-ऋण वसुल किया गया था। सरकारी उपाधि- 
लोलप लोगोंने खुद सरकारी सम्मान पानेके लिए जन-साधारणसे युद्ध-ऋण वसूला। 
प्रति मुरब्बा जमीनपर जबरदस्ती ३३ रुपये वसूल किये गये। किसीको नहीं 
बर्शा गया। जो आदमी दिवालिया करार दिया जा चुका था, उसे भी यह 
रकम चुकानी पड़ी। इस उगाहीका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। यह प्रस्ताव 
किया गया कि जिसके पास एक मुरब्बा जमीन हो वह सरकारको ३३ रुपये 
दे जो कि एक एकड़ जमीनकी कोमत है। किसी मुरब्बंदारसे राय नहीं ली 
गई। यह प्रस्ताव उपाधि-लोलुप लोगोंकी ओरसे आया था। स्थानीय अधिकारि- 
योंने इसे स्वीकार कर लिया, किन्तु सरकारने इसमें सुधार कर दिया। बजाय 
चन्देके, यह रकम सरकारन ऋणके रूपमें स्वीकार की। इस 'रकमपर सिलने- 
वाला ब्याज ऋण देनेवाले व्यक्तियोंको न सिलकर गाँवके सुधार-कार्योंमं लगानेका 
नि*चय किया गया। 

चक संख्या २६ के जी० एस० उत्तर्मासहन यह रकम देनेमें आनाकानी की 
तो उसपर अभियोग लगाकर मुकदमा चला दिया गया। लेकिन रकम अदा 
करनंपर मासला वापस ले लिया गया। 

. साम्राज्यीय युद्ध सहायता कोष : प्रति मुरब्बा जमीनपर १० रुपयकी रकम 
नियत की गई। चूँकि बचनेका कोई तरीका नहीं था, इसलिए लोगोंको यह 
रकम देनी पड़ी। 

लम्बरदारोंको रंगहूट भरती करके देना पड़ता था, और न देनपर उन्हें 

दण्डस्वरूप रूम्बरदारीके अधिकारोंसे वंचित कर देनेकी व्यवस्था थी। कईको तो 

सचमुच लरूम्बरदारीसे वंचित कर दिया गया। इस प्रकार एक रंगरूटका मूल्य 

५०० रुपयेतक था। पुलिस लोगोंको पकड़कर उनसे शान्ति बनाये रखनेके 

लिए मुचलका माँगतोी थी। मजिस्ट्रेट जमानतपर छोड़नेंसे इनकार' कर देता था 

और लोगोंको हवालात भेज देता था, और जबतक वे रंगरूट देनेकाँ वादा नहीं 

करते, उन्हें वहीं पड़े रहना पड़ता था। अभियुक्तों द्वारा रंगरूटके रूपमें भरती 

स्वीकार करनंपर उनके विरुद्ध फौजदारीके मुकदमे वापस ले लिये जाते थे। 
(बयान सं० ५१६) 

इस' प्रकार सर माइकेल ओडायरने पंजाबमें नवजीवनका संचार कर दिया और 

पंजाबियोंमें अभूतपुवं एकताकी भावना उत्पन्न कर दी। इसलिए जब गत अप्रैल माहमें 

उन्होंने पंजाबकी एकता और भारतकी एकताका प्रत्यक्ष स्वरूप देखा तो वे किकत्त॑व्य- 

विमूढ़से रह॒ गये और ७ अग्रैलको उन्होंने झल्लाहटमें अपना वह भाषण दिया जिसमें से 

कुछ अंश हम पहले ही उद्धत कर चुके हेँ। उन्होंने अपने लौह-शासनके' दौरान पंजाबकों 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १५५ 


जिस गुलामीकी जंजीरमें जकड़ दिया था, उससे मुक्त होनेके लिए छटपटाती पंजाब- 
की जनताके उत्साहको एक बार फिर तोड़ डालना चाहा, और उसे तोड़नेकी हरचन्द 
कोशिश भी की। उन्हें नेताओंके हर ईमानदारी-भरे भावणमें खतरेकी गंध आने लगी, 
हर सम्मिलित कारंवाईमें षड़यंत्रका आभास होने लगा, और अन्तत: अपना आपा भूल- 
कर उन्होंने डा० सत्यपार्ल, डा० किचल' और श्री गांधीके विरुद्ध अपने आदेश जारी 
कर डाले। उन्हें जरूर ही पता रहा होगा कि जो समाज उनके शासनसे पहलेसे ही 
चिढ़ा' बैठा है," उसपर इन आदेशोंका असर आखिरकार यही होगा कि वह प्रचण्ड 
रूपसे भड़क उठगा। हम तो यहाँतक कहना चाहेंगे कि उन्होंने जनताको हिसा करनेके 
लिए आमन्त्रित किया ताकि वे उसे कुचल सकें। परिशिष्टमें जो साक्ष्य दिये गये हे, उनसे 
प्रकट होता है कि उन्होंने पंजाबियोंकों अपने कार्योसि बहुत ही प्रबल रूपसे उत्तेजित कर 
दिया, जिसके चलते वे कुछ समयके लिए आत्मसंयम खो बेठे। उन्हें इसकी भारी कीमत 
चुकानी पड़ी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपूर्व शीघ्रतासे फिर अपने ऊपर 
नियन्त्रण कर लिया है, तथा उन्हें, जिन्हें अधिकांशत: बिना किसी अपराधके ही कष्टोंकी 
जिस अग्नि-परीक्षासे गुजरना पड़ा, उसमें से वे बिलकुल शुद्ध होकर निकले हें, और स'र 
माइकेल ओ' डायरने उन्हें समझदारीका जो प्रमाणपत्र दिया था, उन्होंने अपने 
आपको उसके योग्य सिद्ध कर दिया। 


अध्याय ३ 
रौलट विधेयक 


पिछले अध्यायमें यह बात पर्याप्त रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि पंजाबकी जनताकों 
प्रान्तीय-प्रशासनने तरह-तरहसे तंग किया, और जनताके स्वाभाविक नेताओं, अर्थात्‌ 
शिक्षित-वर्गों, के! प्रति सरकार द्वारा अपनाये गये तिरस्कारपूर्ण रेयेने इन नेताओंके 
लिए जनताको नियन्त्रणमें रख सकता लगभग असंम्भव कर दिया था। तो ऐसा था 
वातावरण जब रौलट विवेयक पंजाबकी जनताके सामने आये। 

यह सवंविदित है कि जिस' समय ये दो विधेयक प्रकाशित किये गये, उस' समय 
भारतमें विप्लवकी प्रवृत्तिसे सम्बन्धित अपराधोंका लगभग कोई अस्तित्व नहीं था। 
सच तो यह है कि पिछले कई बरसोंसे, बंगाल और पंजाबको छोड़कर भारतके शेष सभी 
भागोंमें इन प्रवृत्तियोंका कोई असर नहीं रह गया था। बंगालमें आतंककारी दलका 
जन्म उस सभय हुआ जब बंग-भंगके विरुद्ध असन्तोषकी भावना अत्यन्त उम्र हो गई 
थी। पंजाबमे इस' दलके उदयका कारण पंजाब सरकार द्वारा उठाये गये वे; विभिन्न 
कदम थे जिनसे जनताम जोरोंका असन्तोष फला और कैनेडाके गर्वीले सिख प्रवासियोंके 
साथ हुए घोर दुर्व्यंवहारके' कारण इस चीजने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया। 
इन सिखोंके असन्तोषकी छुत पंजाबके कुछ स्थानीय लोगोंको भी लगी; और ' कोमा- 
गाठा मारू' नामक जहाजसे लौटनेवाले इन' प्रवासियोंके मामलेमें सःरकारने जो जबरन 


१ ओर २, इन नेताओंके परिचषके लिए देखिए रिपोर्टका अध्याय ७, भाग १ । 
३. ये विधेयक फरवरी १९१९ में प्रकाशित क्लिये गये थे । 


१५६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


दस्तंदाजी की, उससे यह असन्‍्तोष एकदम भड़क उठा।' दोनों ही प्रास्तोंमें हिसात्मक 
कारवाईकें कारण बिलकुल स्पष्ट थे, और हमारी दृष्टिमें ये कारण ऐसे नहीं थे 
जिनका निवारण और निराकरण नहीं किया जा सकता था। जो भी हो, जैसा कि 
सरकारका कहना है, भारत सुरक्षा अधिनियमकी रू से प्राप्त अधिकारोंकी सहायतासे 
उसने बंगारू और पंजाब, दोतों ही प्रान्तोंमें हिसात्मक कार्रवाइयोंपर पूरा नियन्त्रण 
स्थापित कर लिया। 

, युद्धकालमें जिन विप्लवकारी उत्मातोंके फूट पड़नेकी आशंका हो गई थी, उन्हींका 
मुकाबला करनेके लिए, यह कानून एक संकटकालीन कदमके रूपमें पास किया गया 
था। ऐसे समयमें जब कि सारी फौजी ताकत भारतसे बाहर फ्रांस और मेसोपोटा- 
मियाके थुद्धक्षेत्रोंमे लगा दी गई थी और जब भारतकी आन्तरिक शान्ति मुख्य रूपसे 
जनताकी' राजनिष्ठा और शान्तिप्रियः स्वभावपर ही निर्भर कर रही थी, इस' तरहके 
सत्ताके प्रयोगकी' बात समझमें आ सकती है। कार्यपालिका जब असाधारण सत्ता--जसे 
मार्शल लॉ--प्राप्त कर लेती है तब एक पुलिसवाला सम्भवतः चार पुलिसवालोंके बराबर 
काम कर सकेगा; लेकिन ऐस! प्रजाकी स्वतन्त्रताकी कीमतपर, उसे पुलिसकी कार्यविधिका 
नियमन करनेवाले स्वस्थ नियन्त्रगोंके लाभसे वंचित करके ही किया जाता है। इसलिए 
जब युद्ध समाप्त हुआ तो जनता बड़ी उत्सुकतासे भारत सुरक्षा अधिनियमके रद 
किय्रे जानेकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस बातके लिए वह इस' कारणसे और अधिक 
उत्सुक थी, हालाँकि सरकारने घोषणा की थी कि इस अधिनियमका प्रयोग वास्त- 
विक आवश्यकता पड़नेपर ही किया जायेगा और राजनीतिक आन्दोलनोंको दबाने या 
लोक-सेवी व्यक्तियोंकी गतिविधियोंमें बाधा डालतेके लिए इसका उपयोग कभी नहीं 
किया जायेगा, किन्तु वास्तवमें इसका उपयोग राजनीतिक स्वतंत्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके 
लिए किया गया था। एक ही उदाहरण लें, तो इसका प्रयोग श्रीमती बेसेंट और 
उनके साथियोंकों तजरबन्द करनेके उद्देश्यसे किया गया था, क्योंकि वे भारतीय स्वराज्य' 
(होमरूल) आन्दोलनके उम्र स्वरूपका प्रतिनिधित्व करते थे। श्रीमती बेसेंटके बड़से-बड़े 
शत्रुकों भी इस आन्दोलनमें हिंसाकी कोई छाया नहीं दिखाई देती थी। अतः जनताके 
सनमें सरकारकी तरफ्से पूरी तरह अविश्वास उत्पन्न हो गया था, और उसने यह' 
उम्मीद की थी कि युद्धमें भारतने जो शानदार सेवा की है उसे तथा अगस्त १९१७ की 
उस घोषणाको,' जिसमें उत्तरदायी शासनकी' स्थापनाका संकेत देनेवाले सुधारोंका उल्लेख 


१. सन्‌ १९१४ में कई सौ पंजाबी केनेडामें बसनेके लिए जद्दान द्वारा भारतसे रवाना हुए । 
लेकित केनेडाक्री सरकारने उन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया। अब वे कोमागाथ मारू नामक जहाजसे भारत 
लोट पड़े, जहाँ उन्हें केदियोंके रूपमें उतारा गया । कलकत्ताके पास बजबजमें उन्हें वापस अपने भरान्तमें 
ले जाकर नजरबन्द करनेतक के लिए सेनिक पहरेमें रखा गया। लगातार इस तरह दुर्व्यवहार सहते-सदते 
वे विद्रोह कर उठे । 

२, श्रीमतो बैलेंट और उनके साथी सर्श्री अहंडेल तथा वाडिया १० जूत, १९१७ को नजरबन्द 
किये गये थे । ु 

३. यद्द घोषणा श्री मॉण्टेग्युने भारत मन्त्रीका पद ग्रद्नण करनेके कुछ समय बाद ही १० अगस्त, 
१९१७ को की थी । 


पंजावके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १५७ 


था, ध्यानमें रखते हुए अब भारत सरकार भारत सुरक्षा अधिनियम॒को रद कर देगी और 
खुफिया विभागकी अवांछित निगहबानीसे उसे मुक्ति मिल सकेगी। 

इसलिए जब एकाएक ये दोनों विधेयक उसके सामने आये तो वह आइ्चर्यचकित 
रह गईं। विवेयकोंकों प्रस्तुत करते हुए वाइसराय' महोदयने जो भाषण दिया उससे 
यह बेचेनी और बढ़ गई, क्योंकि भाषणसे ऐसा प्रकट होता था जैसे इन विधेयकोंका 
उद्देश्य सुधारोंके अन्तगंत अंग्रेज अफस्तरोंकी सुरक्षाकों जो खतरा था, उसे दूर करना हो। 
भारतीयोंका इस विययमोें क्‍या रवेया है, इसे श्री गांधीने अपना सत्याग्रह आन्दोलन 
आरम्भ करते समय समाचारपत्रोंकों भेजे गये अपने निम्नलिखित पत्रमें! स्पष्ट किया: 

श्री गांवीने अपने पत्रमें जिस सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाकी चर्चा की, वह हम नीचे दे 
रहे है । 

अब हम यथासम्भव संक्षेपर्में विधेयक संख्या २ पर विचार करेंगे, जो रौलट अधि- 
नियमके नामसे जाना जाता है। हम विधेयक संख्या १ पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि 
स्पष्टतः जान पड़ता है कि सरकारने उसे वापस ले लिया है। 

इस अधिनियमका यह प्रचलित नाम भारत सरकार द्वारा १० दिसम्बर, १९१७ 
को नियुक्त की गई राजद्रोह समितिके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रौलटके नामपर पड़ा है। 
इस' समितिका काम निम्नलिखित था: 


(१) भारतमें विप्लववादी आन्दोलनसे सम्बन्धित अपराधमूलक षड्यन्त्रोंके स्वरूप 
और व्यापकताकी जाँच करके बताना, और 

(२) पषड़्यन्त्रोंका सुकाबला करते हुए उपस्थित होनेवाली कठिनाइयोंकी जाँच 
करना और उनपर विचार करना, तथा उनसे सरकार कारगर ढंगपर निपट 


सके, इसके लिए यदि कोई कानून बनानेकी आवश्यकता हो तो उस कान्‌नके 
विषय सरकारको परामेंश देना। 


समितिकी बैठकें और कार्यवाही गुप्त रहे, ऐसा निर्देश था। समितिने १५ अप्रैल, १९१८ 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लाहौरमें चार बैठकोंके' अछावा समितिकी सारी बैटकें 
कलकत्तामें हुईं। न्यायमूर्ति श्री रौलटने रिपोर्टकें साथ सरकारको भेजे गये अपने पत्रमें 
लिखा : 

जेसा कि हमारी नियुक्तित करनेवाले आदेशपत्रमें निर्वेशित किया गया था, हमने 

अपनी हर बेठक गुप्त रूपसे कफी। 

लोगोंको आज भी यह नहीं मालूम हो सका है कि समितिके सामने किस प्रकारके 
बयान दिये गये या बयान देनेवाले कौन लोग थे। स्वभावत: इन गवाहोंसे जनताकी 
ओरसे कोई जिरह नहीं की गई, क्योंकि समितिमें जनताका कोई प्रतिनिधि नहीं था। 

उक्त दोनों विधेयक इसी समितिकी सिफारिशोंका नतीजा थे। हमने समितिकी 
रिपोर्ट और छ्षिफारिशें पढ़ी हें। चूँकि इन सिफारिशोंका मंशा एक ऐसी परिस्थितिसे 
निपटनेकी तजबवीज करना था जो सिफारिशें करते समय मौजूद ही नहीं थीं, इसलिए 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहद्दया है। पत्रके पाठके लिए देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १३२४-२७ । 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाहइुमय 


उन्हें समझ सकना कठिन है। हम इस तकंसे सुपरिचित हें कि भारत सुरक्षा अधिनियम 
अथवा वंसे ही किसी दूसरे कानूनके अभावमें हिसात्मक कारंवाइयोंको फूटनेसे रोक 
सकनेकी कोई गारंटी सम्भव नहीं थी। इस तकंमें दो बातें पहलेसे मान ली गई हे --- 
पहली तो यह कि दमनकारी कानून विप्लववादी किस्मके अपराधोंकों सिफे दबानेके लिए 
ही जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसे अपराध तभीतक रुके रह सकते हे जबतक ऐसा कानून 
लागू रहे। दूसरे, अभी भी ऐसे लोग मौजूद थे जो विप्लववादी थे या जिनपर विप्लव- 
वादी होनका सनन्‍्देह था। 
उक्त दोनों कल्पित धारणाओंमें से पहली कल्पना तो राजनयिकताका दिवालियापन 
और विफलताकी आत्मस्वीकृृति प्रकट करती है; और दूसरी कल्पना, यदि वह सच हो 
तो, हद दर्जेकी असमर्थता प्रगट करती है। तथ्य यह है कि दमनकारी कानूनोंकी माँग 
करनेका मतरलूब है छोक-इच्छाके सामने न झुकनेका दुराग्रह; दूसरे शब्दोंमें जनताकी 
इच्छाके विरुद्ध उसपर शासन करना। रौलट विधेयक पेश होनेके अवसरपर दिये गये 
अपने भाषणमें' माननीय श्री शास्त्रीने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा 
हालाँकि, कट्टर अराजकतावादी लोग राजनीतिक सुधारोंसे सच्तुष्ट नहीं है, लेकिन 
तब भी शान्ति स्थापित करनेका सच्चा रास्ता दमन नहीं, ये सुधार ही हैें। उन्होंने 
आगे कहा: 

अराजकतावादी लोग मानसिक असन्तुलूनकी एसी दुर्भाग्यपुर्ण स्थितिमें हें, 
इसीलिए क्‍या हम यह कहेंगे कि चूँकि ये लोग राजनीतिक रियायतोंसे सन्तुष्ट 
होनेवाले नहीं हें इसलिए हम उनके बारेमें सोचेंगे ही नहीं; और हम उनके 
साथ केवल कानूनी तौरपर निपटेंगे ? भेरे विचारसे ऐसा रवेया रखकर चलना 
स्वस्थ राजनयिकता नहीं है। हमें चाहिए कि हम उन्हें ऐसे सन्‍्तोषजनक सुधार 
दें जिनसे उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रताकी आंकाक्षाकी कुछ पूति हो। लेकिन 
आखिर जिन्हें सन्‍्तुष्ट करना है, वे अराजकतावादी नहीं हैं। हमें तो उस 
सामान्य वातावरणको सुधारना है जिसमें अराजकता पनपती है, और जब 
अराजकतावादी छोग देखेंगे कि उन्हें कहींसे कोई सहानुभूति नहीं प्राप्त हो रही है, 
और जिस भूभागपर पूर्ण सन्‍तोष और राजनीतिक समृद्धि व्याप्त है, वहाँ वे 
अपने कुटिल सिद्धान्तोंका प्रचार नहीं कर सकते तब वे काननके हाथों न भी 

भरें तो भी अपने-आप मर जायेंगे। 
इसके माने हुए दमनकारी कानूनसे निर्दोष लोगोंको डरनंकी जरूरत नहीं है, ऐसा 
कहनपर माननीय श्री शास्त्रीन जो जवाब दिया वह भी ध्यान देने योग्य' है। उन्होंने 

कहा: 

कोई खराब कानून एक बार पास हो जानके बाद हमेशा खराब आद- 
मियोंके ही विरुद्ध प्रयुक्त हो, ऐसा नहीं है। - - «मेन देखा है कि बहुत-सी 


१. वह भाषण केन्द्रीय विधान परिषदर्मे ७ फरवरी, १९१९ को दिया मंधा था । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १५९ 


सरकारें घबराहटकी स्थितिमें पड़ जानेपर -- और हो सकता है, बहुत मामूली- 
सी घटनाओंके कारण भी वे ऐसी स्थितिमें पड़ जायें --- अपना सन्तुलून खो बेठी 
हैं। मेने दमन और आतंकका राज्य स्थापित किये जाते भी देखा है; और देखा 
है, हम भारतीयोंके बीच जो श्रेष्ठसे-श्रेष्ठ और नेकसे-नेक व्यक्ति हें, उन्हें सन्देह- 
का शिकार होते, और सरकारके खुफिया विभागके भयसे दिन-रात त्रस्त रहते। 
» » » जब सरकार दसनकारी नीति अपनाती हे तब निर्दोष लोग सुरक्षित नहीं 
रहते। उस हालतमें मेरे जसे लोगोंको निर्दोष नहीं माना जायेगा। उस समय 
निर्दोष तो केवल वही आदमी होगा जो राजनीतिसे कोई वास्ता न रखे, जो 
अपने समयकी सार्वजनिक गतिविधियोंमें कोई भाग न' ले, जो अपने घरमें बेठ- 
कर चुपचाप ईइवर प्रार्थना करे, सरकारी कर अदा करता जाये और पूरे सर- 
कारी अमलेको बराबर सलाम करता रहे। जो आदमी राजनीतिमें दखल देता 
हो, किसी सार्वजनिक कार्यके लिए चन्दा इकट्ठा करता घमता हो, जो आदमी 
सार्वजनिक सभाओंमें बोलता हो, वह उस समय सरकारकी निगाहमें संदिग्ध 
व्यक्ति बन जाता है। में सदेव इन दोनोंके बीचकी स्थितिमें रहता आया हें, 
अतः यदि और कोई वजह न हो तो भी व्यक्तिगत कारणवश कहना चाहँगा कि 
कार्यपालिकाके हाथमें इतनी सख्त ढंगकी सत्ता होनेसे केवल खराब आदमियोंको 
ही चोट नहीं पहुँचेगी। इसकी चोट अच्छे और बरे दोनोंपर पड़ेगी, और इसके 
परिणामस्वरूप इस देशमें लोकभावनाका ऐसा ह्ास होगा और राजनीतिक 
चेतनाका इतना अधिक पतन होगा कि उत्तरदायी सरकार-सम्बन्धी आपकी सारी 
बातें सहज सजाक बनकर रह जायेंगी। आप अपनी विधान परिषदोंकी सदस्य- 
संख्या भले ही बढ़ा लें, मताधिकारका आधार भले ही और अधिक व्यापक कर 
दें, लेकिन तब इन परिषदोंमें जो लोग आयेंगे वे सब चापलस होंगे, कमजोर 
लोग होंगे, और एक दिखावटी लोकतान्त्रिक सरकारके अन्तर्गत दमनकारी सत्तासे 
युक्त नौकरशाही स्वच्छन्द शासन करेगी। दुष्टोंको दण्डित करनके लिए हम सभी 
उत्सुक हें। हममें से कोई नहीं चाहता कि दुष्टताकी सजा न दी जाये किन्तु 
«  - दुष्टोंको भी एक निश्चित तरीकेसे सजा दी जाये। मुझे याद है कि जब 
स्केफिप्टनको गोलीसे उड़ाया गया था, तब सारी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। 
» » » यहाँतक कि युद्धमें भी, जब सम्पूर्ण मानवतामें भय और उत्तेजनाका भाव 
व्याप्त होता है, और जब हर व्यक्ति केवल एक ही चिन्ता करता है और वह 
यह कि दात्रुपर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाये, उस समय भी, श्रीमन्‌, 
युद्धके कानून होते हे। आपको खेलके नियमोंका पालन करना है। जब किसी 
देदामें अपराधी लोग अपराध करते हुए घूम रहे हों, उस समय उन्हें भी अंकुश- 
में लानके कुछ तरीके हें। यह उचित नहीं है कि आप उन्हें मनमाने तौरपर 


१. सन्‌ १९१६ में डब्लिनके ईस्टर विद्रोइके सिलसिढेमें ब्रिट्शि अधिकारियों द्वारा । 


१६० क्‍ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पकड़ लें और ऐसे तरीकोंसे दण्डित करें जिनसे न्‍्याय-भावनाकों ठेस पहुँचे, 
जिन्हें देखकर निर्दोेब लोगोंको रूगन छगे कि देशमें कोई कानून ही' नहीं है, 
जिनके कारण ईसानदारीके साथ सदुहश्यपूर्ण सार्वजनिक सेवा-कार्य कर सकना 
असम्भव हो जाये। बुराइयोंका उन्मूलन करनेकी दृष्टिसे भी यह कीमत बहुत 
ज्यादा है। . - - काननके भयसे ईमानदार लोग घरोंमें बन्द रहें, जिन गति- 
विधियोंसें भाग लेना उनकी प्रकृतिका एक हिस्सा है उनमें भाग लेना बन्द कर 
दें, और महज इसलिए कि देदामें एक भयंकर कानून मौजूद है, वे राजनीतिक 
और सार्वजनिक कफार्योसे अपनेको दूर रखने लगें -- ऐसी स्थितिकी अपेक्षा तो 
चन्द दुष्ट लोगोंकों मुक्त रहने देना कहीं अधिक घांछनीय है। 
श्री शास्त्रीकों इस विधेयकके प्रस्तावपर सर विलियम विस्सेंटके! इस' वचनमें 
विश्वास नहीं था' कि विधेयकका उद्देश्य “ राजनीतिका दमन करना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध 
करना ” था। श्री शास्त्रीने सरकारकी नकनीयतीके लिए तो उसकी नेक सराहना की 
लेकिन साथ ही कहा: 
आह ! कितना अच्छा हो, अगर इस संसारमें नेक इरावे हमेशा कामयाब ही 
हों। सामाजिक और राजनीतिक, दोनों ही कोटिके कानूनोंका इतिहास -- वे जिन 
श्रेष्ठ उद्देश्योंसे बनाये गये -- उनकी विफलताके दुष्टान्तोंसे भरा पड़ा है। जो 
कानून गरीबी दूर करनेके इरादेसे बनाये गये, उनके परिणामस्वरूप गरीबी और 
अधिक बढ़ गई - - और में माननीय सर विलियम विन्सेंट्से यह निवेदन करना 
चाहूँगा कि ये जो कानून इस समय हमारे सामने रखे गये हैं उनका उद्देश्य 
यद्यपि राजनीतिको शुद्ध बनाना है--हो सकता है, उनका प्रयोग खतरनाक 
ढंगसे राजनीतिका दमन करनेके लिए किया जाने छगे। अगर आप ऐसे किसी 
कठोर फाननको विधि-पुस्तकमें शामिल करते हें तो उसका मतलूब होगा 
कार्यपालिकाके अत्युत्साही अधिकारियोंको ऐसी सत्ता दे देना जो मेरे खयालसे 
प्रशासनिक शान्ति बनाये रखनेके लिए आड़े-टढ़े शास्तोंको अपनानेकी छट देना है। 
इस दमनकारी कानूनको जनताका कोई समर्थन प्राप्त महीं था, और सरकार 
हारा अपने भारतीय सहयोगियोंके “ सवंसम्मत और प्रबल” विरोधके बावजूद इसे 
पास करनेके प्रयत्नके' विरुद्ध चेतावनी देते हुए उन्होंने विधान परिषद्से पूछा: 
भारतीयोंमें से अब आपके साथ कौन है? भारतकी करुण कहानी संक्षेपमें 
इन शाब्दोंमं कही जा सकती है कि आपने भारतमें इतने सौ बरसतक जो 
शासन किया है वह जनतासे अलूग रहकर किया है और लोकसतका कोई जिस्मे- 
वार हिस्सा आपके पीछे नहीं रहा है। लोकमतका कोई अंग आपका समर्थन 


१, वाइसरायकी का्कारिणी परिषदके सदस्य, १९१९-१९२२ । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म  कांग्रेसकी रिपोर्ट १६१ 


नहीं करता। नामजद सदस्योंने इस विधेयककों अपना समर्थन नहीं दिया है; 
जमींदार सदस्योंने अपना समर्थन नहीं दिया है। जो सदस्य वकील हें, वे इसे 
स्वीकार करनेको कतई तेयार नहीं हें; जो सदस्य व्यापारी-वर्गके हें वे इसे 
स्वीकार नहीं फरते। और फिर भी माननीय सर जॉर्ज लाउण्डेजन' हमसे कहा 
है कि हमें यह कानून पास करना ही होगा, क्योंकि हमें विध्वास है कि यह 
बिलकुल सही है: हमे आपका सहयोग पाकर खुशी होती, आपका सहयोग 
प्राप्त करमकी हमारी चाहे जितनी भी इच्छा हो, मगर अपनी जिम्मेदारी 
समझते हुए अब हम उसके वर भी इसे पास करायेंगे।” में माननीय विधि- 
सदस्यके साहसकी सराहना करता हूँ। जिस सरल भावसे उन्होंने कहा कि “आज 
हमपर जिम्मेदारी हैः लेकिन आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है” उसकी में 
प्रशंसा करता हूँ। हम इस स्थितिको समझते हें। श्रीमन्‌ इस विधेयकके लिए, 
हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और इसीलिए में यह साननसे इसकार करता 
हूँ कि जब इस भमामलेको सही रूपमें जन-मतके सामने रखा जायेगा तो वह 
कहेगा -- जेसा कि माननीय सर विलियम विन्सेंट सोचते प्रतीत होते हें कि इस 
स्थितिमें अंग्रेज जनताके कुछ वर्ग शायद ऐसा ही कहते --- कि हमारी जिस्मे- 
दारी थी और हमने उससे बजनेकी कोशिश की, किन्तु हमारी कोई जिम्मेदारी 
नहीं है। 
इसके बाद निम्नलिखित गम्भीर चेतावनीके साथ श्री शास्त्रीने अपना भाषण 
समाप्त किया: 


अब, श्रीमन्‌ मुझे सिर्क एक बात और कह देनी चाहिए, और बह उस 
देशकी भावनाके साथ न्याय करनके लिए, जिसकी ओरसे में यहाँ इस समय बोल 
रहा हूँ। में नहीं समसतां जब माननीय विधि-सदस्य महोदयने कहा कि हममें से 
कुछ लोग आस्दोलनकी धमकियाँ दे रहे हें, तो उसके पीछे उनका मंशा भी 
बिलकुल वेसा ही कहनेका था। मेरा तो खयाल है कि विधेयकके विरुद्ध यहाँ 
जितने लोग बोले हुँ, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसे ईमानदारीके 
साथ आलन्दोलनकी धमकी बताया जा सके। में कहता चाहूँगा कि हममें से 
किसीमें, तरम दलवालोंमें से तो किसीसें निश्चय ही, इतनी ताकत नहीं हे कि 
' वह देशर्मं हिसात्मक आन्दोलन खड़ा कर सके। यह असम्भव है। आन्दोलनकी 
स्थिति तो वहाँ पहलेसे ही होगी। यदि यहाँ बोले गय हमारे दाब्दोंका सर्वे- 
सामान्य राजनीतिक वातावरणपर कुछ भी प्रभाव होता है तो यह निश्चय है 
कि लोगोंके हृदय स्पन्दित हो रहे होंगे। आन्दोलन तो मोजूद ही है। में सर- 
कारी पक्षके अपने सहपोगियोंको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभीतक इस 


१, बाइसराबकी कायकारिंणी परिषदके सदस्य, १९१०-१९२० । 
१७-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


आन्दोलनमें हम लोगोंका कोई हाथ नहीं रहा है, किन्तु यदि हमारा अनुरोध 
व्यय गया, यदि यह विधेयक पास हो गया, तो यहाँ हमसें से प्रत्येक व्यक्तिका 
करत्तव्य होगा कि वह आन्दोलनमें शामिल हो जाये। 


इस' मामिक और जोरदार विरोधके बावजूद विधेयकको प्रवर समितिकों 
सौंपनेका प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस आशयका संशोधन कि इस विधान 
परिषद्की कार्यविधिके ६ माह बादतक के लिए विधेयकपर विचार स्थगित कर 
दिया जाये, ६ फरवरी, १९१९ को गिर गया। संशोधनके पक्षमें २२ और विरोधषमें 
३५ वोट आये। हम नीचे उन ३५ सदस्योंके नाम दे रहे हे जिन्होंने संशोधनके 
विरोधमें और इसीलिए प्रकारान्तरसे विधेयकके पक्षमं मत दिया; इसी प्रकार उन 
२२ सदस्योंके नाम भी दे रहे हो जिन्होंने संशोधनके पक्षमें और प्रकारान्तरसे विधे- 
यकके विरुद्ध मत दिया। उसमें देखेंगे कि ३५ सदस्योंमें एकमात्र भारतीय नाम 
वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्के भारतीय सदस्यका' है जो बिना अपने पदसे इस्तीफा 


दिये अन्यथा मतदान कर ही नहीं सकते थे। 


संशोधनके पक्षमें --- २२ 


ना 





माननीय सर गंगाधर चिटनवीस' 
» बाबू एस० एन० बनर्जी 
» राजा महमूदाबाद 

» डा० ते० ब० सप्रू 

» पंडित म० मो० मालवीय 
» शी एस० शास्त्री 

» श्री बी० एन० शर्मा 

» मीर असदअली खान बहादुर 
» श्री वी० जे० पटेल 

» श्री मु० अ० जिन्ना 

» फजलभाई करीमभाई 

». राय सीतानाथ रायबहादुर 
». राजा सर रामपालसिह 

». राय कृष्णसहाय बहादुर 
» राजा साहब कनिका 


अिनिन- नल + 





संशोधनके विपक्षमें --- ३५ 


नजर निरकनमक ४ पननके कमा अन नत रितिक नम नजननाभ ऋत5 





हिज एक्सेलेसी प्रधान सेनापति महोदय 
माननीय सर क्लॉड हिल 


स'र शंकरन्‌ नायर 

सर जॉर्ज लाउण्डेज़ 

सर विलियम विन्सेन्ट 

सर जेम्स मेस्टन 

सर आर्थर ऐंड्सन 

श्री डब्ल्यू०ण ए० आइरनसाइड 
सर वर्नी लॉवेट 

श्री एच० एफ० हॉवडे 

सर जेम्स डुबाउले 

श्री ए० एच० ली 

श्री एच० शाप 

सर आर० ए० मेंट 

मेजर जनरल स'र अल्फ्रेड बिगले 


१, बह संशोधन श्री विद्वलमाई पंटेलने पेश किया था। संशोधनका समर्थन करते हुए श्रो जिन्‍नाने 
विषेषक्रकी अनिष्टकारी वाराओंकी जोरदार शब्दोंमें निन्दा की थी । 
२, सर शंकरन्‌ नाथर जिन्होंने अन्ततः जुलाई १९१९ में वाइसरापकी कार्यकारिणी परिषद्से त्यागपत्र 


दे दिया था । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १६३ 


माननीय श्री मजहरुल हक माननीय सर गॉडफ़ फैल 


» खान बहादुर मियाँ मुहम्मर शफी , श्री एफ० सी० रोज़ 

» खान जुल्फिकार अली खाँ » श्री सी० एच० केस्टीवेन 

». भी जी० एस० खापर्ड ४» आओ डी० एस० ब्रे 

» राय' बी० डी० शुक्ल बहादुर ». लेफ्टिनेन्ट कर्नल आर० ई० हॉलेंड 
» श्री' के० के० चन्दा ». सर्जन-जनरल डब्ल्यू० आर० एडवर्डस 


» शी मौंग बाह टू » भी जी० आर० कला 
» ए० पी० मुडीमेन 

». श्री सी० ए० बेरन 

» श्री पी० एल० मूअर 
». भ एम० एन० हॉग 

» श्री टी० इमसेन 

» आओ ई० एच० सी० वाल्श 
9». भी सी० ए० किन्केड 
» सर जॉन डोनाल्‍ड 

» श्री पी० जे० फैगन 

» श्री जें० टी० मार्टिन 
». श्री डब्ल्यू० जे० रीड 

» श्री डब्ल्यू० एफ० पाइस 
» शी एच० माँक्रीफ स्मिथ 


इस विधेयकके लिए जिम्मेदार सदस्यने इसमें कुछ ऐसे मामूली परिवर्तनोंका 
सुझाव स्वीकार कर लिया, जिनसे विधेयकके उद्देश्य और उसकी व्याप्तिपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता था, और इस प्रकार यह विधेयक १८ मार्चकोी अन्तिम रूपसे पास हो 
गया।* इसके परिणामस्वरूप तीन उल्लेखनीय व्यक्तियों -- पंडित मदनमोहन' मालवीय, 
श्री मजहरुल हक और श्री एम० ए० जिन्ना-- ने विधान परिषद्से त्यागपत्र दे दिया। 

अब हम रौलट अधिनियमकी व्यवस्थाओंपर सरसरी नजर डालकर देखेंगे कि 
इस अधिनियमके विरुद्ध जो देशव्यापी और अभूतपूर्व आन्दोलन हुआ, वह उचित था 
या नहीं । ह 
मूलतः: यह कानून एक स्थायी कानून बननेवाला था, किन्तु प्रवर समितिमें एक 
संशोधन स्वीकार किया गया जिसमें इसकी अवधि युद्ध-समाप्तिके बादसे तीन वर्ष 
नियत की गई। हमारे विचारसे इस अवधि निर्वारणके सिद्धान्तके आधारपर इस 
अधिनियमका विरोब करनेके सवालपर कोई असर नहीं पड़ता। 


१, मार्च १९१९ में । गांधीजी दिल्‍लीमें केन्द्रोय व्यवस्थापिका समभामें इस विषेषक्रपर होनेवाली 
बहसके दोरान केवल एक बार वहाँ उपस्थित थे । इस एक अवध्तरकों छोड़कर वे केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभाकी कारवाई सुनने कभी नहीं गये । 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अधिनियम ४३ खण्ड हें और वह पाँच भागोंमें विभाजित हें। अधिनियमकी 
प्रस्तावना स्वयंमें बड़ी दिलचस्प है। उसमें लिखा' है: 


यह वांछनीय है कि सावारण फौजदारी कामननके पुरकके रूपमें अतिरिक्त 
व्यवस्था की जाय और अराजकतावादी तया विप्लवबादी आन्दोलनोंका मुक्ताबला 
करनेके लिए सरकार संकटकालीन अधिकारोंका प्रयोग कर सके। 
यह अधिनियम सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतपर छागू होता है। प्रवम भमागमें सपरिषद्‌ 
गवर्नर-जनरलकों यह अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझें कि ब्रिटिश भारतके 
किसी भागमें अराजकतावादी अथवा विप्लववादी आन्दोलनोंको बढ़ावा मिल रहा है, 
और ऐसे आन्दोलनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सुनियोजित ढंगके अपराध इतने अविक 
हो रहे हे कि सावजनिक सुरक्षाके हितमें ऐसे अपराधोंके बारेमें तुर्त-फुर्त मुकदगा 
चलाकर, उनका निपटारा करना वांछनीय हो गया है, तो वे [ सपरिषद्‌ गवनेर 
जनरल | इस आशयकी घोषणा कर सकते हें; और इसके साथ ही [ विधेयकके ] प्रथम 
भागकी व्यवस्थाएँ विज्ञप्तिमें उल्लखित क्षेत्र-विशेषके' ऊपर छागू हो जायेंगी। इस 
कानूनके पक्षघधर हालाँकि स्वीकार करते हें कि इसके जरिये कार्यपालिकाकों बहुत 
अधिक सत्ता दी गई है, लेकिन उतका कहना है कि इससे कोई विशेष अन्तर नहीं 
पड़ता, क्योंकि इसका उपयोग केवल तभी होगा जब सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल-जैसे 
उच्चाधिकारीको सन्‍तोष हो जायेगा कि अराजकतावादी अथवा विप्लववादी आन्दो- 
लनोंक्रो बढ़ावा दिया जा रहा है, और उन आन्दोलनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सुनिधोजित 
ढंगके अपराध इस हृदतक होने छगे हैं कि न्यायके दुरुपयोगके विरुद्ध जो सामार्न्य 
सुरक्षाओंकी व्यवस्था है, उन्हें उठा लेना चाहिए। आइए, देखें कि इस उच्चा- 
धिकारीको सामान्यतः: किस प्रकार इस बातका सन्‍्तोष हो गया है कि सचमुच ऐसी 
स्थिति मौजूद है। शुरूआत पुलिसके सबसे अदना कर्मंचारीके जरिये होती है जिसकी 
दिलचस्पी अक्सर अपराधोंकी स्थितिकों बढ़ा-चढ़ाकर बतानेमें होती है, जो अपने खेद- 
जनक अज्ञानके कारण अक्सर प्रस्तुत तथ्योंकों ठीक-ठीक समझ नहीं पाता, और जो 
आमतौरपर अ्रष्टाचारसे मुक्त नहीं होता। वह अपन वरिष्ठ अफसरकों सूचित करता 
है कि एक विप्लववादी आन्दोलन संगठित किया जा रहा है, और इस आन्दोलनके 
सिलसिलेमें अपराध किये जा रहे हे। वह वरिष्ठ अधिकारी तहकीकात करता है। 
वह सन्तुष्ट हो जाता है, और अगर सन्तुष्ट न हो तो उक्त कान्स्टेबल और सबूत 
प्रस्तुत करता है, भले ही वे फर्जी हों, और इस प्रकार वह रिपोर्ट जो मूलतः: ही दूषित 
हो, या जिसका शायद कोई महत्त्व न हो, ऊपर बढ़ती जाती है और ज्यों-ज्यों वह 
ऊपर जाती है त्यों-त्यों उसका महत्त्व बढ़ता चला जाता है और अन्तर उसके बल- 
पर सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल एक घोषणा करके उस रिपोर्टको ऐसा महत्त्व प्रदान कर- 
देते है जिसके वह सर्वथा अनुपयुक्त है। पंजाबकी घटनाओंकों देखनेसे हमारा अभिप्राय 
बिलकुल स्पष्ट हो जायेगा। यह' भी स्पष्ट हो जायेगा कि किस प्रकार महज अफ- 
वाहों या सन्देहोंने बढ़ते-बढ़ते क्रान्तिकारी आन्दोलनोंका ठोस रूप ग्रहण कर लिया, 
और किस प्रकार बिलकुल निर्दोष व्यक्ति भी कभी-कभी अधिकारियोंकी दुष्टता, और 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमोें कांग्रेसकी रिपोर्ट १६५ 


लगभग सभी मामलोंगें उनकी झकके कारण की गई अदालती कार्रवाई और ऐसे ही 
अत्याचारके शिकार हो जाते है । 

अब हम सुनियोजित ढंगके अपराधोंमें से कुछ-एकपर नजर डाले और देखें कि वे 
आखिर हैं क्या ?' इनमें राजद्रोह करना तो एक अत्यन्त बारीक कानूनी सवाल है; घातक 
अस्त्रोंसे लस' होकर दंगा करना; विभिन्न वर्गो्मे शत्रुता उत्पन्न करना; खतरनाक 
हथियारोंसे गंभीर चोट पहुँचाना; जबरदस्ती धन-सम्पत्ति छीनने या गैर-कानूनी कामके 
लिए मजबूर करनेके उद्देश्यसे चोट पहुँचाना; लूट-पाट या डकैती आदि करनेकी नीयत- 
से किसी व्यक्तिको शारीरिक क्षति पहुँचानेका भय दिखाना; आदि शामिल हें। इस 
प्रकार यदि एक बार मनमें यह सन्देह जम-भर जाये कि किसी विप्लववादी आन्दोलन- 
का कहीं कोई अस्तित्व है तो फिर किसी सरकारी कानूनकी जोरदार आलोचना, 
कोई मजहबी दंगा, हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा, निजी स्वार्थंवश जबरदस्ती कोई जायदाद या 
माल हथियाना या पेशेके तौरपर की गई डक्कती आदि सभी काम ऐसे आन्दोलनसे 
सम्बन्धित बताये जा सकते हें। 

और यह तुतें-फुर्ते मुकदमा किस प्रकारका होगा ? हम उसे विधेयकके प्रस्तावक- 
के शब्दों में ही देते हें। ये मुकदमे / बिना अपराध-आरोपणके, बिना अपीलके अधिकारके 
गुप्त रूपसे और तेजीके साथ ” निबटाये जायेंगे। मुकदमेकी पूरी या आंशिक सुनवाईके' 
लिए अदालत प्रान्तमें जिसः स्थानपर वांछनीय समझे वहाँ बैठ सकती है, और 
एडवोकेट-जन रलके' कहनेपर उच्च न्यायालय जहाँ सामान्यतः बैठता है, उससे भिन्न 
स्थानपर बैठ सकता है। 

खण्ड ७ में कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिताकी इस' अधिनियमके भाग १ से 
जिस हृदतक विसंगति होगी, उस हृदतक वह इस अधिनियमके अन्तर्गत चलाये गये 
मुकदमोंपर लागू नहीं होगी। खण्ड ८ के द्वारा, इस प्रकारके जिन मुकदमोंमें मृत्यु-दण्ड 
दिया जाये, उनकी प्रक्रिया भी संक्षिप्त करके वेसी ही बना दी गई है जैसी प्रक्रिया 
“ मजिस्ट्रेट द्वारा वारंटके मुकदमोंकी सुनवाईमे ” अपनाई जाती है। अभियुक्तको केवल 
एक बार मुहलूत देनेका अधिकार दिया गया है, और सो भी ज्यादासे-ज्यादा १४ दिनोंके 
लिए। खण्ड १८ द्वारा साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस ऐक्ट) के दो सबसे महत्त्वपूर्ण खण्डों- 
को बरतरफ कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियमके खण्ड ३२ और ३३ में 
अन्य बातोंके साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गईं है कि मृत गवाहके बयानकों केवल 
तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब वह बयान उस गवाहके आथिक हितोंके विरुद्ध 
हो और उसपर पहले ही जिरह हो चुकी हो। यदि मजिस्ट्रेटके सामने बयान देनेवाला 
कोई व्यक्ति मर जाये या लापता हो जाये, या गवाही देनेमें असमथे हो और अदा- 
लतको सनन्‍्तोष हो कि उक्त गवाहकी मृत्यु, उसका लापता हो जाना या उसको असम- 
थेता अभियुक्तके हितमें है, तो रौडट अधिनियमके खण्ड १८ के अनुसार उक्त दोनों 
खण्डोंमें दी गई सुरक्षाएँ बिलकुल बरतरफ कर दी गई हे। यह ऐसा खण्ड है जिसके 
 बलपर न्यायका गला घोटा जां सकता है। किसी अदालतके लिए यह जान सकना 
अत्यन्त कठिन काम है कि किसी गवाहकी मृत्यु या उसके लापता होने या उसके 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


असमर्थ होनेका कौन-सा मामला अभिथुक्तके हकमें है। अत: एक निर्दोष व्यक्तिकी जान 
भी किसी ऐसे व्यक्तिके पक्षपातपूर्ण वयानके बलूपर खतरेमें डाली जा सकेगी जिसके 
साथ कभी कोई जिरह नहीं की गई है। 

खण्ड १७ के अन्तर्गत ऐसे मुकदमोंमें दिये गये निर्णयोंको अन्तिम माना गया 
है; जिनपर न' पुनविचार किया जा सकता है और न अपील की जा सकती' है, ऐसा 
कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम द्वारा दिये गये संरक्षणोंके 
आंशिक स्थगनसे, और अपील या पुनविचारके अधिकारसे वंचित किये जानेपर हमें 
परेशान होनेकी' कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्यलतमें तीन न्यायाधीश होंगे, और 
ये वे ही छोग होंगे जो उच्च न्यायालयमें स्थायी न्‍्यायाधीशके पदपर काम कर चुके 
होंगे। जैसा कि हम गत अप्रैठकी घटनाओंपर विचार करते समय' देखेंगे, अगर किसी 
अदालतमें उच्च न्‍्यायाल्यवाला वातावरण नहीं रहने दिया जाये तो इस बातका 
सन्‍्तोष कि उस' अदालतके न्यायाधीश उच्च न्यायालूयके न्यायाधीश रह चुके हें, एक 
भ्रम-मात्र है। साक्ष्यपर विचार करते समय या उसपर कानून लागू करते समय' बड़ेसे- 
बड़े न्यायाधीशसे भी गलती हो सकती है, विशेष-रूपसे उस' समय जब उसे सही 
दिशा-संकेत देतेके लिए एक सुचिन्तित प्रक्रिया संहिता, या साक्ष्य सम्बन्धी नियमोंकी 
सहायता प्राप्त न हो। 

यह तो रहा रौलट अधिनियमके भाग १ के सम्बन्धर्में, जिसका स्वरूप दण्डात्मक 
है। भाग २ में निरोधात्मक उपायोंकी चर्चा है। और इसीलिए, जैस। कि विधेयकके 
प्रस्तावकने लगभग स्वीकार किया, उस भागपर आलोचनाकी ज्यादा गुंजाइश है। भाग 
१ में जहाँ योजनाबद्ध अपराधके वास्तविक क्ृत्योंकों ध्यानमें रखा गया है, वहाँ भाग २ 
सपरिषद्‌ गवर्नेर-जनरलूूकों अधिकार देता है कि यदि वह सन्तुष्ट हो कि ऐसे विप्लव- 
वादी आन्दोलनोंकों बड़े पैमानंपर बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप योजना- 
बद्ध अपराधकी घटनाएँ होनेकी आशंका है, तो वह घोषणा कर सकता है कि अमुक 
क्षेत्रम भाग २ की व्यवस्थाएँ लागू होंगी। इसलिए खण्ड २२ प्रान्तीयः सरकारको यह 
अधिकार देता है कि यदि उसके पास किसी व्यक्तिके विरुद्ध ऐसा माननेका समुचित 
आधार हो कि वह व्यक्ति किसी विप्लववादी आन्दोलनसे सम्बन्धित है या सचमुच 
सम्बन्धित रहा है, तो वह उच्च न्यायारूयके न्यायाधीशके रूपमें नियुक्त होनेकी योग्यता 
रखनेवाले किसी न्‍्याय-अधिकारीके सामने उस' मामलेसे सम्बन्धित सारी' सामग्री रखे, 
और उसपर उसकी सम्मति प्राप्त करे। इसके बाद यदि स्थानीय सरकार सन्तुष्ट 
हो कि भाग २ के अन्तर्गत कार्रवाई करनेकी जरूरत है तो वह उस व्यक्तिसे 
ज्यादासे-ज्यादा एक वर्षकी अवधिके लिए यह मुचरूका माँग सकती है कि वह योजनाबद्ध 
अपराधोंमें से कोई अपराध नहीं करेगा और न' करनेकी कोशिश करेगा, वह सरकार- 
को सूचित किये बिता अपना आवास नहीं बदलेगा, वह एक क्षेत्र-विशेषके अन्दर ही 
रहेगा, वह ऐसे हर कामसे दूर रहेगा जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शान्ति-भंग करना हो 
या जिससे सार्वजनिक सुरक्षार्में बाधां पड़ती हो, और वह नियत अवधिके अन्तरसे 
निकटतम पुलिस-था्ेमें हाजिरी देता रहेगा। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट १६७ 


खण्ड २४ सरकारको अपने आदेशोंपर अमल करवानेके लिए उचित तौरपर 
जरूरी' लूगनेवाले साधन ” का प्रयोग करनेका अधिकार देता है। इस प्रकार, जरासे 
सन्देहपर कोई अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपनेको पूर्णतया पुलिसकी कृपापर निर्भर 
पायेगा। यदि यही निरोध है. तो फिर यह रोगसे भी बुरा है, और यह एक ऐसा 
निरोध है जिससे वह रोग निरुद्ध होनेके बजाय उभरेगा ही जिसकी रोक-थाम करना 
इसका उदृश्य है। 

यह भाग २ स्थानीय स'रकारपर रोक लगानेके उद्देश्यसे एक विशेष यन्त्रको जन्म 
देता है। इस यन्त्रकों तहकीकात-मण्डल कहा गया है। इस' मण्डलका काम होगा 
स्थानीय सरकार द्वारा खण्ड २२ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशोंपर पुनरविचार 
करना, और इस उद्देश्यसे ऐसे आदेशोंकी, अनिवाय॑त: गुप्त रूपसे जाँच करना। 


यह मण्डल प्रत्येक मासलेमें अपनी कार्यवाहीके किसी चरणमें सम्बन्धित 
व्यक्तिको अपने सामने उपस्थित होनेका एक उचित अवसर देगा, और वह 
व्यक्ति यदि इस तरह उपस्थित होगा तो उस व्यक्तिको इसके विरुद्ध लगाये 
गये अभियोगके बारेमें बतायेगा। 


खण्ड २६, जिसमें से हमने ऊपरका उद्धरण लिया है, विशेषरूपसे इस' बातकी 
व्यवस्था' करता है कि जिस व्यक्तिके विरुद्ध इस प्रकार अभियोग लगाया गया हो, 
उसका प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं कर सकता, और “न स्थानीय सरकारको ही 
किसी वकीलसे अपना पक्ष प्रस्तुत करवानंका अधिकार होगा।” इस खण्डमें मण्डलके 
लिए यह निर्देश भी है कि वह “ सम्बन्धित व्यक्तिको ऐसा कोई तथ्य न बताये जिसके 
बताये जातेसे सार्वजनिक सुरक्षा' या किसी व्यक्तिकी सुरक्षाकों खतरा हो सकता हो। ” 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे व्यक्तियोंके लिए सामान्यतः प्रयुक्त होनेवाला 
शब्द अभियुक्त ” इस' भागमें प्रयुक्त नहीं किया गया है और फिर भी सम्बन्धित 
व्यक्तिको बाजाब्ता सुनवाईकी तमाम असुविधाओंसे गुजरना पड़ता है जबकि उसे ऐसी 
सुनवाईके समय दी जानेवाली कोई वास्तविक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। 
तो यदि यह “ सम्बन्धित व्यक्ति 


तहकीकात-मण्डलसे किसी व्यक्तिको उपस्थित करने अथवा कोई दस्तावेज या 
वस्तु पेश करनेकी प्रार्थना करता है, तो वह उस व्यक्तिको उपस्थित 
करायगा या उस दस्तावेज या वस्तुको पेश करायेगा, बदतें कि वह ऐसे किन्‍्हीं 
कारणोंसे, जिन्हें वह लिखित रूपमें दर्ज कर देगा, यह सब करना गेरजरूरी 
न समझे । 
गोया न्‍्यायका इतना सब मजाक ही काफी नहीं हो, खण्ड २६ में आगे यह 
व्यवस्था' भी की गई है कि “जाँच करते समय यह मण्डल साक्ष्य कानूनके नियमोंका 
” पालन करनेको बाध्य नहीं होगा |” इसपर हम यह कहनेकी हिमाकत करेंगे कि उक्त 
उद्धृत खण्ड द्वारा जैसी स्वेच्छाचारपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, उसमें वह व्यक्ति 
भी निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता जो पूरी तरह न्यायकी परम्पराओंसे बँधा हुआ हो। 


१६८ सम्पूण गांधी वाइःमय 


खण्ड २७ में तहकीकात-मण्डलकी रिपोर्टपर आगेकी कार॑वाई किस' प्रकार हो, 
इसकी व्यवस्था की गई है। इससे पता चलता है कि मण्डलकी रिपोर्टसे सरकार 
किसी भी प्रकार बँधी हुई नहीं है। इसी खण्डमें सरकारकों यह अधिकार दिया गया 
है कि वह मूल आदेशमें नियत अवधिको बारह महीने और बढ़ा सकती है। और अच्तमें 
तहकीकात-मण्डलमें “तीन सदस्य “ होंगे, जिनमें से दो सदस्य कमसे-कम जिला और 
सेशन्स जजके स्तरके लोग होंगे और तीसरा सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतमें 
सरकारी सेवार्म न हो। 

यदि भाग २ भाग १ के मकाबिले ज्यादा खराब है तो, प्रस्तावकके ही दाब्दोंमें 
“जाग ३ और अधिक सख्त है।” आइवासंनके तौरपर सर विलियम विन्सेंट आग 
कहते हे : 

लेकिन यह [ भाग ३ | तभी प्रभावी होगा जब सपरिषद्‌ गवर्नेर-जनरल सन्तुष्ट 

हों कि योजनाबद्ध अपराध इस हृदतक किये गये हैं या किये जा रहे हें कि 

उनसे सार्वजनिक सुरक्षाकों खतरा उत्पन्न हो गया है। 


भाग १ तब प्रभावी होता है जब योजनाबद्ध अपराध इतने बड़े पैमानेपर किये जा रहे 
हों कि सार्वजनिक सुरक्षाके हितमें ऐसे अपराधोंके तुतं-फुर्त मुकदमे करना वांछनीय 
हो गया हो। भाग ३ तब प्रभावी होता है जब ऐसे अपराध इतने बड़े पैमानेपर 
किये जा रहे हों कि सावंजनिक सुरक्षाकों खतरा उत्पन्न हो गया हो। इस' प्रकार, 
इन दोनों स्थितियोंको अलग करनेवाली रेखा बहुत बारीक है, और इसके बावजूद 
भाग ३, खण्ड ३४, स्थानीय, सरकारको अधिकार देता है कि वह किसी' संदिग्ध 
व्यक्तिका मामला किसी न्याय अधिकारीके सामने ले आये, और उस अधिकारी- 
की रायपर विचार करनेके बाद वह ऐसा कोई भी आदेश जारी कर दे जिसकी 
सत्ता उसे भाग २ में खण्ड २२ के अन्तर्गत दी गई है, और इससे भी आगे, वह 
किसी भी संदिग्ध व्यक्तिको बिना वारंट गिरफ्तार करने और जँसा उचित समझे 
बसी स्थितिमें और उन प्रतिबन्धोंके साथ उसे नजरबन्द रखनेका आदेश दे दे, लेकिन 
वह सजायाफ्ता कंदियोंके लिए निश्चित किए गए ढंगकी नजरबन्दी' न हो। वह अपने 
आदेशर्म उल्लिखित स्थानकी तलाशीका निर्देश भी दे सकती -है। फिर जब आदेश 
जारी हो जायें, उसके बाद अपनाया जानेवाला रास्ता वही होगा जैसा कि भाग २ के 

अन्तर्गत है, और इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्तिको तहकीकात-मण्डल द्वारा तथाकथित 
जाँच-पड़ताल करनेके बाद बिना उचित मुकदमा या सुनवाईके दो वर्षतक नजरबन्द 
रखा जा सकता है। और जब यह ध्यान आता है कि यह अधिनियम इसलिए नहीं 
पास किया गया है कि यदा-कदा इक्के-दुकक्‍्के संदिग्ध व्यक्तिको नजरबन्द किया जाये 
बल्कि इसकी रचना जानबूझकर इसलिए की गई है कि परेशानी और उत्तेजनाके 
मौकोंपर बहुत बड़ी. संख्यामें छोगोंको बन्द किया जाये, तब हमारे लिए एक ऐसे 
शासनतकी कल्पना करना कंठिन नहीं होगा जिसमें कानन और व्यवस्थाके बजाय संगठित 
आतंक और अव्यवस्था या छद॒मरूपमें फौजी काननका साम्राज्य हो। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १६९ 


भाग ४ उन व्यक्तियोंके ऊपर छागू होता है जिनसे भारत सुरक्षा अधिनियमके 
अन्तर्गत पहले ही निपटा जा चुका है और जिन्हें यह सहज ही भाग २ की व्यवस्थाओं- 
के अन्तर्गत रख देता है, और उनपर भी जो लोग बंगाल राजकीय बन्दी' विनियमकी 
व्यवस्थाओंके अन्तर्गत कैंदरमें है और जिन्हें यह भाग ३ के अन्तर्गत ला देता है। यह 
भारत प्रवेश अध्यादेश (इनग्रेस इनट्‌ इंडिया आड्िनेंस) से प्रभावित लोगोंको भी इस 
अध्यादेश की समाप्तिपर भाग २ की' व्यवस्थाओंके अधीन ले जाता है। 

अगर प्रभावित क्षेत्रके सम्बन्ध्में भाग १, २ और ३ के अन्तर्गत जारी की गई अधि- 
सूचनाएँ रद हो जायें तो भाग ५ में व्यवस्था है कि इन अधिसूचनाओंके रद किये जानेके 
बावजूद “इस अधिनियमके अधीन किया जानेवारा कोई भी मुकदमा, जाँच-पड़ताल 
या आदेश जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसी किसी 
जाँव-पड़तालके पूरी हो जानेपर कोई भी आदेश, जो अन्यथा दिया जा सकता था, 
दिया जा सकता है और उसे इस तरह तामील किया जा सकता है, मानों ऐसी 
अधिसूचना कभी रद ही नहीं की गई।” यह, ब्रिटिश भारतमें जहाँ भाग ३ लागू 
नहीं होता वहाँ भी भाग ३ से प्रभावित लोगोंकी गिरफ्तारीकी सत्ता देता है 
और फिर इस तरह गिरफ्तार किये गये ऐसे व्यक्तिपर, जैसी भाग ३ में व्यवस्था' है, 
उसी प्रकार कारंवाई की जायेगी, मानो जहाँतक उस व्यक्तिका सम्बन्ध है उसपर 
सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतमें भाग ३ छागू होता हो। 

खण्ड ४२ इस बातकी व्यवस्था' करता है कि [ रौलट | अधिनियमके अन्तर्गत 
जारी किये गये आदेशोंपर किसी भी अदालतों कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी और 
“ इस अधिनियमके अन्तर्गत शुद्ध मतिसे किये गये किसी भी कार्यके लिए किसी व्यक्तिके 
खिलाफ किसी प्रकारकी नालिश, मुकदमा या अदालती कारंवाई नहीं की जा सकेगी। ” 
अन्तिम खण्ड व्यवस्था' करता है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त सत्तासे स्थानीय सरकारको 
प्राप्त अन्य किन्‍्हीं भी अधिकारोंमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि यह उन अधिकारोंमें 
सम्मिलित मानी जायेगी। 

यह है वह अधिनियम जिसके कारण भारतमे पहली बार ऐसा भारी तूफान 
उठ खड़ा हुआ और [ जिसके सम्बन्धर्म | सरकारकी ओरसे ऐसा दावा किया जाता है 
कि इस विधेयकके बारेमें तथ्योंको गलत ढंगसे और बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित किया गया 
है। हमारा विश्वास है कि यह अधिनियम ऐसा है ही नहीं कि जनतामें इसके गलत 
प्रचारकी गुंजाइश हो। हाँ, सरकारकी ओरसे इसे अलबत्ता गरूत रूपमें प्रस्तुत किया 
गया है। जेसे अतिरंजनकी शिकायत की गई है उसका एक विशेष नमूना यह 
मुहावरा है: “न अपील, न दलील, न वकील,” जिसके अर्थ हें कि न अपील हो 
सकती है, न दछीरूकी गुंजाइश है और न वकील ही किया जा सकता है। हमारी 
रायमें यदि जनताकी ओरसे की गई विधेयककी सबसे खराब व्याख्या यही है तो 
इसमें विवेयककी बुराइयोंकों कम करके ही बताया गया है, बढ़ाकर नहीं। हमारी 


१, यद अध्यदिश १९१४ में पास किया गया था ओर इसका उद्देश्य सारतमें प्रवेश करनेवाले 
किसी भी व्यक्तिकी स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित करना था । 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सम्मतिर्मे किसी भी स्वाभिमानी आदमीको ऐसी कोई चीज बरदाश्त नहीं हो सकती 
जो सारे समाजके सम्मानपर किया गया एक प्रहार हो। जनता द्वारा एकमतसे इस 
विधेयकका विरोध किये जानेके बावजूद स'रकारने उसे कानून बताकर अपने अपराध- 
की रही-सही कसर पूरी कर दी। हम यह भी देखते हे कि अध्यादेश जारी करनेकी 
सत्ताकी रूसे वाइसरायकों असाधारण परिस्थितियोंका सामना करनेके लिए पर्याप्त 
अधिकार प्राप्त हें। एक उदार सुधार-योजनाके' लागू किये जानेके अवसरपर सरकारने 
अराजकतासे निबटनेके लिए -- मानो अराजकताकी स्थिति भारतमें अपवाद न होकर 


नियम-रूप हो -- एक असाधारण कानूनकों विधि-पुस्तकर्में शामिल करके स'रासर अनु- 
चित काम किया है। 


अध्याय ४ 
सत्याग्रह 


इस रौलट अधिनियमको लेकर कौंसिल भवनके भीतर भारतीय सदस्योंने और 
बाहर भारतीय अखबारोंने विरोधका ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जैसा पहले कभी 
नहीं देखा गया था और इसी अधिनियमका प्रतिरोध करनेके लिए श्री गांधीने अपना 
सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया। 

सत्याग्रह क्या है और इसका प्रयोग किस' प्रकार किया जाता है, लोगोंको इसका 
एक धुँधला-सा ही ज्ञान है। अतः हम सत्याग्रहके प्रणेताके ही शब्दोंमं एक विशेष लेखके 
रूपमे उसे नीचे दे रहे हे, जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है: 


पिछले तीस वर्षोसि में सत्याग्रहका उपदेश देता और उसपर अमल करता 

रहा हूँ। सत्याग्रहकों जिस रूपमें में आज समझता हूँ उसके अनुसार सत्याग्रहके 
सिद्धान्त क्रमिक रूपसे विकसित होते रहते ह। 

“सत्याग्रह ' शब्द मेने दक्षिण आफ्रिकार्में उस शक्तिको अभिव्यक्त करनेके 
लिए गढ़ा था” जिसका प्रयोग वहाँके भारतीयोंन पूरे आठ वर्षोतक किया 
था' और इस शब्दको इसलिए गढ़ा गया था कि इसमें और उस समय' इंग्लेंड 
और दक्षिण आक्िकामें अनाक्रामक प्रतिरोधकें नामसे चलनेवाले आन्दोलनमें 
अन्तर व्यक्त किया जा सके। 

व्युत्पत्तिकी दृष्टिसे इसका अर्थ है 'सत्यपर आग्रह” अर्थात्‌ सत्यबल। 
मेने इसे प्रमबल या आत्मबल भी कहा है। सत्याग्रहकों व्यवहारमें लाते समय 
इसके आरम्भिक चरणोंमें मेने यह बात जानी कि सत्यकी खोजमें अपने विरोधीके 
विरुद्ध किसी प्रकारकी हिसाके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि विरोधीकों 


१. सन्‌ १९१९ के भारत सरकार अधिनियम (गवनेमेंट आफ इंडिया ऐक्ट ) में सन्निद्धित मॉंग्टेस्यु 
चेम्सफोर्ड सुधार ! 

२, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १३ तथा १९६-२७। 

३. १९०६ से १९१४ तक । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १७१ 


धीरज और सहानुभूतिके द्वारा गलत रास्तेसे विमुख करना चाहिए। कारण कि 
जो चीज एक व्यवितको सही लगती है वही दूसरे व्यक्तिको गलत लग सकती 
है। और धीरजका मतलब है स्वयं कष्ट सहना। इस प्रकार सत्याग्रह-सिद्धान्तने 
जो अर्थ ग्रहण किया वह है, अपने विरोधीकों नहीं बल्कि स्वयंको कष्ट देकर 
सत्यको प्रतिष्ठित करना। 

अनाक्रामक प्रतिरोध और सत्याग्रहमं वसा ही अन्तर है जैसा दक्षिणी 
श्रुव और उत्तरी श्रुवमें। अनाक्रामक प्रतिरोधकी परिकल्पना कमजोर लोगोंके 
अस्त्रके रूपमें की गई है, और इसमें अपने उद्देश्यकी प्र/प्तिके लिए शरीरबल या 
हिसा वर्जित नहीं है। इसके विपरीत सत्याग्रहकी कल्पना सशकततम व्यक्तिके 
अस्त्रके झूपमें की गई है और इसमें किसी भी प्रकारकी हिसाकके लिए कोई 
स्थान नहीं है। 

जब डेनियलने मीडों और पारसियोंके ऐसे कानूनोंकी अवज्ञा' की जो 
उसकी अन्तरात्माकी आवाजके' खिलाफ थे, और इस अवज्ञाके' परिणामस्वरूप 
मिले दण्डको सर झुकाकर सह लिया, उस' समय वह विशुद्धतम ढंगका सत्या- 
ग्रह कर रहा था। सुकरात जिस' चीजको सही मानता था, एथेंसके नौजवानोंको 
उसकी सीख देनेसे वह कभी बाज नहीं आया, और इसके लिए उसे जो सजा 
दी गई उसे उसने बहादुरीके साथ झेल लिया। प्रह्लादन अपने पिताके आदेशोंकों 
नहीं माना, क्‍योंकि वह उन्हें अपनी आत्माके विरुद्ध मानता था। उससे बिना 
शिकायत किये और खुशी-खुशी अपने पिता द्वारा दी गई यन्त्रणाएँ सह हछीं। 
कहते हे, मीराबाईने भी अपनी आत्माकी आवाजपर अपने पतिकों नाराज 
कर दिया था, उनसे अलग रहनेमें ही सन्‍तोष माना और पतिकी इच्छाके 
आगे झुकनेके लिए उसे जो भी' कष्ट दिये गये बताये जाते हें, उन्हें निविकार 
मनसे शान्तियुवंक सहन किया। प्रह्लनद और मीराबाई, इन दोनोंन ही सत्या- 
ग्रहका पालन किया। यह ध्यान देनेकी बात है कि न तो डेनियककी और न 
सुकरातकी, न प्रह्लादकी और न मीराबाईकी अपने उत्पीड़कोंके प्रति कोई 
दुर्भावना रही थी। आज डेनियलू और सुकरात अपने-अपने राज्यके आदर्श 
नागरिक माने जाते हूं, तथा प्रह्लादको आदर्श पुत्र और मीराकों आदर पत्नी 
माना जाता है। ड़ 

सत्याग्रहका यह सिद्धान्त नया नहीं है; यह तो महज घरेल नियमोंको 
राजनीतिक जीवनपर लागू करना है। पारिवारिक झगड़े और मतभेद आमतौर 
पर प्रेमके नियमके अनुसार निपटा दिये जाते हेँ। परिवारके पीड़ित सदस्यके 
मनमें अन्य सदस्‍्योंके प्रति इतना आदर होता है कि जो लोग उससे भिन्न मत 
रखते हे, उनके प्रति बिना क्रोध किये या बदलेके भावसे बिना कुछ किये, 
वह अपने सिद्धान्तोंके लिए पीड़ा सहन कर छेता है। और चूँकि क्रोधका शमन 
और स्वयं कष्ट-सहनकी विधि अत्यन्त कठिन है, अतः: वह छोटी-छोटी बातोंकों 
सिद्धान्तका जामा नहीं पहनाता बल्कि सभी मामूली बातोंपर खुशीके साथ 


१७२ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


परिवारके अन्य लोगोंसे सहमत हो जाता है और इस प्रकार दूसरोंकी शान्तिमें 
बाधा डाले बिना स्वयं भी ज्यादासे-ज्यादा शान्ति पानेकी कोशिश करता है। 
इस प्रकार, वह चाहे प्रतिरोध करे या किसी स्थितिको स्वीकार कर ले, उसकी 
कार्यनीति परिवारके सभी सदस्योंका कल्याण करनेकी ही होती है। प्रमका 
यही नियम सम्पूर्ण सभ्य संसारमें बहुत-बड़ी सीमातक पारिवारिक सम्बन्धोंका 
नियमन करता है। 

में अनुभव करता हूँ कि जबतक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें, 
दूसरे शब्दोंम कहें तो राजनीतिक क्षेत्रमें, इस पारिवारिक नियमकों निश्चित 
रूपसे मान्य और स्वीकार नहीं किया जाता तबतक विभिन्न राष्ट्र यथार्थमें एक 
नहीं हो सकते और न उनके कार्य और गतिविधियाँ सम्पूर्ण मानवताके लिए 
समान रूपसे हितकारी ही हो सकती हँँ। जिस हृदतक कोई राष्ट्र इस' [ पारि- 
वारिक | नियमका पालन करता है, उसी हृदतक उसे सम्य कहा जा सकता है। 

यह प्रेमका नियम और कुछ नहीं, सत्यका ही एक नियम है। बिना सत्यके 
प्रेम नहीं हो सकता। बिना सत्यका प्रेम लगाव हो सकता है, उदाहरणार्थ दूसरे 
राष्ट्रोंको नुकसान पहुँचाकर अपने राष्ट्रसे लगाव रखना; या फिर वह मोह 
है, जैसा कि किसी युवकका किसी युवतीके प्रति होता है, या फिर ऐसा प्रेम 
विवेक-शून्य और अन्धा होता है, जैसा कि अज्ञानी माँ-बापका अपनी सन्‍्तानके 
लिए होता है। सच्चा प्रेम शरीरसे ऊपर है और उसमे पक्षपातकी कोई गुंजाइश 
नहीं होती। इसीलिए सत्याग्रहकी एक सिककेसे तुलना की गई है जिसके सीधी 
ओर प्रेम लिखा है और उल्टी ओर सत्य। यह सिक्का सभी जगह चलता है 
और इसकी कीमत आँकी' नहीं जा सकती।। 

सत्याग्रह आत्मनिर्भर है। इसका प्रयोग करनेसे पहले विरोधीकी सहमति 
लेना जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि प्रतिपक्षी जब प्रतिरोध करता है उस 
समय यह सबसे अधिक निखरता है। इसीलिए यह दुर्देमननीय' है। सत्याग्रही 
जानता ही नहीं कि पराजय क्या चीज है, क्‍योंकि वह सत्यके लिए संघर्ष 
करते हुए कभी थकता नहीं। इस संघर्षमें मृत्यु मुक्ति-रूप है और जेलेखाना 
स्वतन्त्रताके द्वार जेसा। 

इसे आत्मबल भी कहा जाता है, क्‍योंकि यदि सत्याग्रही यह विश्वास 
लेकर जलता हो कि मृत्युका मतलब संघर्षका अन्त नहीं, बल्कि उसकी चरम 
परिणति है, तो उसके लिए अपने अन्दर आत्माके अस्तित्वको स्वीकार करना 
आवश्यक है। शरीर तो आत्माभिव्यक्तिका एक साधनमात्र है; और सत्याग्रही 
जिस सत्यको लेकर चलता है, विपक्षी द्वारा उस' सत्यके दर्शन कर सभकनेमें 
यदि यह शरीर आड़े आये तो वह सहषष उसका त्याग कर देता है। वह अपने 
शरीरका परित्याग इस' निश्चित विश्वासके साथ करता है कि यदि किसी बातसे 
उसके विरोधीके विचार बदल सकते हे तो सहर्ष अपने शरीरका बलिदान करनेसे 
तो ऐसा अवश्य ही होगा। और चूँकि वह जानता है कि शरीरका नाश हो 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट १७३ 


जानेके बाद भी आत्मा अक्षुण्ण बनी रहती है, इसीलिए वह वतंमान शरीरके 
रहते ही सत्यकी विजय होते देखनेके लिए अधीर नहीं होता। सच तो यह है 
कि सत्याग्रही उस' समय जिस सत्यको अभिव्यक्त करता है, उस सत्यको विपक्षी 
भी देखें, इसका प्रयत्न करते हुए मर जानेकी क्षमतामें ही विजय निहित है। 

और चूँकि सत्याग्रही विपक्षीकों कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता, और स्देव 
विनय-भरे तक द्वारा उसकी विवेकबुद्धिको, या आत्मत्याग द्वारा उसके हृदयकों 
छूनेकी कोशिश करता है, इसलिए सत्याग्रह दोहरा कल्याणप्रद है--- एक ओर 
तो जो व्यक्ति] सत्याग्रह करता है, यह उसका कल्याण करता है और दूसरी 
ओर यह जिसके विरुद्ध किया जाता है, उसका भी कल्याण करता है। 

तयापि यह आपत्ति की जाती रही है कि सत्याग्रहकी जो हमारी कल्पना 
है वंसे सत्याग्रहका पालन कुछ गिते-चुने छोग ही कर सकते हें। मेरा अनुभव 
इससे भिन्न बात सिद्ध करता है। एक बार इसके दो स'ररू सिद्धान्त -- सत्य- 
निष्ठा और स्वयं कष्ट सहकर सत्यपर आग्रह-- समझ लिये जायें, फिर तो 
उसका पालन कोई भी कर सकता है। इसपर अमल कर सकना उतना ही 
कठिन या आसान है जितना किसी भी अन्य सदृगुणपर। सत्याग्रहपर अमल 
करनेके लिए उसका पूरा दर्शत समझना उसी तरह अनावश्यक है, जसे कि 
मद्य-त्यगग करनेके लिए उसका दर्शन जानना जरूरी नहीं है। 

आखिरकार, जिसको सत्य जैस। दिखे उस सत्यपर आग्रह करनेकी आव- 
दयकतामे तो कोई इनकार नहीं ही करता। और यह' समझना अत्यन्त सरल 
है कि पशबलसे अपने विरोधीको भी उस सत्यक्रो स्वीकार करनेके लिए विवश 
करना भद्दी बात है। दूसरी ओर यदि तकसे असत्यका अहसास नहीं करवाया 
जा सकता इसलिए उसे स्वीकार कर लिया जाए -- यह तो और भी लज्जाजनक 
है। उस हालतमें एकमात्र सच्चा और सम्मानजनक रास्ता यही है कि जान 
चली जाये तो भी उसे स्वीकार न किया जायें। यदि संसारसे कभी गलतियोंको 
बिलकुल दूर किया जा सकता है वो केवल तभी दूर किया जा सकता है। जो 
गलती या भूल अन्तःकरणको चोट पहुँचाती हो उसके साथ कोई समझौता 
नहीं हो सकता। 

किन्तु राजनीतिक क्षेत्रमें जनताकी ओरसे यह संघर्ष चलाये जानेका मत- 
लब है मुख्यतः अव्यायपूर्ण कानून-रूपी गलतियोंका विरोध। जब याचिकाएँ आदि 
देकर आप कानन बनानेवालेको उसकी गलरूतीका अनुभव न करा सक, तब यदि 
आप इस अव्यायपूर्ण कानूनकों स्वीकार न करना चाहते हों तो आपके सामने 
एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह कि आप स्वयं कष्ट-सहन करके 
अर्थात्‌ कानूनकी अवज्ञाका दण्ड आगे बढ़कर स्वीकार करके, उसे उस कानूनको 
वापस लेनेके लिए मजबूर कर दें। इसीलिए जनताको सत्याग्रह ज्यादातर सविनय 
अवज्ञा या सविनय प्रतिरोधके रूपमें दिखता है। कानूनकी यह अवज्ञा विनयपूर्ण 
इसलिए है कि वह अपराधमूलक नहीं है। 


१७४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपराबी अर्थात्‌ साधारण कानून-उल्लंघनकर्ता कानूनकों चोरी-छिते तोड़ता 
है, और उसके दण्डसे बचनेकी कोशिश करता है। किन्तु सविनय अवज्ञा करने- 
वाला ऐसा नहीं करता। वह जिस राज्यमें रहता है उसके कानूनोंका सदेव पालन 
करता है -- सो किसी दण्डके भयसे नहीं, बल्कि इसलिए करता हैं कि वह उन 
कानूनोंको समाजके कल्याणके लिए अच्छा समझता है। लेकिन कुछ अवस'र आते 
है, और ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हें, जब वह कुछ कानूनोंकों इतना 
अन्यायपूर्ण मानता है कि उनका पालन करना उसके लिए स्वथा असम्मानकी 
बात हो जाती है। ऐसे मौकेपर वह खुलेआम उन कानूनोंकी सविनय अवज्ञा 
करता है और जो भी दण्ड मिले उसे शातच्तिपूवक सहन कर लेता है। और 
कानून बनानेवालेके कार्योके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करनेके हेतु वह ऐसे अन्य 
कानूनोंकी अवज्ञा करके, जिन्हें भंग करता अनेतिक आचरण नहीं है, राज्यके 
साथ असहयोग कर सकतनेको स्वतन्त्र है। मेरी रायमें सत्याभ्रहका व्यावहारिक पक्ष 
और उसका सौन्दर्य अत्यन्त गरिमामय है और इसका सिद्धान्त इतना सरल है 
कि इसकी सीख बच्चोंकों भी दी जा सकती है। मेने हजारों स्त्री, पुरुष और 
बच्चोंको, जिन्हें आमतौरपर गिरमिटिया भारतीय कहा जाता है, सत्याग्रहकी 
सीख दी और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे निकल़े। 

जब रौलट विधेयक प्रकाशित किये गये थे, उस सभय' मेंने अनुभव किया 
कि वे मानव-स्व॒तन्त्रतापर इतने अधिक बन्धन लगाते हें कि उनका ज्यादासे- 
ज्यादा विरोध किया जाना चाहिए। मेंने यह भी देखा कि भारतीयोंमें विधे- 
यकोंके प्रति विरोध-भावना स्वव्यापी है। संवंधानिक परम्परा और पूरब दृष्टान्तोंसि 
निर्देशित होवेवाली भारत सरकार -जैसी किसी सरकारकी तो बात ही क्या, मेरा 
तो मत है कि कितनी ही निरंकुश सरकार हो, उसे ऐसे कानून बनानेका अधि- 
कार नहीं है जो देशकी सम्पूर्ण जनताके विरुद्ध पड़ते हों। मेने यह भी अनुभव 
किया कि इस बातकों लेकर जो आन्दोलन फूट पड़नेवाला है, उसे यदि विफल 
नहीं होना है, और हिसात्मक स्वरूप ग्रहण करनेसे बचाना है, तो उसे एक 
सुनिश्चित दिशा देना जरूरी होगा। ह 

इसलिए मेने देशके सामने सत्याग्रहकों स्वीकार करनेका प्रस्ताव रखा, 
और ऐसा करते समय मेने उसके सविनय प्रतिरोधके पहलूकी ओर विशेष ध्यान 
दिलाया। और चूँकि यह एक बिलकुल अत्तर्मुसी और शुद्धिकारक आन्दोलन है, 
इसलिए मेने सुझाव दिया कि ६ अप्रैठकों एक दिनका उपवास रखा जाये, 
प्रार्थना की जाये और सब काम-काज बन्द रखा जाये। भारतके सभी भागोंमें, 
यहाँतक कि छोटे-छोटे गाँवोंमें भी, इस सुझावपर शानदार तरीकेसे अमर किया 


“गया, हालाँकि न तो इसका कोई संगठन ही किया गया था और न पहलेसे 


कोई बड़ी तैयारी ही की गई थी। इसका विचार जैसे ही मेरे मनमें आया, 
मेंने उसे जनताके सामने रख दिया था। ६ अप्रैल, [ १९१९ ] को जनताकी ओरसे 
क्रोई हिसा नहीं हुई और न पुलिसके साथ कोई उल्लेखनीय संघर्ष ही हुआ। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट १७५ 


हड़ताल बिलकुल ऐच्छिक और स्वतःस्फत थी। मेने गत २४ मार्चको मद्रासमें 
निम्नलिखित सन्देश प्रकाशित करनेके अलावा उक्त विचरकों प्रचारित करनके 
लिए कोई कारंवाई नहीं की : 


जैसा कि मेंने कई सभाओंमें बतानेका प्रयास किया है, सत्याग्रह तत्त्वत: 
एक धामिक आन्दोलन है। यह शुद्धिकरण और प्रायदिचित्तकी एक प्रक्रिया है। 
इसका उद्देश्य है स्वयं कष्ट सहकर सुधार करवाना या शिकायतें दूर करवाना; 
इसलिए में सुझाव देना चाहता हूँ कि १९१९के विधेयक संख्या रको वाइस'राय- 
की स्वीकृति प्रकाशित होनेके बाद दूसरे रविवार (अर्थात्‌ ६ अप्रैल)का दिन 
प्रतिष्ठा-भंग और प्रार्यताके रूपमें मनाया जाये। चूँकि इस दिवसके अनुरूप ही 
एक कारगर सार्वजनिक प्रदर्शन भी होना चाहिए, अतः में निम्नलिखित सलाह 
देना चाहता हूँ: 
(१) जिनके सामने धामिक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवधान न हों, ऐसे 
सभी वयस्क स्त्री-पुरुष पिछली रातके भोजनके बादसे आरम्भ करके २४ 
घंटेका उपवास रखें। यह उपवास किसी भी रूपमें भूख-हड़ताल नहीं 
माना जाना चाहिए, और न यही कि इसका उद्देश्य सरकारपर कोई दबाव 
डालना है। इसे तो सत्याग्रहियोंके लिए एक आवश्यक आत्मानुशासन 
मानना चाहिए जो उन्हें उनकी शपथ उल्लिखित सविनय अवज्ञा करनके 
योग्य बनायेगा। अन्य लछोगोंके लिए यह उपवास उनकी चोट खाई हुई 
भावनाकी' तीब्रताका एक छोटा-सा प्रतीक माना जाये। 
(२) सावंजनिक हितके कार्मोंकी छोड़कर शेष सारे काम उस दिन स्थगित 
रखे जायें। बाजार और व्यापारिक संस्थान बन्द रखे जायें। जिन कर्म- 
चारियोंकों रविवारकों भी काम करना पड़ता है, वे अपने मालिकोंसे पहलेसे 
अनुमति छेनेके बाद ही काम स्थगित करें। 
में बिना हिचक इन दो सुझावोंकों सरकारी नौकरोंसे भी अपनानेकी सिफा- 
रिश करता हूँ। कारण, यद्यपि यह निःसन्देह बिलकुल ठीक है कि वे राजनीतिक 
चर्चा और सभाओंमें भाग न लें, लेकिन मेरी रायमें उन्हें यह असन्दिग्ध अधि- 
कार भी प्राप्त है कि जब प्रइन बहुत महत्त्वपूर्ण हों तो वे, जैसा मेंने यहाँ बताया 
है, वेसे स्वंधा सीमित तरीकेसे अपनी भावनाएँ व्यक्त करें। 


(३) उस दिन भारतके सभी भागोंमें, यहाँतक कि गाँवोंमें भी, सावं- 
जनिक सभाएँ की जायें, जिनमें दोनों विधेयकोंकों वापस लेनेकी प्रार्थना 
करते हुए प्रस्ताव पास' किये जायें। 


यदि मेरी सलाह स्वीकार कऋरने योग्य समझी जाये, तो संगठन करनेका 
आवश्यक काम हाथमें लेनेकी पहली जिम्मेदारी विभिन्न सत्याग्रह संघोंपर होगी, 
लेकिन में आशा करता हूँ कि अन्य सभी संघ और संगठन भी इस प्रदर्शवको 
सफल बनानेमें हाथ बॉँटायेंगे। 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


सत्याग्रहके सिद्धान्तका जैसा निरूपण श्री गांधीने किया है, उसके अनुसार एक 
सैद्धान्तिक प्रस्थापनाके रूपमें वह सुस्पष्ट और समझमें आनंवाला प्रतीत होता है। 
किन्तु इसे जीवनके हर क्षेत्रमें व्यावहारिक रूप दे सकना उतना आसान नहीं हैं जितना 
कि पहली नजरमें लूगता है। ऐसे सत्याग्रहका आचरण करनेके लिए धैर्य और आत्म- 
नियन्त्रणका काफी अभ्यास होना बहुत जरूरी है। और ये गुण ऐसे हे जो .व्यवहा रत: 
उस समय सबसे कम नजर आते हें जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि 
सत्याग्रहकों एक देनिक आचरणके सिद्धान्तके रूपमें बहुत सारे लोगोंके लिए स्वीकार्य 
होना हो तब तो यह जरूरी है कि सत्याग्रहका सिद्धान्त ऐसा हो जिसपर औसत दर्जेका 
आदमी भी आचरण कर सके। लेकिन औसत आदमी तो जब किसी अन्यायसे क्षुब्ध 
होता है तब आत्मबलिदान करनेकी अपेक्षा हिसा करनेके लिए ही ज्यादा तत्पर होता 
है। श्री गांधीका जवाब यह है कि पारिवारिक दायरेमें लोग ऐसा धैर्य अक्सर बरतते 
है। श्री गांधी तो सिर्फ यही चाहते हे कि वे ऐसा ही धैर्य-भाव राजनीतिके दायरेमें 
भी बरतने लगें। 

बहरहाल, इस जगह सत्याग्रहकी व्यवहारिकतापर और अधिक विचार करनकी 
जरूरत नहीं है। इतना स्पष्ट है कि इस प्रकारके हानिरहित सिद्धान्तके प्रचारसे 
समाजका केवल भला ही हो सकता है। और सँकड़ों आदमियोंसे हमने जो पूछताछ 
की है, उसके आधारपर हम पूरे विश्वासके साथ कह सकते हे कि यदि आलन्दोलनमें भाग 
लेनेवाले लोगोंमें सत्याग्रहकी भावना व्याप्त न होती तो परिणाम अवेक्षक्ृत बहुत ज्यादा 
भयंकर होते । भारतके अन्य भागोंमें जनताने जैसा अनुकरणीय आत्म-नियन्त्रण दिखाया 
वह यह नहीं सिद्ध करता कि स्वभावमें वे पंजाबियोंसे बहुत अधिक भिन्न हूं, बल्कि यह 
सिद्ध करता है कि सत्याग्रहका संयतकारी प्रभाव इतना प्रबल था कि वह सरकार 
द्वारा भारतपर रौलूट अधिनियम थोपे जानेके विरुद्ध जनताके क्रोधको नियत्त्रणमें रख 
सका। यदि राज्यके कानूनोंका उल्लंघन करते, समय जनता संयम और अनुशासन छोड़े 
बिना अपने रोष और विरोधको अभिव्यक्त कर पाई होती तो बहुत मुमकिन है कि 
सरकार बहुत पहले ही जनताकी इच्छाके सामने झुक जाती। 

किन्तु छोगोंमें जो सत्याग्रहकी भावना थी पंजाब सरकारने उसकी इतनी कड़ी 
परख की कि उसके लिए सत्याग्रहका संयतकारी प्रभाव भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ। यदि 
सर माइकेल ओडायरन सत्याग्रहके संयतकारी प्रभावकों समझा होता और जनताके 
साथ सहयोग किया होता, जैसा कि अन्य प्रास्तोंकी सरकारोंने कमोबंश किया, तो 
पंजाबकों जो भयंकर कष्ट सहने पड़े वे न सहने पड़ते और गत कुछ महीनोंका 
इतिहास कुछ और ही होता। | 

हम यह मानते हें कि सत्याग्रहका सही आचरण किया जाये तो जनतापर पशु- 
बलसे शासन कर सकना असम्भव हो जायेगा, और इसीलिए, जिन कानूनोंको जनता 
नापसन्द करे, उन कानूनोंकों कारगर ढंगसे अमलमें छाना अगर बिलकुल असम्भव नहीं 
तो कठिन अवध्य हो जायेगा। लेकिन एक ऐसे राज्यमें, जिसके संविधानके अनुसार 


सरकारके लिए एक निर्धारित ढंगसे शासितोंकी स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी हो, 
यह बात दशिकायतका कोई आधार नहीं हो सकती। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धरमं कांग्रेसकी रिपोर्ट १७७ 


अब हमारे लिए यह देखना ही बाकी रह जाता है कि पंजाबमें हत्या, आगजनी 
और लूटपाटकी जो घटनाएँ हुई उनके लिए सत्याग्रह जिम्मेदार था या नहीं। जैसा कि 
हम दिखा चुके ह, सत्याग्रहके प्रचारका परिणाम किसी भी रूपमें हिसात्मक नहीं हो सकता 
था, क्योंकि सत्याग्रह तो स्वयं ही हिसाका विरोधी है। लेकिन सत्याग्रहके सविनय अवज्ञा- 
वाले रूपके प्रचारकों आसानीसे गलत समझा या समझाया जा सकता है, और इसलिए 
सावधानी बरतते हुए ही ऐसा करना चाहिए। सविनय प्रतिरोधका समर्थन करते समय 
अधिकसे-अधिक सावधानी रखनेकी आवश्यकताको हम स्वीकार करते हें। कानूनके 
लिए अनादरकी भावना पैदा करना आसान है, किन्तु राज्यके कानूनोंकी सविनय अर्थात्‌ 
अहिसात्मक अवज्ञा करके कष्ट-सहुन करनेकी भावना उत्पन्न करना उतना आसान नहीं 
है। इसलिए सविनय प्रतिरोधका प्रचार वहीं किया जा सकता है जहाँ आत्म-पीड़नके 
लिए पहले ही से जमीन तैयार कर ली गई हो। हमने देखा कि श्री गांधीने बिना 
पर्याप्त तैयारीके बड़े पैमानेपर सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करनेकी 
अपनी गरूतीको ईमानदारीके हाथ स्वीकार किया, जो हमारी रायमें बिलकुल ठीक 
भी था, और आन्दोलनको तत्काल स्थगित कर दिया। 

बहरहाल पंजाबमों सत्याग्रहके सविनय प्रतिरोधवाले हिस्सेको न तो सही ढंगसे 
समझा गया और न हृदयंगस किया गया, और उसपर अमल तो और भी नहीं किया 
गया। यों हड़तालका सविनय प्रतिरोधसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हड़ताल अगर स्वेच्छासे 
की गई हो, हिसासे पूरी तरह मुक्त हो, और उसका उद्देश्य गलती करनेवाले के विरुद्ध 
दुर्भाव व्यक्त करना नहीं बल्कि उसके गरूत कामोंसे विरोध प्रकट करना हो तो ऐसी 
हड़ताल सत्याग्रहका एक अंग हो सकती है। फिर, भारतमें हड़ताल बहुत पुराना अस्त्र 
है। यहां इसका प्रयोग लोग ठीक वेसी ही परिस्थितियोंमें करते आये हें जिन परि- 
स्थितियोंमें इसका प्रयोग अप्रैल माहमें पंजाबमें किया गया था। इसलिए भीड़ने जो भी' 
ज्यादतियाँ कीं, उनसे न तो सत्याग्रहका कोई सम्बन्ध था और न हड़ताूकूका। जिन 
कारणोंसे वेसी घटनाएँ हुई उनपर आगेके पृष्ठोंमें विचार किया जायगा। 


अध्याय ५ 
साशल को 
भाग १ : सामान्य 
शिक्षित भारतीयोंके प्रति सर माइकेल ओडायरका व्यवहार कैसा था और फौजी 
भरतीके सिलसिलेमें उनके तरीके कैसे थे, इस' दृष्टिसे हम उनके प्रशासनपर विचार कर 
चुके हें। हमने यह दिखानेकी कोशिश की है कि किस प्रकार सर माइकेल ओ डायरने 
सभी वर्गोके पंजाबियोंको अपनेसे विमुख कर दिया था। हमने रौलट अधिनियम और 


उसके परिणामोंके बारेमें भी काफी विस्तारसे बताया है। इस अधिनियमको रद करानेके 
लिए भारत-भरमें जो व्यापक आन्दोलन हुआ, उसका स्वरूप कैसा था, यह भी हमने 


१, जुलाई १९१९ में 
१७-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दिखाया है। हमने सत्याग्रहके प्रणेताके ही शब्दोंमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंका विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है, और हमारी समझमें हमने यह बात काफी स्पष्ठ रूपसे दिखला दी है कि 
६ अप्रैछको मूतंरूप प्रहण करनेवाले रौलट अधिनियम-विरोधी आन्दोलनसे किसी प्रकारकी 
कोई हिंसा नहीं उत्पन्न हुई, और सत्याग्रहकी जैसी कल्पना उसके प्रणताने की है तथा 
उसे जिस रूपमें उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस रूपमें सत्याग्रह हिसासे पूर्णतः मुक्त है। 
बल्कि सच तो यह है कि उसके प्रचार और जनता द्वारा उसकी स्वीकृतिसे शान्ति और 
जान-मालकी' सुरक्षाके लिए अधिक अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी। हमने यह भी दिखाया 
है कि रौलट अधिनियमके विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन और सत्याग्रह दोनोंने जनताको 
अपनी शक्तिका अनुभव करनेमें सहायता दी थी और उनमें स्फूर्तिका संचार किया था। 
सर माइकेल ओडायर जिस सरकारके प्रतीक थे वैसी सरकारके प्रति पंजाबकी जनताके 
मनमें कोई प्रेम-भाव नहीं था । वह उससे पूरी तरह असन्तुष्ट थी। यह असनन्‍्तोष 
महगाईके कारण और गहरा हो गया था। लोगोंको आशा थी कि युद्धकें बाद हर तरहसे 
अच्छा समय आयेगा। लेकिन इसके विपरीत युद्धका अन्त होनेके साथ उनकी अपनी 
संकटपूर्ण स्थिति और स्पष्ट होकर सामने आ गई है। इस प्रकार जो असन्तोष उत्पन्न 
हुआ, वह खिलाफत आन्दोलनके' कारण और जोर पकड़ गया। मुसलमानोंको ब्रिटिश 
सरकारके इरादोंकी तरफसे' शक हो गया, और दरअसल ऐसे शकके लिए वाजिब 
कारण मौजूद थे। 

गत अप्रैलकी घटनाओंको ठीकसे समझनेके लिए ऊपर दिये गये तथ्योंको समझना 
जरूरी है। इन तथ्योंसे इनकार करना सम्भव नहीं है। 

६ अप्रैलको पंजाबमे पूर्ण हड़ताल रही । पंजाबमें, और पंजाब ही' क्‍या, सारे भारतमें 
यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। उस दिन नेता और जनता एक व्यक्तिकी भाँति मिलकर 
काम करते प्रतीत होते थे। हिन्दुओं और मुसलमानोंमें प्रा श्रातु-भाव था। सारे देशमें 
रौलूट अधिनियमका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये गये और उसे रद करनेकी माँग 
की गईं। ६ अप्रेका प्रद्शत जनताकी इच्छाकी शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति था। 

किन्तु सर माइकेल ओडायरके लिए इसे सहन करना मुश्किल हो गया। उन्हें हड़- 
ताल और हिन्दू-मुस्लिम एकता, दोनों ही चीजोंमें ब्रिटिश शासनके लिए खतरेकी गंध 
आईं। उनके लिए यह एक ब्रिटन-विरोधी गठबंधन था, जिसे किसी भी कीमतपर तोड़ना 
बहुत जरूरी था। यहाँतक कि ल।हौरके नेताओंके विरुद्ध चलाये गये मुकदमेमें भी उनके 
शान्तिपूर्ण कार्योंको बढ़ा-चढ़ाकर “पड्यंत्र और युद्ध छेड़ना ” बताया गया। विशेष 
न्यायाधिकरण संयोजक मण्डल (कनवीनिंग अथॉरिटी) ने लाहौरके मामलेका जो संक्षिप्त 
विवरण तैयार किया उसमें कहा गया है: 

वह कानून जिसे लोग आमतौरपर रौलट अधिनियमके नामसे जानते हें, 

केन्द्रीय विधान परिषद्‌ द्वारा १८ मसा्च, १९१९को पास किया गया। इसपर 

पंजाबके बाहरके कुछ लोगोंने, जिनके साथ अभियुक्तोंका सम्बन्ध था, एक आम 
घड़यन्त्र रचा जिसका मंशा उम्र सभाओंका आयोजन करता, और सरकारके 
विरुद्ध जन-भावनाकों भड़कानके इरादेसे आम हड़ताल करवाना और इस प्रकार 


रा 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १७९ 


सरकारको इतना आतंकित कर ;देनका था कि वह उस कानूनके विरुद्ध निषेधाज्ञा 
जारी करानकी कोशिश करे। इसी योजनाके अनुसार सारे भारतमें, और विशेष 
रूपसे पंजाबमें, उक्त षड़यन्त्रकारियोंने, जिनमें अभियुक्त भी झासिल थे, ३० 
माचेके दिन आम हड़तालकी घोषणा की, जिसके पीछे उनका मंशा अव्यवस्था 
उत्पन्न करना, देदाके आथिक जीवनको ठप करना और सरकारके प्रति द्रोह और 
घृणाके भाव पेदा करना था। 


इसके बाद कई सभाओंका एक मोटा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें इस 
विवरणमें,  उपद्रवकारी मजमा” कहा गया है, और फिर दो अनुच्छेद हे जिन्हें इस 
सरकारी प्रारूपकारकी ही भाषामें उद्धत करना हमें जरूरी लगता है: 


९ अप्रेलको, सरकारके विरुद्ध ब्रोह और दात्रुभाव भड़कानके आम पषड्यन्त्रके 
अनुसार, जिस समय रामनवसीका जुलूस निकल रहा था, उस अवसरपर अभि- 
युक्त रामभजदत्त, गोकुलचन्द, धर्मदास सूरी और दूनीचन्द तथा अन्य लोगोंन 
विधिवत्‌ स्थापित सरकारके विरुद्ध हिन्दू और मुसलमानोंके भाईचारेको बढ़ावा 
दिया। १० अप्रेलकों पंजाब सरकारन शान्ति और व्यवस्था फायम रखनेकी 
वृष्टिसे गांधी नामक एक षड़यन्त्रकारीको प्रान्तमें प्रवेश करनेसे रोक दिया और 
उसी दिन दो अन्य षड़यन्त्रकारियोंको, जिनके नाम सत्यपाल और किचल हैं, 
अमृतसरसे निष्कासित करनेकी आज्ञा दी। शान्ति और व्यवस्था बनाय॑ रखनकी 
दृष्टिसे उठाये गये सरकारके इन एहतियाती कदमोंकों षड़यन्त्रकारियोंन सम्राटके 
विरुद्ध युद्ध छेड़नेका एक सर बना लिया है। 
हम इन अनुच्छेदोंको इसलिए उद्धुत कर रहे हे कि जिससे हमने जो बातें कहीं हें वे 
स्पष्ट हो जायें; अर्थात्‌ यह कि हड़ताल, हड़तालसे पहले और उसके बाद होनेवाली 
सभाओं और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारेको सरकारके लिए खतरा समझा गया। ऐसा भी 
नहीं है कि हड़ताल और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारेके बारेम ऐसी धारणा बादमें बनी। सर 
माइकेल ओडायर ७ अप्रैछको बिलकुल स्पष्ट शब्दोंमें अपने मनकी बात प्रकट कर चुके 
थे। उस दिनके उनके भाषणके अंश हम पहले ही उद्धुत कर चुके हें। उन्होंने जालन्धर- 
के बेरिस्टर माननीय रायजादा भगतरामसे भेंट की थी। उनसे भी स'र माइकेलने हड़- 
तालके विरुद्ध अपनी तीत्र भावना व्यक्त की थी, जैसा कि माननीय भगतराम द्वारा दिये 
गये बयानसे देखा जा सकता है। इस बयानमें रायजादा भगतराम कहते हें: 


(पंजाब विधान परिबदकी) बेठकके बाद में ड्राइंग रूमसें लेफ्टिनेंट गवर्नरसे 
सिला। उन्होंने मुझसे पुछा कि जालन्धरमें कसी हड़ताल हुई। मेने उत्तर दिया 
कि हड़ताल पूरी हुई और किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं हुई। सर माइकेलने 
मुझसे पूछा कि मेरी रायमें इसका कारण क्‍या था। मेंन उत्तर दिया, “मेरी 
समझसें इसका कारण श्री गांधीका आत्मबल था।” इसपर सर माइकेलने अपना 
मुक्‍का हिलाया और कहा, “ रायजादा साहब याद रखिए, गांधीके आत्मबलसे 
भी बड़ी एक ताकत है। ' (बयान ६५०) - 


१८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अतः सर माइकेल जो भी तरीका सोच सकते थे, उस' हर तरीकेसे समस्त राज- 
नीतिक चेतनाको कुचल डालनेके लिए कृतसंकल्प थे। वे छोगोंको कोंच-कोंचकर इतना 
उत्तेजित कर देनेको भी तैयार थे जिससे वे अपना आप! खो बेठें। किस प्रकार इसमें 
उन्हें आंशिक सफलता मिली, यह हम आगे देखेंगे। 


साल लॉ 
भाग २४ अमृतसर 


अमृतसरको हम सबसे पहले छेंगे, क्योंकि कोंच-कोंचकर उत्तेजित करनेकी प्रक्रिया 
वहीं सम्पन्न हुईं। महत्त्वकी दृष्टिसे अमृतसरका छाहौरके बाद दूसरा नम्बर है। लेकिन 
कई दृष्टियोंसे वह लछाहौरसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। इसकी आबादी १,६०,००० है। 
यहाँ स्वर्ण-मन्दिर है जो सिखोंका सबसे बड़ा पूजा-स्थल है। पंजाबका सबसे बड़ा व्यापार- 
केन्द्र होने और स्वर्ण-मन्दिरके कारण यहाँ पंजाबके सभी भागोंसे, और बाहरसे भी 
यात्री और परययंटक आते रहते हे। 

अप्रैलके मध्यमें हिन्दुओंका नव-वर्ष आरम्भ होता है। उस दिन अमृतस'रमें बहुत 
बड़ा पशु मेला भी लगता है। नव-वर्ष दिवसको बैसाखी कहते है, और यह दिवस धार्मिक 
और व्यापारिक दोनों ही महत्त्व रखता है। प्रतिवर्ष इस' दिन यहाँ आसपासके और 
दूर-दूरके लोग बहुत बड़ी संख्यामे आते हँ। बैसाखीसे पहले रामनवमीका उत्सव मनाया 
जाता है। 

अमृतसरमें ६ अप्रैछका दिन पूरी तरह मनाया गया; मुसलमानों, सिखों और अन्य' 
सभी हिन्दुओंने उस' दिन पूरी हड़ताल रखी। यह हड़ताल स्वतःस्फूर्त और ऐच्छिक थी। 
भीड़के व्यवहारमें आपत्ति करने लायक कोई चीज नहीं दिखाई दी। और ऐसी कोई 
घटना नहीं हुई, जिसपर खेद प्रकट किया जाता या जिसकी खास' खबर दी जाती। 

९ अप्रैठको रामनवमी थी। यह मुख्यतः हिन्दुओंका धामिक त्यौहार है। केकिन 
इस बार इस' अवसरका उपयोग हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए किया गया। उत्सवमें 
मुसलमानोंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। भाईचारा उत्पन्न करनेवाले इस उत्सवके 
आयोजकोंमें डा० किचलू और डा० सत्यपाल भी थे। इन दोनों नेताओंने अपनी 
सावेजनिक सेवाओंके कारण बहुत पहले ही काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। 

डा० सैफुद्दीन किचलू एक मुसलमान बैरिस्टर हें और उनकी वकालत बहुत अच्छी 
चलती है। वे कैम्ब्रिजके स्तवातक हें और मन्स्टरसे उन्हें डाक्टर आफ फिलासफीकी 
उपाधि प्राप्त हुई थी। वे अलीगढ़में भी पढ़ चुके हें। उनकी आयु ३५ वर्ष है। वे 
विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हें। कई वर्षोसे वे हिन्दू-मुस्लिम एकताके काममें 
लग हं। 

डा० सत्यपाल हिन्दू हें, जातिसे खत्री। वे पंजाब विश्वविद्यालयके बी० ए०, एम० 
बी० हैं। युद्धके दौरान वे अदनमें लेफ्टिनेन्ट, आई० एम० एस० के रूपमें किग्स कमिशन 
पाकर एक वर्षतक रह चुके हे। वे डा० किचलके साथ सार्वजनिक काम करते रहे हें। 
अमृतसर रेलवे स्टेशनपर भारतीयोंको प्लेटफार्म टिकट दिया जाना बन्द होनेपर 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रसकी रिपोर्ट १८१ 


उन्होंने उसके विरुद्ध जो सफल आन्दोलन किया उससे काफी लोकप्रिय हो गये। रौलट 
अधिनियम विरोधी आन्दोलनमें इन दोनों नेताओंकी लोकप्रियता और भी बढ़ी। इन 
दोनोंने सत्याग्रहका समर्थन किया। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि और जगहोंकी तरह 
ही अमृतसरभे भी रोलट आन्दोलनमें धीरे-धीरे पहलेकी अपेक्षा बहुत ज्यादा लोग दिल- 
चस्पी लेने लगे, और ज्यों-ज्यों यह आन्दोलन अधिक जोर पकड़ता गया त्यों-त्यों अपने 
अनव रत प्रयत्नोंके कारण ये दोनों नेता जनताके अधिक प्रिय होते गये। 
२९ मार्च, १९१९ को पंजाब सरकारकी आज्ञासे डा० सत्यपालकों सावंजनिक 
सभाओं में बोलनेसे मना कर दिया गया और वे अमृतसरमें नजरबन्द कर दिये गये। 
जैसा कि पिछले अध्यायमें कहा गया है, भारतके कुछ हिस्सोंमें ३० मार्चको भी 
हड़ताल हुईैं। और अमृतसर एक ऐसा ही स्थान था। 
अमृतसरमें ३० मार्चकों होनेवाली सभामें, सरकारी कथनके अनुसार ३०,००० से 
३५,००० लोग शामिल हुए, लेकिन सभी रिपोर्टोमें यह बात समान रूपसे कही गई 
है कि सभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गई, और एक भी अशोभनीय' घटना नहीं हुईं। सभामें 
जो लोग बोले, उन्होंने सभाके शान्तिपर्ण और धार्मिक स्वरूपपर विशेष बल दिया। 
ये हें डा० किचलके शब्द जो उन्होंने अपने भाषणके अन्तर कहे थे: 
हम राष्ट्रीय हितोंके लिए अपने निजी स्वार्थोका बलिदान करनेको सेब 
तेयार रहेंगे। महात्मा गांधीका सन्देश आपके सामने पढ़कर सुना दिया गया 
है। समस्त देशवासियोंको प्रतिरोध करनेके लिए तेयार हो जाना चाहिए। 
इसका यह अर्थ नहीं है कि इस पवित्र नगर या देशकों खूनकी धारामें डुबो 
दिया जाये। हमारा प्रतिरोध अहिसात्मक होना चाहिए। आप अपनी आत्माकी 
आवाजके अनुसार काम करनेको तेयार रहिए, हालाँकि इसके बदले आपको जेल 
भेजा जा सकता है, या आपपर नजरबन्दी आदेश लागू किया जा सकता है। 
और फिर: 
आप लोग किसीको पीड़ा या दुःख न पहुँचायें। शान्तिपुर्वेक घर जाइए। बागमें 
टहलिए। किसी पुलिसवाले या किसी गद्दारके खिलाफ ऐसे कठोर शब्द न 
. निकालिये जिससे उसे पीड़ा पहुँचे, या जिससे शान्ति भंग होनकी सम्भावना 
पैदा हो जाये। 
लेकिन सर माइकेल ओडायर अमृतसरकी हड़ताल और सभाके कोरण बहुत 
असन्तुल्ति हो उठे। अतः उन्होंने डा० किचलूपर भी वही आदेश जारी कर दिया 
जो डा० सत्यपालपर किया था। इस' आदेशपर ३ अप्रैछककी तारीख पड़ी है और 
उसमें कहा गया है कि: 
जबतक और कोई आदेश न दिया जायें तबतक डा० किचल (क) अमृतसर 
दाहरकी स्युनिसिपल सीमाें रहेंगे, (ख) समाचारपत्रोंके साथ प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूपसे कोई सम्पर्क न रखेंगेि, और (ग ) फिसी सार्वजनिक सभाका 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आयोजन न करेंगे, उसमें भाग न लेंगे और न किसी सभामें साषण देंगे -- चाहे 
वह व्यक्तिशः उपस्थित होकर हो या लिखित रूपमें अपने विचार भेजकर। 


पंडित कोट्मल, पंडित दीनानार्था और स्वामी अनुभवानन्दपर भी ऐसे ही' 
प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इन आदेशोंने जन-भावनाकों उद्वेलित अवश्य किया, किन्तु 
जनता इनसे घबराई नहीं। अतएवं ६ अप्रैछको शहरमे फिर पूरी हड़ताल हुई, और 
३० मार्चवाली सभासे कहीं अधिक बड़ी सभा हुईं। अमृतसरके एक बैरिस्टर, श्री 
बदरुल इस्लाम खाँने इस सभाकी अध्यक्षताकी, जिसमें कहा जाता है कि ५०,००० 
लोगोंने भाग लिया। सरकारी विवरणमें यह भी बताया गया है कि सभामें प्रस्ताव 
पास करके सरकारसे अनुरोध किया गया कि डा० सत्यपाल तथा अन्य लोगोंके 
खिलाफ जारी किये गये आदेश वापस ले लिये जायें। सरकारी आदेशोंके खिलाफ 
जो भाषण दिये गये उनका निचोड़ निम्नलिखित वाक्यमें देखा जा सकता है। यह 
वाक्य हमने उस रिपोर्टमें से लिया है जो इस समय हमारे सामने है: 


उन [ नेताओं | का एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने हम सबको रौलट 
अधिनियमका असली उहेदय बता दिया था। 


एक प्रस्ताव रौलट अधिनियमको रद करनेकी माँग करते हुए भी पास' किया 
गया। सभाकी कार्यवाही समाप्त करते हुए अध्यक्षन कहा: 


आजकी सभा पिछले रविवारकी सभासे भी कहीं अधिक सफल रही है। 
अपनी राय अभिव्यक्त करनेका आपका मंशा पूरा हो गया है। इस समय 
लोगोंको आवेशसे नहीं बल्कि धीरजसे काम लेना चाहिए। महात्मा गांधीकी 
सलाह है: इस लड़ाईमें हम धेर्यपुर्वक पीड़ा और दुःख सहन करेंगे और इस 
प्रकार अपने-आपको हिंसा और निष्ठुरता बरतनेसे बचायेंगे। असत्य नाकामयाब 
होगा और सत्यकी विजय होगी। यदि आप सानसिक शान्ति, धीरज और संयमसे 
काम लेंगे तो इस सभाका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। किन्तु यदि जरा भी गड़बड़ 
होगी, और दो आदमी भी एक दूसरेसे लड़ेंगे तो इसके परिणाम बुरे होंगे और 
इस सभाका कोई असर नहीं होगा। इसलिए श्रोताओंसे अनुरोध है कि वे सभा- 
स्थलूसे बिलकुल शान्तिपुर्वंक जायें और कोई जुलस वगरह न बनायें। 
ऊपरका उद्धरण हमने जिस रिपोर्ट्स लिया है, उसपर ८ अप्रैलकी तारीख पड़ी 

है। रिपोर्टके अच्तरमें कहा गया है: 
जनतान अध्यक्षके आदेशोंका पूरा पालन किया। 

९ अप्रैलका दिन, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, रामनवमीका दिन था। 


नेताओंने तय' किया था कि उस दिन हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूरा भाईचारा रहना 
चाहिए। सामान्यतया रामनवमी एक धार्मिक त्यौहार है, लेकिन चूँकि मुसलूमानोंने उसमें 


१, अमृतसरसे प्रकाशित वकतके सम्पादक । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १८३ 


भाग लेनेका फैसला किया था, इसलिए इस उत्सवका महत्त्व निस्सन्देह बहुत बढ़ गया 
था। रामनवमीका जुलूस' बहुतु बड़ा था, जिसमें मुसलमानोंने बहुत बड़ी संख्यामें भाग 
लिया। डा० सत्यपाल और डा० किचलूने अरूग-अलंग स्थानोंपर खड़े होकर जुलूसको 
देखा। इन दोनों नेताओंके निकटसे गुजरते वक्‍त जुलसवालोंने उनकी जय-जयकारके 
नारे लगाये। अमृतसरके डिप्टी कमिश्तरते भी जुलूस देखा, और जब जुलूसके बैन्ड- 
बाजेवाले दस्ते उनके सामनेसे गुजरे तो उन्होंने “गॉड सेव द किंग” की धुन बजाई। 
इस' अवसरपर भी इतने विश्ञाल प्रदर्शनके बावजूद कोई दुःखद घटना या दुघेटना 
नहीं हुई। 

इस' सारे सावजनिक प्रदर्शन और राष्ट्रीय चेतनाकी मुक्त अभिव्यक्तिको देखकर 
जनताकी आशकांक्षाओंसे सहानुभूति रखनेवाले किसी भी कल्पनाशीरू शासकका हृदय 
खुशीसे भर गया होता। लेकिन सर माइकेल ओडायर यह सब देखकर क्रोधसे भर 
गये। उन्हें यह देखकर गुस्सा आया कि उनके इन आदेशोंके फलस्वरूप, जिनका जिक्र 
हम कर चुके हे, जनता भयभीत होनेकी जगह और भी उद्धत हो गई थी और उसकी 
माँगें और मुखर हो गई थीं। अतः रूगभग ठीक उसी समय जब कि यह जन-प्रदर्शोत 
व्यवस्थित और बिलकुल नियमित रूपमें जारी था, पंजाब सरकारके सचिवालयमें एक 
आदेशका मसविदा तैयार किया जा रहा था, जिससे जनताकी शान्ति भंग तथा नष्ट 
होनेवाली थी, क्‍योंकि लेफ्टिनेन्ट गवरनरने डा० किचल और डा० सत्यपालको निर्वासित 
करनेका फैसलछा कर लिया था। यह आदेश अमृतसरमे ९ अप्रैकको काफी रात गये 
पहुँचा, और १० अप्रुछको डिप्टी कमिश्नरने डा० किचलू और डा० सत्यपालको 
बुलवाकर वह आदेश उनपर जारी किया, और एक मोटरमें बेठाकर उन्हें एक अज्ञात 
स्थानकी ओर भेज दिया। इसकी खबर सारे अमृतसरमें बिजलीकी तरह फैल गई। 
तत्काल एक भीड़ इकट्ठी हो गई। यह भीड़ मातम मनानेवालोंकी भीड़ थी। सभी नंगे 
सर थे, बहुत-से नंगे पैर भी थे, और किसीके हाथमें छड़ी वर्गरह नहीं थी। ये लोग 
अपने प्रिय नेताओंकी रिहाईके लिए डिप्टी कमिश्नरसे प्रार्थना करने उसके बंगलेकी ओर 
जा रहे थे। यह जूलस' अमृतसरकी सभी मुख्य सड़कोंसें गुजरा--नेशनल बेंक, 
टाउन हॉल और क्रिश्चियन मिशन हॉल, इन सभी इमारतोंके सामनेसे होते हुए 
आगे बढ़ा। ये इमारतें वही इमारतें थीं, जिन्हें थोड़े ही समय बाद भीड़के कुछ 
लोगोंके हाथों ध्वस्त हो जाना था। इस तरह जूलस' शाच्तिपू्वक आगे बढ़ रहा था, 
लेकिन रेलवेके ओवर-ब्रिजपर इसकी प्रगतिको वहाँ तैनात फौजी गारदने रोक 
दिया। भीड़ने रास्ता माँगा और कहा कि हम लोग फरियाद करनेके लिए डिप्टी 
कमिश्नरके बगलेपर जाना चाहते हें। उसने आगे बढ़नेकी कोशिश की और फौजी 
गारद थोड़ी दूर पीछे हट गई। भीड़ आगे बढ़ी, फौजी गारदने गोली चलाई जिससे 
कुछ लोग मरे और कुछ घायल हो गये। भीड़ पीछेको लौटी, लेकिन अब यह एक 
शान्तिपूर्ण भीड़ नहीं रह गई थी। अब यह ऐसी भीड़ थी, जिसे अपने नेताओंको 
रिहा करवानेकी कोशिशोंमें नाकामयाब कर दिया गया था, और जो अब अपने 
बीच कुछ लोगोंके मारे जाने और घायल होनेके कारण क्षुब्ध हो उठी थी। ये करृद्ध 


१८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


लोग मृतकों और घायलोंको उठाये हुए रेलवे-फुट-ब्रिजजी ओर गये, और कुछ लोग 
हॉल बाजारकी ओर गये। घायलों और मृतकोंको देखनेवाले नागरिक क्रोधसे भर 
गये। थोड़े ही समयके भीतर रेलवेके ओवर-ब्रिज और फुट-ब्रिजकें पास' फिर एक 
भीड़ जमा हो गई। इस बार लोगोंके हाथमें डंडे और लकड़ीके चेले थे। दोनों 
ही पुलोंपर सेनाका पहरा था। 

इसी बीच, यह शोर-गुल सुनकर वकील लोगोंने डिप्टी कमिश्तरके सामने बीच- 
बचाव करनेके खयालसे अपनी सेवाएँ अपित करनेकी इच्छा प्रकट की थी। उन्हें बीच- 
बचाव करनेकी अनुमति दे दी गई। जब वे घटना-स्थरूपर पहुँचे तो अमृतस'रके पुलिस 
डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री प्लोमरने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़ी भीड़ रेलवे याडेकी 
ओर गई है। अतः कुछ लोग पुलपर ही ठहरे रहे और कुछ लोग रेलवे याडकी ओर 
गये। भीड़को समझा-बुझकर रेलवे याडसे हटानेमें वे सफल रहे। किन्तु ओवर-ब्रिजके 
पास स्थिति ज्यादा कठित थी। सर्वश्री सलारिया और मकबूल महमूद एक ओर तो 
भीड़को समझानेकी कोशिश कर रहे थे, और दूसरी ओर अधिकारियोंकों गोली चलानेसे 
रोकनेकी कोशिश कर रहे थे। एक स्थिति तो ऐसी आई जब छगा कि उन्हें सफलता 
मिल जायेगी, लेकिन उसी वक्‍त भीड़में से कुछ लोगोंने सैनिकोंपर पत्थर या लकड़ीके 
चैले फेंके और सैनिकोंन तुरन्त गोली चला दी। करीब बीस' आदमी मारे गये और 
बहुत-से घायल हुए। स्वयं श्री सलारिया और श्री' मकबूल महमूद बाल-बाल बच गये। 
सैनिक अधिकारीन इस बातपर खेद प्रकट किया कि जिस' समय ये दोनों लोग 
 भीड़के बीचमे थे और भीड़कों तितर-बितर होनेके लिए समझा-बुझाकर अधिकारियोंकी 
सहायता कर रहे थे, उस समय उसने गोली चलानेका आदेश दिया। इसके बाद भी 
मकबूल महमूद सिविल अस्पताल गये और वहाँसे घायलोंकी' प्राथमिक चिकित्साके लिए 
डा० धनपत रायको अपने साथ लेकर लौट। अस्पतालसे स्ट्रेचर भी आये थे, लेकिन कहा 
जाता है कि श्री प्लोमरन उन्हें यह कहकर वापस करवा दिया कि लोग इसका प्रबन्ध 
अपने-आप करेंगे। कुछ घायलोंको डा० किदारनाथके घर ले जाया गया। वे जनाना 
अस्पतालके' निकट ही' रहते थे। कहा जाता है कि श्रीमती ईस्डन' घायलोंको देखकर 
हँस पड़ीं और बोलीं कि हिन्दू और मुसलमान जिस' लायक थे उनके साथ वही हुआ। 
इसपर लोग अस्पतालमें घुस गये और श्रीमती ईस्डनको दूँढ़नेकी कोशिश करने छगे। 
लेकिन इसी बीच मौका पाकर श्रीमती बेंजामिनने उन्हें छिपा दिया था, और इस 
प्रकार भीड़से उनकी रक्षा हो पाई। उत्तेजित भीड़ने नेशनल बेंकको छूट लिया और 
उसके मैनेजर श्री स्टुअर्ट तथा एकाउन्टेन्ट श्री स्कॉटकी हत्या कर दी। जो भीड़ 
रेलवेके माऊल गोदाममें गई थी, उसने रेलवेके एक गार्ड श्री रॉबिन्सनकी हत्या कर 
दी। भीड़ने अलाएन्स बेंकपर भी हमला किया और जब उसके मैनेजर श्री थॉमसनने 
रिवाल्वस्से गोली चलाई तो भीड़ने क्रुद्ध होकर उन्हें मार डाला और उनकी लाशको 
नीचे फेंक दिया और बेंकके फर्नीचरके साथ ही उसे भी फूँक दिया। छावनीमें काम- 
करनेवाले एक इलेक्ट्रिशियन, सार्जेन्ट रॉलैण्डको रिगो ब्रिजके पास मार डाला गया। 


१, म्युनिसिपछ जताना अस्पतालकी महिला डाक्टर । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट १८५ 


टाउन हॉल, डाकखाना और मिशन हॉल जला दिये गये, और भगताँवारा रेलवे 
स्टेशनका भी कुछ हिस्सा फूक दिया गया। चार्टर्ड बेंकपर भी हमला करनेकी 
कोशिश की गई, लेकिन इस बेंकके भारतीय कर्मचारियोंने स्थितिको बचा लिया और 
बेंककों कोई गम्भीर क्षति नहीं पहुँच पाई। इसी समय मिस शेरवुड' साइकिलपर 
कहीं जा रही थीं। उनपर भी हमला किया गया, किन्तु उनको उनकी एक भारतीय 
छात्राके पिताने बचा लिया। भीड़में निस्‍्सन्देह कुछ बदमाश लोग भी थे, जिन्होंने 
मौका देखकर नेशनल बेंकके गोदामको लूटना शुरू कर दिया। यहाँ हम यह भी 
बता दें कि उसके बादसे अभीतक कुछ पुलिसवालोंको भी उनके पाससे लूटका माल 
बरामद होनेके कारण गिरफ्तार किया जा चुका है। १० अप्रैलको शामके ५ बजेतक 
तोड़-फोड़ और लूटपाटका काम खत्म हो चुका था। 


अमृतसरकी जनताकों उनके प्रिय नेताओंका निर्वासत करके जिस' तरह उत्तेजित 
किया गया वह अत्यन्त गम्भीर और अनावश्यक था। फिर जब निहत्थे लोगोंकी भीड़ 
शाच्तिपूर्ण उहदेश्यसे डिप्टी कमिश्नरके बँगलेकी ओर जा रही थी तब उसे आगे बढ़नेसे 
रोककर, और भीड़ द्वारा आगे बढ़नेका आग्रह करनेपर उसके ऊपर गोली चलाकर 
उसे और अधिक उत्तेजित किया गया। यहाँ इस' तथ्यको दुहराने और इसपर जोर 
देनेकी जरूरत है कि ओवर-ब्रिजपर पहुँचने और गोली चलनेसे पहलेतक भीड़ने कोई 
हिस[त्मक काम नहीं किया था। यह कह सकना मुश्किल है कि अगर भीड़को डिप्टी 
कमिश्नरके बेंगलेकी ओर जाने दिया गया होता, और वहाँ उसकी प्रार्थना अस्वीकार 
कर दी गई होती, जिसकी कि काफी' सम्भावना थी, तब उस हालतमें क्‍या होता। 
यह बहुत-कुछ इस बातपर निर्भर करता कि डिप्टी कमिश्नर भीड़कें साथ कैसा व्यवहार 
करते। यह बात माननी होगी कि भीड़ हुठ कर रही थी, और यदि अधिकारियोंको 
लगा कि भीड़ हिसात्मक कार्रवाई करेगी, तो हम अधिकारियोंकों भीड़की प्रगति रोकनके 
लिए दोषी मानतेकों तेयार नहीं हें। मार्शल ला आयोगके सामने दी गई गवाहियों, 
और छॉड हंटरकी समितिके' सामने सरकारी पक्षकी ओरसे प्रस्तुत गवाहियों और 
जो साक्ष्य हमने एकत्र किये हे उन सबका अध्ययन करनेके बाद हम इस नतीजेपर 
पहुँचते हें कि गोली चलानेका कतई कोई कारण मौजूद नहीं था। गोली चलानेसे 
पहले अधिकारियोंन बीचके उन उपायोंको बिककुल आजमानेकी कोशिश नहीं की जिल्हें 
सामान्यतः: सभी सभ्य देशोंमें काममें लाया जाता है। भीड़के नेताओंके साथ बातचीत 
करके उन्हें रगजारे वानी या तहताने-फुरलछानेकी कोई कोशिश नहीं की गई और न 
पहले मामली' शक्तिका प्रयोग करके भीड़को हटानेका ही प्रयत्न किया गया। जसे ही 
भीड़ने जबरदस्ती आगे बढ़नेकी कोशिश की, बस' सीधे गोली चलानका हुक्म दे दिया 
गया। इस देशर्में कार्यपालिकाके अधिकारियों और फौजका यह आम कायदा ही बन 


१. स्थानीय मिश्वन स्कूलमें पढ़ानेवाली एक अंग्रेज महिला । 
२. पंजाबके उपद्रवोंकी जाँचके लिए लॉडे हंटरकी अध्यक्षतामें यह समिति भारत सरकारने अक्तूबर 
१९१९ में नियुक्त की थी । 


१८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गेया है कि वे किसी तरहका खतरा नहीं उठाते, या दूसरे शब्दोंमें कहें तो उनकी 
निगाहमें भारतीयोंकी जानकी कोई कीमत ही' वहीं रह गई है। 

उच्च न्यायालूयके वकील श्री मकबूल महमूद, जो श्री सलारियाके साथ भीड़कों 
समझानेकी कोशिश कर रहे थे, दूसरी बार होनेवाली गोलीबारीके विषयमें कहते हें: 


मैंने और सलारियाने डिप्टी कमसिइ्तर और अफसरोंसे चिल्लाकर कहा कि 
वे पीछे हट जायें और गोली न चलायें, क्योंकि हमें अब भी आशा थी कि 
हम भीड़को वापस ले जा सकेंगे। भीड़में से कुछ लोगोंने सेनिकोंपर लकड़ी 
और पत्थर फेंके। सैनिकोंने तुरन्त भीड़ोनो बिना आगाह किये या सुचना दिये 
गोलियोंकी बौछार कर दी। मेरे दार्ये-बायंसे गोलियाँ सनसनाती हुई निकलीं । 
भीड़ २०-२५ हताहतोंकों छोड़कर तितर-बितर हो गई। जब गोलियाँ चलनी 
बन्द हो गईं तब मेंने सेनिकोंके पास जाकर उनसे पूछा कि क्‍या उनके पास 
हताहतोंको ले जानेके लिए एम्बुलेंस गाड़ी या प्राथमिक चिकित्साका कोई 
इन्तजाम है। में सहायताके लिए भागकर अस्पताल जाना चाहता था, जो पास 
ही था। किन्तु सैनिकोंन मुझे जाने नहीं दिया। आखिरकों श्री सोमोरन मुझे 
जानेकी इजाजत दे दी . . - । जब गोली चली उस समय डिप्टी कमिइनर 
स्वयं उपस्थित थे। वे जानते थे कि श्री सलारिया और में वकील हें, और 
यह कोशिश कर रहे थे कि भोड़को हटाकर शहर वापस ले जायें। यह संयोग 
ही था कि हम दोनों जिन्दा बच गय। मेरा अब भी यही विश्वास है कि 
यदि अधिकारियोंने कुछ धीरज रखा होता तो हम भीड़को वापस ले जानमें 
सफल हो जाते। यह दुःखकी बात है कि गोली चलानका निर्णय करनसे पहले 
अधिकारियोंने हताहतोंकों ले जानवाली एम्बुलेंस गाड़ी या प्राथमिक चिकित्साकी 
कोई व्यवस्था नहीं की। मेरा विद्वास है कि यदि समयपर उचित चिकित्साकी' 
व्यवस्था हो जाती तो कुछ घायलोंको बचाया जा सकता था। कुछ ही गोलियाँ 
चलनेके बाद भीड़ एकदम पीछे हटने रूगी, किन्तु जब लोग भागने छगे थे 
उसके बाद भी गोलियाँ चलती रहीं। कइयोंकी पीठमें गोलियाँ रूगीं। घायलोंमें 
अधिकतरके कटिभागसे' ऊपर, मुहपर या सिरिपर गोलियाँ लूगीं। (बयान ५, 
पृष्ठ ३०-३१) 
स्मरण रहे कि भीड़ने अभीतक' कोई ज्यादती नहीं की थी, इसलिए उस उता- 
वली, उदासीनता या निर्ममताका कोई कारण नहीं था, जो कि इस गवाहके अनुसार 
स्पष्टत: अधिकारियोंने दिखाई। 
इसलिए जहाँ एक ओर हम देशनिकालेके दण्ड और गोलीबारीकी' भत्सेना करते 
हूँ और दोनोंको अनुचित मानते हें, और हताहतोंके लिए एम्बुलेंस गाड़ीकी व्यवस्था 
न रखता अमानुषिक समझते हें, वहाँ हम यह भी मानते हें कि भीड़ द्वारा मनमाने 
तोरपर निर्दोष व्यक्तियोंकी हत्या और सम्पत्तिका विनाश किसी तरह उचित नहीं 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्ों कांग्रेसकी रिपोर्ट १८७ 


ठहराये जा सकते। बेंकोंके मैनेजर अपने गृणोंके कारण लोकप्रिय थे। दूसरे लोग, 
जिनका खून किया गया था, भीड़के लिए अपरिचित थे और वे स्वथा निर्दोष थे। 
कुमारी शेरव॒ड एक ईमानदार ईसाई शिक्षिका थीं, और श्रीमती ईस्डेनने कितनी ही' 
आपत्तिजनक बात क्‍यों न कही हो, लेकिन भीड़ने जो-कुछ किया, उसे उचित नहीं 
ठहराया जा सकता। इमारतोंकों ध्वस्त करना निरा पागलपन था; और हम यह 
कहे बिना नहीं रह सकते कि अमृतसरकी जनताने इससे पहले जो अद्भुत आत्मसंयम 
दिखाया था, उससे प्राप्त सारा लाभ--सारी नेकनामी इस भीड़के वहशियाना और 
अशोभनीय' व्यवहारसे खत्म हो गई। 

क्या इन' ज्यादतियोंको रोका जा सकता था? क्या इन निर्दोष व्यक्तियोंके 
प्राण बचाये जा सकते थे ? पुलिस क्या कर रही थी? कोतवाली और टाउन हॉलकी 
इमारतें एक ही ब्लॉकमें हें। कोतवालीमें पुलिस काफी संख्यामें मौजूद थी। भीड़ने 
कोतवालीकी' ओर आँख भी नहीं उठाई, जबकि उसने दण्ड-भयकी तनिक भी परवाह 
न' करते हुए पासके ही टाउन हॉलको जला डाला। जलहाई गई अधिकांश दूसरी 
इमारतें भी कोतवालीके समीप ही थीं। पुलिसको यह भी सूचना थी कि बेंकोंको 
जलाया जा रहा है। इस समय पुलिसका यह स्पष्ट कत्तंव्य था कि वह और जरा 
चुस्तीसे कुछ कारंवाई करती और अपनी जान जोखिममें डालकर भी, कमसे-कम 
उन अंग्रेजोंको बचानेका यत्न करती, जिनकी हत्या की गई। 

ये हत्याएँ और आगजनीकी घटनाएँ अधिकारियोंके लिए इतनी आकस्मिक 
थीं कि वे कुछ समयके लिए किकत्तेव्यविमृढ़ हो गये। लेफ्टिनेन्ट गव्नेरने फौरन 
श्री किचिनको लाहौरसे रवाना किया। हंटर समितिके सामने अपनी गवाहीमें श्री 
किचिन कहते हे कि सड़कपर उन्हें बहुत सारे लोग मिले। लाहौरसे अमुतसरतक लगभग 
३५ मील हरूम्बा रास्ता उन्होंने मोटरसे तय किया और उन्हें किसीन हाथ नहीं 
लगाया। यह १० अप्रेलको तीसरे पहर, लगभग ४ बजे की बात है। रातको ११ बजके 
लगभग मेजर मैकडॉनल्डके नेतृत्वमें सैनिकोंसे भरी एक रेलगाड़ी आईं। श्री किचिनने 
उन्हें बताया कि “स्थिति उनके बसके बाहर हो गई है और उन्हें ऐसे कदम उठाने 
चाहिए जो सैनिक दृष्टिसे आवश्यक हों।” अपनी गवाहीमें वे आगे कहते हें कि 
“ उन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि सैनिकोंका एक पर्याप्त बड़ा दस्ता शहरमें भज्जें जो 
वहाँकी सूचना छाये या उन लोगोंको लाये जो मारे न गये हों। यह कर दिया 
गया।” इसपर छलॉड हंटरने पूछा कि किसी सिविल मजिस्ट्रेटको क्‍यों नहीं भेजा 
गया ? ” श्री किचिनने उत्तर दिया: 


मेरा खयाल था कि सनिक टुकड़ीको लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और सिविल 
मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिसे एक ऐसी कारंबाईमें उलझन पड़ती जो कि शुद्ध सैनिक 
कारंवाई थी। . - - बचे हुए लोगोंको बाहर निकाल लाया गया और 
कोतवालीमें और भी सेनिक तेनात कर दिये गये। यह सब बिना किसी प्रति- 
रोध या लड़ाईके हो गया। 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वे ११ तारीखकों लाहौर लौट गये। शहरका भार श्री माइल्स इविंगने फौज़को 
प्षौंप दिया। लाहौर पहुँचनेपर उन्होंने लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकों इसकी सूचना दी, और 
लेपिटनेन्ट गवर्नरने इसपर अपनी सहमति दे दी। दूसरे दिन सुबह श्री किचिन फिर 
मोटर द्वारा अमृतसर गये, पर उन्हें वहाँ बलवेके कोई चिह्न नहीं दिखाई दिये। इसी 
बीच जनरल डायर पहुँच गये थे; उन्होंने राम बागमें अपना सदर मुकाम कायम कर 
लिया था और पूरा नियन्त्रण अपने हाथमें ले लिया था। 
जनरल डायरने जो पहला काम किया वह था लोगोंको गिरफ्तार करनता। उन्होंने 
शहरमें प्रवेश किया और बिना किसी भी प्रकारके प्रतिरोध या झगड़ेके करीब बारह 
गिरफ्तारियाँ कीं। 
अब हम यह देखेंगे कि जनताने इस बीच क्या किया। १० तारीखकी रातको शहरको 
राम-भरोसे छोड़ दिया गया, पर कोई लूठपाठ नहीं हुईैं। ११ तारीखको तड़के ही 
वे मृतकोंका अच्तिम संस्कार करना चाहते थे। पहले तो सैनिक अधिकारियोंन एक अर्थीके 
साथ चारसे अधिक व्यक्तियोंको जानेकी इजाजत ही नहीं दी। इससे लोगोंमें बहुत 
असन्तोष फल गया। वे अरथियोंकों जुलूस बनाकर ले जाना चाहते थे। उन्होंने अधि- 
कारियोंको इस बातपर राजी करनेके लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। बहुत कहने सुननेके . 
बाद इजाजत तो मिल गई किन्तु यह आज्ञा दी गई कि जुलस २ बजेसे पहले वापस 
हो जाये। जुलूस बहुत बड़ा था, किन्तु आज्ञाका अक्षरदः पालन हुआ और सब काम 
निश्चित समयसे पहले पूरा कर लिया गया। १२ अप्रैठको हंसराजने, जो आगे चलकर 
अमृतस'र षड़्यंत्र काण्डमें मुख्य मुखबिर बना, ढाब खटीकानमें एक सभा की और उसने 
ऐलान किया कि एक और संभा १३ अप्रैठको जलियाँवाछा बागर्मों होगी, जिसका सभा- 
पतित्व छाला कन्हैयाछाल करेंगे। लाला कन्हैयालालने स्वयं इस बातसे इतकार किया है 
कि उनसे इस तरहकी किसी सभाका सभापतित्व करनेके लिए कहा गया था या 
उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी थी। वे ७५ वर्षके हें और पुराने तथा सम्मानित वकील 
हैं, एवं बहुत ही लोकप्रिय हें। (बयान २९) । उनका बयान सच है, इस बातमें हमें 
तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है। हमारा खयाल है कि उनके नामका उपयोग लोगोंकों 
भारी संख्यामें जमा करनेके लिए ही किया गया था। 
इसके बाद जो-कुछ हुआ, उसे समझनेके लिए अमुतस'रका जो चित्र वहीके एक 
सज्जनने, जो कुछ दितोंके लिए बाहर गये हुए थे, खींचा है, उसे सामने रखना जरूरी 
है। यह चित्र प्रस्तुत करनेवाले सज्जन हे लाला गिरधारीलाल, जो पंजाब व्यापार 
मण्डलके उपाध्यक्ष और अमृतसर फ्लोर ऐंड जनरलकू मिल्स' कम्पनीके प्रबन्ध निदेशक 
हैं। वे कहते हे: 
में ११ अप्रेलको लगभग ११.३० बजे सुबह कलकत्ता मेल द्वारा कानपुरसे 
अमृतसर पहुँचा . . - । अमृतसरके निकट नहरके पुलपर और उससे आगे भी 
मेंने पुलिसके दस्ते देखे जो रेलकी पटरियोंकी रक्षाके लिए तेनात थे। गाड़ी जब 
स्टेशनपर पहुँची तो स्टेशन एक सेनिक चौकी-जेसा लग रहा था। सर्वत्र सैनिक 
और बल्दूकें ही दिखाई पड़ती थीं . . . न कहीं कोई कुली था और न कोई 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रसकी रिपोर्ट १८९ 


सवारी। ज्थों ही में प्लेटफार्ससे निकला मेरी भेंट सरदार विक्रमसिहसे हो गई। 
उन्होंने मुझ सलाह दी कि या तो में वापस वहीं चला जाऊँ जहाँसे आया था, 
या कमसे-कस किसी भी हालतमें शहरमें प्रवेश न करूँ। चूंकि वे बहुत घबराये 
हुए थे -- जैसा कि सुझे रूग रहा था--अतः उन्होंने ज्यादा देर मुझसे 
बातचीत नहीं की। एक रेलवे कर्मचारीकी कृपासे, बीस मिनठ प्रतीक्षा करनेके 
बाद और बड़ी कठिनाईसे, मुझे एक कुली मिला जो मेरा सामान स्वर्ण मन्दिर 
तक ले गया। वहाँ पेदल चलनेवालोंके लिए जो पुल है उसपर कुछ यूरोपीय 
सेनिकोंका पहुरा था, जो सब चीजोंकी अच्छी तरह तलाशी लिये बिना किसीकों 
दहरमे प्रवेश नहीं करने देते थे। अगर किसीके पास किसी तरहकी छड़ी होती 
थी, तो वह अवध्य ही उससे रखवा ली जाती थी। मेरे सामानको अच्छी तरह 
उलठ-पुलटकर देखनेके बाद मुझे आगे जाने दिया गया। गाड़ियोंके पुलके ऊपरसे 
किसीको जानकी इजाजत नहीं थी। यह हाल कई दिनों, सम्भवतः १५ 
अप्रैलतक, चला। शहरके बाहर हर कदसपर राइफलें और संगीत लिये हुए 
पुलिस या फौजके सिपाहियोंके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। शहरके 
अन्दर कहीं पुलिसका एक भी सिपाही ड्यूटीपर नहीं दिखाई पड़ता था। . . < 
वहरमें प्रवेश करते ही सबसे पहले जिस चौजन मेरा ध्यान खींचा वह यह थी 
कि जल-पू्ति बिलकुल बन्द कर दी गई थी . . « फिर शामको भमेंने देखा कि 
खास शहरमें बिजली भी काट दी गई थी। जहाँतक मुझे याद है, यह परेशानी 
भी अगर ज्यादा नहीं तो १८ या १९ अप्रेझततक तो चली ही। स्वर्ण सन्दिरकी 
ओर जाते हुए मेंने हिसात्मक कारंबाइयोंके चिह्न देखें । टलिग्राफके तार कटे 

हुए थे और कुछ इमारतें जली पड़ी थीं। (बयान १, पृष्ठ १-२) 

सरकारी साक्ष्के अनुसार भी जरू-आपूर्ति और बिजली' तीन-चार दिनोंतक बन्द 
रही, और यह स्पष्ट है कि लोगोंको इस निर्देयतासे बिजली-पानीसे वंचित करनेके 
पीछे इरादा पूरे शहरको उस हिसाके लिए दण्ड देना था जिसमें कुछ ही लोगोंने भाग 
लिया होगा और जिसे रोकनेमें, जैसा कि लॉड हंटरने एक गवाहको बताया, शास्तिप्रिय 
नागरिक असमर्थ रहे। । 

१३ अप्रेछको सुबह ९.३० बजेके लगभग जनरल डाय'रने एक अंगरक्षक टुकड़ीके 
साथ शहरमें प्रवेश किया और एक घोषणा की। यह घोषणा, छोड हंटरके सामने 
जनरल डायरकी गवाहीके अनुसार, तीन भागोंमें थी। इसका अन्तिम भाग ही इस 
अवसरपर महत्त्वका है। वह इस प्रकार है: 

“ शहरमें था दाहरके किसी भी भागमें या शहरके बाहर किसी भी प्रकारका 
कोई भी जुलस किसी भी समय निकालनकी मुमानियत है। इस प्रकारके किसी 
भी जुलूस, या ४ व्यक्तियोंके किसी भी जमघठकों गर-कानूनी जमघटद माना 
जायगा और आवश्यक होनेपर शस्त्र-बलसे तितर-बितरु कर दिया जायगा। 
जनरल डायरसे बारीकीसे पूछताछ की गई कि आवश्यक होनेपर की शर्ते और 

“जुलूस ” के साथ-साथ प्रयुक्त हुए शब्द  जमघट ” का क्या अथ्थे है। आवश्यक 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


होनेपर ” का अर्थ यही हो सकता है कि यदि यह जमघट और किसी प्रकार तितर- 
बितर न हो तो ', और “जमघट ” का अर्थ हो सकता है किसी सार्वजनिक स्थल- 
पर जमधघट ; अन्यथा घरोंमें भी चारसे अधिक व्यक्तियोंका जमा हो जाना घोषणाके 
अनुसार गैरकानूनी जमघट हो जायेगा। 

जनरल डायर ज्यों-ज्यों शहरमें आगे बढ़ते गये, थोड़ी-थोड़ी देर बाद एक दुभाषिया 
इस घोषणाको पंजाबी और उर्दू में पढ़ता गया। शहरसे गुजरनेमें जनरल डायरको 
उन्हीके कथनानुसार “ २-३ घंटे” लछूगे। लोगोंको जमा करनेके लिए डोंडी पीटी जाती 
थी। [ जनरल डायर ] को एक नक्शा दिया गया, जिसमें उन स्थानोंपर निशान लगे 
थे जहाँ घोषणा पढ़ी गई थी, और उन्होंने स्वीकार किया कि शहरके कई भागोंमें वह 
नहीं पढ़ी गई थी। हमने उस' नकक्‍्शेका जिसपर रास्ते चिह्तित हैं, अध्ययन किया है। 
शहरका आधेसे अधिक भाग, और वह भी सबसे अधिक आबादीवाला भाग, जनरलने 
अछुता ही छोड़ दिया था। इस बातके प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैँ कि बहुत कम नाग- 
रिकोंको इस घोषणाके बारेमें मालूम था। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही बताया जा 
चुका है, १३ अप्रैल बैसाखीका दिन था। यह हिन्दुओंका नववर्षका दिन है और आस- 
पासके गाँवोंसे लोग बहुत बड़ी संख्यामें शहरमें आ रहे थे, जिन्हें घोषणाके बारेमें कुछ 
भी मालूम नहीं था। सरकारी गवाहोंने इस बातको स्वीकार किया है कि इस 
प्रकारके लोग आये और उन्होंने घोषणा नहीं सुनी होगी। 

जिस समय यह घोषणा हो रही थी, उसी समय या कुछ आगे-पीछे एक लड़का 
अमृतसरकी गलियोंमें एक कनस्तर बजा कर ऐलान कर रहा था कि ४ बजे जलियाँ- 
वाला बागमें एक सभा होगी और छाला कन्हेयालाल इसका सभापतित्व करेंगे। इस 
बारेमें शंका हो सकती है कि लड़केने यह ऐलान ठीक-ठीक किस' समय किया, लेकिन 
हमारे सामने जो साक्ष्य हें, उनके अनुसार यह ऐलान जनरल डायरकी घोषणासे कुछ 
समय' पहले किया गया था। लाला कन्हैयालाल कहते हे : 

मेंने सुना कि कुछ लोगोंने (जिनका पता जहाँतक मुझे मालम है अबतक 

नहीं लगा है) १३ अप्रेलको यह ऐलान किया कि में जलियाँवाला बाग एक 

भाषण दूंगा। इससे लोगोंका यह खयाल बना कि में तत्कालीन स्थितिके बारेमें 

उन्हें कोई ठीक सलाह दूँगा। (बयान २९, पृष्ठ ७३) 


करीब १२ बजकर ४५ मित्टपर जनरल डायरको सूचना दी गई कि उसी दिन 
अपराह्वमें ४ बजकर ३० मिनटपर जलियाँवाला बागरमें एक बड़ी सभा होनेवाली है। 
जनरल डायर स्वीकार करते हों कि सभाको रोकतनेके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं 
उठाया। “ में चाहता हूँ, आप यह बतायें ”, लॉर्ड हंटरने कहा, “कि आपने जलियाँवाला 
बाग भीड़ जमा होनेसे रोकनेके लिए कोई कदम क्‍यों नहीं उठाया? ” जनरलने 
उत्तर दिया: 
में जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ गया। मुझे अपने सेनिकोंको संगठित 
करना था, स्थितिपर विचार करना था . . . मेंने सोचा, जेंने उन्हें सावधान 
कर दिया था कि वे जमा न हों और यह काफी था। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट १९१ 


लॉर्ड हंटरने प्रदन किया: 
क्या सेनिक दस्तोंकी व्यवस्था करनके लिए १२.४० से ४ बजे तकके 
समयकी आवश्यकता हुई ? 
जनरल डायरने उत्तर दिया: 
दरअसल मुझे विश्वास नहीं था कि मेंने जो-कुछ उस दिन सुबह किया 
था उसके बाद वे सचमुच जमा होंगे। मुझे यह खयाल नहीं आया कि कुछ 
सेनिक और भेजकर लोगोंको आगाह कर दूँ कि वे सभामें न जायें। 
चार बजे उन्हें निश्चित सूचना मिली कि सभा सचमृच शूरू हो गई है। जल्दी 
ही वे नाकंबन्दीके लिए सैनिक लेकर दशहरकी ओर चर पड़े। इनमें २५ राइफल- 
धारी गोरखे और २५ सिख भी शामिल थे। उनके साथ ४० गोरखे और थे, जिनके पास 
खुखरियाँ थीं और वे अपने साथ दो बख्तरबन्द गाड़ियाँ भी लेते गये। वे साधारण 
“टहलनेकी चाल” चलते हुए गये। जब छॉड हंटरने प्रइन किया कि उन्होंने यह 
क्यों आवश्यक नहीं समझा कि वहाँ पहुँचनेमं कुछ अधिक शीक्रता की जाये, तो 
उन्होंने उत्तर दिया: 
नहीं जनाब, गरमी बहुत थी, हम साधारण कदम-चालसे ही चले। 
वे ५ बजे या सवा पाँच बज शामको बागमें पहुँचे। 
जलियाँवाला बाग क्या है? “बाग” हाब्द जगहको देखते दरअसल ठीक नाम 
नहीं है।  जालियाँ ” उसके मूल मालिकोंका जाति-ताम है; वाला ” सम्बन्धबोधक 
दब्द है। बाग ” जिसका अर्थ बगीचा है, दरअसल मकानोंसे घिरा एक परती जमीनका 
टुकड़ा है। उस' समय यह जमीन एक निजी सम्पत्ति थी और उसके कई मालिक थे। 
जैसा कि संरूग्न नक्शेसे' साफ है, यह स्थान एक असमान आयत है। इस आयतम तीन 
पेड़ हें, एक टूटी-फूटी गुम्बददार समाधि है और एक कुआँ है। अन्दर जानेका मुख्य 
रास्ता एक तंग गलीसे है, सौभाग्यवश जिसमें बख्तरबन्द गाड़ियाँ नहीं जा सकती थीं। 
अन्दर जानेके लिए और कोई नियमित रास्ते नहीं थे, किन्तु ४-५ स्थानोंपर सकरे 
रास्ते थे, जिनमें से होकर बाहर निकला जा सकता था। इस अहातेके प्रवेशस्थल- 
प्र जमीन कुछ ऊँची है और सैनिकोंको तैनात करने और सामनेकी भीड़पर गोली 
चलानेके लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए जब जनरल डायरने अपने ९० सैनिकोंके 
साथ बागमें प्रवेश किया, उस' समय भीड़के लिए बाहर निकरू सकनेका कोई आसान 
रास्ता नहीं था। 
जो गवाही हमारे सामने है, उसके अनुसार जनरल डायरके पहुँचनेसे पहले सभामें, 
जिसमें लगभग २०,००० लोग थे, हंस'राज व्याख्यान दे रहा था। वे और थोड़े-से दूसरे 
लोग एक कामचलूाऊ मंचपर खड़े थे। इसे नक्शेमें चिह्नित स्थानपर देखा जा सकता है। 
सैनिकोंके पहुँचनेसे पहलेसे एक वायुयान सभास्थलके ऊपर मँडरा रहा था। हंसराजने 
लोगोंसे कहा कि वे भयभीत न हों। श्रोताओंमें बहुत-से लड़के और बच्चे थे, और कुछ 


१. देखिए पृष्ठ १९३ के सामनेवाला चित्र । 


१९२ सम्पूण गांधी वाडमय 


लोग शिशुओंकों गोदमें लेकर आये थे। लोगोंके पास लाठियाँ आदि नहीं थीं। खुफिया 
पुलिसके भी कुछ छोग सभामें मौजूद थे। उनमें से दो व्यक्तियोंको हंसराजसे बातें 
करते देखा गया। आयताकार स्थानके किनारे ऊँची भूमिपर जनरल डायरने २५ 
सैनिक दाई ओर और २५ सैनिक बाई ओर तैनात कर दिये । इसके बाद जो-कुछ हुआ, 
उसे उन्हींके शब्दोंमें देना ठीक है: 
प्र० >> जब आप बागमें पहुँचे तो आपने क्‍या किया ? 
उ० - मेंने गोली चलाई। 
प्र० - एकदम ? 
उ०- तत्काल मेन इस विषयमें विचार कर लिया था और मेरा खयाल 
है कि यह निदुचय करनेमें सुझे ३० सेकिण्डसे अधिक नहीं लगे कि मेरा क्‍या 
कर्तव्य है। 
प्र०- जहाँतक भीड़का सम्बन्ध है, वह क्या कर रही थी? 
उ०- बस, थे छोग सभा कर रहे थे, बीचमें एक ऊँची-सी चीजपर एक 
व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ हिल रहे थे। स्पष्ट ही वह भाषण दे रहा था। 
जहाँतक में अनुमान कर पाया, वह आयतके ठीक बीचमें था, कहना चाहिए 
कि जहाँ मेरे सेनिक तेनात थे वहाँसे लगभग ५० था ६० गज दूर। 


जन रलने यह स्वीकार किया था कि ऐसे बहुतसे लोग हो सकते थे, जिन्होंने 
घोषणाके बारेमें कुछ न सुना हो। अतः छोड हंटरने प्रइन किया: 

यह सम्भावना स्वीकार करनेपर कि भीड़में ऐसे लोग हो सकते थे जिन्‍हें 
घोषणाकी जानकारी नहीं थी, क्या आपको यह नहीं सुझा कि गोली चलानकी 
आज्ञा देनसे पहले भीड़कों तितर-बितर हो जानके लिए कहना उचित होगा? 

उ० - नहीं, उस समय मुझे यह नहीं सुझा । सुझे केवल यह महसुस 
हुआ कि मेरी आज्ञाका उल्लंघन हुआ है, फौजी काननकी अवहेलना हुई है और 
मेरा कत्तंव्य है कि में तुरन्त राइफलों द्वारा गोली चलाऊँ। 

प्र० - जब आपन भीड़को तितर-बितर किया, क्या उससे पूर्व भीड़न किसी 
भी प्रकारकी कोई .कारवाई की थी? 

उ० - नहीं जनाब, वे भाग गय थे -- उनमें से कुछ लोग। 

प्र० - क्या वे भागने हलगे? 

उ०-हाँ, जब मेंने गोलियाँ चलाना शुरू किया तो भध्य भागमें जो 
बड़ी भीड़ थी वह दाहिनी ओरकों भागने रूगी। 

प्र० - फौजी कानूनका ऐलान तो किया नहीं गया था। इसलिए आपने 
जब यह कदस उठाया, और जो एक अत्यन्त गम्भीर कदम था, तो क्‍या उससे 
पहले आपने यह उचित नहीं समझा कि इस सम्बन्धर्मं डिप्टी कमिद्नरसे 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रसकी रिपोर्ट १९३ 


परामर्श ले लें, जो शहरमें अमन बनाये रखनेके लिए जिम्मेदार असेनिक 
अधिकारी थे? 

उ०- इस समय कोई डिप्टी कमिश्तर नहीं था, जिससे में परामर्श करता। 
मेंने यह ठीक नहीं समझा कि इससे आगे और फिसीसे सलाह लूं। मुझे एकदम 
यह निर्णय करना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। में सेनिक दृष्ठिसि इस 
निर्णयपर पहुँचा कि मुझ तुरन्त गोली चलानी चाहिए और मेरे लिए यह न 
करना अपने कत्तेव्यसे डिगना होगा। - « « 

प्र० - क्या गोली चलानमें आपका उद्देश्य भीड़कों तितर-बितर करना था ? 

उ०- नहीं जनाब, मेरा इरादा था कि तबतक गोली चलाता रहूँ जब- 
तक कि वे तितर-बितर न हो जायें। 

प्र० - क्‍या आपके गोली चलाते ही भीड़ तितर-बितर होने रूगी थी? 


उ०- तुरन्त । 
प्र०- क्या आपने गोली चलाना जारी रखा? 
उ०- जी हाँ। 


प्र० - जब भीड़न यह प्रकट कर दिया था कि वह तितर-बितर हो जायगी 
तो आपने गोली चलाना बन्द क्‍यों नहीं किया ? 
उ०- मेन सोचा कि मेरा यह कत्तेव्य है कि तबतक गोली चलाता रहें 
. जबतक वह बिलकुल छोँट न जाये। यदि में कम गोली चलाता तो फिर तो 
मेरा गोली चलाता ही गलत होता। 


फिर कई प्रश्नोंके उत्तरमें जनरल डायरने बताया कि वे लगभग १० मिनटतक 
गोली चलाते रहे; कि उन्हें भीड़को तितर-बितर करनेके इस प्रकारके तरीकोंका कोई 
सैनिक अनुभव” नहीं था; कि “शायद बिता गोली चलाये भी वे भीड़को तितर- 
बितर” कर सकते थे। किन्तु उन्होंने गोली चलाई क्योंकि “वे सब फिर वापस आ 
जाते और उनपर हँसते और उनकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती।” एक अन्य प्रश्नके 
उत्तरमें उन्होंने गोली चलछानेके लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये: 
मुझे लगा कि वे मुझपर और मेरे सेनिकोंपर एकाएक हमला करता 
चाहते है। इस सबसे यह जाहिर था कि यह एक व्यापक आन्दोलन था और 
केवल अमृतसरतक ही सीमित नहीं था, और वहाँकी स्थिति एक व्यापक सेनिक 
कारवाईकी स्थिति थी जो केवल अमृतसरतक ही सीसित नहीं थी। 


जनरल डायरने १६५० गोलियाँ चलाई थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया 

कि यदि वे बख्तरबन्द गाड़ियोंको बागके अन्दर ले जा सकते तो अवश्य ऐसा करते 

और उनसे गोलियाँ चलवाते; उन्होंने गोली चलाना इसलिए बन्द किया कि कारतूस 

खत्म हो गये थे और भीड़ बहुत घनी थी। उन्होंने घायलोंकी प्राथमिक चिकित्सा 

या उन्हें ले जानेकी कोई व्यवस्था नहीं की थी। उनके विचारसे, उस' समय घायलोंकी 
१७-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


सहायता करना उनका कत्तंव्य नहीं था। वह एक चिकित्सा-सम्बन्धी प्रश्न था। गोली 
चलना बन्द होते ही वे वहाँसे चले आये। थोड़ी-थोड़ी देरमें वे " गोली चलाना रोक- 
कर उन स्थानोंपर निशाना लगानेका हुक्म देते थे जहाँ भीड़ सबसे अधिक घनी जान 
पड़ती' थी।” यह उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वे भागनेमें जल्दी नहीं कर रहे थे 
बल्कि इसलिए किया कि वे (जनरल डायर) “यह निश्चय कर चुके थे कि लोगोंको 
वहाँ इकट्ठे होनेकी सजा दी जाये।” 
अब हम इस घटनाकी और अधिक तफसीले प्रत्यक्षदर्शी गवाहोंके' मुँहसे प्रस्तुत 
करेंगे। हम लाला गिरधारीलालके बयानका पहले ही जिक्र कर चुके हें। उन्हें बागके 
नजदीक ही एक मकानसे सारा दृश्य देखनेको मिला: 
मेंने सेकड़ों लोगोंको जहाँके-तहाँ मरते देखा। सबसे बुरी बात यह थी कि गोलियाँ 
उन रास्तोंकी ओर चलाई जा रही थीं जहाँसे लोग बाहरकी ओर भाग रहे थे। 
मिकलनके लिए केवल ४-५ छोटे-छोट रास्ते थे और इन सभी रास्तोंपर भीड़के 
ऊपर गोलियोंकी सचमुच बोछार हो रही थी, और . . . कई लोग भागती हुई 
भीड़में पेरोंके नीचे कुचलकर मर गये। खनकी नदियाँ बह रही थीं। जो लोग 
जमीनपर लेट गये थे उनपर भी गोलियाँ चलाई गईं। . . . मृतकों या घायलोंकी 
देखभालके लिए अधिकारियोंन कोई प्रबन्ध नहीं किया था। . . . तब मेंने 
घायलोंको पाती पिलाया और उनकी जो सहायता में कर सकता था वह की। 
. « - मेंने पूरी जगहका चकक्‍कर लगाया और वहाँ पड़ी लगभग प्रत्येक लाशको 
देखा । जगह-जगहपर मृतकोंके ढेर लूंगे हुए थे। मृतकोंमें वयस्क और किशोर दोनों 
ही थे। किसीकी खोपड़ी खुल गई थी, किसीको आँख गोलीसे उड़ गई थी, किसीकी 
नाक, किसीका सीना, किसोके हाथ-पेरोंके टुकड़े-टुकड़े उड़ गये थे। . . - मेरा 
खयाल है, उस समय १,००० से अधिक छाशें बागमें होंगी। - . - मेने देखा 
कि लोग जल्दी-जल्दी भाग रहे थे और बहुतोंको अपने घायल या मृतक परि- 
जनोंको वहाँ छोड़ना पड़ा, क्‍योंकि उन्हें भय था कि रातके आठ बजेके बाद 
उनपर फिर गोली चलाई जायंगी।” (बयान १, पृष्ठ १०-११) 
यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि १३ अप्रैछको डुग्गी पीटकर जो घोषणा की 
गई थी उसका दूसरा भाग इस प्रकार था: 


शहरमें रहनेवाले किसी भी व्यक्तिको ८ बजके बाद घरसे निकलनेकी 
इजाजत नहीं है। ८ बजके बाद यदि कोई व्यक्ति बाहर दिखाई देगा तो उसे 
गोली मारी जा सकती है। 
गवाहने आगे कहा है: 

बहुतसे घायल जो बागसे निकलनेमें किसी तरह कामयाब हो गये, रास्ते- 
में घावोंके कारण मर गये और सड़कोंपर' पड़े रहे। बेसाखोका पर्व अमृतसरकी 
जनतान इस प्रकार मनाया। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट १९५ 


जहाँतक मृतकोंकी संख्याका सम्बन्ध है, यह दिलूचस्प बात है कि सरकारके अपने 
कथनके ही अनुसार उसकी जाँच २० अगस्तसे पहले शुरू नहीं हुई, यानी गोलीकाण्डके 
४ महीने बाद। तब श्री टॉमसनने घोषित किया कि २९० से अधिक लोग नहीं मरे थे। 
यों अब उन्होंने सेवा समिति द्वारा दी गई संख्या मान ली है जो ५०० है और जो 
प्रत्येक व्यक्तिका पूरा पता लगानेके बाद निद्दितत की गईं है, और कमसे-कम है। 
ठीक-ठीक संख्या कभी भी ज्ञात नहीं हो सकेगी, किन्तु बहुत सावधानीसे जाँच 
करनेके बाद हमारा विचार है कि लाला गिरधारीलालन जो हिसाब छगाकर १,००० 
की संख्या बताई वह किसी प्रकार अत्युक्तिपूर्ण नहीं है। उस छोटी-सी जगहमें 
२०,००० लोगोंपर, और सो भी जिधर भी भीड़ सबसे ज्यादा घनी दिखाई दी उधरको, 
गोलियोंकी बौछार करनेके बाद यदि सैनिक लोग १,००० व्यक्तियोंको भी नहीं 
मार सके हों तो यही कहा जायेगा कि उन्हें ठीकसे गोली चलाना नहीं आता था। 
याद रहे कि हँसलीकी तरफसे और हँसलीके अन्दर भी, जो एक तंग गली है और 
नक्शेमें दाईं ओर दिखाई गई है, गोलियाँ चलाई गईं। इस गलीके सामनेवाले छज्जे- 
पर हमने गोलियोंके निशान देखे; और हमारे सामने इस बातकी गवाही पेश की 
गई है कि बागके बाहर वहाँसे निकलनके सभी रास्तोंपर सैनिक तेनात थे और जब लोग 
इन रास्तोंपर भाग रहे थे उस समय उनपर गोलियाँ दागी गईं? इसमें सन्देह नहीं 
कि जनरल डाय'रकी योजना यह थी कि अधिकसे-अधिक लोग मारे जायें और यदि 
मरनेवालोंकी संख्या १,००० से अधिक नहीं थी तो इसमें उनका दोष नहीं। उनके 
कारतूस खत्म हो गये थे और गली इतनी सँकरी थी कि वे अपनी बख्तरबन्द गाड़ियाँ 
बागके अन्दर नहीं ले जा .सके थे। 

१३ तारीखकी वीभत्स घटनाओंका तफसीलसे बयान कर सकना-- जस्टिस 
रेकिनके शब्दोंमें, उसकी  भयंकरता ” का पूरा-पूरा विवरण देना-- सम्भव नहीं है। 
उनको अच्छी तरह समझनेके लिए यह आवश्यक है कि सब सरकारी गवाहियोंको, और 
जो गवाहियाँ हमने प्रकाशित की हूँ, उन्हें पूरा पढ़ा जाये। १० अप्रैठकी हिंसात्मक 
घटनाओंके बाद अंग्रेज अधिकारी क्रुद्ध हो गये थे, और शायद यह उचित ही था। 
वे ही लोग, जिनके प्रति वे सौजन्यसे पेश आया करते थे, अब उनके लिए अरुचिकर 
हो गये थे। अमृतसरके एक जाने-माने नागरिक छाला ढोलनदास ऐसे ही लछोगोंमें से 
थे। जब वे अधिकारियोंकी प्रार्थंनापर उनसे मिलने गये तो उन्होंने उन्हें कुद्ध पाया। 


सभी लोग बहुत ही उत्तेजित मनःस्थितिर्में थे।. यहाँतक कि श्री सीम्रन 
यह कहा बताते हें कि एक-एक यूरोपीयकी जानके लिए एक-एक हजार हिन्दु- 
स्तानियोंको कुर्बान कर दिया जायेंगा। किसीन सुझाव दिया कि शहरपर गोला- 
बारी की जाये। इसपर राला ढोलनदासने अधिकारियोंकों सुचित किया कि यदि 
किसी भी प्रकार स्वर्ण सन्दिरके किसी हिस्सेको छुआ गया या उसको क्षति पहुँची 
तो भयंकर संकट उत्पन्न हो जायेगा, क्योंकि यह मन्दिर सारे पंजाबके लिए 
पवित्र स्थल है। (बयान १, पृष्ठ ७) 


१. देखिए पृष्ठ १९३ के सामनेका चित्र । 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


११ अप्रैलको बैरिस्टर श्री मुहम्मद सादिक, कुछ और लोगोंके साथ अधिकारियों- 
के पास मृतकोंके अन्तिम संस्कारके सिलूसिलेमें बात करने गये। वे कहते हें : 
जो बातचीत मेने उससे की उससे मुझे रूगा कि चूँकि यूरोपीय लोगोंकी , ह॒त्याएँ 
हुई हैं अतः उनके खूनका बदला अवश्य लिया जायेगा और यदि जरा भी प्रति- 
रोध या अवज्ञा हुई या शान्तिभंग हुई तो पर्याप्त शक्तिका उपयोग किया जायेगा 
और यदि आवश्यक हुआ तो शहरपर गोलाबारी भी की जायगी। (बयान १९) 
संव-अपिस्टेंट सर्जन डा० बालभुकन्द कहते हैं कि ११ अगप्रैठको सिविल सर्जन 
कर्मल स्मिथने नीचे लिखे शब्द कहे: 
जनरल डायर आ रहे हैं और वे शहरपर बमबारी करेंगे। उन्होंने 
नक्शा खींचकर हमें बताया कि किस-किस स्थानपर' गोले गिराय जायेंगे और 
किस प्रकार आधे घंटके अन्दर शहरको तहस-नहस कर दिया जायेगा। मेंने बताया 
कि में शहरमें रहता हूँ और पूछा कि यदि बमबारी हुई तो मेरा क्‍या होगा। 
उन्होंने मुझे सलाह दी कि यदि में अपनी जानबचाना चाहता हूँ तो अच्छा 
होगा कि में शहर छोड़ दूं और अस्पतालमें रहने लगूं। (बयान २०, पृष्ठ ५६) 


इस प्रक/र हम समझ सकते हें कि १३ अप्रैछकी “विभीषिका ” की पृष्ठभूमि क्या 
थी। एक जबरदस्त प्रहार करना बाकी था। गोलाबारी कंरनेका विचार स्पष्टतः छोड़ 
दिया गया। १३ अप्रैलकी सभाके रूपमें एक बहुत अच्छा अवसर हाथ आ गया और 
जनरल डायरने उससे लाभ उठाया। श्री सी० एफ० एन्ड्यूजने उसे कत्लेआम कहा है 
जो ग्लेंकोके कत्लेआमकी' ही तरह था। यदि अमावुषिकताका मूल्यांकन करनके लिए 
उसे श्रेणियोंमं बाँठा जा सकता है तो हम समझते हें कि ग्लेंकोका कत्लेआम जलियाँवाला 
बागके कत्लेआमसे भी बुरा था, किन्तु आजके युगमें औचित्यका जो स्तर अपेक्षित है, 
उसे ग्लेंकोके कत्लेआमके दिनोंमें सैनिक नियमावलियोंमें मान्यता नहीं मिली थी। हमारे 
खयालसे जिन लछोगोंते घोषणा सुती थी उन्होंने भी उसके उस भागका ठीक-ठीक 
महत्त्व या अर्थ नहीं समझा था, जिसमें सभाओं आदिपर रोक लगाई गई थी। उस 
सभामें घोषणाकी खुली अवहेलना करके एक भी व्यक्ति नहीं गया था। सैनिक 
अधिकारियोंको उत्तेजनाका कोई कारण नहीं दिया गया था, और न अमृतसरमें या 
अमृतसरके बाहर ही कोई ऐसी बात हुई थी, जिससे कत्लेआमका औचित्य' ठहरता। 
यह एक सोच-विचारकर किया हुआ अमानुषिक कृत्य था और यदि भारतमें अंग्रेजी 
शासन इस अक्षम्य अपराधसे मुक्त होना चाहता हैं तो जनरल डायरकों उनकी कमानसे 
'फौरन मृक्त करके ज्यायोचित कारवाई की जानी चाहिए। 

उन्होंने लॉड हंटरकी समितिके सामने कहा है कि सर माइकेल ओटडायरने उनके 
कार्यका समर्थन किया है। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक ऐसे व्यक्तिने, 
जो पंजाबकी जनवाका संरक्षक था, मानवताके प्रति ऐसे जघन्य अपराधका किस प्रकार 


१. यह कल्लेआम सन्‌ १६९२ में विल्यिम और मेरीके शासनकालूमें स्कॉटलेंडमें हुआ था । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट १९७ 


समर्थन किया। सेनिक कानूनके अन्तर्गत भी -- चाहे वह तथ्यगत हो या विधिवत्‌ -- 
सेनिक कमांडर शालीनताके कुछ नियमोंसे बँवे होते हें। हम निवेदन करना चाहते हें 
कि जनरल डायरने इन नियमोंकी पूर्ण रूपसे अवहेलना कर दी। हम फिर यह कह दें 
कि हम किसी भी रूपमें अंग्रेजोंकी हत्या या आगजनीका न तो समर्थन करना चाहते हें 
और न उसको कम करके बताना चाहते है। हमारा विश्वास है कि उनके लिए कोई 
सफाई नहीं दी जा स्कती। किन्तु एक क्रुद्ध भीड़के किसी भी क्ृत्यके आधारपर चाहे 
वह कितना ही जघन्य हो, निर्दोष जनताके उस कत्लकों उचित नहीं ठहराया जा 
सकता जिसके लिए जनरल डायर दोषी हें। 

चौदह अप्रैुलका दिन जनताने मृतकों और घायलोंको उठानेमें और मृतकोंकों 
जलाने या दकतानेमें बिताया। इसके लिए अधिकारियोंकी इजाजत लेना आवश्यक 
था, और जो संक्षिप्त-पत_। फरमान जारी किया गया वह इस प्रकार था: 

सर्वेताधारण जब भी चाहे, अपने मृतकोंकों जला या दफना सकता है। किसी 

भी प्रकार कोई प्रदर्शन न हो। 

लॉड हंटरने १४ तारीखको शहरकी हालतके बारेमें प्रहण किये, जनरल डायरने 
उत्तर दिया: 

में यह देखनके लिए शहरमें घूमा कि मेरे आदेशका पालन हुआ है या नहीं। 

में उन स्थानोंमें भी गया जहाँ सेनिक तेनात थे। सब-कुछ शान्त था। 

२ बजेके लगभग नागरिकों, नगरपालिकाके सदस्यों, मजिस्ट्रेटों और व्यापारियोंकी' 
एक बैठक कोतवाली में बुलाई गई जिसमें कमिश्तरने निम्तलिखित भाषण दिया: 

आप लोग शान्ति चाहते हे या युद्ध? हम हर तरह तेयार है। सरकारके पास 

सब शक्ति है। सरकारन जर्मनीको जीत लिया है और वह सब-कुछ कर 

सकती है, जनरल डायर आज आदेश जारी करेंगे। शहर उनके नियमन्त्रणसें 

है, में कुछ नहीं कर सकता। आप लोगोंकों उनके आदेशोंका पालन करना 

पड़ेगा। (बयान १, पृष्ठ ११) 

इसके बाद कमिश्नर श्री किचिन चले गये। जनरल डायर सव्वश्री माइल्‍स इविंग, 
रिहिल, प्लोमर और सैनिक अंग्रक्षकोंके साथ ५ बजेके लगभग आये। वे तेजीसे कमरेमें 
घुसे और उनके पीछे-पीछे दूसरे लोग भी। सब लोग अत्यन्त करुद्ध थे। जनरलने उर्दूर्मे 
एक भाषण दिया। उसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है: 


आप लोग अच्छी तरह जानते हे कि में एक सिपाही और सेलिक हूँ। 
आप लोग युद्ध चाहते हे या शान्ति? अगर आप लोग युद्ध चाहते हे तो सर- 
कार उसके लिए तेयार है; यदि आप श्ञान्ति चाहते हे तो मेरे आदेशपर चलिए 
और अपनी दुकानें खोल दीजिए, अन्यथा में गोलियाँ चलाऊँगा। मेरे लिए जेसा 
फ्रांसका सोरचा वेसा अमृतसरका। में सेनिक हूँ और सीधी कारंबाई करूँगा। 
न सें दाई ओर जाऊँगा, न बाई ओर। यदि आप युद्ध चाहते हे तो साफ कहिए। 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अगर शान्ति रखनी है तो मेरा आदेश है कि तुरन्त सब दुकानें खोल दी जायें। 
आप लोग सरकारकी बुराई करते हे और जमंनी और बंगारूमें पढ़े लोग राज- 
द्ोहकी बातें करते है। में इत सबकी रिपोर्ट भेजूँगा। आदेशोंका पालन कीजिए। 
इसके अलावा और कोई चीज मुझे मंजर नहीं। मेंने तीस सालसे अधिक समय- 
तक सेनामें नौकरी की है। में हिल्‍्दुस्तानी सिपाहियों और सिख लोगोंको भली- 
भाँति समझता हूँ। आपको शान्ति रखनी होगी अन्यथा बलपूर्वक राइफलोंके 
जरिये दुकानें खुलवाई जायेंगी। आप मुझे बदमाशोंके बारेमें खबर कीजिए। 
में उन्हें गोलीसे उड़ा बूँगा। मेरे आदेशोंका पालन कौजिए, और दुकानें खोल 
दीजिए। यदि आप युद्ध चाहते हे तो वसा कहिए। 


जनरल डायरके बाद डिप्टी कमिश्नर श्री माइलस इविगने भाषण दिया। हम 
उनके भाषणमें से दो वाक्य प्रस्तुत करते हे: 


आप लोगोंन अंग्रेजोंकों मारकर बुरा काम किया, इसका बदला आप छोगोंसे 
और आपके बच्चोंसे लिया जायेगा। 


१५ तारीखको सभी दुकानें खोल दी गईं। १३ तारीखकी प्रतिशोधात्मक कारे- 
बाई, १४ तारीखके भाषण और फिर दुकानोंका खुल जाना --- इस सबके बाद तो कोई 
भी यही सोचता कि साधारण असनिक शासन फिर शुरू हो जायेगा। किन्तु यह नहीं 
द्वोनेको था। पूरा बदला अभी नहीं लिया गया था। और इसलिए सैनिक कानून- 
की घोषणा' कर दी गई, और अबतक जो चीज तथ्य रूपमें मौजूद थी, उसपर कानून- 
की मोहर लग कई। सैनिक कानून ९ जूनतक चालू रहा और अमृतसरके लोगोंकी 
जिन्दगी तरह-तरहसे दृश्वार बना दी गई: 

१. जिस सड़कपर कुमारी शेरवुडपर आक्रमण हुआ था वह लोगोंपर कोड़े 
लगानेके लिए नियत कर दी गई, और आने-जानेवालोंको मजबूर किया गया कि वे 
वहाँसे पेटके बल रंगते हुए गुजरें। ह 

२. सबको मजबूर किया गया कि वे सलाम करें --- कहनेको केवल अंग्रेज अफसरों- 
को, किन्तु वास्तव सभी अंग्रेजोंको। ऐसा न करनेपर गिरफ्तार करने और जलील 
करनेकी धमकी दी गई। 

३. छोटी-छोटी बातोंके लिए भी कोड़े रूगते थे +-- सावंजनिक रूपसे भी तथा 
और तरहसे भी। 

४. शहरके सब वकीलोंको बिना वजह विशेष पुलिस-सिपाही बना दिया गया 
और उनसे साधारण कुलियोंकी भाँति काम कराया गया। 

५. किसीके दरजे-रुतबेका खयाल किये बिना लोगोंकी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ 
की गईं। और नजरबन्दीके दौरान उनसे अपराधकी' स्वीकृति या गवाही लेनेके लिए 
या सिर्फ उन्हें जलील करनेके लिए उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें तकलीफें और 
अवणनीय यनन्‍त्रणाएँ दी गईं। 


१. १५ अप्रैलको । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट १९९ 


६. अपराधोंकी जाँचके लिए विशेष अदालतें स्थापित की गईं। जिन्होंने कानूनके 
नामपर बहुत अन्याय किया और फिर न्यायके नामपर अन्यायके शिकार होनेवाले इन 
लोगोंको अपीलका भी अधिकार नहीं दिया गया। | 

अब हम उस आदेशपर आते हे जिसे रेंगनेका आदेश कहा जाता है। जिस 
गलीमें लोगोंको रेंगना पड़ता था, वह एक तंग और घनी' आबादीवाली जगह है। इसके 
दोनों ओर दुमंजिली इमारतें हे और उसमें से कई सँकरी-सेकरी गलियाँ निकलती है, 
जिनमें बहुत-से मकान हें। इस गलीके निवासियोंके लिए, यदि उन्हें सौदा खरीदनेके 
लिए या शहर जाना होता था तो इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वे उसके 
किसी भागसे गुजरें -- रेंगते हुए आयें और जायें। स्वास्थ्य-सफाई सम्बन्धी कोई भी 
सहायता बिना रेंगे हुए नहीं मिल सकती थी। जिस' गलीके लिए यह आदेश जारी 
किया गया था, उसकी पूरी लम्बाई लगभग १५० गज है। साथका नक्शा देखनेपर 
इसके बीचोबीच एक आयत दिखाई देगा, जिसपर टिकटिकी” लिखा हुआ है। यह 
चौखटा कोड़े लगानेके लिए विशेष रूपसे खड़ा किया गया था। यह आदेश ८ दिन- 
तक लागू रहा। यद्यपि जनरल डायरने इसको “चारों हाथ-पैरोंसे चलना” कहा है, 
और इसे अखबारोंमें “हाथ और घुटनोंका आदेश ” कहा गया है, लेकिन इसका तरीका 
यह था कि लोगोंको पेटके' बल लेटना पड़ता था और फिर छिपकलीकी तरह रेंगना 
होता था। यदि रेंगनेवाला जरा भी घृटनोंकों उठाता या मोड़ता था तो उसकी पीठपर 
राइफलके कुन्दे पड़ते थे, इसलिए चलनेका काम केवल पेट और हाथोंके बल करना 
पड़ता था। यह गली, हिन्दुस्तानकी अधिकांश गलियोंकी भाँति ही गन्दी है और कूड़े- 
कचरेसे भरी है और इसमें कंकड़-पत्थर भी हें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
आदेश जबानी ही दिया गया था और ऊपर रके अधिकारियोंके आदेशसे फिर वापस 
ले लिया गया था। जनरल डायरने इस आदेशके लिए ये कारण प्रस्तुत किये: 

मुझे रूगा कि स्त्रियोंको पीटा गया है। स्त्रियोंको हम पवित्र मानते हे। सेंन 
इसपर बहुत विचार किया कि ऐसे भयंकर कार्योके लिए उपयुक्त सजा क्या 
हो सकती है। मेरी समझसमें नहीं आया कि क्‍या करना चाहिए। इसमें कुछ 
संयोगका तत्व रहा। जब में सन्तरियोंको देखने गया तो मेंने आज्ञा दी कि एक 
त्रिभुजाकार ढाँचा खड़ा किया जाये। मेंने सहसुस किया कि इस गलीको पवितन्न 
समझा जाता चाहिए। इसलिए मेंने दोनों ओर सन्‍्तरी तेनात कर दिये और 
उन्हें आज्ञा दी कि “इधरसे किसी भी हिन्दुस्तानीकों गुजरने न दिया जाये 
मेंने यह भी कहा, “यदि उन्हें यहाँसे जाना ही हो तो उन्हें हाथ-परोंके बल 
चलकर जाना होगा।” मेरे मनमें यह विचार ही नहीं आया कि कोई भी 
आदमी जिसके होश-हवाश दुरुस्त हों ऐसी स्थितिमें स्वेच्छासे वहाँसे गुजरना 
चाहेगा। 


१, देखिए पृष्ठ १९३ के सामनेका चित्र । 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इस' तरह जान-बूझकर इतना दुष्टतापूर्ण दण्ड देनेका दूसरा उदाहरण मुश्किलसे 
ही मिलेगा। कुमारी शेरवुडपर १० अप्रैलको आक्रमण हुआ था और आदेश १९ 
तारीखको जारी किया गया। इसका पालन उन लोगोंकों भी करना था जिल्होंने 
कुमारी शेरबुडकों शायद कभी देखा भी नहीं होगा। हो सकता है, उन्होंने कुमारी 
शेरवृडपर किये गये इस कायरतापूर्ण हमलेकी निन्‍्दा भी की हो, और में समझता हूं 
अमृतसरके अधिकांश लोगोंने अवश्य ही ऐसा किया होगा। किन्तु ऐसे ही लोगोंकों 
इस दण्डका भागी होना पड़ा। जो आदमी दण्डके ऐसे नित नये तरीके ढंंढ़ता रहता 
है और फिर लोगोंकों ऐसे दण्ड देनेमें मजा लेता है, उसकी मनोवृत्तिको क्या कहा 
जाये ? सन्‍्तरी सुबह ६ बजेसे रातको ८ बजेतक तैनात रहते थे। इसलिए जब छॉडे 
हंटरने पूछा कि ऐसा आदेश जारी करनेकी क्या आवश्यकता थी जिसका उद्देश्य विधि- 
वत्‌ निवास करनेवाले नागरिकोंकों चारों हाथ-पैरोंसे चलनेके लिए मजबूर करना था, 
तो जनरल डायरने उत्तर दिया: वे इसके अतिरिक्त और किसी भी समय आ-जा सकते 
थे ”, यानी रातकों १० बजे बादसे सुबह ६ बजेतक। (१५ तारीखको समय ८ बजे 
शामसे बदलकर १० बजेतक कर दिया गया था।) जनरल डायर भूल गये कि एक 
दूसरा आदेश इसके विरुद्ध पड़ता था, क्‍योंकि रात १० बजेके बाद कोई घरसे नहीं 
निकल सकता था और यदि कोई निकलता तो उसे गोली मारी जा सकती थी। 
फिर भी वे उसी उत्तरमें आगे यह भी कह गये : 


में नहीं समझता कि इससे लोगोंकों कोई बहुत असुविधा हुई। यदि उन्हें 
थोड़ी-सी तकलीफ उठानी भी पड़ी तो सेनिक कानूनके अनुसार इसमें कोई हानि 
नहीं है। वे जीवनके लिए आवश्यक चीजें अन्य साधनोंसे प्राप्त कर सकते थे। 
यदि उन्हें थोड़ीसी दिककत उठानी पड़ी तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। 
लॉर्ड हंटरने कहा: 

आप यह तो मानेंगे कि अशान्तिके दिनोंमें शान्तिप्रिय नागरिकोंके लिए 
उपद्रव रोकने सहायता देना कठिन हो जाता है। इसलिए यह उचित नहीं 
है कि इस तरहका दण्ड केवल उपद्रवों भीड़के लिए रखा जाये और कानूनपर 
चलनेवाले नागरिकोंकों उससे अलूग रखा जाये? 
जनरल डायरने उत्तर दिया: 

जी हाँ, वे कानूनपर चलनवाले नागरिक थे, पर मेंने उस समय केवल 
वृष्टोंको दण्ड देनंकी बात ही सोची थी। 

प्र०- किन्तु इस गलीमें उन लोगोंका बहुत आना-जाना नहीं था, जिन्होंने 
कुमारी शरव॒डकों पीटा था? 

उ०- नहीं, पर मेंने वहाँ गलीके बीचमें एक मंच खड़ा कर दिया था 
और' मेरा इरादा था कि जब वे लोग मिल जायेंगे जिन्होंने कुमारी शेरवुडकों 
पीटा था तो में उन्हें कोड़े रूूगाऊंगा। उन्तको कोड़ोंसे सारनका मेरा पक्का 
इरादा था। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २०१ 


एक क्षणके लिए हम देखें कि वास्तवर्मों हुआ क्या। लाला ईश्वरदास अमृतसर 
की एक बड़ी फर्ममें सहायक हे। १८ अप्रैलको वे छाला राभचन्दके घर गये। यह 
घर नक्शेमें' निशान रगाकर दिखाया गया है। अचानक श्री प्लोमर सैनिकोंके साथ 
गलीमें पहुँच गये। लाछा ईश्वरदास और उनके मित्र एक खिड़कीसे झाँक रहे थे। 
श्री प्लोमरन उनपर अपना चाबुक घुमाया और उनसे कहा कि खड़े होकर सलाम 
करें। छाला लाभचन्दसे अपने मकानका एक भाग सैनिकोंके रहतेके लिए खाली कर 
देनेको कहा गया। 


गवाह कहता है: 
अपराह्लके लगभग ४ बजे ईइवरदास, पन्मालाल, मेलाराम और मेंने घर 

जाना चाहा किन्तु पुलिसन इसकी इजाजत नहीं दी। हमने दुबारा इजाजत 

साँगी, छिन्‍्तु यह इजाजत इस शत्तंपर दी गई कि हम गहीमें से रेंगते हुए जायें। 

इस तरह हम सबको पेटके बल रेंगकर गलीमें से गुजरना पड़ा। दूसरी किसी 

सड़कसे हम अपने घरोंको नहीं जा सकते थे। (बयान' १०४, पृष्ठ १६३ ) 

हम यहाँ बता दें कि यह आदेशका पहला दिन था और उसकी घोषणा नहीं हुई 
थी--न लिखित, न जबानी। लोग तभी उसके बारेमें जान पाये जब वह कार्यान्वित 
किया जा रहा था। 

एक दूसरे गवाह लाला मेघामल, जो कपड़ेके व्यापारी हे, कहते हे : 

मेरा घर कूचा कूड़ीचात (रेंगनवाली गलीसे निकलनेवाला एक गलियारा) में 

है, और मेरी दृकात गुरु बाजारमें है। कूचा कड़ीचानमें जिस दिन पहले- 

पहल सेनिक तेनात किये गये, उसी दिन में जब दामकों लगभग ५ बजे घर 

लौठ रहा था तो मुझे सेनिकोंने रोक लिया और मुझे पेटके बल रेंगनका आदेश 

दिया गया। किन्तु में भाग खड़ा हुआ और तबतक वहाँसे दूर रहा जबतक सनिक 

चले नहीं गये। उस दिन में रातको ९ बज घर पहुँचा और मेंन देखा कि 

मेरी स्त्री बुखारमें पड़ी हुई है। उसे देनके लिए घरमें पानीतक नहीं था और 

न डाक्टरका प्रबन्ध हो सकता था, तन दवाईका। मुझे बहुत रातको स्वयं पानी 

भरकर लाना पड़ा। इसके बादके सात दिनोंतक मेरी स्त्री बिना इलाजके पड़ी' 

रही, क्योंकि कोई भी डाक्टर पेटके बल रेंगनके लिए तेयार नहीं हो सकता 

था। (बयान ११४) 

इस ' गलीमें एक जैत सभा मन्दिर है, जिसमें कुछ साधु रहते हे। मंदिरके 
तजदीक अफीमके ठेकेदार लाला 'रलियारामका एक मकान है। जब वे अपनी दुकान 
जा रहे थे तो उन्हें रेंगनेके लिए मजबूर किया गया। वे कहते हें: 

जब में रेंग रहा था तो उन्होंने मुझे बूट मारे और राइफलके कुंदोंसे भी. 
मुझपर चोटें कीं। उस दिन में खाना खानके लिए घर नहीं गया। . . « पूरे ८ 


१. देखिए पृष्ठ १९३ के सामनेवाला चित्र । 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय' 


दिनोंतक कहीं एक भी मेहतर नहीं दिल्लाई दियां। इसलिए घरोंका कूड़ा नहीं. 

उठाया जा सका और पाखाने भी साफ नहीं किये गग्रे। भिश्ती भी लगातार 

गेरहाजिर रहा। . - - न हमें सब्जियाँ सिल सकों और न खानकी दूसरों चोजें। 

(बयान १०२) 

जैन मन्दिरके लाला गनपतराय, जो इसी गलीपें रहते हैं, अपने बयानमें कहते हें : 

जो लोग पूजाके लिए सड़कपर स्थित मन्दिर जाना चाहते थे उन्हें भी उसी 

प्रकार रेंगनके लिए विवश किया गया (बयान १२२)। 

लाला देवीदासको, जिनका बेंकका रोजगार है, रेंगनेका आदेश दिया गया। 
उन्होंने कहा कि वे वापस अपने घर लौट जायेंगे, छेकिन उन्हें रेंगनेके लिए बाध्य 
. किया गया। वे कहते हें: 

पहले मेने अपने हाथों और घुठनोंके बल चलनेकी कोशिश की पर मुझे 

संगीनसे ध_्काया गया और मुझे पेटके बल रेंगना पड़ा। (बयान ९९) 

काहनचन्दः पिछले २० सालसे अन्धे हेँ। उन्हें भी रेंगनेको बाध्य किया गया 
और उनको ठोकरें मारी गईं। (बयान १०५) 

अब्दुल्लाको, जो पेशेसे अध्यापक हें, रेंगना पड़ा और जब वे रास्तेमें सुस्ताने- 
को रुके तो उनको बूटों और राइफलके कुंदोंसे पीटा गया। स्थूछकाय' होनेके कारण 
उनका सारा शरीर जहाँ-तहाँ छिछ गया। (बयान १०६) 

जिस समय रेंगनेके आदेशको कार्यान्वित किया जा रहा था उसी समय' दूसरी 
ओर पवित्र कबूतरों और दूसरे पक्षियोंकों मारा गया। गलीके एक सिरेपर स्थित 
पिजरापोलको, जहाँ जानवरोंकी देख-भाल होती है और जो एक पवित्र स्थान माना 
जाता है, भ्रष्ट किया गया। गलियोंमें स्थित कुओंको सैनिकोंने उनके नजदीक पेशाब 
करके दूषित कर दिया। (बयान १२१) 

सरकारी साक्ष्कके अनुसार ५० व्यक्तियोंको रेंगनेकी बरबंरतापूर्ण और अमानुषिक 
सजा दी गई। 

जिन लोगोंको जबरदस्ती सलाम करनेकी ब्ेइज्जतीका शिकार नहीं होना पड़ा 
है वे आसानीसे यह नहीं, समझ सकते कि जिसको यह करनेके लिए बाध्य किया जाता 
है उसे कितने अपमानका अनुभव होता है। हम लोग भी, जिन्हें सलाम करनेकी 
मजबूरीसे गुजरनेवालोंकी जबानी उसका विवरण सुननेको मिला है, अन्दाजा ही छगा 
सकते हँ कि उनको कसा लगा होगा। सलामीका आदेश, जिसे एक १,६०,००० की 
आबादीवाले शहरमें लागू किया गया, कोई छोटी बात नहीं थी। इसका अर्थ था 
खड़े होना और दायें हाथकों एक खास तरीकेसे घुमाना। फिर इसमें कोई आइचय॑ 
नहीं --- कुछ गवाह ऐसा बताते हें -- कि ठीकसे सलाम न करनेके लिए उन्हें गिरफ्तार 
किया गया। और आदेश केवल ठीक तरह सलाम करवानेमें ही समाप्त नहीं होता 
था; जो यह नहीं कर पाते थे, उन्हें कई प्रकारकी सजाएँ दी जाती थीं। 

लाला हरगोपाल खन्ना, बी० ए०, १८ अप्रेछको कुछ मित्रोंके! साथ एक गलीसे गुजर 
रहे थे। उन्होंने घोड़ोंपर आते हुए पुलिसके कुछ सिपाही देखें और उनके पीछे-पीछे 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट २०३ 


जनरल डाय'रको। उन्हें हाथके इशारेसे बुलाया गया। लाला हरगोपालने जाकर फौजी 
ढंगसे सलाम किया। इसपर उनसे कहा गया कि उन्हें सलाम करना नहीं आता और 
आज्ञा दी गईं कि वे दूसरे दिन रामबागर्में हाजिर हों। उन्होंने जनरल डाय'रको सलाम 
करके उनसे बिदा ली और शहरमें पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट श्री प्लोमरसे पूछा कि राम- 
बागमें वे किस जगह हाजिर हों। श्री प्लोमरने तुरन्त एक सिपाहीको आज्ञा दी कि 
उन्हें कोतवाल साहबके पास ले जाये। वहाँ पहुँचनेपर उन्हें २-३ और व्यक्तियोंके 
साथ गीले फर्शपर बिठाया गया। ७ बजे शामतक उनके साथ कुछ और भी आदमी 
हो गये । कोतवालीमें उन्हें खुले आसमानके नीचे बेठकर या लेटकर रात बितानी 
पड़ी। उनके ऊपर गुरखा सन्तरियोंका पहरा बिठा दिया गया। दूसरे दिन सुबह साढ़े 
आठ बज उन्हें रामबाग ले जाया गया | वहाँ उन्हें तबतक धूपमें खड़ा रखा गया 
जबतक फौजके एक ह॒वालदारने उन्हें सलाम करना नहीं सिखा दिया । इसके बाद 
उन्हें छोड़ दिया गया। (बयान ९५ या ९६) 
एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट मियाँ फीरोजदीन कहते हें: 


जनरल डायर और श्री प्लोमरकों सलाम करते समय खड़े न होनके अपराधमें 
लोगोंको कोड़ोंसे पीटा जाता था। जो लोग सलाम नहीं करते थे उन्हें कभी- 
कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस तरह लोगोंको कोड़ोंकी सजा देते 
और गिरफ्लार करते में कई बार अपनी आँखोंसे देख चुका हूँ। लोग इतने 
आतंकित हो गये थे कि बहुतसे तो सामान्यतः दिन-भर खड़े रहते थे ताकि 
उनसे कोई भूछ न हो जाये। और उन्हें इस तरहका दण्ड न भुगतना पड़े। 
मेंने “सामान्यतः” कहा है क्‍योंकि वे जहाँ किसी मोटरकी आवाज सुनते 
थे कि उठ खड़े होते थे। मेंने स्वयं यह किया। (बयान २) 
कोडोंकी सजा, जहाँतक वह सार्वाजनिक रूपसे दी जाती थी, न सिर्फ जलालत- 
भरी थी, बल्कि यातनापूर्ण भी थी और जो-कुछ सरकारी गवाहीमें कहा गया है उसके 
अलावा यह विचार कर सकना कठिन है कि आखिर कोड़ोंकी सजा दी क्‍यों गई। 
सरकारी गवाहीके अनुसार कोड़ोंकी सजा तथाकथित “सेनिक अनुशासन ” को भंग 
करनेके लिए दी जाती थी, और जहाँतक उन लोगोंका सम्बन्ध है जिन्होंने कुमारी 
शेरबुडको पीटा था, जनरल डायरने स्वीकार किया है कि उनका इरादा रेंगने- 
वाली गलीमें उनपर कोड़े लगाना था। इस तरह ६ लड़कोंको चौखटपर कोड़े लगाये 
गये। चौखट नकशेमें' निशान लगाकर दिखाई गई है। प्रत्येककों टिकटिकी (तिकोना 
ढाँचा) पर बाँधा गया और ३०-३० कोड़े मारे गये। उनमें से एक, सुन्दरसिह 
चार फोड़े पड़ते ही बेहोश हो गया पर एक सिपाहीने उसके सुँहमें कुछ पानी 
डाला और उसे होश आ गया। उसपर कोड़े फिर ,पड़ने लगे। वह फिर बेहोश 
हो गया, किन्तु उसे पूरे तीस कोड़े लगाकर ही छोड़ा गया। जब उसे वहाँसे 


१, देखिए पृष्ट १९३ के सामनेवाला चित्र । 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


ले जाया गया, उस समय उसके सारे शरीरसे खून बह रहा था और वह 
बिलकुल बेहोश था। 
दूसरे लड़कोंके' साथ भी यही व्यवहार हुआ और जब उनपर कोड़े पड़ रहे थे 
तब उनमें से अधिकतर बेहोश हो गये। 
उन सबके हथकड़ियाँ डाल दी गईं और चूँकि वे खद दो कदम भी चल सकतनेमें 
असमर्थ थे, पुलिस उन्हें घसीटकर ले गई। उन्हें किलेमें ले जावा गया। (बपान 
११५, ११७ और ११८) 
जनरल डायरने अपनी गवाहीमें कहा है कि वकीर सिपाहियोंने उपयोगी काम 
किया और श्री किचिनने कहा है कि वकील लोगोंने यह काम पसन्द किया। आइए 
देखें कि वकील लोग खुद इस प्रकार पुलिस' सिपाही नियुक्त किये जानेके बारेमें और 
जो काम उन्हें करता पड़ा उसके बारेमें क्या कहते हू । हम लाला कन्हैयालालका 
पहले ही जिक्र कर चुके हं। वे अमृतसरके सबसे पुराने वकीह हैँ। वे भी इस सम्मानसे 
बच नहीं सके। वे कहते हे : 
में आगे यह भी कह दूँ कि शहरके दूसरे सब वकीलोंके साथ-साथ मुझे भी' 
विशेष सिपाही बननेकों बाध्य किया गया। यह नियुक्ति २२ अप्रैलको हुई, जबकि 
गहरमें शान्ति-सुव्यवस्था कायम रखनेके लिए इस तरहकी नियुक्तिकी जरा भी 
आवश्यकता नहों थी। इसके लिए पुलिसके सिपाही ही पर्याप्त थे, और सचमुच 
वहरमें उन दिलों द्ञांति थी। इस बुढ़ापेमें मुझे एक कुलीकी तरह काम करना 
पड़ा -- कुर्सियाँ और सेजें उठाकर एक जगहसे दूसरी जगह ले जानी पड़ीं और 
सख्त धूपमें शहरकी गढइत लगानी पड़ी। और जिस तरह हमें दुर्वेंचन कहे गये 
और जलील किया गया, उससे हमारी यातता और भी बढ़ गई। में यह - नहीं 
मान सकता कि शहरमें शान्ति-तुव्यवस्था कायम रखनके लिए हमें पुलिस सिपा- 
हियोंके रूपमें नियुक्त करता आवद्यक था। यह दरअसल हमें दण्ड देनके लिए 
किया गया था। शहरका वकील-मण्डल सार्वजनिक कार्योमें भाग लेता है और 
रौलट कानूनके विरुद्ध जो आन्दोलन हुआ उसमें भी उसने प्रमुख रूपसे भाग लिया 
था। इसीलिए सभी वकीलोंकों इस प्रकार दण्डित किया गया। (बयान २९) 
ज्च न्यायालयके वकील और नगरपालिकाके सदस्य लाला बालमुकंद भाटिया 
विशेष सिपाहियोंकी नियुक्तिकी रस्मका विवरण देते हुए कहते हें: 
हम लोगोंको जमीनपर बिठाया गया और फिर हमारे सामने दो नागरिकोंकों 
टिकटिकौसे बाँधकर कोड़े लगाये गये। यह द्ह्य देखनकी हमें विशेष रूपसे 
आज्ञा हुईें। शामकों सभी वकीलोंको एक पंक्तिमें खड़ा किया गया। 
इन लोगोंकों लेफ्टिनेन्ट न्यूमेनके अधीन रख दिया गया। उन्होंने इनमें से एक 
वकीलको ठोकर मारनेकी धमकी दी। उत्त सबको आज्ञा दी गई है कि वे दिनमें तीन 
बार उनके सामने हाजिरी दें, और बाकी दिन शहरमें गश्त लगायें। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट २०५ 
श्री, भाटिया कहते हें: 


दूसरे दाव्दोंमें, हमें दिन-भर उपस्थित रहना पड़ता था, या तो बागमें यथा 

दहरमें। हमें बार-बार याद दिलाई जाती थीं कि हम महज्ञ पुलिसके सिपाही 

है, और हमारी किसी भी भूलका दण्ड केवरू कोड़े या जेल हो नहीं, बल्कि 

म॒त्यु भी हो सकता है। हमसे कुलियोंकी तरह काम कराया गया। हमें बहुत 

सारे लोगोंके सामत, जो हमारा आदर करते हैं, मेज कुरसियाँ लाने ले जानेंका 

आदेश दिया गया, यथ्थपि इस क्ामके लिए अर्दली और दूसरे नौकर काफी 

संख्यामें मोजूद थे। 

उन्हें विशेष रूपसे यह सिखाया! गया कि सलाम कसे करना चाहिए। १२ तारीख- 
को उन्हें छट्टी दे दी गई। श्री भाटिया भी लाला कन्हैयालालकी भाँति यह मानते हें कि 
यह सब शहरके सारे वकीलोंको दंडित करनेके उद्देश्यसे किया गया। (बयान ९१) 

पंडित राजेन्द्र मिश्र और दूसरे वकील भी उपर्युक्त आरोपोंका समर्थन करते हें 
और कहते हे कि इस प्रकार उन्तकी बेइज्जती की गई और उनके साथ बदसलकी 
की गई, यद्यपि उन्होंने अधिकारियोंकी सहायता की थी। (बयान ९४) 

कुल मिलाकर ९३ वकीलोंकों इस तरह जलीरू किया गया। यह बात छोड़ दें 
कि अपने सामान्य पेशेसे इस' प्रकार वंचित कर दिये जानेके कारण उनको अनावश्यक 
रूपसे कितनी आर्थिक हानि सहनी' पड़ी । 

शायद सबसे परेशान करनेवाली सजा, फौजी कानूनके दरम्यानकी गई अन्धा- 
धुन्ध गिरफ्तारियाँ और जेलमें होनेवाला दुव्यंबहार था। जिन दिनों गिरफ्तारियोंका 


दौर चल रहा था, उन दिनों कोई भी नागरिक अपने-आपको इससे सुरक्षित नहीं 
समझता था। 


लाला गिरवारीलाल कहते हे : 


जहांतक मुझे याद है, पुलिसन १२ अप्रैलसे लछोगोंको गिरफ्तार करना शुरू 
किया। उसके बाद यह सिलसिला फिर नहीं रुका। रोज-रोज हर पेशे और 
तबकेके लोग गिरफ्तार किये जाने लगे ---ऐसे लोग जो शासन्तिपूर्वकं अपने- 
अपने धन्धोंमें लगे थे। किसी भी मामलेमें यह नहीं बताया गया कि उसपर 
आरोप क्‍या है। 


उनके एकदम हथकड़ियाँ डाल दी जाती थीं और उन्हें हवालातमें बन्द कर दिया 
जाता था, जिसमें उन्हें कई-कई दिनतक या महीनों रखा गया। यह भी नहीं बताया 
गया कि उनपर क्या आरोप है, न उन्हें यह अवसर दिया गया कि मित्रों या सम्ब- 
न्धियोंसे मिल सकें या सलाह कर सकें। जब श्री बदरुल इस्लाम अली खाँको गिर- 
फ्तार किया गया तो लोगोंने यह अर्थ लगाया कि इस शहरमें कांग्रेस' आन्दोलनसे 
सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिको इसी तरह सजा भुगतनी होगी। छाछा गिरधारीलाल 
७ अप्रैलको अम्ृतसरसे चले गये थे, और ११ तारीखको कानपुरमें एक रिब्तेदारको सख्त 
बीमारीकी हालतमें छोड़कर वापस लौठे थे। इसलिए वे फिर कानपुर वापस जाना 


२०६ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


चाहते थे। बड़ी कठिनाईसे उन्हें अमृतसर छोड़नेके लिए अनुमतिपत्र मिला। २१ अग्रैछको 
वे कलकत्ता मेलसे रवाना हुए। व्यास नदीपर जो पुल है उसपर गाड़ी रोक दी गई 
और सब हिन्दुस्तानी मुसाफिरोंके असबाबकी बारीकीसे छानबीन की गई। कुछ देर 
बाद उन्हें सूचित किया गया कि अमृतसरके अधिकारियोंन उन्हें तलूब किया है। वे 
कानपुरमें पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टके सामने उपस्थित हुए। सुपरिल्टेन्डेन्ट उनके साथ बहुत 
सौजन्यतासे पेश आये, और पुलिसकी देखरेख उन्होंने लाला गिरधारीलालको अमृतसर 
भेज दिया। उनके हाथमें एक अखबार था, क्‍योंकि जो पुलिस' सब-इन्स्पेक्टर उनके साथ 
था उसने उन्हें इसकी इजाजत दे दी थी। अमृतसरके पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट इसे बरदाइत नहीं 
कर सके। पर सब-इस्पेक्टरने शान्तिपूर्वक उन्हें बताया कि लाला गिरधारीलालको अख- 
बार खरीदनेकी इजाजत उसने ही दे दी थी, क्योंकि कानपुरमें उसके अफसरका ऐसा कोई 
आदेश नहीं था कि उनकी' स्वतन्त्रतापर इस प्रकार प्रतिबन्ध लूगाया जाये। लाला 
गिरधारीलालको तुरन्त हयकड़ियाँ पहना दी गईं और जब उन्होंने पूछा कि उन्हें क्‍यों 
ग्रिफ्तार किया जा रहा है तो कोई जवाब नहीं दिया गया। २२ तारीखको दिनके 
११ बजसे दूसरे दिन सुबह ८ बजेतक उन्हें कुछ खानेको नहीं मिला । उन्हें एक 
छोटी-सी कोठरीमें बन्द कर दिया गया, जिसमें १०-११ आदमी और थे। कोठरीके 
एक कोनेमें एक बदबूदार पेशाबका बरतन रखा था। दूसरे दिन सुबह शौचादिके लिए 
उन सबको कुछ मिनठोंके लिए बाहर जाने दिया गया और फिर बन्द कर दिया 
गया। न उन्हें नहाने दिया गया, न कपड़े ही बदलने दिये गये। पानी भी बड़ी कठिनाईसे 
उन्हें मिल सका, सो भी एक दयाल सिपाहीकी मेहरबानीसे। मईका महीना सालका 
शायद सबसे गरम महीना होता है और आदमियोंसे ठसाठस भरी' एक छोटी-सी तंग 
कोठरीमें कितनी तकलीफ हो सकती है इसका अनुमान आसानीसे लगाया जा सकता 
है। कुछ समय बाद उन्हें कुछ अधिकारियोंके सम्मुख पेश किया गया। उनमें से एकने 
उनके प्रति भह्ठे और अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग किया। २४ मईको उन्हें हवालातसे 
छोटी जेलमें ले जाया गया। जो भोजन उन्हें दिया गया वह  आदमीके खाने योग्य' 
नहीं था। २७ मईको वे और उनके साथी लाहौर ले जाये गये। एक-एक हथकड़ीसे 
दो-दो आदमी बँधे हुए थे। उनके पास' किसीको आने नहीं दिया गया। जिन लोगोंने 
उनसे बात करनेका साहस' किया, उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर- 
के रेलवे स्टेशनसे अदालततक, लगभग २ मीलका फासला, उन्हें पैदल तय करना पड़ा। 
पुलिस' इन्सपेक्टरने उत्हें रास्तेमें पानी भी नहीं पीने दिया। अदालत पहुँचनेपर उन्हें 
दिन-भर अदालतके बाहर इन्तजार करता पड़ा। उसके बाद उन्हें सेंट्ल जेल ले जाया 
गया और वहाँ प्रत्येककों एक-एक लोहेके पिंजड़ेमें बन्द कर दिया गया जो ७ फुट 
लम्बा, २ फुट चौड़ा और ४ फुट ऊँचा था। नहानेका इन्तजाम बहुत गनन्‍्दा था। एक 
छोटीसी नाली, जिसका हर मतलबसे उपयोग होता था, उन्हें टद्वी-पेशाबके लिए 
बताई गई। २७ तारीखको उनमें से थोड़ेसे लोगोंको, जिनके रिब्तेदारोंने आवश्यक खर्च 
दिया, कुछ थोड़ी बेहतर कोठरियाँ मिलीं और कुछ अच्छा भोजन दिया गया और 
तब कहीं उन्हें कपड़े बदछनेकी इजाजत मिली। २८ मईको उनका तबादला बोस्टंल 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २०७ 


जेलमें कर दिया गया। ३ जूनको अमृतसरके कुछ बन्दियोंको अदालतों सुनवाईके लिए 
भेजा गया। कुछ और लोगोंको बिना यह बताये कि उनपर क्या आरोप है, अपने 
गवाह पेश करनेको कहा गया। छाला गिरधारीलालको बिना मुकदमा चलाये और बिता 
यह बताये कि उन्हें क्‍यों गिरफ्तार किया गया था, ६ जूनको छोड़ दिया गया। इस 
प्रकार अमृतसरके एक जन-नेताको, जो अधिकारियोंके लिए भी अपरिचित नहीं थे, 
गिरफ्तार कर पखवाड़-भरसे अधिक दिनोंतक नजरबन्द रखा गया और उनके साथ 
एक साधारण अपराधीसे भी बुरा बरताव किया गया, क्‍योंकि हर बन्दीको, जिसपर 
मुकदमा चलाया जाता है, यह अधिकार है कि अपने रिब्तेदारों या कमसे-कम कानूनी 
सलाहकारोंसे मिल सके और जिस' प्रकारका भोजन' चाहे मंगवा सके। मियाँ फीरोज- 
दीन, जो २१ सालपे अवैतनिक मजिस्ट्रेट हें और अमृतसरके एक रईस' हैं कहते हे कि 
एक ओर जहाँ अमृतस'रके सम्मानित नागरिकोंको सताया और परेशान किया जा रहा 
था, दूसरी ओर नामी बदमाशोंकों हाथ भी नहीं छगाया गया। (बयान २) 

जसा कि जाहिर है उच्च न्यायालयके वकील श्री' मकबूल महमूद, जिन्होंने १० 
अप्रैलको अपनी जान जोखिममें डालकर पुलपर जमा भीड़को वापस ले जानेका यत्न 
किया था, कुछ समय बाद एक थानेदार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उन्हें 
थाने लेजाया गया और उनसे-ऐसा कहलवाया गया कि “ में रॉबिन्सन और रोलेडके 
कातिलोंकी शिनाख्त कर सकता हूँ और ऐसा करनेको तैयार हूँ।” | वे कहते हे: ] 


मेंने पुलिसको बताया कि में पहले ही एक लिखित बयान पुलिसको भेज 
चुका हूँ, जिसमें मेने कहा है कि में किसीकी भी शिनाझ्त नहीं कर सकता। इस- 
पर यह बयान मेरे पास लाया गया और मुझसे कहा गया कि में अपने हाथसे 
उसे फाड़ दूं और एक दूसरा बयान दूं जिसमें उन लोगोंके नाम हों, जो पुलिस- 
की नजरमें अपराधी थे। मेंने यह करनसे इनकार कर दिया। इसपर सुझे 
कुछ धमकियाँ दी गईं। किन्तु कुछ समय बाद मुझे जाने दिया गया। 
इसके बाद उनका नाम बचाव पक्षके गवाहके रूपमें लिया गया। सरदार सूखासिहने 
उनसे कहा कि कई लोगोंवे बचाव पक्षकी तरफसे गवाही देनेसे इनकार कर दिया है 
और उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा उन्हें ऐसा 
नहीं करने दे सकती तो इसपर सरदार सूखासिहने कहा कि इन दिनों  किसीके 
अन्दर आत्मा नहीं है और जिनके अन्दर है उन्हें इसके लिए यातवा सहनी' पड़ती 
है।” उन्होंने [यूखासिहने | आगे कहा कि वे उनकी वकारूतकी सनद रद करवा 
देंगे और ऐस॥ कर देंगे कि वे झमेलेमें पड़ जायेंगे। (बयान' ५) 

२० अप्रैलको सरदार सूखासिहन डा० किदारनाथ भंडारीसे, जो सीनियर असिस्टेंट 
सर्जन हें और जिनकी आयु ६२ साल है, कहा कि जो भीड़ १० अप्रैछको श्रीमती 
ईस्डनपर आक्रमण करने गई थी, उसमें से किसीका नाम बतायें। डा० किदार- 
नाथने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इसपर सरदार सूखासिह, श्री प्लोमर 
और श्री माशलने चिल्लाकर कहा, अच्छा, तो तुम स'रकारकी मदद नहीं करोगे ! 
तुम्हें भी गिरफ्तार किया जायेगा। इसपर डाक्टरने उत्तर दिया, “ मेंने जिन लोगों 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


को देखा ही नहीं, में उनके नाम नहीं ले सकता। आप लोग जो जीमें आये करें।” 
इसपर सरदार सूखासिहने उनसे कहा कि उनके पास उनकी गिरफ्तारीका हुक्म है 
और वे अपनेको हिरासतमें समझें। उन्हें हुक्म दिखाया नहीं गया और उनके सहा- 
यक सहित उन्हें हवालातमें भेज दिया गया। दोनोंको २७ अप्रैछतक हवालातमें रखा 
गया और फिर वहाँसे हटाकर छोटी जेलमें ले जाया गया। छोटी जेलमें जानेके लिए 
एक मील पैदल चहुना था। और चूँकि उन्हें हृदरोग था, उन्होंने सवारीके लिए कहा। 
उन्होंने यह भी कहा कि हयकड़ियाँ पहनाकर औरोंके साथ बाजारपमें फिरानेमें उन्हें 
सदमा लछगेगा। फिर भी उन्हें ६२ अन्य कंदियोंके साथ पैदक चलकर जल पहुँचनेके 
लिए मजबूर किया गया। वे कहते हे : 

चूँकि गरमी बहुत थीं, जेल पहुँचलेपर मुझे गश आ गया, पर में एक दयालरु 

पुलिसवालेकी कृपासे जल्दी ही होशमें आ गया, जिसने सुझे पीतेके लिए 

पानी दिया। 
उन्हें एक तंग कोठरीमें बन्द कर दिया गया और रोटी दी गईं, जिसे वे खा नहीं 
सके। एक मित्रने प्राथेना की कि उसे उनके लिए बाहरसे खाना भेजने दिया जाये। 
उसे अस्वीकार कर दिया गया। यह प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गई कि उन्हें 
वे कपड़े बदलने दिये जायें, "जो बदबूदार थे और जूँजोंसे भरे थे। ” २ मईको डिप्टी 
कमिश्नर जेल गये और डाक्टर भंडारीने उनसे पूछा कि उन्हें क्‍यों नजरबन्द किया 
गया है। उत्तर मिला कि उनके विरुद्ध इसके सिवा कोई आरोप नहीं है कि 
जब भीड़ने श्रीमती ईस्डनपर आक्रमण किया तो उन्होंने उनके प्राण बचानेका कोई 
प्रयलल नहीं किया। डाक्टरने समझाना चाहा कि ऐसा कर सकना उनके लिए 
सम्भव नहीं था, क्योंकि जब भीड़ वहाँ गई तो उन्हें इसका पता नहीं था। पर यह 
बेकार सिद्ध हुआ। खैर, वे और उनका सहायक १२ मईको छोड़ दिये गये। उन्हें 
यह नहीं बताया गया कि आखिर उनके विरुद्ध आरोप था क्या। २० अप्रैेढसे २७ 
अप्रैठतक जब वे कोतवाली हवालातमें थे तो एक आदमी दो बार उनके पास 
गया, और उसने उनसे कहा: 


आप नाहक तकलीफ भुगत रहे हें। अगर आप भीड़में से दो-चार आदमियों- 
के नाम बता दें तो आपको तुरन्त छोड़ दिया जायंगा। (बयान १३) 
वकील श्री' मृहम्मर अमीन, मुहम्मद अकरमके पिता हें। श्रीमती ईस्डनपर 
आक्रमण करनेके सम्बन्धर्में मुहम्मर अकरमको मृत्युदंड दिया गया था। बादमें यह 
सजा कम करके ५ वर्षकी सख्त कद कर दी गई थी। श्री मृहम्मद अमीन कहते हें 
कि उनकी श्रीमती ईसस्‍्डनसे व्यक्तिगत' मित्रता है, और अपने बयानमें, जो इसके साथ 
नत्थी है, वे कहते हे कि उनका पुत्र, जो श्रीमती ईस्डनको मातातुल्य मानता है, 
बिल्कुल निर्दोष है। २० अगप्रेल़कों वे अपने पुत्र और भाईके साथ गिरफ्तार कर छिये 
गये और कोतवाली ले जाये गये। वे कहते हे: 
एक सिपाही मुझे हवालातके दरवाजतक ले गया। वह एक तंग कोठरी 
थी, पर इसमें कमसे-क्रम ३० बदकिस्मत लोग बन्द थे। सेंने बड़ा ही भयानक 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट २०९ 


दृश्य देखा। वे सबके सब सीखचोंके बाहर अपने हाथ फंलाकर प्रार्थना कर 
रहे थे कि उन्हें पीमके लिए पानी दिया जाये। सुझे यह दृध्य देखकर गश 
आने हूगा। मेंने एक सिपाहीसे कहा, “मुझे अन्दर जानेमें कोई ऐतराज नहीं 
है, पर में आपसे कहु दूँ कि से वहाँ १५ सिनठ भी नहीं रह सकूँगा।” 
वहू इन्स्पेक्टरके पास गया और कुछ देर बाद आकर मुझे एक दूसरी कोठरीमें 
ले गया, जहाँ भुझे डा० बशीर और बरिस्टर बदरल इस्लाम अलीखाँ बन्द 
सिले। इस कोठरीसे उन्होंने कुछ आद्मियोंकों निकाल दिया और उनकी जगह 
हम ६ नये आगस्तुकोंकों रख दिया। सेंने अपने जीअनमें इतनी गरदी जगह कभी 
नहीं देखी । हममें से अधिकांश लोग सारी रात बेठे रहे। हमने प्रार्थना भी की 
कि केवल उस शासके लिए हमें यह इजाजत दे दी जाये कि हम अपने-अपने 
घरोसि खाना मेंगवा लें, किन्तु यह प्रार्यनन अस्वीकार कर दी गई। हमने ओढ़नके 
कपड़े माँगे। किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया। कुछ समय बाद एक पुलिस 
बाला गामाके पास आया और उसने हमारी उपस्थितिमें उनसे फहा “तुम 
क्‍यों अपनी जान खतरेमें डालते हो? जिनसे तुम्हारी दुश्भनी हो ऐसे ४-५ 
आवसियोंके लाख गिना दो और हम तुम्हें गवाहु बना देंगे।” गामाने कहा, 
“मेरा कोई दुश्मन नहीं जिसका नास बताऊ।” पुलिसवाला चला गया और 
थोड़ी ही वेरमें फिर आ गया और गामासे उसने कहा, “ देखो, कयासका नाम 
बता दो और दुपरे लोगोंके बारेमें जो तुम्हारी इच्छा हो कहो।” पुलिस जिस 
प्रकार झूठी गवाही गढ़ रही थी उससे हम बहुत घबरा गये । हमने समझ 
लिया कि अब खेर नहीं है। 
इस गवाहने जेलकी द्वालतका वर्णन भी किया है। उन्हें दो-दोको हयकड़ीसे जोड़- 
कर तंग कोठरियोंम रखा गया और इसी हालतमें शौच आदिके लिए भी ले जाया 
जाता था। उत्होंने प्रायंतवा की कि कमसे-कम जब वे टद्टीमें हों तबतक के लिए ' 
हयकड़ियाँ उतार दी जायें, किन्तु यह प्रार्थना नहीं मावी गई। चिलचिलाती धूपमें 
उन्हें चारों ओर चक्कर लगाते रहतेको बाध्य किया गया --हम समझते हें, शायद 
व्याय[मके लिए ? ३६ घंटेतक उन्हें किसी प्रकारका भोजन नहीं दिया गया और नंगे 
फरशपर सोनेकों बाध्य किया गया। बादरमें चलकर हथकड़ियाँ तिकारू ली गईं। 


जो खाना हमसे खानको फहा गया वह था एक ओर पड़ा हुआ चनेका एक 
छोटा-ता ढेर और दूसरी ओर एक बाल्टी पीनेका पाती। नजदीक ही पेशाबके 
लिए एक डब्धा था। हम यह खाना नहीं खा सके और एक दिन और 
भूखे रहे। 
दूसरे दिन स्थितिमें कुछ सुबार हुआ। उन्हें अपवा-अयना खाना मेँगाने और काड़े 
बदलने की इजाजत दे दी गई। इस' प्रकार २२ दिनतक वे किलेमें बन्द रहे। १२ 
मईको अदाऊतमें पेशीके लिए उन्हें लाहौर ले जाया गया। वे ५२ आदमी थे और 
१७७१ ४ 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उन' सबको एक जंजीरसे जोड़ दिया गया था। लाहौरमें उन्हें दित-भर बिना भोजन 
या पानीके अदालतके बाहर बैठे रहना पड़ा। चिरूचिलाती धूपमें उन्हें लाहौर 
स्टेशनसे अदालततक और अदालतसे सेंट्रल जेलतक चलकर जाना पड़ा। श्री' मोहम्मद 
अमीन और उनके भाईको २७ मईको छोड़ दिया गया। (बयान १४) 
सब-असिस्‍्टेंट सर्जन श्रीमती नेली बेंजामिन, श्रीमती ईस्डनकी मित्र हें। उत्होंने 


0०१ 


ही उन्हें आड़में छेकर हमलेके समय बचाया था। वे कहती हें: 


जब यहु जाँच चल रही थी तो मुझे दो बार कोतवाली ले जाया गया। 
मुझसे यह कहनेको कहा गया कि मेंन भीड़में मोहम्मर असीनको देखा था। मेंने 
जब कहा कि यह सच नहीं है तो श्री प्लोमरन मुझे जेल भेजनंकी धमकी दी। 
सेंने उन्हें वहु सब बताया जिसकी मुझे जानकारी थी पर मेने झूठी गवाही 
देनसे इनकार कर दिया । उन्होंने मुझे सरकारकी ओरसे इनाम दिलानका भी 
प्रलोभन दिया यदि में श्रीमती ईस्डनवाली घटनाके सम्बन्धर्में सोहस्मद अमीनकी 
उपस्थितिकी पुष्ठि कर दूँ। मेंते ऐसा करनेसे फिर इनकार कर दिया। 
(बयान १६) 
काँचके बरतनोंके व्यापारी सेठ गुल मोहम्मदकों २० अग्रेलको, जब वे नमाज पढ़ 
रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया और कोतवाली ले जाया गया। उनसे झूठो गवाही 
देनेके लिए कहा गया। इन्सपेक्टर जवाहरलालने उनकी दाढ़ी पकड़कर उनके इतने 
जोरसे चाँठा मारा कि उन्हें थोड़ी देरके लिए चक्कर आ गया। उसने तब उन्हें 
यह बयान देनेको कहा कि “डाक्टर सत्यपाल और डा० किचडूने मुझे उकसाया कि 
में ६ तारीखको हड़ताल करवा दूँ। उन्होंने मुझे यह कहकर भी उत्साहित किया कि वे 
अंग्रेजोंको देशसे बाहर निकालनेके लिए बमोंका उपयोग करेंगे।” गवाहने ऐसा कहनेसे 
इनकार कर दिया। इसपर अफसरने अपने मातहतोंसे कहा कि उनको अछग ले 
जाकर दुरुस्त कर दें। फिर उन्हें वहाँसे कुछ कदम दूर ले जाया गया और कई सिपा- 
हियोंने उनसे कहा कि जो-कुछ जवाहरलाल चाहता है, वह करें और उसे खुश करें। 
उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। इसपर उन्होंने उनकी एक बाँह पकड़ी और एक 
चारपाईके पायेके नीचे दबाया, जिसपर आठ पुलिसवाले बैठ गये। “जब दर्द असह्य हो 
गया *, गवाह कहता है, तो में चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ दो, में जो-कुछ तुम चाहोगे 
करूँगा।” इसके बाद उन्हें फिर जवाहरलालके! पास ले जाया गया। छेकिन उन्होंने 
फिर डाक्टरोंकों फँसानेसे इनकार कर दिया। इसपर उन्हें दिन-भर एक कमरेमें बन्द 
रखा गया। बादके दितोंमे उन्हें पीटा गया, चाँटे और बेंत मारे गये, उनसे कहा गया 
कि उन्हें अभियुक्त बनाया जायेगा और फाँसीपर लटका दिया जायेगा। यह पिठाई 
आठ दिनोंतक चलती रही। आठवें दिन वे फिर इच्छित वक्तव्य देनेको राजी हो 
गये । उन्हें मजिस्ट्रेट आगा इब्राहीमके सामने पेश किया गया, जहाँ उन्होंने वह “ असत्य' 
बयान _ दुृहराया, जो उनसे माँगा गया था। मुखबिर हंसराजने, जो कोतवालीमें था, 
उनको सलाह दी कि ज॑सा पुलिस चाहती है वैसा करें। दस दिनकी हवालातके बाद 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म  कांग्रेसकी रिपोर्ट २११ 


उन्हें छोड़ दिया गया। शर्त यह थी कि उन्हें प्रतिदिन कोतवालीमें आकर हाजिरी देनी 
होगी। यह उन्होंने ९ जूनतक किया। फिर उन्‍हें लाहौर ले जाया गया। १६ जूनको 
उन्हें फौजी कानूनकों विशेष अदालतके सामने पेश किया गया, जहाँ उन्होंने सब बातें 
साफ-साफ बता दों और जजोंसे कह दिय। कि उन्हें यन्‍्त्रगा दी गई थी। (बयान २१) 

एक १४ सालके लड़के ब्रजलालको ९ दिनतक हिरासतमें रखा गया। दो दिन बाद 
उसे हंसराजके सुपुदं कर दिया गया और फौजी कावूनकी विशेष अदालतके सामने 
एक झूठा बयान देनेंकों राजी किया गय।। उस बयानकों उसने हमारे सामने दी 
गई अपनी गवाहीमें वापस ले लिया है। (बयान २२) 

मद्य-विक्रेता सरदार आत्मासिह, जनरल डायरके सामने, १३ अप्रैछको गिरफ्तार 
किये गये। उन्हें जूलसके साथ चलनेको मजबूर किया गया। वे कहते हें: 
“उन्होंने मेरी बाँहकों एक कपड़ेसे बाँध लिया और शहरकी कई गलियोंसे मुझे घसीटते 
हुए ले गये। ” एक अंग्रेज सिपाहीने उन्हें पीतेके लिए पानी लेनेसे रोक दिया। कुछ 
और लोग भी उस दिन गिरफ्तार किये गये और उनमें से ९ आदमियोंकोीं हथकड़ियाँ 
डालकर बिना खाना दिये एक तंग कोठरीमें बन्द रखा गया। १५ तारीखको वे जनरल 
डायरके सामने के जाये गये और एक पेड़से बाँध दिये गये। फिर उनको “ लगातार 
गालियाँ दी गईं और उनकी हँसी उड़ाई गई। जब जनरल डायर अपना दोपहरका 
भोजन कर चुके तो स'रदार आत्मासिहको उनके सामने पेश किया गया और उन्हें 
८ दिनकी “क्वाटेर-गार्ड ' की सजा मिली। उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनके 
विरुद्ध आरोप क्‍या है। कैंदके दौरान एक सार्जेन्टने उनसे एक सोनेकी अँगूठी और 
एक वेस्ट एंड [ कम्पनी | की शिकारी घड़ी, जिसपर उनका नाम लिखा था, उनसे छीन 
ली। (बयान ३०) 

कसाई मुहम्मद इस्माइलकों १८ अप्रैईके आसपास गिरफ्तार किया गया। 
उनके पिताको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनोंकों पीटा गया और तब छोड़ा 
गया जब उनके भाई दीनाकों हाजिर किया गया। स्वयं दीनाकों ३ दिनतक बन्द 
रखा गया और कहा जाता है कि उसे निर्देयतापूवंक पीटा गया। (बयान ४६) 

अब्दुल- अजीज नामक सब्जी-विक्रेताको, एक खानसामाकों गाली देनके अपराधमें, 
जिसे उन्होंने अस्वीकार किया, पकड़ा गया। उन्हें जनरल डायरके सामने ले जाया 
गया, दो दिनतक हवालातमें बन्द रखा, दस कोड़े भारे गये और उनसे कहा गया 
कि १४ दिनतक अपनी दुकान बन्द रखे। (बयान १२३) 

५८ सालके पेन्शनयाफ्ता सरकारी कर्मचारी लाला रलियारामसे एक सब- 
इंस्पेक्टरने उन लोगोंका नाम बतानेको कहा जिन्होंने कुमारी शेखुडको पीठा था। 
उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं और वे घटनास्थलपर मौजूद नहीं थे। 
इसपर उन्हें बेंतसे पीटा गया, उनकी दाढ़ी खींची गई, उन्हें गलीमें इधरसे-उधर 
चलनेको मजबूर किय। गया और शामको छोड़ दिया गया। (बयान १०७) 

लाला दादूमलकों पीठा गया और रेंगनेको विवश किया गया। उनको और 
उनके पुत्रकों गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें छोड़ा गया और फिर पकड़ लिया 


२१२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


गया और तब छोड़ा गया जब उन्होंने बाजारके मुखियाकों पुलिसके लिए १०० झुपये 
दिये । उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और अपनी रिहाईके लिए ५० रुपये और 
देनेकी मजबूर किया गया। पुलिसवाले उनकी दुकानपर जाते थे और जबरदस्ती क्रीम 
आदि उठाकर छे जाते थे। उनके पृत्रकों ८ दिनतक बन्द रखा गया और फिर 
३० कोडोंकी सजा दी गई; कोड़े लगते समय वह बेहोश हो गया था। उसने 
दूसरोंके भी कोड़े लगते देखे। वहू कहता है: “वे लोग द्ईसे चीख रहे थे और 
उनके शरीरसे खून बह रहा था।” (बयान ११६) 

लाला रखारामने देखा कि धनीरामको बिठाकर उनसे दोनों टाँगोंके नीचेसे हाथ 
ले जाकर कान पकड़वाय गये। (बयान १०८) 

गुलाम कादिर तूपगर अप्रेलके तीसरे सप्ताहमें सब-इंस्पेक्टर अमीर खाँ द्वारा 
गिरफ्तार किया गया। उनसे लूटा हुआ माल बतानेकों कहा गया और जब उन्होंने इस 
सम्बन्धमें अनभिन्नता प्रकट की तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनसे कुछ विद्येष 
व्यक्तियोंकी उस' भीड़में शामिल देखनेका बयान देनेको कहां गया जिन्होंने भगताँ- 
वाला रेलवे स्टेशनकों जलाया था। उनकी पगड़ी उतार दी गई, उससे उनके हाथ 
वाँध दिये गये और - लगभग दस मिनट्तक उन्हें एक पेड़से लटकाकर रघ्ता गया। 
उन्होंने देखा कि उनके अतिरिक्त ८-९ आदमी और थे, जिन्हें यन्त्रणा दी जा रही 
थी। वे कहते हैं: 

सेंने पीरा गुजरको जमीनपर पट लेटे देखा और एक हवलदारको, जिसको में 

चेहरेसे जानता हूँ, थानदार अमीर खाँकी मौजूदगीसें उनकी गुदासें एक डंडा 

घुसाते देखा। वे पूरे समय दयनीय रूपसे चीखते रहे पर पुलिसन कोई बया 

नहीं दिखाई । पुरे तीन दिन और तीन रात हमें खानंकों कुछ नहीं दिया 

गया और इस बीच पुलिसन हमें यन्‍्त्रणा दी। मुझे ५ दिन बाद छोड़ा गया। 

(बयान १४१) ह 

नाई मिराजदीन उपर्युक्त वक्‍तव्यका सामान्यतः सनर्यन करते हें। उनपर भी' 
वही गुजरा जो गृूलाम कादिरपर गुजरा। (बयान १४२) 

मसजिदके इमाम (नमाज पढ़ानवाले) और मुंशी गुलाम जीलानीके साथ जो बीती 
वह हमारे सामने यन्त्रणाकी जितनी घटनाएँ आईं उनमें शायद सबसे बुरी है। उन्होंने 
रामनवमीके त्योद्दरके इन्तजाममोें प्रमुख रूपसे भाग लिया था। उन्हें १६ अश्रैलको 
गिरफ्तार क्रिया गया। उनका बयान इतना विशद हैं कि इमामके साथ क्‍या गुजरी, 
इसे समझनेके लिए उसे पूराका-पुरा पढ़ना चाहिए। (बयान १३४) गवाहते अपने 
साथ किये गये व्यवह्यरके बारेमें जो-कुछ कहा है, उसका मियाँ फीरोजदीन, अवैतनिक 
मजिस्ट्रेट (बयान २) और श्री गुलाम यासीन, बैरिस्टर (बयान ६) समर्थन करते 
हैं। मुहम्मर शफी (बयान १३९) ने गूछाम जीलहानीकों दी गई कुछ यन्त्रणाएँ अपनी 
आँखों देखीं और उन्होंने उनकी करुण चीत्कार भी सुनी। वे कहते हे कि उसी दिन 
खेरदीव नामक' एक और व्यक्तिके साथ भी उसी प्रकारका व्यवहार किया गया और 
उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि जो चोठें उसे पहुँचो थीं उनके कारण वह 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धयें कांग्रेसकी रिपोर्ट २१३ 


मर ही गया। (बयान १३९)। मियाँ कमरुद्दीन खाँ जमींदार कहते हेँ कि मौलवी 
गुलाम जीलानी' अपनी रिहाईके फौरन बाद उन्हें मिले। उन्होंने वे घाव देखें, जो 
उन्हें लगे थे और जो वृत्तान्त उन्होंने तब सुनाया था वहू बयान वसा ही है जो 
उन्होंने हमारे सामने विया है। (बयान १४०)। गुलाम मोहम्मदने उन्हें तथा 
खैरदीनको यत्नणा पहुँचाई जाते देखा। वे कहते हें कि खेरदीन कुछ दिन पूर्व धा्वोसे 
मर गया। (बयान १३८) हाजी शमसुद्दीन जमींदारने भी मौलवी गुलाम जीलानी 
और स्वर्गीय खेरदीनको यस्‍्त्रणा दी जाती देखी। हाजी साहुबकों पुलिसने तलब किया 


ध्ु 


था। वे कहते हे : 


पुलिसवालोंने उनकी गृदामें एक डंडा घुसेड़ा। वे दयनीय हालतमें थे। मेंने उनका 
मल-सृत्र निकलते देखा। पुछिसने हम सबसे, जो बाहर थे, कहा कि जो गवाही 
नहीं देंगे उन सबका यही हाल होगा। (बयान १३५) 
गवाह १३६६-३७ भी जीलानी और खैरदीनको दी गई यन्त्रणासे सम्बन्धित बयानको 
पुष्टि करते हैँ। पशमीना-विक्रेता मलिक अब्दुल हुई, पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्टका तार 
मिलनेपर १५ मईके आसपास लाहौरसे अमृतसर गये। वहाँ उन्हें इन्स्पेक्टर जवाहर- 
लालके सुपुर्दे कर दिया गया। जवाहरलालने उन्हें इनाम और वेतनवृद्धिका प्रलोभन 
दिया, यदि वे डाक्टर किचल॒के खिलाफ झूठी गवाही देनेकों तैयार हो जायें। जब 
उन्होंने इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई कि उन्हें भी अभियुक्तोंमें शामिल 
कर दिया जायेगा। जब सब धमकियाँ और सब समझाना-बुझना बेकार गया तो 
उन्हें एक कमरेमें ले जाकर “निर्देयतापूर्वक ” पीटा गया। भयभीत होकर वे अच्तमें 
झुक गये। उनका बयान लिख लिया गया और उन्हें फौजी अदालतमें तलब किया 
गया। वे आगे कहते हें: 
मेंने सब बात सच-सच कह देनेका निश्चय किया . . : मेंने जजोंको बताया कि 
मुझसे झूठी गवाही दिलंवानके लिए पुलिसने मुझे कितना परेशान किया। अपना 
बयान देकर में बाहुर आ गया। नायब कोटेने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 
मुझे पुस्िसके कमरेसें ले जान ही वाला था कि सें घोख उठा । इसपर कुछ 
बेरिस्टरः जो इस भुकदमेके सम्बन्ध्मं अदालतमें उपस्थित थे और जिनमें सुकच्द- 
लाल पुरी, श्री हसन और दूसरे लोग थे, घटतास्थलपर आ गये। . . - नायब 
कोर्दके चंगलसे अपनेकों छुड़ाकर मेने जजोंकों पूरी कहानी बताई। मुख्य न्‍्याया- 
घौशने मुझे दूसरे रास्तेसे घर जानेकी आज्ञा दी। (बयान १४८) 


बैरिस्टर श्री बदरुल इस्लाम अली खाँ को १९ अप्रैलको गिरफ्तार किया गया। 
पुलिसवाले उनकी स्त्रीके शयनकक्षमें घुस गये और जब उन्होंने उनसे बाहर जानेको 
कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। खाँ साहबकों कोतवाली ले जाया गया। वहाँ 
श्री प्लोमरने ऊँची आवाजमें कहा, “यह है वह आदमी जो पंजाबका लेफ्टिनेंट गवर्नर 
बनता चाहता है।” उन्होंने अपने बयानमें बताया है कि किस प्रकार झूठी गवाही 
देनेके लिए उनपर दबाव डाला गया। उस्होंने उस कोठरीका भी वर्णन किया है 


२१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


जिसमें उन्हें और उनके साथ दूसरे बन्श्थोंकों बन्द करके रखा गया; उन्होंने बताया 
कि उन्हें किसः तरह जलील किया! गया और उन आरोपोंकी चर्चा की है जो उनपर 
लगाये गये थ। अन्त उन्हें रिहा कर दिया गया। वे अपना बयान इस' प्रकार समाप्त 
करते ह 
गुलाम जिलानी नामक एक व्यक्तिकों यन्त्रणा देकर पुलिसन उससे मेरे घिरुद्ध 
झूठी गवाही दिलवानका प्रयत्न किया। मेरे मुकदमेकी सुतवाईके दौरान साशेल 
लॉ कमिशनके सामने उसने यह बात स्वीकार की । इस प्रकार मुझे गिरफ्तार 
करके ढाई महीनतक हिरासतमें रखा गया और मुत्युदण्ड देनके लिए मुझपर 
मुकदभा चलाया गया। (बयान ८८) 


बेरिस्टर श्री गुरदयाल सिंह सलारियाकों भी गिरफ्तार किया गया। वे उन 
लोगोंमें से थे जिन्‍्होंने १० अप्रैठको अपनी जान हथेलीपर रखकर भीड़को पुलसे वापस 
लौटानेका प्रयत्न किया था। वे भी उस अपमानजनक व्यवहारका वर्णन करते हें, जो 
उनके साथ किया गया। वे २३ मईसे ५ जुलाईतक हिरासतमें रहे। (बयान ८७) 

झूठी गवाही तेयार करनेके उद्देश्यसे सरकार द्वारा की गई अन्धाधुन्ध गिरफ्ता- 
रियों और लोगोंको दी गई यम्त्रणाओंका वर्णन करते हुए हमने जो-कुछ लिखा है 
वह शायद फौजी कानूनके नामपर किये गये जुल्म और ज्यादतियोंकी कहानीका सबसे 
काला अध्याय है। जलियाँवाला बाग कांडका नाटकीय प्रभाव दहला देनेवाला था। 
किन्तु अन्धावुन्ध गिरफ्तारियोंके तरीकेसे लोगोंको जिस तरह तिल-तिलकर घलाया' 
गया, उसके शिकार केवल वे छोग ही नहीं हुए जिन्हें गिरफ्तार किया गया, बल्कि 
वे भी हुए जिन्हें बराबर गिरफ्तार होनेका भय बना रहता था, क्योंकि जैसा हमारे 
एकत्र किये बयानोंसे स्पष्ट है, इन गिरफ्तारियोंका कोई निश्चित तरीका नहीं था। 
हर वर्ग और हर स्तरके लोगोंके साथ यह व्यवहार हुआ। कोई अपनेको सुरक्षित नहीं 
समझता था। हम यह भी कहता चाहते हूँ कि इस' सम्बन्धर्मं गवाही इकटठी करनेमें 
हमन बहुत सावधानी बरती है। जब हमने यह जाँच शुरू की तो हमारे मनमें अवि- 
श्वास था, किन्तु जब एकके बाद एक बयान हमारे सामने आने लगा तो हम 
सामान्य, आरोपपर विश्वास करनेको विवश हो गये। सरकारको अधिकसे-अधिक चोट 
पहुँचानेवाले बयानोंकी इतनी पूरी तरहसे पुष्टि हुई है कि हमारा खयाल है वे जाँच 
करनेपर किसी भी अदालतमें सही प्रमाणित होंगे। 

हम यहाँ यह भी कह दें कि हमारे पास' पुलिस द्वारा रिश्वत लिये जानेके प्रचर 
अमाण थे। किन्तु हमने अमृतसरसे इस सम्बन्धर्मे गवाही नहीं ली, क्‍योंकि गवाहोंने 
हम अपना विश्वास तो दिया, पर अकने नाम प्रकट करनेको वे तैयार नहीं हुए। यदि 
सरकार इस कोटिके भ्रष्टाचारके सम्बन्धर्में सचाई जानना चाहती है तो हमारा सुझाव 
है कि वह इस सम्बन्ध जाँच करे और जो लोग गवाही देनेके लिए आगे आये उन्हें 
सुरक्षाका आश्वासन दे। हमें विश्वास है कि सरकार इस' श्रेणीके अपराधियोंको आड़ 
नहीं देना चाहती और हमें यह भी विश्वास है कि यदि वह हमारे सुझावके अनु- 
सार कदम उठायेंगी तो वह पुलिस विभागकी सबसे बड़ी खराबियोंको दूर कर डाछेगी। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट २१५ 


यन्त्रणा सम्बन्धी बयानोंकी भी जाँच होनी चाहिए। सारी बातें सरकारके सामने हें। 
इतने तफसीलके साथ दी गई साक्षीकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 

यह दिखानेके लिए अब अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि जिन मुक- 
दमोंके लिए झूठी गवाही प्राप्त करनेका एक संगठित प्रयत्न किया गया, उनमें गम्भीर 
भौर विस्तृत रूपसे न्यायका हनन हुआ होगा, चाहे ये मुकदमे फौजी अद्यालतोंमें हुए हों 
या समरी अदालतोंमें या क्षेत्रीय अधिकारियोंके सामने। इन अदालतोंके गठनके बारेमें 
कुछ कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। फौजी अदालतोंमें तीन-तीन' सदस्य होते थे। उन्हें 
मुकदमेको सरसरी जाँच करके निबटानेकी सत्ता होती थी और मृत्यु-दण्डतक देले- 
का अधिकार था। वे कोई गवाही दर्ज करनेको बाध्य नहीं थे और उनके फंसलोंके 
विरुद्ध अपील नहीं हो सकती थी । दूसरी ओर समरी अदालतोंमें एक ही सदस्य, 
आमतौर पर एक भजिस्ट्रेट, होता था और ये अवर न्यायाधिकारवाली अदालतें थी। 
ये दो वर्ष की कैद और १,००० रुपयेतक जुर्मानेकी सजा दे सकती थी। उनके फैसले 
भी आखिरी होते थे और किसी ऊँची अदालतमें उनके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती 
थी। हमने इन अद्ालतोंमें हुए मुकदमोंका प्रकाशित ब्यौरा पढ़ा है और सरकारी आँकड़े 
भी देखे हें और हम इस निर्णयपर पहुँचे ह कि अधिकांश फैसले गलत हें। आँकड़ोंके 
अनुसार अमृतसर जिलेमें फौजी अदालतोंके सामने १८८ व्यक्तियोंपर मुकदमा चलाया 
गा, जिनमें ३ को बरी किया गया। क्षेत्रीय अधिकारियों और समरी अदालतोंके सामने 
१७३ व्यक्तियोंपर मुकदमा चला, जिनमें से ३२ को बरी किया गया, छोड़ दिया गया 
या मुक्त किया गया। ु 

शाही घोषणाको' दृष्टिमें रखते हुए और यह देखते हुए कि उक्त फौजी अदा- 
लतों द्वारा सजा पाये अधिकांश लोगोंको मुक्त कर दिया गया है, इन मुकदमोंके 
ब्यौरेमें जाना आवश्यक नहीं। लेकिन इतना कह देना अनुपयुकत नहीं होगा कि जिन 
मामलोंमें जायदादकी' जब्तीके साथ-साथ न्यूनतम संजाका विधान था, वे मामले केवल 
हड़ताल करवाने या रौलट कानूनके विरोधमों भाषण देने-जैसे आरोपोंपर आधारित थे। 
केवल एक मुखबिरकी गवाहीके आधारपर अग्रणी नेताओंपर गम्भीर अपराध करनेके 
आरोप लगाये गये। खैर, हम फौजी अदालतोंके मुकदमोंकी तब अधिक विस्तृत रूपसे 
चर्चा करनेकी आशा रखते हैं जब हम लाहौरकी घटनाओंपर आयेंगे। अमृतसरकी 
घटनाओंका विवेचन हम इतना कहकर समाप्त करेंगे कि अधिकारियोंने डा० किचलू 
और डा० सत्यपालको देश-निकाला देकर एक ऐसी भारी भूल की जिसे अपराधकी 
श्रेणीमें रखा जायेगा। कमसे-कम इतना तो है ही कि गोली चलानेमें अनावश्यक जल्द- 
बाजी की गई। यदि अधिकारियोंने युक्ति और नरमीसे काम लिया होता तो देश-निकाले 
की घटनाके बावजूद भीड़ द्वारा की गई ज्यादतियोंको रोका जा सकता था। भीड़ 
द्वारा की गई ये ज्यादतियाँ, किसी भी सूरतमें बहुत बुरी और निन्दाके योग्य थीं। 


१. जो २३ दिसम्बर, १९१९ को जारी की गई थी और जिसमें राजनेतिक बन्दियोंकों क्षमा-दान 
दिया गया था । 
२. पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें लगभग १,८०० व्यक्तियोंको सजा मिली थी । 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जलियाँवाला बागका कत्लेआम अमानुषिक और प्रतिहिंसापूर्ण था और जो स्थिति उस 
समय थी या जो घटनाएँ बादको घटीं उन्हें देखते वहू सर्वथा अनावश्यक और अनु- 
चित था; और स्वयं जनरल डायरके बयानके अनुसार अमृतसरमे फौजी कानून किन्होीं 
स्थानीय कारणोंसे उचित नहीं ठहरता और उसकी अवधि बढ़ाना अधिकारका मनमाना 
दुरशपयोग था तथा उस कानूनपर अमल करता एक सभ्य सरकारके लिए बिलकुल 
अनुपयुकत था। 


२. तरन तार 


तरन तारन अमृतसर जिलेका एक भाग है और रेलवे स्टेशन है। यह अमृतस'रसे 
१६ मील दूर है और सिखोंके केन्द्रकें रूपमें इसका स्थान अमृतसरके बाद दूसरा है। 
पुलिस' सब-इस्पेक्टर द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ खजानेको लटनेका प्रयत्न 
किया गया। हमारे पास जो साक्ष्य है वहु सिद्ध करता है कि यह आरोप बिलकुल 
बनावटी था। फिर भी इस' आरोपके आधारपर लोगोंकी एक विशाल संख्याकों समरी' 
अदालत द्वारा सजा दी' गई है। 


लाहौर शहर 

राजनंतिक महत्त्वकी दुष्टिसे लाहौर पंजाबका प्रथम कोटिका नगर है। यह उसको 
राजधानी और सरकारका सदर मुकाम है। फिर भी हमने अमृतसरको पहले लिया, 
क्योंकि एक तो सिखोंके गढ़के रूपमें उसका जो महत्त्व है उसके अतिरिक्त, गड़बड़ी 
पहले वहीं शुरू हुई थी और दूसरे, सरकारकी नीति अमृतसरम ही निश्चित हुईं थी। 
लाहौर एक बड़ा जंकशन है और यहुसि पेशावर, कलकत्ता, कराची और बम्बईको 
गाड़ियाँ जाती हें। लाहौर और दिल्‍लीके बीच २९८ मीलका फासला है। छावनीके 
इलाकेको छोड़कर लाहौरकी जनसंख्या २,५०,००० है, जिसमें मुसलमान तबका ज्यादा 
है और हिन्दुओंकी संख्या मुसलमानोंकी संख्याकी लगभग एक तिहाई है। 


लाहौ रमें लड़कोंके दस और लड़कियोंके दो कालेज हैं। इसके अतिरिक्त लड़कों 
और लड़कियोंके लिए बहुत सारे हाईस्कूल भी हें। पंजाब विश्वविद्यालय भी यहीं है। 
यहाँसे अंग्रेजीके दो दैनिक पत्र निकलते हें: एक तो सामान्य रूपसे नौकरशाही और 
यूरोपीय वाणिज्यके' हितमें निकलता है और दृूसरेकी निष्ठा भारतके राष्ट्रीय हितोंके 
प्रति है। जन-भाषाओंमें यहाँसे कई दैनिक और सप्ताहिक पत्र निकलते हें, इसलिए 
शिक्षित-वर्गके लोग लाहौरमें पंजाबके सब शहरोंसे अधिक हैं और रोजकी घटनाओंकी 
जितनी खबर इस दाहरके लोगोंको मिलती है उतनी पंजाबके किसी और स्थानके लोगोंको 
नहीं । पंजाबकी यह विशेषता रही है, और सर माइकेल ओ'डायरने इसके लिए 
उसे बधाई भी दी है, कि उसे भारतीय राजनीतिसे अपेक्षाकृत कम छगाव रहा है। किन्तु 
हालमें यहाँ राजनीतिक जीवन संगठित किया जाने लगा था और इसमें नेतृत्व लाहौर 
कर रहा था। सर माइकेंड ओडायरके उस भाषणसे, जो उन्होंने अपने कार्य-कालके 
श्रीगणेशके अवसरपर कॉंसिलमें दिया था और जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हें, इस 
जागरणको बल मिला। फिर रौलट कानून जारी होनेके बाद भारतमें जो राजनीतिक 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोट २१७ 


गतिविधि बढ़ी उसमें पंजाबन भी भाग लिया और छाहौर इसमें सबसे आगे था। 
जब श्री गांवोने सत्याग्रहकी घोषणा की तो पंजाबके नेता अन्तिम क्षणतक यह निश्चय 
नहीं कर पाये कि उस्ते स्वीकार करें या न करें। और वास्तवमें ऐसा कोई नहीं दिखाई 
दिया जिसने सत्याग्रहकी शपथ ली हो-- लाहौरमें तो निश्चित रूपसे नहीं। किन्तु 
अनशन और हड़तालकी बात दूसरी थी। उनके पालने किसी शपयकी आवश्यकता नहीं 
थी और उनका लगातार चलते रहुना भी आवश्यक नहीं था। किन्तु इस प्रइनपर भी 
लोग अपना मत निश्चिचत कर पाये थे, ऐसा नहीं लूगता। न वे यही मानते थे कि 
श्रीगांधीके आह्वानकी जनतापर क्या प्रतिक्रिया होगी। इस सम्बन्धमें उन्होंने श्री गांधीके 
पत्रकों प्रकाशित और वितरित करनेका निश्चय किया। ज्यों ही सरकारको मालुम 
हुआ कि हड़ताल होनवाली है, वह घबरा उठी। ४ अभप्रैलको लाद्दौरमें पुलिसने एक 
नोटिस निकाला, जिसके द्वारा बिना पहलेसे इजाजत लिये जुलस निकालने या सभा 
करनंपर रोक लगा दी गई। ५ तारीखको डिप्टी कमिश्नरन नेताओंकों मिलनेके लिए 
बुलाया। पण्डित रामभजदत्त चौधरी' और दूसरे नेताओंने अपने बयानोंमें कमिश्तरसे 
हुई इस भेंटका पूरा विवरण दिया है और इसके बादकी घटनाओंका भी हाल 
बताया है। इस भेंटर्म नेताओंने यहाँततक कहा कि यदि सरकार यह चाहती है कि 
उन्होंने जो सभा करनेका निरचय किया है, वहु न की जाये तो वे उसका इरादा 
छोड़ देनेको तैयार हेँ। किच्तु डिप्टी कमिब्नर निम्नलिखित शर्तोसि ही सन्तुष्ट हो गये: 

(क) ५ तारीखकी शामतक सबको यह अधिकार होगा कि नागरिकोंको हड़- 
तालके पक्ष या विपक्षमें समझायें। 


(ख) ६ तारीखको हड़तालके पक्ष या विपक्षमें कोई प्रचार नहीं होगा | 

(ग) सभा की जा सकती है, किन्तु कोई उत्तेजनापूर्ण भाषण न हो। 

जब ६ तारीखका दिन आया तो लाहौर शहरमें पूर्ण हड़ताल थी --ऐसी, जैसी 
कि पहले कभी नहीं हुई थी। हजारों लोगोंने, जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी शामिल थे, 
हड़ताल रखी। लोग नदीमें नहाने गये और लौटते हुए एक जूलसमें संगठित हो गये। 
असलमें देखें तो यह पुलिसके उस' नोटिसका उल्लंघन था, जिसका जिक्र ऊपर किया गया 
है। किन्तु जुलूस स्वेथा व्यवस्थित था। पुलिसन बुद्धिमानी की और हस्तक्षेप नहीं किया । 
किन्तु जब जुल्स माल रोडकी ओर मुड़ा तो उसे डाकघरसे आगे नहीं जाने दिया 
गया। जुलूसको वापस मोड़नेके लिए उन्हें नेताओंका सहयोग मिला। लाला दुनीचन्द' 
और डा० गोकलचन्द नारंग' सहायताको आये और जुलसको माल रोडपर आगे बढ़नेसे 
रोकनेम कामयाब हो गये। 

किन्तु सर माइकेल ओडायरको क्‍या चीज परेशान कर रही थी, इसका कुछ 
आभास मिलता है। कहते हे, वे अपनी बातचीतर्म बार-बार यह विचार प्रकट करते 


१. एक स्थानोप नेता और कवि, जिन्होंने अपनी पत्नी सरछादेवी चौधरानीके साथ पंजाबके साबे- 
जनिक्र मामलेमें प्रमुख रूपसे भाग लिया । 

२. लाहौर नगरपालिकाके एक लोकप्रिय सदस्य । 

३. प्रमुख बेरिस्टर और लाहौरके नेता; वे एक धोढ़ेपर चढ़ गये ओर ज्ुद्धूसको वापस शद्दर छे गये। 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रहे थे कि पंजाबमें कोई हड़ताल नही होगी। इसलिए जब पंजाबकी राजधानीमें भी ऐसी 
पूर्ण हड़ताल हो गई तो उन्हें बड़ा दुःख और आइचर्य हुआ। यह भी कहा जाता 
है कि उन्होंने कहा, इस तरहकी मृकम्मल हड़ताल करातेकी कीमत में तेताओंसे 
अवश्य वसूल करूँगा। 

तीसरे पहर ब्रैडलाँ हॉलमें एक सभा हुई जिसमें हजारों आदमी उपस्थित थे। 
लाहौरमें ऐसी सभा पहले कमी नहीं हुई थी। सर माइकेल ओ'डायरने सी० आई० 
डी० के सुपरिल्टेन्डेन्टको इस सभामें उपस्थित रहनेके लिए विशेष रूपसे तनात कर दिया। 
इस सभामें जो भाषण हुए, उनका पूरा विवरण लिखा गया। हमने उसे देखा है। 
यद्यपि इन भाषणोंका लहुजा पुरजोर था और रौलट कानूनको रद करानेके जनताके 
अधिकारपर आग्रह प्रकट किया गया था, लेकिन उनमें राजद्रोहकी कोई बात नहीं 
थी, और निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं था जिसका किसी भी रूपमें इस प्रकार अर्थ 
लगाया जाये कि वह हिसाके लिए उकसावा था। ७ और ८ को कुछ नहीं हुआ। 

९ अप्रेलको रामनवमी वेसे ही मनाई गई, जैसे अमृतसरमें मनाई गई। लोग आन- 
न्दोत्सवर्में लगे रहे और इस अवस'रका उपयोग उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 
परस्पर भाईचारेकों बढ़ानेके लिए किया। इस प्रकार पहले जिस त्योहारका स्वरूप 
शुद्ध धाभिक हुआ करता था, सौभाग्यसे वह पिछले कुछ वर्षोसे एक राष्ट्रीय त्योहारमें 
बदल गया है। जुलसके साथ सरकारी अधिकारी भी थे। जहाँ-कहीं भी लोगोंकों 
उनकी उपस्थितिका ज्ञान हुआ, उन्होंने हर्षध्वनि की। 

इस प्रकार १० तारीखतक सब कुछ शान्‍्त था, लेकिन सर माइकेल ओडायर 

नहीं। उन्हें विदित था कि श्री गांधीको डा० सत्यपालन अमृतसर आने और सत्याग्रहका 
. अपना सिद्धान्त समझानेके लिए आमन्त्रित किया है। उनको यह भी विदित था कि 
श्री गांधी उनके और संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजीके निमन्त्रणपर दिल्‍ली जानेवाले थे, 
और ८ तारीखको बम्बईसे दिल्‍्लीके लिए प्रस्थान कर चुके थे। सर माइकेलसे यह 
सहन नहीं हुआ और वाइसरायकी स्वीकृति लेकर उन्होंने पंजाबमें श्री गांधीका प्रवेश 
रोक दिया और पहले ही स्टेशनपर' उन्हें गिरफ्तार करके बम्बई प्रेसिडेंसी भेज दिया, 
जहाँ उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। श्री गांधीकी गिरफ्तारी और नजरबन्दीका समाचार 
लोगोंको १० तारीखको लाहौरमें “सिविल ऐंड मिलिटरी गजट ” में छपरनेपर मिला, 
और बिना किसी संगठन या प्रयतलके तुरन्त दुकानें बन्द हो गईं। ४ बजते-बजते सब 
काम ठप हो गया। कुछ नागरिकोंने एक जुलूस बताया और माल रोडकी ओर चल 
दिये। अनारकली पहुँचते-पहुँचते यह जुल्स बहुत बड़ा हो गया, किन्तु चूंकि ६ अग्रैछको 
पुलिसने जुल्सकों माल रोडपर आगे रोक दिया था, अतः: इस जुलसका अधिकाँश भाग 
फॉर्मेन क्रिश्चियन कालेजके नजदीक रुक गया। किन्तु लगभग तीन चार सौ आदमियोंने 
जिनमें विद्यार्थी भी थे, माल रोडपर जानेका निश्चय किया। उनका इरादा यह था कि 
गवरनमेंट हाउस जायें और श्री गांधीकी रिहाईकी माँग करें। जैसे ही यह पता लगा, 
पुलिसका एक दस्ता भीड़के पीछेसे होकर निकला, और जुलसके आगे जाकर घूम पड़ा 


१, पलवल स्टेशनपर, जो दिल्ली और मथुराके बीच पढ़ता है । 


पंजाबके उपद्रबोके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट २१९ 


उसने ओ'डायर सैनिक क्लबके नजदीक जुल्सको आगे बढ़नेसे रोक दिया। लेकिन भीड़ने 
पुलिसकों बात नहीं मानी। गोली चलानेका हुक्म दिया गया। २-३ जानें गईं और 
अधिक लोग घायल हुए। भीड़ पीछे हट गई। मृतकों और घायलोंकों पुलिस उठाकर 
जे गई। रास्तेमें गुजरते हुए डाक्टरोंकी सहायता अस्वींकार कर दी गई। इस प्रकार 
उखड़ी हुई भीड़को पुलिस धीरे-धीरे पीछेकी ओर ढकेलती हुई अनारकलीसे होकर 
लाहौरी गेटके बिलकुल पासतक ले गई। यहाँपर भी पुलिसने भीड़को तितर-बितर करना 
चाहा। जैसा कि पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डन्ट ब्रॉडवेने हंटर समितिके सामने कहा है, उन्होंने आधे 
घंटेसे अधिक समयतक इस' सम्बन्धरमें भीड़से बातचीत की | इसी बीच पण्डित रामभजदत 
चौधरीको शहरसे बाहर उनके घर, स्थितिकी सूचना मिर गई। वे भागे-भाग घटना- 
स्थलपर पहुँचे और उन्होंने अधिकारियोंकी सहायता करनी चाहीं। उनसे कहा गया 
कि भीड़को पीछेकी ओर मोडें और उसे तितर-बितर करें । पण्डितजीन अपनी 
ओरसे कोशिश की, पर उनकी आवाज उन्ही लोगोंतक पहुँची जो समीप थे। इसलिए 
उन्होंने एक ऊँचे आसनसे भाषण दिया; पर पुलिस सुंपरिल्टेन्डेन्ट अधीर हो रहा था। 
डिप्टी कमिश्तरकों भी बुलवाया गया था, और अब वह भी आ गया था। पण्डित 
रामभजदत्त चौधरी डिप्टी कमिश्नरके पास' पहुँचे और कुछ समय माँगा, ताकि वे भीड़- 
को समझा-त्रुझ्ा सकें और उसे हट जानेके लिए तैयार कर सकें। किन्तु श्री फाइसनने 
उन्हें केवल दो मिनटका समय दिया और कहा कि यदि उतने समयके अन्दर भीड़ 
तितर-बितर न हुई तो वे गोली चलानेका हुक्म दे देंगे। पण्डितजीन आपत्ति की कि 
इतने समयमें वे भीड़के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, किन्तु. श्री फाइसन अपनी 
बातपर अड़े रहे। फिर भी पण्डितजीने कोशिश की और कुछ हृदतक वे भीड़के एक 
भागकों पीछे हटानेमें कामयाब भी हो गये पर श्री फाइसन अपनी बातके पक्के 
निकले और दो मिनटका समय समाप्त होते ही उन्होंने गोली चलानेका हुक्म दे 
दिया। लगभग उतने ही व्यक्ति मरे और घायल हुए जितने ओडायर सैनिक क्लबके 
नजदीक हुए थे। गोलीबारीसे भीड़ तो तितर-बितर हो गई, किन्तु लोगोंके दिलोंमें 
कटुता पैदा हो गई। 

हमारा मत है कि दोनों बार गोडीबारीकों टाछा जा सकता था। भीड़ निहत्थी 
थी। वह कई सावेजनिक इमारतोंके सामनेसे होकर गुजर चुकी थी, जिनमें क्रिविचयन 
कालेजके' अतिरिक्त वाई० एम० सी० ए०, अलायंस' बेंक ऑफ शिमला, बेंक ऑफ बंगाल, 
डाकखाना, तारघर, उच्च न्यायालय और बड़ा गिरजाघर भी शामिल थे। जैसा कि 
अमृतसर रमें हुआ, यहाँ भी अधिकारियोंने गोली चलानेसे पहले जो कदम उठाने चाहिए 
थे, नहीं उठाये और यह उनकी भूल थी कि उन्होंने पण्डित रामभजदत्त चौधरी को, 
जो सचमुच भीड़को हटानेकी भरसक कोशिश कर रहे थे, काफी समय नहीं दिया। 
भीड़ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हमारा खयाल हैं कि हिन्दुस्तानके दूसरे भागोंमें समान 
परिस्यितियोंमें लोगोंकी भीड़की भावनाएँ लगभग वेसी ही उम्र होती हें और उसमें 
वसी ही दृढ़ता या कहिए कमजोरी होती है जैसी कि पंजाबी भीड़में । हम यह इसलिए 
कह रहे हें कि हमने ऐसा कहते सुना है कि पंजाबकी भीड़ इस तरहकी किसी दूसरी 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भीड़से भिन्न होती है और वह अधिक उहृण्ड तथा हठी होती है। हमारी राय इससे 
भिन्न है। हममें से कुछन पंजाबकी एक बड़ी भीड़को छाठी घ॒माते ही तितर-बितर होते 
देखा हैं। लाहौर, कसूर या अमृतसरकी' भीड़ निस्सन्देह बहुत उम्र थी, किन्तु वह 
मामूली गोलीबारीके आगे भी नहीं टिक सकी। हमारा खयाल है कि स्वयं सरकारी 
साक्ष्यमम इन भीड़ोंके जितनी विशाल होनेकी बात कही गई है उतनी विशाल भीड़ अगर 
दुनियाके किसी और हिस्सेमें एकत्र होती तो वह, इन भीड़ोंके विरुद्ध जितने कम सिपाही 
खड़े किये गये थे उतने सिपाहियोंकी एक न घलने देती। सरकारी गवाहीके आधार- 
पर हम जानते हें कि १० अप्रैलको बम्बईमें एक विशाल भीड़को दो दर्जन घुड़सवारोंने 
उसके अन्दर घोड़े दौड़ाकर तितर-बितर कर दिया था, और उपद्रव करनेपर उतारू बम्बई- 
के पायधुनी मुहल्लेकी भीड़की उहण्डता तो विख्यात ही है। हमें तो कुछ ऐसा लगता 
है कि जेसे सामान्य रूपसे हिन्दुस्तानमें और विशेष रूपसे पंजाबमें इस तरहका कोई अलि- 
खित नियम हो कि पुलिस कभी भी किसी तरहका खतरा न उठाये और छोटीसै-छोटी 
बातपर गोली चला दे। यदि एक सभ्य सरकारकी कसौटी यह है कि वह किसी तुच्छसे- 
तुच्छ नागरिकके जीवनकों भी सस्ता न समझ तो हमें भय है कि पंजाब सरकार इसमें 
बिलकुल खरी वहीं उतरी है। जिन लोगोंकी रक्षा सरकारका उत्तरदायित्व है उनके 
जीवनके प्रति उपेक्षाके लिए यह बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि शासक 
जातिके लोग शासित जातिके लोगोंकी तुलनामें बहुत ही कम हें। कुछ अधिकारियोंन 
अपने आदेशोंके सम्बन्धर्में किये गये प्रश्तोंके जिस अन्यमनस्कतासे उत्तर दिये हें उससे 
हमारा यह विश्वास मजबूत हो गया है कि यदि अधिकारियोंने कुछ घै्य और सूझ-बूझ- 
से काम लिया होता और नागरिकोंके जीवनको कुछ मूल्यवान समझा होता त्तो जिन 
गोलीकांडोंका हमने जिक्र किया है उन्हें टाला जा सकता था। हमारा यह विश्वास 
इस बातसे और भी दृढ़ होता है कि हमारे ध्यानमें आनेवाले प्रत्येक मामलेमें भीड़के 
तितर-बितर होनेके बाद घायलोंकी देख-भालके लिए कोई भी प्रबन्ध आवश्यक नहीं 
समझा गया। 
किन्तु अब हम फिर अपनी कहानीपर आयें। यह बात आश्चर्यजनक तो लगती है, 
पर जैसा हम देख चुके हें, अधिकारियोंने घायलोंके सम्बन्धियोंको उन्हें ले जानेकी अनुमति 
नहीं दी। इससे बहुत कटुता और रोब पैदा हो गया। इसलिए ११ तारीखको भी 
हड़ताल जारी रही। नेताओं और अधिकारियोंके बीच बराबर बातचीत चलती रही । 
नेताओंने अपनी समस्त उत्कटताके साथ प्रार्थना की कि मृतकों और घायलोंको उन्हें 
वापिस दे दिया जाये, किन्तु कोई छाभ नहीं हुआ। अधिकारी चाहते थे कि उनकी 
गरसे बिना किसी प्रकारकी रियायत दिखाये हड़ताल समाप्त कर दी जाये। हमने 
लाहौं रके नंताओंसे उनकी रिहाईके बाद कई बार भेंट की है। उन्होंने हमें अपने 
बयान देनेकी कृपा की है । हमारा खयाल है कि अधिकारियों द्वारा घायलों और 
मृतकोंको वापस न करनेपर भी, अधिकांश नेताओंने हड़ताल समाप्त करनेका पूरा 
प्रयत्न किया, पर इसमें वे सफल नहीं हुए। ११ तारीखको बादशाही मसजिदमें एक 
विशाल सभा हुई, जिसमें हड़ताछ समाप्त करनेकी बातपर विचार हुआ, किन्तु कोई 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट २२१ 


फल नहीं निकला। डिप्टी कमिश्नरके साथ फिर एक भेंट हुईं, जिसमें नेताओंने सुझाव 
दिया कि उन्हें एक और सभा इस शततंपर करने दी जाये कि सभा-स्थछके 
आसपास कहीं भी सैनिक तैनात नहीं किये जायेंगे। पंडित रामभजदत्त चौधरीन इस 
बातकी पुष्टि की है कि श्री फाइसनने इस' प्रकारकी जझञर्ते स्वीकार की थी। श्री फाइ- 
सन इससे इनकार करते हं। जो गवाही हमारे पास है, उससे श्री चौधरीकी बातकी 
पुष्टि द्ोती है। बादशाही मसजिदमोें एक विशाल सभा हुई। सभामें बहुत रोष था। 
केवल पंडित रामभजदत्त चौधरी अपनी बुलन्द आवाजके कारण लोगोसे अपनी बात 
कह सके। बिना किसी अन्तिम निर्णयपर पहुँचे रूमा समाप्त हो गई; और जब लोग- 
अपने-अपने घरोंको छोट रहे थे, फौजन गोलियाँ चछा दीं। फौजकी ओरसे कहा जाता 
है कि गोली चलाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि भीड़ उद्दण्डतापर उतारू हो गई 
थी। यदि यह शव है कि श्री फाइसनने फौज हटा लछेनेका वायदा किया था तो वहाँ 
उश्नकी उपस्थिति द्वी अनुचित थी। इस बार भी कुछ जानें गईं। इससे जनताका 
रोष और भी बढ़ा और नेताओंका काम प्राय: असम्भव हों गया। नेताओंगें फिर 
विवार-विभर्य हुआ। उबर अधिकारियोंका रुख उत्तरोत्तर कड़ा द्ोता गया। कुछ बेताओं- 
से भेंट करते थे और कुछते मिलनेसे इनकार कर देते थे। हड़ताल चलती रही। यह 
खतरा हो गया था कि भुखमरी फैल जायेगी और फलस्वरूप लूट-पाट होगी। इसलिए 
लोगोंन लंगरखाने खोले। ये चन्देसे चलाये गये और इस प्रकार १५ अप्रैऊका दिन 
आ गया। १६ तारीखको पंजाबके एक बड़े भारी व्यवसायी लाला हरकिश्यन लाल, 
लाहोर नगरपालिकाके एक अत्यन्त लोकप्रिय सदस्य छाला दुनीचन्द, जो लगातार बड़ी 
लगनके साथ सार्वजनिक सेवाका कार्य करते आये थे और पंडित रामभजदत्त चौधरी- 
को डिप्टी कमिइनरने मिलनेके लिए बुलाया। लेकिन वहाँ हुआ यह कि उन्हें गिरफ्तार 
करके निर्वासित कर दिया गया। उनके निर्वासनके तुरम्त बाद लाहौरमें मार्शल लॉ की 
घोषणा कर दी गई। उस समय नंताओंको डिप्टी कमिश्नरन बताया कि मार्शल लॉ की 
घोषणा हड़तालको तोड़नेके लिए की जा रही है और कनेल जॉन्सनरन अपनी गवाहीमें 
साफ-साफ कहा है कि यदि लोग दुकानें स्वयं न खोलते तो वे दुकानें फौजके जिम्मे 
कर देते और जबरदस्ती उनका माल बंचते। यह चेतावनी सचमुच दी भी गई और 
लाहौरके अभिमानी दुकानदारोंको फोजके दबावमें अपनी दुकानें खोलनेकी जलालत 
उठानी पड़ी। अपने रोबकी प्रकट अभिव्यक्तिके रूपमें हड़ताल जारी रखना लोगोंके 
लिए ठीक था या गलत, इस प्रइनपर हम विचार नहीं करेंगे। किन्तु चाहे यह सही' 
रहा ही या गछत, लोगोंने अगर अपनी दुकानें खोलनेंसे इनकार किया तो कोई 
अपराध नहीं किया। मगर उन्हें सैनिक बलकी धमकी देकर दुकानें खोलनेकों मजबूर 
करना अपराध था। और हमें लगता है कि सरकारके दृष्टिकोणसे भी राहत पानेके 
साधनके रूपमें शान्तिपूर्ण हड़तालका तरीका हिंसात्मक उपायकी अवेक्षा लाख दर्जे 
अच्छा होना चाहिए। 


खैर, कनेल जॉन्सनन लार्ड हंटरके सामने अपनी राय दी कि पंजाबके दूसरे भागों 
में बगावत ' न फैलने देनेके लिए लाहौरमें माल लॉ जरूरी था। हमारा विचार है कि 


२२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लाहौरमें मार्शल लॉ लागू करना किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। 
लाहौरमें जवताने जान या माऊको किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचाई थी। बादशाही 
मसजिदकी एक सभामें एक सी० आई० डी० अफसरकी जो पिटाई हुईं, उसे हम सावे- 
जनिक हिसाका नाम नहीं देते। जिन छोगोंने इस अधिकारीको पीटा, उन्होंने 
निःसन्देह एक अनुचित कार्य किया; पर यदि इतनी-सी बातके आधारपर मार्शरू 
लॉको उचित बताया जाने लगेगा, तब तो मार्शल छाॉ एक असामान्य बात न होकर 
जीवनका सामान्य नियम बन जायेगा। लाहौरके किसी भी नंताका बाहरके किसी 
संगठनसे सम्बन्ध साबित करनेके लिए खुले तौरपर कोई गवाही नही पेश की गई है। 
अमृतस'र और लाहौरके बीच भी कोई सम्बन्ध साबित नहीं किया गया है। लाहौरकी 
जनताका हित इसी में था कि लाहौरमें शान्ति और व्यवस्था बनी. रहे। लाहौरकी आबादी- 
में कोई लड़ाक्‌ तत्व नहीं हैं । इसलिए लाहौरमें मा्शल ला जारी किया जाना न तो 
लाहौरकी सुरक्षके लिए आवश्यक था और न लाहौरसे दूसरी जगह गड़बड़ीका फैलना 
रोकनेके लिए। ऐसा करना लाहौरके नागरिकोंकी दृढ़ वफादारीपर अनुचित लांछन 
लगाना था। यहाँ हम ब्रिटिश संविधान और सम्राटके प्रति वफादारीमें और अपने 
ऊँचे पदको कलंकित करनेवाले सम्राटके एक अत्याचारी प्रतिनिधिका हर तरहसे 
समर्थन करनेमें जो भारी अन्तर है, उसे स्पष्ट कर देना चाहते हें। 

ये उपद्रव, वे चाहे जहाँ-कहीं भी हुए, सर माइकेल ओ डायरके शासनके विरुद्ध 
अनुशासित प्रदर्शन थे। अपने शासनके प्रारम्भसे ही सर माइकेलन हर सम्भव उपायसे 
पढ़े-लिखे वर्गके लोगोंको अपनेसे विमुख कर लिया। उन्होंने युद्ध-सहायताके लिए जनतासे 
जन और धनकी माँग करने में जो अत्युत्साह दिखाया, उससे आम जनता नाराज हो. गई। 
हम किसी ऐसे युद्धमे सहायता देनेके लिए, जिसमें साम्राज्यका अस्तित्व ही दाँवपर 
लगा हुआ हो, जनतापर सामाजिक और नेतिक दबाव डाका जाना उचित मानते 
हैं। किन्तु सर माइकेल ओडायरन इस सम्बन्धर्म शालीनताकी सीमाका अतिक्रमण कर 
दिया; और युद्धकें लिए जन और धन उपलब्ध करनेमें अपने दूसरे बन्धुओंकों पीछे छोड़ 
देनेके प्रशंसनीय उत्साहमें वे अपनी मर्यादा भी भूल गये; और भूल गये कि वे इसके 
लिए जो तरीके अपना रहे है वे अच्छे हे या बुरे। नतीजा यह हुआ कि उनके मात- 
हत अधिकारियोंन दृष्टतामें हेरोडको ' भी मात दे दी; और जैसा कि हमने पिछले 
एक अध्यायमें बताया है, हमारे पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हे जिनसे प्रकट होता है कि 
अधिकारियोंने, जिनका एकमात्र ध्येय सेनाके लिए सिपाही और धन जमा करना था, 
ब्रिटिश शासनकों कलंकित कर दिया। और इस क्षेत्रमें उन्हें जो भी मिला, बहुत 
बड़ी कीमत देकर मिला। 

कहा गया है कि असन्‍्तोष प्रदर्शनमें जो हिसा हुई उसका कारण सैनिक 
भरतीको नहीं माना जा सकता क्योंकि जिन जिलोंमें जनतापर अनुचित दबाव डाला 
गया बताते है, वे जिले हिंसासे बिलकुल मुक्त रहे। यह कथन निःसन्देह एक हृदतक 
सही है। किन्तु जहाँतक यह पही है, उसका कारण बिलकुल साफ है। जो लोग 


१. जूडियाका अल्याचारी शासक, जिसके शासनकाछमें इंसाका जन्म हुआ था । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २२९३ 


थोड़ी या बहुत कामयाबीके साथ अपनी रक्षा कर सकते थे, वे दबावमें नहीं आये। 
लेकिन जो दबावका प्रतिरोध नहीं कर सके उनके बारेमें तबतक यह सम्भावना नहीं 
हो सकती कि वे आगे भी उसके विरुद्ध खड़े होंगे जबतक कि उन्हें अपनी शक्तिका 
बोध न हो जाये। किन्तु जिस प्रकार किसी दूसरेके एवजमें बलिदान किया जा 
सकता है उसी प्रकार दूसरेके एवजमें रोष भी प्रकट किया जा सकता है। जैसे-जैसे 
राष्ट्रीय चेतताका विकास' होगा वसे-वंसे बदलेमें बलिदान और हिसाका प्रदर्शन भी 
बढ़ेगा तथा सरकार और जनता दोनोंको चाहिए कि वे बुद्धिमानीके साथ चुनाव 
करें। कहना बेकार होगा कि बदलेमें किया गया आत्म-बलिदान बदलेमें की गई हिसासे 
कहीं उत्तम है। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पंजाब सरकारने ऐसे लोगोंको, जो 
बदलेमें आत्म-बलिदानके लिए अपनेको तैयार कर रहे थे, हिसाके लिए उकसाया। 

किस्तु लाहौरकों यह श्रेय है कि उसने चुना हुआ मार्ग कभी नहीं छोड़ा। 
लाहौरकी जनताने जो कष्ट उठाये वे हमारी रायमें एक अर्थमें उन कष्टोंसे भी 
अधिक पवित्र निधि हे जो जलियाँवाला बाग ह॒त्याकाण्डके शिकार होनवालोंने उठाये थे। 

अब हम इन कष्टोंपर एक सरस'री नजर डालेंगे। 

आफ्िकारम शोहरत पानेवाले कर्नल जॉन्सन ५ अप्रैढसे २९ मई, १९१९ तक 
लाहौर मार्शल हूॉ क्षेत्रके कमांडर थे। उनके शासनकी निरंकुशता इतनी व्यापक 
थी कि क्‍या ऊँच क्‍या नीच, सभी वर्गके लोग उसकी लपेटमें आ गये। हजारों 
विद्यार्थी भी इससे नहीं बच सके। उनके लौह शासनके सामने ऊँचेसे-ऊँचे व्यक्तिको 
भी झुकना पड़ा। 

उनके कर्फ्यू ऑर्डरको ही लीजिए। ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे, जो छोटी-छोटी 
जगहोंमें रहते हें और जल्दी सो जानेके आदी हूं, इसकी असुविधाओंको उतना नहीं 
समझ पायेंगे जितना कि लाहौर-जैसे बड़े शहरके निवासी। लाहौरके लिए यह असहाय 
हो गया। जिन लोगोंको चिकित्साकी आवश्यकता थी, उन्हें भी उसके बिना ही रहना 
पड़ा; और जब पंडित जगतनारायणन इस कठिनाईकी ओरसे संकेत किया तो इस 
अधिकारोने तयाकसे उत्तर दिया कि लड़ाई ठानी है तो इस प्रकारकी कठिनाइयाँ तो 
झेलनी ही पड़ेंगी। कतेल जॉन्सन-जैसे अधिकारीको, जो एक इतने जिम्मेदार पदपर 
थे, एक ऐसी स्थितिके बारेमें जिसे किसी भी तकंसे लड़ाई ठानना ” नहीं कहा जा 
सकता था, इस प्रकारकी तकनीकी और कानूनी दब्दावलीका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए था। लाहौर, बल्कि पंजाबमें जो स्थिति थी उसके लिए इस तरहके शब्द 
प्रयकत करना भाषाकों अ्रष्ट करना था छोड हंटरके सामने दी गई सभी गवाहियाँ 
हमने पढ़ी हें और इस वक्‍तव्यके समर्थनर्में कि पंजाबने  सम्राट्के विरुद्ध लड़ाई ठान 
रखी थी”, हमें एक भी तके या तथ्य नहीं मिला। कर्नल जॉन्सनको यह स्वीकार 
करना पड़ा कि लोगोंने कहीं भी हथियारोंका प्रयोग नहीं किया। जिनके पास हथि- 
यार थे और जो उनका उपयोग कर सकते थे, उन्होंने न तो स्वयं उनका उपयोग 


१. संयुक्त प्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) विधान परिषदके सदस्य और हंटर कमेटीके तीन भारतीय 
सदस्योंमें से एक । 


२२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


किया है और न किसी दूसरेको करते दिया। हम अभी आगे देखेंगे कि फौजी अदा- 
लतोंके जजोंकी रायमें लड़ाई ठानने का अर्थ दरअसल क्या था। किन्तु, यहाँ तो 
हम देखते हे कि एक पुराना और विविध अनुभव-प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ऐसे गैर 
जिम्मेदाराना बयान दे रहा है जिसकी पुष्टिमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिसे 
कोई विवेकशील आदमी स्वीकार कर सके; वह स्वयं अपने ही कथनके अनुसार 
सुनी-सुनाई बातोंके आधारपर कार्य कर रहा है, और उन छोगोंके विरुद्ध, जिन्होंने 
अन्यायपूर्ण शासनके खिलाफ शात्तिपू्वंक प्रदर्शन करनेके अतिरिक्त कोई अपराध नहीं 
किया, सख्तंसे-सख्त कदम उठा रहा है। जिन्होंने जाने-अनजाने, उचित या अनुचित 
रूपसे कर्प्यू आडेरका उल्लंघन किया, उनमें से बहुतसे लोगोंकों साधारण अपराधियोंकी 
भाँति कोड़ोंसे पीटा गया। 

कर्नल जॉन्सनन जनताकों दिये गये इस आशयके एक नोटिसके “ महृत्वपर 
बहुत बल ” दिया कि यदि उनके सेनिकोंपर कहीं कोई बम फेंका गया तो यह समझा 
जायेगा कि उस स्थानके १०० गजके घेरेके अन्दर रहुनेवाले सब लोगोंने उसे फेंका है 
और वे उन लोगोंको घर छोड़कर चले जानेके लिए १ घंटेका नोटिस' देंगे, जिसके 
बाद मन्दिरों और मसजिदोंको छोड़कर वहाँ की सब इमारतें ढह्ा देंगे। 

उन्होंने ८०० ताँगोंको सैनिक सेवाके लिए ले लिया था। फिर यह संख्या घटा- 
कर २०० कर दी गई और ये २०० ताँगे तबतक रखे गये जबतक मार्शल लॉ लागू 
रहा। उन्होंने वे सब मोटरगाड़ियाँ भी के लीं, जिनके मालिक भारतीय थे। उन्होंने 
रेलों द्वारा यात्रापर भी नियन्त्रण लगा दिया ताकि उन सज्जनोंकी कार्यवाही 
नियणन्त्रित की जा सके जो शहरसे बाहर जिलेमें जाकर वहाँ उपद्रव करना चाहते 
हों।” उन्होंने एक आज्ञा जारी कर सब लूंगरखाने बन्द करवा दिये। उन्होंने खाद्य 
वस्तुओंके मूल्य निर्धारित कर दिये। जिनके पास बन्दूकोंके लाइसेंस थे उनसे उनकी 
बन्दूकें भी ले ली गई। जिन लोगोंकी / वफादारी असन्दिग्ध” थी एसे छोगोंकों उनके 
इस अत्यृत्साहसे बचानेके लिए सरकारको हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने बादशाही 
मसजिद बन्द करवानेकी' डिप्टी कमिइनरकी आज्ञाको पक्का कर दिया। मसजिद 
खोलनेकी इजाजत तभी मिली जब संरक्षकोंने यहु आइवासन दिया कि € बादशझाही 
मसजिदमें किसी हिष्दूको नहीं घुसने दिया जायेगा।” 

कनेल जॉन्सनने समरी अदालतें गठित कीं। उन्होंने स्वयं भी मुकदमोंकी सुनवाई 
की। इस प्रकार २७७ व्यक्तियोंकी पेशियाँ हुईं, जिनमें से २०१ को सजाएँ सुना दी 
गईं । अधिकसे-अधिक सजा थी--२ सालकी जेल, ३० कोड़े और १,००० रुपयेका 
जुर्माना। समरी अदालतोंके न्‍्यायाधीशोंने ६६ व्यक्तियोंको कुल मिलाकर ८०० कोड़े 
लगानेके आदेश दिये थे। सबसे अधिक कोड़े खानेवाले व्यक्तिको ३० और सबसे 
कमवालेको ५ कोड़े लूगे। इन लोगोंको सावंजनिक रूपसे कोड़े लगाये जाते थे, परन्तु 
बादमें आदेश आ गया कि उनको इस तरह कोड़े नहीं छगाये जाने चाहिए। उनकी 
कोई भी डाक्टरी' परीक्षा वहीं कराई गई। छॉर्ड हंटरने उनसे पूछा था कि क्‍या 


१, बादशादी मसजिद २ सप्ताइतक बन्द रही और बहुत-से मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सके । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट २२५ 


उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इस' दण्डका काफी गम्भीर प्रभाव पड़ा था। उनका 
उत्तर था: में तो नहीं सोचता। ” उनकी रायमें तो “ दण्ड देनेका यही सबसे ज्यादा 
दयापूर्ण तरीका ” था। न्यायमूर्ति रेंकिनसे उन्होंने कहा कि जनताकों आतंकित करके 
मेने सेकड़ों व्यक्तियोंकों सजा पानेसे बचा लिया। न्यायमूर्ति रेकिनका खयारू था 
कि यह कहना बातकों कुछ कड़े ढंगसे पेश करना है कि कानून-मंगके छोटे-मोर्ट 
मामलोंमें कोड़े लगानेकी पद्धतेोकों आम जनताके खिलाफ फोौरी कार्रवाईका सबसे 
कारगर और सुविधाजनक तरीका मानना चाहिए। उन्होंने कर्नल जॉन्सनसे पूछा कि क्‍या 
ऐसे तरीकेकों कभी-कभार कुछ विशेष परिस्थितियोंमें ही प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। 
कर्नल साहबका उत्तर था: ह 


सें आपसे सहमत नहों हूँ । आप जानते हें कि यहाँकी आबादी बहुत अधिक 
है। आप यह भी स्वीकार करेंगे कि इस तरहके आदेदा जारी करनेका मतलब 
है बहुतसो ऐसी बातोंको भी अपराध करार दे देना जो अबतक अपराधमें 
शुमार नहीं होती रही हैं । अब इस हालतमें यदि सिर्फ जेलूकी सजा ही दी 
जाये तो इस विशाल आबादीपर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा । इस 
शहरके आम लोगोंके रहन-सहनका जो स्तर है उसे देखते हुए जल उनके लिए 
एक बहुत अच्छी जगह है। सेंद्रल जेलमें कंदियोंको अच्छा खाना-पीना मिलता 
है और इसलिए कोई भी अपने-आपको आसानीसे वहाँकी परिस्थितियोंके अनुकूल 
ढाल लेगा । इस हालतमें तो सभी लोग जेल जाना ही पसन्द करते । अतः 
मुझे डर था कि जलें ठसाठस भर जायेंगी। 


कर्नल जॉन्सनन एक अन्य स्थानपर कहा है कि कोड़ छगवाना १,००० सैनिकोंके 
इस्तेमालके बराबर है। जैसी दलीलें ऊपर दी गई हें, उनको देखते हुए हमारी राय 
है कि कर्नल जॉन्सनने बबेरतापूर्ण दण्डका औचित्य सिद्ध करनेके लिए बर्बरतापूर्ण तक॑ 
दिये हे, और यही एक तथ्य इतना सिद्ध करतेके लिए पर्थाप्त है कि वे किसी भी 
एसे जिम्मेदार पदके लिए उपयुक्त नहीं जैसा कि पंजाब सरकारन उनको सौंपा था। 
और फिर कोड़े लगवानेकी सजा इतने ही लोगोंकों नहीं दी गई। उन्होंने तो सिर्फ 
उन्हीं मामलोंका जिक्र किया है जिनका विवरण हमें समरी अदालतोंकी कार्यवाहीमें 
बाकायदे मिलता हैं। इनसे कहीं ज्यादा संख्या ऐसे लोगोंकी है जिनको कोड़े 
लगाये गये थे, पर कहीं भी उनका विवरण दर्ज नहीं है। हमने लाहौरमें लगभग 
१७० लोगोंके जो बयान संग्रह किये हें, उनसे स्वथा स्पष्ट हो जाता' है कि 
सम्राटके उच्चतम अधिकारियोंन प्रतिहिसाकी जिस भावनाका प्रदर्शन किया वह 
धीरे-धीरे निचलीसे-निचली श्रेणियोंके अधिकारियोंतक भी पहुँच गई थी और 
उन सभीमें इतनी गहराईसे घर कर गई थी कि वह थोड़ा-सा बहाना मिलते 
भड़क उठती थी और जिसे बिना किसी संयमके जनताके विरुद्ध खुलकर खेलने 
ही दिया गया। 


१७-१५ 


२२६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उनका रेलवे यात्रा-सम्बन्धी आदेश आम जनतापर लागू होनेके साथ ही 
वकीलोंके मुंशियों और अरदलियोंपर विशेष तौरपर छागू होता था। सर चिमनलाल 
सीतलवाडन' पूछा था: 
आदेद संख्या ६ में आपने कहा है कि “सेरे पास यह विश्वास करनके पर्याप्त 
कारण मौजूद हें कि वकीलोंके मूंगी उनके अहलकार और घचपरासी छोग 
राजद्रोहात्मक प्रचार करनेमें लगे हुए हें?” और इसलिए आपने एक आदेदा 
जारी करके उनपर अनुमति पत्र लिये बिना लाहौर सिविल फम्माण्डसे बाहर 
जानेपर प्रतिबन्ध लगा दिया और आपने प्रत्येक वकीलकों अपने उन सभी मुंधियों , 
अहलकारों या चपरासियोंकी पूरी-पुरी सूची पेश करनेका आदेश दिया जो प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपससे उनके लिए फास कर रहे थे। 


कर्नल जॉन्सनने इसका स्वीकारात्मक उत्तर दिया। और जब उनसे पूछा गया 
कि इस' आदेशका उनके पास क्‍या आधार था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि प्रमाण 
तो केवरू जबानी हीं था। 

सभी जानते हैं कि वकील तबकेके विरुद्ध यह पूव॑ग्रहकी भावना किस सीमातक 
पहुँच गई थी और किस' तरह पंजाबसे बाहरके वकीलोंको महज इस आधारपर पंजाबमें 
प्रवेश नहीं करने दिया गया कि वे भी राजद्रोहपूर्ण विचारोंका प्रचार कर सकते हें। 
श्री मनोहरलाल-जैसे पुराने, सम्माननीय और राजभकक्‍त समझे जानेवाले अध्ययनशील 
वकील भी, जो जीवन पथपर कुछ इतनी सावधानीसे कदम बढ़ाते हें कि कभी-कभी 
वे भीरु भी प्रतीत होने लगते हैं, अपने-आपको माशेल लॉ अधिकारियोंकी निगरानीसे 
स्वथा मुक्त नहीं मान सकते थे। श्री मनोहरलालने पंजाबसे एम० ए० और कंम्ब्रिजसे 
बी० ए० किया है और वे पंजाब विश्वविद्यालयकी सिण्डीकेटके एक सदस्य हें। वे 
सेंट जॉन्स' कालेज, कैम्नब्निजके एक मान्य अध्येता (फाउन्डेशन स्कॉलर) थे, और उन्होंने 
अन्य कई सम्मान भी प्राप्त किये हें । वे उच्चतम न्यायारूय, बार एसोसिएशनके 
उपाध्यक्ष और फॉरमन कालेजकी' ग्रेजुएट्स यूनियनके अध्यक्ष हें । उनको ट्रिब्यून ' 
समाचारपत्रका एक टुस्टी होनेके नाते १८ अप्रैछको सुबह साढ़े सात बज गिरफ्तार 
कर लिया गया। उनके खिलाफ न तो कोई वारंट था और न उन्हें यही बतलाया 
गया कि उनको किस जूमंमें गिरफ्तार किया गया। उनका कहना हैं: 


मुझे सेरे घरपर गिरफ्तार करते सप्य अपनी पत्नी और बच्चोंसे विदा लेनके 
लिए मसुश्किलसे दो मिनटका वक्‍त दिया गया और यह भी नहीं बतलाया गया 
कि मुझ कहाँ ले जाया जा रहा है। 


१, चिमनलाल दरिकालू सीतलवाड ( १८६५-१९४७ ); प्रमुख वकील और राजनीतिश्; हंदर कमेटीके 
तीन भारतीय सदस्थमें से एक । 
२, फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २२७ 
वे आगे कहते हें: 

दिनके करीब २ बजे पुलिस मुझे तारघरसे हटाकर सेन्ट्रल जेल, लाहौर 
ले गई, जहाँ फाटकपरः घड़ी और चेन, पेन्सिल, रेजगारी इत्यादि जमा कराने 
और रजिस्टरपर हस्ताक्षरकी जगह सिर्फ अँगूठा-निशानी रूगवानकी सामान्य रस्में 
पुरी कर लेनेके बाद मुझे जेलके वार्ड नं० १४ की एक कोठरीमें ले जाया 
गया। यह वार्ड फाँसीकी सजा पानवाले कंदियोंके लिए है, या उनके लिए जो 
हत्या या ऐसे ही अन्य अभियोगोंके हवालाती होते हे। मुझे इस कोठरीमें कुछ 
समय बाद दो गन्‍्देसे कम्बल और खाने-पीनेके लिए लोहेके दो तसले जेलकी 
तरफसे दिये गये। कोई तीन घंटे बाद सुझे “ चक्‍कीखाना” नामक जलके एक 
दूसरे हिस्सेमें पहुँचा दिया गया, जहाँ कई कोठरियाँ बनी थों और जिनसें अनाज 
पौसनेका इन्तजास था। में उन कोठरियोंका वर्णन नहीं करना चाहता क्योंकि 
उनको आसानीसे देखा जा सकता है। ठट्ठी-पेशाब और नहाने वर्गरहका सारा 
इन्तजाम उस छोटी-सी कोठरीमें ही था, जहाँ मिट्टीके बदबूदार बरतन रखे हुए 
थे, जिन्हें दिनमें सिफे दो बार साफ किया जाता था। इस कोठरीमें रहते समय 
मुझे सुबहके वक्‍त पचास गजके बॉँधे-बंधायं फासलेसें थोड़ी-सी देरके लिए घूमने 
और यदि चाहूँ तो हाथ-मुंह धोतेके लिए नलततक जानेकी इजाजत थी। मेरे 
पास अपने कपड़े नहीं थे, केवछ वही सूद था जो में गिरफ्तारीके वक्‍त पहने 
हुए था। २१ तारीखकों शामके समय जाकर मुझे कुछ-और कपड़े मिले, जो 
मेरा लड़का मुझसे मुलाकातके लिए आते समय ले आया था। 

मेरी गिरफ्तारीके दिन करीब-करीब शामतक मेरी पत्नी और बच्चोंकों 
बिलकुल पता नहीं था कि मुझे फहाँ रखा गया है। मुझ उनके साथ पत्र-व्यवहार 
करनकी अनुमति नहीं मिली। सिर्फ शनिवारकी शामको में जेल-सुपरिन्‍्टेंडेंटके 
जरिये एक पोस्टका्ड अपने घर भसिजवा सका था। 

सोमवार, २१ अप्रेलको मेरे मित्र कुंवर दलीपसिह, बार-एट-लों मेरे 
लड़केके साथ मुझसे मुलाकात फरने जेलमें आय, लेकिन मुझे दोनोंमें से सिर्फ 
एकसे मुलाकात करनेकी इजाजत दी गई और में जेल-दारोगाकी मौजूदगीमें अपने 
बेरिस्टर भित्रसे सिर्फ चन्द सिनटके लिए सिल सका। अपन लड़केसे एक मिनटके 
लिए भी मुलाकात, अगर उसे मुलाकात कहा जा सकता हो तो, करनका मेरा 
अनुरोध सुपरिन्टेंडंट श्री कॉवनन ठुकरा दिया। 


बुधवार, २३ तारीखको मुझे यूरोपीयोंवाले वाड्डमें भेज दिया गया, जहाँ 
पहलेकी अपेक्षा थोड़ा आराम था, क्योंकि वहाँ चलने-फिरनकी कुछ ज्यादा आजादी 
थी, जगह भी ज्यादा थी और संडास तथा नहाने-धोनकी जगहें ज्यादा साफ थीं 
और वहाँ एक छोटा-सा पुस्तकालय भी था। 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


रिहाईके दिन, १६ मईकी सुबहतक में इसी वा्डमें रहा। मेरा खयाल 
है, इस दौरान मेने अपने सित्रों और सम्बन्धियोंसे बाकाथदे तीन बार सुलाकातें 
की जिनमें से एक बहुत ही थोड़ी देरके लिए थो, और दूसरी भमेंने विशेष तौर- 
पर कुँवर दलीयसिहसे को थी, क्योंकि सरकारन उनको ऐसे केदियोंके मुकदमे 
लड़नेके लिए नियुक्त किया था जो अयन वकील खड़े नहीं कर सकते थे और 
इस सिलसिलेसें वे अक्सर जेल आते-जाते रहते थे; और एक तीसरी मुला- 
कातका मौका तब मिला जब सुर्पारिटेंडेंटन खास सेहरबानी करके मेरे भाईको घणो 
लाहौरसे होकर गुजर रहा था, मुझसे मिल लेन विया। 
इस पूरे दौरान मुझे बिलकुल नहीं बदलाया गया कि मुझपर क्या आरोप 
लगाया गया है। मुझ सर्वया अनिशरचयात्मक स्थितिमें रखा गया। 
श्री मनोहरलालवे हमें इसका भी थोड़ा आभास दिया है कि उनकी बीमार पत्नी और 
बच्चोंपर क्या गृजरी ? वे कहते हे: 
जेलकी एक मुलाकातके दौरान मुझे पता चला कि मेरी गिरफ्तारीके बाद 
मेरे घरकी तलाशी हुई। मेरी गिरफ्तारीके मुश्किलसे पौन घंटेके बाद ही उस- 
पर ताला ठोक दिया गयां। मेरी बीमार पत्नी और मेरे बच्चोंको अहातेमें बनी 
नौक्रोंकी कोठरियों और रसोईघरमें शरण लेनी पड़ी और उत्तको भित्रों द्वारा 
दिये गये बिस्तरोंको इस्तेमाल फरना पड़ा। तलाशी १९ अग्रेलकों हुई और उस 
दिन शामको करोब ६ बजे मेरे परिवारके लोगोंको मकानमें वापस जानकी 
इजाजत सिंल पाई। ह 
पुलिस दो-तीन कीमती किताबें भी अपने साथ ले गईं, जो श्री मोहनलाल द्वारा 
बयात दिये जानेके दिनतक उन्हें वापस नहीं की गईं थीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारीकी 
कहानीका अन्त इन शाब्दोंमें किया है: 
मुझे आजतक भी पता नहीं चल पाया है कि मुझपर क्या आरोप लगाया 
गया था, या वह कौन-सी चीज थी जिसके कारण मुझ गिरफ्तार करके जेलमें 
रखना जरूरी हो गया था। 
अपनी गिरफ्तारीके सम्भावित कारणोंका अनुमान लछगाते हुए वे कहते हे: 
मुझ अपनी वकालतके कामके बाद जितना भी समय सिलता है यह सब 
में अध्ययनमें लगाता हूँ, इसलिए में शहरके सक्रिय जीवनमें भाग नहीं लेता। 
डिप्टी कमिश्तरन कई बार जनताके प्रतिनिधियोंकी जो बेठकें बुलाई, उनमें मुझे 
कभी भी नहीं बुलाया गया था; न में उनमें कभी अन्य फिसी प्रकारसे गया; 
और हड़ताल बन्द करानके तरीके स्तोेचनके छिए गेर-सरफारी लोगों द्वारा बुलाई 
गई किसी बेठकर्मे भी में शामिल नहीं हुआ। (बयान १५०, पृष्ठ १९८)। 


कोई भी अधिकारी, जो श्री मनोहरछालके समान किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिकों 
बिता पूरी-पूरी जाँच-पड़ताल और छानबीन कराये ही गिरफ्तार करनेकी अनुमति 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रसकी रिपोर्ट २२९ 


दे सकता है, वह एक इतने ऊँचे पदपर बैठनेका उपयुक्त पात्र नहीं हो सकता, जिस- 
पर कनेल जॉन्सन आसीन थे। उनके पूरे व्यवहारसे भारतीय प्रतिष्ठाके प्रति उनका 
अवमान-भाव टपकता है, जो सम्राट्कें मुलाजिमोंमें बिलकुल नहीं होना चाहिए। 

इन अधिकारी महोदयका दिमाग सचमुच खूब चलता था, सो इन्होंने लछोगोंको 
यत्त्रणा देनेका एक और तरीका यह सोच निकाला था कि जिन्हें वह “बरी प्रवृत्ति 
के लोग ” मानते थे उनके घरोंपर अपने नोटिस चिपकवाः दिया करते थे। उन नोटिसोंको 
कोई नुकसान न पहुँचने देने, यहाँतक कि गन्दातक न होने देनेकी जिम्मेदारी घरके 
मालिककी मानी गई थी। सर चिमनलालने उनसे पूछा कि “बरी प्रवृत्तिके लोग ” से 
उनका क्‍या मतलब है और क्या वे जिनपर सन्‍्देह करेंगे वे सब लोग “बुरी प्रवृत्ति- 
वाले ” माने जायेंगे ? उन्होंने अपने इस जवाबसे सबको हैरतमें डाल दिया कि “ यदि 
आप [ इसे | इसी ढंगसे कहना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” सर चिमनलालने 
उनसे पूछा: “में यह जानना चाहता हूँ कि आप इसका क्या अर्थ छगाते हें? ” 
उत्तका उत्तर था : 

. सेरा खयाल था कि जो लोग बिलकुल जाने-माने तौरपर राजभक्‍त न हों, 
उनको इस कासपर लगाना चाहिए और राजभक्तिके गुणसे हीन व्यक्तियोंका 
चुनाव खुफिया पुलिस द्वारा किया जाता था। 


सर चिमनलालने बतलाया कि इसका मतलब तो यह था कि जिनको भी इस काम- 
पर लगाया गया, उन्हें एक अरसेतक लगातार चौबीसों घंटे इन नोटिसोंकी चौकसी 
करनी थी। कर्तरू जॉन्सनन ऐसी चौकसीकी आवश्यकता स्वीकार की, और इसे 
सर्वथा उचित भी बतलाया। यह आदेश वैसे तो हर सूरतमें असह्य था ही, किन्तु जब 
एक पूरी संस्थाकों ही इसके लिए जिम्मेदार बना दिया गया, तब तो यह हजार 
गुना ज्यादा असह्य हो गया था। 
और अब इसी प्रसंगरमें कालेजके विद्यार्थियों तथा प्रोफेसरोंके साथ की गई हिसा- 
- पूर्ण कारंवाईकी कहानी हमारे सामने आती है। कनंल जॉन्सनके सोचनेके तरीकोके भली 
प्रकार समझानके लिए सर चिमनलाल सीतलऊूवाड और उनके बीच हुए प्रश्नोत्तरको 
यहाँ उद्धत करना जरूरी है: 
प्र०- क्‍या यह नोटिस चिपकानके लिए चुनी गई इसारतोंमें सनातन 
धर्म कालेजकी इमारत भी एक थीं? 
उ०- में समझता हूँ कि थी। 
प्र०- क्‍या ऐसा है कि पहली सूचीमें यह शासिल नहीं थी, और उसका 
नास बादमें ही जोड़ा गया? 
उ०- जी हाँ, बादमें सुचोमें फेर-बदल किये गये। 
प्र०० और इस कालेजकोी चारदीवारीपर चिपकाये गये नोटिसकों किसीन 
फाड़ दिया ? 
उ०- पुलिसन तो नहीं, पर किसी औरन मुझे ऐसी ही सूचना दी। 


२३० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय . 


प्र० - क्या यह सच है कि कालेजके छात्रावासोंके सभी विद्याथियोंको 
गिरफ्तार कर लिया गया? 

उ०- मेरा आदेश था कि इमारतमें जितन भी पुरुष हों, सभोको गिर- 
फ्तार कर लिया जाये। 

प्र० - कितने लोग गिरफ्तार किये गये थे? 

उ० ० ५००१ 

प्र० - इस नोटिसको फाड़नेके लिए ५०० विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये? 

उ०.- और प्रोफेसर लोग भी। 

प्र०- और सभी गिरफ्तारशुदा लोगोंको फो्टंतक तीन सील पेदल 
चलाकर ले जाया गया ? 

उ०- बिलकुल ठीक है। 

प्र» ० और उस पैदल-यात्राके दौरान उन लोगोंको अपने-अपने बिस्तर 
कंधे या सिरपर ले जानका हुक्‍्स दिया गया था? 

उ०- हाँ, जो अपने बिस्तर ले जाना चाहते थे, वे ले जा सकते थे। 

प्र०- क्या उनको ऐसा हुक्म नहीं दिया गया था? 

उ० - मेंने इसके लिए कोई आदेश नहीं दिया था। यह तो उनकी इच्छा- 
पर था। 

प्र० - लाहौरकी गर्मियोंके दिनोंमें ? 

उ०- वह मई महीनका दिन था। 

प्र०- लाहौरमें बहुत गर्मी पड़ रही थी न! 

उ०- जी हाँ | 

प्र० - इन पाँच सौके-पाँच सौ विद्याथियों और प्रोफेसरोंको तीन मील 
पैदल चलाया गया ? 

उ० -- बिलकुल ।॥ 

प्र० - और आपके हुक्मसे उन्हें फोर्ट्म रखा गया? 

उ०- जी हाँ, ऐसा ही है। 

प्र० - उनको कितने अरसेतक वहाँ रखा गया था? 

उ०- मेरा खयाल है दिन-भर -- क्षमा कीजिएगा, दो दिनतक। 

प्र०-० और इसके बाद प्रिसिपलसे उन नोठिसोंकी रखवालीके बारेसें 
कुछ वचन लेकर उनको रिहा कर दिया गया? 

उ०- जी हाँ, जब मुझे आवश्यक आइवासन मिल गया कि ऐसी घटना 
फिर नहीं होगी। ' 

प्र०- कर्नेल, में आपसे पूछता हूँ कि आपने जो कदम उठाया था उसे 
क्या आप उचित समझते हें? 

उ०- जी हाँ, में तो इसकी ताकमें था। में ठीक ऐसे ही अवसरकी 
ताकमें था। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट २३१ 


प्र०- यानी आप इसे तब एक उचित आदेश मानते थे और आज भी 
मानते हें? 


उ० - बेदक। 


प्र०- कनेंल साहब, जंसा आपने अपनो रिपोर्ट्स आभास दिया है, उस 
समय आपकी मनःस्थिति ऐसी थी कि आप जनताको साशल लॉकी ताकत 
दिखानके एक मौकेकी ताकसें थे? 
उ०- बात ठीक है। 
प्र० - आप बड़ी उत्सुकतासे ऐसे मौकेकी प्रतीक्षा कर रहे थे? 
उ०- जनताके हकमें ही। 
प्र०- में यह नहीं कहता कि यह उनके हकमें नहीं था। हो भी सकता 
है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप बिलकुल तुले बेठे थे कि मौकों सिले 
और आप लोगोंकों माशेल लॉ की ताकत दिखला दें? 
उ०- सही है। 
प्र० - और आपको ऐसा मौका मिल भी गया? 
उ०- और मेंन उसे हाथसे नहीं जाने दिया। 
प्र० - आपने मौका हाथसे नहीं जाने दिया और इन ५०० विद्यार्थियोंको 
चिलचिलाती धूपमें फोर्टटक पेदल चलाया ? 
उ०- बात ऐसी ही है। 
प्र० - और आप अब भी मानते हें कि ऐसा करके आपने अपनी शक्तिका 
उचित उपयोग किया? 
उ०- बेशक। यदि जरूरत पड़ी तो कलको में फिर ऐसा ही करूँगा। 
याद रखनेकी चीज यह है कि कर्नल जॉन्सननें यह निर्ममतापूर्ण उत्तर रेड 
नवम्बर, १९१९ को दिया था, जब संघर्ष कभीका ठंडा पड़ चुका था, और लाहौरकी 
कमान छोड़े उनको लगभग छः महीने हो चुके थे। यदि किसीने जान-बूझक'र उनके 
बेशकीमती नोटिसको सचमुच फाड़ भी दिया था, तो उनका कत्तेव्य था कि उसकी 
बाकायदा जाँच कराते, न कि बिना किसी सोच-विचा रके सीधे प्रोफेसरों और विद्यार्थियों- 
को सबक सिखानेके लिए दौड़ पड़ते। पर यदि वह अति न करते तो उनका नाम ही 
करनेल जॉन्सन न रहता, और इसलिए उन्होंने डी० ए० वी० कालेज, दयालासह कालेज 
और मैडिकल कालेजके खिलाफ एक साथ कार॑वाई की, उनको सजा देनेके लिए नहीं 
बल्कि विद्याथियोंकों 'शरारतसे अलग ” रखनेके लिए। और जो आदेश जारी किया 
गया वह यह था कि सभी विद्यार्थियोंकी हाजिरी दिनमें चार बार ली जायेगी, सुबह' 
सातसे ग्यारह बजेके बीच और शामको तीनसे साढ़े सात बजेके बीच। “ और मेडिकल 
कालेजके विद्याथियोंकों इस तरह दिनमें चार बार हाजिरी देनेके लिए कुल मिलाकर 
करीब १७ मीरू चलता पड़ता था, है न? --सर चिमनलालका प्रशन्‍न था। और 
कनेल जॉन्सनन इसका जो अ्शिष्टतापूर्ण उत्तर दिया वह था: “जी नहीं, मेरा 


२१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


खयाल है, केवल १६ मीरू। मेने वह फासठा नपवा लिया है।” सर चिमनलालने 
इसपर पूछा : 
और लाहौरकी उस चिलचिलाती धूपमें उनको रूगातार तीन हफ्तेतक 
रोजाना इसी तरह चलना पड़ा।” 
उ०- बिलकुल यही करना पड़ा, हाँ यदि किसीको डाक्टरी प्रमाणपत्रके 
आधारपर इससे बरी कर दिया गया हो तो बात दूसरी है। 
प्र० - तो कनेल साहब, इसका मतलब यह है कि आपका खयाल था ओर 
अब भो है कि विद्याथियोंकों दरारतते अरूग रखनेके लिए ऐसा आदेश देना 
उचित था? 
उ०- तब मेरी यही राय थो। 
प्र» > और क्‍या अब भी यही राय हे! 
उ०- बिलकुल। 
प्र०- क्या आपके दिमागमें कभी यह बात नहीं आईं या अब भी नहीं 
आती कि विद्यार्थियोंकों तीव सप्ताहतक लाहौरकी तपती धपमें रोजाना १६ 
मील पेदल चलाता उनको जहूरतसे ज्यादा क्लेश देना था? 
उ०- बिलकुल कोई क्लेश देना नहीं था। 
कनल जॉन्सनने अपनी असाधारण कारंवाईका औचित्य किस' असाधारण ढंगसे 
पिद्ध किया है, यह हम उन्हींके शब्दोंमें देते हें: 
प्र० - कर्नल साहब, में आपसे फिर पूछता हूँ कि क्‍या यह बात कभी 
आपके दिसागमें आई कि इतने अधिक -- मुझे ठीक पता नहीं कितने सौ, शायद 
हजारों -- विद्याथियोंके साथ हाजिरीके मासलेसें आपने जिस तरहका बरताव 
किया उससे आपने उन यूवकोंको शेष जीवनके लिए ब्रिठिश सरकारके प्रति 
तीन घृणाके भावसे भर दिया है? 
उ०- आई थी, लेकिन में इसी नतीजेपर पहुँचा कि इन कालेजोंमें राज- 
ब्रोहकी भावना इतनी अधिक फंली हुई है कि में जो-कुछ भी करूंगा, उससे ये 
इस दृष्ठिसि आज जितन बुरे हें उससे अधिक बुरे नहीं बन सकते। 
प्र०- क्या आपके उत्तरसे में यहु समझ कि यद्यपि यह बात आपके 
दिमागमें आई थी कि आपका बरताव उनको ब्रिटिश सरकारके प्रति फठु बना 
सकता है, लेकिन आपका खयाल था कि वे पहले ही इतन पक्‍के राजब्रोही बन 
चुके हे कि और अधिक कदुता बढ़नकी कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है? 
उ०- आपने जेसा वर्णन किया है, में उसे स्वीकार नहीं करता, परच्तु 
कालेजोंका वातावरण इतना बिगड़ गया था कि उससे अधिक बिगड़नेकी गुंजा- 
इश ही नहीं रह गई थी। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रसकी रिपोर्ट २३३ 

प्र०»- क्‍या आप ऐसा समझते हें कि आपन जो कदम उठाये, उनसे 
वातावरणको सुधारनमें थोड़ी भी सहायता मिली? 

उ० - इतना तो अवश्य है कि में उसे और अधिक बिगाड़ नहीं रहा था। 

प्र०- क्या आप उसमें सुधार कर रहे थे? 

उ०- मेरी कोशिश उनको राजभकत बनानकी नहीं थी; में तो उनको 
दरारत करनेसे और आसपासक जिलोंमें जानसे रोक रहा था। 

'. प्र०- क्या आप कामयाब हुए ? 

उ०- जी हा । 

प्र० - क्‍या आपके खयालसे यही सबसे अच्छा रास्ता है? 

उ०- में यही सबसे अच्छा रास्ता सोच पाया। इसके दो तरीके होते 
हैं “-- एक तो कालेजोंको बन्द कर देना और दूसरा, उनको दण्ड देना। 

प्र० - आपकी बातका तो में यह अर्थे रूगाता हूँ कि इस देशमें लोगोंकों 
सरकारके प्रति निष्ठावान और सदाशयतापूर्ण बनानका सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि उनसे सख्तीसे पेश आया जाये। ठीक है न? 

उ०- में इसे दूसरे ढंगसे कहूँगा। तरीका यह है कि उनको जतलूा 
दिया जाये कि- इस प्रकार राजबव्रोहका सन्देह हो जानेपर सजा भो दी जा 
सकती है। 

प्र०- क्या आपके दिमागमें कभी यह बात आई कि इन हजारों 
विद्यावियोंमें बहुतसे सर्वथा निर्दोष लोग भी होंगे? 

उ०- जो हाँ, मेंने कुछकों छोड़ दिया था। 


कर्नल खयाल था कि कुछ विद्यार्थियोंने अंग्रेज महिलाओंका अपमान किया 
था। इस आरोपको प्रमाणित करनेवारा कोई तथ्य हमें नहीं मिला। उन्होंने अपनी 
रायके समर्थतर्में खुद कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, परन्तु उन्होंने इस सिलसिलेमें 
कालेजोंके प्रिसपलोंकी एक बैठक अवश्य बुलाई । उनके साथ कनंलने “ स्पष्ट बातचीत 
की। उन्होंने समृचित दुंंडके सम्बन्धर्में उनसे अपने सुझाव देनेके लिए कहा। प्रिंसिपलोंने 
अपनी समझसे जो दण्ड उपयुक्त माने उनके सुझाव दिये । करनेलने उनमें से कुछ सजाओंको 
अपर्याप्त भाना और तत्काल ही प्रिंसिपलोंको सूचित कर दिया कि “यदि ज्यादा सख्त 
दण्ड नहीं दिये जायेंगे, तों कालेज बन्द कर दिये जायेंगे और विद्यार्थियोंकों परीक्षाओं में 
नहीं बैठने दिया जायेगा।” और इस ढंगसे एक हजार ग्यारह विद्याथियोंकों दण्डित 
किया गया। विद्याथियों और उनके साथ किये गये व्यवहारके बारेमें दयारुसिह कालेजके 
अंग्रेजीके प्रोफेसर श्री सन्‍्तराम ग्रोवर, एम० ए०, बी० एस-सी० का कहना है: 


स्व के ७, आ ३ 


हड़तालके दिनोंमें मेने अपने कालेजके विद्यार्थियोंके रवेयमें कोई तब्दीली 
नहीं पाई, और मुझे एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं पड़ता जिसमें किसी 
विद्यार्थीोनो कोई अशोभन आचरण किया हो। 


२३४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कई अन्य इमारतोंकी तरह, हमारे कालेजकी इमारतकों भी मार्शल लॉके 
नोटिस चिपकानके लिए चुना गया था। मसाशेल लॉके ऐलानके रूगभग दस या 
इससे कुछ अधिक दविनोंके बाद हमारे कालेजके प्रिसिपलपर एक दाम करीब 
७ बज एक नोटिस तामील किया गया जिसमें कहा गया था कि उस नोटिसके 
साथ भेजे गये राजद्रोहपुर्ण पोस्टरकों लिखनवाले का पता लगाया जाना चाहिए 
और दूसरे दिन दोपहरके १२ बजसे पहले-पहले उसका नाम कर्मांडिय अफसरकों 
बतला दिया जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह कालेजके न्‍्यासियों, अध्यापकों और 
विद्याथियोंकी एक सभा इस पोस्टरकों लिखनवाले का पता लगानके लिए की गई 
पर उसका पता नहीं चल सका, क्योंकि वह कालेजसे सम्बन्धित किसी व्यक्तिका 
काम नहीं मालम पड़ता था। हम नोदिसका जवाब तेयार कर रहे थे कि तभी 
खुफिया विभागके कुछ लोगोंके साथ कर्नल जॉन्सन हमारे कालेजमें आ घमके। 
एक न्यासी, राजा नरेद्रनाथ और कुछ अन्य लोगोंने कर्नलको मामला समझानेकी 
कोशिश की। खुफिया पुलिसके एक आदमीन फालेजमें एक जगहकी ओर इश्ञारा 
करके बतलाया कि उसे वहीं वीवारपर वह पोस्टर लगा हुआ सिला था। 
मेंने कर्नलसे कहा कि जरूर यह सारी बात मनगढ़नत होगी, क्योंकि पोस्टर 
कील ठोककर लगाया हुआ मालम पड़ता है, पर दीवारपर कीलका कोई भी 
निशान दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमने कर्नलफो अपना वह जवाब भी 
दिखलाया जो हमने तेयार किया था। इसपर कनेलने उसे कार्याल्यमें भेजनके 
लिए कहा। हमने वह कर दिया। उसी दिन शासकों एक दूसरा नोटिस आया 
कि प्रिसिपल दूसरे दिन सुबह ९ बज कनेलसे मिलें। नियत समयपर प्रिसिपल 
उनसे मिलने गये; लेकिन जब लौटे तो उनके साथ संगीनें ताने हुए कुछ 
सेनिक भी थे। प्रिसिपलछसे बतौर जुर्माना ढाई सौ रुपया भरने या उसके बदले 
तीन महीनेकी जेल भुगतनके लिए कहा गया था। जुर्माना उसी समय भर 
दिया गया। 

कुछ दिनों बाद अन्य कालेजोंके प्रिसिपलोंकी तरह हमारे कालेजके प्रिसिपल- 
को भी डिप्टी कमिश्तरकों ओरसे एक हुकस मिला कि आन्दोलनके सरगना 
विद्यार्थियोंका पता चलायें और उनको दण्डित करें। उसमें यह खुलासा नहीं किया 
गया था कि उनका सतलहूब किस आव्दोलतके सरगना विद्यार्थियोंस था। हमने 
उसका यही सतलब लगाया कि कुछ विद्यार्थियोंकों दण्ड देना है। उनकी इस 
इच्छाकों पूतिके लिए कालेज कौंसिलकी एक बेठक बुलाई गई और कुछ विद्या- 
थियोंको चुन लिया गया और उनको दिये जानवाले दण्डोंकी एक सूची तेयार 
कर लो गई। वह सूची न्यासियोंको दिखाकर, उनसे अनुमोदित करा ली गई। 
में खुद उस सूचीकों डिप्टी कमिइ्तरके पास ले गया; साथमें राजा नरेख्धनाथ- 
का एक पत्र भी ले गया था, जिसमें दण्डोंका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा था 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धरमें कांग्रसकी रिपोर्ट २३५ 


कि और ज्यादा विद्याथियोंकों इसलिए दण्डित नहीं किया गया कि उससे अना- 
वदयक उत्तेजना फेलेगी, जो समाजके लिए खतरनाक होगी। 
इसके एक-दो दिन बाद हमारे पास उत्तर आया कि जो दण्ड दिये गये 

हैं वे अपर्याप्त हें और जितने विद्याथियोंकों दण्डित किया जाना चाहिए था 

उतनोंको दण्डित नहीं किया गया है। इसपर फिर कालेज कौंसिलकी बेठक 

बुलाई गई, और कुछ विद्यारथियोंके नाम पहलेवाली सूचीमें जोड़ दिये गये और 

कुछके दण्ड बढ़ा दिये गये। दूसरे दिन डिप्टी कमिइनरने हमको लिखा कि वे 

उन दण्डोंकों ठीक समझते हें। साथमें उन्होंने पहले वसुल्ल किये गये, ढाई सौ 

रुपयेके जुर्मानकी रकमका एक चेक भी भेज दिया था। (बयान १५१, पृष्ठ 

२०१) 

जो दण्ड विद्यार्थियोंकों दिये गये थे, वे थे कालेजसे कुछ अवधिके लिए निष्कासन, 
परीक्षामें न बैठने देना आदि; और यह सब उन्हें बिना किसी सफाई-सुनवाईका मौका 
दिये किया गया। कनेल जॉन्सन ने डी० ए० वी० कालेजके प्रिन्सिपलकें नाम १० मईको 
जो पत्र लिखा था, उससे इस अधिकारीके रुखका बिलकुल ठीक पता चलता है। इसलिए 
हम आगे और कुछ न कहकर उस पत्रकों ही ज्योंका-त्यों उद्धत कर रहे हे: 

स्टाफ आफिस र, लाहौर (सिविल ) कमांड, पंजाब क्लब, लाहौरकी ओरसे प्रिंसिपल 
डी० ए० वी० कालेज, लाहौरके नाम दिनांक १० मई, १९१९ को लिखे पत्र -- 
सं० १११-१४ की प्रति। 


लाहौर (सिविल) एरियाके कमान-अधिकारीन आपके दिनांक ७के पत्रपर 
सावधानीसे विचार कर लिया है। मुझे उसके उत्तरमें यह लिखनका आदेश 
दिया गया है कि उसमें जिस अनुशासनात्मक कारंबाईकी बात कही गई है 
उसको कनेल जॉन्सन बिलकुल ही नाकाफी मानते हें, क्योंकि उनके पास जो 
तथ्य मौजूद हें, वे साबित करते हें कि राजद्रोहात्मक कारंवाइयोंमें आपके कालेजके 
विद्यार्थी तो लाहौरके सभी दूसरे कालेजोंके विद्याथियोंस आगे बढ़ गये हें। 
और मुझे कहना यह है कि यदि आप आज ही ऐसे दण्डोंकी सूची बनाकर नहीं 
भेज देते जो उनकी रायमें आपके कालेजकी बदनासीको ध्यान रखते हुए 
पर्याप्त हों तो, कमान-अधिकारीके सामने सिवा इसके कोई चारा नहीं रह 
जायेगा कि वे तुरन्त ही डी० ए० वी० कालेजको बन्द कर दें और उसके सभी 
विद्याथियोंको आगामी परीक्षाओंमें न बंठन दें। 

मुझे आदेश दिया गया है कि दण्डोंका एक मान निर्धारित करनमें आपकी 
सहायताके लिए में आपको बतला बूँ कि गवर्नमेंट कालेजमें ६ विद्याथियोंको 
कालेजसे निकाला और इस विश्वविद्यालयके किसी भी कफालेजमें प्रवेश पानके 
अधिकारसे वंचित किया जा रहा है, ६ विद्याथियोंकों आगेकी किसी भो परीक्षा 
बेठनके अधिकारसे बंचित किया जा रहा है, ६को एक वर्षके लिए कालेजसे 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


निकाला जा रहा है, १५की छात्रव॒ृत्तियाँ बन्द की जा रही हैं, और साथ ही 
११२ विद्यार्थियोंकों अन्य छोट-मोटे दण्ड दिये जा रहे हें। 

दयालूसिह कालेजमें ७ विद्यार्थियोंकों स्थायी तौरपर निकाला जा रहा है, 
पएको एक वर्षके लिए निकाला जा रहा है, १४को एक कक्षा पीछे उतारा 
जायेगा, १४कों तीन महोनेके लिए कक्षा्ें आनसे वर्जित किया जायेगा, २कौ 
छात्रवृत्तियाँ कुछ समयके लिए बन्द कर दी जायेगी और २२४ विद्यार्थियोंको 
छोटे-मोटे दण्ड दिये जायेंगे, जबकि २४५ विद्यार्थियोंसे भविष्यमें नेकचलनीके 
लिए बड़ी-बड़ी जमानतें माँगी जायेंगी। 

कर्मान-अधिकारीका खयाल है कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप 
ऐसे दण्डोंका प्रस्ताव रखें जिससे उनको आपका कालेज बन्द करनकी जरूरत 
न पड़े। साथमें में यह भी बतला दूँ कि कमान-अधिकारीका पिचार हे कि आप 
जो अनुशासनात्मक कारंबाई करनेका प्रस्ताव रखें वह किसी कदर उन दण्डोंसे 
कम नहीं होनी चाहिए जिनकी ओर मेंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। 

अन्तमें, में यह भी बतला दूँ कि लाहौर सिविल एरियाके कमान-अधि- 
कारी आपका यह प्रस्ताव स्वीकार- नहीं कर सकते कि जुर्मानेके रूपमें वसूल की 
गई राशिका थोड़ा भी अंश ब्रिटिश सेनिकोंके लिए स्थापित “कम्फट्स फण्ड सें 
दे दिया जाये। 

(हस्ताक्षर) डब्ल्यू० बान्जें, मेजर, 
स्टाफ ऑफिसर 
लाहोर सिविल कमाण्ड 


इसके बाद एक आदेश जारी किया गया कि दोसे अधिक भारतीयोंका साथ- 
साथ चलना अपराध माना जायेगा। प्रस्तावनामें कहा गया था: “चूंकि हिसा या 
संत्रासकों रोकता जरूरी था, और यदि दोसे अधिक देशी लोग” साथ चल रहे 
हों और किसी यूरोपीयके सामने पड़ जानपर वे उसके लिए रास्ता न' छोड़ें तो उससे 
शान्ति-भंग होनेकी आशंका है . .. ” कनेल जॉन्सनन जब सर चिमनलालके सामने 
यह उद्धरण रखा तो सर चिमनलालने उनसे यहू तथ्य मनवा लिया कि शान्ति-भंग 
'देशी लोग नहीं बल्कि यूरोपीय ही करते, और भारतीयोंकों यहू कष्ट सिर्फ इसलिए 
उठाना था कि किन्‍्हीं दो भारतीयोंकों एक साथ बराबर-बराबर चलते देखकर यूरो- 
पीय नाराज न हो जायें और इस तरहसे शान्ति-भंग न कर दें। मोटरकार रखते- 
वाले भारतीयोंकों उनकी कारोंसे वंचित करना उचित ठहराते हुए उन्होंने सर चिमन- 
लालकों उसका एक कारण यह बतलाया था कि “वे जनताके दिमागमें बेठा देना 
चाहते थे कि उसको यह खेल नहीं खेलने दिया जा सकता और यह भी कि लाहौर- 
में बगावत नहीं होने दी जायेंगी। 

नीचे दिये गये प्रदनोत्तरसे कर्नल जॉन्सनके शासनके दुष्परिणाम पूरी तौरपर 
प्रकट हो जाते हें। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मे कांग्रेसकी रिपोर्ट २३७ 


प्र०-० क्या यह कथन सच है कि लाहौरके किसी भागमें एक बशतके 

लोगोंको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उनकी संख्या दससे अधिक थी 

और वे सभी बरातोंकी तरह, शहरमें घम रहे थे, और दूल्हा सहित क्‍या सभी 

बरातियोंकों गिरफ्तार कर लिया गया और पंडितों तथा अन्य लोगोंकों कोड़े 

लगवाय॑ गये ? 

ु उ० - बिलकुल सच है। और मेरी जानकारीमें यही एक घटना है, जो 

खेदजनक है। मेंन जेसे ही यह समाचार सुना बसे ही उनके जुर्मान साफ कर 

दिये और दीवानों सजिस्ट्रेठकों हुटा विया गया। 

चलिए कंनल जॉन्सनने कमसें-कम एक घटनापर खेंद प्रकट करनेकी नेकी तो 
दिखाई, लेकिन यही एक ऐसी घटना है जिससे प्रकट होता है कि कोड़े रूगवानंकी 
सजा कितनी खतरनाक हो सकती है और किस प्रकार कर्नल जॉन्सनके बिलकुल ही 
गर-जझहूरी आदेशोंके क/रण एक सर्वथा निर्दोष जन-समुदायकों घोर परेशानी और 
असुविधा झेलनी पड़ी। 

हम करनेल जॉन्सनके क्ृत्योंके बारेमें अभीतक कुछ ऐसे ढंगसे विचार कर रहे थे 
जैसे वे सभी खुद उनके दी किये हुए हों। वेसे इसमें शक नहीं कि इनमें से अधिकांश 
कृत्य ऐसे हे जिनको वे स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन यह भी इतना ही असन्दिग्ध 
है कि इन सबके पीछे एक ऐसा दिमाग काम कर रहा था, और इनके पीछे एक 
ऐसा उद्देश्य था जो “कर्नल जॉन्सनका अपना नहीं था। यह अधिकारी अर्थात्‌ कर्नल 
जॉन्सन तो सर माइकेल ओडायरकी नीतियों और इच्छाओंका ही पालन कर रहा 
था। श्री मनोहरलालूको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वे ट्रिब्यून के एक ट्रस्टी 
थे। स्वतंत्र विचारोंके उस पत्रका दम ही घोटना था। ट्रिब्यून के सुयोग्य सम्पादक, 
श्री कालीनाथ रायते अपने स्वतन्त्र विचारोंसे उनको एकाधिक बार नाराज क्या था। 
सर माइकेलके ७ अप्रैलके अभद्रतापूर्ण भाषणके बारेमें " घोर अविवेक ” द्ीर्षकसे प्रका- 
शित उनके लेखन रही-सही कसर भी पूरी कर दी। वह भाषण कितना घोर अविवेक- 
पूर्ण था। यह बादकी घटनाओंसे सिद्ध हो गया है। शिक्षित वर्गोकि प्रति उनके अनुचित 
आचरणको किसी भी आत्मसम्मानी व्यक्तिने उचित ठहरानेकी कोशिश नही की। 
जो भी हो, श्री कालीनाथ रायको बाकायदा गिरफ्तार करके उनपर मुकदमा चलाया 
गया और राजद्रोहात्मक लेख ' लिखनेके अपराधमें उनको सजा सुना दी गई।' हम 
बिलकुल बेझिल्क होकर कहते हूँ कि उनके लेखोंमें राजद्रोहका एक भी दब्द नहीं 
था। उनका मुकदमा क्या था, राजनीतिक जीवनके सामान्य शिष्टाचारका गला घोटने- 
से किसी कदर कम नहीं था। प्रताप के सम्पादकपर' मुकदमा चलाना भी इतना 


१, पंजाबके लेफ्टिनेंट गवनरने १३ जून, १९१९ को उनका माफीका प्रार्थनापत्र ठुकरा दिया। फिर 
भी उनको २७ अगस्त, १९१९ को रिंहा कर दिया गया, क्योंकि सपरिषद्‌ गवर्नर जनरलने ६ जुलाईको 
उनकी कारावासकी सजा दो वर्षसे घटाकर तीन मद्दीने कर दी थी ।. 

२. राधाकिशनकों अठारह महीनेके कारावासकी सजा हुई थी, छेकित बादमें छेफ्टिनेंट-गवर्नेरने २७ 
जुकाईै, १९१९ को यद्द सज्ञा घटाकर दो मद्दीनेकी कर दी थी । 


२३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ही क्रतापूर्ण था। उस' समाचारपत्रने अभी अपना जीवन शुरू ही किया था और 
उसके सम्पादक अपनी विनम्नता और अपने निर्दोष किस्मके धामिक लेखोंके लिए 
विख्यात थे। माशेल लॉके दोरान स्वतंत्र विचारोंवाली पत्रकारिताका अस्तित्व ही 
असम्भव बना दिया गया; और ' द्विब्यून ', (पंजाबी तथा प्रताप ' ने अपना प्रकाशन 
बन्द कर दिया। 

अब हम ऐसे दमनकी बात छेते है, जो अबतक उल्लिखित आदेशोंके सिलसिलेमें 
किये गये दमन कार्योकी भाँति नग्न रूपमें सामने नहीं आया, बल्कि कानून और न्यायके 
तामपर प्रच्छन्न रूपसे किया गया। हमारा मतरूब माशरू कॉ आयोगों' (कमिशनों ) से 
है। ऐसा मानता गया था कि ये आयोग सम्राट्के विरुद्ध युद्ध छेड़ने-जेसे गम्भीर अपराधोंके 
अभियुक्तोंके मुकदमोंकी न्यायिक विधिसे, किन्तु सरसरी तौरपर सुनवाई करेंगे। हमने 
लाहौरके नेताओंके मुकदमोंसे सम्बन्धित कागजातकी बारीकीसे जाँच की है। कुल ११ 
नेताओंपर मुकदमे चलाये गये थे। उनमें से अधिकांशकी समाजमें बड़ी प्रतिष्ठा है और 
उनमें से कुछ तो सर माइकेल ओडायरके समकक्षी बनने योग्य हो। उनमें से सात तो 
बैरिस्टर या वकील हें। लाला हरकिशनलालने हमें एक बयान दिया है, जिसमें 
उन्होंने बिना किसी झिझकके स्पष्ट कहा है कि उनपर अभियोग लगाये जानेका 
कारण, यदि दो दूक बात कही जाये तो, केवल यही था कि एक महाजनके रूपमें 
उनकी प्रतिष्ठासे सर माइकेलको ईर्ष्या थी और अन्य प्रकारसे भी उनका सम्बन्ध - 
कुछ ऐसी गति-विधियोंसे था जो हछेफ्टिनेन्ट गवर्नरकों अरुचिकर लगती थीं। लाला 
हरकिशनलालने अपने बयानमें बतलछाया है कि उनके काम-धन्धेको चौपट करनेके लिए 
कंसे-कसे जाल बिछाये गये। उनका कहना है कि उनके निष्कासनका तनिक भी 
ओऔचित्य नहीं था और उनका मृकदमा तथा उसका फैसला बिलकुल झूठी बातोंपर 
आधारित था। स'र माइकेल ओडायर उनको आमतौर पर नापसन्द तो करते ही थे, 
लेकिन उनकी नापसनन्‍्दगी तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उन्हें कांग्रेस' शिष्ट- 
सण्डलका एक सदस्य चुन लिया गया है और वे अप्रै १९१९ के अत्तमें इंग्लेंड जाने- 
वाले है तथा उन्हें १८ और १९ अप्रैल, १९१९ को जालून्धरमें होनेवाले पंजाब प्रान्तीय 
सम्मेलनका सभापति भी चुना जा चुका है। ह 

उनपर तथा अन्य नेताओंपर सम्राटके खिलाफ युद्ध छेड़नेके अभियोगपर मुक- 
दमा चलाया गया था। हमने अभियुकतोंके विरुद्ध लगाये गये अभियोगका संक्षिप्त 
विवरण पढ़ लिया है। उसका सार यही है कि अभियकतोंने रौलट अधिनियमके विरुद्ध 
प्रचार आन्दोलन और हड़तालमें भाग लिया, भाषण दिये, लंगरखानोंको सहायता 
दी और ऊपर जिन सभाओंका हम उल्लेख कर आये हें उनमें वे शामिल हुए। 
इन लोकप्रिय नेताओंके खिलाफ पेश किये गये सबूत और उनके मुकदमेका फैसला 
पढ़नेके बाद हम इस' निष्कर्षपर पहुँचे हे कि साराका-सारा मुकदमा न्‍्यायका मखौल- 


१. इन आयोगोने अपना काम २४ अप्रेठ, १९१९ को शुरू किया था। अल्येक आयोगमें तीन 
सदस्य थे । ह 
२, यह शिष्टमण्डल २८ अप्रैल, १९१९ को शंगलेंडके लिए रवाना हुआ था । 


कान 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रसकी रिपोर्ट २३९ 


भर था और उनके कार्योको “युद्ध छेड़ने ” के बराबर बताना भाषाका दुरुपयोग मात्र 
था। यह भी एक बड़े मार्ककी बात है कि न्यायाधीशोंने महज इस आधारपर अदा- 
लती तौरपर पंजाबमें युद्धकी स्थिति स्वीकार कर ली कि सरकारने अपनी घोषणा 
द्वारा मार्शक् लॉ लागू कर दिया था, जब कि अलग-अलग मुकदमोंकी सुनवाई करते समय' 
उनका स्पष्ट कत्तेव्य था कि वे पंजाबमें विद्रोह या युद्धकी स्थितिके दावेकों गलत 
ठहरानेवाले सबूत भी अदालतमें पेश होने देते। लाला हरकिशनलालने बतलाया है 
कि मुकदमे और सजाके कारण उनको कितनी हानि उठानी पड़ी। उनका कहना है, 
“ उनको अनेक तार भेजनेमें लगभग १,२०० रुपये, मुकदमा लड़नेमें १२,००० रुपये और 
अपील करनेमें भी काफी बड़ी रकम लूगानी पड़ी। पर उसका पूरा हिसाब अभी बन 
नहीं पाया है। व्यवसायकों जो हानि पहुँची वह किसी भी तरह तीन लाख रुपयेसे 
कम नहीं बेठती।” हो सकता है, लाला हरकिशनलालके लिए इतना धन गँवा देना 
कोई बड़ी बात न हो, लेकिन हम कुछ लोगोंको जानते हैं, जो इन तथाकथित न्यायिक 
विधिसे किये गये मुकदमोंके कारण कंगाल हो गये हं। 
दस वर्षकी वकालतका अनुभव रखनेवाले एक बैरिस्टर श्री सन्तानमृको प्रति- 
वादी पक्षकी ओरसे खड़ा किया गया था। उन्होंने हमें न्‍्यायाधिकरणोंका एक बड़ा 
विशद विवरण दिया है। उनका विवरण वहुत महत्त्वपूर्ण है, इसलिए हम उसमें से 
एक काफी बड़ा उद्धरण पेश कर रहे हें। उन्होंने १० अप्रैछकी गोलीबारीकी अपनी 
आँखों देखी घटना और मार्शल लॉके अन्य दुष्परिणामोंका वर्णन करनेके बाद आगे 
कहा है: 
उन दिलों प्रत्येक भारतीयकों, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठाका कोई भी खयाल 
न रखते हुए, जिस तरह अपमानित किया गया, उसके विक्षोभकी तीज़ता उस 
दुःसह पीड़ाकी तुलनामें तो कुछ भी नहीं ठहरती जो सेंकड़ोंकी तादादमें गिर- 
फ्तार किये गये उन बंचारे कंदियोंकी दशा देखकर प्रत्येकके भमनमें उठती थी 
जिनको उन दिनों साशल लॉके तहत बेठाये गये न्यायाधिकरणोंके सामने पेश 
किया जा रहा था। यह फहनेमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि उनको कोई 
भी फानूनी सहायता नहीं मिल रही थी। सरकारन तो, निस्‍्सन्देह मानवीयताकी 
भावनासे प्रेरित होकर (कमसे-कम हम तो यही मानना चाहेंगे), ऐसे अभि- 
युक्‍तोंके मुकदमे लड़नेके लिए, जो खुद अपना वकील खड़ा करनेकी स्थितिमें 
नहीं थे, हर न्‍्यायाधिकरण पीछे एक वकील नियुक्त कर दिया था। लेकिन 
यह एक इंतिहाई दरजेका ढोंग था, क्योंकि ऐसे वकीलोंको एक बारमें दस- 
दस पन्रह-पंञ्रह व्यक्तियोंके मुकदमे लड़ने पड़ते थे, और सो भी अभियुकतोंसे 
कोई सलाह-मशविरा था सुकदमोंकी कोई तेयारी किये बिना। इनमें से कुछ 
वकीलोंन मेरे सामने खुद कबूल किया है कि कई मुकदमोंमें तो उनको अलग- 


१. पंजाबके उपद्रवोके बारेमें रिपोट तैयार करनेके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी पंजाब उप-समिति 
द्वारा नियुक्त आयोगके मन्त्री श्री के० सन्तानम्‌ । 


२४० 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अलग हर अभिषुक्‍तसे सलाह-भशविरा करनके लिए पाँच मिनटका भी समय 
नहीं मिल पाता था, और उनसे सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़ने, पड़यन्त्र, आगजनी, 
हत्या इत्यादि जेसे गम्भीर अभियोगोंकी सफाई पेश करनके लिए कह दिया 
जाता था। आम तरीका यह था कि अभियुक्तोंकों जत्थेमें, अक्सर ३०-४० के 
जत्थेमें, पेश किया जाता था, और इससे पहले उन्हें कभी भी नहीं बताया जाता 
था कि उन्हें किस अपराधों गिरफ्तार किया गया है। जब वे इस तरह न्याया- 
धिकरणके सामन हाजिर कर दिये जाते थे तब उनपर लूगाया गया आरोप 
पढ़कर उन्हें सुनाया जाता था और फिर तत्काल वहींके-बहीं उनसे अपनों 
सफाईमें पेश किये जानवाले गवाहोंके नाम बतलानके लिए कह दिया जाता था। 
साथमें उनको यह भी उसी समय बतला दिया जाता था कि सरकार उन 
गवाहोंकोीं बुलवानकी पूरी-पुरी कोशिश करेगी, पर इस बातकी गारंटी नहीं 
कर सकती कि हर गवाह पेश हो ही जायेगा। वादी पक्षकी ओरसे पेश किये 
गये सबृतका संक्षिप्त ब्यौरा पढ़कर भी उन्हें शायद ही सुनाया जाता था, 
और न उन्हें उनकी नकलें हासिल करनकी इजाजत दी जाती थी। हर अभि- 
युक्‍तसे पूछ लिया जाता था कि वह अपना वकील खड़ा कर सकता है या नहीं । 
यदि उसने नाहीं की तो उसे बतला दिया जाता था कि सम्रादकी ओरसे 
नियुक्त वकील उसकी परवी करेगा। इसके बाद उन्हें जेल वापस भेज दिया 
जाता था और अगली पेशीके दिन ९ बज सुबहसे पहले उन्हें सम्राटकी ओरसे 
नियुक्त वकीलसे भी नहीं मिलने दिया जाता था। अगली पेशी अक्सर अभियोग- 
पत्र सुनानके दिनसे ३-४ दिन बाद रखी जाती थी। मुझे बतलाया गया है कि 
कभी-कभी सम्राटके वकीलोंको अगली पेशीके दिन सुबह सात बजसे लेकर 
साढ़े आठ बजतक उनके मुवक्किलोंसे जेरूमें मुलाफात करनकी इजाजत दे दी 
जाती थी। आम तौरपर साढ़े आठ बज ही कंदियोंको अदाल्तके लिए रवाना 
कर विया जाता था। अब अगर आप यह बात भी ध्यानमें रखें कि चँकि 
इन वकीलोंको रोज ही दस बजे अदालतमें हाजिर हो जाना पड़ता था और 
हर रोज अभियुक्तोंके नरय-नय जत्थोंके मुकदमोंकी पेरवी करनी पड़ती थी, और 
इसलिए वे सिफे उन अभियुकतोंसे ही कुछ सलाह-मशबिरा कर पाते थे, जिनकी 
पेशी उसी दिन पड़ रही हो, तो आप स्वयं समझ सकते हें कि ऐसी शियायतका 
क्या मतलब हो सकता था। और यह भी नहीं भूलना चाहिये कि २०-२०, 
३०-३० अभियुक्‍तोंके इतन गम्भीर अभियोगोंकी सुनवाई भी साधारणतया एक 
ही दिनमें पुरी हो जाती थी। आसानीसे कल्पना की जा सकती है कि इन 
बेचारोंकी सुनवाई किस तरहकी होती होगी। 

जिन लोगोंमें वकीरू करनेकी सा्ंथ्य नहीं थी, उनकी अगर यह स्थिति 
थी, तो जो लोग वकील कर सकते थे उनकी स्थिति भी किसी कदर बेहतर 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मों कांग्रेसकी रिपोर्ट २४१ 


नहीं थी। कारण, यद्यपि वे पेसा खर्च करनेको तेयार रहते थे, फिर भी कोई 
प्रतिष्ठित वकील उनके मुकदमे लेनके लिए तेयार नहीं होता था। सबसे पहली 
कठिनाई तो ऐसे वकीलोंके सामने यह थी कि न्यायाधिकरणके सामने किस 
अभियुक्तकी किस दिन पेशी होगी और उसका अभियोग स्पष्ट किया जायेगा, 
इसका पता ही नहीं रहता था। इस अनिश्चितताके कारण, अच्छे किस्मके 
वकील ऐसे मस॒कदमे लेनसे कतराते थे, क्‍योंकि वे नहीं जानते थे कि पेशीके 
दिन उनको समय सिल पायगा या नहीं। 

उनकी दूसरी कठिनाई यह थीं कि अधिकांश वकील राजनीतिके क्षेत्रमें 
सक्रिय रह चुके थे और चूँकि राजनीतिमें भाग लेना तत्कालीन सरकारकी आँख- 
में किरकिरीके समान खटकता था, इसलिए ऐसे वकीलोंको हमेशा खुद भी 
अपनी गिरफ्तारीका अन्देशा बना रहता था और वे कथित कात्तिकारियोंके 
मुकदमे लेकर उस अशुभ घड़ीकों और नजदीक नहीं छाना चाहते थे। उनके 
सामने तीसरी और सबसे ज्यादा अहमियत रखनेवाली कठिनाई यह थी कि उन 
दिनों आमतौरपर समझा जाता था कि सरकार ऐसे मुकदमे लेनवाले बकीलोंको 
भी राजद्रोही और ऋान्तिकारी मानती है और यह बात अपने-आपमें किसीकों 
भी सुसीबतमें डालनके लिए काफी थी। माननीय सियाँ सुहस्मद शफीके कामसे 
लोगोंकी यह धारणा और भी पुष्ठ हो गई। वे अब वाइसरायकी कार्यकारिणी 
परिषद्के सदस्य हें। सेठ रामप्रसादके एक सम्बन्धीन उनको अपने मुकदसेके 
लिए तय किया था पर उन्होंने कुछ दिन बाद ही मुकदमा लौटा दिया और 
मुझे बहुत विश्वस्त सुत्रसे मालूम हुआ है कि मुकदमा लछौठानका कारण उन्होंने 
यह बतलाया कि सरकारके एक किसी ऊँचे अधिकारीन उनको इशारा कर 
दिया था कि सरकार उनके इस कामको पसन्द नहीं करती। इससे अच्छी तरह 
कल्पना की जा सकती है कि जो वकील लोग पहलेसे पसत बेठे थे उनपर 
इस घटनाका क्या प्रभाव पड़ा होगा। 

सेरा अपना अनुभव यह है कि सरकार चाहे इस चीजको नायसन्द करती 
हो या नहीं पर यह बिलकुल साफ था कि पुलिस--जो उन दिनों सर्वेर्सर्वा 
थी -- नि*चय ही ऐसे कामको पसन्द नहीं करती थी। मई १९१९ तक तो 
मेरा सौभाग्य रहा कि सें खुफिया विभागकी नजरमें नहीं आया। लेकिन १४ 
मईको लाला हरकिशनलाल वगरहके मुकदमेके अभियुक्तोंन मुझे अपना वकील 
बनाया और में “लाहौरके नताओंके मुकदमे के नामसे प्रसिद्ध उस मुकदमेकों 
दूसरी इजलासमें ले जाने और बाहरका कोई वकील करनेकी अनुमति प्राप्त करनेके 
लिए प्रार्यनापत्र लेकर शिमला गया। प्रार्थनापत्र तो मंजर नहीं ही किया 
गया, लेकिन मेरा यह सब करना भी शायद खुफिया पुलिसको नहीं भाषा, 


१. १६ जुलाई, १९०५० से । 
१७-१६ 


२४२ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


क्योंकि जब में शिमलासे लौटा तो मुझे बतलाया गया कि मेरी अनुपस्थितिमें 
खुफिया पुलिसका आदसी नियमित रूपसे सेरे घरके आसपास मडराया करता 
था और उससे जब-तब मेरे परिवारके लोगोंको डर लूगन लगता था। उसके 
बादसे मेरे सभी का्मोपर बराबर नजर रखी जाती रहो और इधर कुछ ही दिनोंसे 
उसमें कुछ ढिलाई आई है। 

मेंने ऊपर जो-कुछे कहा है, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि अभियुकतोंकी 
ओरसे मुकदमा लड़नेवाला कोई वकील लगभग था ही नहीं, और सरकार उनको 
बिना किसी विरोधके श्ञीक्षनताके साथ सजाएँ दिलानसें सफल हो गई। माशेल 
लॉके क्षेत्रमें बाहरके वकीलोंके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगानवाले आदेशका मंशा 
यही था कि पंजाबसे बाहुरकी जनताकों सरकार द्वारा वहाँ किये जा रहे अत्या- 
चारोंका कोई पता न चल पाये; और न्यायिक कारंवाईके नामपर यहाँ किये 
जानेवाले घोर अन्यायके विरुद्ध कहीं कोई भी आन्दोलन खड़ा न हो पाये। 

अभियुकतोंकी एक अच्छी पेरबीके मार्गमें इतनी कठिनाइयाँ पैदा करके भी 
न्‍्यायाधिकरणोंको सन्‍्तोष नहीं हुआ । न्‍्यायाधिकरणोंन इससे भी आगे बढ़कर 
कुछ ऐसी हरकतें कीं जो बहुत ही मोटे ढंगका न्याय करनेका दावा रखनेवाली 
कोई भी अदालत, चाहे वह. दीवानी अदालत हो या सेनिक, करनका साहस 
नहीं करेगी। वाइसरायकी ओरसे जारी किये गये अध्यादेशन न्‍्यायालयोंका गठन 
करनेवाले मण्डल (कनवीनिंग अथॉरिटी) को यह अधिकार प्रदान किया कि 
वह “ जनसुरक्षाके हितकी दृष्टिसे जहाँ भी आवश्यक हो” वहाँ ऐसी अदालत 
बेठा। सकती है, जिसे एक सम्री सेनिक अदालत (समरी जनरल कोर्टमाशेल) के 
सभी अधिकार प्राप्त हों। लेकिन चारों माशल लॉ अदालतोंन सभी मुकदमोंकी 
सुनवाई समरी सेनिक अदालतों --या जिसे डुमहेड कोर्ट माल कहा जाता 
है-- के अधिकारोंके अन्तर्गत ही की। मे यहाँ खुलासा कर दूँ कि य॑ सेनिक 
अदालतें युद्ध-क्षेत्रम लड़ती हुई सेनाओंके लिए बंठाई जाती ह जहाँ सामरिक 
आवश्यकताओंको देखते हुए अवालती कार्यविधिकी बारीकियाँ निबाहना सम्भव 
नहीं होता। 

इन मुकदमोंमं अभियुक्तोंके बकीलोंके साथ शिष्टताका बरताव नहीं किया 
जाता था, उन्हें महसुस॒ कराया जाता था कि सरकार उनको बस किसी तरह 
निबाहे जा रही है । उनके उचितसे-उचित अनुरोधोंको भी अत्यन्त धृष्टतापुर्वक 
ठुकरा दिया जाता था और कभी-कभी तो वकीलोंको सचमुच बेइज्जत भी कर 
दिया जाता था। 

अभियुकक्‍तोंकी ओरसे कोई मुकदसेकी कारंबाईको दर्ज करे, इस बातकी 
किसीको अनुसति नहीं थी, सिवाय इसके कि वकील लोग ही कारंबाईका संक्षिप्त 
ब्यौरा नोट कर लेते थे। दरअसल न्यायालयोंका गठन करनेवाले मण्डलकी ओरसे 


पँजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध  कांग्रेसकी रिपोर्ट २४३ 


इस आदश्ययका जो एक आदेश जारी किया गया था, उसे में संलग्न कर रहा 
हैँ। (परिशिष्ट-क ) । 

और न्यायालूयकी ओरसे मुकदमेकी कारंवाईका जो रेकर्ड रखा जाता था, 
वह बहुत ही एकतरफा होता था, जैसे कि सबत पक्षकी ओरसे पेश किये गये मुख्य 
साक्ष्यकीं दब्दशः दर्ज किया जाता था, पर जिरहके दौरान दिये गये ज्यादातर 
जवाबोंकों दर्ज ही नहीं किया जाता था, खास तौरसे उन जवाबोंको जो किसी 
कदर अभियकतोंके हकमें जाते थे। इस सिलसिलेमें अभियुकतोंके वकीलोंन बार- 
बार इसके लिए अनुरोध भी किया, पर उसपर ध्यान नहीं दिया गया। 
कमिश्नरोंका जवाब अक्सर यही होता था कि वे एक सम्री अदालतमें बेठे हुए हें, 
इसलिए उनको फारंबाईका कोई भी रेकर्ड रखनकी जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि 
वे जिन चीजोंको अपने इस्तेमालके लिए जरूरी समझें दर्ज कर लें। इसीका नतीजा 
है कि सोजूदा रेकडॉर्मे देखा जा सकता है कि सबूत पक्षके गवाहोंके बयानोंसे 
जहाँ पन्नेके-पन्ने रंगे पड़े हें, वहाँ उनसे की गई जिरहका बस चन्द सतरोंमें 
कुछ हवाला-भर दे दिया गया है और उन चन्द सतरोंमें भी ऐसे कुछ बहुत 
ही बेसतलब जवाबोंकों शासिल्ल किया गया है जो कोई अहमियत नहीं रखते। 
उदाहरणके तौरपर में लाहौरके नेताओंके मुकदमसेसमें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर 
मरतबअली शाहकी गवाहीकों पेश करता हूँ । वह सबृत पक्षका गवाह नम्बर 
२९ था। उससे करीब आधे घण्टेतक बड़ी तगड़ी जिरह की गई थी, और 
अगर उस सबका रेकर्ड रखा गया होता तो साफ दिख जाता कि वही एक 
गवाह था जो पूरी तौरपर गड़बड़ा गया था। लेकिन रेकडंमें इसके बारेमें सिर्फ 
दो सतरें दी गई हैं। इतना ही नहीं, कमिश्नरोंने अपना फंसला भी इसी 
आदमीकी गवाहीकी बिनापर दिया है। 

जिरहके लिए उचित मौके भी नहीं दिये जाते थे। वकीलोंसे अक्सर 
कह दिया जाता था कि वे अपनी जिरह कुछ गिन-चुने सवालोंत्क ही सीमित 
रखें, या उनकी जिरहका वक्‍त मुकरंर कर दिया जाता था, फिर चाहे 
उनके सवाल मुकदमेसे ताल्लक रखते हों या नहीं। सबूत पक्षके गवाहोंका 
काफी बचाव किया जाता था, और कमिश्नर लोग उनसे अक्सर कहते रहते 
थे कि वे जिन सवालोंको उलटे-सीचे समझें, उनके जवाब चाहें तो न भी दें; 
फिर उन प्रइनोंका मुकंदमेसे भले ही सीधा ताललक क्‍यों न हो। कमिश्नर 
लोग उनको वकीलोंके साथ बेहूदगीसे पेश आनके लिए भी उकसाते थे। बहुत 
बार तो जब किसी गवाहसे जवाब देते नहीं बनता था और वह बगलें झाँकने 
लगता था तो कमिशइ्तर लोग उससे कह देते थे: “अगर तुमको याद न 
आता हो तो वेसा कह दो।” गवाह लोग हमेशा इन इशारोंको समझ लेते 
और बड़े तपाकसे कह दिया करते थे: “मुझे याद नहीं आता।” यूरोपीय 


२४४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गवाहोंकों खास तौरयर जो संरक्षण दिया जाता था, वह तो सचमुच एक सखोल 
था। यदि उनके अपने बयानोंकी विसंगति प्रकट करवानके इरादेसे सवाल पुछे 
जाते थे तो उनको राजद्रोहपुर्ण माना जाता था। बहुत बार तो गवाह लोग 
किसी घटनाके बारेसें बयान दे चुकनेके बाद उस सिलसिलेसें सवाल पूछे जाने- 
पर कह देते थे: “मुझे याद नहीं।” इसके बाद आपको सचाई निकलवानकी 
गरजसे उसकी याददाइतपर जोर डालनके लिए आगे कोई भी सवाल पूछनेकी 
इजाजत नहीं दी जाती थी । और अगर कोई पूछ ही बंठता तो कमिश्नर 
लोग हस्तक्षेप करने रूगते थे: “ क्या आपने सुना नहीं, वह कह रहा है कि उसे 
याद नहीं।” मेंने जो उपयुक्त तथ्य बताये हें वे माननीय न्यायम्‌र्ति लेस्ली 
जोन्सकी अध्यक्षतामें काम करनवाली उस अदालतके व्यक्तिगत अनुभवके आधार- 
पर बताये हें जिसन लाहौरके नताओंके मुकदमेकी सुनवाई की थी। 
मुकदमेकी कारंवाईके आखीरमें ज्यादा बहस नहीं करन दी जाती थी। 
बहुत बार तो उसके लिए वक्‍त भुकरंर कर दिया जाता था। कानूनकी बिना- 
पर उठाये जानवाले एतराज बड़ी उपेक्षाके साथ ठुकरा दिये जाते थे। में जब 
गुजराँवालाके नताओंके मुकदमेमें माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रॉडवेकी अध्यक्षतामें 
बेठे न्यायाधिकरणके सामने गया, तो मेन क्षेत्राधिकारके बारेमें अभी जो मुद्दे 
प्रीवी कौंसिलके सामने उठाये गये हैं, लगभग वे सारे मुद्दे एक अर्जो पेश करके 
उठाये। विद्वान कमिइन्रन पहले तो मेरी बात सुनतेसे ही इनकार कर दिया 
और कहा कि मेरी अर्जो न्‍्यायालयोंका गठन करनवाले मण्डलके पास जरूरी कार- 
वाईके लिए भेज दी जायगी। और जब मेंन विरोध किया और सेना अधिनियमका 
यह खण्ड उद्धत किया कि न्‍्यायालयका गठन कर देनके बाद न्यायारूयोंका गठन 
करनेवाले मण्डलका कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहता, और इसलिए अब न्याया- 
धिकरणको ही इन मुद्दोपर अपना फँसला देना होगा, तो उन्होंने बहुत ही बुरा 
मानते हुए मुझे अपनी दलीलें पेश करनेकी इजाजत दी, लेकिन उन्होंने साथमें 
यह भी कह दिया कि मुझे क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अपने ७-८ मुद्दोंके पक्षमें दलीलें 
पेश करनके लिए सिर्फ आधा घण्टेका समय दिया जायगा। मेरी आपत्तियोंपर 
कोई ध्यान नहीं विया गया। मेंने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कों। पर सर- 
कारी वकीलने मुझे बीच ही में टोक दिया और मेरे किसी फिकरेपर एतराज 
कर दिया। इसपर कमिद्नर तुरन्त बोल पड़े: “श्री हबंट, आप एतराज करना 
जरूरी क्‍यों मानते हैं? इस तरह तो उनको और ज्यादा समय रूग जायेगा। 
उनको अपनी बात कह लेने दीजिए जिससे कि हमारा पीछा छठे ।” आधे घण्टसे 
कुछ ही ज्यादा समय हुआ होगा कि सुझसे अपनी बहस रोकनको कह दिया 
गया, क्योंकि मुझे केवल पाँच सिनटका ही समय और दिया गया था। मुझे 
उसका पालन करना पड़ा और अदालतने उसका जवाब देनके लिए दूसरे पक्षको 


_पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट २४५ 


सौका दिये बिना अपना फेसला दे दिया। उस फंसलेसें मेरी कुछ ही आपत्तियोंको 
बड़ी सरसरोी तौरपर लिया गया है, बाकीको बिलकुल ही छोड़ दिया गया है। 
ऐसी परिस्थितियोंम|ं जो मुकदमे हुए वे एक मखौल-भर थे। वास्तवमें 
न्याय करनका न उनका कोई मंशा था और न वह किया ही गया। में जिन 
दो न्यायाधिकरणोंके सामने गया, उनके सम्बन्धर्मं मेरा अनुभव बड़ा ही दर्दनाक 
और अपमानजनक था, इस कारण और भी कि मुझे इन दोनों न्‍्यायाधि- 
करणोंके अध्यक्षोंक्र सामने उच्च न्यायालयके अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमें भी 
जानका मौका सिल्ला था, और वहाँ मेंने देखा कि वे कमसे-कम' न्‍्यायालयके 
शिष्टाचार, उसकी शोभाका तो खयाल रखते ही थे। माशेल लॉके अनुभवसे 
एक विचित्र-सी बात मेरे सामने आई। मेंने देखा कि जो न्यायाधीश उच्च 
न्यायालूयोंके वातावरणमें न्यायिक प्रक्रियाओं और रूपोंका पूरा ध्यान रखते और 
अभियुक्तों तथा उनके वकीलोंकी बात पूरे ध्यानसे सुनते, उनको अपनी बात 
कहनेका मौका देते, वे ही न्यायाधीश मारशल लॉके वातावरणमें न्यायिक औचित्य- 
को बिलकुल ताकपर रख देते थे और जीवन-मरणके मासमलोंपर विचार करते 
समय भी अपने-आपको न्यायाधीश-पदके लिए सर्वथा अयोग्य सिद्ध कर देते थे। 


केवल नेताओंको ही गिरफ्तार करके उनपर मृकदमे नहीं चलाये गये थे। 
माशल लॉ कमीशनोंके सामने दूसरे कई लोगोंपर भी मुकदमे चलाये गये। और बहुतसे 
लोगोंको तथाकथित समरी अदालतोंके सामने भी पेश किया गया था। हमारे पास एक 
विवरण भेजा गया है, जिससे हमें पता चला है कि कमीशनोंके सामने ६४ व्यक्तियोंके 
मामले पेश हुए थे, जिनमें से आठको निर्दोष करार दिया गया था। समरी अदालतोंके 
सामने ३५० मामले पेश हुए थे, जिनमें से १०२ को निर्दोष पाया गया था; और 
४० को कई दिततक हिरासतममें रखकर मुकदमा चलाये बिना रिहा कर दिया गया 
था। कुछ लोगोंको तो महीने-भरसे ज्यादा दिनतक हिरासतमें रखा गया था, जसा 
कि श्री मनोहरलछालके साथ हुआ। 


इस' प्रकार लाहौरपर मार्शल लॉ थोप दिया गया था-- उसी लाहौरपर जिसने 
कोई गलत काम नहीं किया था, जिसने अधिकारियोंकों खुश करनेकी कोशिश की थी, 
जिसके नेताओंने अधिकारियोंकी आज्ञाओंका पालन करनेकी हर मुमकिन कोशिश की 
थी --- मार्शल ला तो थोपा ही गया और वह भी एक एसे अधिकारीकी मार्फत जो 
बहुत ही निर्मम और क्रूर साबित हुआ और जिन अभागोंकों उसके इस शासनके 
अधीन रहना पड़ा, उनकी भावनाओंका और गसंवेदनदीलताका उसने कोई खयाल 
नहीं किया । लाहौरकी जनताके हरएक तबकेका हर तरहसे अपमान किया गया। 
जहाँतक हमें लाहौरकी स्थानीय परिस्थितिकी जानकारी है, उसके आधारपर हम 
समझते हें कि वहाँ मार्शेल लॉ जारी करना बिलकुल अनावश्यक था किन्तु, उसे 
अनुचित तौरपर काफी समयतक छागू रखा गया, और उसपर बड़ी बेरहमी और 
अमानवीयताके साथ अमल करके जनताके साथ अकथनीय' अन्याय किया गया। 


२४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसमें मार्शल लॉ कमीशनों या समरी अदालतों या एरिया ऑफिससो कोर्ट्सके नामसे 
प्रसिद्ध न्‍्यायालयोंवे भी पूरा हाथ बँटाया। 
कसुर 

कसूर लाहौर जिलेमें, लाहौर शहरसे लगभग ४० मील दूर एक महत्त्वपूर्ण कस्बा 
है। यह मुख्य' लाइनपर एक महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसकी आबादी २४,००० है 
और यह एक काफी बड़ी मंडी है। ६ अप्रैछको कसूरमें हड़ताल नहीं हुई थीं। १० 
तारीखको भी कोई घटना नहीं घटी। पर ११की सुबह कसूरवालोंको श्री गांधीकी 
गिरफ्तारी और डा० सत्यपाल तथा डा० किचलके देश-निकालेका समाचार मिला। इस- 
पर वहाँ दिनमें हड़ताल हो गई और शामके समय एक सार्वजनिक सभा हुई। भाषणोंमें 
कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही गई। भाषण इतने निर्दोष थे कि सरकार चाहनेपर 
भी नेताओं --- कसूरके प्रमुख वकीलों --- पर मुकदमा नहीं चला पाई। उनके भाषणोंमें 
ऐसी कोई बात मिली ही तहीं जिसके आधारपर उनके खिलाफ कोई अभियोग लगाया 
जाता। हमें मालम है कि सब-डिवीजनल अफसर, श्री मार्सडनने इन भाषणोंके बारेमें 
कुछ खींच-तान करनेकी कोशिश की थी, और हंटर समितिके सामने प्रस्तुत किये गये 
अपने साक्ष्यमें उन्होंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया कि वकीलोंने अपनी अनुत्त रदायि- 
त्वपूर्ण बातोंसिे और रौलट अधिनियमकी गलत ढंगसे व्याख्या करके उत्तेजनाका वाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया था । किसीन बातचीतके दौरान रोलट अधिनियमको गरुत 
ढंगसे पेश किया था या नहीं, यह हमें नहीं मालम। पर इतना जरूर है कि विधान 
मण्डल या कार्यपालिकाके अप्रिय कार्योके बारेमें किसी भी समाजमें थोड़ी-बहुत अति- 
रंजना और थोड़ी-बहुत गरूत व्याख्या होना तो अनिवाय है, फिर वह समाज चाहे 
जितना सुसंगठित या सुसंस्कृत हो। लेकिन हमारा खयाल है कि इन वकीलोंने अधि- 
नियमके दुष्परिणामोंकी व्याख्या करनेमें जरा भी अतिरंजनासे काम नहीं लिया। 
अधिनियमकी चर्चाके दौरान हम पहले ही दिखला चुके हें कि उसके दुष्परिणाम अपने- 
आपमें इतने घोर हूँ कि उनकी अतिरंजना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम 
जहाँ-जहाँ भी लागू किया जायेगा वहाँ अराजकताका साम्राज्य स्थापित हो जायेगा। 

१२ अप्रेलको पूर्णतः: हड़ताल रही। १२ तारीखकों लोगोंकी भावना ११ तारीखसे 
बिलकुल ही भिन्न थी। हंटर समितिके सामने दिये गये एक गवाहके इस बयानकों हम 
ठीक मानते हैँ कि कुछ लोग अमृतसरसे आये थे, उन्होंने वहाँ की घटनाओंकों बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था और इसीसे कसूरके मूढ़ नागरिकों या बदनाम किस्मके 
लोगोंमें उत्तेजना फैछ गई थी। परिणामतः मध्यवर्गके कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग, 
जिनके! पास कोई काम-धन्धा नहीं था, इकट्ठे होकर स्टेशनकी ओर चल पड़े और 
उसमें आग लगानेकी कोशिश की। आग बत्ती-घरसे शुरू हुई, लेकिन भीड़के इरादोंकी 
खबर पाकर वहाँ शीघ्रतासे जो नेता पहुँच गये, उन्होंने उसे आसानीसे बुझा दिया। 
इस प्रकार भीड़का - प्रयास जब आंशिक तौरपर विफल हो गया तो वह सिगनल 
स्टेशनकी तरफ बढ़ी। वहाँ ट्रेन ठीक उसी समय आकर रुकी थी। भीड़के लोगोंने सोडा- 
लेमनवाले डिब्बेपर हमला करके सोडे इत्यादिकी बोतलें बाहर फेंक दीं और कुछ 


पंजाबके उपद्रवोंक्रे सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २४७ 


यूरोपीयोंकों वहाँ देखकर उनपर शर्मनाक ढंगसे हमछा कर दिया। लेकिन इसमें भी 
वे अधिक कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ऐन' मौकेपर कसूरके एक प्रमुख वकील 
श्री गुलाम मोहिउद्दीन अपने कुछ मित्रोंके साथ वहाँ पहुँच गये। श्री और श्रीमती 
शरबोन्न और उनके बच्चोंको एक सुरक्षित स्थानपर पहुँचा दिया गया । ट्रन आग बढ़ 
गई, लेकिन उसमें दो अंग्रेज सैनिक भी थे । उन सैनिकोंन ट्रेनके स्टेशन पहुँचनेपर 
वहाँसे निकल भागनेमें ही अपना कल्याण समझा । वे दोनों ट्रेनसे बाहर निकले 
और बिलकुल अपनी आत्म-रक्षाके लिए ही उन्होंने शोरगुल मचाती भीड़पर गोलियाँ 
चलाईं । गोलियोंका भीड़पर अगर कोई असर पड़ा तो यही कि उसका क्रोध और 
भभक उठा और उन दोनों निर्दोष अंग्रेजोंको लाठियोंसे मार गिराया गया। जन-समूहन 
जितनी भी ज्यादतियाँ कीं उनमें शायद इन दो निर्दोष सैनिकोंकी अकारण हत्या सबसे 
अधिक क्र्रतापूर्ण, अमानुषिक और काय रतापूर्ण थी। अमृतसरमभें जन-समूहके आचरणकों 
यद्यपि किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता, पर डा० किचल तथा डा० 
सत्यपालकी गिरफ्तारी और कैरेज-ब्रिजके निकट की गई गोलीबारीके रूपमें उसे कमसे- 
कम उत्तेजनाके दो कारण अवश्य मिले थे। हम इन ज्यादतियोंकी जितनी भी निन्‍्दा 
करें, थोड़ी ही होगी। ये उपद्रवकारी निर्दोष हत्या करके उनन्‍मत्त हो उठे थे। इसी 
उन्‍्मादकी स्थितिमें वे माल दफ्तरकी तरफ गये और उसकी इमारतोंमें आग लगा 
दी। अन्‍्तमें पुलिसने गोली चलानेका आदेश पाकर उनको तितर-बितर किया 

ध्यान देनेकी बात यह है कि जन-समृहका क्रोध हर स्थानपर चन्द ही घण्टोंम 
शान्‍्त हो गया। कसूरमें भी चन्द ही घण्टोंमें पूरी तौरपर शान्ति स्थापित हो गई। 
इन घटनाओंकी जाँचके बाद हम इसी निष्कर्षपर पहुँचे हें कि जनताका क्रोध एकाएक 
भड़क उठा था, उसके पीछे कोई षड़्यन्त्र या योजना नहीं थी। अफसरोंको गिरफ्तारियाँ 
करनेमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हुईं। एक भारतीय सब-डिवीजनल अफसरके स्थान- 
पर श्री मा्संडनकों भेजा गया और १६ अप्रैछको मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। 

मार्शल लॉके प्रशासनका कार्य कर्नल मैकरेकों सौंप दिया गया और उनके बाद 
इसका भार कप्तान डोवटनने सेंभमाला। इन दोनों अफसरोंने अत्याचारके नित नये 
तरीके ढँढ निकालनेकी अपनी सूझ-बूझ, अपनी गैर-जिम्मेदारी और अपने आदेशोंसे 
प्रभावित होनेवाले लोगोंकी भावनाकी उपेक्षा करनेमें, कई अर्थोर्में, अपने सहयोगी 
अफसरोंको भी मात कर दिया। हम नीचे उनकी कारंवाइयोंका सार संक्षेप दे रहे 
है, जो हंटर समितिके सामने प्रस्तुत किये गये साक्ष्के आधारपर तैयार किया गया 
है। गिरफ्तारियाँ पहले-पहल १६ तारीखको शुरू हुईं। टाउन हालमें माहेंल लॉकी 
घोषणाके सिलसिलेमें एक परेडका आयोजन किया गया; और स्पष्टतः माशेल लॉको 
लागू करनेके संकेतके रूपमें, उन्होंने एक वयोवृद्ध, पुराने और सम्मानित वकील बाबा 
धनपतरायको गिरफ्तार कर लिया। उनकी अवस्था ६५ वर्ष है। उनको ४६९ दिनतक 
लाहौर सेन्ट्रल जेलमें नजरबन्द रखा गया, और फिर गिरफ्तारीका कोई भी कारण 
बतलाये बिना १ जूनकों रिहा कर दिया गया। उसी दित २१ और लोग गिरंफ्तार 
किये गये। उससे अगले दित ३ और १८ तारीखकों ४ तथा १९ को ४० गिरफ्ता- 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


रियाँ की गई। कुल मिलाकर १७२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिनमें से ९७ को 
मुकदमा चलाये बिना रिहा कर दिया गया। जिन ७५ व्यक्तियोंपर मुकदमे चलाये 
गये, उनमें से ५१ को सजा हुई। गिरफ्तारशुदा छोगोंमें मौलवी गुलाम मोहिउद्दीन और 
मौलवी अब्दुल कादिर भी थे जिन्होंने श्री और श्रीमती शेरबोर्ंकी जान बचाई थी 
और जिन्होंने अन्य प्रकारसे भी भीड़को ज्यादतियाँ करनेसे रोका था। इनमें से कई 
नेताओंके घरोंक्री तलाशी ली गई थी, जिसके लिए जरा भी कोई कारण नहीं था। 
१ मईकों औरतों और बच्चोंको छोड़कर कसूर कस्बेके सभी लोगोंको शिनाखझ्तके 
लिए रेलवे स्टेशनपर हाजिर होनेको कहा गया। उन सभीको पानी और भोजनके 
बिना कड़ी धूपमें दो बजे दोपहरतक नंगे सिर बैठाया गया। एक गवाहने लॉड हंटरके 
सामने कहा भी था कि यह सारा तरीका बिलकुल ही बंमतलब था और सबूत 
इकट्ठा करनेमें इससे कोई स्पष्ट लाभ नहीं दिखा। हम लोगोंको कानूनका और सबूत 
इकट्ठझे करने तथा उसकी जाँच करनेके तरीकेका थोड़ा-बहुत अनुभव है। उसके 
आधारपर हम बिना किसी झिझकके कह सकते हें कि इस ढंगसे एक खुली कवायद 
कराकर सही-सही शिनाख्त करना नामुमकिन है, और इस' प्रकार कराई गई शिनाख्त- 
को वास्तवमें कोई महत्त्व भी नहीं दिया जा सकता। हमें शक है कि यह तथाकथित 
' कवायद कस्बे-भरकों अपमानित करने और आतंक फंलानेके लिए ही कराई गई। 
क्योंकि लोगोंके जमा हो चुकनेके बाद कुछ तहकीकाती दस्ते कस्बेमें यह देखनेके लिए 
भेजे गये थे कि कहीं कोई पीछे रह तो नहीं गया है। इन दस्तोंके सामने घरोंकी 
अरक्षित महिलाओंकी क्‍या दशा हुई होगी इसकी कल्पना आसानीसे की जा सकती है। 

कसूरमें मुकदमोंके दौरान ४० व्यक्तियोंकों कोड़े भारनेकी सजा दी गई। कुल 
मिलाकर. ७१० कोड़े लगाये गये। स्टेशनके प्लेटफॉर्मपर ही कोड़े लगानेकी टिकटी 
खड़ी की गई। स्कूली बच्चोंको भी कोड़े लगाये गये। कहा जाता है कि एक स्कुलके 
हेडमास्टरने रिपोर्ट की थी कि उसके स्कूलके लड़कोंमें उद्ण्डता बढ़ रही है और उसके 
लिए सेनासे सहायता माँगी थी। इसपर कमांडिंग अफसरनें सुझाया कि कुछ लड़कोंको 
कोड़े लगाये जायें। इसलिए इस स्कूल और एक अन्य स्कूलके लड़कोंको वहाँ इकट्ठे 
होनेका आदेश दिया गया। हेडमास्टरसे ६ लड़के चुननेके लिए कहा गया। हेड- 
मास्टरने ऐसे लड़कोंकों चुना जिनकी शुमार बहुत अच्छे लड़कोंमें नहीं की जाती थी। 
लेकिन ये लड़के शारीरिक रूपसे इतने स्वस्थ नहीं थे। इसलिए -करमांडिग अफसररने 
उस चुनावकों रह कर दिया और श्री मार्सडनसे दूसरे लड़के चुननेंके लिए कहा। और 
इस प्रकार उन्होंने शिकायत करनेवाले स्कूल और एक अन्य स्कूलके लड़कोंमें से कुछ 
लड़के चुनें, सिर्फ इस आधारपर कि वे अन्य लड़कोंकी अपेक्षा कोड़े खानेके लिए 
शारीरिक रूपसे अधिक उपयुक्त थे। चुने गये लड़कोंकों अन्य लड़कोंकी उपस्थितिमें 
स्टेशनके प्रवेश द्वारके बाहर खड़े करके कोड़े रूगाये गये। लॉड हंटरके यह पूछनेपर 
कि कोड़े लगानेका उद्देश्य क्या था, श्री मासंडनने उत्तर दिया कि कोई खास उद्देश्य 
नहीं था। याद रखनेकी बात है कि इस मामलेमें यहाँ मार्शल लॉ सम्बन्धी किसी 
अपराधका कोई प्रशइन नहीं था, न कोई जाँच-पड़ताल कराई गई थी और न उनपर 


मद्रासके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट २४९ 


कोई मुकदमा ही चलाया गया था। वह तो सत्ताका एक अवेधानिक और मनमाना 
दुरुपयोग था। और कपूरमें ही कोड़े लगानेके अवसरपर वेश्याओंकों भी वह दृश्य देखने- 
के लिए बुलाया गया था। (देखिए उनका संयुक्त बयान, २७९ बी०) 

सन्तरियोंने दो व्यक्तियोंकों तो गोलीसे ही उड़ा दिया। बादमें पता चला कि 
उनमें से एक गूंगा था। शायद दोनों मामलोंमें बिना किसी कारणके मनमाने तौरपर 
ही गोलियाँ चलाई गई थीं। हमारा खयाल है कि यदि भारतीयोंके जीवनको पवित्र 
माना गया होता और उच्चचाधिकारियोंके दिलमें न्‍्यायकी भावना होती तो सन्‍्तरी' 
लोग इतने मनमाने ढंगसे अपनी बन्दूकोंका प्रयोग न करते। हमारा खयाल है कि 

उन्होंने मनमानी ही की थी। 

कसूरमें ही दण्ड देनेके मामलेमें सबसे अधिक मनमानीसे काम लिया गया था। 
श्री माससंडनने कहा: “बात यह थी कि कप्तान डोवटन मुकदमे चलाकर सजा दिलाने- 
की औपचारिकतामें पड़ना पसन्द नहीं करते थे।” वे तो 6 तुतं-फु्ते ” मामले निबठाना 
चाहते थे। इस सनकी अफसरने विभिन्न प्रकारके जो दण्ड दिये, उनका रेकर्ड रखनेका 
तो कोई प्रश्त ही नहीं उठता। वे दण्ड देनेके लिए “लोगोंको पदक्षेप (माके टाइम) 
करते रहने और नसेनीपर चढ़नेका हुक्म दे देते थे।” दण्डका कोई नया तरीका 
निकालनेकी गरजते उत्होंने कुछ साधुओंके शरीरपर सफेदी पुतवाई। कप्तान डोवटनने 
इस बातसे इनकार किया कि ऐसा जान-बूझकर किया गया था। उसका कहना था कि 
सावुओंसे गाड़ीपर से चूना उतारनेके लिए कहा गया था और उसी काममें उनके 
शरीरपर सफेदी जम गई थी। हम इस कफियतको माननेसे इनकार करते हें । हमारा 
खयाल है कि चश्मदीद गवाहोंन इस पूरी कारंवाईके बारेमें जो बयान दिये हे, वे सही 
हैँ। दण्ड देनेका एक तरीका यह था कि तथाकथित उपद्रवी लोगोंको स्टेशनके गोदाममें 
जाकर भारी-भारी गाँठे ढोनेका आदेश दिया जाता था। जो लोग हर गोरेको सलाम 
करनेमें चुक जाते थे उन्हें या तो कोड़े लगाये जाते थे, या फिर जमीनपर नाक रग- 
डनेपर मजबूर किया जाता था। कप्तान डोवटन और श्री मासंडनका कहना था कि 
जनता माशैल लॉको पश्चन्द करती थी और इस प्रकारके दण्डोंसे आतंकित होने या अपने- 
को अपमानित महसूस करनेके बजाय इनमें “मजा ” ही ज्यादा लेती थी। कप्तान 
डोवटनने जनतासे एक मानपत्र भी लिया था और एक मुृसलूमानको अपनी प्रश॑ंसामें 
कुछ शेर तैयार करनेका दण्ड दिया था। दण्डका एक तरीका रस्सी कूदता भी था। 
वह॒लोगोंको बिना रुके २० बार रस्सी कृदनेपर विवश करता था। उनका कहना है 
कि कमसे-कम २० व्यक्तियोंकों यह दण्ड दिया गया। 

श्री मासेंडनकी शिकायत है कि वकीलों द्वारा घटनाओंको बढ़ा-चढ़ाकर पेश करनेके 
उदाहरणोंमें से एक यह था कि किसी हिन्दू वकीलने कहा कि सरकार जनताको 
निहत्थे मवेशियोंके समान” समझती है। हमने जिन दण्डोंका जिक्र किया है और 
जनताकी भावनाओंके साथ जिस प्रकारका खिलवाड़ किया गया, उनसे तो वकील 
द्वारा लगाया गया आरोप सिद्ध ही होता है? कप्तान डोवटनने अपनी रिपोर्टमें कहा है 
कि ये लोग अपनी इच्छासे गुलाम बन गये हें। सर चिमनलाल सीतलवाडने जब उनसे 


२५० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इस' शब्दका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि: इसका अर्थ है ऐसे छोग, जो आपकी 
मर्जीके मुताबिक काम करनेकों तैयार हों। ” उन्होंने दीवानीके मुकदमोंकी भी सुनवाई 
की और सजाएँ सुनाई और इस प्रकार मन्दिरकी जायदादके लगानके एक मामलेमें 
फैसला किया। उन्होंने उन लोगोंको भी दण्डित किया जो उनकी रायमें उहृण्ड या 
उद्धत स्वभावके थे। उन्होंने खुद कहा कि ऐसे लोगोंको उन्होंने मार्शल लॉके अन्तर्गत 
विहित दण्डोंसे भी कुछ कड़े दण्ड दिये, क्योंकि उनके विचा रसे जो छोग “ स्वभावसे 
ही उहृण्ड हों या जाने-माने उद्धत लोग हों ”, उनके लिए मार्शल लॉ द्वारा विहित दण्ड 
पर्याप्त नहीं थे। साहबजादा सुछतान अहमदने उनसे पूछा कि क्‍या यह सब करके 
उन्होंने जनरल बनियनके अनुदेशोंका अतिक्रमण नहीं किया। कप्तान डोवटनका खयारू 
था कि उन्हें ऐसा करनेकी पूरी छूट थी। उनके बुलानेपर हाजिर न होनेवाले लोगोंसे 
बदला लेनके लिए उन्होंने कई दस्ते भी भेजे जिनका काम ऐसे लोगोंकी जायदादमें 
आग लगा देनेका था। इसके बारेमें उनसे पूछा गया कि क्या उनके खयालसे माशल 
लॉमें इसकी इजाजत थी। उसका उत्तर था: “हाँ, में तो यही मानता हूँ।” इस 
प्रकार बेचारे कई लोगोंका मालमत्ता बिना किसी कारणके मटियामेट कर दिया गया। 

कैदियोंके मुकदमोंकी सुनवाई शुरू होनेसे पहले ही सावंजनिक स्थानोंमें फाँसीके 
झूले खड़े कर दिये, इस विश्वाससे कि न्यायाधीश फाँसीकी सजा देंगे। फाँसीके ये झूले 
उन स्थछोंके ज्यादासे-ज्यादा करीब खड़े कराये गये जहाँ-जहाँ भीड़ने ज्यादतियाँ की 
थीं। जिरहके दौरान यह जानकारी हासिल हुई कि सर ओ'डायरके आदेशपर ही यह 
किया गया था, लेकित फाँसीके आदेशका पालन होनेसे पहले ही सार्वजनिक रूपसे फाँसी 
देना निषिद्ध कर दिया गया। हमारे खयालसे उसका कारण जान-बूझकर सार्वजनिक 
शिष्टाचार-भंगकी इस योजनाके विरुद्ध भारतीय समाचारपत्रों द्वारा छेड़ा गया प्रचार- 
आन्दोलन ही था। फाँसीकी ये सजाएँ बतलाती हे कि वे अधिकारी कितने गम्भीर 
किस्मके निन्‍दनीय कृत्य करनपर उतारू थे। प्रान्त-भरमें मार्शल लॉ मुकदमोंके परिणाम- 
स्वरूप १८ व्यक्तियोंको फाँसीपर छटका दिया गया; और यदि भारत-भरमें एक जोर- 
दार प्रचार-आन्दोलन कड़ा न हो जाता और माननीय पंडित मोतीलाल ने हरूने जन-सेवा- 
की भावनासे प्रेरित होकर ऐन वक्‍्तपर जमकर पहल न की होती तो बहुतसे अन्य 
लोगोंकों भी फाँसीपर लटका दिया जाता। पंडित मोतीछाल नेहरूने भारत मन्त्रीको 
तार भेजकर मुकदमोंकी अपील की और सुनवाई पूरी होनेतक मृत्यु-दण्ड स्थगित 
करनेके लिए कहा। सौभाग्यवश भारत मन्त्रीने हस्तक्षेप किया और वाइसरायको आदेश 
दे दिया कि मृत्यु-दंड स्थगित कर दिये जायें। हम इस बातपर खेद प्रकट किये बिना नहीं 
रह सकते कि वाइसरायने अपनी तरफसे ही इस कारंवाईको नहीं रुकवा दिया। हमारा 
यह दु:ख तब और भी तीब्र हो जाता है, जब हम देखते हे कि मार्शल लॉके तहत चलाये 
गये मुकदमोंमें कानूनके आम उसूलोंको उठाकर कैसे ताकपर रख दिया गया और उनके 
साथ कितनी मनमानी की गई। हमें बहुत सन्देह है कि फाँसीपर लटकाये गये लोगोंमें 
और अब भी फाँसीका इन्तजार करनेवाले लोगोंमें से अनेक स्वथा निर्दोष थेया हें। 


१, बेरिस्टर; खाल्यिर राज्यके मेम्बर फोर अपीरुस, हंटर समितिके तीन भारतीय सदस्थोंमेंसे एक। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मे कांग्रेसकी रिपोर्ट २५१ 


तंथ्योंको बिलकुल ही धता बतछा देने और धृष्टताके साथ अपने रवेयेपर अड़े 
रहनेके मामलेमें शायद कोई भी अफसर कर्नल मंकरेको मात नहीं दे सकता है, बल्कि 
इस मामलेमें तो मार्शल लॉके प्रशासनका भार संभालने वाले उनके अन्य सहयोगी अफ- 
सरोंमें से शायद ही कोई उतकी बराबरी कर पाया हो। हंटर समितिके समक्ष अपने 
बयानमें उन्होंने कहा कि “यह शहर पिछले कई वर्ोसे राजद्रोहके लिए विख्यात 
रहा है।” साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कसूरके बारेमें इससे पहले 
उनको कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए सर चिमनलालने उनसे पूछा : 
प्र०» - तब फिर आपने यह बात किस आधारपर कही है? 
उ०- सब सुनी-सुनाई बात है। 
प्र० - आपको व्यक्तिगत रूपसे कोई जानकारी नहीं थी? 
उ०- जी नहीं। 
प्र० -- आपसे किसने कहा कि यह स्थान पिछले कई वर्षोंसे राजद्रोहके 
लिए विश्यात रहा है! 
उ०- में इस प्रइदनका उत्तर नहीं देना चाहता। 
प्र०»- आप जो बात कह रहे हें वह अधिकारियोंके समक्ष पेश किये 
जानेवाले एक काफी जिम्मेदारीके दस्तावेजमें शामिल की जायेगी, इसलिए में 
जानना चाहता हूँ कि आपके इस बयानका क्‍या आधार है? 
उ० - मेंने जो-कुछ लिखा है, उसे वहोंतक रहने देना चाहता हूँ। 
प्र० - ठीक है, आप उसे वहींतक रहने दे सकते हैं, लेकिन में आपके 
उस बयानका- कारण जानना चाहता हूँ। में यह प्रदन इसलिए . पूछ रहा हूँ कि 
अधिकारियोंने इससे पहले कहा है कि कसुरमें १० अप्रेूसे पहले कोई भी राज- 
नीतिक हलवल कभी देखनमें नहीं आई; राजनीतिके नामपर वहाँ पहले कभी 
कुछ नहीं हुआ। और इसलिए आपके बयानमें यह सुनकर मुझे ताज्जुब होता 
है कि कसुर पिछले अनेक वर्षोसे राजद्रोहके लिए विख्यात रहा है। क्‍या आप 
अब भी अपनो बातकों सही मानते हें? 
उ० - में इसका उत्तर नहीं वूँगा। 
न्‍( २८ २५ 


प्र० - बयानमें इसके बाद आपने फहा है: “इस शहरसें ऐसे वकील 
मौजद हें जो अपनी सरकार-विरोधी भावनाओंके लिए प्रसिद्ध हें।” क्‍या यह 
भी सुनी-सुनाई बात है? 

उ०- जो हाँ। 

प्र० - और क्या इसपर वे सारी चीजें राग होती हें जो आपने अपनी 
पिछली बातके बारेमें कही हें? 

उ०- जी हाँ। 


२५२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


प्र० - क्या आपको माशल हलॉका प्रशासक होनेके नाते मालम है कि 
१२ तारीखको और बादसमें भी कई वकीलोंन विधि और व्यवस्था कायम रखने- 
में अधिकारियोंकी सहायता की थी, और उनमें से एक को तो श्री शेरबोनेकी 
जान बचाते हुए भी देखा गया था! 
उ०- जी हाँ। 
प्र० - क्‍या यह जानते हुए भी कि कई बकीलोंने, जेसा मेने बताया है, 
उस ढंगसे अधिकारियोंकी सहायता की थी, आप अपनी इस बातको सही 
मानते हें कि ये वकील अपनी सरकार-विरोधी भावनाओंके लिए प्रसिद्ध हें? 
उ० - में अपन बयानपर कायम हूँ, और कहता हूँ कि यह सुनी-सुनाई 
बात हे। 
प्र० - कया आप अब भी अपनी बातकों सही मानते हें? 
उ०- में सानता हूँ कि आपके पेश किये हुए तथ्य सही हें। 
प्र० - यदि ये तथ्य सही हें तो क्या आप अपने बयानमें रहोबदल करनके 
लिए तेयार हैं, या अब भी आप अपने कथनपर कायम हें जिसमें आपन सारे 
नगरपर राजद्रोहका लांछन लूगाया है? 
उ०- में आपसे ही पूछता हूँ कि क्‍या सभी वकीलोंने वहु सब रोकनकी 
कोशिश . - -? 
प्र०- में यहाँ आपके प्रश्नोंके उत्तर देनेके लिए नहीं हूँ। 
उ०- ठीक है, तब सें भी आपके प्रइनोंके उत्तर नहीं देना चाहता। 
कर्नल मैकरेन यह भी कहा था कि अमृतसरके व्यापारियोंन हड़तालमें शामिल 
न होनेवाले कसूरके व्यापारियोंकी हुण्डियोंकों सकारनेसे इनकार कर दिया था। 
कनेल मैकरेने अपने उत्तरमें इसे भी एक सुनी-सुनाई बात बतलाया था और कहा था 
कि “ उनके पास इसे साबित करनेके लिए कुछ नहीं था।” इस अफसरने यह हुक्म भी 
दिया था कि मार्शल लॉके नोटिस जाने-माने आन्दोलनकारियोंके घरोंपर लगाये जायें। 
सर चिमनलालने पूछा कि / एजीटेंटर्स /” (आन्दोलनकारियों ) शब्दसे उनका क्‍या अभि- 
प्राय था। कर्तेल मेकरेका उत्तर था: “मेरा खयाल है अंग्रेजी भाषासे उसका अर्थे 
स्पष्ट है। 
प्र०- लेकिन एजीटेट्स ” शब्दसे आपका आहाय क्‍या है? 
उ०- में अपने बयानमें जितना कुछ कह चुका हूँ, वही मेरा उत्तर है। 
प्रन्‍नों और उनके बेतुके उत्तरोंका यह क्रम थोड़ा और लम्बा चला था। हमने 
ये अंश यह दिखलानेके लिए उद्धृत किये हें कि कमसे-क्रम इस अफसरने अपने इतने 
दायित्वपूर्ण कत्तंव्योंका पालन किस ढंगसे किया, और जिसके लिए सरकारने उसे 
पहलेसे अभयका आश्वासन दे रखा है। 
इस अफसरने ये आदेश भी जारी किये थे कि जिस व्यक्तिके घरकी दीवारपर 
लगाया हुआ सरकारी ऐलानका कोई भी नोटिस बिगाड़ा या फटा हुआ पाया जायेगा, 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रसकी रिपोर्ट २५३ 


उसीकी जायदादसे उसका हर्जाना लिया जायेगा। आदेश मौखिक था या लिखित -- 
इसका सीधा उत्तर न देते हुए इस अफसरने कहा: “लिखित हो या मौखिक -- इससे 
क्या फर्क पड़ता है? ” कहना मृश्किल है कि इस अकसर द्वारा दिये गये इस उत्तरमें 
निहित धृष्टता और उसके द्वारा जारी किये गये आदेशकी “क्रूरता --दोनोंमें से कौन 
अधिक आपत्तिजनक है। हमने “करता ' शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया है; इसलिए 
कि (गवाह द्वारा दिये गये उत्तरके अनुसार ही) “नोटिस चाहे किसी दूसरे ही व्यक्ति 
द्वारा बिगाड़ा या फाड़ा गया हो, प्रतिशोध उसी व्यक्तिसे लिया जाता जिसके घरपर 
वह लगा होता था। और जब उनसे पूछा गया कि क्‍या उनके खयालसे आदेश उचित 
था, तो उनका उत्तर था: “में अब भी यही समझता हूँ कि आदेश उचित था। ” 

प्र० - क्या आपने स्कूली बच्चोंको कोड़े लगानके सिलसिलेसें हिदायत दी 

थी कि सबसे बड़े छः लड़कोंको चुनकर कोड़े लगाये जायें? 
उ०- जी हाँ, मोट तौरपर यही किया था। 
प्र०- क्‍या शारीरिक दृष्टिसे बड़े होना ही उनका दुर्भाग्य था। 


उ०- जाहिर है। 
प्र०- चूँकि वे बड़े थे, क्या इसोलिए उनको कोड़े खाने थे? 
उ०- जी हॉ। 


प्र०- क्या आप समझते हें कि वेसा करना उचित था? 
उ०- उस परिस्थितिमें मेरा यही खयाल था, और आज भी है। 


दोनों सम्बन्धित अधिकारियोंने जो उत्तर दिये थे, उनमें से चन्द नमूने ही हमने 
चुनकर पेश किये हें। सचमुच उनके उत्तर धृष्टता और दायित्वहीनतामें बेजोड़ हें। 
हमारी समझमें नहीं आता कि किसे ज्यादा बड़ा दोषी मानें -- इन अफसरोंको ही या 
इनको नियुक्त करनेवाले उच्च अधिकारियोंको। इन अफसरोंको शायद यह पता नहीं 
था कि वे कितना जघन्य कृत्य कर रहे थे। लेकिन इनको चुननेवाले अधिकारियोंको 
तो इतना समझना चाहिए था कि ये अफसर ऐसे पदोंके लिए सर्वथा अनुपयुक्त हें। 
और मामलेके सभी पहलुओंपर विचार करनेके बाद हमारी राय यही बनी है कि 
स्थानीय परिस्थितिथोंको देखते हुए तो माशल लॉ लागू करना नितानत अनावश्यक था 
और अधिनियमपर' स्वंथा अनुचित ढंगसे अमहू किया गया। 


पट्टी और खेमकरन 


ये दो छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन कसू रसे कुछ मीलकी दूरीपर स्थित हँ। खेमक रनमें 
स्टेशनको लूटा और तारोंकों काटा गया। स्वयं श्री मासेडनके कथनानसार यह छोटी- 
सी घटना थी और इसके पीछे “ लगता है कि निचले वर्गोंके लोगों, दूकानदारों, मूढ़- 
गवार मजदूरों और इसी तरह दूसरे लोगोंका हाथ था। और जहाँतक पट्टीकी बात है, 
स्वयं श्री मासंडनके कथनानुसार, उस गाँवके खास-खास लोगोंने अधिकारियों और 


१, १९१९ का दण्डविप्तुक्ति अधिनिंधम । 


२५४ सम्पूर्ण गांधी वाहन्मय 


पुलिसकी सहायताकी और सब शान्‍्त हो गया। फिर भी इन दोनों गाँवोंको मार्शल 
लॉके परिणाम भुगतने पड़े। 


गुजरॉबाला 


गुजराँवाला जिला कई दृष्टियोंसे प्रान्तके सबसे महत्त्वपूर्ण जिलोमें से है। गुजरा- 
वाला स्वयं एक छोटा-सा कस्बा है जिसकी आबादी ३०,००० है, लेकिन वह महाराजा 
रणजीतर्सिहजीका जन्म-स्थान होनेके कारण विशेष प्रसिद्ध है। यह बड़ी छाइनपर, 
लाहौरसे सिर्फ ४२ मील दूर, एक महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। इस' जिलेमें गुजराँ- 
वालाके अतिरिक्त जिन स्थानोंकी ओर हमारा ध्यान गया है वे हें -- वजी राबाद, निजा- 
माबाद, अकालरूंगढ़, रामनगर, हाफिजाबाद, साँगछा हिल, मोमन, धबन, मनियाँवाला 
नवाँ पिण्ड, चूहड़खाना और शेखूपुरा। गत नवम्बर माहकी १ तारीखको गुजराँवाला 
जिलेको दो हिस्सोंमें विभाजित कर दिया गया, और दूसरे हिस्सेका नाम शेखूपुरा जिला 
रखा गया। इसलिए हम अपनी इस' रिपोर्टमें इन दोनों जिलोंको नवम्बरसे पहलेकी ही 
तरह एक जिला मानकर चले हें, जो एक ही प्रशासकके क्षेत्राधिकारमें था। 

पिछली १३ अप्रैलतक, बल्कि १४ अप्रैलतक कहना ज्यादा ठीक होगा -- यहाँ 
कोई हलचल नहीं थी। स्थिति इतनी सामान्य थी कि १२ तारीखको करने ओ ब्रायन- 
का तबादला सामान्य क्रममें अम्बालाको कर दिया गया था। गुजराँवालाके उनके 
मित्रों और प्रशंसकोंने उनको एक मानपत्र भी दिया था। हंटर समितिके एक प्रश्नके 
उत्तरमें उन्होंने कहा था कि यदि उनको या उनके अधिकारियोंको किसी गड़बड़ीका 
अन्देशा होता तो उनका तबादला अवश्य ही रोक दिया जाता और वे ग्जराँवालामें ही 
रहते; और जैसा कि सचमुच हुआ, गड़बड़ी होते ही उन्हें १४ तारीखको तुरन्त वापस 
बुला लिया गया। ३० मा्चेकों गुजराँवालामें बिलकुल कोई हलचल नहीं हुई, और न 
हड़ताल ही हुई। ४ अग्रैलको श्री गांधीके सन्देशके सिलसिलेमें जिला कांग्रेस कमेटीके 
सदस्योंने हड़तालके प्रदनपर अनौपचारिक रूपसे विचार किया। ५ तारीखकों एक विशाल 
सावेजनिक सभा की गई, जिसमें रौलट कानूनके बारेमें चार बड़े ही निर्दोष किस्मके 
प्रस्ताव पास किये गये। सभामें बड़े ही संयतत किस्मके भाषण किये गये। लेकिन कर्न 
ओ ब्रायन इस सभाको लेकर पहलेसे चिन्तित हो रहे थे; इसी कारण उन्होंने गुजराँ- 
वालाके कुछ जाने-माने लोगोंको बुला भेजा; और उन्हें आगाह कर दिया कि अगर 
कोई गड़बड़ हुई तो उनको ही जिम्मेदार माना जायेगा। इसपर उन लोगोंने डिप्टी 
कमिश्नरसे और पुलिस सुपरिल्टेन्डेन्ट्से, जो इस मुलाकातके अवसरपर उपस्थित थे, कहा 
था कि वे चाहें तो स्वयं सभामें आ सकते हें। ६ अप्रैलको सुबहसे ही मुकम्मल हड़ताल 
रही और बूढ़े-जवान, सभी लोगोंने उपवास और प्रार्थनामें हिस्सा लिया। हमारे सामने 
दिये गये कई लोगोंके बयानोंसे पता चलता है कि अधिकारियोंने हड़ताल, और यहाँतक 


१. हंटर समितिक्रे समक्ष श्री मारसैडन द्वारां दिये गये बयानक्रे मुताबिक पढ्टीमें भी ३१ व्यक्तियोंको 
सजाएं सुनाई गई थीं, जिनमें से १४ को कोड़े छगानेकी सजा दी गई थी । 
२, गुजराँवालाके डिप्टी कमिश्नर । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रसकी रिपोर्ट २५५ 


कि उपवास न होने देनके लिए भी भरसक प्रयत्न किया, और हड़ताल रोकनेके लिए 
अधिकारियोंकी ओरसे और स्वयं अधिकारियों द्वारा भी काफी दबाव डाला गया। 

पहले ही कहा जा चुका है कि १२ तारीखतक वातावरण बिलकुरू शान्त था। 
लेकिन गुजराँवालामें एकाएक खबर पहुँची कि श्री' गांधीको गिरफ्तार और निष्कासित 
कर दिया गया है, और डा० सत्यपाल और डा० किचलको भी गिरफ्तार करके देश- 
निकाला दे दिया गया है। और अमृतसर तथा लाहौरको १० तारीखकी घटनाओंका 
समाचार भी उसी समय पहुँचा। इसे लेकर गृजराँवालाके साधारण जन और नेतागण 
भी विचार करने रूगे कि दूसरी हड़ताल कहाँतक उचित रहेगी। इस बार हड़ताल 
गिरफ्तारियोंके विरोधर्मं और लाहौर तथा अमृतसरकी' गोलीबारीमें जानरे हाथ धोने 
और जझख्मी होनेवाले लोगोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त करनके लिए की जानी थी। 
नेताओंन इसंके लिए आपसी तौरपर एक बंठक की और लरूगता है कि काफी बहस- 
मुबाहसेके बाद यही निष्कर्ष निकाला कि हालाँकि ऐसे तनावके वातावरणमें हड़ताल 
करना खतरेसे खाली नहीं होगा, लेकिन चूँकि जनताके जोशको काबूमें रखना सम्भव 
नहीं हो सकेगा इसलिए अगर हड़ताल हो तो वंसी स्थितिमें हड़तालियोंको किसी 
प्रकार व्यस्त रखनेके लिए खुले मंदानमें समाका आयोजन करके उनका ध्यान बेटाना 
चाहिए। अधिकारियोंने इस बार फिर हड़ताल रोकनेकी नाकामयाब कोशिश की। 
१४ तारीखको फिर मुकम्मल हड़ताल रही। 

उन दिंनों बेसाखीकी छुट्टियाँ थीं, इसलिए १३ तारीखकों और उसके आस-पास 
गुजराँवालामें छुट्टियाँ मनानेवालोंकी' खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और छुट्टियाँ मनाने- 
वाले लोग तो कहींके भी हों, उनको शराबके दौर चलानसे अक्सर कोई परहेज नहीं होता 
और इस अवस'रपर तो और भी नहीं था। इस प्रकार १४ तारीखको हमें गुजराँवाला- 
के वातावरणमें वे सभी चीजें मिलती हें, जो जन-समूहको अनियन्त्रित बनाती हें -- 
जैसे कि छुट्टियोंकी (जो तबीयत आये सो करो” वाली मनःस्थिति, शराब, सरकारकी 
हरकतपर गुस्सा, दूसरे स्थानोंपर जनता द्वारा की गई ज्यादतियोंकी जानकारी और 
निठल्लापन । 

सुबह-सुबह एक अफवाह उड़ गई ऊ्िि स्टेशनके पास रेलवे पुलपर मरा हुआ बछड़ा 
टाँग दिया गया है। इसमें शक नहीं कि किया जिसने भी हो, यह काम बहुत ही अवि- 
वेकपूर्ण था, जिसका मंश्ञा हिन्दुओंकी निम्नतम भावनाओंकों उभारनता था। इसके बारेमें 
कई अटकले लगाई जाती हेँं। हमें जो-कुछ बतलाया गया उसमें एक बात यह है कि 
पुलिसने हिन्दुओं और मुसलमानोंको आपसमें एक न होने देनेके लिए ही वह काम 
कराया था। गुजराँवालाके लोगोंने जो बयान दिये हैँ, उनमें यह बात काफी साफ हो 
गईं है। अधिकारी लोग शरारत करनेवालोंका पता नहीं चला सके हें। इसमें तो 
शककी गुंजाइश ही नहीं कि यह काम उन्हीं लोगोंका था जो हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 
फूट पैदा कराना चाहते थे। लेकिन नतीजा बिलकुल दूसरा ही निकला। जनताने तो 
साफ-साफ यही माना कि अधिकरियोंके इशारेपर ही मरा हुआ बछड़ा टाँगा गया 
है, खास तौरपे इस आधारपर कि किसीने मस्जिदमें सूअरका माँस भी फेंका था। इस 


२५६ _ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


विश्वासन दोनों मजह॒बोंके लोगोंकी एक दूसरेकें और भी निकट छा दिया। इससे उत्त- 
जित होकर एक जन-समृह स्टेशनके पासवाले रेलवे पुलकी ओर चल पड़ा। इसी बीच 
लाहौरकी तरफसे आनेवाली वजीराबादकी एक ट्रेन वहाँ पहुँच गई थी। ट्रेनके एक खान- 
सामाने १३ तारीखके ह॒त्याकांडका समाचार उनको सुनाया। ट्रेन छद्ठियोंपर जानेवाछे 
मुसाफिरोंसे ठसाठस भरी थी। भीड़में से कुछ लोग जाहिरा तौरपर द्रेनकों आगे जाने- 
से रोक देनेपर तुले हुए थे। लगता है कि इन लोगोंने ट्रेनपर कुछ पत्थर भी फेंके । 
इसके बाद उन्होंने गुरुकुल पुलमें आग लगाती शुरू कर दी। लेकिन किसीने भी इसकी 
जमकर कोशिश नहीं की। जिस' समय यह सब हो रहा था, उसी समय गुरुकुलके 
प्रबन्धक, लाला रलियाराम, बेरिस्टर श्री लाभसिह, वकील श्री दीन मुहम्मर और कुछ _ 
अन्य लोग खतरेका अन्देशा देखकर घटनास्थछरूकी ओर बढ़े। उसी समय एक यूरोपीय' 
अधिकारीको भी कुछ सिपाहियोंकों लेकर पुलकी तरफ जाते देखा गया। गुरुकुलके 
कर्चारियोंने उपर्यक्त भारतीय सज्जनोंकी सहायतासे आग बुझा दी। पुलिस सुपरि- 
स्टेन्डेन्टने इस सिलूसिलेमें बड़ी विचित्र बात कही: आग बुझाना पुलिसका काम नहीं 
था, उसका कत्तंव्य तो सरकारी सम्पत्तिकी' रक्षा करना था।” (बयान २८२) 

इसके बाद भीड़ स्टेशनके दूसरी ओरके काची पुलकी तरफ बढ़ी। यहाँ पुलिस 
सुपरिल्टेस्डेन्ट श्री हैरत भीड़को तितर-बितर करनेकी कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने 
भीड़पर गोली चलवा देना ही ठीक समझा। गोलियाँ चलीं और कई लोग हृताहत 
हुए। इस बीच नेतागण भीड़को काबूमें रखने और उसे कस्बेसे बाहर न जाने देनके 


लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने इसी उद्देश्ससे एक सभाका आयोजन किया था और 


वह सभा काफी सफल होती दिख रही थी और शायद पूरी तौरपर सफल हो भी 
 जांती, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। जरुमी लोगोंको, हमारा खयाल है. उनके 


प्रति जवताकी सहानुभूति जगातेके लिए ही, सभामें ले आया गया। यह प्रयत्न पूरी ... 


 तौरपर सफल रहा। सभा उठ गई और बदला लेनेपर आमादा एक भीड़ स्टशनकी' 
तरफ बढ़ चली। एकके बाद एक बंशकीमती सम्पत्तिको मट्यामेट कर दिया 
. _गया। उनमें चच्चें, डाकधर, तहसीरू, कचहरी और रेलवे स्टेशन भी शामिल थे। 
. लगता है कि पुलिस सिर्फ दर्शकोंकी तरह खड़ी देखती ही रही, उसने इस आगजनी 
. इत्यादिको रोकनेकी कोई कोशिश नहीं की। हमारे पास जो बयान हूँ उनमें तो यहाँ- 
तक कहा गया है कि पुलिसने जन-समूहकों आगजवीके लिए भड़काया भी था, और 
उन बयानोंमें जो सबूत मौजूद है उनसे इस कथनका समर्थन ही होता है। 
कनेल' ओब्रायन उलट पाँव गुजराँवाला लौट आये। लगता है कि उन्होंने लाहौर 
टेलीफोन किया था कि उनको इतने व्यापक अधिकार दे दिये जायें कि वे जो भी 
ठीक समझें कर सकें। सर चिमनलाल सीतलवाडने जब उनसे जिरहके दौरान पूछा कि 
.. उनको कोौन-कौन-सी सत्ता प्राप्त थी, तो उन्होंने कहा: “मेंने १५ तारीखको फोन- 
.. पर मुख्य सचिवसे बात की थी। मेंने उनसे कहा कि मुझे कुछ कदम उठाने पड़ सकते 
. हैं और मुझ उम्मीद है कि यदि ये कदम ठीक नीयतसे उठाये जायेंगे तो बादमें उनको 
कानूनी करार दे दिया जायेगा।” स'र चिमनलाल सीतलवाडने पूछा : “ लेकिन फोन तो 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २५७ 


आपने शायद मार्शल लॉकी घोषणासे पहले किया था? ” कर्नल ओ ब्रायनका उत्तर था: 
“जी हाँ।” सर चिमनलालने आगे पूछा: “आपने फोनपर उनसे कहा कि आपको 
कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और यदि सदाशयतापूर्वक उठाये जायें, तो आप चाहते थे कि 
उनको कानूनी करार दे दिया जाये, और इसपर उन्होंने आपको हर तरहकी छूट दे 
दी; यही है?” इसका उत्तर था: जी हाँ।” कनेल ओन्रायनके अनुसार मुख्य' 
सचिवने उनसे कहा कि “समझ-बूझसे काम लेना। सब ठीक हो जायेगा।” यदि 
दण्डविमुक्ति अधिनियम (इन्डेम्निटी एक्ट) की उत्पत्ति इसीसे हुई हो तो हमें यह 
कहने में तनिक भी हिचक नहीं कि यह बड़ी शर्मनाक बात थी। और इस अधिकारीने 
“ सदाशयतापूर्वक ” क्या-क्या किया, वह अभी सामने आया जाता है। 
हमारा निवचत मत है कि भीड़ने जिस मूल्यवान सम्पत्ति और एक प्रार्थना-स्थलको" 
जो क्षति पहुँचाई, वह बिलकुल मनमानी थी और जिसे किसी भी तरह उचित 
नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट द्वारा चलवाई गई गोलियों और यहाँ- 
तक कि पुलपर मरा हुआ बछड़ा टाँगनेकी दृष्टताका हवाला देकर भी आगजनीकी 
हरकतको उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह सच है कि गोलीबारी और मरा 
हुआ बछड़ा टाँगनेकी हरकतोंसे जनता काफी अधिक उत्तेजित हो गई थी, परन्तु उनके 
आधारपर भीड़की इन ज्यादतियोंका ओऔचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
फर्नेल ओ ब्रायन जब वापस लौटे, तबतक भीड़का गुस्सा शान्‍्त हो च॒का था। 
उन्होंने सहायता मँगवाई थी और दिनके ३ बजे तक उनकी सहायताके लिए हवाई जहाज 
पहुँच गये जिनसे सर्वथा निर्दोष व्यक्तियोंपर बमबारी की गई। जिस स्थानपर 
बमबारी की गई थी वहाँ कोई भी सावंजनिक सभा नहीं हो रही थी। खालसा बोडिग 
हाउसपर बम गिराये गये। उस दृह्यका वर्णन करते हुए एक विद्यार्थी कहता है: 
हमने सीन बज दोपहरके आसपास हवाई जहाजोंकी गड़गड़ाहट सुनी । . « « 
वे लगभग १० मिनटतक बोडिंग हाउसपर मेंडराते रहे। . . - अचानक एक 
धमाका सुनाई पड़ा, एक गोला नीचे आया और हमारे मसिठाईवाले गेंदासहके 
ऊपर पड़ा। - - - उसके एक छोटसे टुकड़ेन मेरे दाहिने हाथकी एक अंगुलीको 
जर्सी कर दिया। उसके धक्‍केके कारण एक लड़का गिर पड़ा। (बयान २९६, 
पृष्ठ ४०८) ु 
बोडिंग हाउसके अधवीक्षकने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है। 
हमारे स्क्छमें कभी कोई राजनीतिक सभा नहीं हुई थी, न उसको इजा- 
जत ही है। १४ अप्रेलको बोडिग हाउसका कोई भी विद्यार्थी शहर नहीं गया 
था। हमारा स्कूल और बोडिंग हाउस शहरसे आधा सील और स्टेशनसे एक 
समोलसे कुछ ही अधिक दूर हे। (बयान २९७, पृष्ठ ४०९) 
लॉर्ड हंटरकी समितिके समक्ष कप्तान कार्बेरीने तो अपनी गवाहीमें कहा कि उन्होंने 
“आती या जाती हुई भीड़को तितर-बितर करने ” के आदेश दिये। लेकिन, जहाँतक खालसा 
बोडिंग हाउसपर बमबारीकी बात है, वहाँ आती या जाती हुई कोई भीड़ नहीं थी 


२५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और न वहाँ कोई सभा ही हो रही थी। हमें लगता है. कि खालसा बोडिंग हाउसपर 
बम गिरानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और यह तो भाग्यकी बात थी कि उससे 
किसीकी जान' नहीं गई। 
सम्बन्धित अधिकारियोंके बयान इस विषयमें बड़े दिलचस्प हे कि उन्होंने बम 
किस प्रकार गिराये और कैसे मशीनगरनें चलाई। पहले जहाजोंने मशीनगनोंसे गोली- 
वर्षा की, जब लोग डरकर अपने गाँवोंकी ओर भागने छूगे, तब उनपर बम गिराये 
गये ।' हंटर समिति और सम्बन्धित अधिकारीके बीच हुआ प्रश्नोत्तर देखिए : 
प्र० - क्‍या पहले आपने बम गिराये, और लोग गाँवकी ओर भागन 
लगे, यही न? 
उ०- जी हाँ। 
प्र० - अर्थात्‌ गाँवके मकानोंपर ? 
' उ०- जो हाँ। मेरा खयाल है कि कुछ गोलियाँ मकानोंमें भी लगी थीं। 
प्र०- लोग भाग रहे थे और वे तितर-बितर होकर घरोंमें घुस गय थे? 
उ०- जी हाँ। 
प्र० - आपने गाँवोंपर मशीनंगनें चलाई; तब हो सकता है कि आपकी 
गोलियाँ उन लोगोंको न लूगकर जिन्हें आप तितर-बितर कर रहे थे, मकानोंमें 
सौजूद दूसरे बेकसूर लोगोंकों लगी हों? के 

उ०- में बेकसुर लोगों और दूसरे लोगोंके बीच भेद नहीं कर सकता 
था। भेंने उन लोगोंकों गोलियाँ मारनकी कोशिश की, जो भाग रहे थे और 
जिनके बारेमें मेंन समझा कि वे नुकसान करनके लिए आ रहे थे। 


प्र०- बसबारीका नतीजा यह हुआ कि वे तितर-बितर हो गये? 


उ०- जी हाँ। 
प्र०- क्या वे गाँवोंमें भाग गये ? 
उ०- जी हाँ। 


प्र०- क्या आपका उद्देश्य पुरा नहीं हुआ था? मसशीनगनोंसे गाँवोंपर 
अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलानकी क्या आवश्यकता थी? 
उ०- मद्ीनगनोंसे अन्धाधुंध गोलियाँ नहीं चलाई गईं। सेन गोलियाँ 
उन लोगोंपर चलाईं, जो भाग रहे थे। में कह चुका हूँ कि भीड़ तितर-बितर' 
हो गई थी और गाँवोंकी ओर भागने लगी थी। मेंन उन्हीं लोगोंपर गोलियाँ 
चलाई । 
इस' अधिकारीका कहना है कि वह २०० फुट ऊँचे एक स्थानपर खड़ा था। 
वह सब-कुछ बहुत अच्छी तरहसे ” देख सकता था। “उनपर मशीनगनें चलाने और 


१. घारणक, भगवानपुरा, धुर्छा और आसपासके अन्य गाँवोंपर मशीनगर्नोंसि गोलियाँ बरसाई गईं 
थीं था बम गिराये गये थे । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धम कांग्रेसकी रिपोर्ट २५९ 


उन्हें मारनेकी जरूरत ही क्‍या थी? ”--इस' प्रश्नका उसने तुरन्त उत्तर दिया: 
“और ज्यादा नुकसान पहुँचानेके लिए।” 


प्र०- लगता है आपका मंशा उस भीड़के और ज्यादा लोगोंको गोली 
मारने या उनकी हत्या करनेका था, यद्यपि भीड़ तितर-बितर होने ही लगी थी 
और लोग बमबारीके बाद भागन हछगे थे? 

उ०- में उनके हितकी वृष्टिसे ही बेसा कर रहा था। मेंने यह भी 
समझ लिया था कि यदि में उनमें से कुछकों जानसे खत्म कर दूँगा तो फिर 
वे दूसरी बार जमा होकर नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। 


487: लक 


सर चिमनलालका अगला प्रदइन था: ऐसा करनेमें आपका मंशा एक तरहका 
नैतिक प्रभाव डालनेका था न? ” बिलकुल शान्त भावसे इसका उत्तर दिया गया: 
“जी हाँ, बिलकुल यही था।” अधिकारीन इसके बाद एक दूसरे गाँवपर मशीन- 
गनोंसे गोलीबारी की । वहाँ उसने उन लछोगोंकी भीड़पर गोली चलाई जो गुजराँवालासे 
लौटकर अपने गाँव जा रहे थे। हमारे पास जो सबूत हे, उनसे पता चलता है कि 
अधिकारीन जिस तरहकी भीड़का हवाला दिया है, वेसी भीड़ वहाँ नहीं थी। वहाँ तो 
लोगोंके छुट-पुट समूह थे और वे छोग स्वथा निर्दोष थे। यह तो एक मानी हुई 
बात है कि वे सब बिलकुल निह॒त्थे थे। गुजराँवालाकी भारतीय बस्तियोंपर गोली 
चलानेका उद्देश्य यह था कि जनता सड़कोंपर न निकले। “वतनी लोगोंके नगर ”में 
८“ डेढ़ सौ राउंड” गोलियाँ बरसाई गई। और अधिकारीन सर चिमनलालको अपनी 
बात पूरी स्पष्टतासे समझानेके लिए कहा कि : “आपको यह भी साफ समझ लेना 
चाहिए कि मकानोंपर गोंडी चलानेका तो कोई लाभ था नहीं। में तो वतनी छोगोंके 
शहरमें वतनियोंपर गोली चला रहा था।” 


हमारी रायमें हवाई जहाजोंसे की गई यह सारी गोलीबारी बिलकुल अनुचित 
थी। यह गोलीबारी शुरू तब की गई, जब जन-समूह बरबादी कर चुका था और 
भीड़ छेंट चुकी थी। इसलिए सम्पत्तिकी और अधिक बरबादी रोकनेका तो कोई प्रश्न 
ही नहीं था। हमारा यह भी विश्वास है कि गोलीबारी यदि बदलेकी भावनासे न भी 
की गई हो, पर वह अविवेकपूर्ण अवश्य थी, और अफसरोंके अपने ही वक्‍तव्योंके अनुसार 
गाँववालोंकी जिन्दगीका उनकी निगाहमें कोई मोल नहीं था और उन्होंने लोगोंको 
आतंकित करनेके लिए उनपर गोलीबारी की। हमें जो सूची दी गई है और जो बयानों- 
में भी शामिल कर ली गई है, उसके अनुसार इसमें १२ लोग मारे गये, और २४ 
जख्मी हुए थे। अगर और ज्यादा लोगोंकों जानसे हाथ नहीं धोना पड़ा तो उसमें 
सम्बन्धित. अधिकारियोंका कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ओरसे कोई कसर 
बाकी नहीं रखी थी। वह तो कहिए कि बम फटे ही नहीं। 


१४ तारीखकी बमबारी तो अकारण थी ही, लेकिन १५ तारीखको हवाई 
जहाजोंकी सहायता लेवेका तो उंतना भी औचित्य नहीं था। कारण, कर्नेल ओ ब्रायनको 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाहुःमय 


उस समयतक अपनी जरूरतसे कहीं ज्यादा सैनिक कुमक प्राप्त हो चुकी थी, उन्होंने 
जितनी कुमक माँगी थी उतनी तो अवश्य ही मिल चुकों थी। 

लगता है कि हवाई जहाजोंसे बमबारी करनेका सुझाव मूलतः: सर माइकेल 
ओ'डायरने दिया। और, उन्होंने ऐसा सुझाव दिया हो या नहीं; लेकिन इसमें तो 
कतई सन्देह नहीं कि उन्होंने इसकी ताईद की। यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाबकी 
जनता हवाई जहाज़ों द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे भी की जानेवाली बमबारीकी 
अभ्यस्त नहीं थी। स्वीकार किया जाना चाहिए कि हवाई जहाजों द्वारा बमबारीका 
औचित्य तो तभी हो सकता है जब कोई बड़ी जरूरत सामने आ पड़ी हो, कोई बड़ा 
या आसन्न खतरा उपस्थित हो; हवाई जहाज जब गुजरावाला पहुँचे तबतक तो 
सारा खतरा टल ही चुका था। हवाई जहाजोंकी मौजूदगी मात्र ही पर्याप्त सुरक्षा 
थी। गुजराँवाछाके यूरोपीय छोगोंकों कोई खतरा नहीं था। एक भी यूरोपीयकी जान 
नहीं गई। बमबारीकी सैनिक आवश्यकता सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण नहीं जुटाया 
गया है। सरकार द्वारा जुटाये गये साक्ष्यसे ही स्पष्ट है कि बिलकुल ही द्ान्त जनता- 
पर अन्धाधुन्ध गोलीबारी और बमबारी की गई थी और वह भी ऐसे समय जब 
जान-माऊका बिलकुल खतरा नहीं था और अमृतसर तथा कसूरके अनुभवोंसे स्पष्ट हो 
गया था कि जन-समूहका क्रोध अचानक ही थोड़े समयके लिए भड़क उठा था, उसमें 
जमकर लड़नेकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। १५ तारीखको बैरिस्टरों, वकीलों और अन्य 
नेताओंकी अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनके 
बारेमें अधिकारी जानते थे कि उन्होंने अपनी जानपर खेलकर भीड़का क्रोध शान्त 
करनेमें सहायता दी थी। खुद कर्नल ओ'ब्रायनके कथनानुसार जब ये गिरफ्तारियाँ की 
गईं उस समय ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिनसे उनका ओऔचित्य सिद्ध होता । उनके 
कथनातुसार ये गिरफ्तारियाँ भारत प्रतिरक्षा अधिनियम (डिफेन्स ऑफ इंडिया ऐक्ट) के 
विनियमोंकें विनियम १२के अन्तगंत की गई थीं। इस विनियममें व्यवस्था यह है 
कि पक्का सन्देह होनेपर ही किसी व्यक्तिको गिरफ्त/र किया जा सकता है। कर्नल 
ओब्रायनके दिमागमें जिस एक विनियमकी बात थी, वह तो निम्नलिखित विनियम ही 
हो सकता है: 

लेफ्टिनेंट गवर्नर डिफन्स ऑफ इंडिया कन्सॉलिडेशन रूत्स, १९१५ के नियम 

१२ ए० ए० द्वारा प्रदत्त सत्ताका प्रयोग करते हुए सभी कमिइनरोंको प्राधिकृत 

करता है कि वे किसी भी व्यक्तिको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हें जिसपर 

सरकारकी सत्ताके खिलाफ विव्रोहकी भावना फेलाने या उसमें सहायता वेनेका 

उचित सन्‍्वेह हो। 


यंदि उनके दिमागमें इसी विनियमकी बात थी तो वे स्वयं एक डिप्टी-कमिश्नर होते 
हुए इसके अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ नहीं करा सकते थे । और फिर ऐसे व्यक्तियोंको 
गिरफ्तार करना, जिनके किसी गलत कामकी' जानकारी डिप्टी-कमिश्नरको नहीं थी, या 
कमसे-कम उस समयतक नहीं थी, इस नियमके अथके साथ खींचतान करना ही था। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट २६१ 


हंंटर समितिके सामने पेश किये गये साक्ष्यमें स्वीकार किया गया था और हमारे 
सामने भी यह तथ्य अच्छी तरह सिद्ध कर दिया गया है कि इन नेताओंको अचानक 
ही गिरफ्तार कर लिया गया और कुछको कपड़े पहनने या सिरपर पगड़ी-टोपी लगाने 
तक का समय नहीं दिया गया। दो-दोकों एक-एक हथकड़ी पहनाकर, २२ नेताओंको 
दहरमें दो मील पैदल चलाया गया। सबसे आगे नगरपालिकाके दो सदस्य -- एक 
हिन्दू और एक मुसलमान -- चल रहे थे। और उनके भोजन और दैनिक आवश्यकताओं- 
की अन्य वस्तुओंका कोई प्रबन्ध किये बिना उनको एक खुले 'ट्रकमें लाहौर ले जाया 
गया। उन बन्दियोंमें गुरुकुलकें प्रबन्धक श्री रालियाराम भी थे जिनकी अवस्था रूगभग 
६३ वर्षकी थी। उनका कहना है: 


में भी उन २२ बन्दियोंके जत्थेमें था। सबको एक साथ एक जंजोरसे बाँधा 
गया था और एक-एक हथफड़ीसे दो-दो आदमी बेंधे हुए थे। हमको इसी दशामें 
आम सड़कोंपर चलने और दौड़नके लिए मजबूर किया गया। हमें एफ खुले 
टूकमें लाहौर ले जाया गया । हममें से एकको धो दट्वी-पेशाब फरनकी भी 
इजाजत नहीं दी गई थी। उनसे कह दिया गया कि अपनी सीटठपर बंठ-बेठ ही 
क्र लें । लाहौर पहुँचनेपर में अकेला ट्रकसे नहीं उतर सका । क्योंकि दूसरे 
लोग भी मेरे साथ बँधषे हुए थे और जबतक सब नहीं उतरते में भी नहीं उतर 
सकता था। इसलिए मुझे जबरन नोचे खींचा गया और गठियाका रोगी होनके 

कारण मुझे उससे बड़ी पीड़ा हुई। (बयान २८२, पृष्ठ ३८८) 
कूनेल ओनब्रायनसे पूछा गया कि उन्होंने लोगोंको कपड़े पहननेतक का समय क्‍यों नहीं 
दिया। उनका उत्तर था कि वे गिरफ्तारीका काम पूरा करनेकी जल्दीमें थे। इसलिए 
उनसे यह तो पूछा ही जा सकता है कि उन्होंने नेताओंको द्रकर्मे बैठाकर सीधे स्टेशन 
क्यों नहीं भेजा । न भेजनेसे सीधे-सीधे एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
“बे” जनताकों यह सब दिखलाना और इस तरह आतंकित करना चाहते थे। कर्नल 
ओगब्रायनके विचारसे गिरफ्तार करना तो बड़ी ही रहमदिलीका काम था। 

१६ तारीखको माशेल लॉकी घोषणा की गई, और उसके तहत गुजराँवालाकी 
जनताको बेइज्जत किया गया, कोड़े लूगाये गये, तथा और भी कई तरहसे अपमानित 
किया गया। दुकानदारोंकों दुकानें खोलनेपर मजबूर करनेके लिए यह विचित्र-सा 
फर्मात जारी किया गया: 


माशेल लॉके सहत नोटिस नं० २ 


चूंकि हमें पता चला है कि गुजराँवालाकी नगरपालिकाकी हबोंमें रहनेबाले 
कुछ वुकानदार सेना और पुलिसके सिपाहियोंके खरीद-फरोख्तके लिए आनेपर 
अपनी दुकानें बन्द कर देते हें, या वे सेना या पुलिसके सिपाहियोंको उचित 
भावपर चीजें बेचनसे इनकार कर देते हें; इसलिए निम्नलिखित आदेश जारी 
किय नाते हें कि इस नोटिसके प्रकाशनके बाद जो भी दुकानदार हस तरह पेद्ा 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आता पाया जायेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जायंगा और वह कोड़े खानके 
दण्डका भागी होगा। 


( हस्ताक्षर ) एफ० डब्ल्यू० बेरबेरी, 
लेफ्टिनेंट-कनेल, 
ऑफिसर-कर्मांडिग, जिला गुजराँवाला 
१८-४-१९ १५९ 

और नीचे दिया गया मार्शेल लॉका नोटिस बतलाता है कि लॉड हंटरकी समितिके 
सदस्योंने जिसकी इतनी अधिक चर्चा की और हमारे सामने मौजूद साक्ष्यमें जिसे 
इतना ज्यादा तूल दिया गया है, उस' सलामी आदेश (सेल्यूटिंग ऑडेर) का मतरूब 

क्या था: 


माशेल लॉ नोटिस नं० ७ 


हमें पता चला है कि गुजराँवाला जिलेके निवासी आम तौरपर सम्राटके 
राजपत्रित कमिश्नरों तथा सेनिक और असनिक यूरोपीय अधिकारियोंके प्रति 
सम्मान-प्रदर्शन नहीं करते, जिससे सरकारकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मानकी 
रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए हम आदेश देते हें कि गुजराँवाला जिलेके निवा- 
सियोंको इन सम्माननीय अधिकारियोंसे मिलूनेके अवसरपर उनको उतना ही 
सम्मान देना चाहिए जितना कि भारतके धनी और जान-साने लछोगोंको वे 
देते हैं । 
यदि कोई व्यक्ति घोड़े या किसी गाड़ीपर सवार हो तो उसे ऐसे अवसर- 
पर नीचे उतर जाना चाहिए। यदि किसीके हाथमें छाता हो, तो उसे वह नीचे 
कर लेना चाहिए था यदि उसने उसे खोल रखा हो तो बन्द कर लेना चाहिये 
और सभी व्यक्तियोंकों अपने दाहिने हाथसे अदबके साथ सलाम करना 
चाहिए। 
(हस्ताक्षर) एलं० डब्ल्यू० वाई० कंम्बेल, 
ब्रिगंडियर-जनरल, 
क्‍ ऑफिसर-कर्मांडिग, जिला गुजराँवाला 
कर्नेल ओ'ब्रायनने भारतीय प्रथाके आधारपर इस' आदेशका औचित्य सिद्ध करनेकी 
कोशिश की। जो आदेश स्पष्ट ही इतना अधिक अपमानजनक और आत्म-सम्मानकों 
चोट पहुँचानेवाला हो, उसे न तो प्रथाके आधारपर उचित ठहराया जा सकता है, और 
न विवेकके आधारपर ही। हमारे सामने जो साक्ष्य आया है, उससे प्रकट है कि इसका 
अमल इस ढंगसे हुआ कि सैनिकोंतक को सलाम करना पड़ता था, और सलाम न 
करनेकी सजा थी --कोड़े खाना। यदि कोई व्यक्ति उनको सलाम नहीं करता, तो 
उसकी पीठपर दो-तीन बार छड़ीसे प्रहार किया जाता था। हवेलीरामकी दुकानके 
सामने हल्दीका एक व्यापारी हल्दी खरीद रहा था। वह उस जगहके लिए नया था, 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट २६३ 


और उसने खड़े होकर सैनिकोंको सलामी नहीं दी, इसीलिए उसको बेंत खाने पड़े। 
चूंकि उसकी पीठ सड़ककी तरफ थी, इसलिए उसने सैनिकोंकों देखा नहीं था। (बयान 
३०५ और २९०, २९३, २९८, ३०० और ३०१ भी)। विद्याथियोंको रोज ही 
यूनियन जेकको सलामी देनी पड़ती थी। 

प्रतिष्ठित छलोगोंकों बाजारकी नालियाँ साफ करनी पड़ती थीं, हालाँकि उनमें से 
कुछ मो नग्रपालिकाका जमादार पहले साफ कर चुका होता था। (बयान 
३०४ 

लोगोंको लाठी लेकर चलनेकी मनाही थी। कुछ दिनोंके लिए रेल-यात्रा भी 
बन्द कर दी गई और कर्फ्यूं आदेश निकाल दिया गया। इस प्रकार जनताकों बिलकुल 
ही असहाय बना दिया गया था। 

इसके बाद माशेल ला न्यायाधिकरणों और सरसरी जाँच अदालतोंमें मुकदमे शुरू 
हुए और इन मुकदमोंपर भी वे सभी बातें लागू होती हें जो अमृतसरमें चलनेवाले 
मुकदमोंके बारेमें कही गई है । सबूत गढ़ा गया था--इसके यथेष्ट प्रमाण मौजूद हें। 
अधिकारीगण जो इस बातपर जोर दे रहे थे कि वहाँ, बगावतकी स्थिति मौजूद थी, 
वह लॉर्ड हंटरकी समितिके सामने लगभग बिलकुल निराधार साबित हुई। कर्नल 
ओ ब्रायतको बगावतकी स्थिति साबित करनके लिए सिर्फ इतना ही कहना था कि यह 
स्थिति _ न्यायिक रूपमें सिद्ध / हो गई थी। लगभग प्रत्येक नेताको गिरफ्तार कर 
लिया गया। दीवान मंगलसेन और उसके परिवारके साथ किया गया सलक, लाला 
अमरनाथके मकानको बदलेकी भावनासे खाली करवाना, लोगोंको गिरफ्तार और 
नजरबन्द करना और उनपर कोई मुकदमा न चलाना --यह सारी कहानी एक सोच- 
समझकर की गई क््रताकी कहानी है, जो ब्रिटिश प्रशासनके नामपर कलंक है। 


वजीराबाद 


वजीराबाद एक दूसरा महत्त्वपूर्ण स्टेशन हैं, जो बड़ी लाइनपर गुजराँवालासे 
२० मीलकी दूरीपर स्थित है। यह जकंशन भी है। यह एक छोटा-सा कस्बा है, 
जिसको आबादी लगभग १०,००० है। हर साल वहाँ बंसाखी मेलेके' अवसरपर आस- 
पासके गाँवों और इलाकोंसे बड़ी संख्यामें लोग इकट्रु होते हे। वहाँ पिछली ३० माचे 
या ६ अप्रैठको कोई हड़ताल नहीं हुई, लेकिन वहाँ जो लोग इकट्ठ हुए थे वे साथमें 
लाहौर, अमृतसर और गूजराँवाछाकी घटनाओंकी खबरें भी लाये थे। आसपासके गाँवोंसे 
आनेवाले लोगोंने वजीराबादियोंकों हड़ताल न करनेपर ताने मारने शुरू किये। उन्होंने 
कहा कि “ वजीराबादके लोगोंन हड़ताल नहीं की, इसलिए अब कोई भी उनकी लड़- 
कियोंसे विवाह नहीं करेगा।” (बयान ३१२, पृष्ठ ४३४) | हड़ताल करने-न-करनेके 
प्रदनपर विचार करनेके लिए १४ तारीखको वहाँकी मसजिदमें एक सभा हुई। १५ 
तारीखको हड़ताल हुई, लेकिन कुछ शरारती लोग भी थे जो सिर्फ काम बन्द होनसे 
सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने तमाम घटनाओंकी जो अतिरंजित कहानियाँ सुनी थीं, वे 
उनके दिलोंमें काँटोंकी तरह गड़ रही थीं। फलत: वे भी तार काटने और रेलकी 
पटरियाँ उखाड़नेके लिए चल पड़े | उनमें से कुछ इसके बाद रेवरेंड श्री बेलीके मकानकी 


२६४ सम्पूर्ण गांधी वाइःमसय 


ओर चल दिये। रास्तेमें कुछ और लोग भी उनके साथ हो लिये। भीड़ने रेवरेंड 
श्री बेलीका मकान और उनका बेशकीमती पुस्तकालय भी जला दिया। छूगता है कि 
पुलिस घटना-स्थलूपर मौजूद थी, लेकिन उसने इस सवंथा अनुचित अग्निकांडको रोकने- 
का कोई प्रयास नहीं किया। सौभाग्यसे इसमें किसीकी जान नहीं गई। इस विनाश- 
लीलामें लगता है, किसी भी प्रमुख व्यक्तिने हिस्सा नहीं लिया था। ऐसा जान पड़ता 
है कि वजीराबादके कुछ प्रमुख नागरिकोंने भीड़के इस उपद्रवको रोकनेकी थोड़ी-बहुत 
कारगर कोशिश भी की। रेवरेंड श्री बेलीका मकान वजीराबादसे दो मील और निजा- 
माबादसे एक मीलकी दूरीपर बस्तीसे बिलकुल अरूग जमीनके एक टुकड़ेपर बना 
हुआ है। भीड़ द्वारा किये गये इस उत्पातका तनिक भी औचित्य' नहीं है। इस कांडको 
और भी अधिक अशोभनीय और भत्संनीय बना दिया है इस बातने कि एक निर्दोष और 
लोकप्रिय. मिशनरीके घरको इस काण्डका शिकार बनाया गया था। हमें यह पता 
नहीं चल सका है कि इस पूरे काण्डके पीछे खास मंशा क्‍या हो सकता है। सिर्फ 
इतना कहा जा सकता है कि जन-समूह यूरोपीयोंके प्रति अपने गुस्सेकी रोमें बह 
गया ,था। हे 
कनेल ओवब्रायत पुलिस और सेनाके साथ १६ तारीखको वजीराबाद पहुँचे। 
तुरन्त ही गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं, और गूजराँवालाकी तरह ही सारा प्रदर्शन 
वजीराबादमें भी हुआ। 
१८ तारीखको एक दरबार किया गया था, जिसमें समाचारके अनूसार कर्नल 
ओ ब्रायनने कहा: 
ओ बेवकूफ और पागल लोगो ! सुनो, तुमने सोचा था कि ब्रिटिश सरकार खत्म 
हो गई है। अब तुम्हारा पागलपन ठीक कर दिया जायेगा। हमारे पास उसका 
इलाज मौजूद है। तुम सब अच्छी तरह समझ लो कि सरकारको पूरा अधि- 
कार है कि वह किसी भी आदमीकी जायदाद जब्त कर सकती है, उसका 
मकान गिरा सकती है, और इतना ही नहीं, वह चाहे तो उसमें आग भी 
लगवा सकती है। इसीके मुताबिक, में इसके जरिये हुक्म देता हूँ,कि जमीयत- 
सिंह बग्गाकी ' सारी जायदाद जब्त कर ल्‍ही जाये। (बयान ३१३, पृष्ठ ४४२) 
दूसरे ही दिन माशल लॉ जारी कर दिया गया। स्थानीय आयंसमाजके भूत- 
पूर्व मन्‍्त्री डा० दोलर्तासहने फौजी शासनका इन शाब्दोंमें वर्णन किया है: 
कई जगहों और कुछ इमारतोंपर माल छॉके नोटिस छगा दिये गये। ये नोटिस 
उन जगहों और घरोंपर लगाये गये, जिनका गिरफ्तारशुदा लोगोंसे सम्बन्ध 
था। हालाँकि आयंसमाजका उन घटनाओंसे कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी 
आयंसमाज मन्दिरपर साल लॉके नोटिस छूगा दिये गये। में हड़तालके 
खिलाफ था और मेंने आन्दोलनमें भाग नहीं लिया था, पर आर्यंसमाजफा सन्त्री 


१. वयेदृद्ध सिख नेता और वजीराबादके प्रमुख नागरिक । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट २६१५ 


होनके नाते मुझे उन माशल लॉ नोटिसोंकी हिफाजतके लिए जिम्मेदार बना 
दिया गया। दो आदमी खास तौरसे रखने पड़े जो इस बातकी चौकसी रखते थे. 
कि कहीं कोई शरारती व्यक्ति इन नोटिसोंको फाड़कर ले न जाये या उन्हें कोई 
नुकसान न पहुँचा दे । इसके अलावा मुझे खुद भी इनको निगरानीके लिए 
कई बार जाना पड़ता था। माशल लॉकफे अधिकारी लोग इसफे बड़े पाबन्द थे 
कि न तो नोटिसोंको नुकसान पहुँचाया जाये और न कोई उन्हें छेड़े-छाड़े। (बयान 
३०८, पृष्ठ ४२२) 


ऐसे नोटिसोंको उखाड़ना या उनको बिगाड़ना माशेल लॉके विनियमोंकों तोड़ना था। 
और जहाँ-जहाँ ये नोंटिस लगे थे उन मकानोंमें रहनेवालोंकों इनकी सुरक्षाके लिए 
जिम्मेदार माना जाता था। डा० दौरूतसिहकों गिरफ्तार कर लिया गया और आर्य- 
समाजके रजिस्टर जब्त करके पुलिस अपने साथ ले गई। डा० दौलतसिहको १० दिन- 
तक नजरबन्द रखा गया, उनसे कुछ व्यक्तियोंक खिलाफ गवाही देनेके लिए कहा गया 
था और बादमें ३० मईके करीब उन्हें रिहा कर दिया गया। ७ जूनको उनको फिर 
गिरफ्तार कर लिया गया। वे बतलाते हे कि किस तरह उनके खिलाफ सबूत गढ़े 
गये, कैसे उतको वकील करनेका भी समय नहीं दिया गया, कैसे बहुत ही कमजोर 
गवाहीके आधारपर उनको सजा दे दी गई और कैसे कर्नल ओबब्रायनन उनसे कहा : 
“चकि स्वामी श्रद्धानन्द आन्दोलनमें हिस्सा ले रहे हें, इसलिए तुम भी हिस्सा ले 
रहे होगे।” (बयान ३०८, पुष्ठ ४२६) 

आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलतीसे या देख न पानेपर किसी 
यूरोपीयको सलाम नहीं बजा पाता था तो उसकी पगड़ी उतारकर उसके गलेमें बाँध 
दी जाती थी। फिर सैनिक लोग उसे घसीटकर कैम्पतक ले जाते थे। वहाँ उसपर 
या तो जुर्माना किया जाता था या फिर कोड़े लगाये जाते थे। (बयान ३०८ और 
३१३) एक गवाह कहता है कि उसने सलाम तो किया था, पर चूँकि किसीने उसे 
सलाम करते देखा नहीं, इसलिए उसे सम्बन्धित अधिकारीके जूते चाटनेपर मजबूर 
किया गया। (बयान ३१९) इस बयानकी कई गवाहोंने काफी ताईद की है। 

सैनिकोंके लिए नियमित रूपसे मक्खन इकट्ठा किया जाता था और उसके लिए 
एक कौड़ी भी नहीं दी जाती थी । मक्खन इकट्ठा करना बन्द हुआ तो “ सेनाके 
ख्चेके लिए ” हर घर पीछे एक रुपया वसूल किया जाने रूगा।” (बयान ३१४) 
इससे सिर्फ विधवाओंकों बरी किया गया। गवाह साथमें यहु भी कहता है कि इस 
प्रकार जमा की हुई रकम चुक जानेपर और वसूली कर ली जाती थी। उसी गवाहका 
कहना है कि इसके अलावा वजीराबादसे हर्जानके तौरपर ६७,००० रुपये अलूगसे वसूल 
किये गये । गवाह खुद नगरपालिकाके एक सदस्य थे, और इसलिए उन्हें अपने वाडेसे 
अपना हिस्सा जमा करके देना पड़ा था। 

खुद उन्हें ७ जूनको गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी सफाईमें गवाह पेश 
करनेके लिए सिर्फ एक घण्टेका समय दिया गया। जिनके पास हथियार थे, उनको 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बिना किसी हिंचकके कानून तोड़नेवाले जन-समूहपर गोली चलानेकी छुट थी। 
(बयान ३०९) * 

हमारे सामने जो साक्ष्य है, उससे यह भी पता चलता है कि गिरफ्तारीसे बचने 
या झूठी शहादत देनेसे बचनेके इच्छुक व्यक्तियोंसे पुलिस खुलेआम रिब्वतें लेती थी 
और उसे खुलेआम रिब्व्तें दी जाती थीं। 

लोगोंसे बहुत-सी चारपाइयाँ छीनकर उपयोगके लिए सेनिकोंकों दे दी गई। उनके 
बदले उन्हें न तो पैसा: दिया गया और न चारपाइयाँ ही लौटाई गईं। (बयान ३१०, 
पृष्ठ ४२३) 

गुजराँवालाकी तरह, वजीराबादमें भी कफ्यूं रगा दिया गया, और स्कूली 
बच्चोंको स्कूल जाकर प्रतिदिन तीन बार हाजिरी देने और यूनियन जैकको सलामी देनेपर 
मजबूर किया गया। “ उनको बहुत ही परेशानी होती थी खास तौरसे यों कि दोपहरकी 
तपती' धूपमें उनको काफी लम्बा फासला पैदल तय करना पड़ता था।” (बयान ३११, 
पृष्ठ ४३४) 

सरदार जमीयतर्सिहकी जायदादकी जब्तीकी बात पहले ही बतलाई जा चुकी है। 
अब जरा यह देखिए कि यह संब किया कैसे गया। उनके पुत्रते अपने बयानमें कहा है: 


डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारी लोग जब हमारी दुकानके पास 
पहुँचे तो मुझे पता चला कि मेरे पिताके खिलाफ भी वारंट जारी किये गये 
हें। पुलिसन हमारे रहनके मकान और बेठककी तलाशी ली और मेरी मौजूदगामें 
घरकी औरतोंको बुरा-भला कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा कि जमीथर्तासह 
कहाँ गय हें, या उन्हें कहाँ छिपा रखा है। (बयान ३११, पृष्ठ ४३१) 
हालाँकि उनके पुत्रने पुलिसको निहिचत तौरपर बतला दिया था कि उसके 
पिता जम्मू गये हुए हें, लेकिन वह उसे बराबर तंग करती रही। २१ अप्रैलको 
जब्तीका हुक्म निकाल दिया गया। चार महिलाओं और छ: नाबालिग बच्चोंको 
खड़े-खड़े घरसे बाहर निकाल दिया गया। 
औरतोंके बदनपर सिर्फ वही चन्द कपड़े थे जो सम्भ्नान्त कुलकी पर्दानशीन 
औरतें आमतौरपर घरोंके अन्दर पहन रहती हें। बच्चोंके बदनपर तो 
और भी कम कपड़े थे, और कुछ बच्चे तो सचमुच नंगे ही अहातेसें बाहर खेल 
रहे थे। उन लोगोंने औरतोंको जृतियाँतक नहीं पहनने 'दीं, और नंगे खेलते 
बच्चोंको नंगा ही घरसे बाहर निकाल दिया । इस तरह एक ऐसे लखपति 
आदमोके परिवारकों, जिसने स्कूलों, कालेजों, धर्मशालाओं और अन्य धर्मार्थ 
संस्थाओंकों हजारों रुपये चन्देमें दिये थे, और जिसने गाढ़े वक्‍तमें नगरके सेकड़ों 
लोगोंकी मदद की थी, उस दिन बघरबार और रोजमर्राकी जरूरियातके लिए 
मोहताज कर दिया गया। (बयान ३११, पृष्ठ ४३२) 


इन महिलाओंको इस तरह घरसे निकालना कितना ज़घन्य' कृत्य था, इसको 
वही समझ सकते हे जो जानते हूँ कि पर्दानशीन औरतें घरमें क्या पहनती हैं और 


पंजाबके उपद्रवोंके- सम्बन्धरमोें कांग्रेसकी रिपोर्ट २६७ 


घरसे बाहर निकलनेके वक्‍त क्या पहनती हे। और फिर सरदार जमीयतर्सिह वजीरा- 
बादके एक प्रतिष्ठित नागरिक हें। वे सिखोंके नेता हें। उन्होंने यद्धके दौरान बड़ा 
शानदार काम किया था और उनको कमाण्डर-इन-चीफसे एक सनद भी मिली थी। 
सरदार जमीयतर्सिहने २६ अप्रैठको वापस लौटते ही अधिकारियोंके सामने आत्म- 
समर्पण कर दिया, लेकिन जब्तीका हुक्म ४ मईतक वापस नहीं लिया गया। हमने 
उनके मृकदमेका रेकर्ड, वह जेसा उपलब्ध है, देख लिया है और हमारे सामने जो अन्य 
अनेक कागजात पेश किये गये हें वे भी देखे हें, और हमें इसमें जरा भी शक नही कि 
उनको सज़ा देना बहुत ही गलत था। पहले तो उनका अभियोग-पत्र ही उन्तको नहीं 
दिखाया गया। उनका वकील उसकी कोई प्रमाणित प्रति हासिल नहीं कर पाया और 
न सफाईके सभी गवाहोंकों ही बुलाया गया। सरदार जमीयतरससहकी अवस्था ६२ 
वर्ष है। उनकी एक आँखमें मोतियाबिन्द है। उनके साथ भी आम किस्मके बदमाशों- 
जया व्यवहार किया गया और कुछ दिनोंतक उन्हें तनहाईमें भी रखा गया। 
अन्य स्थानोंक्ी अपेक्षा यहाँ गिरफ्तार किये गये लोगोंका मुकदमा और भी 
ज्यादा तमाशा था। सत्रृत किस तरह गढ़ा गया, इसका सजीव वर्णन नीचे देखिए: 
डुग्गी पिटवाकर सभी नागरिंकोंको पुलिस थानमें बुलवाया गया। नाबालिगों और 
बदमाशों (रजिस्टरमें दर्ज) को मुखबिर मान लिया गया । पुलिस जिसके भी 
खिलाफ मुकदमा खड़ा करना चाहती थी उसको एसे लड़कोंके सामन लाया जाता 
था जिन्हें झूठी शहादत देनके लिए सिखा-पढ़ा दिया जाता था और इस तरह 
उस बेचारेको फेंसा दिया जाता था। उन्हीं लड़कोंको गवाहोंकी तरह सेनिक 
अदालतोंके सामने पेश किया जाता था, और सिर्फ उनकी गवाहियोंपर ही 
लोगोंको सजा सुना दी जाती थी। (बयान ३१३, पृष्ठ ४४४) 


निजामाबाद 

वजी राबादसे करीब मील-भर दूर एक छोटा-सा गाँव है-- निजामाबाद । पूरा 
गाँव एक सँकरी गलीके दोनों ओर मकानों और शिल्पशालाओंकी एक मिली-जुली 
बस्तीके रूपमें बसा है। यह स्थान अपने यहाँकी छरी-चाक॒के लिए प्रसिद्ध है, जिनको 
दस्तकारोंके परिवार बड़े ही पुराने किस्मके औज़ारोसे पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे तेयार करते 
आ रहे हँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इसमें शक नहीं कि निजामाबादके कुछ 
लोग श्री बेलीके मकानमें आग लगानेवाली भीड़में शामिल थे, पर बेचारे सभी गाँव- 
वालोंको चन्द लोगोंके अपराधके लिए जो सजा दी गई, वह उनके अपराधको देखते 
हुए हर तरहसे बहुत ज्यादा थी । १८ अप्रेको ब्रिटिश सेनिकोंकी एक विशेष ट्रुन 
लाहौरकी तरफसे आकर गाँवके पास रुकी। गाँव रेलवे स्टेशनके पास ही है। सैनिकोंन 
गाँवको घेर लिया। उन्होंने दुकानें छूटीं, आटा, घी और गुड़ अपन कब्जमं ले लिया 
और उस सब मालको ट्रेनतक ढोनेके लिए गाँववालोंको मजबूर किया । करीब एक 
पखवारेतक लोगोंको पुलिस चौकी जाकर वहाँ ७ बजे सुबहसे ८ बजे शामतक दिन- 
भर धूपमें बैठनेपर विवश किया गया । लोगोंको अपनी शिल्पशालाएँ बन्द कर देनी 
पड़ीं। (बयान ३२९) ह 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


मुहम्मद रमजान नामका एक लड़का अनजानेमें सेनिकोंके घेरेसे बाहर चला 
आया था । वह अपनी बकरियाँ चरा रहा था। उसे गोली मार दी गई और वह 
वहीं ठण्डा. हो गया। “दो-तीन ब्रिटिश सैनिकोंने उसकी छाशकों उसके साफंस बाँच 
दिया और उसे घसीटते हुए गाँवके पासवाले तालाबपर ले जाकर डाल दिया।* 
(बयान ३३० ) 

मीर वाजिदअली नामक एक मुगलने अपने एक लम्बे बयानमें बतलाया है कि 
सबूत जटानेके लिए कंसी-कंसी कोशिशें की गई और कैसे गाँववालोंको रोज-ब-रोज तपती 
धूपमें पुलिस चौकीमें बैठनेके लिए मजबूर किया गया; उसने अन्तमें कहा है: 

मेरी और मेरे लड़केकी खानातलाशी ली गई और हमें हवालात बन्द 

कर दिया गया। ९ जनको मुझे और मेरे लड़के इस्लाम बेगको डिप्टी कमिइनर 

ओ'ब्रायनके सामने करीब ६ बजे शामको पेश किया गया। साथमें वज्ञीराबादके 

५-६ लछोग और भी थे। जमीनपर नाक घिसवानके बाद हमें डिप्टी कसिदनरन 

रिहा कर विया (बयान ३२७, पृष्ठ ४५४) 


इस तरह सजाके लिए बिलकुल कोई सबूत न मिलनपर भी बेकसूरोंको बइज्जत 
करनके इरादेसे उनको सज़ा देनका कोई ऐसा तरीका निकाला जाता था जो आत्म- 
सम्मानकों चोट पहुँचाता हो। इन गाँववालोंसे हर्जानकें तौरपर ६,५०० रुपये वसूल 
किये गये। 

३२४, ३२५, ३२६ और ३३४ नम्बरके गवाहोंने अपनी गवाहियोंमें बतलाया 
_ है कि पुलिसने किस प्रकार धमकियों और शारीरिक बन्त्रणाओंका सहारा लेकर झूठी 
दहादत इकट्ठी करनेकी कोशिशें कीं। 


अकालगढ़ 


अकालगढ़ वजी राबादसे आगे वजीराबाद-लायलपुर रेलवे लाइनपर एक रेलवे 
स्टेशन है। इसकी जन-संख्या लगभग ४,००० है। इसकी प्रसिद्धिका कारण यह है कि 
यहाँ सिख-श।सनके आखिरी दिनोंम मुलतानके दो प्रसिद्ध सूबेदारों-- दीवान सावनमर 
और उनके पुत्र मूलराज -- का निवास था। 

खुद अकालगढ़में पिछले अप्रेलकें महीनेमें किसी तरहका कोई भी उपद्रव नहीं 
हुआ। ६ तारीखकों वहाँ हड़ताल हुई और एक सावंजनिक सभा भी, जिसकी अध्यक्षता 
दीवान सावनमलके ही एक वंशज दीवान गोपाललालने की। अमृतसर और लाहौरकी 
घटनाओं और गिरफ्तारियोंकों लेकर यहाँ १४ अप्रैलको एक दूसरी हड़ताल हुईं। लेकिन 
वहाँ लोगोंने तार वगरह १५ तारीखको काटे, जब वहाँ कोई हड़ताल नहीं हुई थी। 
रेलवे स्टेशनसे और अकालगढ़से भी करीब मील-भरकी दूरीपर तार काटे गये थे। वह 
हरकत किसी भीड़ने नहीं की थी और जहाँतक हम समझ पाये हैं, उसमें अकाल- 
गढ़के किसी आदमीका भी हाथ नहीं था। हमारे सामने जो कहानी पेश की गई थी 
उसके मुताबिक तार काटनेकी हरकत वजीराबादके बैसाखी मेलेसे लौटनेवाले लोगोंगे 
को थी। अकालगढ़ वजीराबादसे २३ मीर दूर है। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धरमोें कांग्रेसकी रिपोर्ट २६९ 


जो भी हो, २२ अप्रेछको डिप्टी कमिश्तरने आकर नहरके पुलपर डेरा डाल दिया 
और कस्बेके लोगोंको बुला भेजा। उन्होंने गाँववालोंसे डाक बेंगलेतक सड़ककी मरम्मत 
करनके लिए कहा और हुक्म दिया कि सड़ककी जल्द ही ऐसी मरम्मत हो जानी 
चाहिए कि उनकी मोटर आसानीसे गुजर सके। इस मरम्मतके लिए लोगोंसे करीब 
दो हजार रुपये इकट्ठे किये गये और एक मीलसे अधिक लम्बी सड़ककी खास तौरसे 
ऐसी मरम्मत करनी पड़ी जिससे डिप्टी कमिइनरकी गाड़ी गूजर सके । उस छोटसे 
कस्बेसे इतनी बड़ी रकम एक ही दिनमें वसूल की गई। इस तरह यह वसूली सिद्धान्तकी 
दृष्टिसे गैर-कानूनी और आपत्तिजनक हीं नहीं थी, बल्कि अकालंगढ़-जैसे एक गरीब 
और मामूली कस्बेके लिए भारी और अन्यायपूर्ण भी थी। 

इसके बाद यहाँ, गुजराँवाला और वजीराबादकी तरह ही, प्रमुख नागरिकोंकी 
गिरफ्तारियाँ हुई । ३० अभियुक्तोंके एक जत्थेपर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 
२० फो बरी कर दिया गया, पन्द्रह-पन्द्रह वर्षके दो लड़कोंको एक-एक दिनकी सादी 
कंदकी सजा दी गई, ६ को सजाएँ सुनाई गईं और २ अभियुक्‍तोंपर से मुकदमे वापस 
ले लिये गये। 

हमको जो बयान मिले हैँ उनमें गवाहोंकों संत्रस्त करने, लगभग दो महीने 
तक अकालगढ़में भ्रष्टाचार और आतंककी तूती बोलनेकी इतनी ब्यौरेवार कहानियाँ 
भरी पड़ी हें कि उनपर विश्वास न करना कठिन है। हम उन द्वामनाक घटनाओके 
चन्द नमूने यहाँ पेश करते हे। 

नानकचन्दकों पुलिस चौकीपर बुलाकर झूठी गवाही देनेके लिए कहा गया। उनके 
इनकार करनेपर “ उन्हें आधा घंटेतक धृपमें खड़ा रखा गया।” उन्हें गालियाँ दी 
गईं। उनसे कहा गया कि अगर वे झूठी गवाही नहीं देंगे: तो उन्हें गोलीसे उड़ा दिया 
जायेगा। इसपर उन्होंने पुलिस जैसा चाहती थी वसा बयान दे दिया। लेकिन वे कहते 
हैं कि अदालतके सामने उन्होंने सच्ची गवाही दी। साथ ही, उन्होंने कहा है कि दूसरे 
लोगोंके साथ भी वसा हीं सलक होते देखा। “ लोगोंको डाक बँगलेपर जमा होनेके 
लिए मजबूर किया गया । उन्हें सेनिंक अफसरोंके लिए बिना किसी कीमतके दूध 
पहुँचाना पड़ा।” (बयान ३४३ से ३४५ तक) 

ऊपर जिन दीवान गोपाललालका जिक्र आया है, उनको २२ अप्रैलको गिरफ्तार 
किया गया । उनको दो महीनेतक जेलमें नजरबन्द रखा गया और अन्‍्तमें सबूत न 
मिलनेपर छोड़ दिया गया। वे कहते हें: 

मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया फि रेवेस्यू असिस्‍टेंट” और साहब खाँने 

जेलदार और चौधरी गुलाम फादिर तथा सरदार खाँके जरिये जो रिश्वत माँगी 

थी उसे देनेसे मेने इनकार फर दिया था। में जब जेलमें था, तब उन्होंने मेरे 

रिश्तेदारोंसे बतौर रिव्वत मेरी खातिर ५,००० रुपये और मेरे साले [ बहनोई ? | की 

खातिर १,००० रुपये लिये। (बयान ३४०, पृष्ठ ४६८) 

एक पद्वदह वर्षीय विद्यार्थी, रामलालंको २३ अप्रेछको गिरेफ्तार किया गया और 
१३ मईकों छोड़ दिया गया। (बयान ३४२) 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


लाला गणेशदास पासी और उनके दो भाइय्रोंको गिरफ्तार किया गया। वे बत- 
लाते हे कि किस प्रकार उन्होंने २,००० रुपये रिश्वतमें दिये, फिर भी उनको किस 
तरह जेलमें ही रखा गया, कैसे आखिरमें उन्हें छोड़ दिया गया और फिर किस प्रकार 
२३ मईको उनकी जायदाद इस बहाने जब्त कर ली गई कि वे फरार हैं। वे यह भी 
बताते हें कि बरी हो जानेपर भी कैसे १९ जुलाई, १९१९ तक उनकी जायदाद वापस 
नहीं की गई थी। (बयान ३४६) 

चौधरी फजलदाद एक लरूम्बरदार और अकालुगढ़ नगरपालिकाके उपाध्यक्ष भी 
थे। उनका अपराध यह था कि वे सफाईके एक गवाहके रूपमें खड़े हुए थे। इसीलिए 
उनके कथनानुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाकर उनपर ५०० रुपये 
जुर्माना किया गया। वे कहते हैं कि २६ मईको कर्नल ओ'ब्रायनने उन्हें बिना कोई 
कारण बतलाये लम्बरदारीसे बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि ऊपर जिस 
सड़ककी मरम्मतका हवाला दिया गया है, उसकी मरम्मत उन्हींकी लम्बरदारीके दिनोंमें 
हुई थी। वे कहते हें: “जो लोग श्रमिक वर्गके नहीं थे उन्हें भी माल-अफस'र और 
जेलदारने बिना किसी मजदूरीके काम करनेपर मजबूर किया | जबारिया वसूलीके 
तौरपर जमा किये गये १,८०० रुपयेंमें से सिफे ७०० या ८०० रुपये ही ठकेदारको 
दिये गये।” साथ ही वे कहते हें कि 
| कस्बके सभो लोगोंकों डाक बँगलेमें इकट्र! किया गया और रेलवे लाइनकी 

तरफसे कुछ मशीनगनें और कुछ बड़ी-बड़ी बन्दूकें दागी गईं। लोगोंसे साफ-साफ 

कहा गया कि उनको सफाईके गवाह नहीं बनना चाहिए बल्कि पुलिस सब- 

इन्स्पेक्टरकी मर्जके मुताबिक सरकारकी ओरसे गवाही देनी चाहिए। 

(बयान ३३६) 


ऊपर जो मशीनगनें चलानेकी चर्चा की गई है, उसके खर्चेके लिए लोगोंसे १,००० 
रुपये वसूल किये गये, और एक छोटी-सी रकम काटे गये तारोंकी मरम्मतके लिए 
भी। (बयान ३२४० ए) 


रासनगर 


रामनगर अकालगढ़ जितना ही बड़ा कस्बा है। यह चिनाब नदीके तटपर 
अकालगढ़से पाँच मीलके फासलेपर स्थित है। यहाँ रेलवे लाइन नहीं है । स्वर्गीय 
महाराजा रणजीतसिहका बारादरीके नामसे प्रसिद्ध एक महल भी यहाँ था। 

यहाँ ६ अप्रैलको पूरी और १५ अप्रेलको आंशिक हड़ताल हुई थी। रामनगरमें 
किसी चीजको कोई नुकसान पहुँचानेकी खबर नहीं है, पर कहा जाता है कि १५ 
अप्रेलको सम्राट्का एक पुतछा जलाया गया और उसके अवशेष नदीमें बहा दिये 
गये। हमने बड़ी बारीकीसे इस आरोपकी जाँच की है। हमने इसके लिए कई सौ 
व्यक्तियोंसे पूछताछ की । और हालाँकि हमने जो सबृत इकटठे किये हे वे इस' आरोपको 
गलत साबित करनके लिए पर्याप्त और विश्वासोत्पादक हें, फिर भी हमने तय 
किया कि जनतासे सार्वजनिक अपील की जाये कि अगर किसीके पास इसका खण्डन 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २७१ 


करनेवाली कोई सूचना हो तो वह हमें दे। इसलिए रामनगरके मैदानमें ३० नवम्बर, 
१९१९को एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। सभामें उन छोगोंको, जो मानते हों कि 
सम्राटका पुतला जलाया गया या जिनको इसके बारेमें कोई जानकारी हो, आमन्त्रित 
किया गया कि वे चाहे सावंजनिक रुूपसे या व्यक्तिगत तौरपर अपने बयान दें। 
लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो कह सकता कि सम्राट्का वैसा 
अपमान किया गया था। हमें पूरा भरोसा है कि वह आरोप बिलकुल ही मनगढ़न्त 
था। हमारे इकट्ठु किये हुए बयानोंसे पता चलता है कि किसी भी पुलिस अधिकारीने 
२३ अग्रेछतक ऐसे किसी मामलेका कोई जिक्र नहीं किया। कनेर ओब्रायनका फैसला 
हमने पूरी तौरपर पढ़ लिया है। उसमें कहा गया है कि इस घटनाके उल्लेखमें 
विलम्ब होनेका कारण पुलिसका अत्यधिक व्यस्त रहना ही था। यह दलील तो 
बिलकुल ही समझमें नहीं आती। कमसे-कम पुलिसकी डायरीमें तो वह दर्ज होनी 
ही चाहिए थी। १७ अप्रैलको पुलिस इत्स्पेक्टर सारे रामनगरमें घमता रहा, पर 
उसने भी इस घटनाका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इस काण्डकी जिम्मेदारी 
जिस नेताके मत्थे मढ़ी गई है, वह गाँवमें मौजूद होनेपर भी ९ मईतक गिरफ्तार 
नहीं किया गया। 

फिर भी रामनगरकी जनतापर एक झूठा आरोप छगाकर उसे हैरान ही नहीं 
किया गया, बल्कि अच्छेसे-अच्छे लोगोंपर मनमाने ढंगसे मुकदमे चलाये गये, उनको 
कड़े दण्ड दिलाये गये। वादी पक्षकी ओर से जो भी शहादतें पेश की गई सभी' गढ़ी' 
हुई थीं, और सुनवाईके दौरान न्याय-प्रक्रियाके सभी जानेमाने सामान्य उसूलोंको ताकमें 
रख दिया गया था। 

साठ वर्षीय छाला करमचन्द स्वभावसे ही धा्मिक प्रवृत्तिके व्यक्ति हे और एक 
तरहसे निवृत्त जीवन बिता रहे हें। उनको भी इस सबका शिकार होना पड़ा। २७ 
अन्य लोगोंके साथ उनपर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा दे दी गई। वे 
१८७७ से १९०० तक डाक और रेलवे विभागोंमें सरकारी कर्मचारी थे। १९१० के 
बाद उन्होंने सांसारिक बातोंसे एक तरहसे संन्यास ले लिया था।” वर्षके ९ महीने 
वे हरद्वारमें बिताते हें। वे इस बातसे इनकार करते हें कि पुतलेका कोई जुलूस 
निकाला गया था, या पुतछा जलाया गया था।” इतना वे स्वीकार करते हें कि १५ 
अप्रैठको कुछ लड़के बाजारसे “हाय, हाय, रौलट बिल” चिल्लाते हुए निकले थे। 
उनका कहना है कि १७ अप्रुलको एक सब-इन्स्पेक्टर रामनगर गया और उसने दर्ज 
' किया कि वहाँ हड़तालके' अलावा कोई वारदात नहीं हुई। २३ अप्रछलको माल-अफसर 
रामनगर गया और जैलदारसे सलाह-मशविरा करनेके बाद कुछ और लोगोंके साथ 
लाला करमचन्दको जाँचके बहाने अकारुगढ़ भेज दिया। २४ अप्रैठको उनको हथकड़ियाँ 
पहनाकर गुजराँवाला भेज दिया गया और १६ मईतक उनको जेलमें रखा गया। 
तबतक उनको बिलकुल पता नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। १७ मईको 
उन्हें रामनगर वापस लाया गया। १९ तारीखको उनसे अपनी सफाईके गवाहोंके नाम 
देनेके लिए कहा गया और २२ तारीखको उनकी पेशी हुई, जिसके फैसलेके बारेमें 
हम बतला ही चुके हें। (बयान ४२२) 


२७२ सम्पूण गांधी वाहमय 


लाला सुन्दरदास कहते हें कि गिरफ्तारियोंके सिडझसिलेमें रामनगरके लोगोंका 
तार भेजना भी अधिकारियोंकों बुरा लगता था। ११ जूनकों उनको अन्य लोगोंके 
साथ गुजराँवालामें डिप्टी कमिश्नरके सामने पेश किया गया और कर्नल ओ 'ब्रायनने 
रिहा करनेसे पहले उनको आदेश दिया कि वे “अपनी नाक रगड़कर जमीनपर 
लकीरें खीचें और अपने कियेपर पछतावा जाहिर करें।” (बयान ४१९) 
लाला >ंसराज कहते हें कि रामनगरका हरूम्बरदार अब्दुल्ला ८ मईको उनके 
पास आया और कहने लगा कि तुम अगर २०० रुपये नहीं दोगे तो अगले दिन सुबह 
तुमको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। उन्होंने इसपर एतराज किया। वे कहते हें: 
मेंने अगले दिन सुबहु देखा कि रलूम्बरदार अब्दुल्लाका भाई जरायमपेदा 
कौमके एक दूसरे आदमोके साथ मेरे दरवाजेपर छाठियोंसे लेंस होकर डटा है। 
दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बाजारकी तरफ घसीठद ले गये। 


लाला हंसराजने इतनेपर भी यह्‌ रकम देनेसे इनकार कर दिया। तब उनको 
जबरन पुलिस चौकी ले जाया गया। फिर वे बतलाते हूँ कि किस तरह वहाँ उनसे 
सरकारी गवाह बननेको कहा गया और इनकार करनेपर किस तरह उनके और 
दूसरोंके खिलाफ सबूत गढ़े गयें। लाला हंसराज १५ अप्रैलको वजीराबादमें थे और 
सवा पाँच बजे शामकों ही अकालगढ़ पहुँचे थे। इसलिए उस दिन रामनगरके किसी 
जुलूस या प्रदर्शनमें पुतला जलानेका जो समय बतलाया जाता है, उस समय उनका 
वहाँ मौजूद रहता मुमकिन ही नहीं था। (बयान ४१७, पृष्ठ ३५७) 

लेला गोविन्द सदह्दाय और दूसरे लोगोंको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि 
उन्होंने अपने मुकदमेके सिलसिलेमें डिप्टी कमिश्नरके पासृतक जानेकी जुरंत की। 
उनको भी छाला सुन्दरदासकी तरह ही परेशान करके छोड़ दिया गया । ( बयान 
४२३ और ४२४) । 

लाला रामचन्द बतलाते हैं कि सरकारने पहले जो यह किस्सा गढ़ा था कि 
पुतलेको एक बड़े जुहूसमें निकाला गया और मनों लकड़ियोंसे उसे जलाया गया; पर 
उसे बादमें यों बदछ दिया गया और यह कहना हुरू किया गया कि केपड़ेका एक गुड्डा 
बनाकर जलाया गया था। (बयान ४२५) 

एक अवकाश-प्राप्त स्टेशन मास्टर सैयद हकीम शाह बतछलाते हे कि सरकारने 
अपना किस्सा कंसे बदला। वे खुद भी उस शामकों नदी किनारे गये थे और उनको 
वहाँ कोई भी जलती चीज दिखाई नहीं पड़ी थी, पर २२ मईकों उनसे कहा गया 
कि वे सरकारी गवाह बनें । उन्होंने ऐसा करनसे इनकार कर दिया और इसपर 
उनके साय बुरा सलक किया गया। उन्होंने ३७ सालतक रेलवे विभागमें सेवा की 
है। (बयान ४३२) 

पुतला जलानेके मुकदमेमें भगवानदास मुखबिर था। अब उसने एक हूम्बा बयान 
दिया है; सरकारकी तरफसे दी गई अपनी गवाहीकी सचाईसे इनकार किया है और 
वे हालात बतलाये हें जिनकी वजहसे मजबूर होकर उसे वैसी गवाही देनी पड़ी थी। 
(बयान ४४३) 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट २७३ 


हमारा खयाल है कि अकालगढ़ और रामनगरको इतनी जिल्लत, इतना अपमान, 
बेहिसाब परेशानी और स्वतन्त्रता तथा धनकी हानि सिरे इसलिए सहनी पड़ी कि 
कनेल ओन्रायन जनताकों पूरी सख्तीके साथ एक सबक सिखानेपर तुले हुए थे -- 
उन लोगोंको जो जीवनमें पहली बार राष्ट्रीय चेतना महसूस करने और सार्वजनिक 
मामलोंमें रुचि लेने ऊगे थे। वहाँ एक सर्वथा बेईमान और सिद्धान्तहहीन किस्मके 
अधिकारीकी मौजूदगीके कारण इस अत्याचारने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। 
यह अधिकारी था--मलिक साहब खाँ, जिसका नाम इन गाँवोंके बारेमें हमारे 
इकट्ठे किये हुए बयानोंमें बार-बार आता है। 


हाफिजाबाद 


हाफिजाबाद अकालगढ़से १५ मील दूर, वजीराबाद-लायलूपुर रेलवे लाइनपर 
स्थित है। यह एक काफी बड़ी मण्डी है। इसकी आबादी ५,००० से ऊपर है। 

लाहौर और अमृतसरमें १० तारीखको अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियोंके 
विरोधस्वरूप हड़तालकी भावना मानों रेलवेकी पटरी-पटरी आगे बढ़ रही थी, और 
हाफिजाबाद भी पहुँच चुकी थी। यहाँ १४ अप्रैलको मुकम्मल हड़ताल हुई। लोगोंकी 
भीड़ स्टेशनकी तरफ गई। उसमें शराब पिये हुए निठल्ले लोग ही ज्यादा थे। 
इस भीड़ने स्टेशनसे करीब ३०० गजकी दूरीपर एक रेलवे फाटकके पास ट्रेन रोक 
दी और पहले दर्जेमं अपने छोटे बच्चेकें साथ सफर करते हुए लेफ्टिनेंट टैटमपर 
वहशियाना हमला कर दिया। लोगोंने डिब्बेकी खिड़कियोंके काँच तोड़ डाले। इस बीच 
उसी भीड़के दूसरे लोगोंने इस' बबेरताका विरोध किया और अपनी जानकी जोखिम 
उठाकर भी. लेफ्टिनेंट टैटमको बचा लिया। लेफ्टिनेंट टेटमके कहनेपर ट्रेनका ड्राइवर 
गाड़ीको वहाँसे तेजीसे चलाक़र ले गया और वह सही-सलामत वजीराबाद पहुँच गई। 
१५ तारीखको तोप नामक एक शराबी करीब सौ छोगोंका एक जत्था लेकर स्टेशन' 
गया। उन लोगोंने तार तोड़ डाले और रेलवेके प्वाइंट्स मेतकी झोंपड़ीको नुकसान 
पहुँचाया। तोपको हिरासतमें ले लिया गया । भीड़ उसके पीछे-पीछे तहसीलतक गई 
और वहाँ पत्थर फेंककर उसने खिड़कियाँ तोड़ डालीं। इसपर बन्दृकसे हवामें एक 
गोली दागी गई, और भीड़ तितर-बितर हो गई। 

कतेल ओ'ब्रायन २२ अप्रैकको हाफिजाबाद गये। उसके बाद वही सब-कुछ हुआ 
जो हम अकालरंगढ़ और अन्य स्थानोंके बारेमें पहले बतला आये हूँ। उसका परिणाम 
यह हुआ कि सारी जनताके दिलम आतंक बेठ गया। 

बिहारीलाल कपूरकों उनके नौकरके साथ, ट्रेनपर हुए हमलेके सिलसिलेमें, उनके 
अपने बयानमें बतलाये गये कारणोंसे गिरफ्तार किया गया। वे कहते हे कि उनके 
खिलाफ गवाहोंके तौरपर दो लड़कों और एक सरकारी करमंचारीको पेश किया गया 


१. समाचार था कि थ्रुजराँवालाकी पुलिस १२१ लोगोंकी गिरफ्तारीके वारंट छेकर दाफिजाबाद 
गई । वारंटमें न तो गिरफ्तार किये जानेवाके छोगोंके नाम थे और न उनका हुल्या या दूसरा कोई 
विवरण दी; पर पुल्सिने उसी वारंटपर द्वाफिजाबादके १२१ निवासियोंको गिरफ्तार कर लिया । 

१७-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


था। लेकिन उनको एक महीने नौ दिनतक हिरासतमें रखनेके बाद रिहा कर दिया 
गया। (बयान ३९६) 

हरनामसिहको अपने लड़केकों बचानेके लिए तंग आकर लगभग दो सौ रुपये 
देने पड़े। लेकिन उससे भी काम बना नहीं। लड़केको गिरफ्तार करके उसपर मुकदमा 
चलाया गया और जेल भेज दिया गया। (बयान ३९७) 

हुकमदेवी कहती हें कि वे पुलिसको रिश्वत देनेके लिए रुपये नहीं जुटा पाई, 
इसीलिए उनके लड़केको जेल जाना पड़ा। (बयान ३९८)। 

एक वकीलके मुंशी रुल्दूरामने बयान किया है कि कैसे आपसी' झगड़ोंका लाभ 
उठाकर उन वकीलोंको भी नुकसान पहुँचाया गया जिन्होंने लड़ाईके दौरान काफी अच्छा 
काम किया था। वे यह भी बतलाते हें कि पुलिसने सबूत कंसे गढ़े। (बयान ४०१) 

एक उप-सम्पादक, सरदार दीवानसिंह कहते हें: 


सबसे पहले तो ६ आदमियोंकोी गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना दी 
गईं। ये सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके खिलाफ लगाये गये आरोप उनको 
नहीं बतलाय गये और न कोई दूसरी सूचना ही उतको दी गई। डेढ़ महीना 
बीत जानेपर, उतके खिलाफ अभियोग-पत्र तेयार किया गया। झूठ गवाह बनानके 
लिए लोगोंको यन्त्रणाएँ दी गईं और भरे बाजारमें उनको भद्दी-भह्दी गालियाँ दी 
गईं। उनके साथ बड़ी सख्तीका सलक किया गया और पुलिसन इन सम्भाननीय 
व्यक्तिओंके साथ हर तरहकी सख्ती और बेइज्जतीका सलूक किया। . . . झूठी 
गवाहियोंके बारेमें वाइसराय सहोदय और पंजाबके लेफ्टिनेंट-गवर्नेरको तार भी 
भेजे गये। लेकिन उनपर न॑ तो कोई ध्यान दिया गया और न उन्तकी कोई जाँच 
ही कराई गई। . - - कनेलको जब सालम हुआ कि एसे तार भेज जा रहे हें तो 
तारोंको सेंसर किया गया और डाकखानेमें तार लेनेसे इनकार कर दिया गया। 
सेनिक कानूनके अधीन स्थापित समरी अदालतोंन हाफिजाबादके सभी मुकदमोंको 
एक ही दिनमें निबदा दिया। . . - हाफिजाबादके मुकदसोंके अभियुक्तोंम बड़े-बड़े 
जमींदार, रईस, सहाजन, वकील और अन्य सम्माननीय व्यक्ति शासिलल थे। उन 
सबको सड़कोंपर घुमाया गया और जान-बुझकर' अपमानित किया गया। (बयान 
३८८, पृष्ठ ५१७) 


लाला रूपचन्द चोपड़ाने कर्नल ओनब्रायन द्वारा [झूठे गवाहोंकी] भरती और 
मार्शल लॉके तहत चलनेवाले मुकदमोंके सिलूसिलेमें अपनाये गये सख्त तरीकोंका एक 
बड़ा ब्योरेवार विवरण अपने बयानमें दिया है। ३० अप्रेछतक ज्यादा लोग गिरफ्तार 
नहीं किये गये थे। कहा जाता है कि इससे कर्नलको सनन्‍्तोष नहीं था, और इसलिए 
उन्होंने कई पुराने अफसरोंको निकालकर उनकी जगह अपनी पसनन्‍्दके' अफसर बैठा दिये। 
३० अप्रेलकी शामको डुग्गी पिटवा दी गई कि पगड़ी बाँधनेवाले हर आदमीको दूसरे 
दिन सुबह तहसीलके सामने हाजिरी देनी होगी और इस' हुक्मकी उदूली करनेवाले को 
गोलीसे उड़ा दिया जायेगा। वे कहते हें कि इन नये अफसरोंने छोगोंकों अनेक बार 
दिन-दिनभर खुलेमें बैठाये रखा। (बयान ३९०) ह 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमं कांग्रसकी रिपोर्ट २७५ 


स्कूली बच्चोंके लिए भी वेसे ही हुक्म जारी किये गये जैसे कि अन्य स्थानोंपर 
जारी किये गये थे। कुछ ब्रिटिश सैनिक दुकानोंसे तरह-तरहकी चीजें उठा लेते थे 
और उनके बदले एक कोड़ी भी अदा नहीं करते थे। यह गवाह २० अक्तूबरको 
श्री एन्द्रयूजके साथ पुलिस' इन्स्पेक्टरके घर गया और दाण्डिक पुलिस द्वारा जबरदस्ती 
रकम ऐएठनेके एक मामढछेकी ओर उसका ध्यान आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप 
दो सिपाहियोंको बरखास्त और एक हवलदारको तनज्जुल कर दिया गया। श्री चोपड़ा 
अपने बयानके अन्तमें कहते हे कि वे ऑकक्‍्सफोडंमें पढ़े हें, १३ वर्षतक इंग्लेंडमें रह 
चुके हें, वहाँ लन्दनमें बनाये गये भारतीय आहत सहायक दल (इण्डियन एम्बुलेंस 
कोर) में भी वे शामिल थे, और उन्होंने कभी भी राजनीतिमें भाग नहीं लिया, 
लेकिन वे जनताके साथ हुई ज्यादतियोंसे उसे राहत दिलानेके लिए ही अपना बयान 
दे रहे हू। (बयान ३९०) 
लाला बलीराम कपूरको गिरफ्तार करके २३ और लोगोंके साथ हवालातकी १२ 
फूट चौड़ी और १५ फुट लरूम्बी एक कोठरीमें बन्द कर दिया गया था। ट्ट्टी-पेशाब 
भी' सभीको उसी कोठरीमें करता पड़ता था। ६ जूनतक उनको ह॒वालातियोंकी तरह 
रखा गया था। (बयान ४०५, पृष्ठ ५४० ) 
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटके एक अवकाश-प्राप्त हेडक्लक सरदार मेवासिहने झूठे गवाह 
भरती करनेके क्ररतापूर्ण उपायोंका विवरण इन ढब्दोंमें दिया है: 
मुझे २१ अप्रेलको बिना वारंट गिरफ्तार किया गया। २२ अप्रेलको वारंट 
कटवाकर उसपर जिला मजिस्ट्रेटके दस्तलत करा लिये गये। दो दिनतक मुझे 
हाफिजाबादकी हवालूातमें रखा गया, जो बहुत ज्यादा गन्दी थी। उसमें चार 
आदमी भी मुह्िकिलसे अंट सकते थे, पर २३ आदमी ठँस दिये गये थे। हमको 
तरह-तरहसे परेशान किया गया, ठ्ट्टी-पेशाबकी हाजत होनेपर उसकी भी इजाजत 
नहीं दी जाती थी। इस कामके लिए एफ बारमें दोको हथफड़ी पहनाकर बाहर ले 
जाते थे। कभी-कभी तो हमें हवालातमें ही पाखाना करना पड़ता था। २३ 
अप्रैल, १९१९को हमें गजराँवाला डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। तेईसके-तेईस 
व्यक्तियोंको एक ही जंजीरसे बाँध दिया गया था, और हरएककों हथकड़ी 
पहना दी गई थी। हमें बड़ी सख्त निगरानीके साथ सशस्त्र सेनिक पुलिसके 
पहरेमें ले जाया गया। रास्तेमें हमको टट्टी-पेशाब करने और पानी पीनेतक की 
इजाजत नहीं दी गई। हमारे साथ निचली श्रेणीके कर्मंचारियोंका बरताव असह्य था। 
२३ मई, १९१९को हमें शिनाख्तके लिए फिर हाफिजाबाद लाया गया। हाफिजा- 
बादके रास्तेमें पुलिसन हमारे साथ जो बदसलूकी की, उसका बयान नहीं किया 
जा सकता। गुजराँवाला जेलके सुर्पारिटेंडेंटन सात या आठ व्यक्तियोंको अपना 
बना खाना खानेकी इजाजत दे दी। जब हमें हयकड़ियाँ पहनाकर गुजराँवाला 
जेलसे बाहर लाया जा रहा था, तब जेलरन पुलिस सब-इन्स्पेक्टरसे कहा कि 
हमारा खाना तेयार है और हम लोगोंको खानकी इजाजत दे दी जाये, लेकिन 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


उस सब-इन्स्पेक्टरने इजाजत नहीं दी। इस तरह हमें पूरे दिन निराहार रहना 
पड़ा। हमें २९ मईकों लाहौर राया गया। हमारे कागजात सरकारी वकीलकों 
दिखलाये गये। उसने हमारे अपराधको बड़ा नहीं माना और हमारा मामा 
वापस भेज दिया। ४ जूनकी शामकों श्री वेस हमारे पास सफाईके गवाहोंकी 
सूची तेयार करने आये। हमने उनसे बार-बार पूछा पर हमें यह नहीं बतलाया 
गया कि हमारे ऊपर क्या-क्या आरोप रूगाये गये थे और न हमें यही बतलाया 
गया कि सरकारों गवाह कौन-कौन हें। ७ जूनको पेशी रखी गई। इससे हमें 
अपनी सफाईकी तेयारीके लिए बहुत ही थोड़ा समय मिल पाया। हम न तो 
अपने रिश्तेदारोंकों सुचित कर पाये और न वकील ही खड़े कर पाये। मेरे 
सफाईके गवाहोंमें से एक सहायक-सर्जेन, डा० उमरेक्सिहु शिमरासें थे। उनको 
बुलाया ही नहीं गया । डा० दोलतरामन जिरहके दौरान स्वीकार किया कि मेरे 
साथ उनके सम्बन्ध बिगड़े हुए हे। दूसरे सरकारी गवाह पुलिसके डरसे गवाही 
दे रहे थे। मेरे सफाईके सभी गवाह सम्माननीय सज्जन हेँ। उन्होंने बयान दिया 
कि में आँखकी तकलीफकी वजहसे बिस्तरेपर पड़ा था, इसलिए में अपने घरसे 
बाहर निकल ही नहीं सकता था। मेरी अवस्था ६० से ऊपर है। मेने कभी 
किसी राजनीतिक सभामें भाग नहीं लिया है। श्री वेसने डिप्टी कमिश्तर कनंल 
ओ'ब्रायनसे महाविरा करनेके बाद मुझपर पांच सौ रुपये जुर्माना कर दिया। 
माफीकी मेरी दरखास्त अभी भी अनिर्णीत पड़ी है। यह सब पुलिसकी शरारतोंका 
नतीजा है। उसने चन्द बदमाशोंकों अपनी तरफ कर लिया था। इस प्रकार सभी 
घटनाएँ एक ही दिन, एक ही स्थानपर हुईं। उपद्रव दो दित -- १४ और १५को 
“- होते रहे। पहले दिन पुलिसन उपद्रवोंकी रोक-थामके लिए कोई कार्रवाई नहीं 
की, बल्कि उनको बढ़ावा दिया। दूसरे दिन कुछ-एक बार हवामोें ही बन्दृकें दागी 
गईं और उपद्रव शान्त हो गया। बाहरसे पुलिस या सेनाकी किसी तरहकी भदद- 
की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर पुलिस पहले दिन ही अपना फर्ज पूरा कर 
देती तो ऐसी घटनाओंकी नौबत ही न आती। हाफिजाबादकी इमारतोंको जो 
नुकसान पहुँचा, वह बहुत थोड़ेसे पेसोंमें ठीक कराया जा सकता था। लेकिन 
उसके हर्जानेके तौरपर नागरिकोंसे ६,००० रुपये वसुले गये। जनताकों ही 
दाण्डिक पुलिसका खर्च भी भरना पड़ा, और इससे सम्राटकी गरीब प्रजाकों 
बड़ी परेशानी हुईं। (बयान ३८९) 
ऐंग्लो संस्कृत स्कूलके हेड मास्टर लाला रामसहायकों भी गिरफ्तार किया गया 
था। उनकी अनुपस्थिति्में उनके मकानकी तलाशी ली गई। तलाशी रातके ११ बजे- 
तक होती रही। उनको गुजराँवाला जेल ले जाया गया और एक पखवारे बाद हाफिजा- 
बाद लाया गया। वे कहते है 
यहाँ मुझपर दबाव डाला गया कि में सरकारी गवाह बन जाऊँ। पुलिस 
इन्स्पेक्टरन कोई द्यारीरिक यन्त्रणा तो नहीं दी, पर हर प्रकारका नेतिक दबाव 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २७७ 


मुझपर डाला। पहले उसन मेरी प्रदांसा की कि में एक पढ़ा-लिखा व्यक्षित हूँ 
और फिर मुझे डराया कि मुझ फाँसी भी दी जा सकती है और मेरी सारी 
जायदाद जब्त की जा सकती है यथा हो सकता है, मुझे आजीवन कारावास दे 
दिया जाये। पहले तो मेने उससे कहा कि में गद्दारी नहीं करना चाहता। तब 
उसने मुझे दलीलें देकर समझाया कि सच बोलना गदह्दारी करना तो नहीं है। 
इसपर मेंने अपने पिता और स्क्लके धर्मे-शिक्षकसे परामश किया और तय किया 
कि में सच ही बोलूगा, सचके अलावा और कुछ नहीं। जब मेंन इन्स्पेक्टरसे 
यह बात कही तो वह बोला कि वह सचाई ही चाहता है और कुछ नहीं। 
लेकिन' जब मेंने बयान दिया तो उसने सुझाया कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए 
कि में ६ अप्रैलकी शान्तिपुर्ण सभामें बोलनेके लिए तेयार था। उसने यह भी 
सुझाया कि यदि मुझसे पुछा जाये कि नेताओंन हिसात्मक कार्रवाईसमें भाग लिया 
या नहीं, तो मुझे कहना चाहिए कि में उस सौकेपर मोजूद नहीं था, इसलिए 
में केसे बतला सकता हूँ। सुझे उस समय पुरा विश्वास था और आज भी में 
यही समझता हूँ कि अभियुकतोंमें गुरदयालसहु और लाला रामसहाय-जसे जो 
नेता थे उन्होंने कोई हिसापूर्ण कार्य नहीं किया था। पर मेरे चारों ओर जो 
एक वातावरण बना दिया गया था, उसके प्रभावमें आकर मेंने अपने बयानमें 
यह बात नहीं कही। मेरा बयान खत्म होनेके बाद सुझसे कहा गया कि मेरे 
खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे रिहा कर दिया जायेगा और सर- 
कारी गवाहके रूपसें पेश किया जायेगा। में सच बात बतलानके लिए तो तेयार 
ही था और मेंने सच बात ही बतलाई भी; हाँ मेंने यह बात नहीं कही कि 
अभियकतोंने कोई हिसापूर्ण कार्य नहीं किया। अदाल्‍ूतमें मुझसे .हिसापूर्ण कारें- 
वाईके बारेमें कोई प्रदन ही नहीं पूछा गया। 

हमें २१ मई, १९१९ को फिर हाफिजाबाद लाया गया। कुछ वेश्याएँ और 
निचले दर्जेके कुछ लोग हमारी शिनाख्त करने आये। इस बार हम लोगोंकी 
संख्या बहुत ज्यादा थी और चूँकि जेलोंमें पर्याप्त स्थान नहीं था, इसलिए | 
हमको दफ्तरके एक बड़े कमरेमें रखा गया। हमें रात-दिन हथकड़ियाँ पहनाय 
रखा गया, और एक-दूसरेके सासने बेठकर' नंगे ट्ट्टी-पेशाब करना पड़ा। दो- 
के बीच एक हथकड़ी थी, और उसी हालतमें हमें टट्टी-पेशाब करता पड़ा। हमे 
रातमें हथकड़ियाँ पहने-पहने ही खुलेमें सोना पड़ा। 

२३ अप्रैल, १९१९ को मुझे कनेल ओकब्रायनके सासने पेढा किया गया। 
उन्होंने मुझसे १,००० रुपयेकी जमानत माँगी। जमानत देनपर मुझ रिहा कर 
दिया गया। डिप्टी-कमिइनरने सुझे ४ दिन बाद फिर बुला भेजा और उनके 
बेंगलेके बाहर मुझे बतलाया गया कि अंब मेरे ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा 
है। इसके बाद कर्नल ओब्ायन बाहर निकले और बोले “४ तौबा करो। ” सेंते 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपने शब्दों और चेष्टाओंसे पदचात्तापकी भावना प्रकट की, हालाँकि से जानता 
था कि में पूर्णतः निर्दोष हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपना “कलंक 
धोना ” चाहिए, जिसका मतलब था कि मुझे सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। 
में ऊपर बतला चुका हूँ कि बादमें में अपने वचनानुसार सरकारी गवाह बन 
गया । डिप्टी पुलिस सुर्पारिटडेंटने बादसें मुझे बतरहाया कि अगर में सरकारी 
गवाह बननसे इनकार कर देता तो मुझे फिरसे गिरफ्तार कर लिया जाता। 
सभाशल लहॉ उस समयतक लागू था। 

सें इस तथ्यपर फिर जोर देना चाहता हें कि मुझे पूरा-पुरा विश्वास है 
कि नेताओंने न तो स्टेशनपर और न तहसीलमें ही किसी भी हिसापूर्ण कार्यमें 
भाग लिया था। (बयान ४१३) 


हमने यह दिखलानेके लिए ही इस बयानसे इतना लम्बा उद्धरण दिया है कि 
एक सुसंस्कृत व्यक्तिको झूठा गवाह बनानेके लिए उसपर किस तरह छल-छद्मपूर्ण 
दबाव डाले जाते थे और किस तरह खुद कर्नल ओब्रायन भी इस प्रकार धमकी देकर 
फुसलाने-बरगलानेके इस काममें शरीक थे। नजरबन्दीके अधिकांश मामले यों भी 
अन्यायपूर्ण ही हुआ करते थे; किन्तु नजरबन्दीमें सुसंसक्षत और अच्छे परिवारोंमें पले 
हुए लोगोंकें साथ भी इस गवाह द्वारा वणित ढंगके अपमानजनक और अशोभनीय 
व्यवहार किये जाते थे, उनसे पता चलता है कि आन्दोलनका दमन करनेकी अपनी 
कोशिशमें अधिकारी लोग नेतिक पतनमें कितने गहरे उतर चुके थे। 


साँगला हिल 

साँगला हिल एक अपेक्षाकृत आधुनिक स्थान है। यह लाहौर-लायलपुर रेलवे 
लाइनपर, लाहौरसे ६२ मीलकी दूरीपर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। इसकी आबादी 
लगभग ४,००० है। यहाँ १२ अप्रैलको गांधीजीकी गिरफ्तारीके सिलसिलेमें एक हड़- 
ताल हुई थी। श्री बॉसवर्थ स्मिथके ' कथनानुसार 

हड़तालके सिलसिलेमें हुई सभाका प्रभाव तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ। १३ तारीख- 

को पड़नवाला बेसाखीका मेला काफी शान्तिपु्वक समाप्त हो गया। . - . १५ 

तारीखकों साँगला और सालनवालाके बीच तार काट दिये गये। . . - १६ तारीख- 

को एक सिखने कुछ और सिखोंकों लेकर, नगरके एक बड़े जन-समहकी सहा- 

यतासे, साँगला स्टेशनपर सेनाके एक कंदीको जबरदस्ती छुड़ा लिया । कंदी 

भारतीय था। उसी दिन (१५ तारीखकी) शामको कुछ व्यक्तियोंन श्री वेल्स 

नामक एक टेलिग्राफ इन्स्पेक्टरपर कातिलाना हमला किया। 


इस वर्णनमें बहुत अतिरंजना है। हमारे सामने जो सबूत आये हें उनसे स्पष्ट 
पता चलता है कि सेनाके उस कंदीको जबरदस्ती छड़ानेवाला सिख पागल हो गया 


१. गुणराँवालाके ज्वाइंट डिप्टी कमिश्नर; माशैल लों अधिकारियोंमें से एक । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २७९ 


था और उसके साथ कोई भीड़ नहीं थी। वह तो एक व्यक्तिगत मामछा था। १५ 
तारीखको या किसी और दिन भी श्री वेल्सपर कोई भी कातिलाना हमला नहीं हुआ 
था, और न वे गम्भीर रूपसे जख्मी ही हुए थे। हमारे पास मौजूद साक्ष्यससे बिलकुल 
ही स्पष्ट है कि साँगलाके नागरिकोंने किसी भी व्यक्तिपर हमछा करने या जाय- 
दादकों नुकसान पहुँचानेमें कोई भाग नहीं लिया था। फिर भी १९ अप्नैलको माशेल 
लॉकी घोषणा कर दी गई। डिप्टी-कमिश्नर साँगला गये, पर उन्होंने उस समय फिरसे 
हड़ताल न करनेकी चेतावनी देनेके अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन २२ तारीखको 
एक अफसरने ब्रिटिश सैनिकोंके साथ आकर ११ नेताओंको गिरफ्तार कर लिया, और 
चन्द घंटों बाद उनको छोड़ दिया। पर २६ अप्रैठको फिर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी 
गईं। गिरफ्तार किये हुए लोग २९ तारीखको रिहा कर दिये गये | लेकिन १२ मईको एक 
सेनिक प्रदर्शन हुआ और पहाड़ीकी तरफसे गोलियाँ चलाई गईं। साफ है कि लोगोंको 
भयभीत करनेके लिए ही ऐसा किया गया था। गश्ती टुकड़ीके कप्तान युइंगने लॉडे 
हंटरकी समितिके सामने कहा कि उन्होंने “विशाल जन-समूहके सामने एक मशीनगन 
और लुइस गन दागकर प्रदर्शन” किया। उसी दिन १३ नेताओंको फिर गिरफ्तार कर 
लिया गया और उनको हथकड़ियाँ पहनाकर बड़ी अपमानजनक दश्षामें पैदल चलाया 
गया। १३ मईको ६४ और गिरफ्तारियाँ की गई। उनको बड़े ही. अपमानजनक तरीकेसे 
उनकी ही पणगड़ियोंसे बाँधकर पुलिस चौकीतक पैदल ले जाया गया । कुछ दिनोंतक 
रोज ही नागरिकोंकी हाजिरी ली जाती रही । १४ तारीखको ४७ व्यक्ति और 
गिरफ्तार किये गये। श्री बॉसवर्थ स्मिथने १८ तारीखको गिरफ्तार किये गये लोगोंसे 
कहा कि यदि वे ५०,००० रुपये जुर्मानेमें दें तो सभीक़ो छोड़ दिया जायेगा । श्री 
बॉसवर्थ स्मिथ स्वीकार करते हें कि वे साँगलाकी जनतापर ५०,००० रुपये जुर्माना 
करना चाहते थे, पर इस बातसे इनकार करते हें कि जूर्मानकी शतंपर वे उनको 
छोड़ देनेके लिए तयार थे। जो भी हो, इतना तो सही है ही कि १९ मईको कुल 
१२४ में से ११६ व्यक्ति छोड़ दिये गये, जिसके बारेमें आम लोगोंका कहना है कि 
गिरफ्तार छोगोंसे भिन्न कुछ लोग ५०,००० रुपयेका जुर्माना भरनेके लिए तैयार हो 
गये थे। जिन आठ व्यक्तियोंकों मुक्त नहीं किया गया उनपर १ जूनकों मुकदमा चलाया 
गया और प्रत्येकको छ:-छः मास कारावास और सौ-सौ रुपये जूर्मानेकी सजा दे दी 
गईं। फैसला जिस' सबतपर आधारित था वह सजाके लिए स्वथा अपर्याप्त था। 
छोटी-छोटी' बातोंपर लोगोंको कोड़े रूगाये गये, और कहनेकी जरूरत नहीं कि 
कोड़े लगानंसे पहले आम तौरपर उनकी डाक्टरी जाँच भी नहीं कराई जाती थी। 
दूकानदारोंसे खाने-पीनेकी' वस्तुएँ बिना दाम दिये ले ली जाती थीं। सम्माननीय व्यक्ति- 
योंको भी अफसरोंके पंखे खींचने और जब-तब धूपमें खड़े रहनेकों मजबूर किया गया। 
स्कूली लड़कोंको भी, जिनमें छोटे बच्चेतक शामिल थे, रोज-रोज हाजिरी देने और 
चिलचिलाती धूपमें खड़े होकर यह कहनेपर मजबूर किया कि: “जनाब हमने कोई 
गलत काम नहीं किया और न आगे करेंगे।” इसमें इतनी सख्ती बरती जाती थी कि 
श्री बालमुकुन्द अपने सात सालके भतीजेको भी इससे छुट्टी नहीं दिला पाये। उन्होंने 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


“ छड़केको हाजिरी देनेसे छुटकारा दिलवानेका अपनी शक्ति-भर प्रयत्न किया, पर कोई 
नतीजा नहीं निकका।” इसलिए लड़केको तीन दिनतक लगातार हाजिरी देने जाना 
पड़ा। पाँचवे दिन हाजिरीसे लौटनेपर वह पसीनेसे तरबतर हो रहा था।” वह गिर 
पड़ा और उलिटयाँ करने ऊूगा। साँगलाके डाक्टर ज्ञानचन्दकों बुलाया गया, पर कोई 
फायदा नहीं हुआ। तब वहाँ मौजूद सेनाके एक आई० एम० एस० डाक्टरको बुलाया 
गया, लेकिन वह भी कुछ कर नहीं पाया। ७ मईको लड़केकी मृत्यु हो गई।” हर 
रोज दिनमें चार बार हाजिरी देने जाना अनिवायं था। (बयान ३५८) 

बसंतराम अन्य २५ व्यक्तियोंक साथ १९ मईको गिरफ्तार किये गये। उन्हें 
और अन्य व्यक्तियोंको उनके कोई बयान लिये बिना ही २२ मईको छोड दिया गया। 
वे कहते हें: 

पुलिस गिरफ्तारीके दौरान हमें बिना कुछ पैसा दिये दट्ठी-पेशाबतक को इजाजत 

नहीं देती थी। इसके लिए हम उनको रोज दो रुपये देते थे। 


उनको २३ मईको फिर बुलाया गया और थानेदारने उनसे कहा कि अगर वे 
अब भी गवाहीं देनेसे इनकार करेंगे तो उनको तत्काल वहीं सबक सिखा दिया जायेगा । 
वे आगे कहते हें: 

उसने मुझे सरे-बाजार बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, और बाजारसे पुलिस 

सौकीतक घसीटता हुआ ले गया। (बयान ३६६ और ३६८) 

सेनिकोंने सोहनमलकी दुकानसे बिना कोई दाम चुकाये कई मन बर्फ उठा लछी। 
(बयान ३६९) 

एक विद्यार्थी हरिश्चन्धको, उसके सलाम करनेके बावजूद, सैनिकोंने रोक लिया। 
उसकी कुछ सुने बिना वहीं उसके पैरों, हाथों और पीठपर ५-६ बेंत जड़ दिये गये। 

गवाह कहता है: 

कर्मांडिग ऑफिसरन गुस्सेमें आकर चमड़ेका हंंटर मेरे ऊपर फेंका, जो मेरे 

पेरोंम लिपट गया और उसे वापस खींचनके बाद वह अफसर और सेनिक लोग 

अपने रास्ते चले गये। (बयान ५७०) 

सरदारसिहपर झूठी गवाही देनके लिए जोर डाला गया। उन्होंने इनकार कर 
दिया। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके ४ दिनतक हवालातमें रखा गया। वे कहते 

नगरपालिकाके सदस्योंने भी हवालातमें आकर हमसे कहा कि अगर हम 

छूटना चाहें तो हमें गवाही दे देनी चाहिए। क्‍ 

गवाह अन्य ९७ व्यक्तियोंके साथ हवालातमें था। (बयान ३७१) 

लछमनदासके पास एक सरायका ठेका था। माशेल लॉके दिनोंमें सेनाने अपना 
प्रधान कार्यालय उसीमें बना लिया था और उन लोगोंने किसी भी मसाफिरको उसमें 
ठहरन नहीं दिया। लछमनदासने खुद उसका ७५ रुपये प्रतिमास किराया चुकाया और 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रसकी रिपोर्ट २८१ 


तौकरोंको ३० रुपये दिये। उन्हें हर महीने डेढ़ सौ रुपयेका नुकसान हुआ। अफसर 
लोग वहाँ दो महीनेतक रहे। उन्हें दिन-रात अपनी दुकानपर मौजूद रहना पड़ता 
था, क्योंकि राशनका सामान उन्हींसे लिया जाता था। एक रात अफसरोंका एक 
नौकर एकस्ट्रा असिस्‍्टेंट-कमिश्नर और पुलिस इन्स्पेक्टरके लिए दूध लेने आया। इसलिए 
उन्हें बत्ती जलानी पड़ी। कमांडिग अफसरने इसे कर्फ्येके आदेशकों भंग करना माना 
और फलत: उन्हें और उनके साथियोंकों गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपनी 
बात समझानेकी कोशिश की कि अफसरोंकों दूध तो उन्हें देना ही था, अगर मना 
कर देते तो अपराधी माने जाते और बत्ती जलाये बिना शायद दूध दिया नहीं जा 
सकता था। अफसरोंने उनकी बातपर कान नहीं दिया। इस बीच उनके सबसे बड़े 
भाई पासके मकानसे आ गये थे और उन्होंने पूछता शुरू किया कि मामला क्‍या है? 
उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनोंको दो दिनतक हिरासतमें रखा गया और 
उसके बाद मृचलकोंपर छोड़ दिया गया। पाँच दिन बाद उनको चोकीपर बुलाया गया 
और हरएककों ५० रुपये जुर्माना तथा ५ कोड़ोंकी सजा सुना दी गई। 

लछमनदासको डाक्टरने कोड़े खानेके लिए शारीरिक रूपसे अयोग्यः घोषित कर 
दिया, इसलिए उनका जुर्माना दुगना कर दिया गया। (बयान ३७२) 

शामदासको हिरासतके दौरान धूपमें खड़े रहना पड़ा, लेकिन उनको पानी पीने 
तक की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए वे बीमार पड़ गये पर उनकी चिकित्सा नहीं 
कराई गईं। उन्हें ९ दिन बाद छोड़ दिया गया। वे कहते हैं: “ आजतक पता नहीं 
चल सका है कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्‍यों किया गया था।” (बयान ३७३) 

अधिकारी लोग निहालचन्दके भतीजेकी तलाशमें थे। वह उन दिनों साँगलामें 
नहीं था। इसपर उसके चाचाको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको भी अन्य कई 
लोगोंकी तरह धूपमें खड़ा' रखा गया। वे कहते हे: 


बृद्धावस्था और कड़ी धूपके कारण में तीन बार बेहोश होकर गिर पड़ा। 
मुझे ४ दिन या ५ दिन बाद बिता कोई कारण बताये छोड़ दिया गया। 
(बयान ३७४) 


जान मुहम्मद पतोली कहते हें कि उनको रोज-रोज बुलाकर बाहर बंठा दिया 
जाता था जहाँ न वे खाना खा सकते थे और न' पानी पी सकते थे। गवाह नं० २७४ 
की तंरह वे भी धूपके कारण बीमार पड़ गये। उन्हें १० दिन बाद रिहा कर दिया 
गया। उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने अपनी दुकान खोली तो पुलिसवांलोंने 
बहुत-सी चीजें ले लीं। उनका बिल भी उन्होंने भेजा, पर उसकी अदायगी कभी नहीं 
की गई। (बयान ३७५) 

साँगला हिलके दो अत्यन्त सम्माननीय और जाने-माने व्यक्तियोंके साथ सोहन- 
लछालने एक संयुक्त बयान दिया है। उनका कहना है कि सब-डिवीजनल अफसर 
राय श्रीराम १८ तारीखको साँगला हिल गये। वे लोगोंसे मिले और कोई भी गिर- 
फ्तारी किये बिना लौट गये। १९ तारीखको कर्नल ओ'ब्रायन साँगला हिल गये। उन्होंने 
भी लोगोंसे मुलाकात की और कहा कि उन्होंने हड़तालके लिए लोगोंको माफ कर 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाडनमय 


दिया। गिरफ्तारियाँ आखिर २२ अप्रैलको शुरू हुईं। (बयान ३६७, पृष्ठ ५०३)। 
यदि साँगला हिलके उपद्रवोंके बारेमें श्री बॉसवर्थ स्मिथका कथन सही होता तो ये 
दो जिम्मेदार अधिकारी कोई गिरफ्तारी किये बिना वहाँसे चले न जाते। इससे तो 
यही लगता है कि जहाँतक साँगला हिलका सम्बन्ध है, वहाँ परिस्थितिको बदलनेवाले 
श्री बॉसवर्थ स्मिथ ही थे, गिरफ्तारियाँ भी उन्हींके कहनेपर हुई और फिर उन्होंने 
इने-गिने व्यक्तियोंके व्यक्तिगत अपराधोंको बढ़ा-चढ़ाकर सामूहिक उपद्रवोंका रूप दे दिया। 
इतना सही है कि साँगलाके निकट तार काटे गये थे। साँगलासे थोड़ी ही दूरीपर 
स्थित मोमन स्टेशनमें आग लगाई गई और उसे लूटा गया, लेकिन जबतक यह 
निश्चित न हो जाये कि तार काटने और आग लछगानेमें साँगलाके लोगोंका भी हाथ 
था तबतक उनको जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता। 

उपर्युक्त तीन गवाहोंने गिरफ्तार किये गये छोगोंके नाम और उनके बारेमें 
अन्य विवरण भी दिये हें। हम साँगलामोें मार्शल लॉ प्रशासनका वर्णन करते हुए इन 
गिरफ्तारियोंका जिक्र पहले ही कर चुके हें। केकिन बयानका वह अंश यहाँ फिरसे 
दे दिये जाने लायक है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि झूठा सबूत कैसे गढ़ा जाता 
था। गवाहोंका कहना है: 


पुलिस हिसापूर्ण धम्कियों द्वारा, मार-पीटके बलपर और लोगोंको धपमें 
खड़ा करके ११ मईको २९ व्यक्तियोंकों सरकारी गवाह बननेपर सजबूर करनमें 
कामयाब हो गई। इन गवाहोंमं दस वर्षकी उम्रके लड़के और १४ रेलवे 
कर्मचारी भी शामिल थे। इनमें एक प्रेमसह बजाज भी था, जो अपहरणके 
मासलेसें पहले साढ़े तीन वर्षकी सजा काट चुका था। (बयान ३७६, 
पृष्ठ ५०४) 


डा० करमसिह नन्‍दा बतछाते हे कि कैसे उनको अन्य कुछ लोगोंके साथ रोज 
ही शिनाख्तके सिलसिलेमें हाजिर होना पड़ता था और वहाँ भोजन-पानीके बिना 
कड़ी धूपमें खड़ा रखा जाता था। वे कहते हें कि कई लोगोंको चक्कर आ जाता था, 
और रोज-रोज तपती' धूपमें खड़े रहनेसे वे खुद इतने बीमार पड़ गये कि दो महीने- 
तक खाट पकड़े रहे। वे कहते हे कि उनकी शिनाख्त की गई। वे १२ तारीखको 
साँगलामें मौजूद थे, जबकि वास्तवमें वे उस दिन एक मुकदमेमें गवाही देने गुजराँ- 
वाला गये हुए थे। वे अपने बयानमें यह भी बताते हे कि १८० गिरफ्तारशुदा लोगोंको 
९ दिनतक नजरबन्द रखा गया और उनसे कहा गया कि अगर वे रिहा होना चाहते 
हूँ तो ५०,००० रुपये दें। (बयान ३८०) 

दलाल कुन्दतलाल बतलछाते हें कि ब्रिटिश सैनिक कैसे एक कौड़ी भी अदा किये 
बिना दुकानोंसे माल उठा लिया करते थे। (बयान ३८१) 


समोमन 


मोमन एक रेलवे स्टेशन है, जो साँगलासे छाहौरकी तरफको छः मीलकी दूरी- 
पर स्थित है। निस्सन्देह आसपासके गाँवोंके लोगोंकी एक टोली इस' स्टेशनकी तरफ 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रे सकी रिपोर्ट २८३ 


गई थी और स्टेशनकों जलाया और छूटा था। ऐसी कोई उत्तेजनाकी बात नहीं थी, 
जिसके आधारपर इस निरी अनुनरदागित्वपूर्ण विनाश-लीलाका औचित्य' ठहराया जा 
सके। निरिचत तौरपर नहीं कहा जा सकता कि स्टेशन .जलानेवाले लोग आसपासके 
गाँवोंके थे या बाहर कहींसे आये थे। जो भी हो लेकिन अधिकारियोंने इसका बदला 
छेनेके लिए जो अन्यायपूर्ण कदम उठाये वे सर्वधा अनावश्यक थे। हमने अपनी इस 
रिपोर्टमें मोमन गाँवसे सम्बन्धित बयान इसलिए शामिल नहीं किये क्‍योंकि यह गाँव 
साँगलाका ही एक हिस्सा हैं और आसपासके गाँवोंके छोगोंकों भी उसी दुव्यंेवहारका 
शिकार होना पड़ा था जिसके शिकार सॉगलाके लोग हुए थे। 

सनियाँवारा और आसपासके स्थान 


इस गाँवकी आबादी मृश्किलसे ५०० है। यह धबनसिह रेलवे स्टंशनके निकट- 
वर्ती गाँवोंमें से एक है। इस' स्टेशनको आसपासके गाँवोंके लोगोंने १६ अप्रैल, १९१९ को 
लूटा और जलाया था। गाँववालोंन अमृतसरमें हुई घटनाओंके काफी नमक-मिर्चे लगे 
हुए समाचार सुने थे और स्पष्ट ही इससे उत्तेजित होकर उन्होंने आगजनीकी हरकत 
की थी; और जैसा कि एक गवाहने कहा है, यह सारी कारंवाई शुरू तो एक प्रति- 
हिसाकी भावनासे हुई थी, लेकिन कुछ शरारती लोगोंने इसे लूठमारका रूप दे दिया। 

गाँववालोंकी हरकत तो बुरी थी ही, लेकिन अधिकारियोंने बदलेकी जो कारंवाई 
की वह बिलकुल हृदय हीन थी और उसने शिष्टताकी सभी सीमाओंका अतिक्रमण कर 
दिया। १९ अप्रैलको एक फौजी ट्रेन धबनसिह स्टेशन पहुँची। ट्रेनसे कुछ सैनिक उतरे। 
उनकी बन्दूकोंका मुँह मनियाँवालाकी तरफ था। वे गोलियाँ दागते हुए गाँवकी तरफ 
बढ़े। कुछ लोग जरुमी हुए और कमसे-कम एकको तो अपनी जानसे ही हाथ धोना 
पड़ा और एक जीवन-भरके' लिए अपंग बन गया। ऐसा नहीं छगता है कि इस 
गोलीबारीका कोई कारण था। गोलियाँ चलनेकी आवाज सुननेपर स्त्रियाँ परोंसे 
निकलकर भागीं, गर्भवती स्त्रियाँ भी भागीं। सरदार अतरसिहकी जान तो मुश्किलसे 
दी बच पाई। वे तीस सालसे लम्बरदार हें और इस गाँवकी स्थापना उन्होंने ही की 
थी। उनके मकानकी तलाशी ली गई। आलमारियोंके किवाड़ तोड़ डाले गये, और 
नकदी तथा अन्य माल निकाल लिया गया। कहते हें, अतरसिह ११५ वर्षके हें। सौसे 
ऊपर तो हें ही और अब चल-फिर भी नहीं पाते। वे खाठपर बैठे-बैठे अपने दिन 
गुजार रहे हें। उन्हें और इन्दर्रासहकों गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि वे चल-फिर 
नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें घोड़ेपर बैठा दिया गया। दोनोंको स्टेशन ले जाकर 
लोहेके एक [माल] डिब्बेमें जिससे फिलहाल हवालातका काम लिया जा रहा था, बन्द 
कर दिया गया। वहाँ उनको कुछ दिन रखा गया। यह डिब्बा चूंकि लछोहेका बना 
हुआ था और इसके अन्दर कहीं भी कोई और चीज नहीं लगाई गई थी, इसलिए 
अप्रैठकी गर्मीके दिनोंमें उसमें रहना असहनीय हो गया था। गाँवके और भी कई 
लोगोंको इसी तरह बिना भोजन-पानीके अपने दिन बिताने पड़े। (बयान ५७७)॥| 

कुछ दिन बाद श्री बॉसवर्थ स्मिथ सैनिकोंकी एक टुकड़ी लेकर (एकाधिक बार 
आये। मनियाँवालामें हमें जो साक्ष्य दिये गये थे उनमें से कुछ बहुत ही क्षोभमजनक 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ढंगके' थे। अतः हमने उनकी और भी जाँच-पड़ताल करनेके लिए बैरिस्टर श्री' लाभ- 
सिंह एम० ए० को, जो पहले प्रोफेसर भी रह चुके हें, वहाँ भेजा। वे जो बयान 
अपने साथ लाये उनको हम अपने लिये हुए बयानोंके रूपमें ही यहाँ पेश कर रहे 
हैं। गवाह तेजासिहने उनके सामने यह बयान दिया था: 
पुलिसन गाँववालोंकों बंगलेपर बुलाया था। अभी में बंगलेकी तरफ रवाना 
नहीं हुआ था। इसी बीच श्री बॉसवर्थ स्मिथन मेरी मौजूदगीसें मुन्शी नवाबदीन 
और लहनासिहकों बुरी तरह पीटा। उन्होंने उनसे कहा कि भाई मूर्लसहके 
खिलाफ गवाही दो और उन्हें यह कहनेपर मजबूर किया कि उन्होंने सरकारके 
खिलाफ भाषण दिया था। उनको एक पुलिसवालेकी हिरासतमें छोड़कर और 
उसे बंगलेपर ले जानेका आदेश देकर श्री बॉसवर्य स्मिथ औरतोंकी तरफ गये। 
उन्होंने उनके चेहरोंसे बुर्के हटा दिये और भट्दी गालियाँ देना शुरू किया। 
उन्होंने उनको “ सकक्‍्खी, कुतिया, गधी” इत्यादि कहा और इनसे भो बुरी बातें 
कहीं। उन्होंने औरतोंसे कहा: “पुलिसके सिपाही तुम्हारे सुत्यनों - पजमियोंकी 
तलाशी लेंगे। तुम सब जब अपन खाबिन्दोंके साथ लेटी हुई थीं तो तुमने उनको 
उठकर जाने क्‍यों दिया। उन्होंने औरतोंपर थूका भी। (बयान ५८०) 
- मंगल जाठकी बूढ़ी विधवा गुरदेवीन श्री लाभसिहके सामने यह बयान दिया: 
माहोल लॉके दौरान एक दिन श्री बॉसवर्थन हमारे गाँवके ८ सालसे 
ऊपरकी अवस्थाके सभी आदमियोंको, जो जाँच चल रही थी उसके सिलसिलेसें 
बेंगलेपर इकट्ठा किया। बेंगला हमारे गाँवसे कुछ मील दूर है। लोग जिस वक्‍त 
बेंगलेपर इकट्ठ थे, श्री बॉसवर्थ उसी बीच हमारे गाँव आये और अपने मर्दोके 
लिए खाना लेकर बँगलेकी ओर जाती हुईं औरतोंको रास्तेसे लौटा छाये। गाँव 
पहुंचकर वे गली-गलीमें जाकर सभी औरतोंको घरसे बाहर निकरू आनेका 
आदेश देते घूमने लगे। वे खुद भी अपनी छड़ीसे कोंच-कोंचकर औरतोंको बाहर 
निकाल रहे थे। उन्होंने हम सबको गाँवके दायरेके' निकट लाकर खड़ा करवाया। 
औरतोंन उनके सामने हाथ जोड़ लिये। उन्होंने कुछ औरतोंकोी छड़ीसे पीटा, 
उनपर थूका और एसी गन्दी-गनदी गालियाँ दीं जो जुबानपर नहीं लाई जा 
सकतीं। उन्होंने मुझे दो बार छड़ी मारी और मेरे सुंहपर थूका। उन्होंने जबरन 
सभी औरतोंके चेहरे अनावृत्त कर दिये, अपनी छड़ीसे उनके बुरके हटा दिये। 
उन्होंने उनको “ कुतिया, गधी, मक्‍खी, सुअरनी ” इत्यादि कहा और बोले “ तुम 
अपने खाविन्दोंके साथ एक ही बिस्तरपर लेटी थीं, फिर तुमने उनको दशरारत 
करनेके लिए जानेसे क्‍यों नहीं रोका ? अब पुलिसके सिपाही तुम्हारे सुत्यनोंकी 
जाँच करेंगे।” उन्होंने मुझे एक लात भी मारी और हमसे मुर्गा बननेको 
कहा। (बयान ५८२) 


१, सभाओंके लिए एक सावैजनिक स्थान-। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेसकी रिपोर्ट २८५ 


मनियावालाकी कई स्त्रियोंनें इस बयानकी ताईद की है। 
गवर्नमेंट स्कूलके अध्यापक नवाबदीन कहते हें कि श्री बॉसवर्थ स्मिथते उनपर 


जोर डाला था कि वे मूलसिहकें खिलाफ कहें कि उन्होंने सरकारके विरुद्ध भाषण दिया 
था। नवाबदीन कहते हें: 


लेकिन जब सेंने दुबारा कहा कि यह सच नहीं है तो उन्होंने मुझको बेंतसे 
पीठना शुरू किया । उन्होंने मुप्तको इतनी देश्तक और इतनी बेरहमीसे पीठढा 
कि सेरी' कलाई और घुटनोंपर काफी दिनोंतक चोटके निशान बने रहे। उन्होंने 
कहा कि में एक सरकारी कर्मचारी हूँ इसौलिए मुझे सरकारके पक्षमें गवाही 
देनी चाहिए। वे मुझे काफी देरतक पीटते रहे और उसके बाद एक सिपाहीको 
मुझे बगलेपर पहुँचानेका आदेश दिया। (बयान ५७८) 

लहनासिहके साथ भी इसी तरहका सलूक किया गया। 


हम जेसे ही बंगलेकी तरफ रवाना हुए, साहबन औरतोंकी तरफ रुख 
किया। रास्तेमें हमें उन औरतोंकी चीखें सुनाई पड़ती रहीं। (बयान ५७९) 
हमने इन घटनाओंको कुछ विस्तारके साथ इसलिए पेश किया है कि हमारा 
खयाल है कि कोई भी अफसर, जो श्री बॉसवर्थ स्मिथकी तरहका सलक कर सकता 
है, किसी भी सम्य सरकारमें कोई जिम्मेदारीका पद सँभालते या सम्राटकी सर- 
कारकी वर्दी पहननेके सर्वथा अनुपयुक्त है। 


मनियाँवालाकी. घटनाओंके सिलूसिलेमें आये दूसरे बयानोंसे पता चलता है कि 
कैसे ८० गाँववालोंकों गिरफ्तार किया गया और ज्यादसे-ज्यादा परेशान किया गया, 
किस तरह इन गाँववालोंको अपने भोजनके लिए दाम चुकाने पड़े, जबकि नजरबन्दीके 
दौरान उनको भोजन देना सरकारका कर्त्तव्य था, कैसे झूठी गवाही दिलवानेके लिए 
उनको धमकियाँ दी गईं और कोड़े लगाये गये, किस ढंगसे श्री बॉसवर्थ स्मिथने उनके 
मकदमे निबटाये, और किस तरह उक्त बयानोंमें वणित गवाहियोंके आधारपर मार्शूू 
लॉ कमिशनोंके सामने गाँववालोंपर मुकदमे चलाये गये और उनमें से कुछको काले 
पानीकी सजा दे दी गई। सौभाग्यकी बात है कि सजाएँ बादमें घटा दी गई और 
शाही घोषणाके अधीन इन लोगोंको रिहा कर दिया गया है। लेकिन इस तरह बरी 
कर देनेसे गाँववालोंके प्रति किये गये अन्यायका प्रायदिचत्त नहीं हो जाता, उनमें से यदि 
सभी नहीं तो अधिकांश सर्वथा निर्दोष मालूम पड़ते हें। गाँववालोंपर दाण्डिक पुलिस 
बैठा दी गई और श्री बॉसवर्थ स्मिथने उनपर हर्जानेकी एक भारी रकम भी थोप दीं 
थी, जिसे बादमें घटा दिया गया। 

मनियाँवालामें हुई ऋरताओंका यह संक्षिप्त विवरण इस तथ्यका उल्लेख किये 
बिना समाप्त नहीं किया जा सकता कि श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज व्यक्तिगत रूपसे कांग्रेस 
उप-समितिकी ओरसे इस स्थानपर गये थे' और वे अपने साथ जो साक्ष्य लाये, उनसे 
अमानवीय कृत्योंके सम्बन्धमें दिये गये उपर्युक्त बयानोंकी परिपुष्टि होती है। 


१, नवम्बर, १९१९ में आक्रिका जानेसे पहले । 


२८६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
नवाँ पिण्ड (चक संख्या ७८) 


यह भी एक बहुत छोटा गाँव है--मनियाँवालासे भी छोटा। यह गाँव तह- 
सील खानगाह डोगराँमे है। यह भी घबनसिह रेलवे स्टेशनके निकट है। और इसी- 
लिए इसके साथ भी लगभग वही सझूक किया गया जो मनि्यावालाके साथ हुआ था; 
अन्तर केवल इतना रहा कि यहाँकी स्त्रियोंकों मनियावालाकी अपनी अभागी' बहनोंकी' 
तरह अशोभनीय बरताव सहन नहीं करना पड़ा । वहुत सम्भव है कि यहाँके कुछ 
लोगोंन भी धबनासह स्टेशनमें आग छगानेमें हाथ बँटाया हो, लेकिन इसके लिए 
एक पूरे गाँवकों ऋर और प्रतिहिसापूर्ण ढंगसे दण्डित किया जाय, इस बातकों किसी 
तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हमने लगभग ४० गवाहोंके बयानोंमें से जो 
बयान चुने हें, और जिनमें से सभीमें लगभग एक-सी घटनाओंका उल्लेख है, उनसे 
पता तो यही चलता है कि नवाँ पिण्डवालोंके साथ भी वसा ही बरताव किया गया 
जैसा मनियावालाके लोगोंके साथ किया गया था। 

खुशालर्सिह कहते हे कि रेलवे स्टेशनों आग लगाये जानेंके अगले दिन नवाँ 
पिण्ड-सहित आसपासके कई गाँवोंके लोग रेलवे स्टेशनपर इकट्ठे हुए थे । डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डकी सदस्यताके लिए एक व्यक्तिका चुनाव करनेके लिए तहसीलदार भी वहाँ आया 
था। जब लोग वहाँ पहुँचे तो रेलवेके बुकिंग ऑफिसमें आग लगी हुई थी। लछोग अपने- 
अपने वोट देकर चले गये। तहसीलदार अधिकांश मतदाताओंको जानता ही होगा, फिर 
भी उनमें से कईको स्टेशनमें आग छूगानेके सिलसिलेमें गिरफ्तार कर लिया गया। 
खुशालसिंह बताते हे कि रेलवे स्टेशनर्में आग लूगनेके तीसरे दिन उन्हें स्टेशन जाना 
पड़ा। वहाँ उन्हें पता चला कि सब-इन्स्पेक्टर कुलियोंसे आग लगानेवालोंकी शिनाख्त 
करनेके लिए कहता रहा है। कुलियोंने आपत्ति की और कहा कि उस' भीड़में बहुत 
सारे लोग थे और समय रातका था इसलिए वे आग लगानेवालोंको पहचान नहीं 
सकेते। लगता है कि सब-इन्स्पेक्टरने उनको किसी तरह राजी कर लिया। उसने कहा 
कि वह उन गाँवोंके छोगोंको बुछाकर खड़ा कर देगा । कुलियोंको उनमें से कुछकी 
तरफ इशारा-भर कर देना चाहिए और वह उनकी गिरफ्तारीका इन्तजाम कर लेगा। 
दूसरा कदम यह उठाया गया कि स्त्रियों और बच्चोंको छोड़कर बाकी सभी लोगोंको 
श्री' बॉसवर्थ स्मिथके सामने हाजिर होनेका हुक्म दिया गया। 


साहबके वहाँ पहुँचते ही हम सबको कतारोंमें खड़ा कर दिया गया। कुली 
और रेलवे कर्मचारी लोग भी साहबके साथ-साथ आये थे। साहबने कुलियोंको 
हुक्‍्स दिया कि वे कतारोंमें खड़े हुए लोगोंमें उत लोगोंकी शिनाख्त करें जिन्होंने 
रेलवे स्टेशनर्मे आग लगानेमें भाग लिया था। कुलियोंने जिन लोगोंपर अँगुलियाँ 
रखीं, उनको दूसरोंसे अलग करके उनके हाथ-पेर बाँध दिये गये। 
शिनाख्तका ढंग यह था: 


एक कुली एक आदमीकी शिनाख्त करता था। रूम्बरदार, जैलदार और 
पुलिस सब-इन्स्पेक्टर उसके बिलकुझ पास खड़े रहते थे। इसके बाद फिर दूसरे 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमोें कांग्रेसकी रिपोर्ट २८७ 


कुलीकों ठीक इसी ढंगसे उसी आदमीकी शिनाख्त करनके लिए बुलाया जाता 
था। इस तरह करीब २८-२९ आदमियोंकों गिरफ्तार किया गया। भगवारनाॉसह 
नामक एक व्यक्तिन गिड़गिड़ाकर कहा कि उस दिन तो वह अपने घरसे निकला 
तक नहीं था। साहबने उसे एक पेड़से बंधवाकर १२ कोड़े लगानंका हुक्म दे 
दिया; इसलिए कि उसने कुछ कहनेकी जूरंत की थी। इसके बाद शिनाख्तीके 
लिए बुलाये गये सभी लोगोंको रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पटवारीन नाम _ 
ले-लेकर सबकी हाजिरी ली। ईइवर्रासह मौजूद नहीं था। साहबने पुछा कि 
उसका कोई रिह्तेदार समौजद है या नहीं। पटवारीने उत्तर दिया कि उसका 
बहनोई [साला ? | मौजूद है। उसका मतलब मुझ (खुशारलासह)से था। साहबन 
तुरन्त मेरी गिरफ्तारीका हुक्म दे दिया। हम सबको सराय (रेस्ट हाउस) ले जाकर 
एक कमरेमें बन्द कर दिया गया और बाहर एक पहरेदार बेठा दिया गया। हम 
वहाँ बिना अन्न-पानीके दो दिनतक रहे। जो भी रिह्तेदार हमारे लिए खाना लेकर 
आते थे, उनको लौठा दिया जाता था। - - «९ तारीखको हमको फिर कंनाल 
बंगले ले जाया गया। उस दिन ईदवरसह भी आ गये। सब-इन्स्पेक्टरन उनसे 
कहा कि अगर वे सरकारों गवाह बन जाये तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया 
जायेगा। नवाँ पिण्डके मायासिह कम्बोका लड़का तेजासिह भी उस समय वहीं 
था। उसे सरकारी गवाह बना लिया गया। साधुसिह सुनार, ज्वालासिह जेलदार 
और ज्वालासिहके लड़के बंदासिहुकों भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकारी 
गवाह बननेका वायदा करनेपर पुलिस सब-इन्स्पेक्टरन उन सबको छोड़ दिया। 
सरकारी गवाह बनते ही मुझे भी रिहा कर दिया गया। हमारे गाँवके हर औरत- 
भर्दको तहसीलदारके सामने हाजिरी देनी पड़ी। हर गिरफ्तारशुदा आदमीको 
बुलाकर सजा सुना दी गई। सबत नहीं लिये गये। यदि किसीन थोड़ा भी 
कुछ कहनेकी कोशिश की तो उसे पिटवाया गया। (बयान ६११) 


श्री. बॉसवर्थ स्मिथ द्वारा किये गये तथाकथित मृकदमोंकी पूरी बानगी हमारे 
सामने है, और हमने देखा कि किस' तरह गवाहियाँ गढ़ी गई। अमृतसरका खालसा 
कालेज पंजाबकी सबसे बड़ी शिक्षा-संस्थाओंमें से एक है। उसके प्रिसिपल श्री वाथनने 
नवाँ पिण्डमें न्‍्यायकी इस' विडम्बनाकें बारेमें अपने विचार लिखित रूपमें व्यक्त किये 
हैं। उन्होंने जो-कुछ कहा, हम उसे नीचे ज्योंका-त्यों दे रहे हें: 
जिला गुजरांवालाकी तहसील खानगाह डोगरॉके ग्राम नवाँ पिण्ड, चक 
संख्या ७८ के निवासी जीवर्नासहके लड़कों -- भगवानसह और माघर्रासहका 
मुकदमा । 


इन दोनों व्यक्तियोंको भारतीय दण्ड संहिताके-खण्ड ६ (क), (ख), (ग)के 
अन्तर्गत ९ मई, १९१९ को सजा दी गई थी। उनपर अभियोग यह था कि धबन 
रेलवे स्टेशनकों आग छगानेमें वे भी शामिल थे। उनमें से प्रत्यकको दो सालकी 


२८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सख्त कंद और दो सौ रुपये जुर्मानकी सजा दी गई। 
यह॒ पक्ष अब अपनो सजाके फंसलेके खिलाफ अपील कर रहा है। 
अपीलके मुख्य आधार ये हें: 

(क) वे उस दिन रेलवे स्टेशनपर मौजूद नहीं थे, और अपनी 
गर-मौजूदगी साबित करनेके लिए वे कई गवाह पेश करनेको तेयार थे। 
लेकिन अदालतन उनके गवाहोंकों नहीं बुलाया। 

(ख) उनकी शिनाख्त रेलवेके कुलियोंन की थी, जो उनके लिए 
बिलकुल अजनबी थे। कहा गया है कि उनके कुछ दुश्मनोंने इन कुलियोंको 
उकसाया था और शज्ञायद रिव्वत भी दी थी ताकि वे इन दोनों भाईइयोंकी 
शिनाख्त कर वें। 

(ग) अपीलमें कहा गया है कि उनके दुश्मन ज्वालासिह जेलदार 
और जीवर्नासह रूम्बरदार हें, जिनके साथ जीवर्नासहके परिवारका काफी 
पुराना झगड़ा चला आता है। यह झगड़ा रूम्बरदारीको लेकर रूगभग 
५ वर्ष पहले खड़ा हुआ था और तभीसे चलता आ रहा है। झगड़ेके 
बारेमें बड़ी आसानीसे सबूत जुटाये जा सकते हें और उन्हें पेश करनेकी 
अनुमति भी माँगी गई थी, लेकिन उसका मौका नहीं दिया गया। 

(घ) मेरे सामने यह बयान अभियुकतके सबसे छोटे भाई जगत- 
सिहने दिया है। जगतसिहकी उम्र १८ वर्ष है और में उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ, क्योंकि वह इस कालेज और स्क्लमें ४ वर्षतक मेरा विद्यार्थी 
रह चुका है। मुझे जगतसिहकी व्यक्तिगत वफादारीपर जरा भी सनन्‍्देह नहीं 
है। में जगतासहुकी भावनाओंकों समझ सकता हूँ, और फिर जगत्सिहकों 
ब्रिटिश-विरोधी प्रवृत्तियोंवाला राजनीतिज्ञ बतलाना हास्यास्पर ही माना 
जायेगा। इस लड़केका खर्चे चलानवाले उन दोनों भादइयोंने इस लड़केको 
पढ़नेके लिए यहाँ भेजा-- यह तथ्य भी बतलाता है कि वे वफादाश 
हैं, क्योंकि आमतौरपर सरकारके प्रति वफादार सिख लोग ही दूर-दूरसे 

. अपने बच्चोंकों इस संस्था भेजते हें, जिसे सरकारका विशेष क्ृपापात्र 
समझा जाता है। मेंन रेलवे कुलियोंसे इसके बारेमें पुछकताछ कर ली है। 
उनमें से कई इन दोनों सजायाफ्ता भाइयोंकों जानते हें। उन सबकी यही 
राय है कि दोनों भाई बिलकुल ही निर्दोष हें और उनके दुश्मनोंन ही 
उनको इस मामलेसें फंसा दिया है। 

(डः) एक मुद्दा, जो इस व्यक्तिके खिलाफ सारे सबतको गलत 
सिद्ध करता है, यह है कि तीसरे भाई मंगर्लूसहकी भी शिनाख्त करके 
इन्हीं कुलियोंने कहा कि वे रेलवे स्टेशनपर सौजूद थे। हुआ यह कि 
जिस दिन धबनसमें उसको मौजूदगी बतलाई जाती है, उस दिन वे- 
खालसा कालेजमें जगतसिहके साथ ठहरे हुए थे और कई भरोसेके लायक 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धरमें कांग्रेसकी रिपोर्ट २८९ 


आदमियोंन उन्हें वहाँ देखा था, जिनमें कालेजके वाइस प्रिसिपल और 
कुछ अध्यापक भी शामिल हैं। 
वे (मंगलसह) जगतासहको छुट्टी दिलानेके सिलसिलेसें मेरे पास भी 
आये थे। मेंने इस तथ्यके बारेमें डिप्टी कमिइ्तरकों लिखा और मौखिक रूपसे' 
भी बतलाया। अदालतमें इसकी जानकारी सिलनपर उन्होंने तुरन्त मंगर्ूसहकी 
रिहाईका हुक्‍्स दे दिया। मेरा कहता है कि यदि अवालतने यह समझ लिया 
होता कि मंगलूसिह, भगवानसह और मसाघर्रासहके ही भाई हें और मंगर्लसहकी 
अनुपस्थिति सिद्ध हो चुकी है, तो वह इस मुकदसेमें शिनाख्ती के सम्बन्ध 
पेश किये गये सबतकों सही नहीं मानती, क्योंकि भगवानसिह और माघरासहकी 
हिनाख्त करनेवाले कुलियोंन ही मंगलसिहकी भी शिनाख्त की थी। 
(ह०) जी० ए० वायत 
प्रिन्सिपल, 
खालसा कालेज, अमृतसर 
(बयान ६१३) 
श्री वाथनका पत्र पेश किये जानेपर इन लछोगोंकों बड़ी शीघ्रतासे रिहा कर 
दिया गया, लेकिन हर आदमी तो जगतसिहकी तरह ऐसा 'सोौभाग्यशाली नहीं होता 
कि वह श्री वाथन-जैसे ऊँची पद-प्रतिष्ठावाले' किसी मध्यस्थसे परिचित हो। 
बिशनसिहन मुकदमेका काफी ब्यौरेवार विवरण दिया है। वे बतलाते हें कि 
किस प्रकार एक रेलवे बाबूके यह कहनेपर कि वह शिनाख्त नहीं कर सकता, रूम्बर- 
दार और जैलदारने उसे उकसाया और किस प्रकार ऐसे आदमीकी शिनाख्त कराकर 
सजा दिलवा दी गईं जो उस समय नवाँ पिण्डमें मौजूद नहीं था। (बयान ६१२) 
श्री बॉसवर्थ स्मियने कैदियोंके एक जत्थेके मुकदमेके दौरान सुरेनर्सिहसे मंगल- 
सिंहकी मौजूदगीके बारेमें सवाल किया। सुरेनर्सिह कहते हें: 
मेंने कहा कि वे वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन कुछ दूसरे लोगोंने -- ज्वालासिह 
जलदार और जीवनसिह-जंसे लोगोंन -- बयान दिया कि वे उपद्रवर्मे शामिल 
थे। इसपर श्री बॉसवर्थ स्मियन मुझे उसी वक्‍त तोन महीनेकी सजा सुना दी। 
बादसें खालसा कालेजके प्रिसिपलके पत्रसे जब यह पता चला कि घबर्नासहकी उस 
घटनाके दिन मंगर्लसह अमुृतसरमें था तो मुझे छोड़ दिया गया। (बयान ६१४) 
हमारा अनुमान है कि सुरेनसिहको झूठी गवाही देनेके लिए सजा दी गई थी। 
वे लम्बरदार थे। वे अगर सजासे बच पाये तो इसी कारण कि श्री वाथनके पत्रसे 
यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी। लेकिन उनके निर्दोष सिद्ध हो 
जानेके बाद भी लम्बरदारीसे उनकी बर्खास्तगी अभी कायम है। 
सोहनसिहको भी इसी कारण सजा दी गई थी और बादमें इसका पता चलनेपर 
उन्हें भी छोड़ दिया गया। वे भी लम्बरदार थे और सुरेनर्सिहकी तरह उन्हें भी 
लम्बरदारीसे बर्खास्त कर दिया गया। (बयान ६१५) 


१७-०१ 


२९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


खुशालकी पत्नी नन्‍्दीने अपने लड़केके बारेमें बयान देते हुए कहा है: 
कोई सफाईतक नहीं माँगी गई। सच यह है कि रेलवे कुलियोंने जिसके 
खिलाफ भी गवाही दी, उसे दण्ड दे दिया गया। किसीते अपना बयानतक देनके 
लिए नहीं कहा गया। गाँवके उनके एक आदमीन इस तरीकेपर आपत्ति 
की। इसपर उसे शीशसके पेड़से बंधवाकर बुरी तरह कोड़े रूगाये गये। 
(बयान ६१६) 
दूसरे गाँवकी तरह नवाँ पिण्डमें भी अफसरोंने जिसका जो माल मनमें आया, 
उठा लिया। इस तरह हीरासिहसे १०८ रुपयेसे कुछ अधिक कीमतका आटा, दाल, 
घी, चीनी और दूध ले लिया गया। गाँववालोंने चन्द्ा करके इस गरीबका घाटा पूरा 
किया। (बयान ६१८) 
किशनचन्द कहते हे कि उन्होंने श्री पैनी और श्री बॉसवर्थ स्मिथके कैम्पको 
तथा अन्य अधिकारियोंकों भी ४०० रुपयेकी कीमतका राहन दिया। इसकी पूर्ति भी 
गाँववालोंन चन्देसे की। (बयान ६१९) 
काहनसिहकी पत्नी ज्वाली कहती है कि उसके ७० वर्षीय कमजोर पतिको भी 
गिरफ्तार कर लिया गया। वे कहती हें: -- 
वहाँ तेनात पुलिसने बिना उनकी मुट्ठी गरम किये हमें अपने रिश्तेदारोंको 
खानातक नहीं पहुँचाने दिया। दूसरोंकी तरह मुझे भी हर रोज हर आदमी 
पीछे एक रुपया देना पड़ा था। (बयान ६२०) 
ननन्‍्दर्सिह कहते हें: 
दस वर्बसे ऊपरकी उम्नके सभी आदमियोंकों बुला भेजा गया। उनको 
सुबहसे लेकर शामतक धूपमें कतारें बनाकर बठाये रखा गया। श्री बॉसवर्थ 
स्मिथ वहाँ मौजूद थे। मेरे भाई भगवानसिहने उठकर हाथ जोड़कर उनसे कहा 
कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। इसपर श्री बॉस- 
वर्थ स्मिथकों गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी पिटाईका हुक्म दे दिया। एक 
रस्सी मेंगाई गई। सत्रु चौकीदार रस्सी लेकर आया और भगवानसहकों उसी 
समय बाँध दिया गया। सत्रको बत लगानका आदेश दिय। गया और उससे 
१२ बेत लगाये। श्री बॉसवर्थ स्मिथ वहीं पासमें खड़े थे और उन्होंने कहा कि 
अगर वह मर भो जाये तो कोई परवाह नहीं। भगवानसह बेहोश हो गया। 
उसके मुँहम पानी डाला गया तब कहीं थोड़ी देर बाद उसको होश आया। 
फिर सब-इन्स्पेक्टर उसको अलग ले गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 
इसे देखकर सारे गाँववाले भयभीत हो गये और किसीने भी कुछ कहनेकी 
हिम्मत नहीं की। चारों तरफ राइफलघधारी संनिक खड़े थे और श्री बॉसवर्थ 
स्मिय कहते जाते थे कि अगर किसीन जबान हिलाई तो उसके साथ भी ऐसा 
ही सडक किया जायगा। (बयान ६२१) 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रेसकी रिपोर्ट २९१ 


इस गाँवपर १०,००० रुपये जुर्माना किया गया। उसका एक तिहाई रबीकी 
पिछली फसलके मौकेपर वसूछ किया गया। (बयान ६२२) 


चुहड़खाना 


यह भी एक बड़ी मण्डी है जहाँ आसपासके गाँवसे सैकड़ों लोग अपना माल 
लेकर बेचने आते हैें। चूहडखाना गाँव मण्डीसे करीब डेढ़ मीलकी दूरीपर है। 
चहड़खानाका स्टेशन मण्डीके पास ही है। 

यहाँ १२ अप्रैलठको हड़ताल हुई थीं। एक दिन पहले एक सावंजनिक सभा भी 
हुई थी, जिसमें हड़ताल करनेकी घोषणा की गई। सभामें नगरपालिकाके सदस्यों-सहित 
तमाम लोगोंने हिस्सा लिया था। १४ तारीखतक कोई घटना नहीं घटी। लेकिन 
१५ तक अमृतसर और लाहौरसे आनेवाले समाचार सभी लोगोंको मालूम हो गये थे 
और वे काफी उत्तेजित हो उठ थे। मण्डीमें रहनेवाले कुछ लोग और आसपासके गाँवोंके 
कुछऐसे लोग, जो उस' समय मण्डीमें मौजूद थे, सभी मिलकर रेलवे स्टेशनकी तरफ 
चल पड़े। उन्होंने दित-दहाड़े रेलवेखलासियोंसे औजार के लिये और छलाइनको 
नुकसान पहुँचानेके सांथ-साथ स्टेशनमें आग भी छगा दी। 

इसके बाद ही सेना, मशीनगनें और बख्तरबन्द गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गईं। काफी 

अन्धाधुन्ध गोलीबारी की गई । राय साहब श्रीराम सूदने हंटर कमेटीके सामने दिये 

गये अपने साक्ष्यमें गोलीबारीको उचित ठहरानेकी कोशिश की है। लेकिन हमारे पास 
जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं, वे सब उनके बयानके खिलाफ जाते हँ। सच तो यह है 
कि उनके अपने बयानसे ही उनकी बातका खण्डन होता है। हमें यह भी याद रखना 
“चाहिए कि यह गोलीबारी माशेल लॉकी घोषणा होनेसे पहले की गई। राय साहब 
श्रीराम सूद एक पुराने सब-डिवीजनल अफसर हूँ। वे इस जिलेमें अगस्त १९१८से 
सरकारी सेवामें हें। इसलिए वे गाँवके लोगोंको अच्छी तरह जानते थे। गोलीबारीकी 
सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और जब पंडित जगतनारायणने जिरहके दौरान 
उनसे सीधें-सीवे सवाल पूछने शुरू किये तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गोली चल- 
वाई वह दण्ड प्रक्रिया संहिताकी रूसे प्राप्त अधिकारोंके अन्तगंत थी। सर चिमनलालने 
उनसे पूछा कि वे इस निष्कर्षपर कंसे पहुँचे कि गोली चलवाना जरूरी हो गया। 
उत्तरमें उन्होंने कहा, “क्‍योंकि हमें पहलेसे मालूम हो गया था कि वहाँ भीड़ इकट्ठी 
हो गई है और इसकी सूचना विश्वसनीय थी।” उन्होंने आगे कहा: “ मेंने पहले ही 
सुन रखा था कि चूहड़खानाके छोग लूटपाटके लिए बाजारकी तरफ झपट जा रहे हैं। ” 
इसपर सर चिमनलालने पूछा: तो इसपर आपने कोई और जाँच-पड़ताल किये बिना 
गोली चलाना शरू कर दिया? ” उत्तर था: “जी हाँ, हमने गोली चलानका निरचय' 
कर लिया था।” फिर उनसे पूछा गया: आपका खयाल आतंक पेंदा करनंका 
था? ” उन्होंने उत्तर दिया: “हाँ, यदि ऐसा करना जरूरी लगता और सचमुच मुझे 
ऐसा करना जरूरी लगा।” सर चिमनलालने पूछा: “और गोली चलानेके बाद आप 
स्टेशनकी ओर ही बढ़े ? ” उत्तर था: “जी हाँ।” इसके बाद राय साहबने लोगोंकी 
हरकतोंका वर्णन किया। 


२९२ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्र०- हरकतोंसे आपका क्या मतलब है ? वे कोई शरारत तो कर नहीं 
रहे थे। 

उ०- जी नहीं, उस समय नहीं। लोग गाँवसे आ-जा रहे थे। 

प्र०- आपको यह मालूम नहीं कि इस तरह गाँव आने और उधर 
जानमें उनका उद्देश्य क्या था? 

उ०- जी हाँ, मालम है; उनका उद्देश्य बख्तरबन्द गाड़ीपर हमला 
करना था। 

प्र०- आपने दूरसे देखकर यह कंसे पता रूगा लिया कि वे बख्तरबन्द 
गाड़ीपर हमला करनेके लिए ही इकट्ठ हो रहे हें? 

उ०- मुहिकल यह है कि मेरे दिसागरममें जो बातें हें, उनको में बखूबी 
बयान नहीं कर सकता। 

प्र० - क्षमा कीजिए लालाजी, यहाँ हम उन चीजोंकी चर्चा कर रहे हें 
जो वहाँ सोजूद थीं और जिनको आपने देखा था। में यहु जानना चाहता हें 
कि आप जब उनकी हरकतोंकी बात कहते हें तो वास्तवमें वह हरकत थी 
क्या, क्या आप यह बतानेकी कृपा करेंगे? 

उ०- मेंने कहा कि वे आ-जा रहे थे और मेरा खयाल है, वे एक 
जगहपर जमा हो रहे थे। 

प्र०- शायद आप नहीं बता सकते कि किस उहेइ्यसे ? 

उ०- वे किसी बुरी नीयतसे ही जमा हो रहे थे। 

प्र०- आपने कुछ लोगोंको गाँव जाते हुए और कुछको गाँवसे आते हुए 
देखकर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वे किसी बुरे उद्देश्यसे जमा हो रहे 
हे! 

उ०- उन्होंने हमारी बख्तरबन्द गाड़ी देखी, फिर भी वे छिप नहीं 
गये, इससे और क्‍या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 


राय साहबने यह साक्ष्य १७ दिसम्बरको दिया और हमने अपनी कोशिशसे जो 


साक्ष्य इकट्ठा किया वह इससे काफी पहलेका है और हममें से एक सदस्यने ६ दिस- 
म्बरको उसकी जाँच भी कर ली थी। उस साक्ष्यसे पता चलता है कि वहाँ कोई भीड़ 
जमा नहीं हुई थी और राय साहबने लोगोंको जो आते-जाते देखा था उसका वह 
मतलब बिलकुल नहीं था जो राय साहबने रूगाया । लोग डरके मारे भागकर जा 
रहे थे और अयने-आपको छिपा रहे थे। 


जाट दूलासिह, जिन्हें वहाँके चप्पे-चप्पेकी और घटनाओंकी भी पूरी जानकारी 


है, कहते हें: 


उन्होंने डरके मारे गाँवसे भागते हुए लोगोंपर मशीनगनोंसे गोलियाँ चलाईं। 
उन गोलियोंसे तीन व्यक्तियोंको जख्मी होकर गिरते हुए मेंने देखा। कमेटीके 
सदस्य मौलाबर्श और करतारसिह भी गाड़ीमें थे। (बयान ४६८) 


पंजावबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मों कांग्रेसकी रिपोर्ट २९३ 
गनपतमल कहते हें: 
मशीनगनोंसे काफी देरतक गोलियाँ चलती रहीं और लोग इचर-उधर 
भागते रहे। - - -१७ अग्रेछको फिर इसकी पुनरावृत्ति की गई। ब्रिटिश सेनिक 
मशीनगर्नें लिये हुए आये। वे गाड़ीसे उतरे और इधर-उधर भागते हुए लोगों- 
पर गोलियाँ चलाने लंगे। (बयान ४५८) 


हम यह तो नहीं कहेंगे कि मार्शल लॉ जारी करनेसे पहले गोलियाँ चलानेका 
कोई औचित्य नहीं था, पर हमारा विश्वास' है कि सब-डिवीजनल अफसरने जिस गोली- 
बारीका उल्लेख किया है, उसमें बहुत जल्दबाजी की गई; अभी ऐसा समय नहीं आया 
था कि गोलीबारी की जाती, गोलीबारी अन्धाधुन्ध तरीकेसे की गई और उसके पीछे 
या तो अधिकारियोंकी घबराहट काम कर रही थी या फिर अत्यृत्साह । जनतामें 
आतंक जमाना उन अफसरोंका काम नहीं था। गोली चलाना उनके सामर्थ्यंका नहीं, 
कमजोरीका लक्षण है; न्‍्यायकी रक्षा करनेकी भावनाका परिचायक नहीं बल्कि अन्याय 
करनेकी उद्धतताका द्योतक है। अपराधी मन ही आतंकवादका सहारा लेता है। हम 
स्वीकार करते हें कि आग हछगाने, लूटमार करने और तार काटहनेकी घटनाएँ बूरी, 
अकारण और अशोभनीय थीं और उनमें भाग लेनेवाले कड़ेसे-कड़े दण्डके भागी थे। 
लेकिन जनताने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिससे इस प्रकारकी अन्धाधुन्ध गोली- 
बारीका औचित्य सिद्ध हो सके जिसमें निर्दोष व्यक्तियोंकी जानें गई और अनंक 
हमेशाके लिए अपंग-से हो गये। समूची जनताकों “ आतंकित ” करनेके लिए जो अन्य 
बबंर कदम उठाये गये थे, उनका भी कोई औचित्य' नहीं था। 

दूसरे जो कदम उठाये गये, वे लगभग सभी जगह एक-से थे। सैनिकों द्वारा की 
गई लट-पाटके' जितने सबूत चूहड़खानामें मिलते हें उतने अन्य स्थानोंपर वहीं मिलते। 
मवेशियोंकों जबरन पकड़कर सनिकोंके लिए उनका दूध निकाल लिया जाता था। वे 
मालिकोंकी गैरहाजिरीमें बकरियाँ, वतन और खाने-पीनेकी चीजें जबरन उठा ले जाते 
थे। मार्शल लॉके कालमें जनताको धन-सम्पत्तिके रूपमें कितनी हानि उठानी पड़ी होगी, 
इसका अनुमान लगाना कठिन है। 

सुच्चासिह कहते हें: 

पुलिसने मुझे डराकर मुझसे एक बिछावन ले लिया, जो मुझे अभीतक 

वापस नहीं किया गया है। (बयान ४४९) 

शामनके बयानके अनुसार: “सिपाही अपने घोड़ोंके लिए जबरदस्ती उनकी 
फसल काटकर ले गये।” (बयान ४६४) 

मोहनलाल कहते हूं: 

श्री बॉसवर्थ स्मिय जब यहाँ आये थे तो हमारी दुकानसे ४५ रुपयेका 
सामान लिया गया था। लेकिन आजतक उसकी कीमत नहीं चुकाई गई है। 
(बयान ४७४) 


२९४ 


पास 


६.५ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हवेलीराम कहते हे: 

मेरी दुकान और घरपर १०-१५ दिनतक ताला डालकर रखा गया। 
« » - मंडीकी कई दुकानोंकी तलाशी लो गई। ब्रिटिश सेनिक मंडीसें मडराते 
रहे और जनताकों आतंकित करते रहे। वे दुकानोंमें घुसकर जो मनमें आया 
उठा ले गये। . . . सेनिकोंत मुझसे जो चीजें लीं, उनकी मुझे कोई कौमत 
नहीं दी गई। (बयान ४५३) 
गतपतमल कहते हे: 

उनको राशनके लिए जो भी मिला उसे ले लिया। लोगोंसे मुगियाँ, अण्ड, 
बकरियाँ और दूध जबरदस्ती ले लिया गया। पुलिसवालोंन लोगोंके पास जाकर 
बिछावन माँगे और लोगोंको डरके कारण देने पड़े जो अबतक उनको लौठाय 
नहीं गये हें। पुलिसके सिपाहियोंन मुझसे भेंसका दूध जबरदस्ती ले लिया, और . 
मेरे बच्चोंतक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एक बिछावन मेंने भी दिया, जिसे 
अभोतक लौटाया नहीं गया है। . . - मार्शल छॉके दिनोंमें मुझे मंडीकी तरफसे 
२५ रुपये और गाँवकी तरफसे १० रुपये सेनाके राशनके ख्के लिए देन पड़े। 
(बयान ४५८) 
कुछ दुकानदारोंने सेनाकों जो राशन दिया उस सामानकी सूची अधिकारियोंके 
भेजी। गुजराँवालाके पुलिस सुर्पारिटेंडेंटने उसका जो उत्तर दिया वह यह था: 

इसे सब-इन्स्पेक्टरके पास इस हिदायतके साथ भेज दिया जाये कि यह 
रुपया अब किसी हालतमें वसूल नहीं किया जा सकता। अर्जी भेजनेवालों को 
जतला दिया जाये कि उनको हमें इस तरह बार-बार परेशान नहीं करना 
चाहिए। 
गाँववालों को कुछ दिनोंतक अपनी फसल नहीं काटने दी गईं। कुछ किसानोंकी 


फसलें बिना किसी उचित कारणके जब्त कर ली गईं। श्री बॉसवर्थ स्मिथने एक तरहसे 
इन क्ृत्योंकों स्वीकार कर लिया है। इन इलाकों --साँगला हिल और शेखूपुराके 
बीचके इलाकों --में माशेल लॉके अमलकी जिम्मेदारी मुख्यतः श्री बॉसवर्थ स्मिथकी 


ही थी। 


शानसिह कहते हें: 

मुझे फसलकों नुकसान पहुँचनेसे कुल सिलाकर रूगभग २,००० रुपयेकी 
हानि उठानी पड़ी। (बयान ४५४) 
जिवाया कहते हें: 

शेरसिहके खेतके पास ही करीब सवा तीन किलेमें' मेरी चनेकी फसल 
थी। फौजन अपने घोड़ोंके लिए उसका इस्तेमाल किया और उसके बदले कौड़ी 


१. पंजाबमें जमीनकी मापका अतिमान । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्म कांग्रसकी रिपोर्ट २९५ 


भी अदा नहीं की। उनको ऐसा करनेसे रोका भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे 
धमकाया कि अगर हम उनको घास लेनेसे मना करेंगे तो वे साहबके सामने 
हमारी पेशी करा देंगे और हमको सजा दी जायेगी। (बयान ४५६) 
गनपतमल कहते हें: 
यह हुक्म भी जारी किया गया कि गाँवके सभी लोग गाँवमें ही रहें, 
और कोई भी गेहँंकी फसल काठन गाँवसे बाहर खेतोंमे न जाये। उन्होंने पढ- 
वारीको हुक्स दिया कि वह खेतोंके चक्कर लगाये जिससे कि लोग अपनो फसलें 
न॑ काटने पायें और न अपने सवेशियोंकों उसमें से कुछ खिला पायें और न 
खेतोंकी देखभाल ही कर पायें। इस तरह मवेशी लावारिस-से घमते रहे और 
फसलें बरबाद हो गईं। कुछ फसलोंको सेनाने भी नुकसान पहुँचाया। हमें फसलका 
सिर्फ एक-चौयाई हिस्सा ही हासिल हो पाया। (बयान ४५८, पृष्ठ ५९७) 
तथाकथित मुकदमों और उनसे पहले अपनाई गई प्रक्रियाके बारेमें हमें जो बयान 
मिले हूं, उनमें ऐसे तथ्य भरे पड़े हे, जिनसे बहुत अच्छी तरह सिद्ध हो जाता हैं कि 
यहाँ भी वही सब हुआ, जो हमने अन्य स्थानोंके बारेमें बताया है। श्री टोडरमल 
कहते हें कि जब शिनाख्तीका नाटक किया जा रहा था, श्री बॉसबर्थ स्मिथने कहा: 
“में सिर्फ बड़े-बड़े आदमी चाहता हूँ; वे गन्दी मक्खियाँ हे। में मामूली आदमियोंकों 
नहीं चाहता।” सरदार करतारसिहने इस गवाहकी एक अपराधीके रूपमें शिनाख्त 
की थी। वे कहते हें: 
हमने फौरन आपत्ति की और उससे पुछा कि उसने मुझे ही क्‍यों छाँट 
लिया है। उसने कहा कि खुफिया विभागन उसे रोक दिया है, इसलिए वह 
इसकी कोई वजह नहीं बतलायगा। उसे तो वही करना पड़ेगा जो उससे कहा 
गया है।” (बयान ४५०, पृष्ठ ४८९) 
उसपर मुकदमा चलाया “गया, लेकित मार्शल लॉ कमीशनने उसे दोषमुक्त 
कर दिया। 
काशी राम कहते हें: 
हम लोग डिप्टी-कमिश्तरके सामने सफाईका सबूत पेश करना चाहते थे, 
लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई और न किसीके बयानको दर्ज ही किया 
गया। (बयान ४५१, पृष्ठ ५९०) 
मायासिह कहते है कि उनका लड़का उजागरसिंह दवा लेने बाहर गया था। 
उसे कुछ दूसरोंके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसने विरोध किया। 
इसपर लेगड़ साहब (श्री बॉसवर्थ स्मिथ) ने उसे पेड़से बाँधकर २५ 
कोड़े लगानेका हुक्‍्स दे दिया था। . - - उसे दस दिनतक एक कोठरीमें रखा 
गया और जब कंनाल रंस्ट हाउसमें अभियुकक्‍्तोंकी शिनाख्त हुई तो किसीन भी 
उसकी शिनाख्त नहीं की और इसलिए उसे छोड़ दिया गया। (बयान ४४८) 


२९६ 


सम्पूर्ण गांधी वाहममय 

हवेलीराम कहते है : 

एक दिन लड्धासिह चौकीदारने सभी मंडीवालोंको सुचना दी कि दूसरे 
दिन सुबह सभी लोगोंको कैताल बँगलेमें हाजिर होना है और जो गेरहाजिर 
रहेगा उसकी जायदाद जब्त फर ली जायगी। दूसरे दिन सुबह हम लोग बँगले- 
पर पहुँच गये और हमें बिना भोजन-पानीके वहाँ बंठे रहता पड़ा। हम सबको 
१२ बजे दोपहरकों कड़ी घूपमें दो घंटेतक खड़ा रखा गया। छूम्बरदारके कहने- 
पर कुलियोंने जिन-जिन लोगोंकी तरफ इशारा किया, उनको गिरफ्तार करके 
थाने भेज दिया गया। उनको खाने या पीनेके लिए कुछ भी नहीं दिया गया 
और यदि किसीने उनको खाले-पीनकी कोई चौज्ञ देनी चाही तो उसे पिटवाया 
गया और गालियाँ दी गईं। उन लोगोंको अगले दिन लाहौर ले जाया गया 
और जत्योंनें पेश करके उनको सजाएँ सुना दी गईं। (बयान ४५२, पृष्ठ ५९२) 
सरदार द्ानसिह कहते ह : 

मुझे अन्य गिरफ्तारशुदा लोगोंके साथ पीठके पीछे हाथ करके हथकड़ियाँ 
लगाकर सरायमें रखा गया। मुझ वहाँ १५ या १६ दिनतक रहना पड़ा। 
में हयकड़ियोंकी वजहसे न तो खाना खा सकता था और न अपनी पणड़ी ही 
बाँध सकता था। रातकों भो हथकड़ी लगी रहती थी। मेरे साथके दूसरे लोग 
मेरे मुँहमें खानकी चीजें रख देते थे। कुछ लोग मेरी पणड़ी भी बाँध देते थे। 
मेरे बड़े भाई काहनसिह भी मेरे साथ वहीं बन्दी थे। उनके पास एक अरबी 
घोड़ा था, जिसे पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर अली मुहम्मदत उनसे माँगा और कहा 
कि दे देनेपर वे रिहा कर दिये जायेंगे। मेरे भाईन कहा था कि वे बिलकुल 
निर्दोष हें इसलिए बिना बात अपना घोड़ा नहीं देंगे। मेरे भाईके इनकार करने- 
पर पुलिस सब-इन्स्पेक्टर बहुत नाराज हो गया और उसने कहा कि वह उन- 
पर बहुत-से अभियोग रूगायेगा। सबसे पहले तो उसने यह किया कि मेरे 
भाईके घरमें रेलके किसी बाबकी कुछ चीजें चोरीसे रखवा दीं और फिर 
जाँच-पड़तालके बाद वे चीजें उनके घरसे बरामद करवा दीं। . . - पुलिस सब- 
इन्स्पेक्टरन मुझसे भी कहा था कि अगर सें अपनी जान बचाना चाहूँ तो 
उसको ५०० रुपये दे दूँ। मेंते रुपया अदा करनेसे इनकार कर दिया। इसपर 
मेरे भाईके साथ मेरा भो चालान कर दिया गया। लेकिन बादमें मेरी पत्नीने 
किसीसे ५००) रुपये उधार लेकर चक मनोरा, शेखूपुराके जमींदार सुन्दर्रासहकी 
सात सब-इन्स्पेक्टरके पास पहुँचा दिये। पुलिस सब-इन्स्पेक्टरने इसपर मुझे रिहा 
करा देनेका वादा किया। . . - सब इन्स्पेक्टरने, जिन लोगोंकों मेरे खिलाफ बयान 
देनके लिए तेयार किया था, उनको वेसा करनेसे रोक दिया। सेरे खिलाफ उसने 
सिर्फ एक सामूली-सा गवाह रहने दिया। इस तरह काफी सबत न॑ सिल पानके 
कारण मुझे रिहा कर विया गया। (बयान ४५४, पृष्ठ ४४९) 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रसकी रिपोर्ट २९७ 


अन्धे आदमियोंतक को नहीं बख्शा गया । लद्घधामल नामक एक अन्धेसे अपने 
लड़केको पेश करनेके लिए कहा गया और चूँकि उनका लड़का मौजूद नहीं था, इस- 
लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तभी रिहा किया गया जब लड़केकी माँने 
लड़केको पेश कर दिया। (बयान ४६७) | गनपतमल कहते हे कि श्री बॉसवर्थ स्मिथने 
सभी गाँववालोंकों जमा होनेका हुक्म दिया और उसका पालन न करनेका दण्ड उनकी 
सम्पत्तिको आग लगाना या जब्त कर लेना था। वे कहते हें: 


इसलिए सभी लोग डरके सारे दरबार साहबमें इकट्ठे हुए। लेगड़े साहबने 
पठवारीको जन-गणनाकी रिपोर्ट छानके लिए कहा । शेखूपुराके डिप्टी लाला 
श्रीरामने उस रिपोर्ट्में से उन लोगोंके नाम पढ़कर सुनाय, जो वहाँ मौजूद नहीं 
थे। पुलिसके जरिये उनकी स्त्रियोंकों बुलाथा गया। साहबने हुक्म दिया कि वे 
अपने पतियोंकों पेश करें, नहीं तो उनके मकानोंमें आग रूगा दी जायेगी और 
जमीन जब्त कर ली जायेगी । इस हुक्सके बाद स्त्रियोंकों लौद जानके लिए 
कह दिया गया और जिन गरहाजिर लोगोंके भाई या पिता वहाँ मौजूद थे, 
उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। 
वे आगे कहते हें: 
गिरफ्तारशुदा लोगोंको १०-१०, १२-१२ के जत्थोंमें पेश किया गया और 
उनमें से हरएककों २ सालकी जेल और २०० रुपये जुर्मानेकी सजा सुनाई गई। 
कोई गवाही नहीं ली गई। सिर्फ उनसे साफी साँगनेके लिए कहा गया जिसपर 
उन लोगोंने कहा: “हुजूर हम बकसुर हें, अगर हमने कुछ किया हो तो माफो 
दी जाये।” (बयान ४५८) 
सरदार हरनामसिह कहते हें कि वे ४०० रुपया मालगुजारी अदा करते हें और 
उन्होंने ८०० रुपयेकी कीमतके लड़ाईके बाँण्ड (वार बाँण्ड) खरीदे हें। वे ६० रुपये गृह- 
करके रूपमें अदा करते हे। उनके भाई खुशालसिहको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 
मुकदमा लड़नेके लिए श्री मार्टिनको १,००० रुपयेपर वकीछ किया। लेकिन वे कहते हें: 
किसीन उनको पेरवी करनेकी इजाजत नहीं दी । वहाँ मौजूद सफाईके 
गवाहोंकी कोई बात नहों सुनी गई, और न उनको इजलासमें ही बुलाया गया। 
खुशालसहका मुकदमा ५ मिनटमें निपटा दिया गया। 
वे कहते हें : 
सभी समरी मुकदमोंमं बॉसवर्थ खुद या वहाँ मौजूद कोई भी पुलिस 
इन्स्पेक्टर अभियकक्‍तोंसे इस तरह बात करता था। “तुम साफी साँगते हो? ” 
अभियुक्त हमेशा इसका यही उत्तर देते थे--- हजूर, हम बेकसुर हें, हमें माफ 
किया जायें।” लेकिन फाइलोंमें इसे इस ढंगसे दर्ज किया जाता था जेसे अभि- 
युक्‍्तने अपना कसुर कबूल कर लिया हो। सफाईका कोई गवाह पेश नहीं होने 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दिया गया और न सफाईकी तेयारी करनेका कोई वक्‍त ही दिया गया। पहले 

दिन करीब १०० अभियुक्तोंकों सजा दी गई और २-३ घंटेके अन्दर ही उनके 

फेसले भी लिख दिये गये। (बयान ४४७) 

चुहड़खानापर १,५०० रुपये जुर्माना किया गया। मंगलसिह और उनके भाईको 
इस मदसमें २३० रुपये भरने पड़े। (बयान ४६०) लाला फकी रचन्द जंगलीमलकी फर्मने 
सेनाके खर्चेके लिए अग्नैल महीनेमें ५० रुपये, दाण्डिक पुलिसके खर्चेके लिए ११४ रुपये 
और लेफ्टिनेन्ट गवनरके स्मारकके लिए २० रुपये अदा किये। दलालका कहना है: 
“ यह रकम हमसे जबरन वसूल की गई।” (बयान ४८० ) 


शखूपुरा 


शेखपुरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यह लाहौरतसे २५ मील दूर है और गुजराँवाला 
जिलेमें इसपर सबसे बादमें नजर पड़ती है। इसका नामकरण शाहंशाह जहाँगीरके 
प्यारके नामपर हुआ है और महाराजा रणजीतसिहकी रानी नकाइन यहीं रहती थीं। 
इसकी आबादी रूगभग २,५०० है। 

शेखूपुरामें ६ अप्रेठको हड़ताल रही। हड़ताल स्वयंस्फूत और पूर्ण थी। पुलिस 
सब-इन्स्पेक्टरने जनताकों रोकनेकी कोशिश की पर उसका कोई असर नहीं हुआ। 
शामको एक सभा हुई। अधिकारी भी मानते हें कि उसमें बड़े संयत ढंगके भाषण दिये 
गये | सब-डिवी जनल अफसर राय साहब श्रीराम सूदने वकीलोंको बुलाकर धमकियाँ देकर 
सभाको रोकनेकी कोशिश की, लेकिन कामयाव नहीं हुए। इसके बाद १३ तारीखतक 
पूर्णतया शान्ति बनी रही। लेकिन अमृतसर और लाहौरकी घटनाओंके समाचारोंका 
शखूपुराकी जनतापर असर हुआ और १४ तारीखकी सुबह दूसरी स्वयंस्फूत और पूर्ण 
हड़ताल हो गई, पर उसमें भी कुछ अघटनीय नहीं घटा। कहा तो गया है कि उस 
दिन एक नानबाईकी' दुकान जबरन बन्द कराई गई और दुकानदारपर हमला भी 
किया गया । समरी अदालतके कागजातमें इस सम्बन्धम एक व्यक्तिको सजा देनके 
हवालेके बावजूद इस आरोपकी सचाईसे इनकार किया जाता है। हाँ, रातकों कुछ 
अज्ञात व्यक्तियोंने डाक-तार विभाग और रेलवे सिगनलके' कुछ तार जरूर काठदे। वे 
लोग शायद शेखूपुराके ही थे। 

जो भी हो, हड़तालके फलस्वरूप कोई गड़बड़ी नहीं हुई; फिर भी १९ तारीखको 
माशेल लॉ लागू कर दिया गया, और फिर शेखूपुरामें भी वही सब-कुछ हुआ जो अन्य 
स्थानोंपर हुआ । वकीलोपर खास नजर रखी गईं । उनको खास तौरपर अपमानित 
किया गया। उनको गिरफ्तार करके ४० दिनतक नजरबन्द रखनेके वाद बिना कोई , 
मुकदमा चलाये या बिना यह बतलाये छोड़ दिया गया कि उनको गिरफ्तार क्‍यों किया 
गया था। शेखूपुराकी अपनी एक विशेषता यह रही कि दस वर्षकी अवस्थासे ऊपरके 
सभी मर्दोंको एक बड़े जमीनके टुकड़ेमें झाड़ लगानेका हुक्म दिया गया।* ऐसा सिर्फ 
उनको अपमानित करनके खयालसे किया गया। उनको तथाकथित जाँच पड़तालके लिए 


१. श्री बॉसवर्थ स्मियके कहनेपर । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट २९९ 


७ दिनतक रोजाना बड़े सुबहसे लेकर शामतक हाजिरी देनी पड़ी । अन्य स्थानोंकी 
भाँति यहाँ भी स्कूली बच्चोंतक को हाजिरी देने जाना पड़ता था। 

३८ सालतक लुम्बरदारी कर चुकने और पुलिस-इंस्पेक्टरके रूपमें अवकाश ग्रहण 
करनेवाले एक साठ वर्षीय सम्माननीय व्यक्तिको भी केवल इसलिए गिरफ्तार कर 
लिया गया कि जब पुलिसको उनके लड़कोंकी तलाश थी, उस समय वे शेखूयुरामें नहीं 
थे। उनकी जायदाद जब्त कर ली गई और उनके बटाईदारोंको फसल काटनेसे मना 
कर दिया गया। 

सैनिकों और पुलिसके सिपाहियोंने मनमाने ढंगसे लोगोंके सामानपर हाथ साफ 
किया। गवाह बनानेके लिए अन्य स्थानोंकी तरह यहाँ भी जोर-जबरदस्ती की गई और 
मुकदमोंमें भी न्‍्यायकी वही विडम्बना की गई जो अन्य स्थानोंपर देखनेकों मिलती 
है। पर श्री बॉसवर्थ स्मिथन यहाँ एक नया कदम यह उठाया कि वकीलोंको वकालत 
करनेके अधिकारसे वंचित करानेके लिए उच्च न्‍्यायालयके पास उनकी शिकायत की। 
हमने करीब ७० बयानोंमें से ३० बयान यहाँ देना तय किया है और जो सभी हमारी 
ऊपर कही हुईं बातोंकी पुष्टि करते हे। 

सरदार बूटासिह बी० ए०, एल एल० बी०, जिला वकील संघ (बार-लीग) के 
सदस्य थे । उन्होंने रंगरूटोंकी भरतीमें मदद की थी और इनसे वाओंके लिए उनको 
सरकारने एक प्रमाणपत्र भी दिया था। उनका कहना है कि वे किसी काममें लगे हुए 
थे, इसलिए उन्होंने दोनोंम से किसी भी दिन की हड़तालमें भाग नहीं लिया। १४ 
अप्रैलके बारेमें वे लिखते हें: 

किती भी जगह कोई भीड़ जमा नहीं हुई, और न जनताने कहीं कोई 
प्रदर्शन था कोई ऐसा काम किया जिसे असामान्य कहा जाये। 

अन्य स्थानीय नेताओंके साथ उनको भी १९ तारीखको अचानक गिरफ्तार 
कर लिया गया। 

हम सभीको संगीन लगी भरी बन्दकोंसे लेंस २५ सनिकोंकी देखरेखमें 
रखा गया। हसको इसी द्चा्मं शहर-भरमें घुमाया गया और एकाधिक बार 
हमारे ही गाँववालोंके सामने हमको गन्दी जगहोंपर बेठनके लिए मजबूर किया 
गया। करीब एक घंटेतक हमारी अपमानजनक स्थितिका पूरा तमाशा दिखानके 
बाद, हमको बख्तरबन्द गाड़ीकी तरफ दौड़ाते हुए ले जाया गया। . . . में 
बीमारीके कारण जब दूसरे लछोगोंके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाया, तो मुझे 
गालियाँ दी गईं, मेरा मखौल उड़ाया गया और मुझे लाठीसे पीटा भी गया। 
कैदियोंको लाहौर ले जाया गया। इसमें दो घंटे लगे। बार-बार कहनेपर भी 
पहरेदारोंने उनको टट्टी-पेशाबकी इजाजत नहीं दी और शाम ढल़े उनको भोजन भी 
नहीं दिया गया। 
हमें रेलवे स्टशनसे लाहौर सेन्ट्रल जेल ले जाया गया। वहाँ हथकड़ियाँ 
पहनाकर सभीको तनहाईमें डाल दिया गया। इस तरह हमको ४० दिनतक 
नजरबन्द रखा गया और हमें अधिकसे-अधिक परेशानी और तंगी झेलनी पड़ी। 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाइम्मय 


लेकित मानो इतना काफी नहीं लगा, इसलिए उन लोगोंकों और अधिक 
अपमानित किया गया--रिहाईकें समयतक भी । उनको हथकड़ियाँ पहनाकर शेखूपुरा 
ले जाकर पहले पुलिस थाने और फिर तायब तहसीलदारके घरतक पैदल चलाया 
गया। जाहिर है कि यह सव उनका मजाक उड़ानके लिए ही किया जा रहा था। 
आखिर नायव तहसीलदारके घरपर उन सबको रिहा कर दिया गया। बयान (४८६) 

लाला उशनाकराय बी० ए०, एल एल० बी० ९ वर्षसे प्रथम कोटिके वकील हें।* 
दो गाँवोंकी रूम्बरदारी उनके यहाँ पुश्तेनी चली आ रही है। उनकी खुदकी जमीन- 
जायदाद काफी है । वे युद्धकोपके लिए बराबर चन्दा देते रहे हे । वे कहते हें 
“ में पहली अप्रेकृतक कभी भी किसी राजनीतिक सभामें भाग नहीं लिया था।” १५ 
तारीख़की सुबह सव-डिवीजनल अफसरने उनको बुला भेजा। उन्होंने विधि और व्यवस्था 
बनाये रखनेमें अफसरोंकी मदद करनेका वादा किया। सव-डिवीजनल अफसर उसी दिन 
शासकों चुहुझुखाना चला गया था। लेकिन छॉर्ड हंटरकी कमेटीके सामने दी गई उनकी 
गवाहीस यह ताल-मेल नहीं खाता। गवाहीमें उन्होंने कहा कि शेखूपुरा ऊपरसे देखनेमें 
ही शान्‍्त लगता था, वह शान्ति वास्तविक नहीं थी। यहाँ याद रखनेकी बात यह है कि 
तार काटनकी जिन घटनाओंका हम उल्लेख कर आये हैं, उनके बावजूद वे शेखूपुरासे 
चले गये। गवाहका कहना है कि उन्होंने १८ अप्रैठकी शामतक स्थानीय अतिरिक्त 
सहायक आयुक्त (एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर) के साथ सहयोग किया। १९ तारीखको 
उन्होंने सब-डिवीजनल अफसरके यहाँ हाजिरी भी दी और उनको बताया कि शेखूपुरामें 
सब-कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके चन्द मिनट बाद ही उनके ही मकानमें 
उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको न तो जाकेट पहननेकी इजाजत दी गई 
और न घरके दरवाजे बन्द करनेकी ही। वे कहते हैं: 

वे लोग गोसाईं सायारामके लिए रुके हुए थे, उनका दफ्तर मेरे दफ्तरसे 

थोड़ी ही दूर था। उस अर्सेमें मुझसे वहीं जमीनपर गनन्‍्दगीमें बेठनेके लिए कहा 

गया। में थका हुआ नहीं था इसलिए बंठता नहीं चाहता था। लेकिन अप- 

सानित करनके लिए मुझे बेठनेपर मजबूर किया गया। 

लाहौरकी रेलवे हवालातका वर्णन करते हुए वे कहते हे: 

पहले उसे पाखानंकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उसमें तेज 

बदब्‌ समाई हुई थी। वह जगह आदमियोंके रहने लायक बिलकुल नहीं थी। 

उनको हवालातके बाहर हीं अपनी पगड़ियाँ और जूते उतार देनेके लिए विवश 
किया गया। गोौहरसिहन सिख होनेके नाते अपनी पगड़ी उतारतेपर आपत्ति की और 
अपना चहमा भी छगाये रखना चाहा, क्‍योंकि व॒ृद्धावस्थाके कारण वे उसके बिना 
देख नहीं पाते थे। उनकी आपत्तियाँ अनसुनी कर दी गईं। उन्हें बिना-कुछ बतलाये 
लम्बरदारीसे बर्खास्त कर दिया गया और ऊपरकी अदालतमें की गई उनकी अपील 
भी बिना किसी सुतवाईके खारिज कर दी गई। (बयान ४८५) । 
| गोसाईं मायाराम भी बी० ए०, एल एल० बी० हें। उनका कहना है कि गिरफ्ता- 

रियाँ बड़े तड़के हुईं। 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्ध कांग्रेसकी रिपोर्ट ३०१ 


हम लोग ठीकसे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। कुछ तो रातकी भूषा-- 
कमीज-पायजामे --- में ही थे। और मौलवी अलीमदीन वकील सिर्फ एक कमीज 
और धोती पहने हुए थे। हमने कपड़े मेंगवा देनेका अनुरोध किया तो उसे 
बड़ी रुखाई और झुँझलाहठके साथ ठकरा दिया गया। 
लोगोंकों जान-बूझकर अपमानित करनेके तरीकेको और अधिक विस्तारसे बतलाते 
हुए वे आगे कहते हें: 
मुझे, सरदार बूटासिह, मौलवी अलीमदीन और जमीयर्तासहकों एक 
डिब्बेस रखा गया, और बेंचें होते हुए भी हमको फहेपर हो बेठनका आदेश 
दिया गया। सरदार बटासिहन उसी दिन सुबह दस्तकी दवा ली थी। वे पेशाब 
करनेके लिए जाना चाहते थे और उन्होंने एक पहरेदारसे इसकी अनुमति साँगी। 
परन्तु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम सभीन बार-बार अनुरोध किया। 
इसपर एक सेनिकर्न उत्तर दिया था, “क्या तुम्र उसे पी नहीं सकते ? ” 
वे कुछ अन्य घटनाओंका वर्णन करनेके बाद कहते हें: 
जेलमें हमें जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, उनका बयान नहीं किया जा सकता। 
साधारगतया जेलमें जो भोजन दिया जाता है वह मवेशियोंके लायक ही है, 
आदमियोंके नहीं। हमें स्तानादिके लिए सुबहके समय आधा घंटा और शामके 
समय भी आधा घंटा दिया जाता था, तभी हमस अपने कमरेसे बाहर निकल 
सकते थे। कभी-कभी वार्डर लोग हमें यह एक घंटेका समय भी नहीं देते 
थे। वे अपनी सर्जासे दरवाजा खोलते और जब चाहते तब बन्द कर देते थे। 
(बयान ४८३) 
इस गवाहने सब-डिवीजनल अफसरके साथ हुई एक बड़ी दिलचस्प बातचीत 
सुनाई। उस अफस रने पहले उनको और फिर सभी वकीलोंको ६ अप्रैलकी सभामें शामिल 
होनेसे खबरदार करनतेकी कोशिश की, लेकिन जब गवाहन उसे समझा दिया कि सभा 
आपत्तिजनक किस्मकी नहीं है और उसमें शामिल होना वकालतके लाइसेन्सोंके खिलाफ 
भी नहीं पड़ता तो उसने वेयक्तिक रूपसे अनुरोध किया, जिसे गोसाईको मान ही लेना 
पड़ा । इसके वाद सब-डिवीजनल अफसरने अन्य वकीलोंकों बुला भेजा और उनसे कहा 
कि गोसाईने सभामें शरीक न होनेका वचन दिया है। गोसाईने जब यह सुना तो उन्हें 
कैसा रूगा सो उन्हींकी जबानी सुनिए: 
मुझे इससे बड़ा दुःख पहुँचा। मेते सोचा कि सब-डिवीजनल अफसरने 
दूसरोपर असर डालनेके लिए मेरे नामका गलत ढंगसे इस्तेमाल किया है; 
इसलिए मेंने उनको लिख दिया कि में सभामें जाऊंगा, और मेरे नामका इस 
ढंगसे इस्तेमाल करनेका उनको कोई अधिकार नहीं है। (बयान ४८४) 


३०२ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सरदार प्रीतर्मासह वकील गिरफ्तार नहीं किये गये थे। उन्होंने १९ अप्रैलकी 


शामकों मार्शल हॉकी घोषणाके बाद उसे लागू होते हुए देखा था। वे उसका वर्णन 
इन शब्दोंमें करते हे : 


वर्णन 


सब-डिवीजनल अफसर, रामसाहब श्रीरामने स्वयं ही घोषणा पढ़कर 
सुताई और उन्होंने पुरी घोषणा पढ़ चुकनंके बाद लोगोंकों बताया कि यदि 
दूसरी बार हड़ताल हुई तो उन्हें अधिकार है कि वे लोगोंपर गोली चलायें। 
उन्होंने इस अवसरपर अपनी छड़ीकी नोकसे कई सम्माननीय वृद्ध लोगोंकी 
ठुंडडी भी कोंची। 
इसके बाद मशीनगनोंके जिस प्रदर्शनकी चर्चा हंटर कमेटीके सामने की गई उसका 
करते हुए वे कहते हे: 

अप्रेल माहके अन्तमें ब्रिटिश और भारतीय सेनिकोंकी एक दुकड़ीने सर- 
कारकी शक्ति जतानेकी गरजसे बन्दकोंसे लेस मोटरों और मशीनगनोंका एक 
प्रदर्शत किया था। मशीनगनोंके सामनेकी तरफके एक टीलेपर लोहेके कई टुकड़े 
रख दिये गये। मशीनगनोंसे उन टुकड़ोंको छेद देनेके बाद वे टुकड़े लोगोंकों दिख- 
लाये गये। अफसरोंके हुक्मसे उन्हें यह तमाशा देखनेके लिए मजबूर किया गया 
था। फिर छोगोंसे कहा गया कि यदि उन्होंने सरकारके खिलाफ फिर कोई 
बगावत की तो उनको इन्हीं मशोनगनोंका निशाना बनाया जायेगा। पर दक्तिके 
इस प्रदर्शनसे पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर हारा जारी की गई एक घोषणा पढ़कर 
सुनाई गई थी, जिसमें उन्होंने लोगोंसे अपील की थी कि वे स्थितिको सामान्य 
बनानेसें सरकारके साथ सहयोग करें। 


शक्तिके इस प्रदर्शनके साथ-साथ सहयोगकी अपील करना कुछ विचित्र और 


बेमेल-सा लगता है। 


७ मईको या उसके आसपास एक दूसरा प्रदशन किया गया। वह कुछ भिन्न 


प्रकारका था। उसका मंशा केवरू आतंकित करना नहीं बल्कि अपमानित करना भी 
था। हम फिर इसी गवाहके शब्दोंमं इसका वर्णन देते हे : 


उन्होंने वहाँके सभी लोगोंको घपमें जमा किया। उनमें वे वकील भी 
शामिल थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे। वकीलोंकोी दूसरे छोगोंसे अलग करके 
दो कतारोंमें खड़ा कर दिया गया। आगगेकी कतारमें वे लोग थे जो ६ अग्रेलकी 
सभामें शामिल नहीं हुए थे और पीछेकी कतारमें वे लोग थे जो सभामें गये 
तो थे पर उन्होंने सक्रिय रूपसे कोई भाग नहीं लिया था। इसके बाद श्री 
बॉसवर्यथ स्मियन अपना भाषण शुरू किया और भारतीय वक्तीलोंको अपने भाषण- 
का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने अन्य बातोंके साथ-साथ यह भी कहा कि 
भसारतके वकील कमीन लोग हें, जिन्होंने सरकारके खिलाफ आन्दोलन किया और 
बेकसुर जमींदारोंकों अपना साधन बनाया है। उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूपसे 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ३०३ 


पूछा कि मेरे पिता क्या करते थे और मेंने कहाँ शिक्षा पाई है। यह बतलाये 
जानपर कि में स्कूलके एक अध्यापकका पुत्र हेँ और मेरी शिक्षा-दीक्षा लाहोर 
फॉर्मन क्रिव्चियन कालेजमें हुई है, उन्होंने आइचय प्रकट किया कि तब में उस 
आन्दोलनमें कंसे शामिल हो सका। श्री बॉसवर्थ स्मियन सुझे अन्य वकीलोंके 
सामने ही कीड़ा-सकोड़ा कह डाला। 


श्री बॉसवर्थ स्मिथन वकीलोंकी गत बना चुकनेपर एक अवकाशप्राप्त 
पुलिस इन्स्पेक्टर सरदार गौहरसिहकों लिया। उन्होंने सरदार गौहर्रासहकों 
हथकड़ियाँ पहने-पहने, नंगे पेर कड़ी धूपमें सभी लोगोंके सामने चलाया। 
साहबने लोगोंको बतलाया कि गौहरासह सरकारकी नमकहराम रिआया है, 
उसके तीन बेटों को उनकी हरकतोंके लिए जेल भेजा जा चुका है और सरकार 
उसकी भी पेन्शन बन्द करके उसे देश-निकाला देकर बर्मा भेज देगी। 

इसके बाद उन्होंने लोगोंको आम तौरपर सम्बोधित करके सलाह देनी शुरू 
की। उन्होंवे सभीकों सुअर लोग और “ गन्दी मक्खियाँ" कहा। उन्‍्होंव काला 
लोग *, “ गव्दा लोग , और दुकानें बन्द करके सरकारके खिलाफ बगावत करनंवाले 
* सब एक रंगका ” लोग -- कहते हुए सचमुच जमीनपर थूक दिया। उन्होंने लोगोंसे 
कहा कि वकील लोग हमेदा धोखा देते हें इसलिए उनकी बातपर कान नहीं 
देना चाहिए, अगर सलाह लेनी हो तो हरूम्बरदारों, जलदारों, तहसीलरूदारों 
और डिप्टियोंके पास जाना चाहिए। (बयान ५०३)। 


यहाँ हम देखते है कि वकीलोंका विशेष तौरपर अपमान किया गया और जनता 
जिनको अपना मित्र समझती है उनके प्रभावसे उसे अलग हटानेकी कोशिश की गई 
और पूत्रोंके कुछ कल्पित गलत कार्मोंके कारण एक सम्माननीय पुलिस इन्स्पेक्टरकी जान- 
बूझकर बेइज्जती की गई और सभी श्रोताओंको भद्दी-भद्दी गालियाँ सुनाई गई। यह सब 
उस अफसरने किया जिसे एक पूरा जिला सौंपा गया था और जिसे व्यवस्था कायम 
करने तथा गलरूत किस्मके काम करनेवालोंकों दण्डित करनके लिए भेजा गया था। 

गोहरासिहका मामरा बतलाता है कि निर्दोष जनताकों सख्तीके साथ सजा देनेमें 
अधिकारी लोग किस सीमातक गये थे। सरदार गौहरासह और उनके परिवारको लगभग 
बिलकुल वरबाद कर दिया गया है, उनको बरबाद करनेमें खास दिलचस्पी लेनेवाले 
अधिकारीने उचित-अनुचित साधनोंकी भी कोई सीमा नहीं मानी। यदि उनके पुत्र 
सरदार अमरासिहके बयानपर भरोसा किया जाये तो यह परिवार कुछ दिनोंसे राय साहब 
श्रीरामकी नजरमें गड़ रहा था। गवाहका कहना है: 


इसीलिए १९ अग्रेल, १९१९ को मेरे पिताको बिलकुल बेकसूर होनेपर भी 
गिरफ्तार करके लाहौर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया, हालाँकि उनको उसी दिन 


१. जिनका जिक्र शेखूपुरा प्रकरणमें पहले ही हो चुका है । 
२, अमरसिंह, आत्मासिह ओर सोलह वर्षीय सन्तोकसिंद । 


३०४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


छोड़ दिया गया। शेखूपुरामें उस दिन हम लोगोंपर जो-जों बीती, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। हमारे सभी घरोंपर ताले जड़ दिये गये और सभी 
सहिलाओं तथा बच्चोंकों बाहर निकाल दिया गया। खेतोंमें खड़ी फसल जब्त 
कर ली गई और उसपर पहरा बेठा दिया गया और हमें फसल काटनेसे रोक 
दिया गया। हमारे गाँवके सभी लोग जानते हें कि इसके कारण हमें कितना 
भारी नकसान उठाना पड़ा। हमें लगातार घमकियाँ मिलती रहीं कि हमारे 
घरोंमें आग रूगा दी जायंगी। 


२० अप्रेछको इस गवाहकों उसके दो भाइयोंके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 
उसके वहनोई [साले ? | और उनके एक मित्रकों भी गिरफ्तार किया गया, साथमें दो 
नौकरोंकों भी। सरदार अमरतसिहका कहना है कि उनको मेरी खातिर ही सब-कुछ 
भगतना पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि वे मेरे नौकर थे। और इन पाँचों अर्थात्‌ उनके बहनोई 
[ साले ? |, मित्र और दो नौकरों |और खुद अमरसिह | को बिना कोई मुकदमा चलाये 
२८ मईको छोड़ दिया गया। सरदार अमरसिहको २४ मईको शेखूपुरा छाया गया। उनको 
शिनाख्तके बहाने हथकड़ियाँ पहनाकर लोगोंके सामने पेश किया गया। वे कहते हे कि 
यह सब उनको जनताकों नजरोंमें बेइज्जत करनेके लिए ही किया गया। २६ तारीखको 
उनको श्री पैनीके सामने पेश किया गया। लेकिन चूँकि उनके खिलाफ व्यक्तिगत 
तौरपर कोई सबूत नहीं था, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। (बयान ४९०) 

४९२, ४९३, ४९७, ४९९, ५०० और ५०१ नम्बरके गवाहोंने जो बयान 
दिये हें उनसे स्पष्ट है कि गौहरसिहके खिलाफ गवाही देनेके लिए उत्तपर दबाव 
डाला गया, या झूठी गवाही देनेके लिए तेयार न होनेपर खुद उन्तको गिरफ्तार 
किया गया और निर्दोष होते हुए भी अभियोग लगवाकर सजा दिलवाई गई। सरदार 
गौहरसिंह अपने मामलेका विवरण खुद उपस्थित करते हुए कहते हे : 

अधिकारी लोग मेरे बेटोंको गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरे बेटोंने खुद 
अपने-आपको उनके हवाले कर भी दिया फिर भी मेरे मकान, अस्तबल और 
मकानसे रूगे हुए दूसरे आवासोंपर आठ दिनतक ताला पड़ा रहा और हमारे 
मकान तथा खेतोंपर कड़ा पहरा बठा दिया गया। इस तरह हमें बेघरबार 
होकर बाहर रहना पड़ा। हमें अपनी फसलकी देखभाल नहीं करने दी गई, 
इसते फसलको काफी नुकप्तान पहुँचा। कुल फसलका दो-तिहाई पानेवाले हमारे 
बटाईदारोंकोीं भी इससे नुकसान पहुँचा। इन बेचारे बठाईदारोंकों नहरी पानीके 
करकी पूरी-पूरी राशि फिर भी भरती पड़ी; उसमें कहीं कोई कमी नहीं की 
गई थी। १७ मईको मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया गया और ३० मई, 

१९१९ को रिहा किया गया। 


उनसे कोई कफियत तलब किये बिना उनको हरम्बरदारीपसे बर्खास्त कर दिया 
गया। (बयान ४८८) 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ३०५ 


शेखूपुरामें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। भीड़ने कहीं भी तार वगैरह 
नहीं काटे थे; फिर भी क्षतिपूर्तिकें लिए जनतापर जुर्माना थोप दिया गया। गोसाईं 
मायाराम वकील कहते हू: 


कुल नुकसान ५ कपयसे ज्यादाका नहीं हो सकता। फिर भी पहले तो 
हर्जानेके रूपमें ९,००० देनेकों कहा गया लेकिन बादमें उसे घटाकर १०० 
रुपये कर दिया गया। इसमें से ६० रुपये उन चार वकीलोंसे वसूल किये गये, 
जिनको बिलकुल निर्दोष होते हुए भी ४० दिनतक जेलकी हवा खानी पड़ी 
थी। (बयान ४८३) 


लाला ठाकुरदासने एक बात बतलाई है और श्री बॉसबर्थं स्मिथने उसे अपने 
बयानमें स्वीकार भी किया है; वह यह कि श्री बॉसवर्थ स्मिय एक तौबा-घर' 
बनवाना चाहंते थे। लाला ठाकुरदासकों उस मदमें १,००० रुपये देने थे। (बयान ५०७) 

अप्रैल महीनेके दौरान शेखूपुराकी घटनाओंका यह लेखा-जोखा पूरा करनेसे पहले 
कूनेल ओ वब्ायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ और राय साहब श्रीराम सूदकी गवाहियोंके एक 
अंदापर नजर डाल लेना जरूरी है। उनकी गवाहियोंसे स्पष्ट हैं कि वे अपने काममें 
विद्वेषकी भावनासे प्रेरित थे। यह तो याद होगा कि करने ओ बरायनने भारत-रक्षा कानूनके 
तहत कमिदनरोंकों दी गई सत्ताके आधारपर बिना किसी वारंटके छोगोंको आम तौर- 
पर गिरफ्तार करनेकी कारवाईको उचित ठहराया था। हम भारत-रक्षा कानूनके इस 
खण्डका उल्लेख पहले ही कर चुके हूँ। सामान्य बृद्धिसे तो उसका यही अर्थ छुगाया 
जा सकता है कि उसमें कमिश्नरोंका ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है,इसलिए डिप्टी- 
कमिदनरोंको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँतक शेखूपुराके वकीलों- 
की बात है, कनंल ओ ब्रायनन यह कहकर बात ही' बदल दी कि उनको हड़ताऊकका संगठन 
क्रनेके अभियोगमें गिरफ्तार किया गया है। श्री बॉसवर्थ स्मिथ इससे पहले कभी भी 
शेखपुरा नहीं गये थे और इसलिए उन्होंने वकीलोंको पहले कभी नहीं देखा" था। 
लेकिन उन्होंने वकीलोंके पूरे तबकेकी अकारण निनन्‍्दा ही नहीं की बल्कि उनके खिलाफ 
उच्च न्‍्यायालयकों शिकायत लिखकर भेजनेकी धृष्टता भी की। राय साहब श्री राम सूदने 
स्वीकार किया है कि वकीलोंके खिलाफ उनकी शिकायतका आधार यह था कि (क) 
/ एक वकील ट्रिब्यून का ग्राहक था ', (ख)  हड़तालके दिन उसे एक दूसरे वकीलके 
साथ नंगे सिर घूमते पाया गया और (ग) सभाके अध्यक्षके नाते उसके पास कुछ 
वकीलोंके पत्र आये थे जिनमें खेद प्रकट किया गया था” जबकि एक दूसरे वकीलके 
खिलाफ उनकी शिकायतका आधार यह था कि वह (क) “मुस्लिम हैरॉल्ड” का 
ग्राहक था”, (ख) “उसे एक दूसरे वकीलके घर देखा गया और (ग) “उसने 
सभाके अध्यक्षकों सभामें शामिल न हो सकनेकी असमर्थता प्रकट करते हुए एक पत्र 
लिखा था। 

हमने न तो सरसरी तौरपर निपठाये मुकदमों और न हीं जोर-जबरदस्तीके 
तरीकोंके बारेमें अधिक विस्तारसे चर्चा की है। इन दोनोंके बारेमें शेखूपुराके लोगोंके 
बयानोंमें पूरा-पूरा सबूत मौजूद है। सरसरी तौरपर निबटाये गये ये मुकदमे एक 

१७-०३ ० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वॉग-भर थे। जोर-जबरदस्तीके तरीकोंके बारेमें जो सबूत मिलते हैं, उनसे एक काफी 
भयंकर चित्र सामने आता है। 


लायलपुर 


लायलपुर ही लायलपुर जिलेका सदर मुकाम है। यह एक नयथा.शहर है, जिसकी 
आबादी १५,००० से ऊपर है। यह प्रान्त-भरम गेहूँ बाहर भेजनेकी बड़ी मंडियोंमें से 
एक है। यहाँ ६ अप्रैलको एक स्वत:स्फूर्त और पूर्ण हड़ताल हुई थी और एक सार्वजनिक 
सभा भी हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास किये गये; और बहुत सावधानीके साथ तेयार किये 
गये लिखित भाषण दिये गये, जिनका स्वर काफी संयत था। यह सभा अधिकारियों- 
से मशविरा करके ही की गई थी। १२ तारीखतक कोई घटना नहीं घटी। लेकिन 
तबतक श्री गांधी, डा० किचलू ओर डा० सत्यपाककी गिरफ्तारियों और लाहौर 
तथा अमृतसरमें गोली चलनेकी खबरें यहाँ पहुँच चुकीं थीं। इसपर फिर एक 
स्वत:स्फूत॑ हड़ताल हुई। नेताओंने हड़ताल टालनेकी कोशिश की, लेकिन वे जनताकी 
भावनाओंकों काबू नहीं कर सके। फिर भी उन्होंने शान्ति बनाये रखनेमें अधि- 
कारियोंकी बड़ी मदद की। स्वर्ण मन्दिर (अमृतसर) पर की गई तथाकथित गोली- 
बारीकी अफवाहोंसे विशेषरूपसे सिखोंके बीच काफी उत्तेजना फैल गई और हड़ताल 
लम्बी खिच गई। लेकिन नेताओंकी चतुराई और सतकेताके कारण १५ तारीखको 
हड़ताल समाप्त हो गई। शहरमें किसी भी किस्मका कोई उपद्रव नहीं हुआ। 
लायलपुरके निकट तार काठनेकी घटनाएँ हुईं, लेकिन तार काटनेकी घटनाओंका 
हड़तालसे कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही लायलूपुरके किसी व्यक्तिसे उसका 
कोई सम्बन्ध था। स्टेशनपर भूसेकी गाँठें जमा थीं, उनमें आग लगा दी गई थी। इसे 
उपद्रवकारियोंका काम समझा गया। इस सिलसिलेमें निर्दोष व्यक्तियोंकों गिरफ्तार 
किया गया और उनको बहुत तंग किया गया। परन्तु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा हर्जानिका 
दावा कंरनेपर जब ईंसकी पूरी तौरपर जाँच कराई गई तो मजिस्ट्रेटने पाया कि भूसेमें 
आग लगानेका काम उपद्रवियोंका नहीं था; और फलत: उसने दावा खारिज कर 
दिया। परन्तु दुर्भाग्यवश जाँच इतनी देरीसे कराई गई कि उससे निर्दोष लोगोंका कोई 
भला नहीं हो सका। हमने अपने दर्ज किये हुए बयानोंके साथ उस फैसलेकी प्रति भी 
संलग्न कर दी है। मजिस्ट्रेट कहते हें: 
लगता है कि भूसेमें रातकों सवा आठ और पौरने नौ बजके बीव आग लगी, 
गारदवालोंका ध्यान करीब आठ बजकर चालीस मिनटपर इस ओर गया। रात 
अँधेरी थी और उस समय फंक्टरियोंकी ओरसे तेज हवाके झोके आ रहे थे। 
इस तेज हवाने बादमें एक अत्यन्त प्रबल अंघड़का रूप घारुण कर लिया। 
आग भूसेकी गाँठोंके उसी ढेरमें, या कहिये उसी गुम्बदाकार अम्बारसें 
लगी जो फेक्टरियोंके सबसे ज्यादा निकट था, और फिर आग शुरू भी हुई थी 
उस ढेरके उसी हिस्सेकी ओरसे जो फंक्टरियोंके सबसे करीब पड़ता था। आग 
सबसे पहले, गाँठोंके ऊपर सिरकीका जो छान था छृप्पर था उसमें लगी और 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमों कांग्रेसकी रिपोर्ट ३०७ 


वहांसे तुरन्त भूसेकी गाँठोंमें लग गई। भूसेकी रखवालीके लिए तेनात चौकीदार 
उस समय वहाँ नहीं था। स्टोर (कीपर) बाब्‌ या भूसेकी गाँठ आदि बँधवालने- 
रखवानके लिए जिम्मेदार अधिकारी आग शुरू होनके थोड़ी देर बाद ही वहाँ 
पहुँच गया। में भी आग शुरू होनेके कुछ ही देर बाद घुड़सवार- सेनिकोंके साथ 
उस स्थानपर पहुँच गया। में जब पहुँचा तो वहाँ फंक्टरियोंके कुछ लोग, नगर- 
पालिकाके चन्द कर्मचारी और ऊपर जिसका उल्लेख किया गया है उस स्टोर 
बाबके अतिरिक्त कोई नहों था । उन गाँठोंके पासतक किसी भीड़के जाते या 
आसपास किसी व्यक्तिके दिखाई पड़नकी कोई जानकारी नहीं मिलती । चौकीदार- 
की गर-हाजिरीकी वजह उसका आलसीपन मालूम पड़ता है। उसके पीछे किसी 
पूर्वे-प्रबन्ध या पूर्व-योजनाका आभास नहीं मिलता। रेलवे-मालगोदामके आसपास 
न तो गइती पुलिसन और न पहरेदार ही ने ऐसा कुछ देखा जिससे सन्देह उत्पन्न 
होता। बादके अंधड़न और दूसरे ढेरोंको आगसे बचानेमें सहायता पहुँचानेवाले 
लोगोंके पेरोंके निशानोंनं, सबृत सिलनेकी सारी सम्भावना ही खत्म कर दी। 

पुलिसन बहुत बारीकीसे जाँच की। उसमें भी भूसेसें आग रूगानेका कोई 
सुराग नहीं मिला । लायलपुरके मुकदमोंके कुछ मुखबिर थे, जो लायलपुरके 
उपद्रवोंके लिए सजा पानेवाले अभियुक्तोंके सहकर्मी और विश्वासपात्र रह चुके 
थे। लेकिन वे भी भूसेमें आग छूगनेके सिलसिलेसें कोई सुचना नहीं दे सके। 
रलूगता है, उनके सहकर्मियोंकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। 

उस समय इसके पीछे उपद्रवकारियोंका हाथ होनेका सन्देह गहरा होनके 
कारण ये थे: 

(१) उपद्रवोंके सिलसिलेमें अन्य स्थानोंपर इसी प्रकारके काण्ड हो चुके थे। 

(२) कहा जाता है कि टोबा टेकसिहमें भूसा जलानंकी कोई साजिद 
को भी गई थी। 

(३) यह तथ्य कि एक दिन पहले माल-गोदामसे सामान हटाया जा 
चुका था। 

लेकिन पुलिसकों जाँचसे भूसेमें आग लगाये जानेकी इस घटनाके साथ उप- 
द्रवकारियों या किसी उपद्रव या दंगेका कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सका है। 
लायलपुरके उपद्रवोंके सिलसिलेमें सजा भुगतनंवाले कंदियोंसे मेंने पुछताछ की। 
अब, जबकि उन्हें सजा दी जा चुकी है, उनको इस सम्बन्धर्में कोई बात छिपानकी 
जरूरत नहीं रह गई है, और उन्होंने अन्य कई बातोंके सम्बन्धर्में मुझे बहुत-कुछ 
बतलाया भी है, पर भूसा-कांडके बारेसें किसीने कोई जानकारी नहीं दी। 

मेने इस अटकलकी भी जाँच की है कि इसके पीछे कहीं गाँवके किसी 
एक आदमी या कई आदमियोंका हाथ तो नहीं था। पर मुझे ऐसा कोई सूत्र 
नहीं मिल सका। 


३०८ 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जिस दिन यह घटना घटी उस दिन चार फंक्टरियाँ काम कर रही थीं। 
उनमें से एक भूसेके ढेरके बिलकुल ही करीब थी। जाड़ेके दिनोंमें फंक्‍्टरियाँ 
चलनेसे भूसेमें आग नहीं लगी, लेकिन अप्रेल महीना शुरू होनेके बाद फंक्टरियोंकी 
चिसनीसे निकलतनेवाली चिनगारियोंसे फंक्टरियोंके अहातेमें जमा रुईके ढेरोंमें कई 
बार आग लग चुकी है। हालाँकि दूरीके कारण सम्भावना कम है, लेकिन हों 
सकता है कि भूसेमें आग लगनेका कारण यही रहा हो। 

मुझे ठीक-ठीक कुछ पता नहीं चल सका, केवल एक सन्‍्देह ही मनमें बना 
रहा कि इस क्षेत्रम होनेवाले उपद्रव और लोगोंके गेरकानूनी जमावके फलस्वरूप 
ही शायद यह नुकसान हुआ हो। 

इसलिए में पुलिस अधिनियमके खण्ड १५ क (२) (ग) द्वारा अपेक्षित 
मूल्यांकनसे सहमत होनेमें असमर्थ हूँ। 
मजिस्ट्रेटने प्रासंगिक तौरपर कहा है: 

उस दिन रायलपुरमें कोई भी दंगा या उपद्रव नहीं हुआ; हालाँफि वुकानें 
घन्द रखी गईं लेकिन खुद शहरमें फहीं भी कोई अव्यवस्था या लोगोंका गेर- 
कानूनी जमाव देखनमें नहीं आया। (बयान ५१७ ए) 
लायलपुर हिसात्मक कारंवाइयोंसे इतना ज्यादा मुक्त रहा कि पुलिस सुपरिल्टन्डेन्ट 


श्री बॉसवर्थ स्मिथने हंटर कमेटीके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि वहाँ माहँल 
लॉ “ अत्यावश्यक ” नहीं था, हालाँकि वे उसे “वांछनीय ” मानते थे। केकित फिर भी 
जितना सैनिक प्रदर्शन किया जा सकता था, किया गया; जितना आतंक फैलाया जा 
सकता था, फैलाया गया । छोगोंपर मुकदमे चलाये गये, सलाम करनेके हुक्म जारी 
किये गये, उनकी यात्रापर रोक छगाई गई और. उनपर उनके अपने नेताओंका जो 
प्रभाव था, उसे कम करने और उनकी साख उखाड़नेकी सर्वधा अनावश्यक कोशिश्योंका 
सहारा लिया गया था। 


गिरफ्तारियाँ २२ तारीखको शुरू हुईं। छाला चिन्तराम थापर कहते हें: 

२२ तारीखको लोगोंने अभी बिस्तरे भी नहीं छोड़े थे कि ब्रिटिश सेनिर्कों- 
ने दहरकों घेर लिया और चारों तरफ मशीनगरनें छंगा दीं। करीब १२ लोग 
गिरफ्तार किये गये। में भी उनमें से एक था। . - - २ मईको हम लोगोंको, 
दो-दोको एक-एक हथकड़ी पहनाकर, अदालतके सामने पेश फिया गया। हमने 
विरोध प्रकट किया। . . - इस प्रकार हमें जेलसे अदालत और अदालतसे जेल 
ले जाया गया और हम जबतक अदालतमें रहे, हथकड़ियाँ पहने रहे और हमें 
बेठनतक की अनुमति नहीं दी गई । मुझे मुखबिर बनातेकी कोशिशें की गईं, 
और मेरे एक मित्रके जरिये मेरे पास डिप्टी कमिव्नरके हुस्ताक्षरके साथ एक पत्र 
भी भिजवाया गया। 


डी 


पजाबके उपद्रवोके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट ३०९ 


लेकिन यह गवाह झुका नहीं । सजा सुनानेके बाद, कीदियोंको लाहौर ले जाया 
गया। गवाह कहता है: 


करीब ११ बजे, कड़फड़ाती घपमें हमें हथकड़ियाँ-बेड़ियाँ पहनाये हुए जेलसे 
स्वेशनतक पेवल चलाया गया। बेड़ियोंके कारण हमारे घुटनें जरमी हो गये थे। 
(बयान ५२१, पृष्ठ ६६४) 


इन गिरफ्ता रशुदा लोगोंमें लाला बोधराज भी थे। वे जिला कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष, 
लायलपुरमें पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेडके निदेशक और डी० एम० ए० एस० हाईस्कूल 
कमेटीके उपाध्यक्ष हें और पिछले बाईस वर्षोसिे वकालत करते आ रहे हें। गुजराँवालामें 
तो नहीं पर यहाँके कंदियोंको बतछा दिया गया कि उनपर किन अभियोगोंके लिए मुकदमे 
चलाये जायेंगे। उनपर भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १४३ के अन्तर्गत अभियोग लगाये गये 
थे। यह खण्ड गैरकानूनी सभाओं इत्यादिसे सम्बन्धित है। इसलिए उन्होंने जमानतोंके 
लिए प्रार्थनापत्र दिये [क्‍योंकि इस खंडके अन्तर्गत जमानतकी व्यवस्था है।] लेकिन 
उनके प्रार्थतापत्र इस आधारपर ठुकरा दिये गये कि उनपर कुछ-और अभियोग छगानेकी 
बात भी सोची जा रही है। नजरबन्दीके दौरान उनके साथ जैसा सलूक किया गया 
उसका वर्णन करते हुए गवाहने बतलाया है कि यद्यपि हवालाती' कैदियोंकों अपने घरसे 
खाता मेंगानेकी छूट रहती है, लेकिव जब उन्होंने घरसे खाना मँगानेकी इजाजतकें लिए 
प्राथंनापत्र दिया तो उसे सिर्फ ठुकरा ही नहीं दिया गया बल्कि यह फबती भी कसी गई : 
“बेकि वे उपवास भी कर सकते हें, इसलिए उनको जेलके खानेसे सन्तुष्ट रहना 
चाहिए। ” मुकदमेके दौरान उनको १० बजे सुबहसे ७ बजे शामतक खड़ा रखा जाता 
था। इसपर उन्होंने अनुरोध किया कि दिनभर में उनको एक बार तो अपने खर्चसे 
जलपान करनेकी अनुमति दी जाये। पहले दिन तो इसकी इजाजत मिल गई लेकिन 
बादमें उनसे कह दिया गया कि उनको इसका कोई अधिकार नहीं। मजिस्ट्रेटने म्‌क- 
दमेकी' कार्रवाई शुरू होनेसे पहले और उसके वाद भी उनको मुकदमेके कागजात देखनेकी 
अनुमति नहीं दी; फिर भी उनसे सकाईके गवाहोंके नाम देवेके लिए कहा गया। 
(बयान ५१७) लाला अमीरचन्द १३ अप्रैलको अपने घरेलू कामसे लायलपुर आये 
थे। वे ५ अप्रैलको कलकत्तासे लाहौर पहुँचे थे। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 
अधिकारियोंके कहनेपर मुकदमेकी तारीख बढ़ती रहीं। अन्तर्में १४ जूनकी तारीख 
मुकरंर की' गई, लेकिन बिता किसी सूचनाके अचानक ही तारीख घटा दी गई और 
५ जूनकों ही मुकदमेकी सुनवाई हो गई। गवाहका कहना है कि उनको अपने गवाह 
पेश करनेका मौका दिये बगेर ही सजा सुना दी गई। ६ तारीखको उनपर नये अभियोग 
लगाये गये और तीन महीनेके कारावासकी सजा दे दी गई, और १८ जूनको उन्हें 
दो वर्षके कारावासकी सजा सुना दी गई। लेफ्टिनेन्ट-गवर्नेरने अन्य कई लछोगोंके साथ 
उनकी सजापर भी पुनविचार किया। फलस्वरूप उन्हें १८ सितम्बरकों रिहा कर दिया 
गया। उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और मुचलका देनेके छिए कहा गया; पर 


१, भनारकछी, छादौरके ' स्वदेशी स्टोते ? के मालिक । 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पुलिसवाले ही जानें कि बादमें उन्होंने मामला क्‍यों वापस ले लिया। छाछा अमीर- 
चन्द बतलाते हे कि उन्हें वादमें पता चला कि उन्हें इस सन्देहमें गिरफ्तार किया गया 
था कि चूंकि वे वंगारूसे आये हें इसलिए उनके पास कुछ शस्त्रास्त्र हो सकते हें। 
अन्तमें वे कहते हें: 

इसीलिए मुझे गिरफ्तार करने जो अफसर मेरे घर आये थे वे पिल्तौलें लिये 

हुए थे। (बयान ५२४) 

सरदार संतर्मनिहने वकीलों और अन्य लोगोंके मुकदमोंका बड़ा ब्यौरेवार वर्णन 
किया है। वे वतलाते हें कि सफाई देनेके दौरान कैसे हर कदमपर उनके लिए अड़चर्नें 
पैदा की गईं, कैसे हर काममें देर की गई, और जब इस तरह हर काममें देर की जा 
रही थी उस दौरान किस तरह उनको नजरबन्द रखा गया, और यद्यपि माल लॉकी 
अवधि समाप्त होनेपर भी उनके मुकदमोंकी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी फिर भी 
उन्हें कसी सजा दे दी गई। अच्छा यह रहा कि मार्शल लॉकी समाप्तिके बाद इन 
मृकदमोंका फंसला होनेके कारण वे उसकी अपील कर सकते थे। ऊपरकी अदालतने 
सजाओंको अवधानिक करार दिया और मुकदमे फिर नये सिरेसे सुतवाईके लिए निचली 
अदालतमें भेज दिये गये। फिर उनको २३ जूलाईको रिहा कर दिया गया, लेकिन 
तुरन्त ही! फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पर इस बार उनको जमानतपर छोड़ 
दिया गया। 

इसके बाद उन सभीने पूरी निश्चिन्ततासे अपनी वकालत फिर शुरू कर दी। 
लेकिन मजिस्ट्रेटने उतको फिर बुला भेजा और उनको बतलाया कि वे अभी भी हवा- 
छातो हें और “दोषपूर्ण आचरणके अपराधी ” हें, इसलिए वे अपनी वकालत शुरू नहीं 
कर सकते। गवाहका कहना है कि हालाँकि मजिस्ट्रेटने उनको यह सब बतौर मशबिरेके 
ही कहा था, पर उन्होंने वकालत शुरू न करनेमें ही बृद्धिमानी समझी। छेकिन 
अब भी नाठकका अन्त नहीं हुआ था। १ अक्तूबरको उनके खिलाफ बिना जमानती 
वारंट जारी कर दिये गये। 


उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गवाह कहता है: 

हमें गन्दे कमरेमें फर्शपर गन्दी किस्मकी चटाइयोंपर सोनेके लिए मजबूर कर 
अपमानित किया गया; जेलमें हवालातियोंके साथ रखनका हमारा अनुरोध भी 
अनसुना कर दिया गया। 

लेकिन अन्तमें इस अत्याचारके विरुद्ध शाही परिषदसें माननीय पंडित सदन- 


मोहन मालवीय द्वारा जोरदार आवाज उठानेपर मुकदमा वापस ले लिया गया' और 
वकीलोंको नजरबन्दीसे रिहा कर दिया गया। (बयान ५१६) 


२. पंडित मदनमोदरत मालत्रीयने (पंजाबमें माशेल लछॉकी स्थितिके सम्बन्धमें ) ९२ प्रश्नोंकी पू्॑- 
सूचना दी थी । ये प्रश्न वे शाहद्दी विधान परिषद्‌में सितम्बर १९१९ में पूछना चाइते थे । छेकिन उन्हें 
इसकी अनुमति नहीं दी गईं । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मों कांग्रेसकी रिपोर्ट ३११ 


बैरिस्टर श्री रामदास छोकरा कहते हे कि उन्हें सत्याग्रहपर एक निबन्ध पढ़नेके 
अपराधमें  छायलपुर नगरपालिकाकी सीमामें” नजरबन्द कर दिया गया था और 
यह नजरबन्दी मार्शल लॉ खत्म होनेतक चलती रही। वे कहते हें: 
लेकिन एक और भी हुक्‍्स दिया गया था, जिसका पालत नजरबन्दीसे कहाँ 
ज्यादा मुद्रिकल था। हुक्‍्स था कचहरी बाजारके मेरे दफ्तरपर मार्शल लॉ सम्बन्धी 
नोटिस लगानके बारेमें। मेरा दफ्तर मेरे घरसे करीब आधा सील दूर है, और 
इतनी दूरसे माशेल लॉ सम्बन्धी नोटिसोंकी देखभाल फरनेके लिए पूरी तरह 
एक इसी कामसे बँघे रहना एक बहुत कठिन जिम्मेदारी थी। सेंने इसके बारेसें 
कर्मांडरसे बड़ी विनन्नताके साथ अनुरोध किया, पर उसे अनसुना कर दिया 
गया। सेंने कर्मांडरसे कहा कि सेरा दफ्तर सेरे घरसे काफी दूर है, इसलिए 
अच्छा हो अगर मार्शल लॉके नोटिस (इश्तिहार) मेरी अनुपस्थितिमें मेरे दफ्तर- 
पर न रूगवाय जाकर मुझे व्यक्तिगत रूपसे दे दिये जायें क्योंकि मेरे दफ्तरपर 
लगवानसे यह भी हो सकता है कि मुझे नोटिस लूगनकी बात पता चलनेसे पहले 
ही वे फाड़ डाले जायें। मेंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि मुझे वे इश्तिहार 
एक पटलपर चिपकानकी अनुमति दे दें, में उनको दिनके समय ऐसे स्थानपर 
रखवानेकी व्यवस्था कर दूंगा कि लोग उनको देख सकें, और रातको में उनको 
हटवा वूँगा जिससे रातकों मुझ्ते उनकी चौंकसी नहीं करनी पड़े। कमांडरन कहा 
है कि मेरे अनुरोध सर्वथा उचित हे, और वे उनके बारेमें डिप्टी कमिइ्नरसे 
सलाह-मशविरा करके मुझे बतलायेंगे। दूसरे दिन मुझे बतलाया गया कि मुझे 
रोज शामको पुलिस सुर्पारिटेंडंटके दफ्तर जाकर पता लगाना चाहिए कि मार्दरू 
लॉके कोई इश्तिहार हे या नहीं। लेकिन मेरे दूसरे अनुरोधके बारेमें उन्होंने 
बिलकुल चुप्पी साध ली। 
अपने खिलाफ ये आदेश जारी किये जानेके बाद मेंने डिप्टी कमिइ्तरसे 
मुलाकात की और उनसे सीधा सवाल किया कि मुझे इस तरह तंग क्‍यों किया 
जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बारेमें उनको जो खबरें दी जाती रही हें, 
वे अच्छी नहीं हें। मेने कहा : “मेंने भी यही सुना है। कया आप यह बतलानंकी 
कृपा करेंगे कि सेरे खिलाफ शिकायतें क्‍या हें?” उन्होंने इसके लिए पुलिसके 
कागजात देखनेका वादा किया। इसके बाद में दो बार उनके पास गया लेकिन 
हर बार मुझसे यही कहा गया कि उनको कागजात देखनका समय नहों सिल 
पाया। और में आजतंक नहीं समझ पाया कि अधिकारियोंके इस विचित्र रवेयेका 
कारण क्‍या था। (बयान ५२०) 
यहाँ भी लोगोंपर झूठी गवाही देनेके लिए वसे ही दबाव डाले गये। जैसे कि हम 
अन्य स्थानोंके सम्बन्धर्म बतला आये हे। एक अधिकारीने एक गवाहपर एक खास 
किस्मकी गवाद्वीके लिए दबाव डालनेके दौरान एक बड़ा उल्लेखनीय वाक्य कहा: “या 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तख्त लो, या तख्ता मिलेगा ”। यदि गवाह अधिकारियोंकी इच्छाके मुताबिक गवाही दे 
देता तो उसको रिहा कर दिया जाता और यदि न देता तो उसको जेलमें वापस 
डाल दिया जाता। (बयान ५३०, बयान ५१८, ५२२, ५२५, ५३६१, ५३३, ५३६, 
५३७ और ५४८ भी देखिए।) 
गुजरात 

गुजरात एक ऐतिहासिक स्थान है। सिख युद्धके दौरान गुजरातकी प्रसिद्ध लड़ाई 
यहीं हुई थी। इसकी आबादी रूगभग २०,००० है। यह मुख्य लाइनपर वजी राबादसे 
९ मील दूर एक रेलवे स्टेशन है। 

यहाँ ६ अप्रैछकों हड़ताल की कोशिश की गई थी लेकिन सनातन धर्म सम।के 
अध्यक्ष और स्थानीय व्यापारी छाला रामचन्द टंडनके प्रयत्नसे वह रुक गईं। लेकिन 
१३ ता० को लाहौरमें पढ़नेवाले गुजरातके कुछ विद्यार्थी और बैसाखी मेलेके सिलसिलेमें 
वजीराबादसे लौटनेवाले कुछ अन्य लोग ११ बजे रातकी ट्रेवसे गुजरात पहुँचे। उन्होंने 
ट्रेनसे उतर एक जुलस-सा बता लिया और रौलट अधिनियमके खिलाफ नारे लगाते हुए 
शहरमें प्रवेश किया। सुबह उन्होंने लाहौर तया अन्य स्थानोंके काण्डोंके समाचार जनताको 
सुनाये और दुकानदारोंको दुकानें बन्द करनेके लिए तेयार कर लिया। हड़ताल हो गई। 
इसपर अधिकारियोंने म्युनिसिपल कमिइ्नरों (सदस्यों) को बुछाया और उनसे अपने- 
अपने वार्डोपर नजर रखतेके लिए कहा। तदनुसार उन्होंने अपने मित्रोंकी सहायतासे 
१४ की रातको अपने-अपने वार्डोर्में पूरी चौकसी रखी, अतः रास्तेमें कोई गड़बड़ी नहीं 
हो पाई। १५ तारीबको मिशन स्कुलके लड़के अपने स्कूलकीं ओर चले और रास्तेमें 
कुछ और लोग भी साथ हो गये। सबने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टरसे स्कूल बन्द करनके 
लिए कहा। हेडमास्टरने स्कूल बन्द करनेसे इनकार कर दिया और इतना ही. नहीं, 
कहते हे उन्होंने कुछ लड़कोंको बेंतसे पीटा भी। इसपर लड़कोंने स्कूलपर पथराव 
किया और कुछ घिड़कियोंके काँच तोड़ डाछे। उन्होंने स्टेशनकों भी इसी तरहका 
नुकसान पहुँचाया। कुछ कागज-पत्र जला दिये, पर अभी वे इतना ही कर पाये थे, 
कि गोलियाँ चलने लगीं और वे तितर-बितर हो गये। कोई हृताहत नहीं हुआ । 

यहाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हड़तालमें और उसके बादकी घटनाओं में 
भी किसी जिम्मेदार आदमीने भाग नहीं लिया था। फिर भी १९ अप्रेंलको गुजरातमें 
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। यहाँके डिप्टी कमिश्नर श्री विलियमसनको मार्शल 
लॉके बारेमें कोई जानकारी नहीं थी। वे चाहते भी नही थे कि मार्शल लॉ लागू 
किया जाये। और जब उनको माशंल लॉकी घोषणाका तार मिला तो उन्होंने पूछा 
भी था कि क्‍या अधिकारियोंका मतलब पंजाब प्रान्तके गुजरात जिलेसे है। उनका 
खयाल था कि अधिकारियोंन बम्बई प्रेसीडेन्सीके गुजरातपर मार्शल लॉ लगाया होगा। 
लेकिन वह उनका भ्रम था, और जिस गुजरातने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी 
जिसके कारण उसे इस नियमका शिकार बनाया जाता, उसी गरृजरातकों सेनाके हाथों 
सॉंप दिया गया और जूनमें माशेल लॉ उठा लिये जानेतक वह सेनाके ही अधीन रहा। 


१, १८४९ में । 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मों कांग्रेसकी रिपोर्ट ३१३ 


गूजरातमें दो गूट हें। इनमें से एक गटसे स्थानीय अधिकारियोंका भी सम्बन्ध 
है। दूसरेके नेता हँ--सेठ चिरागदीन। वे एक प्रमुख नागरिक हें और अभी 
हालतक आऑनेररी मजिस्ट्रेट तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर भी थे। इसलिए लगता है 
अधिकारियोंवाले गुटने अपने विरोधियोंके बलको तोड़ देनेकी ठान छी थी। फलत:, 
गृजरातके एक बैरिस्टर श्री दृरगोपाल और कुछ अन्य लोगोंकों गिरफ्तार करके लम्बं 
अर्सेतक नजरबन्द रखा गया। माल हाँ न्‍्यायाधिकरणने उनके मामलेकी सुनवाई की 
और उनको बिलकुल निर्दोष करार दिया। न्यायाधीशने उनको बिलकुल बरी करते 
हुए टीका की कि अभियोक्‍ता-पक्षकी ओरसे गवाही देनेवाले अधिकारियोंने झूठी 
गवाहियाँ दी हें। छाला रामचन्द टंडनने युद्धेके दौरान अधिकारियोंकी बड़ी सहायता 
की थी। उनके पास कई ऐसे कामोंके लिए सरकारी सनदें भी मौजूद हें। लेकिन 
उनको भी इस तरह तंग किया गया। संभ्रान्‍्त वकीलों और अन्य कुछ लोगोंके घरोंकी 
बिलकुल अकारण ही तलाशियाँ छी गईं। 

सेंठ चिरागदीनको मजिस्ट्रेट और कमिश्नरके पदोंसे हटा दिया गया। उनके पास 
वाइसरायसे लेकर निचले अधिकारियोंतक की कई सनदें मौजूद हे । उनको कंसरे-हिन्द 
पदक भी दिया गया था। उन्होंने खुद अपनी कोशिशसे सरकारको २०० रंगरूट 
दिये थे। गूजरातके सम्बन्धर्मं हमने जो बयान चुने हें उनपर गौर फरमाया जाये। 
श्री हरगोपालने झूठी गवाहियोंके लिए अधिकारियोंपर मुकदमा चलछानेकी अनुमति 
माँगी, लेकित उसकी मंजूरी नहीं दी गई। 

जो दूसरी तकलीफें अन्य जिलोंके लोगोंको झेलनी पड़ीं वही तकलीफें गुजरातके 
लोगोंकों भी झेलनी पड़ीं। यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि गुजरातमें किसी 
रहकी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं रही है। यहाँ तो जिला कांग्रेस कमेटीतक 
नहीं बनी' है। 

गुजरातपर बिना किसी ओचित्यके दाण्डिक पुलिस बेठा दी गईं है। इसपर 
४२,००० रुपयेका कर लगाया गया है, जिसकी वसूली छः: किस्तोंमें की जायगी। 
पहली किस्त वसूली जा चुकी है। और उसकी एक विचित्रता यह रही कि किस्तकी 
कुल राशिका एक-चौथाई हिस्सा सिर्फ लाला राम चन्द टंडनसे और एक-चौथाई 
हिस्सा कुछ वकीलोंसे वसूल किया गया है। इस करकी वसूली भी हमारे खयालूसे 
उतनी ही' अन्यायपूर्ण है जितना कि यह कर खुद अपने-आपमें है। 


जलूालपुर जह्ढों 


यह गुजरात जिलेमें गुजरातसें करीब आठ मीछकी' दूरीपर स्थित एक छोटा-सा 
गाँव है। यह बुनाईका एक महत्त्वपूर्ण केन्ध है। 

यहाँ ६ अप्रैलको कोई हड़ताल नहीं हुई। लेकिन १५ अप्रेछको हड़ताल हुई, जिसे 
सहानुभूति-सूचक हड़ताल ही कहा जा सकता है। जन-समूहने जान-मालको कहीं 
कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। एक जुलस निकाला गया, जिसमें सभी छोग शामिल थे। 
१५ या १६ तारीख़को रातमें किसीने टेलीग्राफका एक तार काठा। 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाहुूमय 


बस, इतनी-सी वातपर बाकायदे मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। इसके 
बाद ही प्रतिष्ठित नागरिकोंकी गिरफ्तारी शुरू हुईैं। कुछ १७ गिरफ्तारियाँ हुईं। 
उनमें से एकको तो अदालतमें पेश किये बिना ही छोड़ दिया गया। अन्य लोगोंको 
मार्शछ छा कमिगनके सामने पेश किया गया। उनमें से दस छोड़ दिये गये और शेष 
छ: को अलग-अलग सजाएँ सुना दी गई। 

माद्यंठ लछॉके दोरान स्कूली लड़कों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, को प्रति 
दिन तीन बार थाने जाकर हाजिरी देनी पड़ी। 

बिलकुल अकारण ही इस गाँवपर १२,००० रुपयेका हर्जाना ठोक दिया गया 
है, और उसका छठा भाग वसुला भी जा चुका है। 


सलकदाल 


मलकवाल एक महत्त्वपूर्ण रेलवे जंकशन है। यहाँ लालामूसा होकर जाते हें। 
लालामूसा बड़ी लाइनपर गुजरातसे दस मीलसे कुछ ही अधिक दूरीपर है। इसकी 
आबादी ३,००० है। मलकवालमें १७ अप्रैकको कुछ लोगों, शायद रेलवे मजदूरोंने, 
एक पटरी उखाड़ दी थी और इस प्रकार रेलवे यात्रियोंके लिए खतरा पैदा कर दिया 
था। और सचमृच एक थाड़ी पठरीसे उतर भी गई, लेकिन सौभाग्यसे उससे कोई 
नुकसान नहीं पहुँचा। 

ययासमय मलकवालमें भी माशेल लॉ लागू कर दिया गया और फिर यहाँ भी 
वही सब हुआ जो अच्यत्र हुआ था; जाँच करनेपर हमें पता चला कि चालीससे * 
अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उनमें तरुण विद्यार्थी और बीसेक रेलवे क्लके 
भी थे। इनमें से आठ बरी कर दिये गये, और १५ से ज्यादा लोगोंको बिना 
मुकदमा चलाये छोड़ दिया गया, पर उनको काफी दिनोंतक हिरासतमों रहना पड़ा। 
प्रतिष्ठित नागरिकोंकों अफसरोंके पंखे खींचनेपर मजबूर किया गया। उनसे सड़कोंकी 
सफाईके साथ अन्य काम भी कराये गये। स्कूली बच्चोंको हर रोज जाकर तीन बार 
ब्रिटिश झंडइंकों सलामी देनेपर विवश किया गया। 

रेलवे क्‍्लकोंकों बरी होनेपर भी नौकरीसे बरखास्त कर दिया गया। उनमें से 
कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी नौकरी तीस सालसे भी ज्यादाकी हो चुकी थी। 

तो इस प्रकार अब हमने जिन पाँच जिलों --- अमृतसर, छाहौ र, गुजरावाला, लायलू- 
पुर और गुजरात--में मार्शल हाँ लागू किया गया था उनसे सम्बन्धित गत अप्रैलकी सारी 
घटनाओंका यथासम्भव संक्षिप्त रूपमें सिहावलोकन कर लिया है। हमारी तो इच्छा थी 
कि पंजाबकी इन दुःखद घटनाओंकों हम उचित विस्तारके साथ पेश करें, लेकिन हम 
ऐसा कर नहीं पाये; इन्हें हमने दुखद इसलिए कहा कि इनके साथ कोई और विशेषण 
जोड़ा ही नहीं जा सकता। हमने जनताके समक्ष जो बयान प्रस्तुत किये हैं उनमें अत्या- 
चार, भ्रष्टाचार और मानवीय' भावनाओंकी घोर उपेक्षाकी जो कहानी भरी पड़ी है 
इस छोटेसे विवेचनमें उस सबका समावेश कर पाना हमारी सामथ्यंसे बाहर है। हमने 
प्रयास यहीं किया हैं कि दोनों पक्षोंकों निष्पक्षताकें साथ पेश करें | हमारी' कोशिश 
रद्दी है कि अधिकारियोंकों अचानक ही जैसी असाधारण परिस्थितिका सामना करना 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेसकी रिपोर्ट ३१५ 


पड़ गया था, उसका पूरा-पूरा ध्यान रखें और काफी गुंजाइश रखकर उनके क्ृत्योंके 
बारेम कोई राय बनायें। लेकिन तब भी हमारा निष्कर्ष यही है कि जिस चीजको 
उपद्रव कहा गया है, उसका दमन करनेके लिए अधिकारियोंन जरूरतसे ज्यददा सख्त 
तरीके अपनाये । 


इन उपद्रवोंका स्वरूप क्या था और ये कैसे शुरू हुए? इनका स्वरूप तो बस 
यही था कि यत्र-तत्र कुछ आगजनीकी घटनाएँ हुई जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
था; कुछ निर्दोष यूरोपीय मारे गये; देलीग्राफके कुछ तार काटे गये; बिना किसी 
खास प्रयत्त या योजनाके एक-दो पुल जलाये गये; और एक-दो जगह द्रनोंकों पटरियोंसे 
उतारा गया। यह बात स्वीकार की गई है कि इन घटनाओंका रूप सावदेशिक नहीं था; 
जिन लोगोंके पास वास्त्रास्त्र थे, उन्होंने उपद्रवोंमें प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूपमें कोई 
भाग नहीं लिया; किसानोंके विज्ञाक वर्गने भी इत हिसात्मक कारंवाइयोंमें कोई हाथ 
नहीं बँटाया;और सरकारी साक्ष्कके अनुसार भी पंजाबकी कुल दो करोड़की आबादीमें 
से सिर्फ साढ़े चार लाख लोगोंकों ही इन उपद्रवोंसे सम्बद्द बताया जाता है। हमारे 
साक्ष्यके मुताबिक केवल अमृतसर, कसूर, गुजराँवाला, वजीराबाद, निजामाबाद, हाफिजा- 
बाद, मोमन, धबनसिह, चुहड़खाता, खेमकरन, पट्टी और मलकवालमें हिंसात्मक कारंवाइयाँ 
की गईं। इन स्थानोंकी कुल आबादी रूगभग सवा दो छाख है। लेकिन ध्यान रहे कि 
हमारे और हंटर कमेटी, दोनोंके सामने प्रस्तुत साक्ष्से और कई मुकदमोंके विवरणसे 
प्राप्त जानकारीसे भी यह बिलकुल स्पष्ट है कि इस सवा दो लाखकी आबादीके भी 
एक बहुत छोटे अंशने इन तथाकथित उपद्रवोंमें सचमुच कोई भाग लिया था। कुछ 
मिलाकर चार यूरोपीयोंकी जानें गईं। जन-समूहके इस कारनामेकी जितनी भी निन्‍्दा 
की जाये थोड़ी होगी। 


लेकिन यह कैसे हुआ कि ये भारतीय लोग, जो सामान्यतया बड़े शान्ति-प्रिय 
होते है, एकाएक सरकारी सम्पत्तिमें आग छगाने और हत्याएँ करनेपर उतारू हो 
गये ? हमने इसका उत्तर देनेका प्रयास किया है। सर माइकेल ओडायरने यहाँकी 
जनताकी लोक-विश्रुत घेयंशीलताको एक अत्यन्त ही अनुचित, असहनीय स्थितिमें डाल 
दिया । उन्होंने शिक्षित भारतीय तबकेकी बुराई करके, रंगरूटोंकी भरती और युद्धके 
कर्ज तथा अन्य चन्दोंकी वसूलीके लिए मनमाने तरीके अपनाकर और सावंजनिक समा- 
चारपत्रों इत्यादिका गला घोटकर जनताके मनमें बेहद नाराजी पैदा कर दी थी। 
इस' तरह उन्होंने विस्फोटका सारा सामान जुठा दिया था। श्री गांधी और डा० 
किचलू तथा डा० सत्यपालके निष्कासनकी उन्तकी स्वथा अनूचित कारंवाईने बारूदमें 
चितगारीका काम किया | रौलट कानूनके खिलाफ ६ अप्रैछको होनेवाले शान्तिपूर्ण 
प्रदशनको रोकनेंकी उनकी सारी कोशिशें जब विफल हो गईं तो उन्होंने अपने क्षोभको 
एक स्वतंत्र और अनुशासित ढंगसे व्यक्त करनेके लिए आकुर जनताकी भावनाओंको 
कुचलनेका एक जोरदार प्रयत्त करनेकी ठान ली । सर माइकेलने जन-भावनाके इस 
स्वस्थ पौधेको एक ऐसा विषैला झंखाड़ समझा, जिसे हर हालतमें उखाड़ फेंकना हो, 
ओर फलत: उन्होंने निष्कासनकी वहू पागरूपनभरी कारंवाई की, जिसका उल्लेख 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हमने अभी किया है। लेकिन इतनेपर भी यदि उन्होंने अपने नीचेके अधिकारियोंकों 
बन्दूकोंका मनमाना इस्तेमाल न करनेके निश्चित आदेश दे दिये होते तो बात न बिग- 
डती। लेकिन वे तो क्रोधोन्मत्त हो रहे थे, फिर उनसे किसी संयत कारंवाईकी आशा 
कसे की जा सकती थी । अमृतसरकी अविवेकपूर्ण गोलीवारीने जनताके घैयेका बाँध 
तोड़ दिया । जन-समूह कोवसे उन्मत्त हो उठा और उसी आवेशर्में उसने आगजनी, 
हृत्याएँ और बर्बादी शुरू कर दी और तीन घंटोंमें अपना सारा गुस्सा उतार लिया। 
हम जिन अन्य स्थानोंका उल्लेख कर आये हें, उन स्थानोंकें लोगोंकों भी छत छलूगीं 
और उत्होंने भी वही किया जो अमृतसरके लोगोंने किया था। लेकिन सौभाग्यकी 
बात है ओर हम यह कहनेकी स्थितिर्में हें कि कसूरको छोड़कर अन्य किसी भी 
स्थानपर जन-समूहने किसीकी जान नहीं ली। 

यह स्थिति बगावतकी थी या युद्ध ठाननेकी ? क्‍या स्थिति ऐसी थी जिसे असे- 
निक प्रशासन अपनी हो शक्तिके बलपर और आवश्यकता पड़नेपर कहीं-कहीं सेनाकी 
सहायता लेकर भी काबू नहीं कर सकता था? क्‍या स्थिति ऐसी थी कि कानूनका 
गला घोटना जरूरी हो गया था? अलूग-अछूग स्थानोंकी घटनाओंका वर्णन करते हुए 
हम इस प्रइनका उत्तर दे चुके हे, और इस पूरी विवेचनासे बार-बार यही निष्कर्ष निकरूता 
है कि हंटर समितिके सामने प्रस्तुत और प्रकाशित साक्ष्केक अनुसार, और हमारे पास 
जो साक्ष्य मौजूद है उसके अनुसार भी, माशेल लॉकी घोषणा करनेकी कतई आव- 
इयकता नहीं थी। लॉडं हंटरकी समितिके सामने जो गोपनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया 
था वह यदि असाधारण रूपसे स्पष्ट, सटीक और प्रचुर हो तभी मार्शल लॉकी घोषणाका 
कुछ औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। 

बगावत या युद्धकी स्थिति उत्पन्न होनेंकी जो कहानी गढ़ी गईं थीं वह हंंटठर 
समितिके सामने बिलकुल भी नहीं टिक सकी। तथाकथित षड्यंत्रके पीछे पंजाबसे बाहर 
किसी संगठनके अस्तित्वका कोई सबूत नहीं मिला। इसके विपरीत, सर माइकेलके एक 
सबसे विश्वस्त सहायक कनेल ओ स्‍ब्रायनको हंटर समितिके सामने स्वीकार करना पड़ा कि 
बगावतको कद्दानीके पक्षम उनके पास कोई ठोस सबृत नहीं था, उसकी कल्पना केवल 
अटकलपर आधारित थी और यह भी कि उन्होंने गुजरावालाके नेताओंकी गिरफ्तारी 
भी महज सुनी-सुनाई बातोंके आधारपर कराई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि नेताओं- 
का हिसाके साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़नेका कोई आधार उनके पास नहीं था, पर यदि 
गुजराँवालामें कोई हिसा हो तो उसके लिए वे इन नेताओंको ही जिम्मेदार ठहराना 
चाहते थे। [सरकारकी ओरसे प्रस्तुत किए गये] अन्य गवाह भी कोई ज्यादा अच्छे 
उत्तर नहीं दे सके। उनके उत्तरोंसे यही प्रकट हुआ कि वे कार्यों और घटनाओंका 
ठीक-ठीक मूल्यांकन करनेमें सर्वथा अक्षम थे। 

सच तो यहू है कि रौलट कानूनके खिलाफ होनेवाले आन्दोलनको एक शरारत 
सिद्ध करनेके लिए, जैसा कि सर माइकेलका दावा था, यह जरूरी हो गया था 
कि उसके पीछे एक व्यापक षड्यंत्रका अस्तित्व सिद्ध किया जाये। षड़्यंत्रकी कल्पना 
करते ही उनको उसपर विश्वास भी द्वो गया, और उन्हें नेताओंके हर भाषणमें राजद्रोह, 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मं कांग्रसकी रिपोर्ट ३१७ 


हर हड़तालके पीछे एक षड़यंत्र और हिन्दू-मुस्लिम भाईचारेमें ब्रिटिश सत्ताके लिए 
खतरा नजर आने रूगा और उन्होंने दूसरोंकों भी ऐसा ही माननेके लिए विवश 
किया। अतः षड़यंत्रकी कहानी यदि टिक नहीं सकी तो आश्चर्य ही क्‍्या। 

और यदि मार्शल लॉ लागू करनेका कोई ओऔचित्य नहीं था, तो फिर उसे 
करीब दो महीनेतक जारी रखना तो और भी अनुचित था। उसके तहत जो कदम 
उठाये गये वे अपनेकों सभ्य कहनेवाली किसी भी सरकारके लिए कलंकस्वरूप हें। 
मार्शल लॉ की शुरूआत जलियाँवाला बाग निर्दोष नागरिकोंके कत्ले आमसे हुई थी। 
जनरल डायरने भय और आतंकका जो सिलसिला शुरू किया था, सर माइकेल 
ओ डायरने, काले कारनामोंसे भरे अगले दो महीनोंमें, उसीकी ताईद की। यदि हमारे 
आँकड़े सही हे, और हम मानते हे कि वे सही हैँ, तो इस दोरान छूगभग १,२०० 
घ्यक्तियोंकों जानसे हाथ धोना पड़ा, कमसै-कम ३६,००० व्यक्ति जख्मी हुए और 
कुछ संदाके लिए अपंग बन गये। गम्भीर उत्तेजनावश जनता द्वारा किये गये गलत 
कामोंकी तुलनामें जनतासे यह जो बदला लिया गया वह इतना अधिक भयंकर था 
कि दोनोंकी कोई तुलता ही नहीं की जा सकती। और जो लोग बच गये थे, उनको 
माल लॉ के दौरान तिल-तिलकर जो यंत्रणाएँ दी गईं उनका हम काफी विशद 
वर्णन कर आये हैं। हम यही आशा कर सकते हे कि इस रिपोर्ट्म जिन तथ्योंका 
उद्घाटन हमने किया है उसके फलस्वरूप भविष्यमें ऐसे अत्पाचारोंकी पुनरावृत्ति 
असम्भव हो जायेगी। 


छठा अध्याय 
निष्कर्ष 


हमने माशैल लॉकी घोषणामें सम्मिलित किये गये पाँचों जिलोंका वर्णव कर 
दिया है। हमने सर माइकेल ओडायरके शासनका विवरण भी प्रस्तुत कर दिया है 
और साथ ही रोलट अधिनियम तथा सत्याग्रह आन्दोलनका लेखा-जोखा देनेका प्रयास 
किया है। 

हम यह भी बतलाना चाहते हूँ कि हमने अपने सामने प्रस्तुत तथ्योंतक ही 
अपने-आपको मर्यादित रखनेका प्रयास किया है। हमें जो साक्ष्य मिले ओर जिन्हें 
अलग प्रकाशित किया जा रहा है तथा छॉडं हंटरकी समितिके सामने प्रस्तुत किये 
गये साक्षा और माशल लॉ न्यायाधिकरणोंकी कार्यवाहियाँ ही हमारे निष्कर्षोका 
आधार हूं। 

हमें अनेक स्थानोंपर कुछ कठोर भाषाका भी प्रयोग करना पड़ा है, छेकिन हमने 
प्रत्येक शब्दको, हर विशेषणकों अच्छी तरह तोलकर देखनेके बाद ही उसका इस्तेमाल 
किया है। बल्कि हमारा कहना है कि हमने पंजाब सरकारके खिलाफ जितना कहना 
चाहिए था। उससे कुछ कम ही कहा है। हम मानते हैं कि हमें सरकारसे यह आशा 
करनेका कोई अधिकार नहीं कि वह अपने आचरणमें कभी कोई गलती नहीं करेगी। 


३१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हम॑ उसके लिए ऐसा असम्भव-सा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं कर सकते, यह हम 
मानते हें । कोई भी अधिकारी अपने अच्छेसे-अच्छे इरादोंके बावजूद उत्तेजना और 
संकटके कालमें गलतियाँ कर सकता है। और हम यह भी मानते हैं कि जब देशके 
प्रशासनमें बढ़े महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होनेवाले हें, जब सम्राट्ने अधिकारियों और जनतासे 
सहयोगकी अपील की है, तव ऐसी परिस्थितिमें हमें ऐसी कोई बात नहीं कहती 
चाहिए जो प्रगतिके आड़े आती हो। 

परन्तु हम महसूस करते हँ कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा एक बड़ पंमानपर 
किये गये अत्याचारपूर्ण अन्यायको अनदेखा नहीं किया जा सकता; ठीक उसी प्रकार 
जैसे कि भविष्य चाहे जितना सुन्दर हो पर जनताके अपराधपूर्ण कृत्योंकी अनदेखा 
नहीं किया जा सकेगा । हमारी तो राय यह है कि अधिकारियों द्वारा की गई 
ज्यादतियों और साथ ही जनता द्वारा की गई ज्यादतियोंका भी निराकरण करना आज 
पहलेसे कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। सुधारोंकों कार्यछूप देता और भारत द्वारा 
अपना लक्ष्य यथाश्ीत्र प्राप्त करता --ये दोनों ही बातें रृगभग असम्भव हो जायेंगी; 
यदि जनता और अधिकारी लोग दोनों ही पूरी नेकतीयतीके साथ, स्वस्थ मस्तिष्कसे 
इनके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। इसीलिए जब हम कहते हें कि ज्यादतियाँ करनेवाले 
अधिकारियोंपर कानूनी कार्रवाई की जाये, तो उसके पीछे कोई बदलेकी भावना नहीं 
है; बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि देशके प्रशासनको शुद्ध बनानेके लिए उसमें व्याप्त 
भ्रष्टाचार और अन्यायकों दूर किया जाये । इसीलिए जहाँ हमारा विश्वास है कि 
अमृतसर और अश्य स्थानोंपर भीड़ द्वारा की गई ज्यादतियाँ गलत और निन्दनीय 
थीं, वहीं हमारा यह विश्वास भी है कि जनताकों अधिकारियोंके अत्याचारोंके रूपमें 
जो सजा मिली वह उसके अनुचित क्ृत्योंके अनुपातमें कहीं अधिक थी। 

हमारा विश्वास है कि यदि श्री गांधीको दिल्‍ली और पंजाबके रास्तेमें गिरफ्तार 
न किया गया होता और यदि डा० किचल तथा डा० सत्यपालकों गिरफ्तार और निर्वा- 
सित न किया गया होता तो निर्दोष अंग्रेजोंको अपनी जानसे हाथ न धोना पड़ता और 
बहुमूल्य सम्पत्ति तथा ईसाई गिरजोंका विनाश न होता। पंजाब सरकारके ये दोनों 
कदम सर्वथा अनावश्यक थे। इन दोनों कदमोंने जनताके दिलोंमें पहलेसे ही जमा 
गुबारकी बारूदम्में आग दिखानेका काम किया। 

हमने पंजाबके विभिन्न जिलोंकी घटनाओंकी ब्यौरेवार विवेचना प्रस्तुत करते हुए 
भारत सरकारके बारेमें कुछ भी कहनेसे अपनेको रोका है। लेकिन इस बातकों न तो 
अनदेखा किया जा सकता है और न मामूली कहकर टालछा ही जा सकता है कि 
केन्द्रीय सरकारने अधिकारियोंकी इन ज्यादतियोंकों सक्रिय रूपसे सहयोग भले ही न 
दिया हो, लेकिन कमसे-कम सरकारी तौरपर उनको रोकनेके बारेमें निष्कियता तो 
दिखलाई ही है । वाइसराय महोदयन जनताकी बातको सुनने और परखनेका कभी 
कष्ट नहीं किया। उन्होंने व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भेजे गये तारों और पत्रोंकी 
उपेक्षा की। उन्होंने कोई भी जाँच कराये बिना ही पंजाब सरकार द्वारा उठाये गये 
कदमोंका समर्थन कर दिया। उन्होंने अशोभनीय जल्दबाजीके साथ अधिकारियोंको दण्ड 


पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्मों कांग्रेसकी रिपोर्ट ३१९ 


विमुक्ति प्रदान कर दी। वे घटनाओंके बाद भी स्वयं उनकी जाँचके लिए कभी पंजाब 
नहीं गये | विभिन्न सरकारी गवाहोंने जितना भी कुछ स्वीकार किया है, वह सब उनको 
कमसे-कम मईमें तो मालूम ही हो गया होगा, फिर भी उन्होंने जलियाँवाला बागके 
ह॒त्याकाण्डकी या मार्शल लॉके तहत किये गये कारनामोंकी पूरी-पुरी जानकारी न तो 
जनताको दी और न शाही सरकारको-। श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज-जेसे भले और ख्यात- 
नामा अंग्रेज ईसाईको, जिनकी सत्य-निष्ठापर कोई अँगुली नहीं उठाई जा सकती, पंजाब 
जानेसे रोकनेमें' भी वाइसराय महोदयका हाथ रहा, जबकि श्री एन्ड्रयूज वहाँ केवल 
सचाईका पता लगाने जा रहे थे, उत्तेजना फैलाने नहीं। और इन वाइसराय महोदयने 
ही पंजाब सरकारके मुख्य सचिव श्री टॉमसनको तथ्योंकों तोड़-मरोड़कर पेश करने 
और माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयका अपमान करनेकी अनुमति दे दी थी --- 
उन्हीं पंडित मदनमोहन मालवीयका अपमान करनेकी, जिनके परिषद दिये गये 
लगभग सभी वक्तव्य अब खुद सरकारी गवाहोंके बयानोंसे सही सिद्ध हो चुके हे। 
वाइसराय महोदयने आम जनताकी भावनाओंके प्रति इतनी हृदयहीनता दिखलाई, उसकी' 
उपेक्षा की और सूझबूझका इतना अपराधपूर्ण अभाव प्रदर्शित किया कि जबतक स्वयं 
भारत-मंत्रीने उनको विवश नहीं किया तबतक उन्होंने मार्शल लॉ न्यायाधिकरणों द्वारा 
दिये गये मृत्यु-इण्डोंको मुल्तवी नहीं किया था। उन्होंने माननीय पंडित मदनमोहन 
मालवीय-जैसे परिषद्के जिम्मेदार संदस्यको सदनमें प्रइन नहीं पूछने दिये --इससे मालूम 
पड़ता है कि उन्होंने सही बातें न जाननेका निरुचय ही कर लिया था। वे स्थानीय 
तौरपर जाँचके लिए पंजाब जानेंको राजी नहीं हुए। रौलट कानूनके खिलाफ चलने- 
वाले आन्दोलनके प्रति उन्होंने जो रुव अपनाया था हम यहाँ उसकी आलोचना नहीं 
करेंगे। लेकिन जन-सुरक्षाकी दृष्टिसे हम वाइसराय महोदयकी उस अक्षमताका उल्लेख 
किये बिन नहीं रह सकते जो उन्होंने अप्रैल महीतेमें उत्पन्न परिस्थितिको समझने और 
उसके सम्बन्धर्मं कारंवाई करनेमें दिखलाई थी। इसीलिए यद्यपि हम यह नहीं कहते 
कि वाइसराय महोदयने सम्राट द्वारा उनकी अधीनतामें रखी गई प्रजाके हितोंकी 
जान-बूझकर उपेक्षा की है, लेकिन हमें खेदपू्वंक कहना पड़ता है कि वाइसराय छॉडं 
चेम्सफोर्ड महोदयकों जिस पदपर बेठाया गया था उन्होंने अपने-आपको उसके अयोग्य 
सिद्ध कर दिया है और हमारी राय है कि उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। 
हम अपने अन्य निष्कर्षोका सार नीचे दे रहे हें: 


१. सर माइकेल ओडायरने शिक्षित वगोके प्रति जान-बूझकर जिस घृणा और 
अविश्वासका प्रदर्शन किया था और युद्धके दौरान रंगरूटोंकी भरती और चन्दोंकी 
वसूलीके लिए ज़ो ऋरतापूर्ण और जबरिया तरीके अपनाये थे और उन्होंने छोकमतका 
दमन करनेके लिए जिस प्रकार स्थानीय समाचारपत्रोंका गला घोटा था और पंजाबसे 


१. श्री पन्डयूजकों छादौर जाते हुए अमृतसर रेलवे स्टेशनपर गाड़ीसे उतार लिया गया था भौर 
वहाँ कई घंटोतक नजरबन्द रखनेके बाद अन्तमें पंजाबसे बाहर कर दिया गया था। 
२. शाद्दी विधान परिषद्‌। 


ह 


३१२० सम्पूर्ण गांधी घाहमथ 


बाहरके राष्ट्रवादी समाचारपत्रोंके प्रवेशपर रोक लगा दी थीं, उस सबसे पंजाबकी 
जनता उनके प्रशासनके ज्िलाफ भड़क उठी थी। 

२. रौलठ कानूनके खिलाफ चलनेवाले प्रचार-आन्दोजरने जनताके दिमागमें बचेनी 
पैदा कर दी थी और सरकारकी सदाशयतापर से जनताके विश्वासकी जड़ें हिला दी' 
थीं। अन्य प्रान्तोंकी तुलनामें यह पंजाबमें ही अधिक बड़े पैमानेपर इसलिए देखनेमें 
आया कि सर माइकेल ओ“डायरने भारत रक्षा अधिनियमका प्रयोग जन-आन्दोलनोंका 
गला घोटनेके लिए किया था। 

३. सत्याग्रह आन्दोलन और उसकी भूमिकाके रूपमें की गई हड़तालने जहाँ एक 
ओर सारे देशर्में एक नई सरक्तियताका संचार किया वहाँ दूसरी ओर उसने जनताकी 
हिंसक प्रवत्तियों और उसके रोषको संयमित-सन्तुलित करके देशको अधिक भीषण 
तथा और अधिक बड़ी विपत्तियोंसे बचा लिया। 

४. रोलट कानूनके खिलाफ यह्‌ प्रचार-आन्दोलन ब्रिटिश विरोधी भावनावश 
शुरू नहीं किया गया था; सत्याग्रह आन्दोलन ज़िसः भावनासे शुरू किया गया था 
वहू हिंसा और द्ेषसे सवंधा मुक्त था और ऐसी ही भावनासे उसका संचालन 
किया गया था। 

५. पंजाबरमों सरकारका तख्ता उलठनेका कोई भी षड़यन्त्र नहीं था। 

६. श्री गांधीकी गिरफ्तारी ओर नजरबन्दी और डा० किचल तथा डा० संत्य- 
पालकी गिरफ्तारी ओर निर्वासन स्वंथा अन्यायपूर्ण थे और जनताका क्रोध भड़कानेके 
एकमात्र प्रत्यक्ष कारण थे। 

७. अमृतसरभें भीड़की ओरसे हिसापूर्ण कारंवाइयाँ शुरू होनेका सीधा कारण 
रेलवे ओवर ब्रिजपर होनेवाली गोलीबारी और उस अत्यधिक उत्तेजित अवस्थामें लोगों 
द्वारा अपने मृत और जख्मी साथियोंकों देखना था। 

८. उत्तेजनाका कारण जो भी रहा हो, पर जन-समूहने जो अति की वह 
अत्यन्त ही खेदजूनक और निन्‍्दतीय हे। 

९. सावंजनिक रूपसे जितने भी तथ्य जनताके सामने रखे गये हें उनमे ऐसा 
कोई कारण नहीं मिलता जिससे माशल लॉ लागू करनेका औचित्य सिद्ध हो सके। 

१०. प्रत्येक जिलेमें शान्ति और व्यवस्था कायम हो चुकनेके बाद ही मार्शल 
लॉ की घोषणा की गई थी। 

११. यदि कहा जाये कि मार्शछू लॉकी' घोषणा तो समूचे राज्यकी परिस्थितिको 
देखते हुए आवश्यक हो गई यी, तो-भी मार्शल लछॉकी अवधि अनुचित रूपसे बढ़ा दी 
गई थी। 

१२. मार्शल लॉके अन्तगंत पाँचों जिलोंमें जो कदम उठाये गये थे वे सर्वथा 
अनावश्यक, क््रतापूर्ण और दमनकारी थे और उनको उठाते समय उनसे प्रभावित 
होनेवाली' जनताकी भावनाओंकी' घोर उपेक्षा की गई थी। 

१३. छाहोर, अकालरगढ़, रामनगर, गुजरात, जलालपुर जहाँ, छायलपुर और 
शेखूपुरामं जनताने ऐसी कोई कारंवाई नहीं की जिसे ज्यादती कहा जा सके। 


पंजाबके उपद्रवोंकें सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ३२१ 


१४. जलियाँवाला बागमें जो नरभेध हुआ वह स्वथा निर्दोष और निहत्यी 
जूनता और बच्चोंपर पूरी तौरपर जान-बूझकर किया गया एक ऐसा अमानवीय 
कृत्य था, जिसकी निर्देबताकी कोई मिसाल आधुनिक ब्रिटिश शासनके इतिहासमें ढंढ़े 
नहीं मिलती । 

१५. मार्शल हा न्‍्यायाधिकरणों और समरी अदालतोंको निर्दोष जनताको परेद्यान 
करनेके साधनोंके रूपमें प्रयुक्त किया गया और उसका परिणाम हुआ--एक बड़े 
पैमानेपर न्‍्यायकी विडम्बना; और न्यायके नामपर हजारों स्त्री-पुरुषोंको नैतिक और 
शारीरिक यन्त्रणाओंका शिकार बनाना। 

१६. पेटके बल रेंगनंका हुक्म और ऐसे ही अन्य विचित्र-विचित्र दण्ड किसी भी 
सभ्य प्रशासनके लिए शर्मनाक थे और जिन लोगोंको ये तरीके सूझे थे उनका नैतिक 
पतन इनसे प्रकट होता है। 

१७. जगह-जगह क्षति-पूतिके लिए हर्जातेकी रकमें थोपना और दाण्डिक पुलिस 
तैनात करना और अधिकांशत: निर्दोष व्यक्तियोंकों लगभग महीनोंतक सबक सिखाने- 
के लिए तथा बदलेकी भावनासे दण्ड देना और उनपर जुर्माने करना तथा उनसे 
गैर-कानूनी वसूलियाँ करना सर्वेथ! अनावश्यक और अन्यायपूर्ण था और जलेपर नमक 
छिड़कनंकी तरह था। 

१८. माशेल लॉके दौरान जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चली, उसकी शिका- 
यतें तो अपने-आपमें अछग हें ही और यदि प्रशासनने सहानुभूतिपूर्ण रवेया अपनाया 
होता तो इनसे बिलकुल बचा जा सकता था। 

१९. जनतापर हुए अन्यायके प्रतिकारके लिए, प्रशासनकी शुद्धिके लिए और 
भविष्य अधिकारियोंकी ऐसी मनमानी रोकनेके लिए ये उपाय आवश्यक हो ग 

(क) रौलट अधिनियमको रद किया जाये। 

(ख) सर माइकेल ओडायरको सम्राट्की स'रकारमें किसी भी दायित्वपूर्ण पदपर 
न रहने दिया जाये। 

(ग) जनरल डाय'र, कर्नल जॉनसन, कर्ने ओ ब्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय- 
साहब श्रीराम सूद और मलिक साहब खाँको सम्राट्की सरकारमें किसी 
भी जिम्मेदारीके ओहदेपर न रहने दिया जाये। 

(घ) हमने जो बयान प्रकाशित किये हे उनमें नामसे उल्लिखित छोटे अधि- 
कारियोंके भ्रष्ट आचरणकी स्थानीय जाँच कराई जायें और अपराध सिद्ध 
होनेपर उनको बरखास्त किया जाये। 

(छः) वाइसराय महोदयकों वापस बुलाया जाये। 

(च) विशेष न्‍्यायाधिकरणों और समरी अदालतों द्वारा दण्डित व्यक्तियोंस वसूल 
किये गये जुर्मान वापस किये जायें; जिन-जिन नगरोंपर क्षति-पूर्तिका 
हर्जाना थोपा गया है, उसे माफ किया जाये और जहाँ-जहाँ उसकी 
जितनी वसूली हो चुकी हो, वह वापस की जाये और दाण्डिक पुलिस- 
को हटाया जाये। 

१७-२६ 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हमारा यह निश्चित मत है कि सर माइकेल ओडायर, जनरल डायर, क्नेल 
जॉन्सन, कर्नल ओब्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय साहव श्रीराम सूद और मलिक 
साहब खाँने ऐसे घोर अवेधानिक कृत्य किये हें कि उनको विशेष अदालत खड़ा 
किया जाये, लेकिन हम जान बूझकर ऐसी कार्रवाईकी सलाह इसलिए नहीं दे रहे हें 
क्योंकि हमारा विश्वास' है कि अपने इस अधिकारको त्यागना ही भारतके लिए 
लाभदायक रहेगा। सम्बन्धित अधिकारियोंको बरखास्त कर देनेसे ही [ प्रशासनकी' | 
शुद्धिकी पर्याप्त गारंटी हो जायेगी। 

हम समझते हे कि कर्नल मैकरे और कंप्टन डोवटनने भी अपना दायित्व निभाने- 
में उतनी ही चूक की है जितनी कि कर्नल ओ ब्रायत और अन्य अधिकारियोंने। लेकिन 
हमने उनके खिलाफ भी सरकारी तौरपर कोई कारंवाई करनेकी सलाह जान-बूझकर नहीं 
दी है। ऐसा इसलिए कि ये दोनों अधिकारी अन्य अधिकारियोंकी भाँति अनुभवी 
नहीं थे और इन दोनोंनें जो क्ररता दिखाई वह अन्य अनुभवी अधिकारियों द्वारा 
बरती गई क््रताकी भाँति जान-बूझकर बदलेके रूपमें नहीं की गईं थी। 

मो० क० गांधी 
सी० आर० दास 
अब्बास एस ० तेयबजी 
एम० आर० जयकर 
[ अंग्रेजीसे | 

रिपोर्ट ऑफ द कमिहनर्स एपाइंटेड बाई द पंजाब सब-कमसिटि ऑफ द इंडियन 

नेशनल कांग्रेस । 


९२. पत्र : एस्थर फंरिगकों 


[ दिल्‍ली | 
गुरुवार, [२५ भाचे, [ १९२० 


रानी बिटिया, 

मेरा दिल, मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कितना दुःख 
हुआ, कह नहीं सकता। तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़े! लेकिन जो धर्मपरायण है 
उसे ही सच्चे आनन्दकी आप्ति होगी। और चूँकि तुम्हारी धर्मपरायणतामें मेरा विश्वास 


१. इस पत्रकी तिथि निश्चित करनेके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है । लेकिन ऐसी 
सम्भावना है कि यह २७ माच॑क्री सुबह दिल्लीसे लिखा गया होगा। गांधीजी २६ तारीखको सिंहगढ़ 
पहुंचे थे भर उससे पढे तीन दिन दिंब्डीमें थे । इसके अतिरिक्त साथन-सूत्रमें इसे ३० मा्चके पत्रसे 
पहके रखा गया है। 


पत्र: राजमियाँको ३२३ 


अडिग है, इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता है कि तुम्हें एक दिन आनन्दमय शान्ति- 
की' प्राप्ति अवश्य होगी। 

में बहुत उत्सुक हूँ कि तुम्हें जल्दीसे-जल्दी जहाज मिल जाये। तुम्हें जिस 
एकान्तकी जरूरत है, वह समुद्र-यात्रामें मिलेगा और तुम्हारे घर तथा तुम्हारे पितासे 
वह आराम और साहचयं॑ प्राप्त होगा जो तुम भी चाहोगी। 

अगर तुमने श्री बेंकरका ट्रंक अवतक नहीं लछौठटाया है तो उसे पासेलसे मत 
भेजना। वह तुम्हारे वापस बम्बई आनेपर लछौटाया जा सकता है। उसकी कोई जल्दी 
नही है। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 
९३. पत्र : राज़सियाँको 
[ सिहगढ़ | 


२७ मार्च, १९२० 


प्रियः राजमियाँ, 


में खिलाफतके सवालपर डा० अंसारीको' लिख चुका हूँ। लेकिन मुझे रूगता है 
कि आपको भी लिखूँ। हसरत मोहानीसे' बातचीत होनेके बादसे में बहुत ज्यादा 
उदिग्न हँ। उनका खयाल है कि कोई भी' व्यक्ति असहयोगमें विश्वास नहीं रखता; 
वह तो महज मुझे तुष्ट करनेके खयालसे अपना लिया गया है। अब किसी इतने महत्त्व 
पूर्ण मामलेने तुष्ट-रुष्ट करनेकी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, और में केवल 
अपनी तुष्टिके लिए कुछ भी नहीं चाहँँगा। इसके अलावा असहयोगकी सफलताके लिए 
जरूरी है कि उसे सब लोग पूरे उत्साहके साथ अपनायें । कोई भी महान्‌ उद्देश्य, 


१. ढेनमाक के लिए। 

२. यथपि यह पत्र गांधीजीके निजी पत्र लिखनेके कागजपर, जिसपर उनका साबरमतीका पता छपा 
हुआ है, लिखा है; तथापि यह निश्चय ही सिहगढ़से लिखा गया होगा, जहाँ गांधीनी २६ माचको 
पहुँच गये थे। 

३. डा० मुख्तार अहमद अंसारी (१८८०-१९३६); एक राष्ट्रीय मुस्लिम नेता; १९२० में भारतीय 
मुस्लिम लीगके अध्यक्ष; १९२७-२८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 

४. मौलाना हसरत मोहानी, खिंलाफत आन्दोलनके एक नेता, जो ब्रिट्शि मालके बहिष्कारपर जोर 
दे रहे थे, और २४ नवम्बर, १९१९ को आयोजित खिलाफत सम्मेलनमें गांधीजीके मुख्य विरोधी थे। 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


जबतक उसमें विश्वास रखकर उसके लिए काम नहीं किया गया, सफल नहीं हुआ 
है। इसलिए में तो चाहेगा कि आप हकीमजीसे' इसपर बातचीत करके उनकी और 
अपनी ओरसे भी, मुझे सूचित करें कि वास्तवमें स्थिति क्या है। मेरा निश्चित विश्वास 
हैं कि यदि खिलाफतके सवालको सनन्‍्तोषजनक रूपसे हल करना है तो भारतके 
मुसलमानोंको न केवल यह समझ लेना है कि वे चाहते क्या हें बल्कि उन्हें असीम 
त्यागके लिए भी तत्पर रहना है। यदि उनमें त्यागकी कोई भावना नहीं है तो उन्हें 
कमसे-कम मुझ-जैसे आदमीसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। में कोई कूटनीतिक 
विजय हासिल नहीं करा सकता। में तो उन्हें केवल आत्मत्याग और अखंड सत्यके 
कठिन, केटीले और सकरे भार्गसे ही आगे ले जा सकता हूँ। जहाँ ये चीजें नहीं 
हैं वहाँके लिए तो में सर्वथा अनुपयुक्त हँ--वसे ही जैसे किसी गोल छेदमें कोई 
वर्गाकार चीज । मेंने हसरत मोहानीसे कहा था कि जो प्रमुख नेता सक्रिय रूपसे 
सेवा करना चाहते हें, वे मुझसे ६ और १३ अप्रैलके बीच बम्बईमें मिलें; वहाँ उनके 
साथ हम लोग सत्याग्रह सप्ताहमें एक बार नहीं कई बार शान्तिके साथ बार्तालाप 
कर सकेंगे। 
हृदयसे' आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी (जी० एन० ४५९०) की फोटो-नकलरूसे। 


९४. टिप्पणियाँ 
कविवर सर रवीदनाथ ठाकुरका आगमन 


खबर मिल चुकी है कि कवि श्री खवीद्धनाथ ठाकुर गुजरातमें एक सप्ताहतक 
रहेंगे। उनकी उपस्थितिका पूरा-पुरा लाभ तो हम तभी उठा सकते हैँ जब हम उन्हें 
शान्तिसे रहने दें और हमें जो-कुछ सीखना है वह उनसे सीख लें। उन्हें आवश्यकतासे 
अधिक आयोजन पसन्द नहीं है। उनका स्वास्थ्य ठीक' नहीं रहता । उनके सम्मानमें 
जो सभाएँ की जायें उनमें पूरी तरह शान्ति रखना आवश्यक है। उन्हें लोगोंका शोर 
मचाना भी पसन्द नहीं है। हमारा खयाल है कि यदि हमने इन बातोंका ध्यान रखा 
तो वे भड़ौंच और सूरत भी जा सकेंगे । उनका सम्मान करनेका उत्तम उपाय तो 
उनके उपक्रमको आथिक सहायता देना है। उनके मनमें शान्तिनिकेतन आश्रम तथा 
वहाँकी शालाके प्रति बहुत ही गहरा लगाव है। आश्रमकी' स्थापना उनके पिताश्रीने' 


१. हकीम अजमल खाँ. (१८६५-१९२७); प्रख्यात मुस्छिम चिकित्सक और राजनीतिश्, जिन्होंने 
खिलाऊत अन्‍्दोलनर्मे प्रमुख भाग लिया; १९२१-२२ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 
२, देवेन्द्रनाव ठाकुर । 


पत्र: एम० आर० जयकरको ३२५ 


की है, शाला' उन्होंने स्वयं खोली है और उसका खर्च बाहरसे मिलनेवाली मददसे 
चलता है। अपनी व्यक्तिगत पूंजी भी उन्होंने इस पाठशालामें लगा दी है। गत वर्ष 
जब उन्होंने मद्रासकी यात्रा की थी तब उन्हें प्रत्यके स्थानसे शान्तिनिकेतनके लिये 
दान दिया गया था। हमारी मान्यता है कि यदि कुछ ऐसी ही बात गुजरातमें भी हो 
तो बहुत अच्छा होगा । हमें उम्मीद है कि जहाँ-जहाँ वे पधारेंगे वहाँ-वहाँ उपर्युक्त 
बात भी' ध्यानमें रखी जायेगी। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २८-३-१९२० 


९५. पत्र: एम० आर० जयकरको 


रविवार [२८ माचे, १९२० | 


प्रिय श्री' जयकर, 


इस पत्रके साथ हमारी रिपोर्टके सम्बन्धर्म में एक तारका मसविदा भेज रहा 
हैँ । इस सम्बन्धमें और कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि मंगलवारकों में आपसे 
मिलनेकी आशा कर रहा हूँ। में चाहँगा आप जरा इस वातपर गौर करके देखिए 
कि हमारी रिपोर्टका समर्थंत करनेके लिए आपका अकेले इंग्लेंड जाना कैसा रहेगा। 
में तो वहाँ कोई बड़ा शिष्ठमण्डल भेजकर विशेष प्रदर्शन करनेके सर्वथा विरुद्ध हूँ। 
इससे मिलने-जुलनेके लिए कहीं आने-जानेमें शीघ्रता करना मुश्किल हो जायेगा और 
एकाग्रचित्त होकर काम करनेकी सुविधा भी नहीं रह जायेगी । इसके अलावा अधि- 
कारियोंको भी इससे झँझलछाहट ही होगी। में यहाँ बिलकुल स्पष्ट बात कहना चाहता 
हैँ। में समझता हूँ कि वहाँ जानेके लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति में ही हूँ, परन्तु 
मेरा जाना असम्भव-सा है। मेरी नजरमें दूसरे नम्बरपर आप हें क्योंकि मेरी ही तरह 
आपमें भी विद्यार्थके गुण हें और हमें एक लगनशील, अध्यवसायी और सनन्‍्तुलित 
मस्तिष्कवाले व्यक्तिकी जरूरत है। आप इसके लिए समय निकाल सकते हें या नहीं, 
यह और बात है। हम दोनोंके अलावा जो व्यक्ति प्रभावकारी ढंगसे यह काम कर 
सकते हें वे बस ये तीन हें--मालवीयजी, मोतीलकालूजी और श्री दास। इनमें कौन 
किससे अधिक अच्छा रहेगा, इसपर मेंने विचार नहीं किया है क्‍योंकि में स्वयं अनुभव 
करता हूँ कि मालवीयजीका भारतसे बाहर भेजा जाना असम्भव है। और में जानता 


१. विश्वभारती; जिसकी नींव २३ दिसम्बर, १९१८ को रखी गई थी और जुलाई १९१९ से वहाँ 
काम शुरू हो गया था। 

२. यह पत्र पंजाबके उपद्रवॉपर कांग्रेस रिपोट्के २७ मार्च, १९२० को प्रकाशित होनेके बाद 
लिखा गया था, परन्तु जयकरजीकी बीमारीके कारण उन्हें इंग्लेंड जानेका विंचार छोड़ देना पढ़ा । 

३. अनुमानतः ३० माचेको; क्योंकि गांधीजी इस तारीखको बम्बईमें थे। 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय' 


हूँ कि जबतक कुछ और बातें न हो जायें तबतक मोतीलछालजीको भी नहीं भेजना 
चाहिए और श्री दासके पास' एक बड़ा मुकदमा है जिसके कारण मुझे मालूम हुआ 
है, वे तीन महीने कहीं जा ही नहीं सकते। मेने इस विषयपर किसी हृदतक पूरी चर्चा 
यहाँ कर दी है, क्योंकि हो सकता है, बम्बईमें में जितने थोड़े समयतक रहूँगा उसके 
दौरान हम लोगोंकों विस्तारसे बातचीत करनेका समय न मिले। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रजीसे | 
द स्टोरी ऑफ भाई लाइफ 


९६. “बन्धु ' का अर्थे 


[३० मार्च, १९२० के पूव ] 


२९ फरवरीको प्रकाशित श्रीमती सरलादेवी चौधरानीके बन्धु नामक लेखकी 
मेंने बहुत प्रशंसा की थी और पाठकोंको उसे बार-बार पढ़ जानेका सुझाव दिया था। 
उसपर कुछ पाठकोंने मुझे लिखा कि हमने उक्त लेखकों पढ़ा और उसपर विचार . 
किया, तथापि हम उसमें से कुछ अर्थ नहीं निकाल सके। उन्होंने मुझे उसका अर्थ 
स्पष्ट करनेके लिए लिखा है। में अनेक कार्यो्में व्यस्त होनेके कारण तुरन्त तो बसा 
नहीं कर पाया। अब मुझे सिहगढ़में' तनिक शान्ति मिली है। इस बीच भी में इस 
लेखको तीन-चार बार पढ़ गया, और मुझे जो अर्थ सुझ पड़ा उसे में यहाँ प्रस्तुत 
कर रहा हूँ। 

इस लेखका पूर्वार्ध उन्होंने, जब वे बोलपुरमें' रहती थीं, तब लिखा था। उनके 
पति जिस समय जेलमें' थे उस त्मय उनकी जो विह्वल दशा थी, उसे मेंने देखा। 
मेंने देखा कि उन्हें किसी तरह भी शान्ति न थी। ऐसे समय' मित्र जितनी सान्त्वना 
दे सकता है उतनी में देनेका प्रयत्न कर रहा था। लेकिन मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा 
था कि उनका मन अशान्त था। वियोगिनीकी जो दशा होती है, में उनकी वंसी 
दशाका अनूभव कर रहा था। यदि में कंदियोंके छूटनेकी बात करता, उन्हें कब छूटना 
चाहिए इसका हिसाब लगाता तो देखता कि उनका मन बहलता है। ऐसी ही किसी 
स्थितिमें मेंने एक बार उनसे “नवजीवन ' अथवा “यंग इंडिया के लिए कुछ लिखनेको 
कहा। उन्होंने आनाकानी की। “सोच ही नहीं पाती ” यह कहकर मुझे टरका दिया। 
एक दिन उन्होंने कहा “मेंने बहुत समय पहले कुछ लिखा था वह बँगलामें है और 


१. यह छेव स्पष्टट: सिहगढ़में लिखा गया था। गांधीजी वहां २६ से ३० मार्चतक रहे थे । 
२, शान्तिनिकेतन | 
३. १९१९ में । 


 बन्धु का अर्थ ३२७ 


अच्छा भी कहा जा सकता है। कहें तो उसे पूरा करके दे दूँ और आप उसका अनु- 
वाद कराना चाहें तो करवा छें। इसके बेंगला रूपको मुझे किसी अन्य पत्रमें भेजनेका 
अधिकार मिलना चाहिए।” मेने यह स्वीकार किया, अंग्रेजीमं इस आशयकी एक 
कहावत है कि 'दानकी बछियाके दाँत नहीं देखे जाते।! और फिर मुझे तो उनका 
ध्यान दूसरी ओर फरना था। 

अब अर्थ समझाना सहल है। हम कालको अजेय कहते हेँ। कालको बेरी भी 
कहा गया है। यही काल जिस समय हमें वियोगादि दुःख नहीं होते अथवा जब हम 
अनेक सुखे-सुविधाओंसे घिरे हुए नहीं होते तब बच्धुका रूप धारण कर लेता है, हमें 
शान्ति देता है। सरलादेवीको, जब वे वन-प्रदेशमें रहती थीं, इस' शान्तिका अनुभव 
होता था। इस तरह समय रूपी बन्धु उषाकालमें हमसे कहता है, . आओ पलभर 
शान्‍्त होकर बैठ जाओ और अपने हृदयमें गहरे उतरों।” और समयानुसार अपने 
कत्तव्यका इस तरह पालन करनेसे यदि समय-विहंग प्रसन्नतासे भरकर चहक उठे तो 
इसमें आइ्चर्यकी क्या बात है। 

दोपहरको नींद तो आती है लेकिन समय-बन्धु हमें चेतावनी देता है कि “ बाहर 
जाओ, ध्यानपूर्वक खेतोंको देखो, वे शान्त हें”, लेकिन सोये हुए नहीं हें। कितनी 
सम्भावनाएँ, कितनी आशाएँ, कितने गीत और कितनी शोभा वहाँ झिलमिला रही 
है! ” इस तरह आलस्य न करनेपर हमें मध्याह्ककी शान्ति भी प्राप्त हो गई। अब 
संध्याकाल हुआ और हमने थकावटका अनुभव किया तो काछ-विहंगमने कहा, बस, 
एक स्थानपर चुपचाप बैठकर देखो, और कुछ न करो।” और करना भी क्‍या है? 
जो शान्तचित्त होकर संध्याके समय' दिन-भरके कार्योका लेखा-जोखा करता है और 
दिनके सुख-चेनसे बीत जानेपर ईश्वरका आभार मानता है उसे सन्ध्याके समय और कुछ 
करनेको बच ही' क्‍या रहता है? दिनके इस' तरह व्यतीत करनेके कारण सरलादेवीको 
काल बन्धुके रूपमें जान पड़ा। 

अब उत्तराद्ध शुरू हुआ। घरमें फर्नीचर आदि वस्तुएं रहें कि स्वयं हम ? “ जंगल 
को छोड़कर हम शहरमें आ गये हें। चारों ओर अलमारियाँ, मेजें और कुरसियाँ ” एक 
छोटी-सी खिड़कीमें “ जड़ित आकाशका टुकड़ा ” ही निराकार स्वरूपका भान करवानेको 
रह गया है। इससे मिलना है। इसे आमन्त्रित करना है। आज एक तो कल दूसरा 
बैरा भाग गया है।” समय बीतता जाता है, ठहरता नहीं और हर रोज कुछ-न-कुछ 
बिना किये पड़ा रह जाता है। हमेशा नई मुहिकलें। ऐसी स्थितिर्मे काल बरी है, शान्ति 
[दाता ] नहीं। इसलिए सरलादेवी दंकित होकर पूछ उठती' हूँ, क्या कालको सदा बन्धु 
माना जा संकता है, अथवा केवल उसी समय बन्धु है जब हृदयकों इस रूपमें उसका 
स्वागत करनेका अवकाश हो? “जिस तरह मनको निवत्त किये बिना बन्धुसे समागम 
नहीं हो सकता, सम्भवत: उसी तरह बन्धुको, भौतिक वस्तुओंकी निरंकुश धमा-चौकड़ीके 
बीच भी आना न भाता हो? ” अवश्य ही ऐस है, मन जहाँ शान्‍त और संयमित 
होता है वहीं सुख होता है। स्वच्छन्दता तो अज्ञान्तिकी निशानी है। 

तब लेखिका पूछती है, “कौन है यह अभिजात बन्धु, जिसे आभिजात्यसे मुक्त होने 
पर ही पाया जा सकता है? क्‍या वह मेरी आन्तरिक अम्पूर्णता है? ” [जो | सम्पूर्ण है 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


उसे किसी बाह्य वन्धुकी आवश्यकता नहीं होती।” फिर वे बताती हे कि अगर होती 
हैं तो वह बाह्य बन्ध्‌ू किस तरहका होता है। 

जब समय ही अपना नहीं रहा तब किसको ढूँढें! इसका विचार करते हुए 
उन्हें भगवद्गीता' याद आई। उसमें उन्हें पुरातन पुरुषोत्तम पुरुषकी उपलब्धि हुई। 
निर्बेलके बल राम ही होते हें। वियोगके दुःखको काटनेके लिए जब कोई ऐसा शरीरी 
नहीं मिलता जो आश्वासन दे सके तब दुःखी हृदय “ राम ” को पुकारता है। जबतक 
गज ग्राहके साथ छकड़ सका तबतक उसे ईश्वरका ध्यान नहीं आया, लेकित जब 
भाई साहब थक गये तब वे दासोंके-दासको पुकारने छगे । इसीसे सरलादेवी कहती 
हैं, में गर्जना करनेवाली, अर्जुनका सखा होनेपर भी जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है उस 
सा रथी-बन्चुका अनन्य भावसे भजन कहरूँगी | दुर्योधनके समान में उसके पास अपना 
बल लेकर नहीं जाऊँगी, अपने बलको ताकपर रखकर उसकी शरण जाऊँगी और उसके 
प्रसादको ग्रहण करके परम शान्ति प्राप्त करूँगी। जैसे पिण्डमें बसे ब्रह्माण्डमें, जैसे मेरे 
लिए, वेसे आप सबके लिए। जैसे मेरे दुःखके समय मेरा भगवान्‌ ही मेरा सहारा था 
उसी तरह वह आपके लिए भी हो -- होगा ही। इस ईश्वरकी खोज करते-करते मुझे 
अपने अच्तरात्मामें झाँकना पड़ता है और वहाँ देखती हूँ तो मुझे मालम होता है कि 
में स्वयं ही अपनी सखी हूँ और स्वयं ही अपनी शत्रु । यदि में विश्वात्माकी अनुभूति 
करना चाहती हूँ तो मुझे अन्तरात्माकी' प्रतीति करनी होगी। इसीसे कहा गया है कि 
“आत्मेव ह्यात्मनों बन्धु:”।' 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ४-४-१९२० 


९७. पत्र: एस्थर फेरिगको 


रेलगाड़ीमें 
३० माचे, १९२० 
रानी बिटिया, 
मुझे तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला है। उसके लिए मेने ईश्वरको धन्यवाद दिया। 
में एक विश्रामस्थलसे आश्रम जा रहा हूँ। दिल्‍ली छोड़नेके बाद ' में तुम्हें कोई पत्र 
नहीं लिख सका हूँ । मेंने चार दिनोंतक अच्छा-खासा विश्राम किया । १३ अप्रैलके 
बाद लौटनेकी आशा करता हूँ।' तुम डेतमार्क कब जा रही हो? 
स्नेह, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे ] 
माई डियर चाइल्ड 
१. भगवद् गीता, ६-७५ । 


२. २७ माचे, १९२० को । 
३. गांधीजी २९ अप्रैलठको सिद्गढ़ वापस जा सके थे । 


९८. सत्याग्रह सप्ताह 


इस' पवित्र राष्ट्रीय सप्ताहके लिए निर्धारित कार्यक्रममें सबसे प्रमुख स्थान मेन 
उपवास' और प्रार्थनाकों दिया है। हमारे राष्ट्रीय जीवनके उत्थानके लिए ये दोनों 
कितने जरूरी है, यह समझानेके लिए में काफी कुछ कह चुका हूँ। लेकिन 
प्राथनाकी बातपर एक मित्रकों पत्र लिखते समय मुझ टेनिसनकी एक बहुत सुन्दर 
चीज हाथ लग गईं। उसे में यंग इंडिया के पाठकोंके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
हो सकता है, इस तरह संयोगवद में उनके भीतर प्रार्थनाकी कार्य-साधकतामें निश्चित 
विश्वास उत्पन्न कर सकूँ। ये हे वे अमूल्य पंक्तियाँ: 


« » “प्रार्थेनासे कितना-क्या हो जाता है 

इसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता। 

इसलिए रात और दिन मेरे लिए 

किसी झरनकी तरह मुक्त वाणीमें प्रारथंता करो। 

क्योंकि सनुष्य यदि भगवानकों जानकर भी 

अपने लिए और अपनेको सित्र माननवालोंके लिए 

हाथ उठाकर प्रभुसे दुआ न माँग 

तो वह उन भेड़ और बकरियोंसे 

किस तरह बेहतर है 

जो बिना सोचे अपनी देहको ही पुष्ठ करते रहते हें ? 

यह (प्रार्थना) ही है वह स्वर्ण मेखला 

जिससे यह मण्डलाकार धरित्री 

प्रभुके चरणोंमें बँधी हुईं है। 

अपने भारत-भ्रमणके दौरान मुझे सभी धर्मों और मतोंकें लोगोंसे, हजारों स्त्री- 
पुरुषों और सैकड़ों विद्याथियोंसे मिलनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। उनके साथ मेने इतन 
उत्साहके साथ राष्ट्रीय समस्याओंकी' चर्चा की है जिसका में वर्णन नहीं कर सकत।। 
और इस' तमाम चर्चाके बाद मेंने यही देखा है कि अभी हममें अपने राष्ट्रीय' व्यक्तित्व- 
की' सजग पहचान नहीं आ पाई है। उस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए जिस' अनु- 
शासनकी आवश्यकता है, वह अनुशासन हममें नहीं है, और में कहूँगा कि उपवास और 
प्राथंनासे बढ़कर और कोई साधन नहीं हे जिनके जरिये हममें आवश्यक अनुशासन, आत्म- 
बलिदानकी' भावना, विनयशीरूता और दृढ़ इच्छा-शक्तिका आविर्भाव हो सके -- और 
इन गुणोंके बिना हम कोई वास्तविक प्रगति कर ही नहीं सकते। अतः में आशा करता 
हूँ कि छाखों-करोड़ों लोग सत्याग्रह सप्ताहका शुभारम्भ उपवास और प्रार्थनासे करेंगे। 
इस सप्ताहके दोरान में सत्याग्रहके सविनय प्रतिरोधवाले हिस्सेपर जोर देना 

नहीं चाहता। में चाहँगा कि इस सप्ताहमें हम सत्य और अहिसाका ही चिन्तन करें 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


और इनकी अजेयताको समझें। सच तो यह है कि अगर हमें से सभी लोग 
अपने जीवनको सत्य और अहिसाके चिरंतन नियमसे बाँधकर चलायें तो सविनय प्रति- 
रोध या किसी अन्य प्रकारके प्रतिरोवके लिए अवसर ही न आये। सविनय' प्रतिरोध- 
की जरूरत तभी पड़ती है जब सत्यका पालन केवल थोड़ेसे लोग ही करते हों, और 
वे विरोधके बावजूद सत्यका पालन करनेका प्रयत्न करें। यह जानना कठिन है कि 
सत्य क्या है, कब इसका बचाव करनेमें सविनय प्रतिरोधकी सीमातक जाना चाहिए 
और सत्यका पालन करनेके प्रयत्नमें किस तरह हिंसा करनेसे बचा जाये। ऐसेमें 
'लोगोंमें एक सामान्य धर्मके रूपमें संविनय अवज्ञाके प्रचारकी वांछनीयता विवादास्पद 
हो सकती है; पर जब कि हमने इस सप्ताहको अपने राष्ट्रीय जीवनके उत्थानके 
प्रयत्नोंमें लगानेका निश्चय किया है तो इस प्रयत्नमों दल, वर्ग या धर्मका भेद-भाव 
किये बिना सभीके सहयोगकी अपेक्षा है। 

६ और १३ तारीखको प्रार्थना और उपवासके अलावा हमें जलियाँवाला बाग- 
स्मारकके लिए चन्दा करना है। मुझे आशा है कि इस कामके लिए हर प्रान्त, 
जिला और शहर या गाँवमें समूृचित संगठन कर लिया जायेगा। 

कार्यक्रका तीसरा हिस्सा है इस सप्ताहके दौरान निर्धारित तारीखोंपर सारे 
भारतमें तीन सभाएँ करनता। इनमें मेने कुछ प्रस्ताव पास करनेका सुझाव दिया है। 
एक प्रस्ताव होगा रौलट अधिनियमके सम्बन्धर्में, जिसके कारण सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा 
गया; और दूसरा होगा खिलाफतके सवालपर, जिसमें मुसलमानोंके साथ हिन्दुओंके 
सहयोग करनेके परिणामस्वरूप दोनों जातियोंकी एकताकी इमारत काफी मजबूत हो 
चली है, तीसरे प्रस्तावकों जलियाँवाला बाग प्रस्ताव कहा जा सकता है। यह १३ 
तारीखको पास' किया जाये और इसमें सरकारसे अनुरोध किया जाये कि वह ऐसे 
कदम उठाए जिससे सेनिक शासनके दौरान जो दुःखद घटनाएँ लोगोंने देखीं और 
जिनकी शुरूआत १३ तारीखके कत्लेआमके रूपमें सैनिक शासन लागू होनेसे पूर्व ही 
हो गई थी उनकी पुनरावत्ति न हो पाये। में निम्नलिजित प्रस्ताव स्वीकार करनेका 
सुझाव देता हूँ: 

६ अप्रेलडके लिए 


१... के नागरिकोंकी यह सभा अपनी इस दृढ़ मान्यताकों लिखित रूपमें 
प्रकट करती है कि जबतक रौलट अधिनियम रद नहीं कर दिया जाता तबतक इस 
देशमें शान्ति नहीं हो सकती और इसलिए यह सभा भारत सरकारसे अनुरोध करती 
है कि वह शोचब्से-शीघ्र एक विवेयक पेश करके इस अधिनियमको रद कर दे। 


९ अप्रेलके लिए 


२. . : के निवासी हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य लोगोंकी इस सभाकों 
विश्वास है कि खिलाफतके प्रशनका ऐसा निबटारा हो जायेगा जो भारतीय मुसलमानोंकी 
न्यायसंगत माँगों और महामहिम सम्राटके मन्त्रियों द्वारा दिये गये गम्भीर वचनोंके 


१. देखिए “६ अप्रैल भौर १३ मअप्रैठ”, १०-३-१९२० । 


भाषण : गजरात साहित्य परिषदमें ३३९१ 


अनुरूप होगा। यह सभा लिखित रूपमें अपना यह विचार भी व्यक्त करती है कि 
अगर कोई प्रतिकूल निर्णय किया गया तो प्रत्येक भारतीयका यह कत्तंव्य हो जायेगा 
कि जबतक सरकार पूरी संजीदगीके साथ किये गये अपने वादोंकों पूरा नहीं कर 
देगी और मुसलूमानोंकी भावनाकों तुष्ट नहीं कर देगी तबतक वह सरकारसे सहयोग 
नहीं करें। 
१३ अप्रेलके लिए 
३. . - के निवासियोंकी इस सभाका विचार है कि यद्यपि अमृतसरमें भीड़ 

द्वारा की गई ज्यादतियाँ, वे जिन गम्भीर उत्तेजनाओंके बाद की गईं उनके बावजूद 
निनन्‍दनीय हें, फिर भी जनरल डायरने जलियाँवाला बागर्में मौजूद निर्दोष निहत्थे और 
अन्य' सभी प्रकारसे अरक्षित लोगोंका जिस तरह बिना कोई चेतावनी दिये, जान-बूझकर 
और योजनापूर्वक्१ष कत्लेआम किया, वह बबरताके इतिहासमें अद्वितीय था। अतएव 
यह सभा आशा करती है कि भारत सरकार और साम्राज्य सरकार ऐसे कदम उठा- 
येंगी जिनसे एसी बरबरता और सेनिक शासनके दौरान पंजाबके जिम्मेदार अधिकारियों 
द्वारा किये गये ऐसे ही दूसरे बर्बरतापूर्ण कार्योंकी पुनरावृत्ति असम्भव हो जाये। सभा 
यह भी आशा करती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी पंजाब उप-समिति द्वारा की 
गई सिफारिशोंपरों पूरी तरह अमल किया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

पंग इंडिया, ३२१-३-१९२० 


९९. भाषण : गुजरात साहित्य परिषदमें 


२ अप्रैल, १९२० 


आइए, अब हम इस विषयपर विचार करें कि जन-समाजको शिक्षित करनके 
लिए कैसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। कविश्वीनं' आज हमारे सम्मुख इस विषयमें 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कलकत्तेका उदाहरण देकर चतुराईसे काम 
लिया। उन्होंने देखा कि जैसा कलकत्ता है अहमदाबाद भी वसा ही है। उन्होंने यदि' 
शब्द-प्रहार भी किया है तो वह हमारे हितमें ही है। सिडनी स्मिथ व्यंगोक्तिकी कलामें 
बहुत निपुण था। वह “ हमारे ” शब्दका प्रयोग करके प्रह्मरकी तीव्रताकों कम कर 
देता था; कविश्रीन “हम ” शब्दका प्रयोग अपने नगरके लोगोंके लिए ही किया है, 


१ तथा २, देखिए “ पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ”“, २५-३-१९२० । 

२. यह साहित्य परिषद अहमदाबादमें २-३ अप्रैठको हुई थी। इसकी अध्यक्षता हरगोविन्ददास 
काँटावालाने की थी। 

३. सम्मेलनमें इससे पहले रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भाषण दिया था, जिप्तमें उन्होंने कहा था कि ईश्वरकी 
खोजको धनकी अपेक्षा अधिक महत्त्व देना चाहिए । 


३३२ द सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


फिर भी हमें तो यही समझना चाहिए कि वह हमारे लिए किया गया है। कलकत्तेका 
चित्रण करते हुए कविश्वी कहते हे कि गंगा-तटके किनारे-किनारे बड़ी-बड़ी इमारतें 
बना दी गई हो और इससे आँखोंको अच्छा रंग सकनेवाला प्राकृतिक दृश्य आँखोंकों 
खटकनेवाली चीज बन गई है। होना तो यह चाहिए कि ऐसे स्थानपर हमारा मन 
प्राकृतिक सौन्दर्यसे अभिभूत हो जाये किन्तु होता यह है कि जब वे कलूकत्तेका विचार 
करके हे तो उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगते हें। 

मेरे जैसे मजदूरके विचारमें तो हमारा काम प्रभुको पहचानना है। प्रभुकी अवज्ञा 
करके हम धनकी' पूजा करने छगे हे, स्वार्थसाधनमें निरत हो गए हें। 

में साहित्यरसिकोंसे पूछता हूँ कि आपकी कृतिके सहारे में शीघ्र ही' प्रभुके पास 
पहुँच सकता हूँ या नहीं ? यदि वे मुझे इसका उत्तर हाँ 'में दें तो में उनकी कृतिसे' 
बँध जाऊंगा। यदि में किसी साहित्यकारकी रचनासे उकता जाता हूँ तो इसमें 
मेरी बृद्धिका दोष नहीं है, दोष उसकी कलाका है। शक्तिवान साहित्यकारकों अपनी' 
कलाको कमसे-कम इतना विकसित तो करना ही चाहिए कि पाठक उसे पढ़नेमें लीन 
हो जाये । मुझे खेद होता है कि हमारे साहित्यमें यह बात बहुत कम दिखाई देती है। 
हमारा साहित्य इस समय ऐसा है कि उसमें से जनता एकाध वस्तु भी ग्रहण नहीं 
कर सकती। उसमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे वह एक युग, एक वर्ष अथवः 
एक' सप्ताहतक भी टिक' सके। 

अब हम यह देखें कि अनादिकालसे हमारे पास जो ग्रन्थ चले आ रहे हे उनमें 
कितना साहित्य है? हमारे प्राचीन धामिक ग्रन्थोंसे हमें जितना सन्‍्तोष मिलता है 
आधुनिक साहित्यसे उतना नहीं मिलता।। इस साहित्यके मामूली-से अनुवादमें भी जो रस 
आ सकता है वह आजके साहित्यम नहीं आ पाता। यदि कोई कहे कि आधुनिक 
साहित्यमं बहुत-कुछ है तो हम इसे स्वीकार कर सकते हे किन्तु इस बहुत-कुछकों : 
खोज निकालनेम मनुष्य थक जाता है। तुलसीदास और कबीर-जेसा साहित्य हमें 
किसने दिया है? 

जा विधि भावे ता विधि रहिए। 
जैसे. तेसे हरिको लछलहिए॥। 

ऐसी बात तो आजकल हमें दिखाई ही नहीं देती। अखाके' युगर्मे हमें जो-कुछ 
प्राप्त हुआ, वह अब कहाँ हो सकता है? 

बीस वर्ष दक्षिण आकफ्रिकार्मों रहनेके बाद में भारत आया और मेंने देखा कि हम 
डरे-डरे जीवन बिता रहे हैं । भयभीत होकर जीनेवाले अपने मनके भावोंकों निर्भयतासे 
प्रकट ही नहीं कर सकते। यदि किसी दबावमें पड़क'र हम लिखते भी हें तो उसमें से 
कवित्वकी धारा नहीं फूटती और उसकी लहरोंपर सत्य तिरता हुआ नहीं आ पाता। 
समाचारपत्रोंके सम्बन्धर्म भी यही बात लागू होती है। जहाँ सिरपर प्रेस-अधिनियम 


१२, “ झुतर भावे त्यम तुं रहे, 
जेम तेम करीने इरिने लहे।” 
२, सत्रहवीं शताब्दीके एक शुजराती कवि । 


भाषण : गुजरात साहित्य परिषदमें ३३३ 


झूल रहा हो वहाँ सम्पादक बिना पसोपेशके नहीं लिख सकता। साहित्यरसिकोंके सिर- 
पर भी प्रेस-अधिनियम झूल रहा है और इसलिए एक पंक्ति भी मुक्त भावसे नहीं 
लिखी जाती; और इसी कारण सत्यको जिस तरह प्रस्तुत करवा चाहिए वह उस तरह 
प्रस्तुत नहीं किया जाता। 

हिन्दुस्तानमें इस' समय' संक्रान्तिकाल है। करोड़ों व्यक्तियोंको अनुभूति हो रही 
है कि हमारे यहाँ बड़-बड़े परिवर्तंत होनेवाले हे। हमारी दरिद्रावस्था मिट जायेगी 
और समृद्धि तथा वेभवका यूग आयेगा, हमें अब संत्ययुगकी झाँकी मिलेगी। 4(न- 
स्थानपर ऐसे उद्गार सुनता हूँ। कितने ही लोग यह सभझ रहे हे कि अब हिन्दुस्तीनके 
इतिहासका एक नवीन पृष्ठ खुलने जा रहा है। यदि हिन्दुस्तानके इतिहासका नवीन 
पृष्ठ खुलनेवाला है तो हमें उसपर क्या लिखा हुआ मिलेगा ? यदि उसमें हमें सुधार 
लिखे मिलें तब तो यह गलेगें पट्टा डालनेके समान होगा और जेसे हम आज बैलकी 
तरह हाँके जाते हे वेसे ही हाँके जायेंगे। इस' समय साहित्यकी सेवा करनेवालोंसे में 
तो यही मागगा कि वे हमें ईश्वरसे मिलाएँ, सत्यके दर्शन करायें। हमारे साहित्य- 
सेवकोंको यह बात सिद्ध कर देनी चाहिए कि हिन्दुस्तान पापी नहीं है, वह धोखा- 
धड़ी करनेवाला देश नहीं है। 

पोप -- 'इलियड के रचयिता नहीं --ने दक्षिण प्रान्तकी जो सेवा की है वेसी 
सेवा किसी मद्रासीने भी नहीं की है। में तो प्रेम-रंग्में डूबा हुआ हूँ और प्रत्येक मनुष्य- 
का हृदय चुरा लेना चाहता हूँ। दक्षिण प्रान्तके भाइयोंका हृदय चुरानेके लिए मुझे 
उनकी भाषा सीखनी पड़ी। रेवरेंड पोपने जो रचनाएँ दी ह॑ उनमें से इस समय तो में 
कुछ उद्धत नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि तमिलमें लिखी गई वे 
रचनाएँ--- जिन्हें खेतमें पानी देता हुआ किसान भी दुहरा सकता है--अलौकिक 
हैं। सुयौदयके पहले ही खेतमें पानी देना प्रारम्भ कर दिया जाता है। बाजरा, गेहूँ 
आदि सबपर ओसके मोती बिखरे हुए होते ह। पेड़ोंके पत्तोंपरसे झरता हुआ पानी 
मोतीके समान लगता है। ये व्यक्ति, खेतमें पानी देनेवाले ये किसान उस समय कुछ 
ऐसा ही गाते हे। में जब कोचरवर्में' रहता था तब खंतमें पानी देनेवाले किसानोंको 
देखता और उनकी बातें सुनता। लेकिन उनके मूँहसे तो अइलील शब्द ही निकलते 
थे। इसका क्‍या कारण है? इसका उत्तर में यहीं बैठे हुए श्री नरसिहराव तथा 
अध्यक्ष महोदयसे' पाना चाहता हूँ। 


१. भारत सरकार अधिनियम १९१९ में सन्निविष्ट मॉस्टेग्यु-वेम्तफोड सुधार । 

२. डाक्टर जी० यू० पोप। इन्होंने तिख्ककुरक और तिरूवाचकमका अंग्रेजीमें अनुवाद भी 
किया था। 

३. अहमदाबादकी बाहरी सीमापर बसा हुआ एक गाँव । मई १९१७ में संस्थापित आश्रम पहले 
इस गाँवमें एक निजी भवनमें था। 

४. नरसिदराव भोलानाथ दिवेट्या, गुजराती कवि और साहित्यकार; एकफिन्स्टन कालेज, बम्बईके 
गुजरातीके प्रोफेसर । 

५. आनन्दशंकर ध्रुव, बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके उप-कुलपति। 


३३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


साहित्य परिषद्से में कहँँगा कि खेतोंमें पानी देनेवाले इन किसानोंके मुँहसे अप- 
जशब्दोंका निकलना हटाएँ, नहीं तो हमारी अवनतिकी जिम्मेदारी साहित्य परिषद्के सिर- 
पर होगी। साहित्यके सेवकोंसे में पूछना चाहगा कि जनताका अधिकांश भाग कंसा है 
और आप उसके लिए क्या लिखेंगे? साहित्य परिषद्से भी में यही कहूँगा कि परि- 
पदमें जो कमियाँ हें उन्हें वह हटाएं, हटाएं, हटाए। 

लुईके' मनमें पुस्तक लिखनेका विचार आया तो उसने अपने बच्चोंके लिए 
पुस्तकें लिखीं। उसके बच्चोंने तो उनका लाभ उठाया ही, आजके हमारे स्त्री, पुरुष 
तथा बालक भी उनसे लाभ उठा रहे हे। में अपने साहित्य-लेखकोंसे ऐसा ही 
साहित्य चाहता हँ। में उनसे बाणभट्टकी कादम्बरी नहीं, तुल्सीदासकी रामायण ' 
माँगता हैं। कादम्बरी हमेशा रहेगी अबबा नहीं, इसके विषयमें मुझ शंका है, लेकिन 
तुलसीदासका दिया हुआ साहित्य तो स्थायी है। फिलहाल साहित्य हमें रोटी, घी 
और दूथ ही दे; बादमें हम उत्तमें बादाम, पिस्ते आदि मिलाकर 'कादम्बरी जंसा 
कुछ लिखेंगे। 

गुजरातकी निरीह जनता, माधुयंसे ओतप्रोत जनता, जिसकी सज्जनताका पार 
नहीं है, जो अत्यधिक भोली है और जिसे ईश्वरमें अखण्ड विश्वास है, उस' जनताकी' 
उन्नति तभी होगी जब साहित्यसेवक किसानों, मजदूरों तथा ऐसे ही अन्य छोगोंके 
लिए काव्यरचना करेंगे, उनके लिए लिखेंग। 

मेरों हादिक कामना है कि हमारी जनता सत्य लिखने रंगे, सत्य बोलने लगे 
और सत्यका आचरण करने छगे। 

[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, ४-४-१९२० 


१००. पत्र: “टाइम्स ऑफ इंडिया ' को 


लेबनेम रोड 
गामदेवी' 
बम्बई 
३ अप्रैल, १९२० 
महोदय, 
में तिम्तलिखित तीन प्रस्ताव सत्पाग्रह-सप्ताहके दौरान, अर्थात्‌ ६, ९ और 
१३ अप्रेलको लोगों द्वारा अंगीकार किये जानेके खयालरूसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा 
बिचार है कि पहले और तीसरे प्रस्तावोंके बारेमे कोई दो रायें नहीं होंगी। परन्तु 


१. लुई केरल, एलिसेस एडर्वेंचसे इन वंडरलेण्डके रचयिता ! 
२. सातवीं शताब्दीमें लिखित प्रसिद्ध संस्कृत गद-काव्य। 
३- अस्तावोकि मूलपाठ्के लिए देखिए “सत्याग्रह सप्ताह”, ३१-३-१९२० । 


अपील : जलियाँवाला बाग स्मारक-कोषके लिए ३३५ 


खिलाफतसे सम्बन्धित प्रस्तावकी आलोचना मेरे कानोंमें पड़ी है। मेरा निवेदन है कि 
असहयोग-सम्बन्धी अनुच्छेदके बिना खिलाफत प्रस्ताव बेकार होगा। देशको कुछ ठोस 
कार्रवाईकी आवश्यकता है और उसके हकमें अशस्नहयोगसे बेहतर कोई ठोस कारंवाई हो 
ही नहीं सकती । हिसाको' शक्तियोंकों किसी अन्य प्रकारसे नहीं रोका जा सकता। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
टाइम्स ऑफ इंडिया, ४-४-१९२० 


१०१- अपील : जलियाँवाला बाग स्मारक-कोषके लिए" 


बम्बई 
दर अप्रैल, १९२० 
मुझे प्री उम्मीद है कि पंजाब स्मारकके निमित्त बम्बई अपनी विशिष्ट उदा- 
रताके साथ धन देगा। यह एक राष्ट्रीय कीति-स्तम्भ है। मेने बार-बार कहा है कि 
यह कितो भो अर्थमें ब्रिटिश विरोबों नहीं है। १३ अग्रेल, १९१९ के दुर्भाग्यपूर्ण दिवसको 
जो निर्दोष लोग मार डाले गये, यदि हम उनकी स्मृतिको सँजोकर नहीं रखते तो 
. हम अपने-आपको एक राष्ट्र कह सकने योग्य नहीं हें। आशा है, अंग्रेजोंके लिए 
भी इस स्मारकके निर्मित्त चन्दा देना सम्भव होगा। उनका सहयोग इस बातका 
परिचायक होगा कि यह स्मारक जाति-विशेषसे सम्बद्ध नहीं है। इसके अलावा इसका 
हंटर समितिके निष्कर्षोसे भी, चाहे वे अनुकूल हों या प्रतिकूल, कोई सरोकार नहीं है। 
यह बात सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है की जो लोग मारे गये, वे निरपराध 
थे। भूमिके जिस दुकड़ेपर इतने निर्दोष छोगोंका खून बहा है, उसे राष्ट्रकी सम्पत्ति 
बना देता और उसपर एक ऐसा राष्ट्रीय स्मारक खड़ा करना भारतका कत्तंव्य है जो 
उन मृतकोंकी स्मृतिको सुरक्षित रखते हुए भी हर प्रकारके घृणा-द्वेषसे मुक्त होगा। 
हंटर समितिके निष्कर्ष चाहे जो भी हों, वे भारतकों सम्भवतः: उसके इस दायित्वसे 
मुक्त नहीं कर सकते। 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे कॉनिकल, ७--४- २१९२० 


१. पद अपील समाचारफपत्रोंको एक पत्रके रूपमें भेजी गई । 


१०२, भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभासें' 


६ अग्रेड, १९२० 

माननीय दौ० जे० पटल द्वारा प्रस्तुत रौलट अधिनियम रद करनेकी समाँगके 

प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए श्री गांधीवे जो भाषण दिया उसका अधिकृत 
सारांश नीचे दिया जाता है: 


श्री गांधीने कहा, सुझे आशा है कि यदि सर्देव नहीं तो कससे-कम सत्याग्रह 
सप्ताहके दौरान तो सभाएँ उन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार की जायेंगी जिनके अनुसार बे 
सत्याग्रह आन्दोलनके दोरान की गई थीं.। वे सिद्धान्त थे: किसी प्रकारके संकेत द्वारा 
अथवा बोलकर वक्‍ताओंके भाषणोंके प्रति सहमति अथवा अँसहसति न प्रकट की 
जाये, बल्कि उनके कथनको पूरी शान्ति और सम्मानके साथ सुना जाये। मेरा खयाल 
है कि यदि इस नियमका पालन किया गया तो श्रोताजन विभिन्न बक्‍ताओं द्वारा प्रति- 
पादित विचारोंकों भली-भाँति समझ सकेंगे। मेंने इसे सत्याग्रह सप्ताह कहा है, परन्तु 
आशा है कि कोई भी श्रोता इससे डरेगा नहीं । में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरहसे 
समझता हूँ, क्योंकि में जानता हूँ कि में बम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन, जो एक गेर 
सत्याग्रही संस्था है, के तत्त्वावधानरमें आयोजित सभामें बोल रहा हूँ। में सत्याग्रह 
सप्ताहके बारेसें निःसंकोच होकर बोल रहा हूँ क्योंकि में न तो सविनय प्रतिरोधपर 
जोर दे रहा हूँ और न उसे अपनानंकों ही कह रहा हूँ। में वचन और कमेंमें सचाई 
बरतने और सत्य प्राप्तिके अथक प्रयासमें अहिसाकी आवश्यकतापर जोर देना चाहता 
हूँ। श्री पटेलन जो उनसे पूर्व बोले थे, कहा कि प्रस्ताव किसी कासके नहीं हुआ करते । 
श्री गांधीन कहा कि में कुछ हृदतक श्री पठलसे सहमत हूँ। परन्तु प्रस्ताव कई प्रकारके 
होते हें। हमारा प्रस्ताव निराशासे नहीं, विश्वाससे प्रेरित है। इसमें सरकारसे उतना 
निवेदन नहीं किया गया है जितना कि सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभुसे। में उपवास और प्रार्थनामें 
विश्वास रखनवाले व्यक्तिकी हैसियतसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि हमारे पक्षमें 
सत्य हो, हमारा हृदय प्रार्यंनापर्ण हो और उसके साथ-साथ हम बलिदानके लिए भी 
कृतसंकल्प हों तो हमारों सफलता निश्चित है। इसके अलावा हमारा प्रस्ताव सरकारसे 
अपना कर्तव्य निभानके लिए कहता है। कांग्रेसने सुधारोंके मामलेमें, जहाँतक उनसे 


१. राष्ट्रीय सप्तादके सिलसिलेमें प्रेसीडेन्सी संघ, प्रान्तीय कांग्रेस-समिति, होमरूल छीगकी बम्बई 
शाखाओं तथा नेशनल यूनियनके संयुक्त तत्त्वावधानमें ६ अग्रैठ, १९२० को वम्बईके फ्रेंच त्रिजके समीप- 
वांछे मैदानमें वहाँके नागरिंकोंकी एक सार्वजनिक सभा हुईं थी। उपस्थित लोगोंमें अध्यक्षेके अतिरिक्त 
श्री मो० क० गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा श्री मु० अ० जिन्‍ना भी थे। माननीय सर दिनशा एम० 
पेटिट इसके सभापति थे । 


भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभामें ३३७ 


राष्ट्रीव्यान होनेकी सम्भावना है वहाँतक, सहयोग देनेकी तत्परता दिखाई।' आज, 
जबकि विधान-पुस्तकर्में रौलट अधिनियम एक ऐसे अस्त्रके रूपमें मौजूद है जिसका 
उपयोग सरकार किसी भी क्षण जनता या उसकी कारंबाइयोंका दसन करनेके लिए 
कर सकती है, कांग्रेसने सरकारसे सहयोग करनकी तत्परता प्रकट करके अपनी उदारता 
दिखाई है। यह प्रस्ताव सरकारकों आसन्त्रित करता है कि वह सुधार-योजनाके अधीन 
संगठित की जानवाली नई विधान-सभाका अधिवेशन प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही रौलट 
अधितियमको रद करके इस उदारताका सही प्रत्युत्तर दे। श्री पटेलन इस बातकी ओर 
भी ध्यान दिलाया है कि अगर सरकार हारा नई विधान-सभाकी बेठक प्रारम्भ होनेसे 
पूर्व रौलट अधिनियम रद नहीं किय्रा जाता तो इसे रद करनेवाला विशेष कानून 
पास करानेंसें कठिनाई होगी। उन्होंने ठीक ही कहा है कि अभी तो वाइसरायको 
सिर्फ इस बातकी तसदीक भर कर देनी है कि अमुक कानून देशकी दश्ान्तिके लिए 
खतरनाक और इस तरह उसकी प्रगतिर्में बाधक हे। लेकिन मेरा खयाल है कि अगर 
सरकार अपने कत्तंव्यका पालन नहीं करती तो ऐसे किसी बुरे परिणासके निराकरणके 
और उपाय भी हें। मुझे इससें तन्रिक भी सन्देह नहीं है कि यह कानून नई विधान- 
सभाके पहले अधिवेशनमें ही रद कर दिया जायेगा। लेकिन अगर यह नई विधान-सभा 
भी अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती और अपने निर्धारित समयसे पहले यह अधिनियम 
रद नहीं हुआ तो में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जबतक सुटठी-भर सत्याग्रही 
जीवित रहेंगे तबतक देशमें शान्ति नहीं होगी। 

इसलिए इस प्रस्तावका अनुमोदन करते समय मेरे मनमें कोई भय और निराह्षा 
नहीं है, बल्कि में पुरे विश्वासके साथ इसका अनुमोदन करता हूँ, और इसे भारतकी 
जनताके इस निद्चिचत संकल्पके रूपमें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जिस घुणित 
कानूतके कारण इतने सारे लोगोंकों ऐसी सुसीबतें उठानी पड़ी हें उसे वहु रद करवा- 
कर रहेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉस्बे कॉलिकल, ७-४-१९२० और ८--४-१९२० 


१, दिसम्बर १९१९ में अमृतसरके कांग्रेस अधिवेशनमें । 
२. सन्‌ १९१९ के सुधार अधिनियमके अन्तगैत संगठ्ति की जानेवाली केन्द्रीय विधान-सभाके सदस्योंका 
निर्वाचन नवम्बर १९२० में होनेवाला था। 


१७-१२ 


१०३. पंजाबके मुत्यु-दण्डके सामले 


कांग्रेसकी पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त आयुकतोंने अपनी' रिपोर्टमें परमश्रेष्ठ 
वाइसराय महोदयपर विचार-शक्तिकी घोर कमीका आरोप लगाया है। प्रमश्रेष्ठने 
मृत्यु-दण्डके पाँचमें से दो मामछोंमें फाँसीकी सजा कम करनेसे इनकार करके उक्त 
आरोपकी सत्यता सिद्ध कर दी है। जैसे सैनिक अदालतोंकी कार्यवाहीको अवध मानकर 
रद कर देनेसे वे निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, वसे ही प्रीवी कौंसिल द्वारा उनकी अपील 
खारिज कर दिये जानेसे! वे अपराधी नहीं सिद्ध होते। इसके अतिरिक्त पंजाब-स'रकार- 
ने शाही घोषणाकी' जो व्याख्या की है, उसके अनुसार ये मामले इस' घोषणाके अन्तर्गत 
आ जाते हैँ। अमृतसरमें जो हत्याएँ हुईं वे हत्यारों और मृतकोंके बीच हुए किसी निजी 
झगड़के कारण नहीं हुईं। यह अपराध गम्भीर तो था, किन्तु विशुद्ध रूपसे राजनीतिक 
था और उत्तेजनाके वशीभूत होकर किया गया था। हत्याओं और आगजनीका बदला 
लेनेके लिए जितना-कुछ करता जरूरी था, सरकार उससे ज्यादा कर चुकी है। इन 
परिस्थितियोंमें सामान्य समझदारीका तकाजा तो' यही है कि मृत्यु-दण्डकी सजाएँ माफ- 
कर दी जायें। आम जूनताका ऐसा विश्वास है कि जिन लछोगोंको मृत्यु-दण्ड दिया 
गया है वे निर्दोष हें और उनके मामलोंकी सही सुनवाई नहीं की गई है। इन मृत्यु- 
दण्डोंकों कार्यान्वित करनेमें इतनी देर हो गई है कि यदि अब' उन्हें फाँसी दी गईं तो 
भारतीय मानसको जबरदस्त आघात लगेगा। यदि कोई भी विचारशील वाइसराय होता 
तो मृत्यु-दण्डको कम करनेकी घोषणा तुरन्त कर देता। लेकिन छॉर्ड चेम्सफोर्ड भछा ऐसा 
क्यों करने छगे? स्पष्ट है कि उनके विचारसे, अगर कुछ छोगोंको भी फाँसीपर नहीं 
लटकाया गया तो सम्यायकी माँग पूरी नहीं हो सकेगी। हम अब भी यही आशा रखेंगे 
कि या तो वाइसराब महोदय या श्री मॉण्ट्यू इन मृत्यु-दण्डोंको कम कर देंगे। 

लेकित अगर सरकार यह गम्भीर भूल कर हो जाती है, और वह इन सजाओंको 
कार्यरूप दे ही' देती है तो जनता भी इन लोगोंके फाँसीपर लटकाये जानेपर क्रोध अथवा 
दुःख करके उतनी ही बड़ी भूल करेगी। अगर हम ऐसा राष्ट्र बनना चाहते हें जिसकी 
आवाजकी' दुनियाके राष्ट्रोंके बीच कंद्र हो, अगर हम ऐसा ऊँचा दर्जा पाना चाहते 
हें जिससे अधिक ऊँचा दर्जा दुनियाके और किसी राष्ट्रका न हो तो हमें एक हजार 
नहीं हजारों-हजार निर्दोष स्त्री-युरुषोंकी' हत्याको बरदाइत करनेके लिए मनसे तैयार 
रहना चाहिए। अतएव हमें आशा है कि सभी सम्बन्धित छोगोंको, फाँसीकी' सजाओंकों 
जीवनकी एक सामान्य बात मानते हुए, अपना साहस खोनेंके बजाय और अधिक 
साहस जुटाना चाहिए। 


१, देखिए “ अवृतसरकी भपीलें ”, ३-३-१९२० | 
२. दिसम्बर १९१९ को | 


सर रवीदड्नाथ ठाकुर ३२९ 


(ऊपरकी सामग्री टाइप करनेके लिए देनेके बाद मुझे यह दारुण समाचार मिला 
है कि आखिरकार परमश्रेष्ठ वाइसराय' महोदयने भारतीय मानसपर वह निर्मेम आघात 
कर ही दिया है जिसकी आशंका थी। अब यह भारतीयोंका काम है कि इस आधातके 
बावजूद वे हिम्मत बनाये रखें।-- सम्पादक, यंग इंडिया ) 

[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, 3-४-१९२० 


१०४. सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


वर्तमान युगके सबसे बड़े कविका गुजरात-आगमन' कोई छोटी-मोटी घटना नहीं 

है। और गुजरातने अपनी राजथानीमें उनका भव्य स्वागत करके अपने-आपको सम्मानित 
किया है। छोगोंने महाकविके प्रति जो श्रद्धा प्रकट की, उससे अवश्य ही उनका हृदय 
अभिभूत हो उठा होगा। साहित्य परिबद्में उन्होंने जो भाषण दिया वह गद्य-काव्य 
ही है। इसमें उच्चतम भावनाओंकी अभिव्यक्ति हुई है। इसकी एक-एक पंक्ति उनका 
प्रयास जिस धामिक भावनासे ओतप्रोत है, उसका प्रमाण है। यह महाकविकी गरिमा 
और अवस' रके सर्वेया उपप्रृक्ष है। उन्होंने आधुनिक सम्यताकी उपजके रूपमें कलकत्तेक! 
जो उल्लेख किया वह उनकी सहज शिष्टता और विनयशीलताका सुच्दर नमूना है। 
व्यावसायिक भावनासे ओतप्रोत और साठसे अधिक मिलोंवाले इस नगरमें उन्हें यह सत्य 
तो व्यक्त करना ही था। उन्हें अहमदाबादके लोगोंको यह बताना था कि ईइवरकी' 
उपासनाकों कंचनकी साधनासे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने कलकत्तेकी स्थितिका वर्णन 
करके अपने इस करत्तंव्यका निर्वाह बड़े ही कुशल ढंगसे कर लिया। हमें आशा है कि 
गूजरातके लोग महाकविके सन्देशकों हृदयंगम करेंगे। यही उस सन्देशकी सबसे बड़ी 
क॒द्गदानी होगी'। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७--४-१९२० 


१, गांषीजीके स्वाक्षरोंमें इस छखका मसविंदा गांधी स्मारक निधिमें उपलब्ध है। मसविदिमें प्रथम 
मूल वाक्यक्ा गठन यंग इंडिया में छपे वार्क्यों से कुछ भिन्‍न है जिसका अनुवाद इस प्रकार होगा: 
“ बह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है -- वर्तमान युगके सबसे बढ़े कविका गुजरात-आगमन। ” 

२. अप्रेछ १९२० के पहले हफ्तेमें। इस अवसरपर गुरुदेव और गांधीजीका जो चित्र लिया गया 
था वह पृष्ठ १९२ के सामने दिया जा रहा है । 

३. २ अप्रैल को । 


१०५. पत्र : देवदास गांधीकों 


बम्बई 
[८ अप्रैछ, १९२० ]' 


चिं० देवदास, 

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हें। अमोी और पत्रोंकी राह देख रहा हूँ। फिलहाल 
मुझे नियमपूर्तरक् ही लिखते रहना। वहाँ सत्र-कुछ कैते चछ रहा है, यह जाननेकी में 
हमेशा राह देवता रहता हूँ। 

सबसे पहले अपनी तवीयतकों सँमालना। अध्ययन उसके पीछे आता है और इन 
दोनोंके बीच आत्माका विक्रास। यह आत्मा तो शरीर और अध्ययन दोनोंकों अपने 
प्रकाशसे आलोकित करेगो ही। जिप्ने आत्माकों पहचान लिया उसने सब-कुछ जान 
लिया है। शरीरकों भी उसीके लिए सँजोये, अध्ययन भी उसीके लिए करे -- केकिन 
इस' वाक्यका कुछ भी अर्य नहीं है और बहुत गूढ़ अर्थ भी है। यदि हम सब वस्तुओंको 
[उप्त आत्माकी प्राप्तिका| साधन मानकर अपना कार्य करें तो हमें उसकी प्रतीति 
होती' चली जायेगी। उसका ज्ञान होनेतक हमें श्रद्धाभाव रखना होगा अथवा गीता ' 
की भावषाएें कहें तो फलकी आकांक्षा किये बिना कार्य करते रहता होगा। एक हीरेको 
प्राप्त करनेके लिए लाखों व्यक्ति खान श्ोदते हें। बहुत वर्षोतक तो इस श्रद्धाका 
सहारा लिये रहता पड़ता है नीचे हीरा अवश्य है; और अन्‍न्तमें जब वह मिल जाता है 
तब वह एकाएक वहाँ टपक पड़ा हो, सो बात नहीं; वह तो हमेशासे वहीं था। ठीक 
यही बात आत्मा तथा आत्मज्ञानपर छागू होती हैं। लेकिन यह सब में तुम्हें किस 
लिए लिख रहा हूँ? तुम जाने-अनजाने आत्माके दर्शन करते ही जा रहे हो। में तो 
स्वास्थ्य और अध्ययनके सम्बन्धर्में लिखते-लिखते यह सब लिख गया हूँ। मेने अध्ययनकों 
'स्वास्थ्य-रक्षाते नीचेका स्थान दिया है। क्या हम आत्मानुभूतिको भी शरीरसे गौण 
मानेंगे? यह विचार करते हुए मेंने देखा कि आत्माकी प्रतीति तो हमेशा होती ही' 
रहती है। बोभारीके समय भी उत्े पह्राननेका प्रथासः कुछ कम नहीं हो जाता। 
इसमें कुछ सभझमें न आया हो तो पूछता। 

सरलादेवी मेरे प्राथ ही हे। पंडित रामभजदत्तके कल आनेकी उम्मीद है। 

भाई महादेव भाई शामकों हजीरा गये हैँ। दुर्गा भी साथ है। वहाँसे २१ 
तारीखतक सिंहगढ़ पहुंचेंगे। 


१. इस पत्रपर देवदास गांधीकों कुछ शब्द सरलादेवी चीषरानीने भी लिखे थे; वहाँ बही टारोज 
दी गईं है। ह 

२. देवदास गांथी इन दिनों बनारसमें हिन्दीका उच्चतर अध्ययन कर रहे थे । 

३. मद्दादेव देसाईकी पत्नी । 


भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभा, बम्बईमें ३४१ 
मेरा कुछ निश्चित नहीं है।' 
बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० 9१६८) की फोटो-तकलसे। 


९ ह दर ध्े फाजण ३ राष्ट्रीय सप्ताह सभा, बम्बईम ।] 


९ अप्रेछ, १९२०७ 
श्री मो० क० गाँधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया। 
श्री गांधीने कहा कि हम यहाँ आज केवल खिलाफतके प्रशनकों लेकर इकदटठ नहीं 
हुए हैं, बल्कि यहाँ जमा होनेका हमारा उद्देश्य पिछले बारह महीनोंमें भारतमें जो-कुछ 
हुआ है उसपर नजर दोड़ाना हैं। अन्य बातोंके अतिरिक्त जो दो अत्यन्त प्रमुख बातें 
हुई हैं, वे हैं स्वदेशीका उद्घादन तथा सच्ची हिन्दू-मुस्लिम एकताकी नींवका रखा 
जाना। इनमें से पहलीका सूत्रपात गत अप्रेल महीनमें हुआ और दूसरी उस समय एक 
निविवाद तथ्य बन गई जब जलियाँवाला बागमें हिन्दुओं और मुसलमानोंका रक्त एक 
होकर बहा । उस दिनसे वह एकता लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने हिन्दुओंसे 
खिलाफतके सवालपर अपने मुसलमान भाइयोंके साथ हमददी दिखाकर और उनकी 
सदद करके इस एकताकों सदाके लिए पक्‍का कर देनकी अपील की । उन्होंने कहा 
कि तुकों साम्राज्यके छिन्न-भिन्न हो जानके खतरे, और खिलाफतके सवालकों लेकर 
मुसलसानोंके सनमें इतनी कठुता आ गई है जितनी पहले कभी किसी सवालपर नहीं 
आई थी। यदि इस समय हिन्दू लोग मुसलमानोंके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं 
तो इस एकताकी इमारतको दृढ़ बनानका यह बहुत अच्छा मौका हाथसे निकल जायेगा, 
और वह फिर ज्ञायद कभी भी प्राप्त न हो। 


१. गांधीजी २९ अप्रैलको सिंहगढ़ पहुँचे ये । 

२. ९ अप्रैठ, १९२० की रातको फ्रेच त्रिजके निंकटवर्ती मेदानमें राष्ट्रीय सप्ताहके सिंलसिलेमें 
भारतकी केन्द्रीय खिलाफत समितिके तत््वावधानमें बम्बईके नागरिकोंकी एक आम सभा हुई थी। श्री मिराँ 
मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटगनीने सभाकी अध्यक्षता की । टाइम्स ऑफ इंडिया, १०-४-१९२० की 
रिपोट में इतना और दिया गया है कि कार्यवाही हिन्दी भाषामें हुईं थी । 

३. प्रस्ताव इस प्रकार है: “ बम्बईमें रहनेवाले हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य लोगोंकी यह सभा 
विश्वात करती है कि खिलाफतका मसला भारतके झुंसल्मानोंकी उचित माँगोंकों ध्यानमें रखते हुए तथा 
सम्रायके मन्त्रियों द्वारा .गम्भीरतावूवेक दिये गये वचनोंकी रक्षा करनेकी दृश्सि हल किया जायेगा । 
यह बेठक अपना यद्द मत अंकित करती है कि प्रतिकूल फैसछा होनेपर प्रत्येक भारतीयका यह कत्तैव्य 
होगा कि वह सरकारके साथ सहयोग करना तबतक बन्द रखे जबतक कि उन वचनोंका पालन नहीं . 
होता और जबतक मुसल्मानोंकी भावना सन्तुष्ट नहीं की जाती ।”” 


३२४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आगे बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि मेंने बिना सोचे-विचारे किसी उह्देश्यका 
समर्थन कभी नहीं किया है और न कभी किसीका करूँगा ही। में आपसे मुसलमानोंकी 
मदद करनेको इसलिए कह रहा हूँ कि सुझे रूगता है कि मुसलूमानोंका पक्ष न्याय- 
संगत है। प्रधान मन्‍्त्रीसे खिलाफत शिष्ठसण्डलकी भेंटके समय जो-कुछ हुआ, उसकी 
रिपोर्ट मेंने पढ़ ली है, और उसमें मेंने देखा कि शिष्दमण्डलन ऐसी कोई माँग नहीं 
की जो न्यायोचित नहीं थी। और अब हम ब्रिटिश साज्राज्यके प्रधान मन्‍त्रीसे स्वभावतः 
जो आशा करते हैं वह थहीं कि वे युद्धके दौरान दर्कीके प्रश्नके सम्बन्धर्मं दिये गये 
अपने गम्भीर बचनोंका पालन करेंगे। भारतके मुसूमान चाहते हें कि ढर्कीके सम्बन्धमें 
यथासम्भव युद्धसे पूर्वकी स्थिति कायम रखी जाये। अन्य बातोंके अलावा वे यह भी 
चाहते हैं कि कुस्तुन्तुनिया तथा ठकोके यूरोपीय प्रदेश तुकोकि हाथोंमें रहें और जज्ीरत-उल- 
अरबपर' टर्कीकी अधिसत्ता हो। जहाँतक टर्को साम्राज्यके उन प्रदेशोंका प्रबत है जिनमें 
गेर-मुस्लिम जातिके लोग बहुसंख्यक हैं, यूरोपीय शक्तियाँ उन गर-मुस्लिम जातियोंके 
संरक्षणार्थ ट्कसि जो-कुछ आइवासन लेना चाहें ले सकती हें बशतें कि ये अश्वासन ऐसे 
न हों जो सुलतानकी पद-मर्यादाके प्रतिकूल पड़ें। यदि अरब लोग, जो मुसलमान हें, स्वायत्त 
शासन चाहते हों तो उन्हें दिया जा सकता है, परन्तु वे सुलतानकी अधिसत्तामें रहें। 
जब हम भारतमें स्वायत्त शासनकी माँग करते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि 
हम ब्रिटिश शासन नहीं चाहते। ऐसा एक भी हिन्दू या मुसलमान नहीं है जो 
भारतपर ब्रिटिश झंडा फहराते रहनके विरुद्ध हो । इसी तरह अरबको स्वायत्त-शासन 
दिया जा सकता है, परन्तु उसपर सुलतानकी अधिसत्ता रहनी चाहिए । अन्‍्तमों श्री 
गांधीने अपने सुसलूमान भाइयोंसे हादिक निवेदन किया कि वे लोग हिसासे दूर रहें। 
उन्होंने (कहा कि आपका उद्देश्य न्यायोचित है और ईव्वरकी सहायतासे वह अवश्य 
सफल होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे ऋॉनिकल, १०-४-१९२० 


१. १७ माचे, १९२० को । 
२. हेजाजके पवित्र स्थान । २९ भार, १९२० को भारत सरकारने भी स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया 
था कि ये स्थान मुसल्मानेकि नियन्त्रणमें दी रहेंगे । 


१०७. दो पत्र 


दो मित्रोंकी ओरसे मुझ दो विचारणीय पत्र प्राप्त हुए हें। पत्रोंमे पहला एक 
विद्वान और पवित्रहदया बहनका है। दूसरा इंग्लेंडके एक प्रसिद्ध ईसाई सज्जनका है। 
बहन लिखती हे। 

उक्त विचार, लिखनेवाली बहनकी पवित्र भावताओंके परिचायक हैं। उनकी 
मान्यता सर्वथा उचित है कि सम्राट्के चित्रको बिगाइना अथवा फाड़ना एक भारी पाप 
है। वच्चे यदि बचपनसे ही इतनी अविनय और उद्धतता सीखेंगे तो भविष्यमें वे जनताकी 
सेवा करने लायक नहीं रहेगे। तनिक भी विचार करनेपर स्पष्ट हो जायेगा कि 
सम्राटका अपमान करके हम स्वयं अपना ही अपमान करते हे तथा रजपर धूल फेंककर 
हम उसे अपनी ही आँखोंमें झोंकते है । हमें ब्रिटिश राज्य-पद्धति भले ही पसन्द न हो, 
उसके लिए सम्राट उत्तरदायी नहीं हें। उन्हें तो इसकी खबर भी नहीं कि उनके राज्यमें 
क्या होता है। यह खबर रखना उनका कत्तंव्य नहीं है, न उनके पास ऐसी 
शक्ति है तो फिर उनको दोष देतेसे क्या लाभ ? यदि दोष हो भी तो उनका चित्र 
फाड़नेसे यह दोष कैसे दूर होगा ? मुख्य बात तो यह है कि बालकोंके मनमें द्वेषभाव 
उत्पन्न नहीं होता चाहिए। बच्चोंका मन निर्दोप होना चाहिए। सारा विद्यार्थी जीवन 
निर्दोष होना चाहिए। विद्यार्थी जीवनमें राग-देष आदिको अवकाश नहीं होना चाहिए। 
यदि हम ऐसी' उच्च स्थितिको प्राप्त नहीं कर सकते तो भी' हमें कठोरता, उद्धतता 
और अविनय्से बचना चाहिए। में ऐसी आशा नहीं कर सकता कि काफी बच्चे 
' नवजीवन ' पढ़ते होंगे; इसलिए में उनके माता-पिताकों सलाह देता हूँ कि वे इस 
लेखको बच्चोंसे पढ़वाकर उनकी भूलकों सुधारें। शिक्षक भी ऐसा कर सकते हूं। 

उपर्युक्त बहनके पत्रका दूसरा विषय है जनतामें वीभत्स भाषाका प्रयोग करनेकी 
बुरी आदत । यह बात इतनी व्यापक' है कि इसका उपचार होना मुझे कठिन दीख 
पड़ता है। अपनी सामर्थ्य-भर मेंने इसे दूर करनेकी कोशिश की है, तथापि मुझे स्वीकार 
करना होगा कि अथक परिश्रमके बाद ही में अपने सम्पर्क्मं आनेवाले मुवक्किलों आदि 
की इस' आदतको दूर कर सका हूँ। यह रूगभग एक असाध्य रोग है। मृवक्किलोंका यह 
कहना मुझे याद है कि अनेक बार उनके मुखसे अनजाने ही बुरे शब्द निकरू जाते 
हें। कार्य कितना ही कठिन क्‍यों न हो, उसे करनेमें ही हमारा निस्तार है। इसके 
बारेमें तककी भी आवश्यकता नहीं है। यह राग-हेषका भी विषय नहीं है। यह बात 
बहुत समयसे पड़ी हुईं कुटेवकों, जिसमें अब जनता कोई दोष नहीं देखती, निकाल 
बाहर करनेकी है। “नवजीवन ' के पाठकोंमें से बहुतोंकों छगेगा कि यह बात 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । पत्र-लेखिकाने पुस्तकॉमें सम्राट जोंज पंचमके चित्रोंकों स्कूलके 
बच्चों द्वारा विरूप कर दिये जाने तथा कामगरोंमें अइ्लीऊ भाषाके व्यापक प्रचारके विरुद्ध शिकाबृत 
की थी। ' 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उनपर लागू नहीं होती क्‍योंकि वे किसी अपशब्दका प्रयोग नहीं करते। लेकिन 
यदि वे अपनी भाषापर ध्यान दें तो वे देखेंगे कि उनके मूँहसे भी साला शब्द 
तो निकल हीं जाता होगा। हमें परस्पर एक दूसरेकों चौकीदार मानकर भाषाके 
बुरे शब्दोंकों ध्यान और प्रयत्वपूर्वक दूर करना-कराना होगा। जब कभी हम दूसरेको 
कुत्सित शब्दोंका प्रयोग करते हुए सुनें तभी उसे वैसा करनेसे मना करें तो कुछ सुधार 
हो सकता है। यह बरी आदत विद्यार्थियोंमें भी है। बचपनसे ही हम ऐसी भाषा 
सीखते हें । पाठ्शालाओोंमें तो शिक्षकोंकें माध्यमसे तुरन्त सुधार हो सकता है और 
यदि विद्यार्थी बहादुर बनें तो वे अपने-अपने घरोंकी इस अस्वच्छताकों शीघ्र ही दूर 
कर सकते ह। 
अंग्रेज सित्रकें पत्रपर हम आगामी अंकों विचार करेंगे। 
[ गजरातीसे | 
नवजीवत, ११-४-१९२० 


१०८. पत्र: बासम्बे क्रॉनिकलकों 


बम्बई 
११ अप्रैल, १९२० 
महोदय, 


पंजाबके प्रति कत्तेव्यकी पुकारका बम्बईने उदारतासे उत्तर दिया है, किन्तु फिर भी' 
पर्याप्त उदारतासे नहीं। यह पत्र लिखनेके समयतक जलियाँवाला बाग स्मारक-कोषके 
लिए उसने लगभग तीन लाख रुपया दिया है। क्‍या बम्बईसे पाँच लाखकी और पूरे 
बम्बई अहातेसे, जिसमें अहमदाबाद और कराची-जैसे व्यावसायिक केन्द्र हों, दस लाखकी 
न्यूनतम रकमकी आशा करना बहुत ज्यादा होगा ? 

आशा तो यहीं की जाती है कि एक ऐसे कोषमें दान देनेमें, जिसका उद्देश्य 
अत्याचारोंकी स्मृतिको नहीं, वरन्‌ निर्दोष मृतकोंकी स्मृतिको अमर बनाना है, किसी 
भी व्यक्तिको किसी प्रकारकी झिझ्क नहीं होगी। मुझसे कहा जाता है कि यह कृत्य 
इतना भयानक था कि मृतकोंकी स्मृतिसे उस कृत्यकी याद भी ताजी हुए बिना नहीं 
रह सकती, और इसलिए यह पूरी घटना ही भुला दी जानी चाहिए। यह कहना 
कुछ ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि हमें प्रार्थनाओंमें निर्दोष लोगोंकी बात नहीं 
सोचनी चाहिए, क्योंकि उससे हेरोदका खयार आ जानेकी सम्भावना है। अब में 
यहाँ यह कहूँगा कि यद्यपि आपत्ति करनेवाले लोगोंकी यह इच्छा प्रशंसनीय है; कि 
घृणाको स्थायित्व प्रदान न किया जाये; फिर भी इसमें उन्होंने यह मान बैठनेकी भूल की 
है कि घृणाकी भावनाकों उसके कारणोंकों भुलाकर समाप्त किया जा सकता है। घृणाकी 
भावनाकों तो केवल प्रबुद्ध प्रशिक्षणसे ही दूर किया जा सकता है और इस विघिसे 
घृणाके कारण-रूप क्ृत्यकी स्मृति बनाये रखकर भी उसे दूर किया जा सकता है। 


तार: वाइसरायके निजी सचिवकों ३४५ 


अगर राष्ट्रको इन मृतकोंकी स्मृतिको स्थायित्व प्रदान करवेका कोई निर्दोष मार्ग नहीं 
मिलता तो वह उस क्ृत्यकों कन्नों माफ नहीं करेगा । अतएवं घुणाकों रोकनेका 
सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्रको यह सिखाना कि वह मृतकोंकी स्मृतिको, जो एक पवित्र 
थाती है, उस “नृशंसता ” से पृथक करके देवे जिसे यदि भुूलाया न जा सकता हो 
तो भी माफ तो कर ही देना चाहिये। - 

पूछा गया है कि स्मारकका स्वरूप क्या होगा। इसका निरचय तो वह समित्ति 
करेगी जो इस कामके लिए विशेष रूपसे नियुक्त की गई है और जिसके सदस्य हें 
माननीय पंडित मदनमोहन' मालवीय, माननीय पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द 
और में । और में इतना अवश्य जानता हूँ कि अन्तत: स्मारकका स्वरूप चाहे जो हो, 
किन्तु निश्चय ही उसमें किसीकों कोई चोट पहुँचाने वाली बात नहीं होगी। 

इसलिए में आज्ञा करता हूँ कि अब जो दो दिन चन्दा करनेका काम जारी 
रहेगा उसके दौरान इस' राष्ट्रीय स्मारकर्मे अभीतक अपना योगदान न्त दे पानेवाले 
सभी लोग योग देंगे। और इसका स्वरूप सचमुच तभी राष्ट्रीय होगा और यह वाग 
एक पवित्र तीयंका रूप ले सकेगा जब इसमें बूढ़े-जवान, स्त्री-पुरष और गरीब-अमीर 
सभी अपना-अपना हिस्सा देंगे। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्जे कॉनिकल, १२-४-१९२० 
१०९. तार: वाइसरायके निजी सचिवको 
[ बम्बई | 


१३ अप्रेछल, १९२० 


खिलाफतके सम्बन्धर्म इंग्लेंड जानेके लिए मुझपर दबाव डाछझा जा 
रहा है। यद्यपि में नहीं समझता कि में महामहिमके मन्त्रियों 
द्वारा निर्वारित नीतिको इस अवस्थामें किसी भी तरहसे प्रभावित 
कर सकता हूँ तथापि साम्राज्के' एक शुभाचितककी हैसियतसे मंत्रियों 
तथा ब्रिटिश जनताको इस बातसे अवगत करा देना उनके प्रति 
में अपना कत्तेव्य समझता हूँ कि मुसलमानोंकी उचित भावनाओंके 
विरुद्ध निर्णय किये जानेके कैसे घातक परिणाम हो सकते हें। 
ऐसे विपरीत निर्णयका परिणाम निरचय ही यह होगा कि लोग 
सरकारके साथ सहयोग करना बिलकुल बन्द कर देंगे। ऐसे किसी 
कदमको अगर में टाल सका तो खुशी-बुशी वसा करूँगा, छेकिन 
जो लोग धर्म तथा स्वाभिमाननों हर चीजसे ऊपर मानते हे उनके 


३४६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लिए तो यह कदम अनिवार्य होगा। फिर भी में वाइसरायकी 
अनुमति और स्वीकृतिके बिना इंग्लेंड नहीं जाना चाहता। क्या आप 
इसे परमश्रेष्ठे! सामते प्रस्तुत करने तथा तारसे उत्तर देनेकी कृपा 
करेंगे? यदि परमश्रेष्की स्वीकृति मिल गई हो तो में अपने तथा 
साथियोंके लिए, जो कुछ मिलाकर सातसे अधिक नहीं होंगे सबसे 
पहले जहाजसे यात्राकी सुविधाएँ चाहूँगा। 


[ अंग्रेजीसे | 


वॉम्बे सीकेंट एब्स्ट्रेक्ट्स 


११०. भाषण : राष्ट्रीय सप्ताह सभा, बच्बईसें 


१३ अप्रैल, १९२० 


राष्ट्रीय सप्ताहके सिलसिलेमें होमरूल लीगकी बम्बई शाखा तथा नेशनल यूनि- 
यनके तत्त्वावधानमें फ्रेंच ब्रिज (बम्बई) के पासवाले मंदानमें एक सार्वजनिक सभा की 
गई। अध्यक्षता श्री मु० अ० जिन्नाने की। 
श्री मो० क० गांबीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।' 
श्री गांधीन कहा कि आप सबने डा० [ रवीद्नाथ] ठाकुरका सन्देश सुना । 
उसके सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि पंजाबके कुछ अधिकारियों हारा किये गये बर्बर 
कृत्योंकी भत्सेना जितने तीखे दाब्दोंमं महाकविन की है उससे अधिक तीखे शब्दोंमें और 
कोई नहीं कर सकता । में अध्यक्ष महोदयके इस विचारसे पूरी तरह सहमत हूँ कि 
जनरल डायरने जो काम किया वह किसी भी सिपाहीके लिए अशोभनीय था और 
अगर उपयुक्त था तो कायरोंके ही उपयुक्त था। आगे श्री गांधीन कहा कि सरकारसे 
हमारा अनुरोध है कि वह ऐसे कदस उठाये जिससे पंजाबमें हुए अत्याचारोंकी पुनरा- 
वत्ति असमभ्भव हो जाये और साथ ही वह कांग्रेस उप-समितिकी पुरीकी-पूरी सिफा- 
१, प्रस्ताव इस प्रकार था: ' 
बम्बईके नागरिकोंकी इस समाका मत है कि अमृतसरमें भीड़ने जो उत्पात किये वे बबपि गम्भीर 
उत्तेजनाओंके वशीभूत होकर ही किये गये थे, फिर भी निन्दनीय हैं; छेकिन दूसरी ओर जल्याँवाछा 
बागमें जनरल डायरने, बिना किसी चेतावनीके, जान-बूझकर और योजनापूर्वक सवैथा निरीह, निहत्ये 
ओर अन्य प्रकारसे भी बिल्कुल अरक्षित लोगोंका जो संहार करवाया वह बब॑रताका एक बेमिसाल 
कारनामा था। सभा यह भाश्ा करती है कि भारत सरकार और साम्राज्यीय सरकार ऐसे कदम उठायेंगी 
जिससे मार्शल छोके अमलके दौरान पंजाबके अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी बर्बरता था इसी तरहकी 
अन्य बबेरताओंकों दुह्राना असम्भव हो जाये। सभा यह भी आशा करती है कि भारतीय राष्ट्रीब कांग्रेसकी 
पंजाब उप-समितिने जो सिफारिशें की हैं, वे पूरीकी-पूरी अमरमें लाई जायेंगी । 
२. गांघीजीने जब अस्ताव प्रस्तुत किया, उससे पूर्व ही श्री सी० एफ० एन्ड्यूज़ने महाकवि रवीन्द्र- 


नाथ ठाकुरसे प्राप्त एक सन्देश पढ़कर सुनाया, जिसमें जल्यांवाला बागके दृत्याकाण्डकी भत्सैना की 
गई थी । 


पत्र: एस्थर फैरिगकों ३४७ 


रिशें अंगीकार कर ले। हमारा जिस मुख्य सिफारिशसे सम्बन्ध है वह यह है कि 
भविष्यमें किसी भी परिस्थितिमें सर भमाइकेल ओडायर और जनरल डायरको भारतमें 
या ब्रिटिश साम्राज्यके किसी अन्य हिस्सेमें कोई जिम्मेदारीका पद न दिया जाये। 
हमारी यह न्यूनतम भांग है कि इन अधिकारियोंकों पदच्युत कर दिया जाय। हम यह 
स्वीकार करते हें कि पंजाबमें कुछ लोगोंत ऐसे बुरे काम किये जो निन्‍दनीय हें, लेकिन 
जो कृत्य सरकारी अफसरोंने किये वे तो उनसे भी बुरे थे। जलियाँवाला बाग 
क्या-कुछ हुआ, यह हम कभी भी भूला नहीं सकते। हम वहाँ मारे गये निरीह लोगोंको 
स्मृति कभी नहों भूल सकते। मुझे इस बातसे बड़ी खुशी हुई है कि बस्बईके लोगोंन 
स्मारक-कोषके लिए ३,२५,००० रुपये दिये हैं, हालाँकि में कहूँगा, मुझे इस बातसे 
कुछ निराशा भी हुई है कि यह रकम उतनी बड़ी नहीं है जितनीकी में अपेक्षा रखता 
था। आगे बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि हम जीते जी कभी भी जलियाँवाला बागके 
उन मृतकोंकी स्मृति नहीं भूल सकेंगे । मेरे मनमें प्रतिशोधकी कोई भावना नहीं है, 
क्योंकि प्रतिशोध लेना कायरोंका काम है। लेकिन हम मृतकोंकी याद कभी भी भुला 
तहीं सकते। यह स्मारक खड़ा करनेमें हमारा उद्देश्य सात्र इतना ही है कि हम उन 
निर्दोष मृत व्यक्तियोंकी स्मृतिको श्रद्धासे सेजोकर रखें । हमारे मनमें कभी भी कोई 
दुर्भावना नहीं आई है। 
[ अंग्रजीसे | 
' बॉम्बे कॉनिकल, १४-४-१९२० 


१११, पत्र: एस्थर फरिंगकों 


साबरमती 
१५ अप्रैल, १९२० 
रानी बिटिया, 

में बम्बईसे अभी-अभी लौटा हूँ। मेंने उपवास तथा प्रार्थनाका सप्ताह वहीं 
बिताया। यह सच है कि मेंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि मेने इस बीच तुम्हारे बारेमें कुछ कम सोचा है अथवा तुम्हारे लिए कुछ कम 
प्यास्से दुआएँ की हँ। मेरे पास जरा भी समय न था और फिर मुझे यह छगा 
कि तुम्हें इतने काफी पत्र भेज चुका हूँ कि वे तुम्हारे लिए कुछ समयतक 
पर्याप्त होंगे। यदि में तुम्हारी मनःस्थितिसि अवगत होता तो कुछ और भेजता। 

इसीलिए मेंने कुछ दिन तुम्हें पत्र नहीं लिखा। 
लेकिन अब मुझे तुम्हारा मूल्यवान पत्र मिल गया है। तुम्हारे विवाहके 
सम्बन्ध्में अब मेंने वस्तुस्थितिको स्वीकार कर लिया है। में उसके विरुद्ध कुछ 


१. राष्ट्रीय स॒प्ताह (६ अप्रेल्से १३ अग्रेडतक ) । 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


नहीं कहँगा। तुम वही करो जो करनेकी प्रेरणा तुम्हें ईश्वर दे। लेकिन यह हमेशा 
ध्यान रखो कि वह ईश-प्रेरणा ही है या नहीं। 

हाँ, निश्चय ही में श्री मेननसे मिलना चाहेगा। तुम जिनके प्रति स्वयंको 
समपित करना चाहती हो मेरे लिए तो यही इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि 
वे कोई सामान्य युवक नहीं हें। 

मेरे लन्दन जानेके बारेमें कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी तो बात ही 
बात है। मेने वाइसराय महोदयकों पत्र लिखा है और बहुत-कुछ उनके उत्तर- 
पर निर्भर करेगा। 

बम्बईमें मुझे उपवास-सप्ताहके दौरान बहुत अच्छे अनुभव हुए। लेकिन 
उनके बारेमें तो मिलनेपर बताऊँगा। तुम्हारे स्वदेशके लिए कब प्रस्थान क'रनेकी 
सम्भावना है? 

सस्तेह, 

तुम्हारा, 
बापू 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी पत्रकी 
फोटो-नकल तथा माई डियर चाइल्डसे । 


११२. पत्र: देवदास गांधीकों 


आश्रम 
चैत्र बदी ११ [१५ अप्रेछ, १९२० [* 
चि० देवदास, 


में आज बृहस्पतिवारकों आश्रम पहुँचा हूँ। मेने दो दिनका उपवास बम्बईमें' 
ही पूरा किया। तुम्हारा पटनासे वापस लोटकर लिखा हुआ पत्र मिला। 

स'रलादेवी तथा पण्डितजी' बम्बईमें हे। वे यहाँ १९ तारीखको पहुँचेंगे। 
१६ को बम्बईसे रवाना होकर गोघरा जायेंगे। 

बम्बईमें कविके साथ भी काफी मिलता-बंठना हुआ। रेवाशंकर भाईके यहाँ 
एक दिन [ उन्हें | भोजन कराने भी छे गया था। 

बम्बईमें अच्छी-खासी रकम! इकट्ठी हुईं है। लेकिन मेंने जितनी अपेक्षा की 
थी उससे कम ही है। 


१. पत्रमें जिन घटनाओंका जिक्र किया गया है वे सब १९२० की हैं । उस व बृहस्पतिवार, १७ 
अप्रैल, चैत्र बदी १२कों पढ़ा था । १२के स्थानपर यहाँ भूल्से “१११ लिखा हुआ है । 

२, ६ अप्रैलसते १३ अग्रैठड, १९२० तक गांधीजी बम्बईमें थे । 

३. रामभजदत चौधरी । 

४. रवीन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान बम्बईमें थे । 

७, जल्पाँवाला बाग-स्मारक कोषके लिए । 


तार: भारत-मंत्रीको ३४९ 


बुआजी और निर्मला दोनों यहीं हें । महादेव और दुर्गा अपने गाँव गये हें। 

बालकृष्ण तथा प्रभुदास सिंहगढ़में हें। स्वदेशीके कामके लिए गोविन्द बाबूकों 
बम्बई रखा है। 

तुम्हारे कामका सिलसिला अब जम गया है न? रामदास और मणिलालके 
सम्बन्धर्में एन्ड्रयूज जो समाचार देते हे वह सन्‍्तोषजनक हें। दोनोंकी तबीयत भी' ठीक 
है और दोनों फिलहाल “इंडियन ओपिनियन ' के काममें व्यस्त हँ। 

इस' तरह आजके इस पत्रकों में परिवारके सदस्योंके बारेमें जानकारी देकर ही 
समाप्त करता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र ( एस ० एन० ७१६९ ) की' फोटो-तकलसे | 


११३. तार: भारत-मंत्रीको 


[१५ अप्रैल, १९२० के बाद [' 


मुझपर इस वातके लिए दबाव डाला जा रहा है कि में इंग्लेंड जाऊं, 
खिलाफत प्रदइनके बारेमे मन्त्रियों व जनतासे भेंट करूँ और दूसरे शिष्टमण्डल- 
प्र प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देते हुए वहाँके मंत्रियों और जनताकों 
सच्ची हिन्दू-मुस्लिम भावनासे परिचित कराऊं और मुसलमानोंके प्रबल बहुमत- 
की भावनाके प्रतिकूल निर्णय होनेसे जो घातक परिणाम होंगे उनकी ओर 
उनका ध्यान दिलाऊँ। कोई भी गम्भीर कदम उठानेसे पहले में मन्दत्रियोंसे 
मिलकर उन्हें इस महत्त्वपूर्ण मामलेपर अपनी भावना बताना और उनका 
दृष्टिकोण समझना पसन्द करूँगा। इसलिए मेंने परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे 
अपने तथा साथियोंके लिए [इंग्लेंड जानकी] अनुमति और अपने मिशनपर 
सहमति देनेका अनुरोध किया। वाइसराय महोदय अनुमति देनेको तो राजी 
हे परन्तु यह कहनेको तेयार नहीं हे कि हमारे मिशनकी कोई उपादेयता 
है या नहीं। इस सम्बन्धर्में कोई राय देनेमें में वाइसरायकी अनिच्छा सेमझ 
सकता हूँ परन्तु साथ ही इस कठित कार्यमें सरकारसे प्रोत्साहन प्राप्त किये 
बिना में इंग्लेंडके लिए प्रस्थान करना नहीं चाहता। क्या आप मुझे मंत्रियोंके 
दृष्टिकोणसे' अवगत करानेकी कृपा कर सकते हे? 


| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एबस्ट्रेक्ट्स 


२. स्पष्ट है कि यह तार गांधीजीके १३ अप्रैल, १९२० के तारका वाइ्सरायसे उत्तर मिल णानेके 
पश्चात्‌ भेजा गया द्ोगा । उत्तर १७ अग्रैडतक नहीं भाया था । देखिए पिछला शीषेक ! 


११४, पत्र: अब्बास तयबजीकों' 


आश्रम 
१७ अप्रेझ, [१९२० [* 
प्रिय भाई, 
इतने लम्ब अर्सेतक मेंने आपको कोई चिट्ठी-पत्री' नहीं -लिखी। आशा है, 
इसके लिए क्षमा करेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं बीता है जब में आपको एक स्नेह-पत्र 
लिखनेके लिए छालायित नहीं रहा हँ। लेकिन कामका दबाव इतना रहा कि लिख 
नहीं सका। मेने सरलादेवीसे अनुरोध किया कि आपको मेरी ओरसे लिख दें, लेकित 
उन्होंने कहा कि खुद मेरी लिखावटमोें लिखे पत्रके विना काम नहीं चल सकता। 
इस तरह व्यस्ततामं दिनपर-दिन बीतते गये और में आपको कोई पत्र नहीं लिख 
पाया। लेकिन आशा है रेहानाकी मार्फत आपको मेरा सन्देश मिल गया होगा। क्‍या 
शानदार लड़की है वह! वास्तव ठाकुर घराने और तैयबजीके घराने जैसे परिवार 
भारतमें गिने-चुने ही हे और ये परिवार देशके मित्र हें। मेरा भी सौभाग्य ही है कि 
जहाँ-कहीं भी जाता हूँ, इन लोगोंसे भेंट हो जाती है। लेकिन में तबतक माननेवारूा 
नहीं हूँ जबतक कि ये बच्चियाँ और श्रीमती अब्बास' मेरे छिए कुछ कताईका काम 
नहीं करतीं। में जानता हूँ, इसकी जिम्मेदारी आप मुझपर डालेंगे। खेर, जो चाहिए 
कीजिए लेकित आप किसी एक लछड़कीको यहाँ कताई सीखनेके लिए भेजकर यह 
कठिनाई आसानीसे दूर कर सकते हें। अगर यह असम्भव हो तो मुझे वहाँ एक 
प्रशिक्षक भेजना ही पड़ेगा। कृपया सूचित करें कि क्‍या करूँ। 
और अब आपकी' सेहतके बारेमें। रेहानाने बताया कि अभी भी आपकी सेहत 
गड़बड़ ही चल रही है। आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हेँ। में तो बस' चुटकी बजाकर 
सारी फिक्र फुरें कर दूँगा और अपनेको तथा दुनियाकों भी भगवानके भरोसे 
छोड़ दूंगा। इस अखिल संसूतिकी योजनामें हमारा महत्त्व तो चींठियोसे भी कम है। 
इसलिए हमें जो काम सौंपा जाता है वह सिर्फ इसलिए कि हम परिणामोंके प्रति 
सर्वेधा अनासक्त रहकर अपने-भर पूरी ताकत लगाकर देख लें। और यह नियम 
हमारी शारीरिक अस्वस्थताके साथ भी इतना ही' लागू होता है जितना कि पंजाबके 
मामलेके साथ। पहले मामछेमें आप डाक्टरकी सलाह लीजिए और निरिचन्त हो 
जाइए; और दूसरेमें आप पूरी सावधानीके साथ एक उत्तम रिपोर्ट तैयार कर दीजिए 


१. १८५२-१९३६; गुजरातके एक राष्ट्रवादी मुसलमान नेता; बड़ौदा उच्च न्यापाल्यके भूतपूर्व 
न्यायावीश्य; पंजाबके उपद्रवॉपर रिपोर्ट देनेके “लिए कांग्रेसक्री पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त कमिरनरोंमें 
से एक ! 


२. पत्रमें पंजाबके सम्बन्ध्मे रिपोट तेथार करनेक्री चर्चाते जान पढ़ता है कि यह १९२० में ही 
लिखा गया । 


खिलाफत ३५१ 


और फिर आगे कोई आदेश प्राप्त होनेतक के लिए निश्चिन्त हो जाइए। अच्छा तो, 
अब आप सबको प्यार ! ढेर सारी चिट्ठियाँ मेरी राह देख रही हें। 

“ प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो; व्यर्थकी चिन्ता मत करो” --यह भजन मरने 
अपने बचपनमें स्‍्कूलमें ही सीखा था। लेकिन वह आज भी मेरे मनपर उसी तरह 
अंकित है। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रजी (एस० एन० ९५९३) की फोटो-तकलसे। 


११५. खिलाफत 


पिछले सप्ताह मेने एक विदुषी बहनके पत्रपर टिप्पणी लिखी थी। उसी लेखमें 
मेंते एक अंग्रेज मित्रके पत्रका उल्लेख भी किया था। पत्रमें कहा गया हैं, “ आपको 
खिलाफतके प्रदनमें भाग छेते देखकर मुझे आश्चर्य होता है। दक्षिण आफ़िकाके प्रइनपर 
मैंने आपकी सहायता की थी। में समझता था कि आप अंग्रेजोंके हितेच्छ हें और समझ- 
दार तथा ईमानदार व्यक्ति हें। लेकिव अब तो आप अंग्रेजोंके विरुद्ध मुसलमानोंको एक 
करना चाहते हे और टर्कीका पक्ष लेते हैं। में आरमीनियामों रहा हूँ तथा' मुसलमानों द्वारा 
किये गये अत्याचारोंसे अवगत हूँ। मुझे आपकी ईमानदारीके विषयमे शंका हो रही 
है; लेकिन समाचारपत्रोंमें जो देखता हूँ वह सत्य है, इस बातकी आप जबतक पुष्टि 
नहीं करेंगे तबतक में आपके विरुद्ध कोई धारणा नहीं बनाऊँगा। ” विदुषी बहनका पत्र 
प्रेम भावनासे प्रेरित हैं, इसलिए उसमें मेरी' प्रामाणिकताके सम्बन्धमें कोई शंका नहीं 
उठाई गई। मित्र-भावके बावजूद अंग्रेज मित्रके पत्रम॑ मेरी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें 
शंका उठाई गई है; और मेरी प्रवृत्तिके शुभ परिणामके सम्बन्धर्मों तो दोनोंमें शंका 
व्यक्त की गई है। शंका इन्हीं मित्रोंके मनमें उठी हो, सो बात नहीं है, अच्य मित्रोंने 
भी इसी आशयके विचार व्यक्त किये हें। 

में मानता हूँ कि अन्यायके विरुद्ध कदम उठाते समय अन्यायीके विरुद्ध ह्ेषभाव 
उत्पन्न न होने देता स्वथा असम्भव है। द्वेष करनसे देषी अपने आपको हानि पहुँचाता 
है, इसमें मन्देह तहीं। कोई भी मनृष्य' सम्पूर्ण नहीं होता, इसलिए द्वेष करनवाला दयाका 
पात्र बन जाता है; क्‍योंकि अपनी भूलोंके लिए तो वह जगत्‌के निकट क्षम्य' नहीं 
रहना चाहता हैं तथापि वह स्वयं जगत्‌की' भूलोंकों क्षमा नहीं करता और इस तरह 
वह क्षमा प्राप्त करनेके अयोग्य' ठहरता है। लेकिन चूँकि राग-देष आदि करते-करते हमें 
उनकी कुठेव पड़ जाती है, हम अनेक बार तो चाहकर भी इन शात्रुओंको अपनेसे 
दूर नहीं रख पाते। 

तब क्या करता चाहिए? कोई अन्यायीके प्रति राग-हेषका अनुभव न करे, क्‍या 
इस' भयसे हम अन्यायका विरोध न करें? देखा जाता है कि स्गे-सम्बन्धियों द्वारा की 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


गई भूलकों हम दबा देना चाहते हें। मेरी मान्यता है कि जैसे द्वेष हानिकारक है वेसे 
ही झूठा प्रेम भी हानिकारक है। प्रियजनोंकी भूलोंकों उघाड़नेमें भी कोई नुकसान नहीं 
है, इतना ही' नहीं बल्कि उससे लाभ ही है। भूल सुधारनकी पहली सीढ़ी उसे पहचान- - 
कर उसपर लज्जित होना है। उसे ढककर रखनेसे उसकी पूरी पहचान नहीं होतीं 
तथा जिसने भूल की है वह व्यक्ति लज्जाकों छोड़कर उद्धत बन जाता है तथा भूलके 
गड़ढेमें और भी गहरा उतर जाता है। शरीरमें हुए फोड़ेको काट देने अयवा फोड़ने- 
पर ही जैसे दर्दसे छुटकारा मिलता हैं, उसी तरह भूलको प्रकट करनेसे ही निवृत्ति 
मिल सकती है। 

अन्यायका विरोध न करनेकी सलाह तो दोनोंमें से किसीने भी नहीं दी अर्थात्‌ 
आपत्ति केवल विरोध करनेकी पद्धतिपर ही है। मेरी पद्धतिमें अन्यायका विरोध इस 
हृदतक करनेकी वात है कि यदि अन्यायी नहीं सुधरता तो फिर वह सभा बाप ही' 
क्यों न हो, त्याज्य हैं। उसका त्याग न करनेका अर्थ उसके पापमें भागीदार वनना 
है। अन्यायका विरोध अच्यायीका त्याग करनेकी सीमातक करनेपर भी प्रेमभावकों 
धक्का नहीं पहुँचता, यह मेरा निजी अनुभव है। अन्याय तो एक' भारी भूल है। मित्र 
भूल करें तो भी उसपर प्रेमभाव रखें, इसमें ही प्रेमकी' कसौटी' है। भलछाईके बदले 
भलाई करें, इसमें कुछ नवीनता नहीं है। जों व्यक्ति बुराईका बदला भलाईसे दे 
वही ज्ञानी है, ऐसा शामलूभटुने | हमें सिखाया है। गीताकी शिक्षा है कि शत्रु-मित्रके 
प्रति समभाव रखता चाहिए। 

इस तरह हमारे पास' राजमार्ग तो एक ही है। यह तय करनेके पहले कि अमुक 
कार्य अन्यायपूर्ण अथवा दोषपूर्ण है, हमें उसपर भली-भाँति विचार कर लेना चाहिए। 
अन्यायी जान पड़नेवाले व्यक्तिके विरुद्ध उतावलीमें कोई राय कायम न करें। काफी 
सोच-विचा रके बाद यदि छूंगे कि निश्चित ही अन्याय किया जा रहा है तो फिर उसका 
अन्ततक विरोध करें। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्तिका दोष निश्चित करनमें हमसे 
भूल हुई हो तो हम उसे तत्क्षण स्वीकार करने और क्षमा माँगनेके लिए तेयार रहें। 

खिलाफतके सवालमें मुसलमान न्यायपर हें, ऐसी मेरी दुढ़ मान्यता है। यदि 
मुझे उनकी भूल दिखाई पड़े तो में तत्काल उनकी मदद करना बन्द कर दूं। वे द्वेष- 
रहित हें सो में नहीं कहता, लेकिन उनके ह्ेषभावके साथ अपने प्रेममावकों सिलाकर 
उसके वेगकों हल्का कर सकता हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरी यह भी मान्यता है कि 
यदि मेरी पद्धतिकों बहुत लोग स्वीकार कर हें तो द्वेषके वेगको सर्वथा रोका जा सकता 
है। जिनके मनमें देष भरा हुआ है वे भी अन्यायका विरोध तो करेंगे ही और उसमें 
विवेकसे काम नहीं लेगे। हेषहीन व्यक्तिका भी अन्यायका विरोध किये बिना छुटकारा 
नहीं है। अन्यायी तो देषी है ही। अन्यायसे पीड़ित व्यक्ति जब प्रतिकार करता है तब 
वह भी ढेंषी बनता है। अब सवाल बच रहता है कि द्ेषहीनकों क्या करना चाहिए। 
कभी-करमी इसका उत्तर आसानीसे नहीं मिलता। व्यक्तिके चरित्रका निर्माण धर्मसंकटके 
आनंपर ही होता है। गिर-गिरकर ही वह चढ़ता है। भूल तो हो सकती है; 


१. १८वीं शताब्दीके एक ग्रुजराती कवि । 


टिप्पणियाँ ३२५३ 


हमारा फर्ज है कि हम सावधान रहें । भूल होनेके भयसे हाथपर-हाथ रखकर बैठे 
रहना कायरता है। इसलिए भूल होनेकी आशंका रहनेपर भी' व्यक्तिकों चाहिए कि 
वह' जहाँ अन्याय मालम पड़े वहाँ प्रेमभावसे उसका विरोव करके परिणामका अधिकारी 
बने। ऐसी मेरी नम्न मान्यता है कि यही “गीता का मार्ग है। 
चम्पा रनमें,' खेड़ामें' और रौलूट अधिनियमकी प्रवृत्तिमें में अन्यायका तीत्र विरोध 

करनेमें द्ेवभावकों बिलकुल तो नहीं रोक सका लेकिन अन्यायकों थोड़े अथवा ज्यादा 
अंशोंतक रोकनेमें अवश्य सहायक हो सका हूँ तथा छोगोंकों सत्याग्रह रूपी सूर्यकी 
झाँकी भी दिखा सका हूँ। उसके तेजको में पूर्णवया नहीं दिखा सका, क्योंकि मेरी' समझमें 
अभी मेरी तपश्चर्या और जञानमें बहुत खामियाँ हें। में अंग्रेजोंका मित्र हूँ। मेरी अन्तरात्मा 
कहती है कि मिल-प्रालिकोंके प्रति मेरे मनमें कोई द्रेषभाव नहीं है। इसलिए में शान्त- 
चित्त हो अपने मार्गपर चछता रहा हूँ। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८--४-१९२० 


११६. टिप्पणियाँ 


सत्याग्रह सप्ताह 


सत्याग्रह सप्ताह निविष्न बीत गया है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात और काठियावाड़के 
प्रत्येक गाँवके स्वयंसेवक इस प्रवृत्तिका संक्षिप्त विवरण,  नवजीवन ' में प्रकाशनार्थ लिख 
भेजेंगे। प्रत्येक स्थानपर कितना चन्दा इकट्ठा हुआ और उसकी क्‍या व्यवस्था की गई, 
उसकी खबर भी देंगे । बम्बईमें पाँच लाख रुपये तो इकट्ठे नहीं किये जा सके, फिर भी 
अच्छी रकम इकट्ठी हुई। लेकिन रकम कितनी इकटठी हुईं है इसके बजाय वह किस' 
तरह इक्रटठी हुई है, यही! जानना अधिक उचित, होगा। और इसे जानकर सन्‍्तोष भी 
मिल सकता है। धनिक लोगोंने बड़ी-बड़ी' रकमें दी हें, छेकिन गरीबसे-गरीब व्यक्तियोंने 
भी यथाशक्ति दिया है। स्त्रियोंने स्वयं चन्दा दिया, इतना ही नहीं अन्य स्त्रियोंको 
भी चन्दा देनके लिए प्रेरित किया है। गृजराती' स्त्री-मण्डलने इसमें अच्छा योगदान 
दिया। उसने श्रीमती सरलादेवीकी अध्यक्षतामें जोरदार केकिन उचित भाषामें एक 
प्रस्ताव भी पास किया। ढेडों और भंगियोंने भी यथाशक्ति कोषमें चन्दरा दिया और 
हरएकने प्रसन्नतापूर्वकं दिया। यह कहा जा सकता है कि इसके लिए किसीसे आग्रह 
करने अथवा कितीकों शरमिस्धा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्‍त 
चन्दा देनेवाले सैकड़ों भाई-बहनोंसे बातचीत करनेपर मुझे माल्म हुआ कि रोष अथबा 


१, १९१७ में । 
२. १९१८ में । 
३. १९१९ में । 
४. जल्याँवाला स्मारकन्क्रोषके लिए । 


१९-२३ 


३५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वैरभावको बनाये रखनेके उद्देश्यसे तो बहुत ही कम छोगोंने पैसा दिया होगा। असंख्य 
लोगोंके मनमें तो एक ही' विचार था, और वह यह कि जो बिना किसी अपराधके 
निर्दोष ही' मारे गये उनकी स्मृतिको चिरस्थायी वनाया जाना चाहिए। बहुतसे लोगोंकी' 
भावना यह भी थी कि जलियाँवाला बागको सार्वजनिक सम्पत्तिमें परिवर्तित करके तथा 
उसमें स्मारक बनाकर १३ अप्रैऊ, १९१९ के दिन हिन्दू-मुसलमानोंसें जो एकता नजर 
आई थी उसमें और भी' वृद्धि की जा सकेगी। सर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने जो वाक्य कहे 
वे बिलकूल सही हें। जनरल डायरकी क्रताको याद रखकर हम हरगिज प्रगति नहीं 
कर पायेंगे । लेकिन प्तत्य, दृढ़ता, वीरता, निर्दोबता आदि स्थायी गु्गोंकी स्मृतिकों 
अक्षुण्ण बनाना जनताका कत्त॑व्य है; इसीमें उसकी उन्नति निहित है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, १८-४-१९२० 


११७, तार: छोठानीको' 


अहमदाबाद 
१८ अप्रैल, १९२० 


पूरी बातचीतके बिना जाना असम्भव। २०वीं के टिकटों रद करवा दें। 
मंगलवारको पहुँच रहा हूँ। 
[ अंग्रेजीसे 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स 


११८. भाषण : अहमदाबादके सिल-मजदूरोंकी सभामें' 


१८ अप्रैल, १९२० 


आज हम लोग यहाँ न्‍्यायकी' शान्तिमय' विजयका दूसरा वार्षिकोत्सव मना रहे हें। 
मजदूरोंकी इस जीतको में न्‍्यायकी ही जीत कहता हूँ, क्योंकि मजदूरोंकी' माँग न्यायपूर्णे 
थी और उन्हें स्वीकृत करानेके लिए उन्होंने जिन साधनोंकों अपनाया था वे भी शुद्ध थे । 
में अन्यायके मार्गसे तो मजदूरोंकी जीतकी भी इच्छा नहीं कर सकता। 


१. मिरयाँ सुदस्मद दाजी जान मुहम्मद छोटानी । 

२. खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धमें इंग्लेंड जानेके लिए । 

३- यद भाषण गुजरातीमें दिया गया था और नवजीवनमें इस छेखका शीषक “मिछ मजदूरोंकी 
वाषिक समा” है। 

४. यहाँ मिल-मजदूरोंकी उस दृड़ताछसे तातब है जो १९१८ में हुईं थी; देखिए खण्ड १४ । 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें ३५५ 


गतवर्ष संन्‍्यासी स्वामी श्रद्धानन्दजीन हमारे उत्सवर्में भाग लेकर उसकी शोभा 
बढ़ाई थी; तबसे आजतक अनेक महत्त्वपूर्ण घटनायें घटित हुई हें और परिणामतः 
हिन्दुस्तानका स्वरूप बदल गया है और देशमें नया उत्साह भर गया है; परल्तु में 
हिन्दुस्तानकी सावंजनिक स्थितिपर अपने विचार प्रकट करके आपका समय न छूंगा। 

गत वर्ष अप्रैल मासकी घटनाओंमें मजदूरोंने जो भाग लिया था यदि उसके 
विषयमें में कुछ न कहूँ तो मजदूर वर्गंका मित्र होनेका मेरा दावा और अपनेकों 
मजदूर माननेका अभिमान--दोनों मिथ्या कहलायेंगे। 

अप्रैलके महीनेमें मुझे सरकारने गिरफ्तार कर लिया; मुझे गिरफ्तार करके सर- 
कारने भूल की, इसके बारेमें तो सनन्‍्देह ही नहीं है। फिर भी क्या मजदूर आगजनी या 
खूँरेजी करके इस भूलकों सुधार सकते थे ? अनसूयाबेनकी आप लोग पूजा करते हें। 
वे अवश्य ही पूजनीय हें। आप लोग उनकी गिरफ्तारीकी अफवाह सुनकर घबरा गये, 
रोषमें आ गये; आप लछोगोंकों ऐसा लगा मानो आपके पंख ही काट दिये गये हों। यह 
मनोदशा उनके प्रति आपके प्रेमको सूचित करती है। परन्तु में आपसे पूछता हूँ कि 
क्या उनके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करनेकी खातिर मकानोंकों जला डालना ठीक हो 
सकता है? जाप यह कहकर कि इस क्ृत्यमे और लोगोंका भी हाथ था, बच नहीं 
सकते । जब मुझे तथा आदरणीय अनसूयाबेनकों यह समाचार मिला कि अहमदाबादमें 
रक्‍्तपात किया गया है, घर जलाये गये हें और इन हरकतोंमें मजदूर भी शामिल 
थे, तब हम दोनोंकों कितना क्लेश पहुँचा होगा, यह में आपको बतलानेमें असमर्थ हूँ। 
इस प्रकारके कामोंसे मुझे तो हिन्दुस्तानका भविष्य भयंकर ही दीख रहा है। जब-जब 
मजदूरोंके मनमें झुंझलाहुट आये तब-तब वे देशके कानूनको साधारण चोर-लटरोंकी तरह 
भंग करना प्रारम्भ कर दें और जान-मालकों नुकसान पहुँचाने लगें तो यह स्थिति आत्म- 
घात करने जैसी होगी और इससे भारतकों अकथनीय' संकटोंका सामना करना होगा। 
कभी-कभी हिसात्मक कृत्य जाहिरा तौरपर फलीभूत होते दीख पड़ते हें यह देखकर आप 
लोग भुलावेमें न आ जायें, में इतना ही चाहता हूँ। मेंने सत्याग्रह तथा कानूनके सविनय' 
भंगका प्रचार तो किया था किन्तु उसका अर्थ यह तो कदापि न था कि उसमें कानूनका 
रक्‍क्तपात मिश्रित भंग भी शामिल किया जा सकता है। मेरा अनुभव तो यह है कि सत्य- 
का शुद्ध प्रचार रक्तपातके द्वारा हो ही नहीं सकता। जिसे अपन सत्यके प्रति निष्ठा 
है उसके मनमें तो अथाह सागरका घैये होगा। कानूनकी सविनय अवज्ञा तो वही कर 
सकता है जिसने कानूनका दुविनीत, हिसापूर्ण अथवा रक्तपातमय भंग कभी न किया 
हो और आगे भी ऐसा न करना चाहता हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय- 
में गरम और नरम नहीं हो सकता उसी प्रकार कानूनके सविनय और अविनय भंगका 
एक साथ घटित होना असम्भव है। जिस प्रकार दिन-प्रतिदिन क्रोधका शमन करनेकी 
शिक्षा लेते रहनेके फलस्वरूप ही शात्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार कानून भंगकी शक्ति 
भी कानूनका निरंतर पालन करते रहनसे ही आ सकती है। जो व्यक्ति गहरे प्रलोभनके 
समय भी उससे बच सकता है, वही जीता हुआ कहा जाएगा। उसी प्रकार करोध करनेके 
प्रबल कारण उपस्थित हो जानेपर भी जो व्यक्ति क्रोधभों दबा सकता है उसीने 


३५६ सम्पूर्ण गांधी वाहुसय 


क्रोवको जीत लिया है ऐसा माना जायेगा। हम इस कसौटीपर खरे नहीं उतरे हैं। में 
आप सब मजदूर भाइयोंसे प्रायंना करता हूँ कि इस दूसरे वर्षके उत्सवके समय आप 
लोग यह ठान लें कि गत अप्रैलको भूलोंकी पुनरावृत्ति अब कभी नहीं होने पायेगी। 

अब में मजदूरोंकी स्थितिके बारेमें कुछ शब्द कहना चाहता हँ। इस विषययमें 
मजूदूरोंकों वहुत-कुछ जानकारी हासिल करती है। अधिक मजदूरी मिर जानेसे मजदूर 
धनाढ्य तो नहीं हो जायेंगे; और फिर धनाढय होना ही सब कुछ नहीं है। पूज्य अन- 
सूयावेनने अपना जीवन केवल इसी हेतु अपित नहीं किया हैं कि आप लोगोंको अधिक 
मजदूरी मिल सके। उन्होंने अपना जीवन जो आप छोग्रोंकी खातिर दे रखा है उसका 
कारण तो यह है कि आप छोग इतना कमा सकें कि जीवनयापन थोड़ी सुविधासे करते 
हुए धारमिक बनें, नीतिवान बनें, व्यसवोंका त्याग करें और कमाईका सदुपयोग किया 
करें। अपने घरोंकों अच्छा रखें और आपके वच्चे उचित शिक्षा पायें। अर्थात्‌ वे 
चाहती हैँ कि आप छोग अपनी आशिक, मानसिक और नैतिक स्थितिकों बेहतर 
बना सके। 

आप छोगोंकी आथिक दशा पहलेसे कुछ सुधरी है, परन्तु अभी और भी सुधरनी' 
चाहिए। इसके लिए दो उपाय काममें लाये जा सकते हें: एक तो मिल-मालिकोंके 
साथ सलाह-मशविरा करके और दूसरा उनपर बेजा दबाव डालकर। इनमें से पहला 
तरीका ही' ठीक है। पश्चिमी देशोंमें मजदूर वर्ग तथा मालिकोंके बीच सदा झगड़ा 
चलता रहता है। एक दूसरेके प्रति वरभाव बढ़ता है, दोनों एक दूसरेको अपना शत्रु 
मानते हें। मालूम होता है कि वही हवा हिन्दुस्तानमें भी बहने रूगी है। यदि वह 
हवा यहाँ घर कर गई तो हिन्दुस्तानके उद्योग-धन्धे बरबाद हो जायेंगे और अशान्तिका 
वातावरण फैल जायेगा। अगर दोनों पक्ष इस बातका खयाल रखें कि मजदूरोंके बिना 
मिल-मालिकोंका काम नहीं चेल सकता और मिल-मालिकोंके बिना मजदूरोंकों मजदूरी 
नहीं मिल सकृतो तो तकरार ही नहों हो सकती। 

एक न्याययुक्त माँग 

परन्तु आज मिल-मालिकोंके कत्तेव्य क्या हे इसके बारेमें में कुछ नहीं कहना 
चाहता। अगर सिर्फ मजदूर ही अपने कत्तंव्य और उत्तरदायित्वको समझ जायें और 
उसके लिए केवल शुद्ध साधनोंका ही' उपयोग करें तो भी' दोनों पक्षोंका हित हो सकता 
है। परन्तु इसमें दो बातोंकी जरूरत है। एक तो माँग उचित होनी चाहिए और फिर 
माँगोंकों कबूछ करवानेके लिए अच्छे साधन काममें लाये जायें। मालिक खराब स्थितिमें 
है यह जानकर पेश को गई माँग उचित नहीं कही जा सकती। आवश्यकतानुसार 
भोजनादि और बच्चोंकी शिक्षाके लिए पर्याप्त हो, इतनी मजदूरीकी माँग करना 
मुतासिब है। सात्नोंकी शुद्धिकः अर्थ है, मालिकोंपर दबाव न डालकर, उनकी न्‍्याय- 
वृत्तिकों जागृत करना और पंचोंको नियुक्त कराकर न्याय प्राप्त करना। 

मज्र मंडल 

शुद्ध साधनों द्वारा इस प्रकार न्याय प्राप्त करनेके हेतु मजदूर मण्डलोंकी स्थापना 

की जानी चाड़िए। उसका श्री गणेश हो गया है। आशा करता हूँ कि ज्ञीघत्र ही 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें श५प७छ, 


प्रत्येक विभागके मजदूर अपने-अपने विभागका मण्डल बना लेंगे और फिर प्रत्येक मजदूर 
उसके द्वारा बनाये गये नियमोंका यथावत्‌ पालन करेगा। मजदूर इन मण्डलोंके द्वारा 
ही मालिकोंके सामने अपनी माँगें पेश किया करें और अगर माँगें पूरी न हों तो पंच 
नियुक्त कराये जायें। सन्‍्तोषकी वात है कि दोनों पक्षोंने पंचों द्वारा झगड़े निपठानेका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। आशा है कि दोनों पक्ष इस सिद्धान्तका प्रानपूरा 
विकास' करेंगे और हड़ताल वगैरा हमेशाके लिए समाप्त हो जायगी। इसमें शक 
नहीं कि न्याय प्राप्त होनेपर मजदूरोंकों हड़ताल करनेका हक है, परन्तु पंचायतों द्वारा 
झगड़े निपटानेका मार्ग स्वीकार कर लिये जानेके पश्चात्‌ हड़ताल करना पाप माना 
जाना चाहिए। मजदूरीमें वृद्धि उचित रीतिसे ही हुआ करती है और घैयें धारण करनेसे 
आगे भी वृद्धि की सम्भावना है। परन्तु मजदूरीमें वृद्धिकी तरह ही मजदूरीके घंटोंमें 
कमी करना भी आवश्यक है। आज तो मजदूर रोजाना बारह घंटे या उससे भी 
अधिक समयतक काम करते हो। इतने घंटे नित्य काम करनेके फलस्वरूप श्रमिककों 
अपनी मानसिक या नेतिक दशा सुधारतेका अवकाश नहीं मिल सकता और उसकी 
हालत पशु-जैसी हो जाया करती है। हमें ऐसी परिस्थितिमें से निकलना ही 
चाहिए। फिर भी हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि देशके उद्योगकों नुकसान न 
पहुँचने पाये। मिल-मालिकोंकी ओरसे मुझे यह सुनतेकों मिलता है कि मजदूर लोग 
आलस्य करते हो, वक्‍तकी चोरी करते हे और सावधानीसे काम नहीं करते। दिनमें 
बारह घंटे काम करनेवाले मजदूरसे सावधानी या ऊगनके साथ काम करनेकी आशा 
नहीं की जा सकती, परन्तु जब मजदूर केवल दस घंटे रोज काम करवेकी उम्मीद कर रहे 
हैँ तब में भी यह आशा अवश्य करता हूँ कि जितना काम वे बारह घंटेमें करते हें उतना 
ही नहीं बल्कि उससे अधिक काम दस घंटेमें करके दिखा देंगे। इंग्लेंडमें कामके घंटोंमें 
कमी करनेका परिणाम शुभ ही निकला है। अगर मजदूर अपनेको केवल मजदूर न 
मानकर मालिकोंके कामको अपना काम समझने छूगें और कार्यकुशलूता बढ़ाते रहें तो 
उनकी उन्नति होगी और देशका उद्योग भी उन्नत होगा। इसलिए में मालिकोंसे निवेदन 
कहँगा कि वे कामके घंटे बारहकी जगह दस कर दें और मजदूरोंकों यह परामर्श देता 
हूँ कि वे बारह घंटेका काम दस घंटेमें ही कर डाला करें। 


मजदूरी बढ़ जानपर 


अब में उस बातपर आता हूँ कि जो मजदूरी प्राप्त होती है और जो समय 
कामके बाद बच रहता है उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। बढ़ी हुई दरोंसे 
प्राप्त अधिक मजदूरीकों नशेबाजी' इत्यादि व्यसनोंमें फूक देना और बचे हुए समयको 
जृएके अड्डोमं बिता देना तो ऐसा होगा जैसे कोई खाईसे बचकर खंदकमें गिरे। 
शराब, वीडी इत्यादिके व्यसनकों छोड़कर और इस प्रकार पैसे बचाकर अपनी तथा 
अपने कुटुम्बकी शिक्षा्में लगाने चाहिए। समयकों जुए या गपशपमें खराब न करके 
विद्योपा्जनमें व्यतीत करना चाहिए। इन दोनों कार्योमें मिल-मालिक बहुत सहायता 
कर सकते हें। यदि वे मजदूरोंके लिए स्वच्छ दूध और जलपान आदिकी दुकानें खोलें, 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


वाचनालयोंकी स्थापना करें और उनके लिए निर्दोष मनोरंजन और खेलकूदकी व्यवस्था 
'करें तो मजदूर अपने व्यसन सहज ही छोड़ देंगे। 

ऐसे कार्य तो मण्डलों (यूनियनों) द्वारा भी किये जा सकते हे और उन्हें ये 
काम करने भी चाहिए। मालिकोंके खिलाफ संघर्ष करनेके उपाय खोजनेकी अपेक्षा 
इसमें उनके समयका अधिक अच्छा उपयोग होगा कि वे मजदूरोंकी भीतरी हालत 
सुधारनेमें लग जायें। 


कार्यका बँटवारा 


मजदूर अपने बच्चोंकी पढ़ाई छुड़वाकर उनसे मजदूरी करवाते हूँ, यह तो बहुत 
ही शोचनीय परिस्थिति है। अच्छे माने जानेवाले समाजके सदस्य अपने बच्चोंका ऐसा 
दुरुपयोग कभी नहीं करते। कमसे-कम १६ वर्षकी आयुतक बालकोंकों पढ़ाना-लिखाना 
ही' चाहिए। उसी प्रकार स्त्रियोंकों भी क्रमशः मिलोंकी मजदूरी करना छोड़ते जाना 
चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष एक दूसरेके सच्चे सहयोगी हे तो वे अपने कामके 
क्षेत्रोंका बँटवारा करके ही अच्छे गृहस्थ बन सकते है । चतुर माताएँ अपने समयका अच्छेसे- 
अच्छा उपयोग घरके काम-काजमें व्यस्त रहकर तथा बालकोंकी उचित देखभाल करके 
ही कर सकती हे। जिस देशमें पति और पत्नी दोनोंको केवल आजीविकाके निमित्त 
मजदूरी करनी पड़ती हो, उस देशकी जनता अन्ततोगत्वा कंगाल हो जाती हैं, क्योंकि 
ऐसा कृत्य करनेवाला समाज दिवालियोंकी भाँति अपनी पूँजीमें से ही अपना गुजारा 
करता है। 


नतिक शिक्षाकी आवश्यकता 


मजदूरोंकों अपने तथा अपनी संतानके लिए अक्षर-ज्ञानके द्वारा बुद्धिके विकासकी 
जितनी आवश्यकता है, नेतिक शिक्षा प्राप्त करनकी भी उतनी ही आवश्यकता है। 
नैतिक शिक्षा अर्थात्‌ धर्ं-बुद्धिका विकास | जिस व्यक्तिके हृदयमें धर्मके प्रति निष्ठाआ 
गई है और जो उसके स्वरूपकों समझ गया है, एक तो उसके साथ संसार झगड़ता ही 
नहीं और यदि झगड़ेका अवसर आ जाय तो वह व्यक्ति विनयपुर्वक अपने विरोधियोंके 
रोषका शमन कर देता है। यहाँ धर्मका अर्थ नमाज पढ़ना या मन्दिरोंमें जाना नहीं है, 
बल्कि अपने आपको और ईदवरकों पहचानना है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिकों यदि 
बुनता नहीं आता तो वह बुनकर नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति कुछ निद्िचत 
नियमोंके अनुसार आचरण नहीं करता वह अपनेको नहीं पहचान सकता। ऐसे नियमोंमें 
तीन मुख्य नियम हें, जिन्हें सारे जगत्‌ने अंगीकार किया है। पहला हैं सत्य-पालन, जो 
सत्य नहीं बोलता वह किसी खोद सिक्‍केके समान मूल्यरहित है। दूस'रा नियम दूसरोंको 
पीड़ा न पहुँचाना है; जो व्यक्ति दूसरोंकों पीड़ित करता है, दूसरोंसे द्वेष करता है,” 
या उनको नृकसान पहुँचाता है ऐसा व्यक्ति संसारमें रहने योग्य नहीं है, क्योंकि 
सारा संसार उसके प्रति शत्रुभाव रखता हैं। और इस कारण वह हमेशा संसारसे 
और संसार उससे भयभीत रहता है। पृथ्वी प्रेम-सूत्रमं बँधी हुई है। प्रत्येक वस्तुमें 
आकर्षण शक्ति है। इसीलिए हमारा अस्तित्व टिका है। वेज्ञानिकोंका कथन है कि यदि 


भाषण : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें ३५९ 


परमाणु-मात्रमें यह आकर्षण शक्ति न हो तो ब्रह्मांड चूर-चूर हो जायेगा और फलस्वरूप 
हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जड़ पदार्थोर्में एक दूसरेसे चिपके रहनेकी शक्ति है। उसी 
प्रकारकी शक्ति चेतन पदार्थोमें अर्थात्‌ हम लोगोंमें भी होनी चाहिए। आकर्षण शक्तिका 
दूसरा नाम प्रेम है। प्रेमके अभावमोें भी संसार टिक नहीं सकता। पिता-पुत्रके बीच, 
बहन-भाईके बीच और  मित्र-मित्रके बीच हम ऐस। प्रेम पाते हैं। परन्तु समस्त संसारके 
प्रति प्रेम रखनेकी कछा जानना ईइ्वरकों पहचानना है। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षेम है और 
जहाँ बैर है वहाँ नाश है। में चाहता हूँ कि प्रेमके इस नियमको सीखनेमें अनसूयाबेन 
आपकी सहायक हों। अपने प्रति उनके प्रेमको देखकर उसका बदला आप समस्त 
संसारके प्रति प्रेम-भाव रखकर चुकावें--में आपसे यही भीख माँगता हूँ। 

तीसरा नियम अपने विषयोंपर काबू पाना है। संस्कृतमें इस नियमको ब्रह्मचर्य 
कहते हैं। आजकल ब्रह्मचर्यका संकुचित अर्थ लगाया जाता है। उसका वह अर्थ तो है 
ही; परन्तु जो व्यक्ति भोग-विलासमें रत रहता है वह अविवाहित हो चाहे एक पत्नी- 
ब्रतका पालनेवाला, ब्रह्मचारी नहीं माना जा सकता । जो व्यक्ति सभी प्रकारके 
विषयोंपर अंकुश रख सकता है वही अपनेको पहचान सकता है। जो व्यक्ति अपनी 
इच्छाओंपर निग्नह रखता है वही ब्रह्मचारी, वही ईमानदार, वही सच्चा हिन्दू और 
वही' खरा मूसलमान है। कानोंसे गन्दी बातें या दूषित गाने सुनना ब्रह्मचर्य खण्डित 
करनेके समान है। परमेद्वरका नाम लेनेके बजाय रसनासे भद्दे शब्द निकालना, बिना 
गालीके बात न करना भी ब्रह्मबचर्य खण्डित करता या विषयोंमें रत रहना माना 
जायेगा । इसी प्रकार अन्य कर्मेन्द्रियोंके बारेमें समझना चाहिए । जो व्यक्ति अपनी! 
समस्त इन्द्रियोंका संयम करते हुए उन्हें अपने वशमें रख सकता है वही व्यक्ति मर्द 
कहलाने योग्य है। हमें अपनेको एक घुड़सवार-जैसा मानता चाहिए। जो सवार अपने 
घोड़ेको काबूमें नहीं रख पाता, वह संवार गिरे बिना नहीं रहता और जो सवार 
घोड़ेकी लगाम थामकर उसे नियंत्रणमें रखनेमें समर्थ है वह सवार निर्दिष्ट स्थान- 
पर पहुँच जाता है। उसी प्रकार जो पुरुष अपनी इन्द्रियोंकों वशर्में रखता हुआ सीधे 
रास्ते चलछा जाता हैं वह॑ ठिकानेपर पहुँचनेमें समर्थ होता हैं। वही पुरुष स्वर्ग 
अथवा जगन्‌का अधिकारी बनता हैं और वही पुरुष मोक्षार्थी अथवा ईश्वरकों पह- 
चान' सकता है। 

मेरा आपसे एक निवेदन है--वह यह कि' आप यह समझें कि मेंने आप लोगोंके 
सामने एक बहुत गम्भीर विषय छेड़ा है और आप इसे भूला न दें। 

आप निश्चित मानिए कि सत्य आदि, इन नियमोंके पालनके बिना हमारी उन्नति 
कदापि नहीं हो सकती । मेंने आप छोगोंके समक्ष किताबोंसे पढ़कर रटी हुई कोई 
बात नहीं रखी है बल्कि जो कुछ कहा अपने अनुभवसे कहा है। आप लछोगोंके 
साथ सम्बन्ध बनानेका मेरा कारण केवल यही है कि आप सबके प्रति प्रेमभाव रख- 
कर और लोगोंके कष्टोंको अपना कष्ट मानकर शायद में परमात्माको पहचान सकूँ 
और उसका साक्षात्कार कर पाऊं। अगर आप सत्यवादी नहीं बन सकते, अगर आप 
दूसरोंको पीड़ित करनेवाले राक्षस बनना चाहते हें, दिन-रात विषयोंका ही चिन्तन 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करते रहना चाहते हे तो भले ही आपको चौंगुनी मजदूरी मिलन छूगे और काम चतुर्थाश 
ही करना पड़े, मगर इससे क्या होता है? मजदूरी बढ़ानी है, कामके घंट भी कम 
कराने हैं, क्योंकि हमें अपने घर, अपने शरीर, अपने मत और अपनी आत्माकों स्वच्छ 
रखना है। इसी शुद्धीकरणके निमित्त हम अधिक मजदूरी और कारखानेमें कम समय 
काम करनेकी आवश्यकताका अनुभव करते हुए इस दिशामें प्रयत्त कर रहे हं; परल्तु 
उद्देश्य यह न हो तो हमारा अधिक मजदूरी' कमाना और कामके घंटोंम कमी करवाना 
अधिक पाप करनेके साधन एकत्रित करने जेसा होगा। पूजनीय' अनसूया बहनने आप 
लोगोंकी' इस प्रवत्तिके लिए अपना जीवन अपित नहीं किया है -- यह बात मुझ मालम 
है और आप भी' जानते हैं। में ईश्वरसे यही माँगता हूँ कि वह आप लोगोंकों तथा 
इस' बहनको इतनी' शक्ति प्रदान करे कि यह बहत आपकी मनोकामना फलीभूत 
कर सके। 

[ गुजरातीसे | 

ववजीवन, २५-४-१९२० 


११९. पत्र: महादेव देसाईको 


सोमवार [ १९ अप्रैल, १९२०] 


भाईश्री' महादेव, 

छगनलालको लिखा तुम्हारा कार्ड मेंने पढ़ा। अब तुम्हारे पत्र न आनेका कारण 
समझमें आया। तुमने तो जाने नियमित रूपसे बीमार पड़ते रहनेका निश्चय कर लिया 
मालम होता है? दुर्गा कैसी है? लूगता है तुम्हें अभी' वहीं रहना होगा । अपनी 
तबीयतकी देखभाल रखना। 

मालवीयजी' अभी यहीं हें । हम अभी मजदूरोंके झगड़ेमें पड़े हुए हे, इसलिए 
कल स्टेशन खाना होते-होते रह गये। उनके साथ कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई। 
तुम दिल्‍ली आनेके अपने कार्यक्रकों बदलना नहीं। 

यहाँ बुनाई आदिका काम ठीक' चल रहा है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ९८२९) की फोटो-नकलसे। 


१. पत्रमें मालवीयवजी और मिंल-मजदूरोंके उल्ेखफे आाषारपर यह तारीख निश्चित की गई है । 


१२०. पन्न : महादेव देसाईको 
[२० अप्रैछ, १९२० के पूर्व | 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे फु्सत हो या न हो लेकिन जैसे भोजन प्रिय है वसे 
ही कुछ पत्र भी अच्छे लूगते हे, इसलिए जैसे मोजनके लिए बसे उन पत्रोंकों पढ़नेके 
लिए भी में समय निकाल लेता हूँ। 

में २० तारीखको बम्बई पहुँचूँगा--तुम अगर बहुत जरूरी हो तो २१ तारीख- 
तक रुककर २२ को बम्बई आना -- अगर जाना ही हुआ तो भी उम्मीद है कि पहली 
मईसे पहले न॑ होगा। कपड़ोंके बारेमें वहीं निश्चित करेंगे। २६ तारीखको फातिमाका 
विवाह है तब तो मुझे .. .' वहाँ भी पहुँचना होगा। उस समय तुम्हें यहीं रहना 
हो तो यहीं रहना, बम्बई रहना चाहो तो वहाँ रह सकते हो और घिलायत न जायें 
तो सिहगढ़ -- सिहगढ़में बालक्ृष्ण और प्रभुदास' अशान्त हें। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०७) से। 
१२१. विवाहका निसनन्‍त्रण-पत्र 
७८६ 
संत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 


२० अप्रैल, १९२० 

प्रिय भाई, 
मेरे भाई समान प्रिय बन्धु इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीर, जो पिछले 
कई वर्षोसे दक्षिण आफ़िकासे ही मेरे साथ रहते आये हे और जो वहाँ भी' मेरे साथ 


१, पत्रमें फातिमाके विवाहका जिक्र आया है जो २६ अग्रैल, १९२०कों हुआ था; देखिए 
अगला शीर्षक । गांधीजी २० अग्रैठ, १९२० को, जैसा कि उन्होंने पत्रमें लिखा भी है, बम्बई पहुंचे थे | 

२. खिलाफ़त शिष्टमण्डलके सम्बन्धमें इंग्लेण्डको । 

३. अस्पष्ट है | 

४. अर्थात्‌ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम । 

७, मूलमें यहाँ हायसे “ देवदास गांधी ” लिखा हुआ है * 


३६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


आश्रममें ही रहते हे, की बड़ी लड़की बहन फातिमा बीबीका विवाह अहमदाबादके 
सैयद हुसैन मियाँ उरेजीके साथ २६ अप्रैल, सन्‌ १९२० तदनुसार हिजरी सन्‌ १३३८ 
की ६ शावानकों सोमवारके दित, शामके सात बज होगा । साढ़े छः बजे मौलद 
गरीफ' आरम्भ होगा | यदि आप इस शुभ अवश्वरपर उपस्थित होकर वर-कन्याकों 
आशोर्वाद देंगे तो में आपका अत्यन्त आभारी होऊँगा। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
मुद्रित गुजराती प्रति (एस० एन० ७१६२) से। 


9२२. पत्र: देवदास गांधीकों 


बम्बई 
मंगलवार [२० अप्रैछठ, १९२० | 


चि० देवदास, 


इस' बार तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेने तुम्हें पत्र न लिखा हो, 
लेकिन उत्तरमें तुम्हारी ओरसे कोई पत्र नहीं आया। इसीसे मुझे चिन्ता हो गई है 
कि कदाचित्‌ तुम्हें मेरे पत्र मिले ही न हों। में उत्तपर पता तो बिलकुल ठीक 
देता हूँ। 

ह्यामी हमाशी नामक जापानी सज्जनके सम्बन्धर्में बाबू अरविन्द घोषके साथ 
तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी? इस विषयमें कुछ जाँच हो रही' है। मेने तुम्हारे 
[वहाँ |] जानेके बारेमें पूरी, जानकारी दे दी है। हमारे पास छिपानेके लिए क्‍या 
चीज हो सकती है? जाँच बिलकुल निर्दोष है। 

विल्ययत जाना अभी निश्चित नहीं हुआ है। आज शामको मुसलमान भाइयोंसे 
मिलनेवाला हूँ, उनसे बातचीत करनेके बाद तय होगा। में स्वयं वहाँ जानेकों विशेष 
उत्सुक' नहीं हूँ लेकिन | इस' सुझावका | एकदम विरोध भी नहीं करना चाहता। में 
यहाँ ज्यादासे-ज्यादा २३ तारीखतक रहँगा। जल्दीसे-जल्दी २२ तारीखको यहाँसे 
प्रस्थान करूँगा । 


२, मुहस्मदकी जन्मकथा । 

२. पत्रमें मजदूरंकि सामने दिये गये गांधीजीके जिस भाषणका उल्लेख है वह १८ अग्रैठ, १९२० को 
दिया गया था ओर उस तारीखको रविवार पढ़ता था । अतः यहाँ जो “करू” लिखा गया है वह 
स्पष्टत: गलतीसे “ परसों ” के लिए लिखा गया होगा । 

३. अरविन्द घोष ( १८७२-१९५० ); रहस्थवादी, कवि और दाशैनिक; १९१० से पॉडिचेरीमें 
जाकर बस गये थे। 

४. खिलाफतके प्रश्नके सम्बन्धमें । 


टिप्पणियाँ ३६३ 


सरलादेवीने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें कल एक पत्र लिखा है। कल मज- 
दूरोंके समक्ष मेने जो भाषण दिया था उसे में तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७१६७) की' फोटो-नकलसे | 


१२३. टिप्पणियाँ 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 


अब चूँकि मुसलमानोंके लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त स्वीकार 
किया जा चुका है, इसलिए अन्य कुछ: छोटे-छोटे समृदायोंकी ओरसे भी साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्वकी बड़ी बेसिर-पैरकी माँगें उठने लगी हेँं। ये माँगें बिलकुल ही बेबुनियाद 
है, लेकिन जब बमके भारतीय भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी माँग करने लगते 
हे तो उसे सिर्फ एक बेबूनियाद माँग नहीं कहा जा सकता। वह एक अपराधपूर्ण 
माँग बन जाती है। हमें मालूम हुआ है कि रंगूनके कुछ भारतीयोंन सुधारोंके फल- 
स्वरूप बननेवाली बर्मा-परिषद््मों अपने लिए अलगसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी माँग 
उठाई है। हमें तो आशा है कि कोई अनर्थ होनेसे पूर्व ही यह माँग वापस ले ली 
जायेगी। वर्मी छोगोंकों वहाँ बसे भारतीयों द्वारा किये जानेवाले ऐसे पक्षपातपूर्ण व्यव- 
हा रपर रोष प्रकट करनेका पूरा अधिकार है। हम अपने और बर्मी लोगोंके पारस्परिक 
हित-साधनके लिए उनके अतिथिके रूपमें ही बर्मा गये हें, न कि. उनका शोषण 
करने। सबसे पहले हमें उनकी भलाईका विचार करना चाहिए। जैसा कि एक 
मित्रने निर्देश किया है, जो सही भी' है, कि बर्मामें भारतीयोंकी यह माँग उठाना 
कुछ ऐसा ही होगा जैसे बंगाल परिषद्में गुजरातियों या मारवाड़ियोंका अपने लिए 
अलग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी' माँग करता। निश्चय ही बमके भारतीयोंको बर्मा- 
परिषदमें प्रवेश करनेका अधिकार होगा लेकिन तभी जब वे अपनी योग्यता और 
सेवासे बर्मी लोगोंके मत प्राप्त कर सकें। चूँकि हम लोग चाहते हे कि भारतमें कोई 
भी व्यक्ति ऐसा कोई दावा न करे जो हमारे हितोंके विरुद्ध पड़ता हो, इसलिए हमें 
भी यह सावधानी तो रखनी पड़ेगी कि हम बर्मामें कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त करनेकी 
इच्छा न करें जो बर्मी लोगोंके हितोंके विरुद्ध पड़ते हों। लेकिन बर्मामें बसे भारतीयों- 
की' साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी माँगके मूलमें ठीक यही बात --बर्मी जनताके हितोंका 
विरोध ही -- है। इसलिए हम विश्वास करते हें कि लोग समझदारीसे काम लेंगे और 
हमें बमके भारतीयोंके लिए अछग प्रतिनिधित्वकी माँग फिर सुनाई न' देगी। 


१. गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित मसविदोंके आधारपर यह तथा अगले दो लेख गांधीजी द्वारा 
लिखित माने गये हैं । मसविंदे गांधीजीके स्वाक्षरोंमें हैं । 
२, १९०९ और १९१९ के भारत सरकारके अधिनियमोंमें । 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
श्री हॉनिरमनका निर्वासन 


२६ अप्रैछको श्री हॉनिमैनके निर्वासनकों एक वर्ष पूरा हो चुकेगा। जनताने इस 
बीच वम्बई सरकार द्वारा बिता किसी जाँचके जारी किये गये इस' इकतरफा आदेशके 
प्रति अपना जोरदार विरोध कई तरीकोंसे व्यक्त कर दिया है। हम श्री हॉनिमैनकी 
योग्यताका विचार न करें, तो भी बिना मृकदमा चलाये किसी भी ब्रिटिश नागरिकका 
निर्वास]न सभी व्यवस्थाप्रिय नागरिकोंके लिए गम्भीर चिन्ताका विषय है। भारतमें हमें 
किसी भी प्रजाजनकों मुकदमा चलाये बिना निर्वासित करना या अन्य प्रकारसे उसकी 
स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव बना देना चाहिए। इसमें ऐसी' परिस्थितियाँ 
ही अववाद हो सकती हे जिनमें प्रत्येक सरकारको सामान्य कानूनोंकी कार्रवाई स्थगित 
करनेका अधिकार मिलना ही' चाहिए और हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह 
सिद्ध नहीं हो पाया है कि श्री हॉनिमेनकों निर्वासित करने योग्य' परिस्थितियाँ मौजूद 
थीं। इसलिए हम आशा करते हो कि समस्त प्रसीडेंसीके गाँव-गाँवमें सभाओंके जरिये 
माँग की जायेगो' कि श्री हॉनिर्मेसकों निर्वासित करतेकी आज्ञा अविलम्ब रद कर 
दी जाये। 


जलियाँवाला बाग-स्मारक 


यदि बम्बईकों हो शेत्र भारतकों स्थितिका सूचक माना जाये तो राष्ट्रीय संप्ताह- 

को प्रफलता मिली है। तीनों सभाएँ पूरी तरह सफल रही हें। सरकार रौलट ऐक्ट, 
खिलाफतके प्रइन और पंजाबकी दुःखद घटनाके सम्बन्धमें देशकी राय जानती है। 
उपवास और प्रार्वताकों किप्त हदतक' अपनाया गया था यह जानना कठिन है। किस्तु 
इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि छोगोंने एक खासी बड़ी तादादमें इस अनुशासनका उचित 
धामिक भावसे पालत किया था। किन्तु राष्ट्रीय सप्ताहकी सफलताका सबसे अधिक 
प्रभावशाली प्रदर्शन जलियाँवाला बाग-स्मारकके प्रस्तावके प्रति छोगोंके उत्साहमें हुआ 
है। नित्य प्रकाशित की जानेवाली सूचीसे दानी सज्ज्नोंकी उदारता और अपीलको' 
लोकप्रियता प्रकट होती है। किन्तु जनताको अभी इस बातकी पर्याप्त जानकारी नहीं 
है कि हमारी महिलाओंन और उन लोगोंने भी जिन्हें अभीतक राष्ट्रीय भावना छुतक 
नहीं पाई थी, इसके छिए कितनी तत्परतासे स्वयं आगे बढ़कर सहायता दी है। 
महिलाओंका एक' दल छोगोंसे व्यक्तिश: सहायता लेनके लिए गया था और उसका 
परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक निकला। ढेढ़ों और भंगियोंतक ने स्मारकके लिए चन्दा 
इकट्ठा किया। सुद्ृर-स्थित और निकटवर्ती सभी स्थानोंसे सूचियाँ आ रही हें। सुदृरस्थ 
चम्पारनतक से चन्दे मिझे हे। आशा है कि जिन लोगोंकों रकमें मिली ह, वे उन्हें 
अविलम्ब, अमृतसरके लाला गिरधारीछालकों भेज देंगे। उन्हें स्मरण रखना चाहिए 
कि खरीदकी कीमतका बाकी हिस्सा चुकानंका दिन निकट आ गया है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-४-१९२० 


१२४. स्वदेशी 


राष्ट्रीय सप्ताह १३ अप्रैल मंगलवारकों समाप्त हो गया। वह हर प्रकारसे 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका, रौलट ऐक्टको रद करानेके संकल्पका और सत्याग्रहकी 
भावताका एक उल्लेखनीय प्रदशन था।। जो भाषण दिये गये वे पहलेकी अपेक्षा अधिक 
संयत और प्रसंगानुकूल थे। हमें जिन सभाओंके समाचार मिले हैँ, उनमें किसीमें 
कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 

किन्तु स्वदेशी ? क्या स्वदेशी, सत्याग्रहकी भावता और उसके व्यवहारकी देन नहीं 
है? निस्सन्‍्देह वह सत्याग्रहकी देन है। किन्तु स्वदेशीका कार्य सब कार्योसे अधिक 
रचनात्मक' है। उसमें भाषणोंकी उतनी गुंजाइश नहीं जितनी कि ठोस कार्यकी'। 
भाषणों या प्रदर्शनोंसे पचास करोड़ रुपये सालानाकी बचत करना सम्भव नहीं है। 
और प्रतिवर्ष इस रुपयेको बाहर जानेसे बचानेकी ही बात इसमें नहीं है, वल्कि उससे 
भी कुछ अधिक है। इसमें भारतीय तारीकी मर्यादाका प्रइन भी निहित है। मिल- 
उद्योगसे थोड़ा भी' सम्बन्ध रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कारखानोंमें काम 
क्रनेवाली स्त्रियाँ ऐसे प्रलोभनों और खतरोंके बीच रहती हे जिनसे उनको बचाना 
चाहिए। बहुत-सी स्त्रियाँ गृह-उद्योगके अभावमोें सड़कोंकी मरम्मतकी मजदूरी स्वीकार 
कर लेती है और केवल वे लोग ही जो जानते हे कि यह काम कैसा होता है, उन 
खतरोंकों जानते हँ जिन्हें ये स्त्रियाँ मोल लेती हें। उन्हें चरखा दे दीजिए। तब किसी 
सत्रीकों चरखा चलानेके अतिरिक्त कोई दूसरा काम ढूढ़नेकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 
स्वदेशीका अर्थ है सम्पदाका समान वितरण । वह भी एक ऐसे धन्धेके जरिये जो महत्त्व- 
ऋममें केवल कृषिके ही बाद आता है। यह कृषिका अनुपूरक है और इसलिए स्वतः 
ही हमारी वद्धंमान दरिद्रताकी समस्याकों हल करनेमें ठोस' मदद देता है। इसलिए 
स्वदेशी हमारे लिए सचम्‌च कामधेन्‌ ही है जो हमारी सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
करता है और हमारी अनेक कठिन समस्याओंको हल करता है। यह एक ऐसा 
धन्धा है जो हमारी' प्रतिष्ठाकी रक्षा करता है और हमें जीविका देता है, इसलिए 
यह हमारा धारमिक कत्तेव्य बन जाता है। 

यह महान संसिद्धि किस प्रकार प्राप्त की जाये ? उत्तर सीधा है। इस समस्याका 
महत्व. समझनेवाले लोगोंकों निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी एक दिदश्यामें 
प्रयलशील हो जाना चाहिए। 


(१) स्त्री हो या पुरुष स्वयं कातना सीखे। यदि आपको रुपयेकी आवश्यकता 


है तो अपने श्रमकी मजदूरी लीजिए या प्रतिदित कमसे-कम एक घंटेका श्रम राष्ट्रके 
लिए दान क'र दीजिए। 


(२) मनोरंजन या निर्वाहके लिए स्वयं कपड़ा बुनना सीखिए। 


३६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


(३) मौजूदा करघों और चरखोंमें सुधार कीजिए, और यदि आप धनी हूं तो 
जो छोग उतको बना सकते हे उन्हें उनकी बनवाई दीजिए। 

(४) स्वदेशीकी प्रतिज्ञा कीजिए और हाथसे कते सुृतके, हाथसे ही बुने कपड़ेको 
अपनाइये । 

(५) अपने मित्रोंमें ऐसे कपड़ोंका प्रचलन कीजिए और यह विश्वास कीजिए 
कि उस खादीमें अधिक कला और मानवीयता है जिसका सूत आपकी गरीब बहिनोंनें 
तैयार किया है। 

(६) यदि आप माता हैं, आप अपने बच्चोंकों एक निर्दोष और राष्ट्रीय संस्कृति 
देंगी और उन्हें सुन्दर खादीके बने कपड़े पहिनायेंगी -- उस' खादीके जो करोड़ों लोगोंको 
सुलभ है, जिसे अत्यन्त सुगमतासे तेयार किया जा सकता है। 

तब स्वदेशीका अर्थ अपने-आपमें एक ऐसे पूर्ण संगठनकी रचना है जिसके सभी 
भाग परस्पर पूर्ण समस्वरताके साथ काम करते चलें। यदि हम ऐसा संगठन बनानेमें 
सफल हो जायें तो न केवल स्वदेशीकी' सफलता सुनिदिचत हो जायेगी बल्कि हम 
सच्चे स्व॒राज्यकी ययवासमय' प्राप्तिके मार्गपर आरूढ़ हो जायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-४-१९२० 


१२५. विदेश्ञोंमें भारतीय 


भारतके बाहर बसे भारतीय प्रवासियोंके प्रति विद्यमान पूर्वग्रह विविध प्रकारसे 
प्रकट हो रहा है। फीजी' स'रका रने राजद्रोहका धृष्टतापूर्ण आरोप लगाकर श्री मणि- 
लाल डाक्टरकों, जो अपनी वीरांगना और सुसंस्कृता पत्नीके' साथ फीजीके गिरमिटिया 
भारतीयोंकी अनेक तरहसे सहायता कर रहे थे, निर्वासित कर दिया है। अब यह सारा 
झगड़ा फीजीमें मजदूरोंकी हड़तालसे आरम्भ हुआ है। गिरमिट रद कर दिये गये हे, 
किल्तु दासताकी भावना बिलकुल ही नहीं मरी है। हम नहीं जानते कि हड़ताल किस 
बातको लेकर हुईं। हम यह भी नहीं जानते कि हड़तालियोंने कोई अनुचित काम नहीं 
किया है। किन्तु जब हड़तालियों और उनके मित्रोंपर राजद्रोहका आरोप लगाया जाता 
है तो हम यह अवदय जानते हे कि उसके पीछे क्या है। पाठकोंको अवश्य ही याद 
रखना चाहिए कि फीजीकी अभी हालकी उथल-पुथलूमें जिस सरकारको राजद्रोहकी 


१. ३१ माच, १९२० को अहमदाबादमें गांधीजीकी उपस्थितिमें चरखेके परिष्कृत नमूनेकों पुरस्कृत 
करनेके लिए एक प्रतियोगिताका भायोजन किया गया था । 


२. गांघीजीकि एक पुराने साथी डा० आ्रणजीवन मेइताके दामाद । वे १९१२ में साव॑जनिक कार्यके 
लिए फीजी गये थे ! 


३ जबकुवर । ॥४क्‍ 


४. फीजीकी विधान परिषदने अगस्त १९१९ में गिरमिठ-प्रथाक्रो समाप्त करनेका संकल्प किया था। 
गिरमिट प्रथा १८७७ में चाल हुई थी । 


विदेशोंमें भारतीय ३६७ 


गन्ध आई है, यह वहीं सरकार है जिसने श्री एन्ड्यूज-जैसे व्यक्तिके चरित्रपर कीचड़ 
उछालनेकी अशिष्टता दिखाई थी। फीजीके हड़तालियों और श्री, मणिलाल डाक्टरके 
सम्बन्धमें राजद्रोहके आरोपका अर्थ क्या हो सकता है? क्‍या वे और मणिलाल डाक्टर 
सरकारपर कब्जा करने गये थे? क्‍या वे उस' देशमें कोई सत्ता प्राप्त करना चाहते 
थे? उन्होंने मूलभूत स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए हड़ताल की' अतः इस सम्बन्ध राज- 
द्रोह शब्दका प्रयोग करना शब्दोंका दुरुपयोग करना है। सम्भव है, हड़तालियोंने अत्य- 
धिक उतावलीसे काम लिया हो, सम्भव है श्री मणिलाल डाक्टरने उन्हें गुमराह किया 
हो। यदि उनकी सलाह अपराधकी सीमातक पहुँचती थी तो उनपर मुकदमा चलाना 
चाहिए था। प्राप्त सूचनाके अनुसार यही प्रकट होता है कि उन्होंने बिलकुल 
कानूनके अनुसार काम किया है। किन्तु हमारा मुद्दा तो यह है कि फीजी सरकार 
द्वारा मुकदमा चलाये बगैर श्री मणिलाल डाक्टरको फीजीसे निर्वासित करता सत्ताका 
दुरुपयोग है। किसी व्यक्तिको अपने चरित्रकी शुद्धता बतानेका अवसर दिये बिना सन्देह- 
मात्रपर उसकी स्वतन्त्रतासे वंचित करना सिद्धान्ततः: अनूचित है। याद रखना चाहिए कि 
श्री. मणिलाल डाक्टर पिछले अनेक वर्षोसे फीजीको ही अपना घर बना चुके हैं। 
हमारा खयाल है कि वहाँ उन्होंने जायदाद भी खरीद ली है। उनके बच्चे फीजी में 
पैदा हुए हे। क्या इन बच्चोंके कोई हक नहीं हे ? क्या उनकी पत्नीके भी कोई हक 
नहीं हैँ? क्‍या मनमानी करनेवाली सरकारके हाथों एक होनहार व्यक्तिकी सारी 
प्रगति चौपट कर दी जायेगी ? क्या श्री मणिलाल डाक्टरको इससे जो क्षति उठानी 
पड़ेगी' उसकी पूतिकी व्यवस्था कर दी गई है? हमें विश्वास है कि भारत सरकार, 
जिसने विदेशोंमें बसे हुए भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया है, श्री 
डाक्टरके निर्वासनके प्रइनकों उठायेगी। 

फीजी ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं जहाँ सत्तारूढ़ वर्मर्म न्‍्यायके साथ मन- 
मानी करनेकी यह प्रवृत्ति बिलकुल ऊपर झलक आई है। (विगत जमंन) पूर्वी आफ्रिका- 
के भारतीय अपनी दशा पहलेसे बदतर पाते हे। उनका कहना है कि उनकी सम्पत्ति 
सुरक्षित नहीं रह गई है। उन्हें पारपत्रोंपर तरह-तरहके शुल्क देने पड़ते हे। उनके 
व्यापारमें भी रुकावर्ट डाली जाती हें। वे मनीऑर्डरतक नहीं भंज पाते। 

ब्रिटिश पूर्वी आफ्रिकार्में संकटके ये बादल शायद सबसे अधिक घने हेँ। वहाँके 
गोरे प्रवासी भारतीय प्रवासियोंकों उनके अबतक प्राप्त लगभग सभी अधिकारोंसे 
वंचित करनेके लिए हाक्ति-भर प्रयत्न कर रहे हे। कानून बनाकर और प्रशासनिक 
कारवाईके जरिये भी उनको पूरी तरह नष्ट करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। 

दर्क्षाण आफ्रिकाम प्रत्येक भारतीय, जिसका ब्रिटिश डोमीनियनके उस' भागसे कोई 
सम्बन्ध है, साँस रोककर उस' आयोगकी' कारंवाईकी' प्रगतिको देख रहा है जिसकी 
बैठकें इस समय चल रही हो। 


१, इस जाँच-आयोगकी बेठकों माचे १९२० से जुलाई १९२० तक हुई थीं। दक्षिण आकफ़िकी 
संघ सरकारने इसकी नियुक्ति दक्षिण आक्रिकांके अनेक श्रान्तोमें एशियाई व्यापार और भू-घारणके प्रश्नकी 
जाँच करनेके लिए की थी । 


३६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


महामहिम सम्रादके साम्राज्यके इन विभिन्न भागोंमें प्रवासी भारतीयोंके हितोंकी 

रक्षा करना भारत सरकारके लिए कोई आसान काम नहीं है। अत्यन्त दृढ़ और 
सुसंगत नीति अपनाकर ही वह ऐसा कर सकेगी। न्याय भारतीय प्रवासियोंके पक्षमें 
है। किन्तु वे दुर्बल पक्षके ३ं। यदि भारतमें एक प्रबल प्रचार-आन्दोलत खड़ा किया 
जाये और उसके बाद भारत सरकार जोरदार कारेवाई करे तभी यह संकट टलक 
सकता हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-४-१९२० 


१२६. देशी भाषाओँंका हित 


हालमें हुए साहित्य-सम्मेलनोंकी कार्यवाहीकी खोज-खबर रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति- 
को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी राष्ट्रीय जाग्रति केवल राजनीतितक ही सीमित 
नहीं है। इन जलूसोंमं जो उत्साह देखनेमें आया वह एक शुद्ध परिवर्तनका द्योतक 
है। वेचारिक रूपसे हम अपने राष्ट्रीय जीवनमें मातृभाषाओंको उनका उचित स्थान 
देने लगे हें। राजा राममोहनरायकी' भविष्पवाणी थी कि एक दिन भारत अंग्रेजी 
भाषा-भाषी देश बन जायेगा। छेकिन आज उसका समर्थन करनेवाले प्रतिष्ठित 
लोग इने-गिने ही हों। फिर भी उस' महान्‌ सुधारककी भावना अभी कुछ लोगोंपर 
हावी है। हमारे देशमें कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हे जो जल्दबाजीमें अंग्रेजीको 
राष्ट्रभाषा बनानेके पक्षमं अपना मत व्यक्त कर देते हें। अदालती' भाषा के रूपमें 
अंग्रेजीका वर्तमान दर्जा उनके विचारमें जरूरतसे ज्यादा महत्त्व रखता है। वे नहीं 
समझ पाते कि अंग्रेजीका वर्तमान दर्जा हमारे लिए कोई गौरवकी बात नहीं है और 
न वह एक सच्ची जनतान्त्रिक भावनाके विकासमें सहायक ही है। करोड़ों आदमी कुछ- 
सौ अधिकारियोंकी सुविधाके लिए एक विदेशी भाषा सीखें, यह परले दर्जकी हिमाकत 
है। देशकी केन्द्रीय सरकारकों मजबूत करनेके लिए एक सर्वसामान्य माध्यमकी 
आवश्यकता प्रमाणित करनेके हेतु बहुधा हमारे विगत इतिहाससे उदाहरण पेश किया 
जाता है। एक सामान्य माध्यमकी आवश्यकतापर किसीको आपत्ति नहीं। परन्तु वह 
माध्यम अंग्रेजी नहीं हो सकती। अधिकारियोंकों देशी भाषाओंको मान्यता देनी 
पड़ेगी। अंग्रेजीके पक्षपातियोंको जो दूसरी बात अपील करती है वह है साम्राज्यमें 
भारतकी स्थिति। सीधे शब्दोंमें कहा जाये तो उनके तर्कका अर्थ यही निकलता है 
कि साम्राज्यके अन्य हिस्सोंके लाभार्थ --जिनकी जनसंख्या १२९ करोड़से अधिक 
नहीं --- ३१ करोड़ भारतीयोंको अपनी सामान्य भाषाके रूपमें अंग्रेजीको ही स्वीकार 
करना चाहिए। 


१२, ( १७७२-१८३३ ); बंगालके समाज-सुधारक, जो भारतमें अंग्रेजी शिक्षाके प्रचारकोंमें अग्रणी 
थे; ऊन्दोंने भारतकों प्रगति प्रथपर आहूढ़ करनेके उद्देश्यसे कई आन्दोलनोंका सन्नपात किया वा । 


देशी भाषाओंका हित ३६९ 


इस समस्यापर विचार करनेवाले प्रत्येक अध्येताके लिए प्रथम विचारणीय तथ्य 
तो यह है कि भारतमें १५० वर्षोसे ब्रिटिश शासन रहनेपर भी अंग्रेजी एक सर्वसामान्य 
माध्यमका स्थान ग्रहण नहीं कर सकी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि एक तरहकी' टूटी-फूटी 
अंग्रेजी हमारे नगरोंमें माध्यम बतनमें सफल हो गई प्रतीत होती है। परन्तु यह तथ्य केवल 
उन्हीं लोगोंको चकित कर सकता है जो बम्बई और कलकत्ता-जैसे वड़े शहरोंमें हमारी 
राष्ट्रीय समस्याओंका अध्ययन करनेकी बात करते हैें। और उनकी आबादी ही कितनी 
है? वह भारतकी कुछ आबादीका केवरू २-२ प्रतिशत है। दूसरा तथ्य' जिसे अंग्रेजीके 
हिमायती अनदेखा करते हें यह है कि हमारी' देशी' भाषाओंमें से बहुतेरी एक दूसरेसे 
मिलती-जुलती' हें और इसके कारण हिन्दी एक सामान्य माध्यमके रूपमें मद्रास प्रान्तके 
अलावा सभी प्रान्तोंको अनुकूल पड़ती है। हिन्दीके पक्षमें इस लाभकों ध्यानमें रखते हुए 
तथा हमारी' वर्तमान राष्ट्रीय चेतनाकों देखते हुए हम अंग्रेजीको सर्वंसामान्य माध्यमके 
रूपमें कैसे स्वीकार कर सकते हे? । 

इस' समस्याका हल ही देशी भाषाओंके भाग्यका निर्णय करेगा। हमारी' शिक्षा- 
प्रणाली में अंग्रेजीको देशी वायाओंए नुझमाझ अस्वाभाविक प्रधानता दी जाती है। अंग्रेजी- 
के कट्टर हिमायतियोंका कहना है कि यथासम्भव छोटीसे-छोटी उम्रमें ही अंग्रेजी: 
का प्रयोग शिक्षाके माध्यमकी तरह होना चाहिए। यह तके इस तथ्यपर आधारित 
है कि विदेशमें बच्चे छोटी उम्रमें ही' उस' देशकी' भाषा बिना कठिनाईके सीख लेते 
हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय-आयोगने इस तकका खण्डन करते हुए कहा है: 


विदेशोंमें तो बच्चेके चारों ओर लोग उसी देशकी भाषा बोलते हे, पर कक्षामें 

वह ऐसे लोगोंके बीच होता है जो शिक्षकके अलावा सभी, भाषाके नये माध्यमसे 

उतने ही अनभिज्ञ होते हैँ जितने कि बच्चे। इस कक्षाममें एक व्यक्ति अनेककों 

पढ़ाता है, न कि अनंक एकको; और यहाँ केवल प्रयोगों द्वारा ही कक्षामें 

शिक्षण देनके तरीके निकालनमें सफलता मिल सकती है। 

आयोगने शिक्षा-प्रणालीमें देशी' भाषाओंके प्रचलनसे होनेवाली “ दैक्षणिक [ समय 
इत्यादिकी | बचतके ” लाभको मान्यता प्रदान की है। हमने अपने ११ फरवरीके अंकमें 
इस बातकी ओर ध्यान दिलाया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय-आयोगकी' सिफारिशों इस 
सम्बन्धर्में एक कदम आगे हे। इसके बाद लाजिमी कदम यही होगा कि विश्वविद्यालयोंमें 
भी माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंके व्यवहारकी सिफारिश की जाये। सेडलर आयोगने 
माध्यमिक स्कूलों और कालेजके विभागोंम शिक्षाके माध्यमके रूपमें देशी भाषाओंके 
प्रयोगके लिए समेट्रिककों ही सीमा माना है। भविष्यके लिए एक द्वेभाषिक शिक्षा-प्रणालीकी 
बात उसने अपनी' रायके रूपमें रखी है। परन्तु उसने यह भी कहा है: 


भविष्यके बारेसें हम अभीसे कोई राय नहीं देना चाहते । यह भविष्यवाणी 

करना हमारा काम नहीं कि आगे चलकर कभी भविष्यमें बेंगलाके ही अधिकतम 

प्रयोगकी स्वाभाविक अभिलाषा अन्ततः इतनी बलवती हो जाये कि जिसके 

पणिममस्वरूप हम एक ऐसी सर्व-सामान्य भाषाके माध्यमको छोड़नेके लिए तैयार 
१७-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


हो जायें -- जो केवल भारतके शिक्षित-वर्गकी ही नहीं बल्कि अन्य किसी भाषाकी 
अपेक्षा 'जनसमूह द्वारा अधिक व्यवहृत हो और जिसके जरिये हम विश्वके 
साहित्य और वैज्ञानिक प्रगतिके क्षेत्रमें सहज ही प्रवेश पा सकें। 


यद्यपि आयोगके सामने प्रस्तुत साक्ष्यकों देखते हुए आयुक्‍तोंकों विश्वविद्याद्योंमें 
भी देशी भाषाओंके प्रयोगके पक्षमें भावी नीति निर्वारित करनेके लिए तो राजी नहीं 
किया जा सका, लेकिन यह भी इतना ही सही है कि साक्ष्यमें उनको ऐसा कुछ नहीं 
मिला जो अंग्रेजीकें हिमायतियों या द्विभाषा-समर्यकोंकी दलीलोंका समर्थन करता हो। 
इस प्रकार यद्यपि आधवुक्तोंके प्रश्नोंके उत्तर भविष्यका निर्णय आप नहीं करते फिर भी 
वे यह तो 

प्रकट करते हैं कि विश्वविद्यालयोंके कुछ कामोंमें तुरन्त और सभी कामोंमें 

अन्ततोगत्वा बेगलाका प्रयोग शुरू करनेके पक्षमें एक प्रबल आन्दोलन सौजूद है, 

एक ऐसा आलन्दोलन जिसका कोई आभास १९१५ की शाही विधान परिबद्की 

बहसमें नहीं मिलता। 


आयुक्तोंने उत्तरोंकी जो व्याख्या की यदि हम उसका अध्ययन करें तो उनके 
कथनक्रों अधिक श्रही रूपमें पूरी तरह समझ सकेंगे। गवाहोंसे प्रश्न किया गया था 
“क्या आपका विचार है कि मंट्रिकसे ऊपर विश्वविद्यालयोंके पाठ्यक्रममें हर स्तरपर 
प्रशिक्षण और परीक्षाका माध्यम अंग्रेजीको बनाना चाहिए? ' प्राप्त उत्तरोंका वर्गीकरण 
इस प्रकार हैं: --- 

(१) १२९का जवाब निश्चय ही स्वीकारात्मक है। 

(२) २९का जवाब स्वीकारात्मक तो है पर कुछ किन्तु-परन्तुके साथ। 

(३) ६८ ने एक ही शिक्षा-संस्थामें एक साथ या दो समान संस्थानोंमें अंग्रेजी 

और देशी भाषाके संयुक्त प्रयोगके पक्षमें मत दिया। 
(४) ३३ उत्तरोंमें देशी भाषाओंकों क्रमशः अंग्रेजीके स्थानमें रखनेका उद्देश्य 
- रखनेकी बात सुझाई गई है। 

(५) ३७ उत्तर विरोधमें हें; और 

(६) ९ उत्तर किसी वर्गममें नहीं रखे जा सकते। 

इस प्रकार १५५ जवाब अंग्रेजी माध्यसके पक्षमें हे. और लगभग १३८ देर-सबेर 
देशी भाषाकों शिक्षाका माध्यम बनानके विरुद्ध नहीं हे। निश्चय ही यह अनुपात 
देशी भाषाओंके हिमायतियोंका उत्साह बढ़ानवाला है। इसके अलावा अंग्रेजी-माध्यम- 
की हिमायत करनेवाले लोगोंका काफी बड़ा भाग ऐसा है जो विदेशी माध्यमकी सलाह 
सिर्फ इसलिए देता है कि विभिन्न विषयोंपर सही किस्मकी यथेष्ट पाठ्यपुस्तकोंकी 
व्यवस्था नहीं है। ये शिक्षा-शास्त्री भी सिद्धान्ततः देशी भाषाओंके माध्यमके विरोधी 

हीं है। वे नहीं चाहते कि हम तेरना सीखे बिना ही पानीमें उतर पड़ें। बाकी 

यद्राहीका साक्ष्य इसी तरहका परन्तु अधिक निशचयात्मक है, जो अंग्रेजी माध्यमका समर्थन 
करता है। शेप साक्ष्य देशी भाषाओंकों शिक्षाके माध्मयके रूपमें अनुपयुक्त करार दिया 


देशी भाषाओंका हिंत ३७९१ 


है। ये गवाह हमारी' देशी भाषाओंके इतिहाससे अनभिन्ञ प्रतीत होते है । एक समय 
था जब समस्त हिन्दू-दर्शनका एकमात्र माध्यम संस्कृत थी। परन्तु कुछ उत्साही विद्वानोंने 
अपनी देशी भाषाओंका भण्डार दर्शन-साहित्यके सुन्दर ग्रंथोंसे समृद्ध किया और वे हिन्दू- 
दर्शनकों आम जनताके निकट ले आये। क्या हम संगठन सम्बन्धी आधुनिक' कल्पताओंका 
सहारा लेकर या उनके बिना ही देशी भाषाओं में विज्ञानके क्षेत्रमें भी वही काम नहीं 
कर सकते जो किसी समय दर्शनके क्षेत्रमें देशी भाषाओंके उन विद्वानोंने किया था? 
इन' गवाहियोंकी शंकाओंके विरोधम देशी' भाषाओंके पक्षपाती जापानका उदाहरण पेश 
कर सकते हैँ। सेंट पॉल्स कैथिड्रछ कालेज, कलकत्ताके प्रिंसिपल रेवरेंड डब्ल्यू० ई० एस० 
हॉलेंड अपनी' गवाहीमें लिखते हें कि 

जापानन अपनी भाषाके प्रयोगसे एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली खड़ी कर दी है जिसका 

पादचात्य जगत सम्मान करता है। 

'मॉडर्न रिव्यू के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जीकी गवाही और भी अधिक 
विश्वासोत्पादक है। वे' कहते हैं: 

विश्वविद्यालयकी शिक्षाके सभी स्तरोंपर देशी भाषाओंका प्रयोग अपरिहार्य है। 

इसके विरुद्ध जितनी भी आपत्तियाँ हें उनका महत्त्व अस्थायी ही है, क्योंकि 

अत्यन्त विकसित आधुनिक भाषाएँ और साहित्य अपन प्रारम्भिक चरणमें बंगलासे 

किसी भी तरह बेहतर नहीं थे। सतत प्रयोगसे ही वे विकसित हुई हैं और 

हम भी उसी तरह प्रयोगसे ही अपनी भाषाका विकास कर सकेंगे। 

इस प्रकार हम पाते हे कि यद्यपि आज डा० संडलरके आयोगके समक्ष प्रस्तुत 
साक्ष्य विश्वविद्यालयकी रक्षाके लिए देशी भाषाका माध्यम अपनानेके पक्षमें नहीं है, 
फिर भी वह भविष्यमें देशी' भाषाकों माध्यम बनानेके हितमें बड़ी आशा बँवाता है। 
एक समय था जब देशी भाषाके पक्षपातियोंके उद्देश्यको सन्देहकी' दृष्टिसे देखा जाता 
था। अब उसे सन्देहकी दृष्टिसे नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं सन्देहका स्थान 
विश्वासने ले लिया है। हालमें दो महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ इस उद्देश्यकी पूतिके लिए सक्रिय 
हो गई है। पृतवाका नि विश्वविद्यालय” और हैदरांबादका उस्मानिया विश्वविद्यालय; 
दोनों ही माध्यमके रूपमें केवल देशी भाषाओंका व्यवहार कर रहे हें। उनकी प्रगति- 
पर बहुत लोगोंकी आँखें जमी हुई हें और जैसा कि जस्टिस सर अब्दुल रहीम ठीक ही' 
कहते हँ कि इन संस्थाओंकी सफलता देशी भाषाओंकी समस्थाका हल आसान बना देगी। 
हिन्दू-विश्वविद्यालयके पिछले दीक्षान्त समारोहके दौरान माननीय पंडित मदनमोहन 
म्रलवीयन देशी भाषाओंके सभी प्रमुख विद्वानोंकों एक सम्मेलनके लिए आमंत्रित किया 
था। आशा है कि ऐसे सुनियोजित प्रय॒त्नोंसे देशी भाषाएँ शीघ्र ही शिक्षाके' माध्यमके 
रूपमे मान्यता पा लेंगी। 

देशी-भाषाओंके हितको प्रान्तोंक वतेमान विभाजनने भी किसी अन्य चीजसे कम 
नुकसान नहीं पहुँचाया है। भाषाके आधारपर प्रान्तोंका पुनविभाजन करनेके बाद विश्व- 
विद्यालयोंकी' व्यवस्था एक नये सिरेसे करनी होगी। 


१. श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी विश्वविद्यालय । 


रेछर सम्पूर्ण गांधी वाहसय 


ऊपर हमने देशी भाषाओंके हितके लिए तीन परस्पर मिले-जुले कार्यक्षेत्र बतलाये 
हैं। जाहिर है कि जबतक हम इस हितको आगे नहीं बढ़ायेंगे तबतक हम अपने देशके 
विभिन्न स्त्री-पुरुषों और विभिन्न वर्गों और जनताके वीच निरन्तर चोड़ी होती हुई 
बौद्धिक और सांस्क्रतिक खाईको पाट नहीं सकेंगे। यह भी निश्चित है कि केवल देशी 
भाषाके माध्यमसे ही अधिकांश छोगोंमें वेचारिक मौलिकता पैदा की जा सकती है। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१--४-१९२० 


१२७. पत्र: देवदास गांधीकों 


बम्बई 
बुधवार [२१ अप्रैल, १९२०[* 


आज में पंडितजीको' विदा करने तथा अन्य कार्यों व्यस्त रहनेके कारण तुम्हें 
जो पत्र लछिखना चाहता था, सो नहीं लिख सका। 


» बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७०) की फोटो-नकलसे | 


१२८. खादीके उपयोग 


यद्यपि स्वदेशी आन्दोलन मुझे सन्तोष देते योग्य गतिसे नहीं चल रहा है तथापि 
यह आन्दोलन धीरे-घीरे आगे बढ़ता जा रहा है। सत्याग्रह सप्ताहके दोरान जनतामें 
बहुत जागृति भाई है। स्वदेशी आन्दोलन भी उसी प्रमाणमें आगे बढ़ा है। मुसलमान 
भाइयोंने भी स्वदेशी आन्दोलनमें अधिक भाग लेना आरम्भ कर दिया है। उनमें 
एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया है। वे स्वदेशीके आन्दोलनकों विदेशीके बहिष्कारके 
रूपमें देखते हें। में बता चुका हूँ कि बहिष्कार मिथ्या है। तथापि जिस हृदतक 
बहिष्का रमें स्वदेशीका तत्त्व सन्निविष्ट है उस हृदतक तो छाभ होगा ही। कोई 
व्यक्ति गुस्सेमे आकर उपवास करता है तो उस उपवासका जो थोड़ा शारीरिक 
लाभ है वह तो उसे मिलता ही है। उर्सी तरह बहिष्कारके रूपमें गृहीत स्वदेशीका 
दाम भी जनताकों अवश्य मिलेगा। यादि हम यूरोपके मारलूकों छोड़ जापानका मार 
लेने छगें तो यह बात अलबता कड़ाहीमें से निकलकर चूल्हेमें गिरनेके समान होगी। 


१. यह पत्र गंधीजीने श्रीमती सरलूदित्ी चोधरानी द्वारा देवदास गांधीकों २१ अग्रैठ, १९२० को 
लिखे पोर्ट कार्डेशी पीठ्पर लिखा था। 
२, पंडित राममजदतत चौधरी । 


खादीके उपयोग ३७३ 


तब स्वदेशीका सच्चा प्रचार कंसे हो ? स्वदेशीके प्रेमियोंकों इसपर अवश्य विचार 
करना चाहिए। देशी' मिलोंमें बने कपड़ेका अधिक उपयोग करके इसे सम्भव मानता 
भूल है। हिन्दुस्तानमें हमारी आवश्यकताके योग्य स्वदेशी माल तैयार होता ही नहीं 
है। इसलिए यदि हम मिलके मालको इस्तेमाल कर सन्‍्तोष कर लें तो उसका मतलब 
यह हुआ कि आज गरीबके भागमें जो माल आता है उसे हम ले छेते हें और उसका मूल्य 
बढ़ा देते हैं। यह तो ठीक नहीं है। इस बातमें भी कोई सन्‍्देह नहीं कि फिर हमें गाँव- 
गाँवम स्वदेशी भंडार खोलनेकी जरूरत पड़ेगी। आज तो स्वदेशी वस्त्र पहननेवालोंको 
सामान्य दुकानोंमें आवश्यक स्वदेशी माल नहीं मिल सकता। इसलिए सही अर्थो्मे 
स्वदेशीको प्रोत्साहन वही व्यक्ति देता है जो एक गज ही क्‍यों न हो, अपने हाथके 
कते सूतका कपड़ा तैयार करता है। यदि फूँक मारते ही नई मिलें खड़ी की जा सकतीं 
तो एक तरहकी' स्वदेशी आज ही' व्यापक बनाई जा सकती। लेकिन मिलोंकी' स्थापना 
करनेमें तो समय चाहिए। फूंक मारते ही हाथसे काता सूत प्राप्त किया जा सकता 
है, इस बातमें कोई सन्देह नहीं है। कोशिश करनेसे कोई भी व्यक्ति एक ही दिनमें 
सूत कातना सीख सकता है। 

इस तरह सैकड़ों बहनें सूत कातने लगी हैँ, लेकिन उसका बना हुआ कपड़ा 
पहननेवाले लोग नहीं मिलते | एक वर्ष पहले खादी पर्याप्त मात्रामें नहीं मिलती थी। 
हाथके कते सूतको प्राप्त करनेमें पहले बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब एक वर्षके 
अन्तमें मेरे ही पास हाथका कता यूत इतना अधिक आने छगा कि में भी उसे तत्काल 
नहीं ले सकता। खादीका माल मेरे पास बहुत अधिक इकट्ठा हो गया है और उसकी 
पूरी-प्री खपत नहीं हो पाती। 

खादीके प्रति लोगोंकी अरुचिको कसे दूर किया जाये, यह प्रश्त उतना ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं जितना कि नये कपड़ेका उत्पादन। हम एकाएक मोटी खादीके बजाय हाथसे कते 
सूतका कपड़। नहीं बता सकते। लाखों बहनें मोटी खादीके योग्य सूत ही कातेंगी। 

स्वदेशी आन्दोलनकों सबसे ज्यादा छाभ तो श्रीमती सरलादेवीने ही पहुँचाया। 
उन्होंने राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान खादीकी साड़ी और चोली पहननेकी इच्छा प्रकट की। 
'खादीकी साड़ी पहननके लिए तो में अबतक भी किसी बहनको राजी नहीं कर पाया 
हैँ। इसलिए सरलादेवीकी बात सुनकर पहले तो मुझे कगा कि वे शायद हँसी कर रही 
हैं। लेकिन उन्होंने तो सच्चे हृदयसे यह बात कही थी; और वह भी बसी मोटी खादी- 
की जैसी में पहनता हूँ। मेंने उनके लिए खादीके कपड़े बनवाये, और उन्होंने उन्हींको 
पहनकर सप्ताहकों दीप्त किया। उनके मामाश्रीनंं जब अपनी भांजीको वे मोटे 
वस्त्र पहने हुए देखा तब उन्होंने भी कहा: “अगर तुम्हें अटपटा न छगे तो इस 
पोशाकरमें कोई खराबी नहीं है। सभी जगह तुम इसे पहनकर जा सकती हो।” कवि- 
श्रीके सम्मानमें ११ तारीखको श्रीमती पेटिठके यहाँ एक विशाल आयोजन था। उसमें 
वे खादीकी' पोशाक पहनकर जायें अथवा नहीं, यह प्रश्न उन्तके सामने था। इसपर 
उन्हें कविश्वीके उपर्युक्त उद्गारोंका ध्यान आया और सरलछादेवीनें खादीकी पोशाक 


१. रखोन्द्रनाथ ठाकुर, जो राष्ट्रीय सप्ताहके दौरान बम्बईमें थे । 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पहुनकर आयोजनका गौरव बढ़ाया। उन्हें जितना माव उनकी कीमती रेशमी 
साड़ियोंमें मिलता था उतना ही इस' खादीकी साड़ीमें भी मिला। इसके बाद तो वे 
सभाओं आदिमें उन्हीं धादीके वस्त्रोंकी पहेनकर गईं और जहाँ-जहाँ में उपस्थित 
था' वहां-वहाँ मेंने देखा कि उन वस्त्रोंके कारण स्त्री-पुरुषोंके मनमें उनके प्रति आदर- 
भाव बढ़ा है। इस तरह मामा-भांजीने, जो कलात्मक अभिरुचिके लिए समस्त हिन्दुस्तानमें 
प्रसिद्ध हें, कलाकों दृष्टिसे खादीकों नापसन्‍्द नहीं किया। इतना ही' नहीं बल्कि उन्होंने 
धनिक समाजमें स्त्ियोंके लिए खादीके पहरावेका प्रवेश कराया। जो महिला अबतक 
महीनसे-महीन पोशाक पहनती आई थी, उसने खादीके कपड़े पहने और गवंका अनुभव 
किया, उनके मोटे खुरदरेपनकी उसने शर्म नहीं मानी। यह भावना जबतक हमेशाके 
लिए, कमसे-कम इस' संक्रान्ति कालके लिए, एक बड़ी संख्याम हिन्दुस्तानके स्त्री- 
पुरुषोके मनमें घर नहीं कर लेती तबतक में स्वदेशी आन्दोलनकों विराट स्वरूप 
दिए जानकी बात असम्भव मानता हूँ। क्योंकि इस समय यदि लाखों गज कपड़ा तैयार 
किया जा सकता है तो वह खादीका ही हो सकता है। 

खादीका मोटा कपड़ा पहननेवालों पर दया दिखानेका मुझ तो कोई कारण दिखाई 
नहीं देता। में स्वयं अपनेकों कला-रुचिविहीन नहीं मानता और खादीमें मुझे बहुत 
कला दिखाई देती है। अपने और दूसरोंके निजी अनुभवके आधारपर में कह सकता 
हूँ कि मिलके सूती कपड़ेकी अपेक्षा, जो गर्मीमें पसीना आनेसे हमारे बदनसे चिपक 
जाता है, खादीमें पसीना सोखनेकी अधिक शक्ति है। यह टिकाऊ होनेके कारण भी 
अधिक उपयोगी और अधिक अच्छी है। कपड़ेका यदि कोई व्यक्तित्व कहा जा सकता 
हो तो कह सकते हें कि खादीका अपना व्यक्तित्व होता है। खादीके उत्पादनकी विभिन्न 
क्रियाओंमें से किस क्रियाका कर्त्ता कौन है, यदि हम यह जानना चाहें तो जान सकते 
हैं। खादीमें थोड़ी-बहुत कारीगरी है। यह बात मिलके कपड़पर छागू नहीं होती। जंसे 
वृक्षेक दो पत्ते बिलकुल एक-जैसे नहीं होते, वेसे ही हाथके कते, हाथके बुने सूतकी 
खादीके दो तागे एक समान नहीं होते। जिस तरह कोई चित्रकार बिलकुल एक 
समान दो चित्र नहीं बनाता, उसी तरह खादी बनानेवाला भी एक ज॑ंसे दो थान नहीं 
बनाता। कुछ लोगोंको यह जानकर दुःख होगा। वे सम्भवतः यह मानते होंगे कि यदि 
एक ही तरहका, और जो न पहचाना जा सके ऐसा ला!खों गज कपड़ा होना अथवा 
उसका तैयार किया जा सकना ज्यादा अच्छा है। ऐसे मशीनी उत्पादनोंकों अधिकांशत: 
उपयोगी माना जाता है; लेकिन इसे किसी भी दिन कलाका नाम नहीं दिया गया। 
यदि हम एक ही तरहके पिन' न बना सर्क अथवा हमें एक ही तरहका कागज न मिल्ले 
तो हमें कुछ असुविधा हो सकती है। फिर भी इस यंत्र-युगर्मे आज भी कलाके पारखी 
स्त्री-पुरुष हाथसे बने कागजको ही' अधिक पसन्द करते हैं। मशीनके और हाथके' कागजका 
अन्तर तो सभी देख सकते हे । हाथके कागजमें अमुक प्रकारका व्यक्तित्व-बनानेवालेकी 
कला होती है। किन्तु सम्भव है सबकी जरूरतके योग्य हाथका कागज न बनाया 
जा सके। यहाँ तो में इतना ही सिद्ध करना चाहता हूँ कि जिस तरह कागजमें, 
उसी तरह हाथकी बनी खादीमें जो कला है वह मशीनसे उत्पादित कपड़में नहीं 


खादीके उपयोग ३७५ 


है। यदि हमने स्वदेशी वस्तुओंके प्रति एक अरुचिका भाव विकसित न कर लिया 
होता तो हम खादीमें निहित कछा भी देख पाते। स्काटलेंडमें आज भी मशीनसे 
तेयार की गईं | ऊनकी | ट्वीड, वहाँकी स्त्रियों द्वारा तैयार की गई ट्वीडका मुकाबला 
नहीं कर सकती । वहाँके उमरावोंने हाथसे बनी' ट्वीडको पहनकर यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि उसके खुरदरेपनमें जो गर्मी और जो शोभा है, मशीनसे बनी महीन ट्वीड्सें वैसी 
शोभा और गर्मी नहीं है। हाथकी बनी ट्वीड “फैशनेबल “- कलात्मक -- मानी 
जाती है, इसलिए उसके दाम भी अधिक मिलते हें। 

यह हिन्दुस्तानका दुर्भाग्य है कि यहाँ हाथकी बनी खादीके वस्त्रोंको अपेक्षाकृत 
निम्न लोगोंके पहनतनेका कपड़ा माना जाता है, उसे कराविहीन समझा जाता है। 
उसका कोई मूल्य नहीं आँका जाता तथा खादीके बुनकरकों दिनभरमें मुश्किलसे आठ 
आने मिल पाते हें। जिस देशमें ऐसा उत्तम न्याय होता हो वहाँ कलाके सही मूल्यांकनकी 
क्या आशा की जा सकती है? ऐसे देशमें मुखमरी क्‍यों न हो? हाथके कलछा-कौशलके 
प्रति इस' देशमें सम्मानका कोई भाव नहीं है। धनाढ्य छोग यूरोपके मशीनी चमकदार 
मालकी चकाचौंधसे मुग्ध होकर उसे कला मान बंठे हें। इसीसे उनके घरोंसें, उनके 
पहनावेमें हिन्दुस्तानके हस्तकौशलकों स्थान नहीं दिया जाता। सूरतके कलक्टर महोदयने 
एक बार स्वदेशी आन्दोलनकी टीका करते हुए मुझसे कहा: “देखिए मेंने अपने 
दीवानखानेमें स्वदेशी कारीगरीकों कितना स्थान दिया है, तथा वहाँ निगाह डालिए, 
कितनी कलात्मक हें ये वस्तुएँ; जरा अपने धनवान मित्रोंसे मेरे इस कामकी तुलना 
कीजिए और तब बताइए कि स्वदेशीकों कौन प्रोत्साहन देता है।” उनका कहना सही 
था। उसे सुनकर में लज्जित हुआ। मेरी दृढ़ मान्यता है कि जब हिन्दुस्तानके लोग हाथके 
बने कपड़ेकों पहनतेमें गवंका अनुभव करेंगे, जब खादीमें निहित कलाकी खातिर उसके 
उचित दाम देंगे तब हिन्दुस्तानसे भुखमरी जायेगी और गरीब लोग जिन्हें अनाजके भी 
छाले पड़े हुए हे, भरपूर अनाज पायेंगे। 

आज तो मेरे पास' बहुतसी खादी यों ही पड़ी हुई है। ऐसी' स्थिति आ पड़ी 
है कि हमे गरीब बहनों और भाइयोंको' अपना काम रोकनको कहना पड़ेगा। इसलिए 
मेरे सामने कुछ-एक स्वयंसिद्ध बातोंकों सिद्ध करनेकी जरूरत आ पड़ी है। कोट, 
अंगरखा आदि मुझे तो खादीके ही सुन्दर लगते हें। लेकिन यदि में पाठकोंको इतनी' 
दूरतक नहीं ले जा सकता तो इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि खादीके अन्य 
और बहुतसे उपयोग हूँ । खादीके बस्ते बनते हें, खादीके झोलीनुमा झूले बनते हें। कुर्सी, 
कोच आदिपर खादीके गिलाफ चढ़ाये जा सकते हें। रंगीन खादीकी बड़ी-बड़ी जाजमें 
और चंदोवे बनते ह। संक्षेपर्में उसके हर आकारके रुमाल, छन्ने, थैलियाँ, खोल, गिलाफ, 
आदि अनेक प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ बन सकती हें। खादीका प्रचार करनेमें में 
प्रत्येक पाठककी सहायता माँगता हूँ। खादीकों छाल स्वदेशी रंगमें रँगनेके लिए एक 
रंगरेज भी मिल गया है। इसकी सहायतासे में कुछ खादीको छाल रंगमें रॉगवा 
रहा हूँ। खोल आदिके लिए रेंगी हुई खादी अधिक उपयोगी होगी। प्रत्येक 
पाठकसे में इतना याद रखनेका अनुरोध करता हूँ कि हाथ-कताईके उद्योगों इस 


३७६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


समय अनेक बहनें जूटी हुई हे। उनमें से कोई-कोई हीन जीवन व्यतीत करती थी; 
कोई अपने बच्चोंके लिए दूध-जेसी वस्तुतक लेनेमें असमर्थ थी। वे बहनें इस समय 
सम्मानके साथ थोड़ा-बहुत कमा रही हें। हिन्दुस्तानकी भुखमरीकों सहज ही दूर 
करने तथा हिन्दुस्तानमें जीवतकों अधिक सम्मानके साथ बितानेकी दिशामें प्रत्येक 
पाठक अपना योगदान दे ऐसी' मेरी इच्छा है। 
जिन्हें खादी चाहिए, वे मुझे पत्र लिखनेके बजाय सत्याग्रह आश्रममें खादी 

विभागके व्यवस्थापकको पत्र लिखें। मुझे लिखनेसे सम्भव है, ऐसे पत्रोंका उत्तर देनमें 
देर हो जाये। आश्रममें जिन विभिन्न किस्मोंकी खादी इकट्ठी है उसके भाव भी, 
व्यवस्थापक सत्याग्रह आश्रमकों लिखनंपर मिल सकेंगे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-४-१९२० 


१२९. काठियावाड़ी शिष्ठता 


साहित्य परिषद्के समय लाल दरवाजके बाहरवाले मंदानमें अपने भाषणके ' 
दोरान मेंने काठियावाड़ी शिष्टताके सम्बन्धर्मं कुछ उद्गार प्रकट किये थे, उस 
विषयमें मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। एक पत्रमें मुझपर आरोप छूगाया गया है कि 
मेने काठियावाड़के साथ अन्याय किया है। अपनी समझमें तो मेने अपने भाषणोंमें 
काठियावाड़की शिष्टताका बखान किया था। शिष्टाचारकी अतिशयताकी तनिन्‍्दा की 
थी। काठियावाड़के लोगोंमें जिस उद्यरता, विनयशीलता, आतिथ्य, सरलता और प्रेमके 
दर्शन होते हें, उनको में किसी दृष्टिसि ओझल नहीं कर सकता; में उनकी निन्‍्दा 
नहीं कर सकता। लेकिन काठियावाइमें इन्हीं गुणों तथा अन्य उलटी रूढ़ियोंके कारण 
दम्भ, कृत्रिमता आदिके रूपमें परेशानियाँ पैदा हो गई हें; यदि में इनकी आलोचना 
न करूँ तो जिन दोषोंसे में अपने आपको मक्‍त मानता हूँ उन्त दोषोंसे दूसरोंको 
बचानके अवसरकी उपेक्षा करना ही होगा। में जब कभी काठियावाड़के लोगोंके 
सम्पर्कमें आता हूँ, मुझे इत गूण और दोष, दोनोंका अनुभव होता है। मेरी यह दृढ़ 
मान्यता है कि नई पीढ़ी, काठियावाड़का युवक-वर्ग इन गूणोंकों विकसित करने तथा 
इनसे उत्पन्न दोषोंकों त्यागकर बहुत आगे बढ़ सकता है। छेकिन दोषोंकों देखें-समझे 
बिना उनका त्याग असम्भव है। इसलिए मुझे जिन्होंने उक्त पत्र लिखे हें उनसे में 
निम्नलिखित प्रश्न पूछूगा : 

(१) क्या आपने यह नहीं देखा कि अन्य लोगोंकी अपेक्षा काठियावाड़ी लोग 
झूठा शिष्टाचार निभानेमें न देने योग्य वचन देते हैं? (२) क्या आपने काठियावाड़के 
लोगोंको अन्य लोगोंकी बनिस्वत शिष्टाचारकी ही खातिर अपने बूतेसे बाहर खर्च 
करते नहीं देखा है? (३) क्‍या आपने यह नहीं देखा कि शिष्टाचारके बावजूद 
काठियावा इक व्यवहारमें, सार्वजनिक और निजी जीवनमें, अशिष्टताके दर्शन होते हें ? 


१, + अग्रैठ, १९२० का । 


एक वर्ष पूरा हुआ ३७७ 


मेने तो स्पष्ट रूपसे' उनमें इन तीनों दोषोंको देखा है। आज भी काठिया- 
वाड़ियोंके बारेमे मेरे पास इन दोषोंकी शिकायतें आती रहती हें। यह भी हो सकता 
है कि में निरन्तर इनके सम्पर्क्में आता रहता हूँ, इसीसे मुझे ये दोष कुछ अधिक 
बड़े दिखाई देते हों अथवा मेरे खुदके काठियावाड़ी होनके कारण मेरे पास इन 
दोषोंके विषयमें शिकायतें आती रहती हों। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ इतना ही 
हुआ कि ये दोष दूसरोंकी अपेक्षा काठियावाड़ियोंमें अधिकः नहीं है। लेकिन में 
तो काठियावाइके लोगोंसे निवेदन करूँगा कि उक्त दोष आपके बीच चाहे जितनी 
कम मात्रार्में क्‍यों न हों उन्हें आप निकाल फेंके, इससे आपका जीवन अधिक पवित्र 
होगा तथा आप अयनी और अपने देशकी अधिक सेवा कर सकेंगे। 
हम दूसरोंसे बहुत खराब नहीं हैँ, इस प्रकारके झूठे सनन्‍्तोषसे क्‍या छाभ !? 
बल्कि प्रत्येक स्त्री-पुसुषका यह कर्तव्य है कि वह स्वतन्त्र रूपसे अपने दोषोंको निरख- 
प्रखकर उन्हें दूर करे। अतएवं मुझे उम्मीद है कि जो अपनी बहादुरी और 
साहसके लिए प्रसिद्ध है वह काठियावाड़ी अपने सुक्ष्मसे-सूक्ष्म दोषकों विवेकपूर्वक 
निकाल बाहर करेगा तथा साहस और बहादुरीका अपना गुण देशकी' सेवार्में अपित 
करेगा, एवं स्वर्गीय नवरूरामने' शुद्ध हृदयसे हमारे जिन दोषोंको देखा और वर्णित 
किया है उन्हें अपने भीतरसे दूर कर देगा। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २५-४-१९२० 


१३०. एक वर्ष पुरा हुआ 


श्री हॉनिमेनकों निर्वासित हुए २६ तारीखकों एक वर्ष पूरा हो जायेगा पर हम 
उन्हें अबतक हिन्दुस्तान वापस' नहीं ला सके। जब सम्राट्का घोषणा-पत्र प्रकाशित' 
हुआ था तब छोगोंने सोचा था कि उसके अन्तर्गत श्री हॉनिमेनके मामकेपर भी विचार 
क्रिया जाग्रेगा। लछेकित बम्बईके गवर्नर महोदयने इस मामलेसें इस विचारसे ठीक उलठा 
निर्णय लिया और अबतक तो बात उन्‍्हींकी रही है। श्री' हॉनिमेनको वापस छानेकी 
वातके साथ नागरिक स्वातन्व्यके महान्‌ सिद्धान्तका सवाल जुड़ा हुआ है। श्री हॉनिमनके 
व्यक्तिगत गृुण-दोषोंको फिलहाल हम एक ओर रखें। मान लीजिए वे अपराधी' हें; लेकिन 
खूनीकों भी आधुनिक प्रशासन-व्यवस्थाके अनुसार विधिपूर्वक जाँच-पड़ताल किये बिना 
फाँसीपर नहीं चढ़ाया जा सकता और न कंद ही रखा जा सकता है। अभी बारह 
महीनोंके भीतरकी बात है, अहमदाबाद एक व्यक्तिपर खूनका आरोप लगाया गया 
और उसे फाँसीकी सजा दी गई। यह सजा उसे विधिपूर्वक नियुक्त अदालतमें मुकदमा 


१, उन्‍्तीसवीं शताब्दीके एक गुजराती रेखक । 
२, यद घोत्गापत्र २३ दिसम्बर, १९१९कों जारी किया गया था, इसमें राजनेतिक कैदियोंकों 
राज्यकी " भोरसे क्षमा प्रदान की गईं थी । 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


चलतेके बाद दी' गई थी। किन्तु कोई कानूनी' भूल रह जानेके कारण उसे छोड़ दिया 
गया; और उसे यह मुक्ति हमारे गवर्नर महोदयके आदेशसे ही मिली थी। इसमें 
सरका रने बड़ी न्याय-बुद्धिसे काम लिया था। सरकार श्री हॉनिम्मनके मामलछेमें भी वेसी 
न्याय-बुद्धिका परिचय क्‍यों नहीं देती ? कुछ लोग यदि यह कहकर सरकारका बचाव 
करना चाहे कि जो सरकार साधारणतया ऐसी न्याय-बुद्धिसि काम छेती है और जब 
उसने श्री' हॉनिमेनकी स्वतस्त्रताका इस तरह अपहरण किया है तो उसके पास इसका 
कोई सवल्ल कारण होगा। हम इस तकेको उचित नहीं मालते। जब कि उक्त खूनीका 
सरकारसे कोई विरोध नहीं था, श्री हॉनिमंत तो एक तरहसे सरकारके विरोधी कहे 
जा सकते हें। अपनी लेखनी और अपने भाषणोंसे वे सरकारको परेशान कर सकते थे। 
इसलिए उनकी स्वतन्त्रता छीन लेनेमें सरकारका स्वार्थ था। इसी कारण खूनीकी हद- 
तक' सरकारने जिस स्याय-बुद्धिका परिचय दिया, श्री हॉनिमेनके मामलेसें उसने उसका 
कोई उपयोग नहीं किया। हमारा कहना है कि यदि श्री' हॉनिर्मनने कोई ऐसी चीज़ 
लिखी हो जो कानून-सम्मत नहीं है तो उनपर मृकदमा चलाकर सजा दी जाए। 
बिना मुकदमा चलाए जो सजा दी गई है जनता उसे कदापि स्वीकार नहीं कर 
सकती। श्री हॉनिमेनकी स्वतन्त्रताके पक्षमें लड़ना जनताका अपनी स्वतन्त्रताके पक्षमें 
लड़ना है, अतएव हमें उम्मीद है कि जनता श्री हॉनिमैनके मामलेको नहीं भूलेगी 
तथा प्रभावशाली उपायोंसे श्री हॉनिमनके विरुद्ध जारी किए गये आदेशको रद 
करवानेमें कुछ उठा नहीं रखेगी। 

अब हम विचार करें कि इस दिशामें क्या किया जा सकता है। अप्रेल और मई 
महीनोंमें नेताओंके बम्बईमें न रहनेसे उक्त महीनोंमें खास हलचल नहीं रहती। इसलिए 
हम बम्बईमें २६ तारीखको किसी जोरदार सभाका आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन 
जल्दीसे-जल्दी अवस'र मिलते ही जूनताकों सारे बम्बई प्रदेशमें भारी सभाएँ आयोजित 
करके स'रकारकों बता देना चाहिए कि जबतक श्री हॉनिमनके विरुद्ध जारी किया 
गया आदेश रद नहीं हो जाता तबतक वह शान्तिसे नहीं बंठ सकती । बहुतसे प्रस्ताव 
पास कर दिये गये हे ऐसा मानकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब और प्रस्ताव 
पास करनेकी कोई जरूरत नहीं है। प्रस्तावोंके सम्बन्धर्में हमारा दृष्टिकोण बदलना 
चाहिए। प्राय: प्रस्तावोंको प्रथण और अन्तिम उपाय माना जाता है। इसके बजाय 
उन्हें जनताके निर्चयको प्रकट करनेवाला पहला कदम ही समझा जाना चाहिए। यदि 
सरकार इन प्रस्तावोॉपर अमर नहीं करती तो हममें उससे उनपर अमल करवानेकी 
शक्ति होनी चाहिए। यह शक्ति कसी होनी चाहिए तथा इसका कब और किस तरह 
प्रयोग किया जाता चाहिए, इसपर फिलहाल यहाँ विचार करना आवश्यक नहीं है। 
हमें तो अभी इस बातपर विचार करना है कि प्रजा एकमत है या नहीं तथा वह 
श्री हॉनिमेनकों मुक्त करवानेके लिए श्रवत्न करना चाहती है अयवा नहीं। इस सम्बन्धमें 
जो उपाय किये जाने चाहिए उन्हें हम पहले ही लिख चुके हें। 

[गुजराती | 
नवजीवन, २५-४-१९२० 


१३१, में वबिलायत क्यों जाऊँ? 


कुछ पाठक मेरे प्रत्येक काममें इतनी' ज्यादा दिलचस्पी लेते हे कि में उनकी 
जिज्ञासाकों सदा ही शानन्‍्त नहीं कर पाता। इसका कारण मेरी लापरवाही नहीं है; 
एक तो उनके सभी प्रश्नोंका विस्तृत' उत्तर देनेका मेरे पास समय नही रहता और फिर 
प्रत्येक प्रश्तका विस्तृत उत्तर देने योग्य जगह भी 'सवजीवन ' में नहीं रखी जा सकती। 
तथापि में उनके सार्वजनिक होतेके कारण कितने ही प्रदनोंके उत्तर देता आवश्यक 
समझता हूँ। मेरी विछायत जानेकी बात भी एक ऐसा ही प्रइन है। 

में हमेशा नेताओंके विछायत जानेकी बातका विरोध करता हूँ; फिर में ही इस 
बार विलायत जानेके लिए किस तरह तैयार हो गया -- कुछ-एक पाठकोंने ऐसी 
दंका की है। मेरी राय विकायत जानेके विरोधमें है, उनका ऐसा समझना ठीक ही 
है, और इसलिए उनकी यह शंका भी उचित है। लेकिन मेने यह तो कभी नहीं माना 
कि कोई कभी विलायत न जाये। में ऐसे प्रसंगकी कल्पना कर सकता हूँ जब इंग्लेंड 
न जाना गुनाह हो सकता है। खिलाफतके प्रश्नको लेकर जाना ही चाहिए “ मेरे मनमें 
ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन' मेरे जानेसे कदाचित्‌ लाभ हो सके इसलिए इसका 
निर्गय करनेकी बात मेंने मुसलमान भाइयोंपर ही छोड़ दी है। उन्होंने यह कहा 
कि अगर मुझ विलायत भेजना निश्चय हुआ तो मुझे उसके लिए तैयार रहना 
चाहिए; मेने उनकी बात मान ली और दो शर्ते उनके सामने रखीं। एक तो यह कि 
प्रतिनिधि मण्डल भेजनेके लिए यहाँके लोगोंकों प्री तरह तेंयार रहना चाहिए और 
दूसरी यह कि दाननीय वाइसरब महोदयकी ओरसे अनुमोदन और अनुमति मिलनी 
चाहिए। वाइसराय महोदयकी अनुमति मिल गई है, वे हमारे जानेके औचित्यके सम्बन्ध- 
में विचार प्रकट करनेमें संकोच अवश्य कर रहे हैे। इसपर मेने फिर खिलाफत 
समितिके पास' जाकर, ऐसी स्थितिमें मुझे क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करनेकी 
बात उनकी जवाबदारीपर छोड़ दी।' खिलाफत समितिमें मतभेद है। सामान्य दृष्टिकोण 
तो यह है कि फिलहाल नहीं जाना चाहिए और अभी इसलिए विलायत जाना स्थगित 
हो गया है। 

[ शिष्टमण्डलके | जानेका उद्देश्य केवल [खिलाफतके प्रइनपर] निर्णय प्राप्त 
करना ही नहीं है; अपितु यदि निर्णय हमारी माँगके अनुकूल न हुआ तो भारतपर 
उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी --- इसकी चेतावनी देना भी है। असहयोग ऐसी-वंसी चीज 
नहीं है। यद्धि असहयोग आन्दोलनकों उचित ढंगसे चलाया जा सके तो उसकी' मार्फत 
सम्पूण न्याय प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इससे पहल़े कि हम इतने महत्त्वपूर्ण 
अस्त्रका प्रयोग करें, में सरकारंको पूरी-पूरी चेतावनी देना आवश्यक समक्षता हूँ और 
यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं तो ऐसी चेतावनी देनेकी खातिर ही मेन विछायत जाना 


१, प्रथम भारतीय खिलाफत शिष्टमण्डल; जो २६ फरवरीको इंस्‍्लेंड पहुंचा तथा अप्रैकतक वहीं रहा। 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


पसन्द किया है। छेकिन बाइसराय महोदयन इस सुझावके सम्बन्धर्मे अपनी सहमति 
प्रकट नहीं की है और अभी हम लोग भी पूरी तरहसे इसके लिए तेयार नहीं हें 
इससे मेंने तो यही माना है कि में न जाऊँ तो अधिक अच्छा है। इसके बाद यदि 
मुझे ऐसा लगा कि मुसलमान भाइयोंकी इच्छा है अथवा मेरा जाना सरकारको प्रिय 
हैं तो में अवश्यमेव जानका विचार करूँगा। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-४-१९२० 


१३२. पाठकोंसे 


'नवजीवन ' के आकार तथा अहमदाबाद और बम्बईमें बिकनंवाली उसकी प्रतिके 
निर्धारित मूल्योंमें हमते अभी हाल ही' में परिवर्तेत किया है। कागजकी तंगी है और 
उसका भाव भी बढ़ता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नवजीवन में हमें जो 
घाटा हो रहा है यदि वह इसी प्रकार होता रहा तो एक वर्ष पूरा होनेतक अर्थात्‌ 
अगले पाँच महीनेमें हमें दस हजार रुपयेका घाटा हो चुकेगा। उम्मीद है कि विज्ञापन 
न लेनके हमारे निशर्चयकों पाठक अवश्य पसन्द करेंगे, और साथ ही हमें जो 
भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है उसे भी, मेरी समझमें, वे उचित नहीं मानेंगे। 
इसलिए व्यवस्थापकोंने आकार घटा देनेका जो सुझाव रखा था उसे हमने स्वीकार कर 
लिया है। फलस्वरूप इस बार पाठकोंको आठ पृष्ठोंका ही ' नवजीवन ' मिलेगा। आशा 
है पाठक इससे रुष्ट नहीं होंगे। जैसा कि मेने पहले लिखा है, में तो पाठकोंकों  नव- 
जीवन का भागीदार ही मानता हूँ। ' नवजीवन के व्यवस्थापक छाभ अथवा व्यापारके 
उद्देश्यसे यह पत्र चलाना नहीं चाहते लेकिन इसके साथ ही वे उसे नुकसान उठाकर 
भी नहीं चलाना चाहते। यदि घाटा सहकर पत्र निकालना पड तो में यही मानंगा 
कि जनताकों नवजीवन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी मान्यता भिन्न ही है। 
जो इस पत्रकों चला रहे हें, उन व्यवस्थापकोंके लिए विज्ञापन लिए बिना चलानंका 
यह प्रयोग नया है। और फिर कागजकी कीमत इतनी बढ़ जायेगी, ऐसा किसीने भी नहीं 
सोचा था। यह सोचा था कि लड़ाई बन्द होनप्र कीमतें कम होंगी। और फिर 
यह भी खाल था कि पहले जित कागजका उपयोग किया जा रहा था [भविष्यमें 
भी | उसीसे' काम चल जायेगा। अनुभवसे मालूम हुआ कि ऐसे हलके कागजपर छपे 
'सनवजीवन को फाइल रखना असम्भव है। इन कारणोंसे चन्दा बढ़ाना आवश्यक 
लगा। पुराने ग्राहकोंके लिए चन्दा तो चार रुपये रखना निश्चित है किस्तु पुराने 
ग्राहक भी घाटेको कम करनेमें हिस्सा बेंटायें इस' उद्देश्यसे पृष्ठ आठ कर दिये गये 
हें। यदि कागजके दामोंमें बहुत वृद्धि न हो तो मुझे उम्मीद है कि इस' वर्ष हमें 
इससे ज्यादा फेरफार नहीं करना पड़ेगा। जो परिवरततंत करना पड़ा है उसके लिए 
पाठक क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तथापि में आश्वासन देना चाहूँगा कि 


“ऑल इंडिया होमरूल लीग ' के सदस्योंसे ३८१ 


आकार कम होनेके वावजूद विषयोंमें कोई कमी नहीं होगी और उन विषयोंकी 
संक्षेप्में चर्चा करते हुए हमारा निरन्तर यह प्रयत्न रहेगा कि किसी भी महत्त्वपूर्ण 
व्रिषयकों छोड़ा न जाये। ह 

[ गृज रातीसे | 

नवजीवन, २५-४-१९२० 


ख्च 


१३३. “ऑल इंडिया होमरूल लोग के सदस्योंसे 


वैसे किसी पूर्णतया विशुद्ध राजनैतिक संस्थाका सदस्य बनना मेरे लिए अपने 
जीवनके सहज पथसे स्पष्ट ही अलग हटकर चलना है। परन्तु सावधानीसे सोच-विचार 
करने तथा मित्रोंसे मशविरा करनेके बाद, में ' आलू इंडिया होमरूल लीग ' में शामिल हो 
गया हूँ और उसका अध्यक्ष-पद भी मेंस स्वीकार कर लिया है।' कुछ मित्रोंने, जिनसे 
मेंने सलाह ली, मुझे बतलाया कि किसी भी राजनैतिक संगठनमें मुझे शामिल नहीं होना 
चाहिए और यदि में ऐसा करूँगा तो अभी मुझे अपने-आपको हर चीजसे अरूग रखने 
और अलूग हटकर उसे देखनेका जो बड़ा सौभाग्य प्राप्त है, वह नहीं रह जायेगा। 
में स्वीकार करता हूँ कि इस चेतावनीमें मुझ काफी सार दिखाई पड़ा। साथ ही' 
मुझे लगा कि यदि लीगने मुझे जैसा में हूँ, उसी रूपमें स्वीकार कर लिया है, तो 
फिर ऐसे एक संगठनके साथ अपनेकों एकरूप न करता भी गरूत होगा, क्‍योंकि में 
इसका उपयोग उन उद्देश्योंकी आगे बढ़ानेके छिए कर सकता हूँ जिनमें मेने विशेष 
योग्यता प्राप्त की है और जिसके तरीकोंकों मेंने आत्मानुभवके आधारपर सामान्यतया 
अपनाये जानेवाले अन्य तरीकोंकी' तुलनामें कहीं अधिक शीकघ्रतासे, कहीं अधिक अच्छे 
रूपमें फलप्रद होते देखा है। मेने लीगमों शामिल होनेसे पहले बम्बई अहातेसे बाहरके 
लोगोंकी राय जाननेकी कोशिश की थी, जिसके निकट सम्पर्कमें आनेका मुझे इतना 
मौका नहीं मिला था जितना कि बम्बई अहातेके सहयोगियोंके साथ मिला था। 

मेंने जिन उद्देश्योंका उल्लेख किया है वे हें -- स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता 
जिसमें खिलाफत विशेष है, राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दुस्तानीकी स्वीकृति और भाषाके 
आधारपर प्रान्तोंका पुनविभाजन। यदि में सदस्योंको साथ रख सका तो लीगको इन 
कामोंमें छगाऊंगा ताकि राष्ट्रका अधिकांश समय और ध्यान उनमें छुगे। 

में स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि राष्ट्रीय पुनर्गंठलकी मेरी योजनामें सुधारों ' 
का स्थान गौण है। इसलिए कि में महसूस करता हूँ कि मेंने जिन कामोंको चुना है 
यदि राष्ट्रकी समूची शक्ति उनमें लगे तो उसके फलस्वरूप वे तमाम सुधार” हमें 
हासिल हो जायेंगे जिनकी कामना अत्यन्त उत्साही किस्मके उग्रवादी छोग कभी कर 
सकते हे, और जहाँतक यथाशीघ्र पूर्ण स्वराज्यकी वांछनीयताका सम्बन्ध है, उस' दिशा- 
में प्रगति तेज करनेकी मेरी इच्छा किसीसे भी कम नहीं है। और चूँकि में महसूस करता 


१, गांधीजी २८ अग्रैठ, १९२० को “ऑल इंडिया द्दोमरूल लीग ? में शामिल हुए । 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हूँ कि स्त्राज्यकी ओर हमारी प्रगतिकी रफ्तार उन्हीं कार्योके विस्तारसे सबसे अच्छे 
ढंगसे तेज हो सकती है जिनका मेंने उल्लेख किया है, इसीलिए में उन्हें राष्ट्रीय कार्य- 
ऋरममें सवसे आगे रखता हँ। में ऑल इंडिया होमरूल लीग ' को किसी भी अयंगें दलगत 
संस्था नहीं मानूंगा। में किसी भी दलमें नहीं हूँ और इसके बाद आगे भी किसी 
दलमें रहना नहीं चाहता। में जानता हूँ कि लीगको अपने संविधानके अनुसार कांग्रेसकी' 
सहायता करनी है, परन्तु ब्रिटिश संसदकी भाँति ही में कांग्रेसको भी दलरूगत संस्था नहीं 
मानता । यद्यपि ब्रिटिश संसदर्मे सभी दल शामिल हे और उसमें समय-समयपर किसी 
एक दलकी प्रमुखता रहती है, फिर भी वह दलगत संस्था तो नहीं है। में आशा करूँगा 
कि सभी दल कांग्रेसकों एक राष्ट्रीय संगठन समझेंगे, एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन जिसका 
मंच सभी दर्जोकों सुलभ है, जिसपर आकर वे अपने-अपने विचारोंके अनुसार नीति 
अपनानेके लिए राष्ट्रसे अपील कर सकते हें। में लीगकी नीति ऐसी बनानेकी कोशिश 
फरूँगा कि कांग्रेस अपना निर्दलीय राष्ट्रीय स्वरूप बनाये रख सके। 

अब अपने तरीकोंकी बात कहता हूँ। मेरा विश्वास है कि देशके राजनतिक जीवन- 
में अविचल सत्य और ईमानदारीका समावेश कराना बिलकुल सम्भव है। जहाँ में लीगसे 
यह उम्मीद नहीं करता कि सविनय अवज्ञाके मेरे तरीकोंमें वह मेरा अनुसरण करे, 
वहाँ मेरी पूरी-पूरी यह कोशिश भी रहेगी कि हमारे राष्ट्रकी सभी गतिविधियोंमें सत्य 
ओर अहिपाको स्वीकार करवा सकूँ। तब हम सरकारों और उनके तरीकोंसे डरना 
या उनपर अविश्वास करना छोड़ देंगे। किन्तु में अभी इसके बारेमें अधिक विस्तारसे 
नहीं कहना चाहता। इसके बजाय में चाहुँगा कि मेरी इस सीधी-सी उक्तिकों लेकर 
लोगोंके मनमें जो भी अनेक शंकाएँ उठेंगी उनका समाधान समय ही करे। अभी 
मेरा प्रयोजन यहाँ अपने द्वारा निरूषित नीतिकी सचाई या अपने कार्येका औचित्य 
सिद्ध करना नहीं है। यहाँ मेरा प्रयोजन तो लीगके सदस्योंके सामने सभी बातें खोलकर 
रख देना और प्रस्तुत कार्यक्रकी आलोचना करना और लीगकी उन्नतिके लिए वे जो 
भी सुझाव देना चाहें, देनेके लिए उनको उत्साहित करना ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८--४--१९२० 


१. भोंक इंडिया होमरूल लीग भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेससे सम्बद्ध थी । 

२. सितम्बर १९२० में यांधीजीने कल्कतामें सभी होमरूल छीगरियोंको एकत्र किया और छीगके 
सिद्धान्तोंकी ऐसा सखरूप दे दिया जिसे बादमें कांग्रेसने नागपुर-अधिवेशनमें स्वीकार कर लिया था । 
उन्दोंने “ छोग ' का नाम भी बदलकर “ स्व॒राज्य-सभा ” रख दिया था । 


१३४. में क्‍यों खिलाफत आलन्दोलनम शामिल हुआ हूँ? 


दक्षिण आफ्रिकाकें मेरे एक आदरणीय मित्रनं, जो आजकल इंग्लेंडर्में रह रहे हें 
मुझे एक पत्र लिखा है जिससे में निम्न उद्धरण देता हैँ: 
आपको निःसन्‍्देह याद होगा कि जब रेवरेंड जें० जे० डोका आपको 
दक्षिण आफ्रिकार्मे आपके आम्दोलनम सहायता दे रहे थे उस समय से आपसे 
मिला था। इसके बाद उस देदामें आपके रुखके औचित्यसे बहुत ही प्रभावित 
होकर में इंग्लेंड लौद आया था। युद्धपूर्वके कुछ महीचोंमें मेंते आपकी तरफसे 
लेखादि लिखे, व्यास्यान दिये और कई स्थानपर लोगोंसे बातचीत की थी। 
सुझे उसका खेद नहीं है। सेनिक सेवासे लौटनके बाद मेंने समाचारपन्नोंमें देखा 
है कि आप अधिक संघर्षशील रुख अपनाते प्रतीत होते हैं। . - . ढाइस्स 'में 
मेंने एक रिपोर्ट देखी है कि आप हिन्दू-मुसलूमानोंमें एकता पेदा करनेके काममें 
सहायता इसलिए दे रहे हें कि ठर्की-साम्राज्यको दुकड़ोंमें विभाजित करने या कुस्तु 
न्तुनियासे टर्कों सरकारको हटानके मामलेमें' इंग्लेंड और सित्र-राष्ट्रोंको परेशानीमें 
डाला जाये। में चूंकि आपकी न्यायभावना और मानवीय प्रवृत्तियोंसे परिचित हें, 
इसलिए में महसूस करता हूँ कि जो थोड़ा-बहुत आपके उद्देश्यके लिए मेंने यहाँ 
किया है, उसे देखते हुए आपसे यह पूछनका मुझे अधिकार है कि क्‍या यह 
रिपोर्ट सही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने इस्तम्बूल [टर्को] सरकारकी 
ऋर और अन्यायपूर्ण निरंकुशताको समूची मानवजातिके हितोंसे अधिक महत्त्व 
देनके लिए ही गलत ढंगका यह आन्दोलन छेड़ा होगा। क्योंकि यदि पूर्वेके 
किसी भी देशन इन मानव-हितोंको कुचला है तो निश्चय ही वह टर्की है। सीरिया 
और आर्मीनियाकी स्थितिकी सुझे निजी जानकारी है और में तो केवरू यही 
अनुमान लगा सकता हूँ कि यदि टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट सही है तो आपने 
अपने नेतिक दायित्वोंकी उठाकर दताकमें रख दिया हे और अपना गठबन्धन 
सौजूदा अराजकतावादी तठत्वोंसे कर लिया है। खेर, जबतक में आपसे यह न 
सुन लूँ कि आपका रुख यह नहीं है, तबतक में अपने मनमें कोई पृर्वधारणा 
नहीं बनाना चाहता। ज्ायद आप मुझे उत्तर देनकी कृपा तो करेंगे ही। 
मेंने पत्रका उत्तर दे दिया है। परन्तु चूँकि इस उद्धरणमें व्यक्त विचार शायद 
मेरे कई अंग्रेज मित्रोंके भी हों और यदि हो सके तो में उनकी मित्रता या उनके 
१. जोजेफ जे० डोक (१८६१-१९१३ ); जोद्दानिसबग बेप्टिस्ट चर्चके पादरी; उन्होंने १९११ में 
गांधीजी और पोरूफ़रे जे जानेपर उनकी अनुपस्थितिमें इंडियल ओप्िनियनका सम्पादन किया था । 


२. मित्र-राण्टों द्वारा ट्ककि सामने रखी गई शान्तिकी शर्तोकि छिए देखिए परिशिष्ट १। 
३. उपलब्ध नहीं । 


३८४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


| २ कि 


आदरभावसे वंचित नहीं होना चाहता, इसलिए में खिलाफतकें सवाहलूपर अपनी 
स्थिति यथासम्भव स्पष्ट छब्दोंमे रखनंका प्रयत्त कर रहा हूँँ। पत्रसे साफ जाहिर 
होता है कि गैरजिम्मेदार किस्मकी पत्रकारितासे सावेजनिक कार्यकर्ता कितना खतरा 
उठाते है। मेने टाइम्स की वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है जिसका उल्लेख मेरे मित्रन किया 
है। किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि उस रिपोर्टने इस पत्र-लेखकके दिमागमें एक ऐसी 
शंका पैदा कर दी है कि मौजूदा अराजकतावादी तत्त्वोंके साथ शायद मेरा कोई गठ- 
बस्ध्न है और शायद मेने अपने नैतिक दायित्वोंकों उठाकर ताकमें रत दिया है। 
वस्तृत: नैतिक दायित्वकी अपनी भांवनाके वश होकर ही मुझे खिलाफतका सवाल 
हाथमें लेना और अपने आपको मुसलमानोंके साथ एकरूप करना पड़ा है। यह बिलकुल 
सच है कि में हिन्दू-मुस्लिम एकता करानेमें योग दे रहा हूँ, परन्तु निश्चय ही इस 
खयालसे नहीं कि “ इंग्लेंड और मित्र-राष्ट्रोंकी टर्की-साम्राज्यके टुकड़े करनेके मामलेसें 
परेशान करू। ” सरकारोंकों या किसी अन्य व्यक्तिको परेशान करना मेरे सिद्धान्तके 
विरुद्ध है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि मेरे कुछ कामोंसे किसीको भी परेशानी 
होनेकी सम्भावना नहीं है। परन्तु जब में किसी अन्यायकारीकों अन्याय क रनमें सहायता 
देनेसे इनकार करके न्‍्यायका प्रतिरोध कहूँ तो उसको होनेवाली परेशानीके लिए में 
अपने आपको जिम्मेदार नहीं मानंगा। खिलाफतके सवालपर में वचन-भंगके किसी 
कृत्यका भागीदार नहीं वनना चाहता। श्री लॉयड जॉजेकी अहम घोषणा लरूगभग पूरे 
तौरपर भारतीय मुसलमातनोंके पक्षका ही समर्थन करती है और जब उनके धर्म-शास्त्र 
भी उस मामलेका समर्थन करते हे तो वह अकाटय हो जाता है। इसके अलावा यह 
कहना गलरूत है कि मेंने “ अपना गठबन्धन मौजूदा अराजकतावादी तत्त्वोंमें से एकके 
साथ कर छिया है, ” या मेंते “ इस्तम्बूलकी सरकारकी क्रूर और अन्यायपूर्ण निरंकुशताको 
मानव जातिके हितोंसे अधिक महत्त्व देनेके लिए ही इस' गलत ढंगके आन्दोलनकों शुरू 
किया है। ” पूरी मुस्लिम माँगमें कहीं भी इस्तम्बूल सरकारकी तथाकथित चिरंकुशता- 
को बनाये रखनेका कोई आग्रह नहीं हैं। वरन्‌ इसके विपरीत मुसलमानोंने उस सरकार- 
से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकोंके संरक्षणकी पूरी जिम्मेदारीका आश्वासन लेनेका सिद्धान्त 
स्वीकार किया है। में नहीं जानता कि आर्मीनिया और सीरियाकी परिस्थितिकों कहाँ- 
तक अराजकतापूर्ण माना जा सकता है और टर्कीकी सरकारको उसके लिए कहाँतक 
जिम्मेदार माना जा सकता है। मुझ बहुत सन्‍्देह है कि इन क्षेत्रोंते आनेवाले समा- 
चारोंमें बहुत अतिशयोक्ति है और यूरोपीय शक्तियाँ खुद एक तरहसे आर्मीनिया और 
सीरियामें जो भी कुशासन है उसके लिए जिम्मेदार हे। परल्तु टर्कीमें हो या कहीं 
और, में अराजकरताका समर्थन नहीं कर सकता। मित्र-राष्ट्र उस अराजकताकों बड़ी 
आसानीसे अन्य तरीकों और साधनोंसे भी खत्म कर सकते हें; उसके लिए टठर्की 
साम्राज्यको समाप्त कर देना या उसके टुकड़े करना या उसे कमजोर बनाना- 
ही' मात्र साधन नहीं है। मित्र-राष्ट्रोंके सामने कोई बिलकुल ही नई परिस्थिति नहीं 
है। यदि टर्कीका विभाजन करना था, तो युद्ध शुरू होनेसे पहले ही स्थिति स्पष्ट कर 
देनी चाहिए थी। तब वादा-खिलाफीका कोई सवारू न उठता। वैसे ही किसी भी 


असहयोग ३८५ 


भारतीय मुसलूमानको ब्रिटिश मन्त्रियोंके वादोंपर कोई विश्वास नहीं है। उप्तकी राय- 
में टर्कीके खिलाफ उठनेवाली आवाज इस्लामके खिलाफ ईसाइयतकी आवाज है, जिरुका 
नेता इंग्लेंड है। श्री मुहम्मद अलीका हालमें मिला तार इस' धारणाको बल देता है, 
क्योंकि उसमें वे लिखते हो कि मेरे शिष्ट मण्डलको इंग्लेंडके विपरीत फ्रांसमें फ्रांसीसी 
सरकार व जनता दोनोंका समर्थन मिल रहा है। 
इस प्रकार यदि यह बात सच है, और में मानता हूँ कि सच है, कि भारतीय 

मूसलमानोंका यह उद्देश्य न्यायसंगत और धर्म-शास्त्रोंसे समथित है, तब हिन्दुओंका 
उन्हें पूर्ण समर्थन न देना भाई-चारेके कत्तंव्यसे कायरतापूर्वंक पलायन करना होगा और 
वे अपने देशके मुसलमान भाइयोंसे कोई सौहाद पानेके हकसे वंचित हो जायेंगे। इसलिए 
जनताके एक' सेवकके नाते यादि में भारतीय मुसलूमानोंकों उनके धामिक विश्वासके 
अनुसार खिलाफत कायम रखनेके संघर्षमें साथ न दूँ तो में जनसेवक होनेका जो दावा 
करता हूँ उसके अयोग्य हो जाऊँगा। में विश्वास करता हूँ कि उनका समर्थन करके 
में साम्राज्यकी सेवा कर रहा हैँ क्‍योंकि अपने मुसलमान देशवासियोंकों उनकी 
भावनाएँ अनृशासित रूपसे प्रकट करनेमे मदद देनेसे आत्दोलनको पूर्णतः: व्यवस्थित 
और सफल बनाना भी सम्भव हो जाता है। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २८-४-१९२० 


१३५. असहयोग 


“टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेब्बक, उस अद्भुत पत्रके सम्पादक और श्रीमती 
बेसेंट, इन सभीने खिलाफत आन्दोलनके सिलसिलेमें जिस असहयोगकी बात सोची 
गई है, उसकी अपने-अपने तरीकेसे तिन्‍दा की है। इन तीनोंके ही लेखोंमें स्वभावतः 
कई प्रासंगिक प्रइनोंपर विचार किया गया है; उन्हें तो में फिलहाल छोड़े देता 
हूँ; लेकिन इन लछेखकोंने जो दो गम्भीर आपत्तियाँ उठाई हें, उनका उत्तर देना चाहता 
हँ। यदि ये आपत्तियाँ उम्र शब्दोंमें व्यक्त की गई होतीं तो इनपर उतना अधिक 
विचार करनेक्नी जरूरत न होती; किन्तु ये जिस तरह संयत शब्दोंमें व्यक्त' की 
गई हें उसके कारण ये बहुत अधिक विचारणीय हो जाती हें। लेखकोंका खयाल 
है कि असहयोग करनेपर हिसासे बचना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। 
“टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादकीयमें कहा गया है कि दरअसल तो बहिष्कार 
आरम्भ भी हो गया है, क्योंकि कलकत्ता और दिल्लीम बहिष्कारका आश्रय लिया 
गया है। अब मुझे भय है कि एक हदतक तो बहिष्कारसे नहीं ही बचा जा सकता। 
मुझे याद है कि दक्षिण आफ्रिकार्में अनाक्रामक प्रतिरोधकी प्रारम्भिक स्थितिम्में जो 
लोग मैदान छोड़कर हट गये थे, उनका बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार 
हिसात्मक है या शान्तिपूर्ण, यह इस' बातपर निर्भर करता है कि वह किस तरीकेसे 


१७-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


किया जाता है। मगर किसी धार्मिक गोष्ठीमें लोग किसी ऐसे पुजारीके साथ 
मिलकर प्रार्यना-गीत गानेसे इनकार कर दें जिसे. अपनी चारित्रिक प्रतिष्ठासे अधिक 
अपने पदका ही खयाल हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। किन्तु ऐसा बहिष्कार हिसा- 
त्मक माना जायेगा जिसमें अपमान, व्यंग्य-आक्षेप या गाली-गलौजके द्वारा किसी 
व्यक्तिका जीवन असह्य बना दिया जाये। असली खतरा तो इसमें है कि लोग अधीर 
होकर और प्रतिशोवकी भावनासे असहयोगका सहारा छेने छगें। उदाहरणके लिए 
अगर एकाएक कर देना बन्द कर दिया जाये या सेनिकोंपर हथियार डालनके लिए 
दबाव डाला जाने लगे तो ऐसा हो सकता है। किस्तु मुझे किसी दुष्पररिणामकी 
आशंका नहीं है। इसका सीवा-सादा कारण यह है कि प्रत्येक उत्तरदायी मुसल- 
मान समझता है कि अगर असहयोग सफल वनाना है तो उसमें हिंसा बिलकुछ न 
होनी चाहिए। दूसरी आपत्ति यह्‌ उठाई गई है कि जो लोग नौकरी छोड़ देंगे उनके 
सामने भूखों मरनेकी नौबत आ सकती है। यह एक सम्भावना-मात्र है और ऐसी 
सम्भावना जिसके सच होनेकी कम ही आशंका रखनी चाहिए। क्योंकि समिति निरचय 
ही ऐसे लोगोंके लिए कोई समुचित व्यवस्था करेगी जो एकाएक रोजगारसे वंचित 
हो सकते हों। कित्तु में इस' कठिन समस्शाके सभी पहलओंपर किसी आगामी' अंकर्मे 
अधिक विस्तारसे विचार करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि उसमें दिखा 
सकूंगा कि यदि भारतीय मुसलमानोंकी भावनाओंका खयाल रखना है तो सरकार 
का निर्णय प्रतिकूल होतेपर उसका एकमात्र उपाय असहयोग ही है। 
[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २८-४-१९२० 


१३६- खहरका उपयोग 


आज जब कि स्वदेशी आन्दोलनकी दिन दूती रात चौगुनी प्रगति हो रही' है 
और इसमें मुसलमन भी हिन्दुओंके समान ही' उत्साहपूवंक भाग ले रहे हे, यह विचार 
करना उपयुक्त ही है कि स्वदेशीको प्रोत्साहन देनेका सर्वोत्तम उपाय' क्या है। स्वदेशीका 
“क ख ग” जाननेवाले व्यक्तिको भी यह मालूम है कि हम अपनी आवश्यकता पूरी 
करनेके लिए पर्याप्त कपड़ा तैयार नहीं करते। इसलिए यदि हम मिलके बने कपड़ेका 
' उपयोग करके संतोष कर लेते हे तो इसका सीधा-सादा मतरूब यह हुआ कि हम 
गरीब लोगोंको उनकी जरहूरतकी' चींजोंसे वंचित करते हे, या कमसे-कम मिलके बने 
कपड़ेकी कीमत ही बढ़ा देते हें। इसलिए स्वदेशीको प्रोत्साहन देनेका एकमात्र उपाय 
है ज्यादा कपड़ा तैयार करना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे देशमें सहसा 
मिलोंकी भरमार हो जाये। इसलिए हमें हाथ-कते सूतका और हाथ-बुने कपड़ेका 
सहारा लेना चाहिए। सूत जितना महँगा अब है उतना महँगा शायद पहले कभी 
नहीं रहा। मिलें सूतसे भारी मुनाफे कमा रही हें। इसलिए जो व्यक्ति एक गज 
सूत भी कातता है, वह सूतके उत्पादनमें हाथ बँटाकर उसे प्रस्ता बनाता है। 


खददरका उपयोग ३८७ 


तब सवार यह उठता है कि सूत कंसे कातें और कपड़ा कंसे बुनें। में अपने 
निजी अनुभवसे जानता हूँ कि यदि सामान्य स्तरके कपड़कों पहनने छायक मान लिया 
जाये तो हाथ-कते सूत और हाथ-बुने कपड़ेसे बाजारकों पाठा जा सकता है। यह 
कपड़ा उत्तर भारतमें खहर कहलाता है और बम्बई अहातेमें खादी। हम सरलादेवीके' 
कृतज्ञ हे चूँकि उन्होंने दिखा दिया है कि खादीकी साड़ी बनाना भी सम्भव है। उन्होंने 
सोचा कि वे राष्ट्रीय सप्ताहर्म खहरकी साड़ी और खहरका ब्लाउज़ पहनकर अपनी 
भावनाको अधिकसे-अधिक अच्छी तरह प्रकट कर सकती हँ। और उन्होंने वसा 
ही किया भी। उन्होंने खददरकी साड़ी पहनकर भोजोंमें भाग लिया। लोगोंको यह 
बात असम्भव प्रतीत होती थी। वे सोचते थे कि जिस स्त्रीनें बढ़ियासे-बढ़िया रेशमी' 
वस्त्र या बारीकसे-बारीक ढाकेकी मलमलके सिवा दूसरा कोई कपड़ा कभी नहीं पहना 
वह सम्भवत: भारी खदरका बोझ नहीं सह सकती। लेकिन उन्होंने ये सारी' आशंकाएँ 
असत्य सिद्ध कर दीं। इसके अतिरिक्त वे खहरकी साड़ीम भी उतनी ही' फुर्तीली और 
सुन्दर लग रही थीं, जितनी अपनी बढ़िया चमकीली रेशमी साड़ियोंमे लूगती थीं। उनके 
महान मातुल सर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने जब उन्हें खहरकी साड़ी पहने देखा तो उन्हेंने 
: उन्हें कुछ ऐसे शब्दोंमं आशीर्वाद दिया: अगर इस' साड़ीमें तुम्हें कुछ अटपटापन नहीं 
लगता तो तुम इसे पहनकर कहीं भी और किसी भी भोजमें जा सकती हो; तुम्हें 
यह खूब जँचेगी। ” इस पुनीत घटनाका वर्णन में यह दिखानेके लिए कर रहा हूँ कि 
भारतके दो अत्यन्त कलाप्रिय व्यक्तियोंकों खहरमें कुछ भी कलाहीनता नहीं मिली। 
में इसी कपड़ेकों भारतके सुसंस्कृत परिवारोंमं दाखिल कराना चाहता हूँ, क्‍योंकि 
प्रारम्भिक अवस्थामें स्वदेशी आन्दोलनकी तात्कालिक सफलता इसीके उपयोगपर 
निर्भर है। 
मेरी दृष्टिमें तो खहरके साथ जसे विचारों और बातोंका सम्बन्ध है उनके कारण 
यह हर अवस्थामें ढाकाकी बारीकसे-बारीक मलमरूसे अधिक कलात्मक है। आज 
खहर उन लोगोंका पेट भर रहा है जो भूखों मर रहे थे। यह उन स्त्रियोंका पेट भर 
रहा है जिन्होंने लज्जाजनक जीवनका त्याग करके पुन: अच्छे जीवनकों अपनाया है 
और उनका भी जो काम करनेके लिए बाहर नहीं जाना चाहती थीं तथा बंकार रहकर 
आपसमें लड़ती-झगड़ती रहती थीं। इसलिए खदरमें अपना एक चेतन्य' है। इसकी 
अपनी एक विशेषता है। खददर पहननेवाला व्यक्ति बता सकता है कि इसके निर्माणमें 
इसे किन प्रक्रियाओंसे गुजरना पड़ा है और कौन-सी प्रक्रिया किस व्यक्तिके हाथों सम्पन्न 
हुई है। यदि हमारी रुचि बिगड़ न गई होती तो हम गर्मीमें शरीरसे चिपक जाने- 
वाले बरेसी (कैलिको ) की अपेक्षा खहरकों अधिक पसन्द करते। जो छोग अब 
खादीका उपयोग कर रहे हूँ वे ही यह कहे कि में सही कह रहा हूँ या गलत। 


१. सरलादेवी चोधरानी । 


२. गांधीजीने उनके कहनेपर उनके लिए विशेष रूपले खद्रकों एक साड़ी और एक ब्लाउज बनवा 
दिया था । 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


यह खहर इस समय सत्याग्रह आश्रममें इकट्ठा किया जा रहा है। और मेने यह 
इतनी बड़ी मात्रार्में इकट्ठा कर लिया है कि मुझे जितना स्थान उपलब्ध है उसमें 
वह समाता नहीं है। इसलिए में यंग इंडिया के पाठकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे 
अपने घरोंमें खहरका उपयोग आरम्भ करके मेरी सहायता करें। 

यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि आश्रम इस खादीसे कोई लाभ नहीं 
कमाता। यदि कुछ थोड़ी-वहुत बचत हो भी जाती है तो वह प्रारम्भिक अवस्थामें 
हुए घाटकों पूरा करनेमें लगाई जाती है--या उसका उपयोग उन बाहरी जिलोंसे 
प्राप्त खहुरके भाव कम करनेमें किया जाता है, जहाँ और जगहोंकी अपेक्षा इसका 
उत्पादन-व्यय, अधिक बेठता है, क्योंकि उत्पादन-व्ययः सत्र एक-सा ही नहीं होता। 
बुनकरोंको अपने मूल धंधेको फिर शुरू करनेके लिए राजी करनेके उद्देश्यसे मुझे उन्हें 
उनके गुजारेके लायक फिलहाल काफी पैसा देना होता है। 

यदि कोई खहदरका उपयोग अपने ऊपरी पहनावेके लिए न करना चाहे तो 
उसका उपयोग भीतरी पहनावेके लिए किया जा सकता है। किन्तु यदि कोई अपने 
निजी पहनावेके लिए इसका उपयोग न भी करना चाहे तो वह टोपियाँ, तौलिये, झाड़न, 
चायके लिए मेजपोश, वस्ते, चहरें, बिस्तरे, होल्डॉल, तमदे, मसनद और मेज-कुर्सी 
आदिके कवर बनानेके लिए इसका उपयोग कर सकता है। में इसे स्वदेशी ढंगसे लाल 
रगम रंगवा रहा हूँ। इसते यह अधिक टिकाऊ हो जाता है और यदि दरियाँ या 
गछियाँ या सोफे आदिके छादन (कवर) बनानेके लिए इसका उपयोग किया जाये तो 
यह कम मेला दिखता है। जो लोग गरीबों और उपेक्षितोंके इस' उद्योगको सहारा 
देता चाहते हू उन्हें में सलाह दूँगा कि वे मैनेजर, खहर विभाग, सत्याग्रह आश्रम 
साबरमतीसे पत्र-व्यवह्ार करके खहर मेगा लें। 


दरें 
दर प्रतिगज 
रु० आ० पा्‌० 
मिलके सृतके ताने और बानकी 
खादी दो सूती ताना-बाना 
चौड़ाई २५ इंच ०- ९-० 
चौड़ाई २७ इंच ०- ९--.६ 
चौड़ाई ३० इंच ०--१०--० 
मिलके सूृतके ताने और हाथके सुतके बानेकी खादी 
चौड़ाई २७ इंच, २० नम्बर का ताना ०- ९-६ 
८ नम्बरका ताना 0०-- ८--० 
चौड़ाई २४ इंच, २० नम्बरका ताना ०- ८--० 
घारीदार खादी ०- ८-६ 


लाल खादी ०- ८-६ 


पत्र : मगनलाल गांधीको ३८९ 


हाथ-कते ताने और बानकी खादी 


चौड़ाई २४ इंच ०- ८-० 
चौड़ाई २७ इंच ०- ८-६ 
धुली खादीके लिए उपर्युक्त दरोंमें ०-०-६ और जोड़ हें। 

[ अंग्रेजीसे 


यंग इंडिया, २८-४-१९२० 


१३७, पत्र: सगनलाल गांधीकों 


बम्बई 
वेशाख सुदी १० [२८ अप्रैल, १९२० | 
चि० मगनलाल, हे 
तुम्हारे पाससे चले आनेके बाद मुझ बड़ी परेशानी हुईं। तुमने उस दिन एकाएक 
ही वे निराशा-भरे शब्द कहे। इनको तुम अबतक किस' तरह भीतर-ही-भीतर सँजोये 
रहे ? तुम्हारा काम तो, जब तुम्हें निराशाका अनुभव हो तभी उसे मुझपर प्रकट 
करना है। अब तो में यही चाहता हूँ कि तुम हृदय खोलकर अपने मनकी' सब बातें 
मुझसे कह दो। तुम्हारे लिखतेसे में उकताऊंगा नहीं। तुम नहीं लिखोगे तो मुझे दुःख 
होगा। इस बीच, जो इलोक' निराशाके समय मेरी मदद करता है, में तुम्हें लिखकर 
भेज रहा हूँ: 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा:। 
आगमापायिनो&नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ह्यू० ५७८४) से। 
सौजन्य : राधाबेत चौधरी 


१. गांधीजी २७ अगप्रैठकों अहमदाबादसे वम्बई्के लिए रवाना हुए थे। यह पत्र सम्भवतः उन्होंने 
२८ तारीखक़ो लिखा था जिप दिन वेशाख सुदी ११ पड़ती थी । सुद्दी १० क्षय तिथि थी। 
२, गीता २-१४ । 


१३८. वक्तव्य: समाचारपत्नोंको 


सेन रेमो सम्मेलनके निर्णयके सम्बन्धर्म जो तार आया है वह बहुत ही क्षोभ- 
जनक है। इस निर्णयसे मुसलमानोंके मनमे अशान्ति पैदा होना अवश्यम्भापी है। फिर 
भी में आशा करता हूँ कि मुस्लिम नेता इससे न तो हतोत्साह होंगे और न नाराज ही । 
इस निर्णयके साथ जिन बातोंका सम्बन्ध है वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें। अतः यह 
मितास्त आवश्यक है कि अधिक्रत्ते-अधिक आत्मसंयम बरता जाये। मेरा अब भी यही 
विश्वास हैं कि असहयोग ही वह एकमात्र मार्ग है, जिसके द्वारा भारत ठीक अपने 
हृदयपर किये गये इस गहरे आधघातकी' पीड़ाकों संयत रूपमें व्यक्त कर सकता है। 
में जानता हूँ कि यह मार्ग बहुत ही कठिन और कंटकाकीर्ण है, परन्तु साथ ही मुझे 
यह विश्वास भी है कि इस रास्तेपर चलकर अपने पशु-बलके मदमें चूर मित्र- 
राप्ट्रोसे न्याय प्राप्त किया जा सकता है। में जानता हूँ कि हिसाका उत्तर हिसासे 
देनेकी इच्छाकों दबाना प्रायः असम्भव है, परन्तु मेरा यह दृढ़ विद्वास है कि यदि हमने 
तनिक भी हिसा की तो वह न केवल और भी उम्ररूप घारण करके उलठटे हमें ही 
अपना शिकार बनायेंगी, वरन्‌ इससे इस्लामकी वर्तमान सारी आशाएँ च्र-चर हो 
जायेंग।। इसके विपरीत अगर पूरी शान्तिके साथ असहयोग किया जाये तो निस्सन्देह 
भित्र-शक्तियोंको, टर्कीके सम्बन्धर्म वे ऐसा जो भी निर्णय करें जिसे अन्यायपृर्ण और 
महामहिमके मन्त्रियों द्वारा दिये गये गम्भीर वचनोंके विरुद्ध सिद्ध किया जा सके, उसमें 
रहोबदल करतेको मजबूर होता पड़ेगा। जो लोग असहयोगमें विश्वास नहीं करते 
उनमे मेरा यही नम्न निवेदन है कि यदि आप असहयोगके इस कार्यक्रमों विफल 
करनेमें सफल हो गये और इसके बदले कोई ऐसा ठोस और निश्चित उपाय नहीं 
खोज पाये, जो विरोव-प्रदर्शन मात्र न होकर इतना अधिक कारगर हो कि उसके बलपर 
इच्छित फल प्राप्त हो सके, तो आप केवल हिसाके विस्फोटकों ही बढ़ावा देंगे।* 

| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे निकल, २९-४-१९२० 


१, टर्ककि साथ सन्धिक्री शर्तोपर यह वक्तव्य टाइम्स ऑफ इंडिया, २९-४-१९२० और 
यंग इंडिया, ५-०५-१९२० में भी प्रकाशित हुआ था । 

२, टक्कि साथ सन्विक्रो शर्तोंको अन्तिम रूप देनेके छिए २६ अप्रैठ, १९२० को बुलाया गया 
अत्रराष्टोका सम्मेलन । इसमें तय पाया गया था कि स्मरना और भेसके इलाके ग्रीसवालोंको दे दिये 
जाये और राष्टतंवरी ओरसे मेसोपोटामिया और फिलस्तीनके शासनकी जिम्मेदारी “्लेंड सँभाले तथा 
सीरिया और साशछेशियके शासनका दायितल फ्रांस सँमाके । देखिए परिशिष्ट १ । 


१३९, पत्र: सरलादेवोी चौधरानीको 


२९ अप्रैल, १९२० 


यह लिखते हुए में दीपकको वालक्ृष्णके मधुर सितारके साथ गाते सुन' रहा हूँ। 
बालक्ृष्ण मुझे देवताओंसे मिली महान्‌ भेंट है। वह फूलकी तरह सरल है। मेरी 
देख-भाल वह माताकी तरह करता है। 
क्या तुमने खिलाफतके बारेमें ए० पी०' को दिया गया मेरा सन्देश पढ़ा ? यह 
सोचकर कि शायद तुम्हें यंग इंडिया ' की प्रति न मिली हो, में एक प्रति भेज रहा 
हँ। उसमें खादीपर मेरा लेख है। उसे जरूर पढ़ों। 
कलवाला भजन नीचे दे रहा हूँ: 
मोरी लागी लूगन गुरु-चरननकी। 
चरन बिना मुझे कछ नहीं भाव। 
झूठ माया सब सपननकी।। मोरी० 
भवसागर सब सूख गया है। 
फिकर नहीं मुझे तरननकी।। मोरी० 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। 
उलट भई मोरे नयननकी ।। मोरी० 


[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१४०. पत्र: मगनलाल गांधीको 


सिह॒गढ़ 
वशाख सुदी १२ [२९ अप्रैठ, १९२० |* 
चि० मगनलालर, 

प्यासा जिस तरह पानीकी बाट जोहता है उसी तरह में तुम्हारे पत्रकी राह देख 
रहा हूँ। तुम्हें निराश देखता हूँ तो मेरा हृदय रो उठता है; क्योंकि अपनी आश्ञाओंका 
महल मेंने तुम्हारे बलपर ही खड़ा किया है। मेरी अभिलाषा है कि तुम अपना एक 
१. एसोसिएंटेड प्रेस। यहाँ गांधीजोका तात्पर्य शायद २९ अप्रैल, १९२० को छपे अखबारोंको दिये 

गये उनके वक्‍्तव्थसे है; देखिए पिछला शीष॑क । 


२. गांधीजी स्वास्थ्य छामक्रे लिए १९२० में सिहगढ़ गये थे । उस वर्ष वेशाख सुदी १२, 
२९ अप्रैलको पड़ी थी । 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भी मनोभाव मुझसे न छिपाओ, तभी तुम्हारी भक्ति-भावनाको में पूरी तरह प्राप्त कर 
सकता हूँ। इसलिए इस विषयमोें तो मुझे अवश्य ही आश्वस्त करो। भाई नरहरिके 
किस्सेसे तो तुम परिचित ही होगे। उन्होंने कुछ बात अपने मनमें ही रखी और इस 
तरह उन्होंने अनजाने ही मेरे प्रति अन्याय किया। यह बात तुमपर तनिक भी छामू 
नहीं होती। घठना तो वह भी तुच्छ थी; लेकिन उससे हम सब बहुत-कुछ सीख 
सकते है। 

बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८५) से। 
सौजन्य : राधाबेत चौधरी 


१४१. पत्र: अब्दुल बारीको 


सिंहगढ़ 
३० अप्रेछठ, १९२० 
प्रिय मौलाना साहब, 
में फैजाबाद नहीं आया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हँ। अगर आतातो 
यह मेरी सेहतके लिए बुरा साबित होता। और कुछ नहीं तो अगली लड़ाईके लिए ही 
में अपनी सेहत ठीक रखना चाहता हँ। लगता है मेरा बायाँ पेर काम नहीं कर रहा 
है। अगर मुझे यहाँ कुछ दिनोंतक रहने दिया जाये तो मुझे आशा है कि यह यहीं ठीक 
हो जायगा। हमारे साथियोंसे भी मेरी लाचारीका इजहार कर दीजिएगा। 
इंग्लेंड जानेके बारेमे तो आपने सब-कुछ सुन ही लिया होगा। दोस्तोंकी खास 
ख्वाहिशके बिना में वहाँ जाना नहीं चाहता था और एसी किसी ख्वाहिशकी कोई 
साफ निशानी दिखाई नहीं दी, इसलिए मेने श्री मॉण्टेग्यूको तार दे दिया है। अब उनके 
जवाबकी राह देख रहा हूँ। में यह बहुत जरूरी समझता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम 
आजाद और शौकत' अली बम्बईम ही रहें ताकि उनसे बराबर सलाह-मशविरा किया जा 
सके ।' संगठनका काम फौरन शुरू हो जाना चाहिए। बदकिस्मतीसे मौलाना अबुल 
कलाम आजाद अभीतक बीमार हें। मेन उन्हें जितनी जल्दी हो सके, बम्बई आ 
जानेको कह दिया है। 


[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. देखिए “तार: भारत-मन्त्रीको ”' १३-३-१९२० के बाद । 

२. वर्योंकि गांधीजीके साथ वे भी उस उप-समितिके सदस्य ये जिसे अखिल भारतीय खिलाफत 
समितिने यह तथ करनेके लिए नियुक्त किया था कि खिलाफतके सवालप्र भान्दोन कब प्रारम्भ 
किया जावे। 


१४२. पत्र: सरलादेवी चोधरानोको 


सिह॒गढ़ 
३० अप्रैल, १९२० 


पूतासे सिंहगढ़ रवाना होनेसे ठीक पहले आपको पेन्सिकसे लिखा एक पत्र” 
भेजा है। डाक्टरने [मुझसे कहा कि मेरा] स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि 
मुझे पेदल ऊपर चढ़तेकी कोशिंश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझपर कुछ ऐसा 
नशा छाया हुआ था कि मेने सोचा, में यह कर सकूगा। निदान महादेव, दीपक 
और मेने चढ़ाई शुरू की। मगर तुम्हें यह जानकर दुःख होगा कि हम आधे 
फर्लांग भी नहीं चढ़ पाये होंगे कि मेरी बाईं जाँघमें असह्य पीड़ा होने लगी और 
फलत: मुझे कोशिश छोड़ देनी पड़ी। में बड़ा शर्मिन्दा हुआ और यह जानकर बेहद 
दुखी भी कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा घट गई है। लेकिन इस बुरी हालतमें 
भी मुझे प्रसन्न ही रहना चाहिए। और में प्रयत्न करूँगा कि प्रसन्न रहें। 

अभी-अभी' में दो सपने देखकर उठा हूँ -- एक तुम्हारे बारेम था और दूसरा 
खिलाफतके वारेमें। तुम दो ही दिनमें लौट आईं, इससे मुझ बड़ी खुशी हुई। मेन 
पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गई?” तुमने कहा, यह तो पंडितजीकी यूक्ति 
थी मुझ अपने पास बुला लेनेकी। जगदीशकी' शादी अब भी बहुत दूर ही है। इसलिए 
में वापस' आ गई।  जगनेपर पता चला कि यह तो एक स्वप्न था। फिर में निराश 
होकर सो गया। लेकिन अब अपने-आपको मेंने मुसलमानोंकी एक बड़ी मजलिसके 
सामने पाया। एक वकक्‍ता आम भाषाके रूपमें हिन्दुस्तानीके उपयोगके बारेमें बोल रहा 
था। उसने बताया कि बगदादी लोग जो बोली बोलते हैं, वह भी हिन्दुस्तानीकी ही' 
एक शाखा है और इसलिए उसका अध्ययन करना चाहिए। श्रोत्‌ृ-समूहमें से किसी' 
दूसरे व्यक्तिन ऐसी बातोंमें हिन्दुस्तानसे बाहर जातेका विरोध किया। उस समय अब्दुल 
बारी साहब भी मेरे साथ थे। उन्होंने उस वकक्‍ताका पक्ष लिया। परन्तु श्रोतागण 
इतने गुस्सेमें आकर विरोध करने लगे कि वे कुछ बोल न' सके। बारी साहबको 
उसके साथ लोगोंका ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगा। अब में लोगोंको इस 
प्रश्नके पक्ष और विपक्षकी सारी' बातें समझा रहा था। प्रसंगवश बात युक्तियों और 
उपायोंपर आ गई। मेने किसी भी कीमतपर सत्यपर डट रहनेकी आवश्यकतापर जोर 
दिया। इतनेमें सभामें कुछ गड़बड़ मच गई और में जग गया। जगनेके तुरन्त बाद 
में यह पत्र लिखने बैठ गया। 


१, यांधीजी सम्भवतः अपने तारीख २९-४-१९२० के पत्रका उल्लेख कर रहे हैँ। वे उसी दिन 
पूनाते सिहगढ़के लिए रवाना हुए थे । 
पंडित राममजदत चौधरी । 
३. सरलादेवीका ज्येष्ठ पुत्र । 


३९४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


दीपक महादेवके साथ कुरसीके बिना ही चढ़ गया। इसके कारण उसे कोई हानि 
नहीं हुईं। चलते वक्‍त उसने दूध पी लिया था और ऊपर पहुँचकर केक खाया। अब 
वह गहरी नींद सो रहा है। प्रभूदास पहल़ेसे बहुत अच्छा और चुस्त दीख रहा है। 
बालकृष्ण हमारी अग॒वानी करने आधी राहतक' आया था। रेवाशंकरभाई कल 
आनेवाले हैं। आइस डाक्टर भी अभी-अभी' मेरे लिए दो बकरियाँ लेकर यहाँ आ गये 


्& 


हे। खबर है कि तिलक महाराज भी आज शामको आनेवाले हें। उनके साथके अन्य 
लोग तो उनके बँगलेमें पहलेसे ही मौजूद हें। 

बकरियाँ अब इवर चली आ रही हें, उनको मीठी आवाज मेरे कानोंमें पड़ रही' 
है। अगर शादी निपठ गई हो या मुल्तवी' हो गई हो, तो में आशा करता हूँ कि तुम 
भी मण्डलीम शामिल होकर इसे अपने संगीत तथा हास्यसे मुखरित करोगी। 

इस' तरह तो में लिखता हीं चला जाऊँगा। लेकिन अब बन्द करना चाहिए। 
यह भय तो नहीं है कि तुम उकता जाओगी, लेकिन मुझे और काम भी करने हूं। 

हाँ, अभी मुझे एल० गिरधारीलालके पोस्ट-कार्डकी याद आ आई, जिसमें उन्होंने 
उस' कंगनकी माँग की है जो तुमने बाग-फंडके' लिए देनका वादा किया था। मेरा 
खयाल है वह तुमको कल ही भेज दिया गया है। जो भी' हो, में तुम्हें उसकी याद 
दिला देता हूँ। मेने समझा था कि तुमने अपना कंगन वहीं, उसी समय दे दिया था। 

मेरे पैरके बारेमें तुम फिक्र न करना। यहाँकी सुन्दर आबोहवार्म में बिलकुल 
ठीक हो जाऊँगा। दीपककी भी फिक्र मत करना। हम सब उसकी पूरी देख-भाल 
करेंगे। शंकरलाल उसे मोटरमें कोलाबा सैर कराने ले गये थे। उन्होंने मुझसे उसे 
सिनेमा ले जानेके लिए भी पूछा था लेकिन मेंने कह दिया कि में इसकी जिम्मेदारी 
नहीं लूगा। तुम कहो तो उसे फिर कभी सिनेमा भेज दूँगा। उस' समय मेने इसके 
बजाय कोलाबा या विक्टोरिया गार्डनकी सर करानेकों कहा। इसीलिए ले गये थ। 
महादेव और दीपक दोनोंने शंकरछालके साथ ही खाना खाया। दीपकके बारेमें जो-कुछ 
किया वह ठीक तो था न? 

सस्मेह, 

तुम्हारा, 
विधि-प्रणेता 
| अंग्रजीसे | 
महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. ब्बईके रेवाशंक्र झवेरी, व्यवसायी और गांवीजीके बहुत बड़े प्रशंसक । 
२. जाल्याँवाला बागकी खरीदारीके सिहूसिलेमें एकत्र किया जानेवाला ऋन॑॑टा । 
३. शंकरलाक बंकर । 


9४३. पत्र : गिलिस्पीको' 


| सिहगढ़ | 

र२े० अप्रैठ, १९२० 

ईसाई-धर्म में प्रार्थनाकों जो बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है, वह मुझ मालूम है। 

किन्तु मेरी निजी धारणा यह है कि सभी प्रार्थनाओोंकी तरह ईसाइयोंकी प्रार्थना भी 

केवल एक ढर्रा-भर बनकर रह गई हैं और इसमें भी अक्सर स्वार्थ हुआ करता 

है। हिल्दू-प्रार्थंवा-विधिमें से इन्हीं दो बुराइयोंकों दूर करनेकी में अपने-भर पूरी 
कोशिश कर रहा हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१४४. पत्र : श्रीमती जिन्नाको 


३० अप्रैल, १९२० 
जिन्ना साहबको मेरी याद दिला दीजिए एवं उन्हें हिन्दुस्तानी या गुजराती 
सोखनेके लिए राजी कीजिए। आपकी जगह में होऊँ तो उनके साथ हिन्दुस्तानी या 
गुजरातीमें ही बोलना शुरू कर दूँ। इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आप अंग्रेजी 
भूल जायेंगी या दोनों एक दूसरेकी बात समझ न पायेंगे। है ऐसा कोई खतरा? 
क्या आप यह कर सकेंगी? और में तो आपका मेरे प्रति जो स्नेह है उसके 
कारण भी आपसे ऐसा करनेका अनुरोध करूँगा। 


[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, अहमदाबादवाले रेवरेंड गिलिस्पी । 
२. मुहम्मद अछी जिन्‍नाकी पत्नी । 


१४५, पत्र: लाजरसको!' 


सिंहगढ़ 

३० अप्रैल, १९२० 

मेंने अपने दो पुत्र दक्षिण आफ्रिकाकों दे दिये हें। वे जबतक चाहें वहाँ 

रह सकते है। इसमे अधिक देनेकी' मेरी शक्ति नहीं है। वहाँ तो जितने आदमी मिल 
सके, उतनेकी जरूरत है, और इसी प्रकार पैसेकी भी। 


[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देनाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१४६. पत्र: निर्मेलाकों 


३० अप्रेल, १९२० 

तुम्हारे साथ बातचीत करनेके बाद इन दिनों मेरे मनमें तुम्हारे बारेमें बहुत 
विचार चलते रहते हे। मेरी समझमें यदि तुम चाहो तो बहुत-कुछ कर सकती हो। 
लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। जो कुछ तुम सुनो अथवा पढ़ो उसपर तुम्हें 
विचा रपूर्वक अप करना चाहिए। तुम्हारी विचारशक्ति मन्द है, यह बात में तुम्हारी 
नोटबुकसे समझ पाया हूँ। अब मेरी सलाह यह है कि तुम जितना पढ़ों उसका 
अर्थ समझकर उसपर विचार करो। और अच्छा लगे तो उसपर अमल करो। ध्यान- 
पर्वेक  नवजीवन  पढ़ो। गीताजीके प्रत्येक इलोकके अथैंपर विचार करो, तभी' तुम 
आगे बढ़ सकोगी। आश्रममें ही मरना है -- ऐसा निश्चय करके आश्रमके प्रत्येक कार्य- 
को समझ लो। आश्रमके जीवनमें तुम्हारी सेवाओंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कहाँ हो 
सकता है, यह देखकर तदनुरूप काम करो। चि० मगनलालसे मिलती रहना और 
उससे सब जानकारी प्राप्त कर लेना। उससे काम माँगना। में नादान हूँ, दूसरोंके 
साथ बातचीत कैसे करूँ-.. यह सोचकर तुम अपनी कोठरीमें ही बन्द मत रहो; बल्कि 
यह मानकर कि जबतक मेरा हृदय निर्मल है तबतक में सबके साथ मिल-जुलू सकती 


१. दक्षिण आफ्रिकाके लाजरस गेब्रियक । 
२, मणिछारू और रामदास, दोनों गांधीजीके १९१४ में दक्षिण आफ्रिकासे भारत भा जानेके 
बादसे फीनिक्समें इंडियल ओपिनियनकी व्यवस्था और देखरेख कर रहे थे । 


३. गांधीजीकी बहन रलियातबेनके पुत्र गोकुलदासक्री विधवा पत्नी। गांधीजीकी इच्छापर बे आश्रममें 
रहने लगीं थीं । देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २८९-९० । 


पत्र: मंगलदास' पारेखकों ३९७ 


हूँ; सब भाई हें; ऐसा समझकर सबसे शिक्षा छो। सबकी सेवा करना। उचित 
समयपर में तुम्हें बम्बई ले जाऊँगा। अपनी लिखावटको सुन्दर बनाना। अक्षरोंको 
इतना सुन्दर बनाना कि वे छपे हुए छगें। मुझे नियमपूर्वक स्थाहीसे साफ अक्षरोंमें 
लिखती रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


[ गुज॒रातीसे | 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


१४७, पत्र: मंगलदास पारेखको' 


सिहगढ़ 
३० अप्रैल, [ १९२० | 


सुज्ञ भाईश्री' मंगलदासजी, 


आपका पत्र मिला। जिस समय यह मिला उस समय दोपहरके तीन बजे थे। 
इसका उत्तर तुरन्त ही लिख रहा हँ। तथापि पहली तारीखकों तो यह नहीं पहुँच 
पायेगा। मुझे लगता है कि आप अम्बालालभाईपर्रा अकारण ही सन्‍्देह करते हें। मेंने 
तो, जब आपसे मिला था, उसी समय आपसे कहा था कि हमने अम्बालाल्भाईके 
साथ कुछ दरें निश्चित की हैं। मेंने [उस' समय | इस' सम्बन्धर्में ज्यादा बातचीत 
नहीं की' क्योंकि मेरा खथारू था कि मेरे वहाँ जानेके कारणसे' आप परिचित होंगे। 
उनके साथ हुई बातचीत आपसे कुछ छिपानी तो थी नहीं और उसी तरह आपको 
सूचित कर देनेके बाद उनसे सलाह-मशविरा करनेकी बातमें भी मुझे कुछ अनौचित्य 
न जान पड़ा। जो मिलें सलाह-मशविरा करनेको राजी' थीं उनके साथ मेने सलाह- 
मशविरा किया। हड़तालको जितना सीमित किया जा सके उतना किया जाये, इस 
बातको मेने उचित माता और अभीतक मानता हूँ। में आपको इस बातका आइ्वासन 
कैसे दिलाऊँ कि मुझे जगत्‌में दूसरोंसे अपनी बात मनवानेका तनिक भी लोभ नहीं 
है। हाँ, न्‍्यायकी बातको मनवानेका महान्‌ प्रयत्न करता रहता हूँ और बहुधा में जो 
करता हूँ उसमें शूद्ध न्याय ही होता है। और न्यायकी जीत तो होती ही है। इसी- 
लिए लोग अ्रमवश यह मानने छगते हे कि में उनसे अपनी बात मनवाना चाहता 


१, अहमदाबादके मिल-मालिक । इन्होंने कोचरब-आश्रम स्थापित करनेमें गांधीजीको सहायता दी थी .। 

२. ३० अप्रैल, १९२० को गांधीजी सिहगढ़में थे। पत्रमें मिंठ-मजदूरों और मिल-मालिकोंके बीच 
जिम झगड़ेंकी चर्चा की गई है वह अप्रैल-मईं, १९२० के दौरान हुआ था । 

३. अम्बालाल साराभाई । 


३९८ सम्पूण गांधी वाडमय 


हुँ। लेकिन मुझे अधिक जातनेपर उन्हें मालम हो जाता है कि मेरे पास' मेरा आग्रह 
जैसी कोई चीज नहीं है। मझ न तो धनकी' आकांक्षा है और न आदर-सम्मानकी ही। 
धनसे ऊबकर मेने उसका त्याग किया। प्रभु मेरे मित्रोंकी मारफत मेरी आवश्यकता- 
ओंकी पूर्ति करता रहता है। सम्मान तो मुझे अपनी अन्‍्तरात्मासे इतना भरपूर मिलता 
है कि मेरे पास बाहरी' सम्मानके लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता। तो फिर किस 
कारण मेरे मनमें अपनी बातके आग्रहका लोभ हो? हमारा दृष्टिकोण ही' भिन्न है, 
इसलिए हममें मतभेद हो जाता है। आपकी मान्यता है कि फिलहाल ही' मजदूरोंको 
बहुत ज्यादा मिलता है तथा उन्हें जो और दिया जायेगा उसका वे सदुपयोग नहीं 
करेंगे। में मानता हूँ इस' समय उन्हें बहुत ही कम मिलता है। उनके वेतनमें जिस 
वृद्धिकी मेंने माँग की है, उससे उनकी समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जायेगी 
सो भी में नहीं मानता और उन्हें अधिक जो-कुछ मिलेगा उसका वे दुरुपयोग ही' 
करेंगे, इसे में सिद्धान्त रूपमे स्वीकार नहीं करता। फलत: मेंने बम्बईमें निर्धारित 
अधिकसे-अधिक दरको माँग की है और उसमें मुझे तनिक भी अन्याय दिखाई नहीं 
देता। में तो आपसे कह भी चुका हूँ कि बम्बईकी मशीनोंके पीछे जो खर्च होता है 
उसकी खबर अगर मुझे पहले मिली होती तो हमने जब पंच नियक्‍त करनेका निरचय . 
किया था तब वम्बईकी दरके साथ मृकाबहा करनकी बातको में कभी भी स्वीकार 
नहीं करता। इस बातका ध्यान रखना मेरा कत्तंव्य है कि अहमदाबादके उद्योगको 
तनिक भी नुकसान न हो। और में देख सकता हूँ कि मजदूरोंको पूरे तीस रुपये दिल- 
वानेमें इस धर्मका पूरा-पुरा पालन होता है [उसका उल्लंघन नहीं होता |। लेकिन 
आप इस बातको नहीं देख पाते इसीसे मुझे दूराग्रही मानते हे, पर में कैसे मान? में 
देखता हूँ कि हममें जो मतभेद है वह समझमें आ सकता है। आपके साथ सहमत 
होनेकी खातिर में अनेक कदम उठानेके लिए तंयार हूँ। लेकिन मजदूरोंके साथ अन्याय 
करके एक भी, कदम भरनेको तैयार नहीं हूँ। मेने आपको जो पत्र लिखा था उसमें 
अम्बालालभाईका बिलकुल भी हाथ नहीं है। में तो मानता हूँ कि उन्होंने आपको जो 
भी कहा हैं वह बिलकुल विशुद्ध मनसे कहा हैं, आपके सम्मानको हानि पहुँचानके 
उद्देश्यसे नहीं किया है और यदि मुझ ऐसा जान पड़ा तो पल-भरके लिए भी उनके 
साथ नहीं रहँगा। मुझे तो जैसे उनका सम्मान प्रिय है उसी तरह आपका भी। 
में तो उस कार्येमं भाग लेना चाहता हूँ जिसमें आपका कल्याण होता हो। अब भी 
मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो दरें तय हो गई हू उन्हें आप स्वीकार करें; और 
आपको इस समय अनमूप्राबेन और भाई शंकरलार-जैसे निर्मल कार्यकर्ता मिले हैं 
उनकी सहायतासे आप अहमदाबादके उद्योगक्रों उन्नत बनायें तथा इस तरह औरोंके 
लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करें। 

मेरी अपनी तबीयत फिलहाल बहुत खराब है, अन्यथा सीधा आपके पास 
चला आता। आप' ही यदि बन पड़े तो सिहगढ़ आयें और तनिक विश्राम करें। 
परेशान होतेका कोई कारण नहीं है। 


१. ३१ माचेकों गांघीजीने मिर-मालिकोंकों छिखा था कि वे अपने मजदूरोंको कुछ रियायतें दें । 


पत्र : एडा वेस्टकों ३९९ 
आपने जो पत्र भेजे थे, उन्हें वापस भेजता हूँ। 


श्री मंगलदास' पारेख 
अहमदाबाद 


गूजराती प्रति (एस० एन० ७०४४) की फोटो-तकलसे । 


१४८. पत्र: एडा बेस्टकों' 


[ सिंहगढ़ | 
३० अग्रेल, १९२० 
प्रिय देवी, 
में आज जहाँ पहुँचा हूँ, यह एक छोटा-सा एकान्‍्त, ऐतिहासिक किला है।' 
आसपासका दृश्य बड़ा भव्य है और मौसम बहुत स्फूतिदायक तथा सुहावना। मेरा 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया है। उसीको सुधारनेके लिए यहाँ आया हूँ। साथमें डा० 
जीवराज मेहता, महादेव देसाई, स्वामी आनन्द, प्रभुदास, बालकृष्ण और दीपक हूँ। 
तुम तो इनमें से केवल प्रभुदासकों ही जानती हो। इस पत्रमें में दूसरोंका परिचय 
नहीं दूँगा क्‍योंकि में पत्र जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। मारे दर्देके सिर फटा जा रहा 
है, परन्तु तुम्हारा पत्र हाथमें ले लिया है, तो उत्तर दे ही दूं। 
श्रीमती गांधीका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है। वे हरिलालके बच्चोंकी 
देख-रेख रखती हे। फातिमाकी' शादी पिछली २० तारीखको एक बहुत ही अच्छे 
नौजवानपे हो गई है। शादी बहुत सादे ढंगसे, बिना किसी धूमधामके हो गई। इसका 
आयोजन आश्रमके* प्रांगणर्मे ही हुआ था। उसके पति अहमदाबादमें ही रहते हं, 
इसलिए फातिमासे बराबर भेंट होती रहेगी। इंग्लेंडसे निकाल दिये जानेके बाद श्री 
कैलेनबैककी' तरफसे कोई समाचार नहीं मिला है। मेंने पूछताछ भी की पर कुछ 
पता नहीं चला। 
श्रीमती वेस्टका समाचार सुनकर दुःख हुआ। आशा है अब वे अच्छी हो गई 
होंगी। मेरी तरफसे हिल्डाको प्यार। क्‍या वह मुझे कभी याद करती है या मेरा 
१. दक्षिण आकफ्रिकामें गांधीजीके एक अन्तरंग सहयोगी ए० एच० वेस्टकी बहन जिनको गांधीजीने 
“ देवीबहन ” नाम दिया था । 
२. पूनाके पास सिंहगढ़का किला । वहाँ गांधीजी २९ अप्रैल्से ४ मईतक रहे थे । 
३. छगनलाल गांधीके पुत्र । 
४. सरलादेवी चौधरानीका लड़का । 
७, हमीदिया इस्लामिया अंजुमन ( जोहानिसबग ) के एक समयके अध्यक्ष इमाम अब्दुल कादिर 
बावजीरकी पुत्री । वास्तवमें शादी ता० २६ को हुईं थी; देखिए “ विवाहका निमन्त्र० ”, २०-४-१९२० । 
६. साबरमती भाश्रम । 
७. दक्षिण आक्रिकामें गांधीजीके सहयोगी एवं अभिन्‍न मित्र । 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


खयाल उसे आता है? आश्रमर्मे मकान बनानेका काम अभीतक चल ही रहा है। आशा 
है, किसी दित तुम भी उसे देख सकोगी और उसके निर्माणमें तुम्हें जितना हाथ 
बँटठाना चाहिए उतना बँटा सकोगी। 

मेरा जीवन तो सदाकी भाँति खूब व्यस्त है। जिसे में अपना कह सके, ऐसा एक 
क्षण भी नहीं होता। 

देवदासः बनारसमें है। वहाँ वह अपनी हिन्दीकी पढ़ाई पक्‍की कर रहा है। 
हरिलाल व्यापारमें आगे बढ़ रहा है। में नहीं जानता कि आखिरको वह करेगा क्‍या। 

सस्नेह, 

तुम्हा रा, 
भाई 

[ पुनर्च : | 

भाई कोटवालकों चअहुत समयसे नहीं देखा है। उनका कोई समाचार भी नहीं 
मिला है। परागजी' देसाई श्रीमती गांधीके भाईके साथ हो गये हें। मेढ़' कुछ नहीं 
कर रहे हे। छगनलाल हिसाब-किताब' देखता है। मगनलाल मुख्य व्यवस्थापक है। 
उसके बच्चे अब बड़े हो गये हँ। कहते हे, प्रभुदासको क्षय-रोग है। छगनलालकी 
पत्ती' शरीरसे बहुत कमजोर तो है ही। कृष्णदासकी' तन्दुरस्ती भी बहुत अच्छी नहीं 
रहती। इमाम साहब सारी खरीद-फरोख्तकी देख-भाल करते हें। उनकी पत्नी 
आश्रमके लिए सिलाईका बहुत सारा काम करती हैं। तुम जिन लोगोंकों जानती हो, 
उन सबकी गतिविधिका मेंने काफी वर्णन कर दिया। 


भाई 
[ अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजत्य : नारायण देसाई 
१४९. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 
१ मई, १९२० 


इस समय शामके लरूगभग पाँच बज रहे हैं। मेने अभी-अभी बिस्तर छोड़ा 
है। कल रात सरमें बहुत सख्त दर्द था और ११ बजेतक अचेत-सा पड़ा रहा। उसके 
बाद अच्छी' नींद आई। अब सरदद नहीं है, लेकिन में अभी एक फर्लांग भी नहीं 
चल सकता। फिर भी, तुमसे कहूँगा कि मेरे बारेसें चिन्ता न करो। मेंने सोचा कि 
तुमको अपनी दशासे अवगत करा दू---और किसी कारणसे नहीं तो इस' कारणसे 


१. अहमदाबादके सुरेन्द्रराय मेढ़, दक्षिण आफ़िकामें गांधीजीके सहयोगी । 
२, छगनलाल गांघीके पुत्र । 


पत्र : सरलादेवी' चौधरानोकों ४०१ 


कि अगर पखवाड़ेब्भरमें जगदीशका' विवाह सम्पन्न या स्थगित हो जाये तो तुम इस 
सीमाका निर्वाह करके आ जाओ। अगर पंडितजीकों भी आनेपर राजी कर सको 
तथ तो बात ही क्‍या है। उन्हें आश्रमके जीवनकों देखना और रहकर अनुभव करना 
चाहिए। ह 

सुबहः तिलक महाराज हमें देखने आये थे। साथमें उनके लड़के और दामाद 
भी थे। बातचीत बिलकुल औपचारिक हुई। 

दीपक ठीक है। उसे यह जगह पसन्द आ गई जान पड़ती है। उसकी' रुचियाँ 
बड़ी सुधड़ हें और उसे कोई बात समझा-सिखा पाना भी बहुत आसान है। अगर 
उससे कुछ लिखा सका तो इसके साथ ही भेज दूंगा। 

रेवाशंकरभाई आज सुबह आये। साथमें कुछ बड़े-अच्छे आम ले आये थे। 
उनमें हिस्सा बँटानेके लिए तुम तो यहाँ थीं नहीं, इसलिए मनको कष्ट हुआ। आज 
सुबह, हम जिस. समय आमतौरपर उठते हे, उसी समय उठा, लेकिन फिर सो 
गया। मेंने सूर्योदय नहीं देखा। तुम यहाँ होतीं तो में जानता हूँ कि सूर्यदेवके रथका 
आगमन देखनेकों अवश्य ही मुझे बाहर खींच ले जातीं। 

पादशाह “ईस्ट ऐंड वेस्ट ' में लिखते रहे हें। कतरन तो शायद, जब हम लोग 
साथ थे, तभी आ गई थी। उसके आधारपर मेने एक लेख बोलकर लिखा दिया है। 
वह किसी हृदतक अच्छा ही बन पड़ा है। तुम भी इस बातसे सहमत होगी। 

और अब तुमसे एक चीज माँगूँगा। में जानता हूँ, तुमने मुझे बहुत-कुछ दिया 
है। लेकिन जैसे-जैसे प्राप्त होता गया है, वेसे-वेसे भूख भी बढ़ती गई है। तुमने कहा 
कि आश्रममें काम करनेमें तुमको संकोच होता है। क्‍या तुम वहाँ घरेलू काम-काज 
करना शुरू करके इस संकोचके भावसे छुटकारा पानेकी कोशिश नहीं करोगी ? अगर 
सिर्फ मेरी ही खातिर तुम ऐसा करो तब भी कोई हज नहीं। यहाँ हमारे दृष्टिकोणमें 
परिवतंन होनेका सवाल नहीं उठता। सवाल सिर्फ अपनी अनिच्छापर काबू पानेका है। 
तुम महान्‌ हो, नेक हो, लेकिन जबतक्क तुममें घरेलू काम-काज करनेकी क्षमता नहीं 
आती, तबतक तुम स्त्रीके रूपमें पूर्ण नहीं हो सकतीं। तुमने औरोंकों इसका उपदेश 
दिया है। अत: जब लोगोंको यह मालूम होगा कि तुम्हारी उम्र और हैसियतकी' 
महिला भी घरेल काम-काज करनेमें बुरा नहीं मानती तो तुम्हारे उपदेशका ज्यादा 
असर होगा। ह 


सस्नेह, 
: तुम्हारा, 
विधि-प्रणेता 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. सरलूददिवोक़ा ज्येष्ठ पुत्र जिसका विवाह १९-७-१९२० को सम्पन्न हुआ था | 
२, यहाँ मूठफ्नो सुपारकर अनुवाद किया गया है । 


१७-२६ 


१५०. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 


१ मई, १९२० 
मक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्त्यज । 
क्षमाजवदयातोपसत्यं पीयूषदद्‌ भज ॥र॥। 
यदि देहं पृथकक्ृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि। 
अधुनेव सुद्षी शान्‍्तों बन्धमुक्तों भविष्यसि ।॥।४॥। 
मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बदधों बद्धाभिमान्यपि। 
किवदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिभवेत्‌ ॥११॥' 

कल मेने बीप इलोक पढ़े। उनमें से मुझे जो सबसे अधिक सशक्त छगे, उन्हें 
छाँटक'र यहाँ दे दिया है। मुझे याद आया एक बार तुमने कहा था कि दूसरे कवियों- 
की दूसरी चीजें तुमपर जितना असर करती हैं, उतना 'भगवद्गीता” नहीं करती। 
इसलिए हो सकता है, इन इलोकोंका भी तुमपर कोई असर न हो। परन्तु मेरे मन- 
पर उस समय उनका बड़ा पुनीत प्रभाव पड़ा और में तुमको भी उतका छाभ देनेका 
लोभ संवरण नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त मुझे इन दिनों मजबूरन बेकार पड़े 
रहना पड़ता है। क्‍योंकि अबतक में खाट नहीं छोड़ पाया हूँ।' ऐसी स्थितिमें इन 
इलोकोंको पढ़कर मुझे बड़ी सांत्वना मिलती है। 

[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई। 





१, अष्टावक्र गीताके भ्रथम अध्यायर्म मुनि जनकसे कहते हैं: 

है तात, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयोको विष समझकर उनका त्याग कर और क्षमा, 
ऋजुता, दया, सन्‍्तोष ओर सत्यका अमृतकी भाँति सेवन कर । 

यदि तू देहकों अलग करके जिद (रूप) में स्थिर होकर रहेगा तो तत्काल सुखी, शान्त और 
बन्धनमुक्त हो जायेगा । 

जो अपनेको मुक्त मानता है वह मुक्त ईी दे ओर अपनेको बद्ध मानता है वह बँधा हुआ है । 
यह कद्ावत सच है कि जेसी मति वेसी गति । 

२. गांधीजीके पेरमें कुछ तकलीफ दो गई थी इसी कारण २५ अप्रैठले ४ मईतक उन्होंने सिंहगढ़में 
विश्राम किया था । यद्द पत्र भी वहीसे छिख्ला गया था । 


१५१. पत्र: जमदोदजी नसरवानजी मेहताकों' 


सिहगढ़ 
[१ मई, १९२०] 


भाईश्री' जमशेदजी', 


आपने मुझे पत्र छिखा सो अच्छा किया। आपको अथवा आपके मसनोगत भावोंकों 
में समझ न सके, सो बात नहीं है। उसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो 
व्यक्ति असहयोगके विचारके विरुद्ध है वह मुसलमानोंका मित्र नहीं है। मंत्रीमें भी 
मतभेद हो सकता है। 

अब आपके प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ: 


१. असहका रका प्रभाव सरकार विरोधी अवश्य होगा; लेकिन इस' असहका रकी 
कल्पना प्रतिकारकी भावनासे नहीं की गई है, इसलिये सरकारन क्या अपराध किया 
है, इसका प्रश्न उठ हो नहीं सकता। तथापि स'रकारको जितना करता चाहिए उतना 
उसने नहीं किया है। यदि इंग्लेंडकी सरकार न्याय प्राप्त नहीं करा पाती तो भारतकी' 
सरकार त्यागपत्र दे सकती है। हिन्दुस्तानकी स'रकार एसे समय मात्र “विरोध” 
प्रकट करके सन्‍्तुष्ट नहीं रह सकती; यह उसकी' त्रुटि है। इसलिए जनता स'रकारसे 
अपना सहकार वन्द करके अपना असन्‍तोष प्रगट क'र सकती है। 

२. हम किसीको जान-बुझकर दु:ख नहीं दे सकते; लेकिन यदि हमारे किसी 
ऐसे कार्यसे जो आनिवाय हैं, किसीको दुःख हो तो उसके लिए हम उत्त रदायी' नही हें। 
सरकारी नौकरीसे त्यागपत्र देनेका मुझे अधिकार है। त्यागपत्र देनेसे सरकारको दुःख 
हो तो उससे में हिसक नहीं होता। कल्पना कीजिये में पिताकें साथ घरमें रहता हूँ 
और उनकी यथाशक्ति सेवा भी करता हूँ, लेकिन यदि उन्हें कुछ अन्याय करता देख- 
कर में गृहत्याग करके उनके साथ काम आदि क'रना बन्द कर दूँ तो उससे उन्हें 
दुःख तो अवश्य होगा, तथापि मेरा वह गृहत्याग करना ही कत्तेंव्य हो सकता है। 
यह दुःख वास्तव मेरे पिताने स्वयं ओढ़ा है। यदि हम इस तरहसे आचरण न करें 
तो संसारमें अत्याचारी-मात्रको अत्याचार करनेका परवाना मिल जाये। 

३. इससे आप देखेंगे कि हमें हिसा किये बिना असहकार करनेका अधिकार 
हैं, इतना ही नहीं बल्कि वह हमारा कत्तंव्य है। 


१, कराचीके पारसी व्यापारो और समाजतेवक । 

२. जमशेरजीके २४ अग्रैठ, १९२० के पत्रके उत्तरमें यइ पत्र छिखा गया था । साथन-पृत्रमें इस 
पत्रकी तारीब १९ मई दी गई है जो स्पश्टत: एक भूंठ है । सम्मवत: १की जगह “१९१ गलत छप 
गया, गांधीजी २९ अग्रैल से ४ मई, १९२० तक सिंहगढ़में थे । 


४०४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


४. शौकत अलीके भाषणेसे ' में वहीं घबराया; क्‍योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने 
जिस 'भातत्ते प्रेरित हो भाषण दिया है उसे में अच्छी तरह समझ सकता हैँ। 

निस्सन्देह, यह बात में स्वीकार करता हूँ कि जिस भावसे में असहकार को 
देखता हूँ उस भावसे सब मुच॒लपान नहीं देखते। केकिन यह बात उन्हें स्पष्ट रूपसे 
समझा दी गई है कि अलहकारके साथ-साथ हिंसा हो ही! नहीं सकती, और अगर 
मुसलमान भाई असहकारको देष-भावसे प्रेरित होकर भी अपनायें तो भी उससे हमें शुभ 
परिणामकी उपलब्धि हो सकती है और हम हिसासे छुटकारा पा सकते हे। सब अच्छे 
कार्योका, भले ही वे किसी भावसे प्रेरित होकर क्‍यों न किये जायें, थोड़ा-बहुत शुभ 
परिणाम अवश्य होता है। जो व्यक्ति भयसे अथवा लज्जासे प्रेरित होकर सत्य अथवा 
संयमका पालन करता है उसे भी उसका स्थूल लाभ तो हो ही सकता है - - सत्य- 
कार्यकी महिमा ही ऐसी होती है। 

आपके भनमें जैसों' शंका उठी है वेसी ही दूसरोंके मनमें श्री उठी होगी, इसलिए 


्््ू 


आपके पत्रकों नवजीवन में प्रकाशनाथथ भेज रहा हूँ। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-५-१९२० 


१५२. में होमरूल लीगमें क्‍यों शामिल हुआ हूँ? 


होमरूल लीगकेसदस्योंके' प्रति, 

इसके पहले कई मित्रोंने कितनी ही बार मुझसे होमरूल लीगमें शामिल होने- 
का आग्रह किया था लेकिन तब में उसमें शामिल नहीं हुआ। उसका एक कारण 
यह भी था कि राजनेतिक विययोंमें सिर्फ राजनैतिक दृष्टिसे मेरा भाग लेना सम्भव 
नहीं था, आज भी में ऐसा नहीं करता; तथापि इस बार मुझसे जो आग्रह किया 
गया वह पहलेके आग्रहोंसे भिन्न था। एक तो उस समयतक लोग मेरे विचारोंसे आज 
जितने परिचित हैँ उतने परिचित नहीं थे। दूसरे गत कांग्रेस अधिवेशनमें मेने देखा 
कि मेरा कांग्रेसके पिछले अधिवेशन-जैसा चुप रहता सम्भव नहीं है। मुझे लगा कि 
कितने ही विषयोंपर मुझे अपने विचार जूनताके सामते रखता आवश्यक है और 
तब मेने कांग्रेस अधिवेशनमें ठीक-ठीक भाग लिया। उसका मुझे कोई पद्चात्ताप भी 
नहीं है। 


१, मद्रासमें १७ अप्रैठको खिठाफृत सम्मेहतके अध्यक्षके रूपमें | गांधीजीकों लिखे अपने पत्रमें 
जमशेदजी मेहताने शिक्रायत की थो कि शोकृत अछोले “ अत्तदफ्रार ” और “ अहिंसा ” की जो परिभाषा 
की है. वह चौंकानेवाली है । 

२. २८ अग्रैठ, १९२० को गांधीजी अखश्वि् मारतोय होमरूछ लोगके सदस्य बने थे । 

३. अमृतसर अधिवेशन, दिसम्बर १९१९ । 


में होमरूछलीगरमें क्यों शामिल हुआ हूँ ? ४०५ 


[इसलिए] मुझे होमरूल लीगमें शामिल होनेका लोभ हुआ। परामशेके विचारसे 
मेंने बम्बईसे बाहरके मित्रोंकों पत्र लिखे। मेंने उन्हें बताया कि होमरूल लीगमें मेरा 
सम्मिलित होना अपने विचारों और पद्धतिको अमलमें छानके विचारसे ही सम्भव 
हो सकता है। मित्रोंमें से अधिकांशकों मेरे विचार पसन्द आये और उन्होंने होमरूल 
लीगमें सम्मिलित होनेके मेरे निरचयपर सहमति प्रकट की। अन्य अनेक मित्रोंने 
मेरे विचारोंकों पसन्द तो किया छेकिन यह आशंका प्रकट की कि होमरूल लीगमें 
सम्मिलित होनेपर भी में अपनी स्वतन्त्रता और तटस्थताकों खो बेठँगा। इसका मेरे 
ऊपर भी काफी असर हुआ, तथापि मेंने सोचा कि यदि मेरे विचारोंसे अवगत होनके 
बावजूद मुझे लीगमें शामिल कर लिया गया तो में अपनी स्वतन्त्रताकों बनाए रख 
सकूँगा। मेने यह भी महसूस' किया कि इसके द्वारा मुझे अपने विचारोंका विशेष प्रचार 
करनेका एक साधन मिल सकता है और इस लोभसे में लीगमें शामिल हो गया हूँ। 

मुझे लूगता है कि जल्दीसे-जल्दी स्वराज्य प्राप्त करनेकी चाबी स्वदेशी, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता तथा हिन्दुस्तानीका राष्ट्रीय भाषाके रूपमें प्रचार करनेमें है। इसीलिए 
में लीगकों इस प्रवृत्तिमें लगानेका प्रयत्न करूँगा। 

स्वदेशीमें ही भारतकी आ्थिक स्वतन्त्रता और नैतिक उन्नति है। इसी कारण 
में तो विधान परिषदोंमें जानेवाले प्रत्येक सदस्यसे वचन लेना चाहँगा कि वे हिन्दुस्तानके 
उद्योगके रक्षणार्थ विदेशी मालपर जितना आवश्यक जान पड़े उतना कर लगाते हुए न 
डरें। जबतक हिन्दू-म्स्लिम एकता स्थापित नहीं होती तबतक में स्वराज्यको स्वप्नवत्‌ 
मानता हूँ। इसलिए मुसलूमानोंकों खिल्मफतके न्यायपूर्ण संघर्षमें प्री-प्री मदद देकर में 
उन्हें हमेशाकें लिए अपना बना लेना चाहँगा, और इसलिए में [होमरूल | लीगके 
प्रत्येक सदस्यको खिलाफतके कार्यमें लगानेका प्रयत्न करूँगा। 

हमें करोड़ों व्यक्तियोंके साथ काम करना है, उनपर प्रभाव डालना है, इसलिए 
में इस लीग तथा उसके बाहर अपने क्रिया-कलापोंमें, विभिन्न प्रान्तोंमें उनकी' प्रान्तीय 
भाषाओंका तथा राष्ट्रीय स्तरपर राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ हिन्दीका उपयोग करने और क रवाने- 
का प्रयत्न करूँगा। धारासभाके प्रत्येक सदस्यसे में वचन लगा कि वह [प्रान्तीय | 
विवान परिषदमें प्रात्तीय भाषा तथा केन्द्रीय विधान परिषद्में राष्ट्रभाषाका प्रयोग करने 
और करवानेका प्रयत्न करेगा। 

इस विचारके साथ ही एक दूसरा विचार जुड़ा हुआ है। जनताका काम जल्दी 
करवानेके लिए, प्रजाके प्रत्येक अंगका विकास करनेके लिए में हिन्दुस्तानके भाषावार' 
विभाग करनेकी दिशामें भरसक चेष्टा करूँगा तथा लीगको भी इस प्रवृत्तिमें लगाने- 
का प्रयास कहूँगा। तेलगू, सिन्धी, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि भाषा-भाषी अलरूग- 
अलग प्रान्तोंके निर्माणके प्रयत्नके साथ ही में उन [प्रान्तों के सम्पूर्ण विकासकी योजना 
भी रचूँगा और लीगसे भी वेसा ही करनेको कहूँगा। 

मेरे विचारसे यदि में लीगको ऐसी प्रवृत्तियोंमें लगा सका तो हम स्वराज्य' 
अवश्य ही जल्‍दी प्राप्त करतेमें समर्थ हो जायेंगे। इसी दृष्टिसे में | मॉण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड 


२. देखिए “ ऑल इंडिया होमरूझ छीगके सदस्थोतते ”, २८-४-१९२० की पाइ-टिप्पणी २ । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सुधारोंकी कीमत उपर्युक्त वस्तुओंकी अपेक्षा कम मानता हूँ। मेरे कहनेका आशय यह 
नहीं है कि उक्त सुधार एक ओर रख देने जैसी चीज़ हें। लेकिन में उन्हें उससे बड़ा 
स्थान देनेके हकमें नहीं हँ जिसके वे योग्य हैं। यदि आज हमारे हाथमें पूरी राजसत्ता 
आ जाये तो भी यदि हम स्वदेशीकों नहीं समझते, हिन्दू-मुस्लिम एकताके महत्त्वको नहीं 
पहचानते और हमारा कारोबार अंग्रेजी भाषामं चछ सकता है-- ऐसे मोहमें पड़े रहते 
हैं तो उनका उपयोग हमारी स्वतन्त्रता छीन ढेनेकी दिशामें हो सकता है। मुझे यह 
बात स्वृष्ठ दिखाई देतो है। गासनमें सुधार साधन है, साध्य' नहीं। स्वदेशी इत्यादि 
साधन और साध्य दोनों हे। 

इसके अतिरिक्त में यह भी कहता चाहता हूँ कि जिस' पद्धतिसे में काम करता 
हूँ उससे फल भी जल्दी और अधिक प्राप्त होता है। अपने प्रत्येक कार्यमें सत्यका ही 
दृढ़तापू्वक प्रयोग करना, संत्यपर पूरी आस्था रखना और सत्यको हम जिस रूपमें 
पहचानते हें उस' रूपमें उसका आचरण करते हुए किसीसे भी न डरना मेरी पद्धति 
है। इन विचारोंकों स्वीकार करनेसे जीवनमें ऐसा परिवर्तत आता है कि हम तत्क्षण 
स्वाश्रयी बन जाते हैं। दूसरोंपर निर्भर न रहकर हम तुरन्त आत्मनिर्भर हो जाते हें। 
इसलिए मुझे उम्मीद है कि में सत्याग्रहके इस तत्त्वको लीग द्वारा अपनाये जानेकी' 
दिशामें अधिक्रसे-अधिक प्रयत्न करूँगा। कानूतकी सविनय अवज्ञा करनेके आन्दोलनमें 
लीगको शामिल करनेंका मेरा इरादा नहीं है। यह तत्त्व अभी व्यापक नहीं हुआ 
है और कानूनकी संविनय अवज्ञाके सूक्ष्म महत्त्वकों अभी देशने नहीं समझा है, ऐसा 
मुझे लगता है। इसलिए में चाहूँगा कि सविनय अवज्ञा सम्बन्धी मेरे विचारोंसे सदस्य 
ने घबरायें। 

में लीगके सदस्योंके सम्मुख अपने विचारोंको विस्तारसे प्रस्तुत करनेके अन्य 
अवसरकी तलाशझमें रहूँगा। इस बीच में प्रत्येक सदस्यसे उपर्यक्त विषयोंके सम्बन्धमें 
उसके विचार जानना चाहूँगा। मेवे जो कदम उठाया है उसकी योग्यता-अयोग्यताके 
बारेमें सभी अपनी राय देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २-५-१९२० 


१५३. नॉन-कोऑपरेशन * 


अब चूँकि नॉन-कोऑपरेशन का विचार अपना असर दिखाने लगा है इसलिए 
जिस तरह मुझे “पैसिव रेजिस्टेन्स” के लिए एक शब्द खोजनेकी आवश्यकता महसूस 
हुई थी उसी तरह नॉन-कोऑपरेशन के लिए भी में एक ऐसे शब्दकी' जरूरत 
महसूस करता हूँ जिसे सत्र लोग समझ सकें। तत्काल तो असहकार' शब्द सूझता 
है, लेकिन अन्य कोई अच्छा शब्द ढूँढ़ निकालनेमें में पाठकोंकी मदद चाहता हूँ। 


१. बादमें गांवीजी द्वारा श्स छेखमें प्रयुक्त “" असहकार ” शब्द ही रूढ़ हो गया । हिन्दीमें 
/ नान-को ऑपरेशन ' के किये " अत्दयोंग ? शब्द चंद । हमने दोनोंका उपयोग क्रिया है । 


 नॉन-कोऑपरेशन ४०७ 


विदुृषी महिला श्रीमती बेसेंटने असहकारकी कड़ी आलोचना की है। टाइम्स 
ऑफ इण्डिया में एक लेखक और स्वयं सम्पादकने टीका की है। श्रीमती' बेसेंटने 
भारतकी जो सेवा की है वह इतनी मूल्यवान है, उन्होंने जो उद्यम किया है वह 
इतना महान्‌ है और भारतके प्रति उनका प्रेम इतना सुन्दर है कि उनके लेखोंकी' 
आलोचना करने अथवा उनसे अपना मतभेद प्रगट करनेमें मुझे संकोच ही होगा। 
लेकिन हम जिन्हें बृजुर्ग मानते हे उनके प्रति आदरका भाव रखते हुए भी हम 
मतभेद रख सकते हे, इस तत्त्वकों मेने हमेशासे स्वीकार किया है, इसीसे में इस 
समय भी' अपना मतभेद प्रगट करनेकी हिम्मत कर रहा हूँ। 

तीनों छलेखकोंकों यह बड़ा भारी भय है कि असहकारसे खून-ख राबी हुए बिना नहीं 
रह सकती। यह तो हम नहीं कहते कि खून-खराबी कदापि नहीं हो सकती, लेकिन 
मेरे खथालसे खूत-खराबी न हो इसके पूरे उपाय कर लेनके बाद हमें अपने कार्योर्मे लगे 
रहना चाहिए। खून-खराबी करनेवाले असहकारकी ही राह देखते हुए बेठ हैं, अगर 
ऐसी कोई बात हो तो हमें अवश्य ही असहका रको' स्थगित रखना चाहिए। मेरी तो 
ऐसी मान्यता है कि मुसलमान इस बातकों इतनी अच्छी तरह समझ गये हे कि 
खून-खराबीको रोकनेम ही उनकी विजय निहित है। वे जानते हैँ कि असहकारका 
खून-ख राबीके साथ एक क्षणके लिए भी निबाह नहीं हो सकता। 

कोई कह सकता है कि सारे भारतमें खून-खराबीको भला कहीं रोका जा सकता 
है? उसका जवाब यही है कि जब सेनामें कोई अनहोनी बात हो जाती है तब सेना 
भंग कर दी जाती है। हमारे एक हो जानेपर तो हममें खून-खराबी आदि दुघे- 
टनाओंको रोकनकी शक्ति आ हीं जानी चाहिए। उस शक्तिके प्राप्त होनेतक हमसे 
भूल होंगी, हमें भूलोंको सुधारना पड़ेगा, यह सब में मानता हूँ। छेकिन में यह जानता 
हूँ कि जनताकों अपने ऊपर नियन्त्रण रखना सीखना ही चाहिए और मेरे खयालसे 
उसके लिए यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। 

इन लेखकोंन यह मान लिया है कि असहका रका प्रचार करनेवाले अपने कार्यसे 
परिचित नहीं हे। ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। वे असहकारकी सीढ़ीपर 
छलाँग मारकर नहीं चढ़ना चाहते। यदि वे पग-पगपर अपने मार्गको देखते हुए चढ़ेंगे 
तो गिरनेका भय कम होगा। 

असहका रमें जोखिम तो है ही। लेकिन अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि खिलाफत- 
का अन्यायपूर्ण निर्णय असह्य हुआ तो विरोधका कोई-न-कोई रास्ता चाहिए। यदि 
असहकार रूपी हथियार भी न हो तो जनताके पास सिर्फ खून-खराबी' हीं [ करनेको | 
रह जाती है, और इसका उपचार तो रोगसे भी भयंकर है क्योंकि उद्देश्य क्रोधके लिए 
क्षोभकी तलाश करना नहीं वरन्‌ खिलाफतके मामलेमें न्याय प्राप्त करना है। खून- 
खराबीसे न्याय मिलनेवाला नहीं है और इसलिए मुझे तो लगता है कि असहकारके 
सिवा दूसरा कोई अस्त्र है ही नहीं। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २--५-१९२० 


१५४. टिप्पणियाँ 
जलियाँवाला बाग-स्मारक और लोक-जागुृति 


पिछले एक वर्षके दरमियान लोक-जागृतिमें कितनी वृद्धि हुई है, यदि हम यह 
जानना चाह तो इसका ज्ञान हमें जलियाँवाला बाग-स्मारक कोषमोें विभिन्न स्थानोंसे 
प्राप्त हुई रकमोंसे हो सकता है। नीचे दी गई सूचीसे! पता चलेगा कि जहाँ-कहीं प्रयत्न 
किया गया है वहाँ छोटासा गाँव भी अपना सहयोग देनेमें शहरसे पीछे नहीं रहा है। 
हम कितने ही ऐसे पत्र प्राप्त हुए हें जिनमें यह बताया गया है कि अमुक स्थानपर 
गरीबसे-गरीब व्यक्तियोंने भी अपनी अमुक आदतोंको छोड़कर उन्तपर खर्च होनेवाली 
रकम इस कोषमें दी है; अनेक स्थानोंपर स्वयंसेवक सारा दिन जगह-जगह और घर- 
घर पेसेकी भीख माँगते हुए भटठके हें। श्री महादेव देसाई जिन गाँवोंमें घ॒मे हें वे 
गाँव उनकी जातकारीके अनुसार एक हजारसे अधिक की बस्तीवाले नहीं हैं और 
प्रत्येक गाँवमें, स्मारक-कोषमें अपना हिस्सा देनेवाले केवल उच्च वर्ग तथा शिक्षित 
वर्गके लोग ही नहीं हैं, बल्कि साधारण और अशिक्षित लोग भी हें। अर्थात्‌ चन्दा 
देनेवालोंमें ब्राह्मणों और वैश्योंके उपरान्त सुनार, बढ़ई, लुहार, तेली तथा कोली 
भाई भी हें। एक गाँवमें तो चन्दा देनेवालोंमें बड़ा भाग मुसलमानोंका ही है। फिर 
बहनोंने भी चन्दा दिया है। श्री महादेव देसाईने बताया है कि पैसे इकटठे करनेमें 
उन्हें किसीपर तनिक भी दबाव नहीं डालना पड़ा। वे संक्षेपर्में चन्दा एकत्रित 
करनेका कारण बताते, अनेक स्थानोंपर कांग्रेस समितिकी रििपोर्ट्में! वणित जलियाँ- 
वाला बाग आदि स्थानोंपर हुई घटनाओंके बारेमें समझाते और छोग तुरन्त ही 
खुशीसे अपनी सामथ्यंके अनुसार दे देते। 

गाँवोंमें भ्रमण करते हुए श्री देसाईसे एक सज्जनने विनोदमें जो बात कही 
थी वह यहाँ उद्धत करने योग्य है। उक्त सज्जनने कहा: “भाई, यह तो ऐसी बात 
है कि खुद तो दुबली खरमट वीने तब भी हवरूदारकों घृघरी' देवे। यह देशकार्य 
है इसलिए दिये बिना कैसे चल सकता है?” यह कहावत बहुत मामिक है; इससे 
हमारे किसानोंकी वर्तमान दयनीय स्थितिका पता चल जाता है। “खरमट ” अर्थात्‌ वे 
दाने जो खलिहानसे अनाज उठा लेनेके बाद जहाँ-तहाँ पड़े रह जाते हें। इतना 
अर्थ देतेपर कहावतका अभिप्राय स्पष्ट हो गया होगा। हमारे किसान वर्गकी वर्तमान 


१. यहाँ नहीं दी गई है । 

२. अकाशित रिपोट्में जल्यिवाला बागमें छोगोंकों कोड़े मारे जाने तथा धापल व्यक्तियोंके चित्र 
दिये गये हैं । 

३. दक्षिण गुजरातमें मजूरी करने वाढी “दुबला” जातिकी ख्री । 

४. उबका हुआ ज्वार या बाजरा ) 


पत्र : स'रलादेवी चौधरानीको ४०९ 


स्थिति खरमट बीननेवाली दुबली-जेसी है, तथापि वे प्रसन्न-मनसे हवलदार-- 
भीख देनेके योग्य हवछदारों अर्थात्‌ देशसेवकों --को घूषरी देते ह। 
इससे एक दूसरा अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि शहरकी अपेक्षा 
गाँवोंमें राष्ट्रीय कार्य करता सहरू है; इसलिए यही स्वाभाविक है कि गाँवके 
स्व॒राज्यसे शुरू करके शहरके स्त्रराज्यतक पहुँचा जाये। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २-५-१९२० 


१०५५, पत्र; सरलादेवी चौधरानीको 


२ मई, १९२० 
कुल “अष्टावक्र गीता ” के पहले अध्यायसे कुछ चुने हुए इलोक भेजे थे।' उसमें 
जनक यह सीखते हें कि अपने मोक्षका उपाय अपने ही' हाथोंमें है; यह उपाय है 
इन्द्रियोंके मोहजालसे छूटना। दूसरे अध्यायमें जनक इस ज्ञानकी प्राप्तिपर अपनी 
आनन्‍्दानुभूति प्रकट करते हँ। इनमें से कुछ इलोक नीचे दे रहा हूँ: 
अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोएहं प्रकृते: पर:। 
एतावन्तमहं काल मोहेनेव विडम्बित:।। १॥। 
तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्दद॒विचारित:। 
आत्मतन्मात्रमेवेद॑ तद्वद्विश्व॑ विचारितम्‌ ॥। ५१ 
आत्माज्ञानात्‌ जगद्‌ भाति आत्मज्ञानान्न भासते।॥। 
दिल तज्ज्ञानाद्‌ भासते न हिं।। ७॥ 
मत्तो विनिर्गंतं विश्व मयूयेव लयमेष्यति। 
मृदि कुम्भो जले वीचि: कनके कटक॑ यथा।। १०॥। 
अहो जनसमूहे४पि न द्वेतं पश्यतों मम । 
अरण्यमिव संवृत्तं क्‍्व राति करवाण्यहम्‌ || २१॥। 


किम्ण्ागण्मीकग न ा' हक आ ना 


र्‌ उाउ | पद ष् पृ का 


१, अष्टाकक्त ऋषि रचित तत्वज्ञानका एक प्रमुख ग्रन्थ । 

२. देखिए “पत्र : सरलादेवी चोधरानीकों ”, १-७-१९२० | 

३. में निरजंन, शान्त, शञानरूप और प्रकृतिसे परे हूँ । अबतक मोदसे गुमराह था । जैसे बिचार 
करनेसे माठ्म दोता है कि वस्त्र तन्तुरूप ही है, वेसे दी विचार करनेसे विदित होता है कि (पद ) 
विश्व आत्मरूप हो है । आत्माके अज्ञानके कारण जगतक़ा आमास होता है, आत्माका ज्ञान दोनेपर वह 
(जगत) भासित नहीं होता । रस्सीके अज्ञानसे ही (उसमें ) सपैका भाभास होता है । उसका ज्ञान 
दोते द्वी वह (सपे) भासित नहीं होता । जेसे बड़ा मिट्टीमें, तरंग पानीमें भौर कड़ा सोनेमें रूय दो 
जाता दे, वैसे मुझते बाइर निक्रछा हुआ विश्व मुझीमें छय होता है। गहो, जनसमूहमें भी द्वेत न 
देखनेवाठ़े मुझक्नो (सब ) अरण्य-जेसा हो गया है (तो) में किसमें रति रखूँ 4 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पच्चीत रहोकोरमें से मेने पाँच ही चुने हेँ। क्‍या में तुमपर फिर इनकी नकल 
करके देवदासकों भेजनेका भार डाल सकता हूँ? बड़ी इच्छा है. कि इस सुन्दर कला- 
कृतिकी एक संक्षिप्त आवृत्ति तुम्हारे लिए तेयार कर सक। 

आज भी' मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अब भी' मुझे बिस्तरमें ही पड़े रहना 
है। तुम्हारी याद अब भी बहुत आती है, वींदर्मे भी। फिर अजब नहीं कि पंडितजी 
तुम्हें भारतकी महाशक्ति कहते हे। तुमने उनपर जादू कर रखा होगा। अब वहीं 
जादू तुम मुझ्पर आजमा रही हो। लेकिन दो कोयलोंके कूकनेसे ही ऐसा नहीं माना जा 
सकता कि वसन्‍त आ गया। यदि तुम सचमुच महाशक्ति हो तो मनसा, वाचा और करमंणा 
भारतकी दासी बनकर भारतकों अपना दास बना लोगी। 

दीपकसे तो मे तुम्हें और पंडितजी, दोनोंको पत्र नहीं लिखवा सकता। इसलिए 
पंडितजीके नाम लिखे उसके एक पत्रसे ही तुम्हें सन्‍्तोष करना होगा। वह कहता है, 
“में माताजीको रोज क्‍यों पत्र लिखूँ, जब कि वे मुझ नहीं लिखतीं। ” इसपर मेने बुराई- 
के बदले भराईकी सीख दी। यह भी कहा कि तुमने शायद पत्र लिखा हो, लेकिन 
अभीतक' डाकरमें आया न हो। कल में पूरा भरोत्ता करके बैठा था कि तुम्हारा कोई वत्र 
अवश्य आयेगा, लेकिन आया नहीं। आजका दिन भी खाली जा रहा है। क्‍या बात 
है, समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारी ओरसे कोई चूक 
नहीं हुई होगी। यह तो कमबरुत डाककी ही कारस्तानी है। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया से भारतीय संगीत विषयक दो छेखोंकी' कतरनें भेज 
रहा हूँ। शायद तुमको ये दिलचस्प लछगें। तुम अपना आलस्य छोड़ दो तो सारे भारतको 
संगीत-लहरीसे गूंजा दो। इसके लिए तुम्हारा गाना ही काफी नहीं। तुम चाहो तो 
तुम्हारी ही तरह सारा देश गुनगुनाने लग सकता है। परन्तु इसके लिए रलूगन और 

हनते चाहिए -- भारतकों अपनी संगीत प्रतिभा अपित करनेका संकल्प चाहिए। अगर 
तुम देवदासके लिए इन इलोकोंकी नकल करनेकी तकलीफ कर रही हो तो मेरा 
खयाल है उत्तके लिए भजनकी भी नकल कर दोगी। 

कलछ भी तिलक महाराज हमें देखते आये थे। उन्होंने साफ कहा कि उनमें मेरी 
तरह सहिष्णुता नहीं है और वे इंटका जवाब पत्थरसे देनेमें विश्वास करते है। उन्होंने 
श्रीमती बेसेंटकी बड़ी तीत्र आलोचना की थी। मेंने दबी जबान उसीपर कुछ आपत्ति 
की थी तो उत्तरमें उन्होंने यह बात कही। तुमने शायद यह आलोचना नहीं पढ़ी 
होगी। मेंने भी यहीं पढ़ी है। उसमें तो उन्होंने श्री. खापर्डेका श्रीमती बेसेंटको पूतना 
मौसी कहनेका भी औचित्य ठहराया है। वे जो-कुछ कह रहे थे, बहुत ही रोचक 
ढंगसे साफ-साफ कह रहे थे, जिससे मनको बड़ी ताजगी मिल रही थी। 

कुमारी फॉरिंग अभीतक नहीं आईं। जहाजका टिकट लेनेके लिए बम्बईमें रहनेकी 
जरूरत न हो, तो मेंने उसे सिहगढ़ आनेको तिमन्त्रित कर दिया है। आज तुम्हारा पत्र 
पानेकी अन्तिस आशा भी अब जाती रही, क्योंकि डाकिया सिर्फ थोड़ेसे अखबार ही 
लेकर आया है। देवदासने लिखा है कि पंडितजी --- माफ करना, मेरा मतलब मालर- 
वीयजीसे है -- फ़िर सोच रहे हें कि मुझे इंग्लेंड जाना चाहिए। लेकिन मेरा खयाल 


पत्र : बी० कृपलानीकों ४११ 


है, अब तो उनके कहनेमें बहुत देर हो गई है, और शायद अच्छा ही हुआ। यहाँ 
पूरी तरह संगठन किये बिना हमारा वहाँ जाना बिलकुल बंकार होगा-- बल्कि 
उससे भी' बुरा। 

[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१०५६. पत्र: एस्थर फरिगको 


रविवार [ २] मई, १९२०* 
रानी बिटिया, 
मुझे नहीं मालूम कि तुम [बम्बई | आ गई हो या नहीं। अगर आ गई हो 
तो सिहाढ़ अवश्य आओ। यह बहुत ही रमणीक स्थान है। पूनासे ताँगेमें यहाँ आया 
जा सकता है। यदि मुझे [तुम्हारे आनंका] पता चल जाये तो में आसानीसे सारा 
प्रबन्ध कर दूंगा। परन्तु मं जानता हूँ कि तुम स्वयं ही सब प्रबन्ध कर सकती हो। 
सिंहगढ़ पूनासे १३ मील है और ताँगेवाले वहाँसे कमसे-कम पाँच रुपया भाड़ा छेते 
हैं। कभी-कभी इससे कुछ अधिक भी। 


सस्नेह, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 
१५७, पत्र: बी० कृपलानीकों' 
२ मई, १९२० 


में मानता हूँ, आपका पौत्र' आश्रमर्मे रहकर जैसी अच्छी प्रगति कर रहा है वैसी 
अन्यत्र नहीं कर सकता था। जिस बालकके सम्बन्धर्मं ऐसा नहीं मानूँगा उसे कभी 
आश्रमर्मे नहीं रखूँगा। मेरे विचारसे आश्रमकी शिक्षा एक ऐसी सर्वतोमृखी शिक्षा है 
जिसे पूरा करनेपर कोई भी बालक उतने ही वर्ष किसी अन्य स्थानपर शिक्षा प्राप्त करके 


१, देखिए “ में विलाबत क्यों जाऊँ?१?”, २०५-४-१९२० । 
२. यह पत्र स्पष्टट: सिदगढ़ते छिखा गया था, जहाँ गांधीजी २९ अग्रैलसे ४ मईतक ठहरे थे और 
इन तारोलेंमें पड़नेवाला एकमात्र रविवार २ मईको था । 
३- देखिए पिछला शीषेक । 
” ४. जे० बी० कृपलानीके पिता । 
७, गिरवारो, जे० बी० कृपछानीका भतौजा । 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जितना कमा सकता है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक कमा सकता है। मतलरूब यह कि 
यहाँकी शिक्षाके परिणामस्वरूप उसमें अधिक आत्म-विश्वास आता है। हाँ, में यह मानता 
हूँ कि आश्रममें बालकोंको बार-बार यह सिखाया जाता है कि शिक्षा चरित्र-निर्माणका 
साधन है, बत कप्ालेक्रा नहीं। आश्रममें हम बालकोंकों धतकी लालसासे निरन्तर विमुख 
करते रहते है। में आपको यह सलाह दूँगा कि गिरधारीपर किसी विशेष संस्थामें जानेके 
लिए दताव न डालें वरन्‌ उसे जहाँ वह चाहे वहीं रखें। उसमें अपना रास्ता खुद 
चुननकी पूरी योग्यता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देनाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१५८, पत्र: लालचन्दको 


२ मई, १९२० 


प्रिय छलारूचन्द', 


२८ अप्रैलके यंग इंडिया में तुम्हारी सब टिप्पणियाँ पढ़ गया। पहली काफी: 
अच्छी है, दूसरी बुरी नहीं है, यद्यपि कमजोर है और उसमें प्रवाह नहीं है। तीसरीकी 
सामग्री अच्छी है, परन्तु विवेचनका ढंग अच्छा नहीं। चौथीकी सामग्री और ढंग, दोनों 
खराब हैं। सामग्री खराब इस तरह है कि तुम्हें जानना चाहिए कि कांग्रेस शिष्टमण्डल 
विलायत नहीं जा रहा है और अगर तुम यह बात नहीं जानते थे, तो तुम्हें पता लगा 
लेना चाहिए था। इसका ढंग इस तरह खराब है कि यह यंग इंडिया की शैली- 
में नहीं लिखी गई है। पाँचवीं टिप्पणी सामग्रीकी दृष्टिसे बहुत अच्छी है, परन्तु एक 
महिलाके साथ किये गये दुव्यंबहारके महत्त्वपूर्ण मामलेके साथ तुमने शायद ही न्याय 
किया है। मेरी आलोचनाका उद्देश्य तुम्हें डरा देता नहीं है। इसका मात्र उद्देश्य 
तुम्हें इस वातकी चेतावनी दे देना है कि भविष्यमें तुम विषयके चुनाव और उनके 
विवेचनके ढंगमोें अधिक सावधानी बरतो। सिर्फ विषयोंकी विविधता न रहनेसे “यंग 
इंडिया  दोषपूर्ण नहीं दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर चुने गये विषयमें मौलिकता 
न हो, जो जानकारी दी जाये वह यथातथ्य न हो और विवेचनका ढंग जोरदार न 
हो तो यह अवश्य घटिया दिखाई देगा। और अगर तुम अपनी टिप्पणियोंमें उपर्युक्त 
गुण लाना चाहते हो तो तुम्हें गहरा अध्ययन करना पड़ेगा और तभी तुम्हारे भीतर 
प्रबुद्ध आत्मविश्वास जगेगा। अतएवं इसकी चिन्ता मत करो कि विषयोंकी संख्या कितनी 
है। म्विफे गहराईमें उतरनेक्की परवाह करो। अबने विषयको बाहरसे परखो, भीतरसे 


१. यंग इंडियाके सम्पाइकीय विभागके एक सदस्य । 


पत्र : लालचन्दको ४१३ 


परखो, उसपर सम्यक्‌ रूपसे मनन करो और फिर तुम सहज ही यंग इंडिया के पृष्ठों- 
में प्राण फूंक दोगे। ताजे अंकर्में खुद अपने लेखोंकों दोबारा पढ़वेपर देखता हूँ कि कई 
हिस्सोंमें वह जोर नहीं है जो आमतौरपर मेरे लेखोंमं हुआ करता है। खादी- 
सम्बन्धी लेख सबसे अच्छा बन पड़ा है, परन्तु उसके आखिरी पैरेको देखनंसे मालूम 
होता है कि उसे लिखते वक्‍त या तो में आधी नींदमें रहा होऊँगा या लापरवाही बरत 
रहा होऊँगा। 'किसीके उसे इस्तेमाल करनेके लिए अनिच्छुक होनेपर भी” (छएछा 
076 9 तांगंगरटांग्रल्त ॥0 पर5४ 4.) इसके तुरन्त वाद यह वाक्य आता है: कोई 
उसे इस्तेमाल करनेके लिए इच्छुक न हो, तो भी (ऋएला 4 086 $5 रद्ंधव्त 
70 धड5८ 70)) । इस्तेमाल ” शब्द चार पंक्तियोंमें चार बार आया है। ऐसे घटिया 
वाक्य में कभी भी किसी अच्छे लेखमें नहीं चलने दूगा। परन्तु तुमने चलने दिया। 
हमने ऐसा किया, इसका मुझे कोई दुःख नहीं, क्योंकि जबतक मुझे तुम्हारी शैलीके 
बारेमें भरोसा न हो जाये, तबतक अपनी बीमारी, सुस्ती या छापरवाहीकी सजा 
भुगतनी ही होगी। 

अब असहयोगपर मेरा छेख लो।' इसमें सामग्री तो सब ठोस है, लेकिन वह 
ठीक ढंगसे रखी नहीं गई है। में जानता हूँ कि मेंने उसे कितनी कठिन परिस्थितिमें 
लिखा है, परन्तु इसी कारण में पाठकोंसे यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि वे लापर- 
वाहीसे लिखे हुए लेखोंको दरगुजर कर देंगे। मेरा पहला लेख बहुत हदतक पठनीय है, 
लेकिन वही लेख अगर में सिहगढ़में लिखता, तो कुछ दूसरे ही ढंगसे लिखा जाता। 
घोषणा-पत्र' मेरी पसनन्‍्दकी चीज है। उसकी शैली सुन्दर है, अभिव्यक्ति स्पष्ट है और 
मेरी सारी बातें बहुत सुन्दर और सुगठित ढंगसे सामने आ पाई हें। में इसे और भी 
अच्छे ढंगसे लिख सकता था, परन्तु जेसा है, वेसा भी वह लेख अच्छा है। 

अब विचारके लिए मेने तुम्हें काफी सामग्री दे दी है। मुझमें जो उत्तम हो, उसे 
लेनेके लिए तुम मेरे पास आये हो। तुममें जो उत्तम हो, वह देशको दो और हर 
नये हफ्तेमें अपने कामका स्तर पिछले हफ्तेसे ऊपर उठाओ। ऐसा करनेके लिए तुम्हें 
स्वदेशीका अध्ययन करना होगा । दत्त, राधाकमल मुखर्जी, बेरो और हिन्दुस्तानके 
उद्योगोंपर लिखनेवाले अन्य सभी लेखकोंकी' चीजें पढ़ डालो। तुम्हें सरकारी रिपोर्ट 
(बल्यू बुक्स) और आँकड़ोंके सार पढ़ते रहना चाहिए और हर हफ्ते आँकड़ों और 
तथ्योंसे पाठकोंको सराबोर करते रहना चाहिए। मुझसे यह मत कहना कि तुम्हारे पास 
पुस्तकालय नहीं है। अहमदाबाद जाकर सारे पुस्तकालय' छाव डालो और जो जरूरी 
चीजें मिल सके उन्हें ढूँढ़ निकालो। इसी प्रकार हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंके प्रश्न- 
को समझनेके लिए इंग्लेंड्में नॉमेन-युगर्में छोगोंको फ्रेंचसे जो मोह हो गया था उसका 
इतिहास, कुछ अंग्रेजी-प्रेमी छोगोंने किस प्रकार अंग्रेज राष्ट्रकों बचाया उसकी कहानी, 
रूसमें सिर्फ एक प्रोफेतरकी मेहनत और रूगनके कारण किस तरह रूसकी शिक्षा-पद्धति- 


१. देखिए “ खदरका उपयोग ”, २८-४-१९२० । 
२, देखिए “ असहयोग ?, २८-४-१९२० । 
३. देखिए “ ऑल इंडिया दोमरूल लीगंके सदस्थोंसे ”, २८-४-१९१० । 


४१४ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


में क्रांति हो गई उसका विवरण, और किस तरह लगभग उसी समयसे रूसका राष्ट्रीय 
जागरण प्रारम्भ हुआ उसका वृत्तान्त पढ़ना चाहिए। भाषावार क्षेत्रीय विभाजनका 
प्रदन लो। मेरे कागजातमें इस विषयपर संग्रह की हुई कुछ सामग्री मिल जायेगी। 
परन्तु तुम स्वयं भी सामग्री एकत्र कर सकते हो। हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्ध्में तुम्हें 
खिलाफतके सवालपर अधिकार पाना है। तुम्हें श्री बंकरसे अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू 
एज, नेशन ' वगरह प्राप्त कर लेने चाहिए। टरकीके इतिहासका अध्ययन करो। उस- 
पर जो झठे आरोप लगाये जा रहे हैं, उन सभीका इस प्रदइनके एक अध्येताकी तरह 
उत्तर दो । इन' सबमें जत्र तुम्हारा वित्त-व्यवस्था-प्रम्बन्धी ज्ञान मिल जायंगा, तब 
तुम्हें हर हफ्ते परोच्चनेंके लिए काफो सामग्री मिल जायगी। 

मेरा सुझाव यह है कि यह पत्र तुम फाड़ न डालना। बल्कि इसे बार-बार 
सावधानीसे पढ़ो और में तुमसे क्या अपेक्षा रखता हूँ, उसकी याद दिलानेवाली चीजके 
तौरपर इसे सुरक्षित रखो। बेशक पटवर्धनकों तो यह पढ़वा ही देना। लेकिन इसमें 
मेंने तुमपर जो जिम्मेदारियाँ डाली हें, उनमें उनको हिस्सेदार न बनाना। कारण 
सिर्फ इतना है कि यंग इंडिया का सम्पादन करनेका दायित्व अभीतक मेने उनपर नहीं 
डाला है। उन्होंने जो दायित्व लिया है, स्वेच्छासे लिया है और बहादुरीके साथ लिया 
है; लेकिन अभीतक मेंने यह निश्चय नहीं किया है कि उन्हें कहाँ रखना है। अब- 
तक यंग इंडिया के लिए उन्होंने जो-कुछ किया है उसे में भेंट-स्वरूप मानता हूँ और 
उसके लिए उनका आभारी हूँ। परन्तु जैसे में तुम्हारी कलमसे निकली हुई हर चीजकी 
आलोचना करूँगा, वेसे ही उनके कामकी आलोचना नहीं करूँगा। 

दो अलूग-अछूग विचारोंकों एक साथ मिलाकर उलझनमें न पड़ो। तुम वेतन 
लेते हो, इसलिए तुम्हारे और पटवधनके काममें फके नहीं पड़ता। तुम मेरे पास खास 
तौरपर “यंग इंडिया के लिए ही आये हो। पटवर्धेन इसलिए आये हे कि उन्हें कोई 
भी काम सौंप द। मगनरार वेतन नहीं छेता, लेकिन उसके अधीनस्थ विभागके कामको 
लेकर में बड़ी बेरहमीसे उसकी आलोचना करता हूँ। और जब पटवर्धनकों भी किसी 
विभागका प्रधान बना दूंगा, तो उनके प्रति भी इसी प्रकार व्यवहार करूँगा। 


हृदयसे तुम्हारा, 
| अंग्रेजीसे | 
महादेव देताईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, अमराततीके याउजड़कर पट्वर्भन, जिन्होंने बिना किसी मानदेयके एक साहसे अधिक समय तक 
यंग इंडियामें उप-सम्पाइकके रूपमें काम किया था । 


१५९, पत्र: सेयद फजलरंहमानको 


२ मई, १९२० 


ब्रिटिश मालका बहिष्कार करना अंग्रेजोंको सजा देना है। में ब्रिटिश माल खरीदें, 
इससे ब्रिटिश राज्य जो अन्याय करता हो, उसमें शरीक नहीं हो जाता। परन्तु जब 
सरकार अन्याय कर रही हो, तब उसके साथ सहयोग करूँ तो सरका रके अन्यायमें हिस्से- 
दार बनता हूँ। इसलिए अन्यायी सरकारके साथ असहयोग करना धर्म हो जाता है। 
यदि प्रभावशाली मृसलमानोंकी भीरुता और हिन्दुओंकी उदासीनताके कारण आम 
मुस्लिम जनता असहयोग न कर सकी, तो उसका अनिवार्य परिणाम एक खूनी क्रान्ति 
होगी; -- वशर्तें कि खिलाफतके प्रइतका फेसला मुसलमानोंके पक्षमें न हुआ। परल्तु 
अगर उपर्युक्त दोनों वर्ग मुसलमान जनताकी भावनाकी गहराईकों समझें, तो वे असह- 


श्प, 


योगकों पूरी तरह सफल बना सकते हें और अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 


मो० क० गां० 
| अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
१६०. पत्र : मगनलाल गांधीकों 
२ मई, १९२० 


मेंने कल महादेवसे अनायास पूछा कि तुम्हें मगनछालके सनन्‍्तापका कुछ कारण 
मालूम है? इसपर मोटरके बारेमें हुई बातचीतके सिलूसिलेमें तुम्हारे उद्गार उसने मुझे 
बताये। फिर भी में इस समय उनमें से एकका भी जवाब नहीं दूँगा। तुम्हारे पत्रकी 
राह देखूँगा। आज तो तुम्हारा पत्र आना ही चाहिए था। अन्यथा मुझे तो जवाब ही 
क्या देना है? परल्तु तुम्हें शान्ति मिले, ऐसे वचन तो लिखूँ ही किन्तु वह तुम्हारा 
पत्र आनंपर ही। 

राधाकी बात तो लिख ही डाल्ल। मुझे उसका विवाह नहीं करना है। पररच्तु मेंने 
तुम्हारी चिन्ताको समझा, इसीलिए उसपर विचार किया और अपना निर्णय दिया। 
यदि अब उस लड़कीके बारेमें तुम्हारा विचार दृढ़ हो गया हो और तुम संतोककों 


१. जिसकी हदिमायत खिलाफतके कुछ कार्यकर्ता, विशेषकर मोलाना हसरत मोहानी कर रहे थे । 
२, देखिए “ भाषण : खिलाफतपर ”, १९-३-१९२० की पाद-टिप्पणी १ । 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भी राजों कर सको, तब तो में राधाके अखण्ड ब्रह्मचर्यंकों ही आश्रमकी सबसे बड़ी 
सफलता मानूंगा। राघाके बारेमें और विवाहके बारेमें मेरे उद्गार और विचार जो 
थे, वही हें। देवदासका विश्लेषण यह है कि मेरे विचार तो ज्योंके-त्यों ही हें, परन्तु 
औरोंके प्रति मेरी उदारता बढ़ी है; अथवा उसे तुम शिथिलूुता भी कह सकते हो। 
मुझे जो यह अवीरता रहती थी कि दूपरे छोग भी मेरे जेसे विचार रखें-- वह 
अधीरता विचार और अनुभवसे जाती रही। 

[ गुजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


१६१. पत्र : स्वामी अश्रद्धानन्दकों 
२ मई, १९२० 


भाई साहब, 

आपका पत्र मिला। सरकारी नौकरोंसे, नौकरी छोड़नेकों तभी कहा जायेगा, 
जब उनके लिए खाने-पीनंकी योजना ठीक बनाई जायेगी। इस बारेमें मुसलमान भादइयोंके 
साथ में मसहूत कर रहा हूँ। देश-त्याग करनेकी सलाह मेंने किसीको न तो दी 
है, न दे सकता हूँ। कितवंक मूसलमान भाइयोंका हिजरत करनेका अभिप्राय अवश्य 
है। उनको हम नहीं रोक सकते हें। उससे भी हिजरतका नतीजा नहीं आ सकता है, 
ऐसा बता रहा हूँ। यदि सत्याग्रह [ की | दृष्टिसे हम हिन्दुस्तानका त्याग करें तब उसमें 
सरकारपर कुछ भी दबाव पड़नेका खयार नहीं आ सकता। मेरी रायमें हिन्दुओंकों' 
हिन्दुस्तान छोड़नेका मौका तो तब आ सकता है, जब कोई हिन्दू राजा होगा और 
प्रजा उसके साथ मिलकर हिन्दू-धर्मका पालन ही अनिवाय कर देगी। यदि सरकार- 
का असहकार करनेमें इस समय हम असमर्थ होंगे तो इसका अर्थ में ऐसा ही निका- 
लगा कि मुसलमानोंकी धर्म-वृत्ति क्षीण हो गई है। हर कोई देख सकता है कि इस 
खिलाफतके प्रश्नमें इस्लामकों बड़ा धोखा पहुँचानेकी वात है। यदि ऐसे समयपर भी 
मुसलमान जान-मालकी कुरबानी करनेके लिए तैयार न हों तब तो उनमें धारमिकताका 
लोप हो गया है, ऐसा ही कह सकते हें। यदि ऐसा बुरा परिणाम आ जाये तो मुझे 
आइचये नहीं होगा क्योंकि में संसारमें भ्रमण करता हुआ कलिकालकी महिमाकों 
देख रहा हूँ। धर्मकी भावना हरेक जगह बहुत ही मनन्‍्द हो गई है और अनेक कार्य 


१. कुछ खिलाफत कायकर्ताओंने कहा था कि इस सवालका सन्तोषजनक निपटारा न होनेपर सभी 
घामिक मुसलमानों द्वारा भारतसे अफरगानिस्तानको दिंजरत करनेकी बात भी सोची जा सकती है । 
यहाँ गांधीजीका तालय शायद इसी सुझावसे है । 

२. स्पष्ट दी यहाँ “ हिन्दुओंकी ”, के स्थानपर “ मुसलमानोंको ” द्ोना चाहिए, हालाँकि इस पत्रके 
सावन-सूत्र महादेवभाईनी डायरीमें ऐसा द्वी दिया गया है । 


पत्र : सरलादेवी चोधरानीकों ४१७ 


जो धर्मके नामसे होते हें उसमें भी अधर्म देख रहा हूँ। यदि मेंने जो लिखा है वह 
स्पष्ट नहीं होगा तो आप मुझे फिर भी पूछेंगे। 

गुरुकुलका' कार्य अब अच्छी तरहसे चलता होगा। अब चार दिनसे इस एकान्त 
स्थानमें आया हूँ। 


आपका, 
मोहनदास 
महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 
१६२. पत्र: सरलादेवी चोधरानीको 
रे मई, १९२० 


प्रिय सरला 
जनकको इस अनुभूतिसे कि में पूर्ण ब्रह्म हूँ ' आनन्दविभोर देखकर अष्टावक्र 
तीसरे अध्यायमें उनकी स्थितिपर शंका प्रकट करते हुए कहते हें: 


अविनाशिनमात्मानमेक विज्ञाय तत्त्वत:। 
तवात्मज्ञस्थ धीरस्य कथमर्थारजन राति:।॥। १॥ 
आत्माज्ञानादहों प्रीति: विषयश्रमगोचरे। 
शुक्‍्तेरज्ञानतो छोभो यथा रजतविश्रमे ।॥। २॥। 
विद॒वं स्फुरति यत्रेदं तरदगा इव सागरे। 
सो5हमस्मीति विज्ञाय कि दीन इव धावसि | ३॥। 
श्रुत्वाईपि शुद्धचैतन्यमात्मानमतिसुन्दरम्‌। 
उपस्थः्त्यन्तसंसक्तों मालिन्यमधिगच्छति ॥। ४ ।॥४ 


१. स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गशुरुकुल कॉँगड़ी, हरद्वार । 

२, गांधीजी सिंहगढ़में एक्रान्तवास कर रहे थे । 

३. अष्टावक्र बोके : 

(१) भात्माकों तत्ततः एक और अविनाशी जान ढेनेके बाद तुझ-जेसे आत्मश और धीरको भर्थों- 
पाजनमें प्रीति केसे होती है? 

(२) जेंसे सीपके अज्ञानते चांदीका विश्रम होनेपर उसमें छोभ उत्पन्न होता है, वैसे ही भरे 
आत्मकि अज्ञानले विषय-रूपी अमात्मक वस्तुओंमें प्रीति होती है । 

(३) जहाँ पद विश्व सागरमें तरंगोंकों तरह स्फुरित होता है, वह में ही हूँ, यह जानकर (भी) 
तू दीनकी तरह क्यों भागता है 

(४) आत्मा शुद्ध चैतन्ध-रूप और अति सुन्दर है, यद सुन ढेनेपर भी जो विषयेन्द्रियंके प्रति 
अत्यन्त आसक्त रहता है, वह मलिनताक़ों प्राप्त होता है । 

१७--२७ 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सवभूतेषु चात्मानं स्वभूतानि चात्मनि। 

मुरनर्जानत आइचर्य ममत्वमनुवत्तेते ।। ५॥। 

आस्थित: परमाद्वतं मोक्षार्थेषपि व्यवस्थित: । 
आश्चर्य कामवशगो विकरू: केलिशिक्षया ।॥। ६॥। 
उद्भूत॑ ज्ञानदुर्मित्रमवधार्यातिदुबल:। 

आइचर्य काममाकाइलक्षेत्‌ कालमन्तमनृश्रित:।। ७ || 
इह्ामृत्र विरतस्या नित्यानित्यविवेकिन:। 

आइचर्य मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका || ८ ॥। 
धीरस्तु भोज्यमानोषपि पीड्यमानो४पि सव्वंदा। 
आत्मानं केवल पश्यन्‌ न तुष्यति न कुप्यति ।। ९॥। 
चेप्टमानं शरीर स्व॑ पद्यत्यन्यशरीरवत्‌ । 

संस्तवे चापि निन्‍्दायां कथ क्षुम्येन्महाशय: ।। १०॥। 
मायामात्रसिदं विश्व पह्यन्‌ विगतकौतुक:। 

अपि सन्निहिते मृत्यों कथथ त्रस्यति धीरधी:।॥ ११॥ 
तिःस्पृहं मानस यस्य नेराश्येडपि महात्मनः। 
तस्थात्नजान“ प्तस्तथ् टुलना केन जायते ॥ १२॥। 
स्वभावादेव जानाति दृश्यमेतन्न किचन । 

इ॒दं ग्राह्मयमिर्द त्याज्यं स कि पदयति धीरधी:।॥ १३॥। 


१.(७) आत्माकों सर्वेभू्तोंमें और सर्वभूतोंकों आत्मामें जाननेवाला मुनि भी ममल्के पीछे पड़ता है, 

यह आश्चय है । 

(६) आश्चय है कि परम अद्वेतमें स्थित हुआ ओर मोक्षके लिए प्रवत्न करनेवाला (मनुष्य) भी 
भोगके अभ्यासके कारण कामके वश होकर व्याकुल दो जाता है । 

(७) आश्चर्य है कि काम ज्वानका शत्रु है, यह जानकर भी अतिदुबंठ और अन्तकाल्के निकट पहुँचा 
हुआ ( मनुष्य ) विषय-भोगकी आकांक्षा रखता है । 

(८) छोऋ-परलोक, दोनेंकि प्रति विरक्त, नित्य-अनित्यक्ा विवेक करनेवाला और मोक्षकी इच्छावाला 
मनुष्य मोक्षते ही डरता है, यह आश्चर्य है । 

(९) भोग भोग्ते और पीड़ित होते हुए भी थीर मनुष्य जो सदा केवल आत्माको दी देखता 
रइता है, न तो प्रसन्‍त होता है, न कोप करता है । 

(१०) जो अपने अवृत्तिमय शरीरको दूसरेके शरीरकी तरद्द देखता है, वह मद्दाशय स्तुति अथवा 
निन्‍्दासे केसे छ्ुब्ध होगा? 

(११) जो इस विश्वकों केवछ मायारूप ही देखता है, जिप्तमें उसके प्रति कुतूहल नहीं रहा, वद्द 
थोर बुद्धिताछा मनुष्य सृत्यु निक़ः होते हुए भी केसे त्रस्त होगा? 

(१२) आत्मज्ञानसे तृप्त जिस मदात्माका मत निराशार्में भी निःस्पृद रहता है, उसकी तुलना किसके 
साथ हो सकती है 

(१३) पढे दृश्य (विश्व) मूछमें हो कुछ नहीं है, यद जाननेवाला धीर बुद्धिवाला (मनुष्य) 
क्या यह देखता है कि यह आशय है और यह त्याज्य है? 


पत्र : सरलादेवी चौधरानीको ४१९ 


अन्तस्त्यक्तकपायस्य' निहंन्द्स्थ निराशिष:। 
यदुच्छया5ध्गतों भोगो न दुःखाय न तुष्ठये ॥ १४॥॥ 
जनक अथनी स्वितिमें शंका प्रकट की जानंपर भी अपनी आननन्‍्दातिरेककी 
अवस्था कायम रखते हुए चौथे अध्यायमें जवाब देते हे : 
हन्तात्मज्नस्थ धीरस्य' खेलतो भोगलीलया। 
नहि संसारवाहीकर्मडे: सह समानता ।॥। १॥। 
यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्या: सर्वदेवता:। 
अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति ॥। २ ॥। 
तज्ज्ञस्थ' पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो छह्यन्तर्न जायते। 
नद्याकाशस्य धूमेन दृश्यमाध्नापि संगति:।। ३ ॥। 
आत्मवेदं जगत्सर्व ज्ञातं येन महात्मना। 
यदृच्छया वर्तमान त॑ निषेद्ध क्षमेत क:।। ४।॥। 
आन्रह्मस्तम्बपर्यन्ते भूतग्रामे चतुविधे। 
विज्ञस्येव हि सामथ्यंमिच्छानिच्छाविसज॑ने ।। ५॥। 
आत्मानमद्दयं कश्चिज्जानाति' जगदीश्वरम । 
यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भय॑ तस्य' कुत्रचित्‌ ॥। ६॥।' 
तुम देखोगी कि चौथे अध्यायके इलोक कुछ खतरनाक-से हे। वह नाजुक मेदेको 
भारी पड़नेवाली खुराक है। सभी अध्यायोंका विस्तार प्लमान नहीं है। उदाहरणके 
लिए तीसरे अध्यायमें चौदह इलोक हें, जब' कि चौथेमे केवल छः: ही हे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. (१४) कषायक्रा जिसने अन्तरसे त्याग कर दिया है, जो निदछन्द्र है भौर जो आशासे रहित है 
उसे सदज प्राप्त होतेत्राला भोग न दुःख़कर द्वोता है और न सुखकर ही । | 
२. (१) भरे, भोगलीलासे क्रीड़ा करते हुए भोर आत्मज्ञानी धीर (मनुष्य) के साथ संसारका भार 
वहन करनेवाले मृढ़की तुलना द्वी नहीं हो सकती । 
(२) इन्द्रादि सब देवता जिस पदकी इच्छा करते हैं और (जिसे न पाकर ) लाचार हो जाते हैं, 
उस पदमें स्थिर हुआ योगी इृषकों प्राप्त नहीं होता । 
(३) इसे ( आत्मपदके ) जाननेवालेकों अन्तरमें पाप-पु्थक्रा वैसे द्वी स्पशे नहीं होता, जैसे इस प्रकार 
दिखाई देनेपर भी आकाशकों धुएंका संग नहीं होता । 
(४) जिसने यह जान लिया है कि यह सारा जगत्‌ आत्मरूप दी है, उस महात्माकों सहज क्रियाएँ 
करनेसे कौन रोक सकता है? 


कि हे ) अक्षासे ढेकर तृणतक चार प्रकारकी भूतसष्टिमें केवल ज्ञानीमें ही इच्छा-अनिच्छाको त्यागनेकी 
श॒ | 


(६) ( अपनी )भात्मा और जगदीशरकों बिरछा ही अद्वैतरूप जानता है । वह जैसा जानता है, 
वेसा ही आचरण करता है | उसे किसीका भी ढर नहीं । 


१६३. पत्र: सगनलाल गांधीको 


सिंहगढ़ 
वेशाख बदी १, [४ मई, १९२० | 


आज तुम्हारी डाक मिली। तुम्हें मुझे छिखनेको समय नहीं मिला, इसलिए 
भाई महादेवसे जो-कुछ सुना है, उसीके आधारपर लिखकर जितनी शाच्ति तुम्हें दी 
जा सके, उतनी देना चाहता हूँ। 


१. मोटरके बारेमें मेने पुछवाया ही क्‍यों ? यही मेरी शिथिलूता बताता है। 
२. गुरुदेव तथा फातिमाके' बारेमें जो किया, उसमें समय और रुपया बहुत 
व्यय हुआ। फल कुछ भी नहीं अथवा थोड़ा ही निकला। 
३. प्रवृत्तियाँ मेरे पास आती हें, में उन्हें ढूंढने नहीं जाता, यह वाक्य 
ठीक नहीं । 
४. सरला देवीने गादीपर बैठकर खाया। में भी वहीं बंठकर खाता हूँ। 
ऐसी क्‍या जल्दी ? क्‍या में और वे ठीक जगहपर बैठकर खायें तो अधिक समय 
लऊगनेकी सम्भावना है? और लगे भी तो ऐसी क्या उतावली ? 
५. मुझमें जो कट्टरता पहले थी, वह अब जाती रही। 
६. मेरी बाह्य प्रवृत्तियोंसे आश्रम और हिन्दुस्तानकी हानि हुई है। 
७. सच पूछा जाये तो मुझे सब-कुछ छोड़कर जाश्रमर्में ही बेठकर उसके 
काम--पाठशाला इत्यादिमें रम जाना चाहिए। अब कोई मुझपर थक जानेका 
आरोप नहीं लगायेगा। 
८. राधाके विवाहके बारेमें। 
९. मुझमें जो तेज पहले था, जिसके कारण मेरी सबको सुननी पड़ती थी, 
वह॒ तेज अब जाता रहा। 
ये अथवा ऐसे प्रदन तुम्हारे मनमें आयें, इसे में स्वाभाविक मानता हँ। इसपर भी 
जूब में दूर होऊँ, आश्रमर्म रहते हुए भी दूर जैसा ही रहूँ, तब मेरी अनेक प्रवृत्तियोंके 
कारण बहुतसी समस्‍्याएँ पैदा होंगी ही। मोटरके बारेमें मेने पुछवाया, क्योंकि हमने 
अनेक उपाधियाँ लगा ली हें। आथिक दृष्टिसे मुझे मोटरउपयों गी मालूम हुई। 
मोटरका उपयोग तो होता ही रहता है। इसलिए मोटरकी भेंट ली जा सकती है या 
नहीं, इसका जवाब [ दूसरोंकी सलाह लिये बिना] स्वयं देना मुझे ठीक नहीं लगा। दो 

१. यह पत्र महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ में ३ मईके अन्तगैत दिया गया है; चूंकि गांधीजी 
सिदगदसे ४ मईको चल दिये थे इसलिए बह तारीख ज्यादा ठीक माठ्म होती है । 

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर २ भप्रैठई, १९२० को आश्रममें पधारे थे उस अवसरपर उनका स्वागत किया 
गया था । 

३- इमाम अब्दुल कादिर बावजीरकों छड़की जिसका विवाद आश्रममें सम्पन्न हुआ था; देखिए 
“ विवादका निमंत्रण-पत्र ”, २०-४-१९२० तथा “तीन प्रसंग ”, ९-५-१९२० । 


पत्र : मगनलछाल गांधीको ४२१ 


दिनतके तो मेने इस विचारका खूब मृकाबछा किया। किन्तु छायलकी' याद आउे- 
पर में ढीला पड़ा, और ऐसा लगा कि तुम्हारी भी इच्छा हो जाये, तो में मोटरकी भेंट 
ले ले। परन्तु मुझे मोटरका मोह तो इतना कम है कि अक्सर मेंने यह चाहा है कि 
अनसूयाबनकी मोटर दूट जाये। फिर भी इतना सही है कि जितना बड़ा विरोध 
पहले था, उतना अब नहीं है। इसलिए यह प्रश्त पूछने तुम मेरी शिथिलूता मानो, 
तो में ठीक ही समझूँगा। 

गुरुदेवके बारेम तो में केवल साक्षी ही रहा। तुम सबकी इच्छाके अनुसार चला 
हैं। में खूद तो मेहराबों वगैरामें न पड़ता। उनकी पूजा करनेका कुछ-त-कुछ आसान 
रास्ता ढूँढ़ निकालता। जो-कुछ हुआ, उसके बारेमें में बिलकुल तटस्थ हूँ। में मानता 
हैँ कि उनका सुन्दर ढंगसे स्वागत करना हमारा कत्तंव्य था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि 
उसमें लगनेसे विद्याथियोंकी कोई हानि हुई है। यह बात ध्यानमें रखने लायक है कि 
इसमें उन्होंने अपने सेवा-धर्मका आचरण किया। और गुरुदेव तो बहुत असाधारण 
व्यक्ति हें। उनमें कवित्व, साधुता और देश्-प्रेम है। यह मेल अलौकिक है। वे पूजाके 
योग्य हैं, उनकी सरलता कसी अद्भुत है! 

फातिमाके लिए जो हुआ, वह तो मुझ लगता है बिलकुल ठीक हुआ। इमाम 
साहब मसलमान हे, इतना याद रखें, तो हमें महसूस होगा कि हमने कुछ भी 
अधिक नहीं किया। हर कदम विचारपूर्वक उठाया गया है। हम यह स्वीकार कर लें 
कि हम उसका विवाहोत्सव मनानेकों बंधे हुए थे, तो सब-कुछ ठीक ही हुआ है। 
फिर भी इमाम साहब अधिक सादगी रख सकते थे। जेवर कुछ भी न बनवाते तो 
अधिक अच्छा कहलाता। परन्तु इतनी ज्यादा आशा कंसे की जाये? इस मामलेमें 
में तुम्हें अधिक सन्तोष देना चाहता हूँ। क 

यह निश्चित मानो कि प्रवृत्तियाँ में हरगिज नहीं ढूँँढ़ता। तुम्हें ऐसी कौनसी' प्रवृत्ति 
दिखाई दी, जिसे मेंने ढूंढा हो। खिलाफतम में न पड़ें तो समझूंगा कि सर्वस्व खो दिया। 
उसमें तो मेरा सारा विशेष धर्म आ गया। उसके द्वारा में अहिसाका स्वरूप दिखा रहा 
हूँ, हिन्दू-मुसलमानोंकों एक कर रहा हूँ, सबके सम्पर्कमें आ रहा हूँ। और यदि असहयोग 
अच्छी तरह चले, तो महा-पशुबहूकों एक सादी-सी लंगनेवाली चीजके सामने झुकना 
पड़ेगा। खिलाफत भारतीय समुद्रका मन्‍्धन करनंवाली भारी मथनी है। उसमें से क्या 
निकलेगा, इसके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध ? हमें केवल इतना ही देखना है कि यह 
प्रवृत्ति शुद्ध और उचित है या नहीं। जिन-जिन विषयोंमें मेंने शक्तिका विकास किया है 
उन्हें में हरगिज नहीं छोड़ सकता। मेरा मोक्ष भी उन्हींमें लग रहनेसे सम्भव है। 
यदि में ऐसा न करूँ तो आश्रम द्वारा भी में कुछ नहीं दे सकता। ऐसे ही कारणोंसे 
डोकने मुझ मार्गदर्शक माना था। अपनी पुस्तकका नाम उन्होंने 'पाथ-फाइंडर” अथवा 
“ जंगलू-ब्रेकर रखना चाहा था, परन्तु पोलकका सुझाव मानकर उन्होंने वह नाम रखा, 


१. ईसाई मिशनरो, जो आश्रममें अंग्रेजी पढ़ाने बाते थे । 
२, कयोंकि उसके माता-पिता आश्रमके पूरे समयके कार्यकर्ता थे । 
३. जोसेफ जे० डोक लिखित एम० के० गांधी : एन इंडियन पेंटिअट इन साउथ आफ्रिका । 


४२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


जो अब है। आश्रम स्थापित करके भी मेंने मार्ग दिखाया है। उत्त रास्ते जाना और 
मुकामपर पहुँचना वुम्हारा और जो शरीक हुए हें, उनका काम है। ऐसा करते हुए 
यदि में ज्यादा जिया और शान्तिसे काम करनेका अवसर मिला तो अपने परिपक्व 
अनुभवके आधारपर आश्रमकी रेखाएँ में अधिक अच्छी खींच सकूंगा। लेकिन यह 
अलग प्रश्न है। परन्तु इस बारेमें तुम मुझसे खूब बहस कर सकते हो। 

सरलादेवी तो उस दिन अकेली ही भोजन करनेवाली थीं। इसलिए उन्होंने वहीं 
भोजन किया। हमेशा तो रसोईघरमें ही खाती थीं। बीमार पड़नेके बाद जबसे में 
अनाज नही खाता, तबसे जहाँ बैठा होता हूँ, वही खा छेता हूँ । इसमें मेने अपनी सुविधा 
देखी है। इसमें मेरी शिथिलता भी कही जा सकती है। तुम्हारी शिकायत तो ठीक 
ही है। 

मुझमें जो कट्टरता पहले थी, वह लुप्त नहीं हुई है। मेरे विचार अधिक दृढ़ हुए हें, 
उनमें अधिक सूक्ष्मता आई है। मेरा वेराग्य बढ़ा है। जो मुझे धुधला दिखाई देता था, 
बह अब साफ दीखता है। मेरी सहनशीलता बढ़ी है। इससे दूसरोंके बारेमें मेरा आग्रह 
कम हुआ है। 

मेरी बाह्य प्रवृत्तियोंसे हिन्दुस्तान और आश्रमने कमाई की है या खोया है, 
इसका उत्तर देना में अनावश्यक समझता हूँ। 

यदि मुझ रास्ता सूझे तो में जरूर आश्रममें ही बैठ जाऊँ। परन्तु बात केवल 
मेरे ही हायम नहीं है। में चाहता हूँ कि मुझसे बात करके मुझ बाँध सको तो 
बाँध लो। 

यह बात बिलकुरू सच है कि मेरा असली तेज जाता रहा। बीमार पड़ जानेसे में 
अपंग बन गया। जबसे तुम सबके साथ खड़े होकर काम करनेकी मेरी शक्ति जाती रही 
तबसे मेरा तेज चला गया, थह मेने स्वयं देख लिया। मेरे शरीरमें जो वज्रकी कठोरता 
थी, उसके बजाय कोमलता आ जानेसे में बहुत-सी चीजें सहन कर रहा हूँ। मुझे कभी 
किसीन हवा बदलनेके लिए जाते देखा भी था? [किन्तु | में आज ऐसा बन' गया। 
मुझपर जो खर्च हुआ हैं, उसका विचार करता हूँ तव तो और भी ज्यादा घबराता 
हूँ। दूसरे दर्जेमं बंठते शरमाता हूँ। ऐसा होता है तब मेरी आत्मा क्लेश पाती है और 
अवध्य निस्‍्तेज होती है। इसका उपाय ही नहीं है। मेरा सुन्दरतम कार चला गया। 
अब तो भेरे विचारोंसे जो-कुछ लिया जा सकता है, वही लेवेको रह गया। में जो 
आदश आचरणवाला था, सो खतम हो गया। मेरी ऐसी दयाजनक स्थिति है। इसमें 
अतिद्योक्ति नहीं है। प्रसंगोपात्त उपर्यकत उद्गार कई बार व्यक्त किये हूँ। 

परन्तु इन बातोंमें तुम्हें या मुझे निराश होनेका कोई कारण नहीं है। हम अपनी 
खामियाँ देख ले और जहाँतक सम्भव हो, उन्हें दूर करें। मेरे पचास -वर्षोमें तुम्हें 
बहुत सीखनेको मिला है, उसे संग्रह करो। उसपर इमारत बनाओ, स्वयं शोभायमान बनो 
और मूझे शोभान्वित करो। जहाँ तुम्हें दिक्कत हो, वहाँ मुझे बताओ। अपने-आप दूर 
कर सको, उन्हें दूर कर लो। घबराओ मत। इस पत्रमें कहीं भी अनर्थ हुआ हो तो 
उसे मनमें मत रखना, परन्तु उसकी सफाई करा लेना। 


दिल्‍लीकी विज्ञप्ति और अखबारोंकों आदेश ४२३ 


में तुम्हें परम शान्त और प्रफुल्लित देखना चाहता हूँ। शामलूदासने मुझे रुपयेके 
लिए तार दिया है। उध्ते में इनकार लिख रहा हूँ। उसे रुपया हरगिज नहीं दिया 
जा सकता। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८६) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


१६४. दिल्‍लोकी विज्ञप्ति और अखबारोंकोी आदेश" 


सरकारने दिल्लीमें खिलाफत आन्दोलनके दमनके लिए कदम उठाना शुरू कर 
दिया है, शुरुआत हुईं है राजद्रोहात्मक सभाओंके अधिनियमके अन्तर्गत निकाली गयी 
विज्ञप्तिसि और धीरे-धीरे मुस्लिम अखबारोंका मुंह बन्द करनेकी कोशिशसे। 

हमें इससे कोई आरदचर्य नहीं हुआ है। हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार 
समितिके' प्रत्येक कदमकी पूर्व कल्पना कर लेगी और असहयोगकी योजनामें अड़ंगा 
लगायेगी । जबतक सरकार समझदारीसे और नरमीसे कार्रवाई करे तबतक उसे इसके 
लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता।- किन्तु जनताकों इसके लिए भी तेयार रहना 
चाहिए कि शायद सरकार विवेक खो बठे, बौखला जाये या पागलपन-भरी कारंवाई 
करे। ओडाय'रशगाहीका विस्फोट कहीं भी किसी भी दिन हो सकता है। लोगोंको इन 
सभी संभाव्य' अवध रोंके लिए तैयार रहना चाहिए। तैयारी सीधी-सादी है। चाहे कुछ 
भी हो जाये, वे घबराये नहीं। उन्हें क्रोधर्में न आना चाहिए। वे शरारती लोगोंके 
हाथोंका खिलौना न बनें और सरका रके पागरूपनका उत्तर पागलूपनसे न दें। कोई भी 
अपनी मनमानी न करे। यह याद रखना चाहिए कि खिलाफत आन्दोलनके सिलसिलेमें 
सविनय अवज्ञा, कमसे-कम इस समय तो, की नहीं जानी है । असहयोग भी अभी 
आरम्भ नहीं हुआ है। सरकारकी प्रत्येक आज्ञाका पूरा पालन किया जाये, सब कायदों 
और कानूनोंपर सचाईसे अमल किया जाये। केवछकू तभी असहयोग आन्दोलन सफल हो 
सकता है। इस महान्‌ संघर्षपर युद्धके सारे नियम लागू होते हें। सेना चुपचाप, शान्ति- 
पूृवंकं और सोच-समझकर आगे बढ़ती है। कोई भी दस्ता मनमानी नहीं करता। 
अनुशासन सफलताका मूलमन्त्र होता है। खिलाफतकी शान्ति-सेनापर भी ठीक यही 
बात लागू होती है। इस सेना द्वारा किये गये प्रहार तभी परिणामकारक होंगे जब 


१, यह छेख गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गांधी स्मारक निधिमें सुरक्षित मसविदेके आधारपर उन्हींका 
लिखा हुआ माना गया है । 

२, अखिल भारतीय खिलाफ़त समिति द्वारा नियुक्त उप-समितिं जिसमें गांधीजी, शोकत अली 
और मौलाना भबुर कलाम -भाजाद मे । 


४२४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अत्यन्त उत्तेजित किये जानेपर भी हिंसा न की जाये। सरकार अहिंसाके किसी नियमसे 
बँधी हुई नही है । असलमें किसी भी सरकारका अन्तिम सहारा हिंसा ही होती है। नता 
मृकदमे चलाये जाने और नजरबन्द तथा कैद किये जाने आदिके लिए तयार रहें। दूसरे 
लोग उनकी जगह लेनेके लिए तैयार हें। जब हम शुद्धिकी इस प्रक्रिया्में से निकलकर 
अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकेंगे तभी हमारी जीत होगी, उससे पहले नही। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-५-१९२० 


१६५. असहयोगको कार्यान्वित कंसे करें? 


असहयोग-सम्बन्धी आशंकाओं और आलोचनाओंका उत्तर देनेका सबसे अच्छा 
तरीका शायद यह है कि असहयोगकी योजनाकों अधिक विस्तारसे समझाया जाये। 
आलोचक यह अनुमान करते जान पड़ते हूँ कि इस योजनाके संयोजक समस्त योजना- 
को' एक साथ कार्यान्वित करना चाहते हें। किन्तु तथ्य यह है कि इसके संयोजकोंने 
इसकी निश्चित और क्रमानुगत चार अवस्थाएँ निर्धारित की हें । पहली अवस्था है 
उपाधियोंका त्याग और अवेतनिक पदोंसे त्यागपत्र । यदि इसका कोई अनुकूल उत्तर 
नहीं मिला या जो मिला है वह अपर्याप्त हुआ तो दूसरी अवस्थाका आश्रय लिया 
जायेगा । दूसरी अवस्थामें पहलेसे ही बहुत-कुछ व्यवस्था करनी पड़े । निश्चय ही, 
तबतक एक भी नौकरकों नौकरी छोड़नेके लिए नहीं कहा जायेगा जबतक या तो वह 
अपना और अपने आश्रितोंका पेट न भर सके या खिलाफत समिति इस बोझको न॑ उठा 
सके। सब वर्गोंके नौकरोंकों एक साथ नौकरी छोड़नेके लिए नहीं कहा जायेगा और 
एक भी सरकारी नौकरपर सरकारी नौकरी छोड़नेके लिए दबाव नहीं डाला जायेगा। 
और न एक भी निजी कममंचारीको हाथ लगाया जायेगा। जिसका सीधा-सादा कारण 
यह है कि यह आन्दोलन अंग्रेजोंके विरुद्ध नहीं है। यह सरकार-विरोधी भी नहीं है। 
सहयोग इसलिए बन्द किया जायेगा कि लोगोंको एक अन्यायमें --- एक वचन-भंगरममे --- 
एक गहरी धामिक भावनाकों ठेस पहुँचानेम साझेदार न होना चाहिए। यदि खिलाफत 
समितिके किसी भी सदस्य द्वारा किसी सरकारी नौकरपर कोई अनुचित दबाव डाला 
जायेगा या हिंसाका प्रयोग किया जायेगा या हिसाके प्रयोगकों उत्तेजना दी जायेगी 
तो स्वश्ावतः आन्दोलनकी प्रगतिमें रुकावट पैदा होगी। यदि पर्याप्त मात्रामें अनुकूल 
प्रतिक्रिया हुई तो आन्दोलनकी यह दूसरी अवस्था अवश्य ही पूरी तरह सफल होगी। 
क्योंकि यदि छोग सरकारकी नौकरी करना बन्द कर दें तो कोई भी सरकार टिक 
नहीं सकती --- भारत सरकार तो और भी नहीं टिक सकती। इसलिए तीसरी अवस्था, 
जिसमें लोगोंसे पुलित और सेनासे निकल आतेकों कहा जायेगा, दूरस्थ उद्देश्य है, 
किन्तु संयोजक न्याय और ओऔचित्यका पालन करना और सनन्‍्देहसे परे रहना चाहते 


१, देखिए “ भाषण : खिलाफतपर ”, १९-५-१९२० की पाद-टिप्पणी १ । 


असहयोगको कार्यान्वित कैसे करें? ४२५ 


हैं । वे सरकार या जनतासे ऐसा एक भी कार्य छपाना नहीं चाहते जिसे वे किसी 
अवसरपर तनिक भी काममें लानेका खयाल करते हों। चौथी अवस्था अर्थात्‌ करबन्दी 
इससे भी बादकी बात है। संयोजक मानते हे कि सामान्‍य करोंको बन्द करनेमें सबसे 
अधिक जोखिम है। इसमें एक भावनाशील वर्गके पुलिससे भिड़ जानेकी सम्भावना है। 
इसलिए वे सम्भवत: उसे तबतक आरम्भ नहीं करेंगे जबतक उसके साथ उन्हें छोगोंका 
यह आश्वासन न मिल जाये कि वे हिंसा न करेंगे। 

में पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ, और फिर करता हूँ कि असहयोग खतरेसे 
खाली नहीं है। किन्तु असहयोगकी व्यवस्था करनेमें हिंसा होनेका जो खतरा है उसकी 
अपेक्षा एक गम्भीर प्रशनके सामने रहते हुए हाथपर-हाथ धरे बैठे रहनेमें कहीं अधिक 
बड़ा खतरा होता है। कुछ न करना निश्चित रूपसे हिसाको निमन्त्रित करना है। 

अप्तहयोगकी निन्‍दामोें प्रस्ताव पास करना या लेख लिखना बहुत आसान है। 
किन्तु अत्यायकी गहरी अनुभूतिसे उत्तेजित किसी राष्ट्रके रोषकों संयत रखना आसान 
काम नहीं है। जो लोग असहयोगके विरुद्ध बात करते या काम करते हूँ में उनसे 
अनुरोध करता हूँ कि वे कुर्सियाँ छोड़कर लोगोंके पास जायें, उनकी भावनाओंको 
समझें और तब यदि उनका दिल गवाही दे तो असहयोगके विरुद्ध लिखें। तब उन्हें 
भी मेरी तरह यह पता चल जायेगा कि हिंसासे बचनेका एकमात्र मार्ग लोगोंकों 
अपनी भावनाको इस प्रकार प्रकट करनंका अवसर देना है जिससे उनकी शिकायतें 
दूर हो सकें। मुझे तो असहयोगके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला है। यह 
तकंसम्मत और निरापद है। जो सरकार अपनी प्रजाकी बात नहीं सुनती, उस प्रजाकों 
स्वाभावक अधिकार है कि वह उसकी सहायता करनेसते इनकार कर दे। 

एक एऐंच्छिक आन्दोलनके रूपमें असहयोग केवल तभी सफल हो सकता है जब 
लोगोंकी' भावना इतनी' सच्ची और प्रबल हो कि लोग उसके लिए अधिकसे-अधिक 
कष्ट उठा सके। यदि 'मुसलूमानोंकी घामिक भावनाकों गहरी ठेस छगी है और यदि 
हिन्दू अबने मुसलमान भाइयोंके प्रति पड़ोसीका-सा भाव रखते हे तो वे दोनों ही 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके छिए कोई भी कीमत चुकाना ज्यादा न समझेंगे। असहयोग 
केवल एक प्रभावक्रारी उपाय ही नहीं होगा, बल्कि वह मुसलमानोंकी माँगकी और 
हिन्दुओंके मेत्री-भावके दावेकी सचाईकी कसौटी भी होगा। 

किन्तु मेरे मित्र मेरे खिलाफत आन्दोलनरमें! सम्मिलित होनेके विरुद्ध एक बहुत 
बड़ा तक देते है। वे कहते हे कि में अंग्रेजोंका मित्र और ब्रिटिश संविधानका प्रशंसक 
हैं। मेरा उन लोगोंका साथ देना, जिनमें आज अंग्रेजोंके प्रति शुद्ध विद्वेषके सिवाय 
और कुछ नहीं है, शोभा नहीं देता। मुझे खेदपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि आज 
सामान्य मुसलमानोंमें अंग्रेजोंके प्रति कोई प्रेमभाव नहीं है। उनका खयाल है, और 
ऐसा माननेके लिए उनके पास कारण भी है, कि अंग्रेजोंने न्‍्यायपूर्वकं आचरण नहीं 
किया है। किन्तु यदि में अंग्रेजोंका मित्र हूँ तो में अपने देशवासी मुसलमानोंका भी 


२. देखिए उदादरणाथ, “ में क्यों ब्िलाफत आल्दोलनमें शामिल हुआ हूँ १”, २८-४-१९२० 
और “पत्र : सी० एफ० एन्ड्यूजकी ”, २०-६-१९२० । 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


वैसा ही मित्र हँँ। और इसलिए वे मेरा ध्यान अंग्रेजोंकी अपेक्षा अधिक आकषित 
करनेके अधिकारी हैँ। किन्तु मेरे निजी धर्मम मेरे लिए अंग्रेजोंका या किसी अन्यका 
दिल दुखाये बिना अपने देशवासियोंकी सेवा करनेकी छूट है। जो व्यवहार में अपने 
सगे भाईके प्रति करनेकों तैयार नहीं हूँ वह में एक अंग्रेजके प्रति भी नहीं करूँगा। 
राज्य मिलता हो तो भी में उसे चोट ने पहुँचाऊंगा। किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो 
में उससे उसी तरह सहयोग करना बन्द कर दूंगा जैसे मेने अपने सगे भाईसे! (जो 
अब नहीं रहे) बन्द कर दिया था। में साम्राज्यके अन्यायमं भाग लेनेसे इनकार करके 
उसकी सेवा करता हूँ। विलियम स्टेडने बोअर-युद्धेके समय खुले आम अंग्रेजोंकी हारके 
लिए प्रार्थनाएँ की थीं, क्योंकि उनका खयाल था कि उनकी जाति एक अन्यायपूर्ण 
युद्धमें रत है। वर्तमान प्रधावमन्त्रीनी' अपनी जान जोखिममें डालकर उस युद्धका 
विरोध किया था और उसको चलानेमें अपनी सरकारके मार्गरमें बाधा डालनेके लिए 
गक्ति-भर सब-कुछ किया था। और आज में मुसलमानोंके साथ सम्मिलित हो गया 
हुँ जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजोंके प्रति कोई मैत्रीभाव नहीं रखती है। मेने 
ऐसा स्पष्टत: अंग्रजोंके मित्रके रूपमें और न्याय प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एवं उसके द्वारा 
यह दिखानेकी गरजसे किया है कि अगर संकल्प सच्चा हो और साथ ही उसके लिए 
कष्ट सहन किया जाये तो ब्रिटिश संविधानमे कुछ ऐसी खूबी है कि वह संकल्प विफल 
नहीं हो सकता। में मुसल्मानोंका साथ देकर तीन उद्देश्य पूरे करना चाहता हूँ --- एक, 
विविध कठिनाइयोंके होते हुए सत्याग्रहके द्वारा न्याय प्राप्त करना--और अच्य 
तरीकोंकी तुलनामें इसकी सक्षमता सिद्ध करना; दूसरा, हिन्दुओंके लिए मुसलूमानोंकी 
मंत्री पाना और उसके द्वारा देशों आन्तरिक शान्ति प्राप्त करना और तीसरा जो 
इनकी अपेक्षा तविक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, अंग्रेजों एवं उनके उस संविधानके 
प्रति उनके दुर्भावकों सदुभावमें परिवर्तित करना जो अपनी अधूर्णताओंके बावजूद अनेक 
तृफानोंके सम्मुख टिका रह सका है। सम्भव है कि में इनमें से किसी उद्देश्यको प्राप्त 
न कर सक्‌ँ। में तो केवल प्रयत्न ही कर सकता हँ। सफलता देना तो ईश्वरके ही 
हाथमें हें। इस बातसे कोई इनकार न करेगा कि ये सभी उद्देश्य उदात्त हें। में हिन्दुओं 
और अंग्रेजोंको निमन्त्रित करता हूँ कि वे उस बोझको, जिसे भारतके मुसलमान ढो 
रहे हे, उठानेमें हृदयसे मेरा साथ दें। सभी स्वीकार करेंगे कि उनकी लड़ाई न्यायकी 
लड़ाई है। वाइसराय, भारत-मन्त्री, महा राजा बीकाने र और लॉर्ड सिन्हाने अपनी साक्षीसे 
इस तथ्यकी पुष्टि की है। इस साक्षीकों कार्यरूप देनेका समय आ गया है। जो लोग 


१. करसनदास गांची । 

२. विल्यिम येमस स्टेड ( १८४९-१९१२ ); अंग्रेज पत्रकार और सुधारक; जिनके साहस और 
मौल्किताका समसामयिक्न पत्रकारिता और राजनीतिपर सफल प्रभाव पड़ा; बिटेनके शान्ति आन्दोलनके 
उत्साहदी समर्थक । 

३. लॉयड जॉर्ज । 

४. सर गंगासिदजी ( १८८०-१९४३ ); प्रथम विश्व-्युद्धनी समाप्तिके बाद छीग मोंफ नेशन्समें 
भारतका अतिनिर्घिल किया । १९२०-२७ में नरेन्द्र-मण्डक (चेम्बर ऑफ प्रिन्तेज ) के अधिपत्ति । 


दिल्‍लीमें दमन ४२७ 


किसी न्यायसंगत उद्देश्यका साथ देते हँ वे केवल आपत्ति करके कभी सन्तुष्ट नहीं 
होते। यह देखा गया है कि वे उसके लिए प्राणतक दे देते हें। क्या मुसलूमान- 
जैसी जोशीली जातिसे इससे कम करनेकी अपेक्षा की जा सकती है? 

[अंग्रेजीसे] 

यंग इंडिया, ५-५-१९२० 


१६६, दिल्‍लीमें दमन 


यह माननेका तो कोई कारण ही नहीं था कि सरकारकी ओरसे दमनकी कारं- 
वाई ही नहीं की जायेगी और खिलाफतका आन्दोलन चलता रहेगा। यदि किसीने 
ऐसा माना हो तो दिल्‍ली सरकारकी ओरसे प्रकाशित विज्ञप्तिसे' उसकी आँखें खुल 
जानी चाहिए। सरकारी विज्ञप्तिमं यह कहा गया है कि दिल्‍ली प्रान्तमें कोई भी 
व्यक्ति सरकारसे अनुमति लिये बिना तीन महीनेतक सभाएँ आदि नहीं कर सकता। 
और यह तो अभी प्रारम्भ ही है। 

असहका र-जैसे आन्दोलनकों सरकार दमतकी कोई कारंवाई किये बिना कैसे 
चलने देगी। कोई भी सरकार ऐपे आन्दोलनको चलने नहीं देती। इस आन्दोलनका 
अर्थ यह है कि यदि यह सफल हो जाये तो सरकारका कारोबार ही रुक जाये। 
ऐसी संभावनाकों रोकतेके लिए हर सरकार कदम उठाती ही है। 

सरकारके कदम उठानेसे ही छोगोंकी परीक्षा होगी। सरकार अगर बिलकुल 
चुपचाप बैठी रहे तो असहकारका असर भी कम पड़ेगा। प्रत्येक राज्यसत्ताके हाथमें 
अन्तिम उपाय बन्दूक अर्थात्‌ राजदण्ड है। लेकिन इस संघर्षमें जनताका हथियार उसकी 
सहनशीलता है। यदि सरकारके शरीर-बलके विरुद्ध जनता अपने शरीर-बलकी आजमाइश 
करना चाहेगी तो जनता हार जायेगी। असहकार करनेवालेकों दरीर-बल आजमानेका 
विचार बिलकुल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दिल्लीमें अथवा दूसरे 
किसी भी स्थानपर सरकारकी ओरसे चाहे जो कदम उठाये जायें, छोग बिलकुल 
शान्त रहेंगे। ऐसी शान्ति बनाये रखनेमें और अपना निर्धारित काये करनेमें ही' प्रजाकी 
जीत है। इतवा याद रखना चाहिए कि यह मित्र-राष्ट्रोंके पशु-बल तथा हिन्दुस्तानी 
जनताके आत्मिक बलके बीच होनेवाला संघर्ष है। इसमें यदि जनताकी ओरसे पशु- 
बलका तनिकर भी प्रदर्शन किया गया तो [इसमें प्रयुक्त] आत्मिक बलको पशुबल 
अथवा दुबंलता कह दिया जायेगा। 

यदि जनता खिलाफतका मामला आत्मिक बलसे जीतनेकी उम्मीद करती है तो 
उसे जेल जाने, सम्पत्ति खोने तथा नौकरियाँ छोड़नेकों तैयार रहना चाहिए। इस 
आन्दोलनमें आसानीते जीत जानेकी आशा नहीं करनी चाहिए। 


१, देखिए “ दिल्लीकी विज्प्ति ओर भख॒बारोंको भदिश ”, ५-७५-१९०० । 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 


इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि इस संघर्षमें अभी हमने कानून- 
की सविनय-अवज्ञा किये जानके तत्त्वकों शामिल नहीं किया है। जहाँतक में समझ सका 
हें असहकारके साथ सविनय-अवज्ञा नहीं चल सकतीं। अतएवं सरकार चाहे जो कानून 
बनाये, चाहे जो अध्यादेश जारी करे उसे पूरी-पूरी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। 
इस आन्दोलनमें यदि एक भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काय॑ करेगा तो उससे संघर्षको 
बहुत धक्का पहुँचेगा। 

इस संघर्षमें लड़नेवालों और सेना [में भरती होनेवाले व्यक्तियों |में कोई भेद 
नहीं है। सेनामें जैसे प्रत्येक सिपाही अपनी जिम्मेदारीपर काम नहीं कर सकता बत्कि 
उसे अपनेसे उच्च अधिकारीके आदेशकी राह देखती पड़ती है, ठीक यही खिलाफत 
अथवा अन्य सब तरहके संघर्षोके बारेमें समझना चाहिए। सेनामें भरती सिपाहीकों 
जँसे मर्यादा बनाये रखना, आदेशका पालन करना, क्रोधित न होना आदि सब बातोंका 
पालन करना पड़ता है, वेसे ही' खिलाफत-जैसे आन्दोलन काम करनेवाले लोगोंको 
करना चाहिए। जनतापर यदि पूरा अधिकार प्राप्त किया जा सके तो आज ही 
[ हमारी ] जीत है। यह अधिकार प्राप्त करनेके लिए उपर्युक्त तत्त्वोंकी बहुत आवश्यकता 
है। इसलिए मुझ उम्मीद है कि एक भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारीपर कोई जोखिमका 
काम ने करेगा। 

अभी तो हमने असहकार [ आन्दोलन ] भी प्रारम्भ नहीं क्या है। अभी अन्तिम 
शर्तें! तय नहीं हुई हे। भाई मुहम्मद अलीका' नवीनतम तार आशाजनक है। आशा 
हो या न हो, छेकिन जबतक शर्ते स्पष्ट रूपसे प्रकाशित नहीं कर दी जातीं और 
खिलाफत समितिकी ओरसे निर्देश जारी नहीं हो जाते तबतक किसीको त्यागपत्र नहीं 
देना है। इस समय जनताको मुख्यरूपसे यही याद रखना है कि भूलसे भी जनताकी 
ओरपे कोई खून-खराबी न होने पाये। 

[ गुजरातीसे | 
तवजीवत, ९--५-१९२० 


१६७- सीमापर अपहरण 


हिन्दुस्तानकी दक्षिण-पदिचम सीमापर कुछ जंगली जातियाँ रहती है । वे मुसलमान 
है तथा लूटमार और व्यक्तियोंका अपहरण करके अपना भरण-पोषण करती हूँ। 
अभी हाल ही में उन्होंने एक अंग्रज लड़कीको पकड़ लिया था और निष्कृति-धन प्राप्त 


१. मित्र-राष्टरों द्वारा व्ककि सम्बन्धमें । ु 

२. ( १८७१-१९३१ ); वक्‍ता, पत्रकार और राजनीतिश्य; १९२० में इंग्लेडको जो खिलाफत-शिष्ट- 
मण्डल गया था उसका नेतृत्व किया; कांग्रेस-अध्यक्ष, १९२३ । हि 

३. ये शत भारत सरकारके (असतापारण ) गज़टमें १४ मई, १९२० को प्रकाशित हुई थीं । 

४- १९१९-२० के दौरान पेशावर, कोद्दाठ, बन्नू और डेरा इस्माइलखों जिलेंमिं कमसे-फ्रम 
६११ छापे मारे गये थे । इनमें २९८ व्यक्ति मारे गये, ३९२. घायल छुए भौर त्रिश्शि रेयतके ४९३ 
व्यक्तियोंका अपहरण किया गया। इण्डिया इन १९२०। 


सीमापर अपहरण ४२९ 


होनेपर ही उसे छोड़ा था। इसी तरह वे निकट रहनेवाले हिन्दुओंको लूटते हें, उन्हें 
पकड़ ले जाते हें और रकम मिलनेपर ही छोड़ते हें। वे मुसलूमानोंकों भी इसी 
तरह दुःखी करते हों। अर्थात्‌ वे केवल हिन्दुओंकों ही लूटते हों, सो बात नहीं है। 
तथापि फिलहाल हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताका मधुरु समीर बह रहा है, इससे अनेक 
हिन्दू इस एकतापर जोर देते हुए कहते हें कि यदि मुसलूमान सच्चे हें तो उन्हें किसी- 
न-किसी उपायके द्वारा यह लूटपाट रोकनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि ऐसा कहना 
अज्ञानका सूचक है। भारतके मुसलमानोंका सरहदपर रहनेवाली जंगली कौमोंपर कोई 
प्रभाव नहीं है। और फिर म॑ यह बता ही चुका हूँ कि स्वयं मुसलमान भी इसके 
शिकार बिनते हें। किर भी हमें इस पीड़ाका उपचार खोजना ही चाहिए। जो इस 
प्रकार त्रस्त किये जाते हें, उन्हें मदद मिलनी ही चाहिए। यह काम सरकारका है। 
यदि सरकार लोगोंको इतना संरक्षण भी नहीं दे सकती तो संरक्षण देनेकी जिस महान्‌ 
शक्तिसे वह सुसज्जित मानी जाती है, उसका उपयोग क्‍या है? मुझे स्वयं इस शक्ति- 
का बहुत मोह कभी नहीं रहा। अपराध होनेके बाद सरकारके पास अपराधीको दण्ड 
देनेकी जितनी शक्ति है उतनी अपराधको रोकनेकी नहीं है। अरार और कतारपुरके 
मामले तो ताजे हे। उसमें में तो सरकारका विशेष दोष नहीं मानता। जबतक मनुष्य 
अपना स्वभाव नहीं बदलता तबतक अपराध तो होते ही रहेंगे। दण्डके भयसे जितना 
रोका जा सकता है, उतना कम-ज्यादा प्रमाणमें राज्य सत्ता रोकती है। 

अच्छा और सही उपाय तो लोगोंके हाथ ही है। सरहद अथवा अन्य स्थानों- 
पर रहनेवाले छोगोंमें अपना बचाव करनेकी शक्ति आनी ही चाहिए, न हो तो उसका 
विकास किया जाना चाहिए। एक तरीका तो पड़ोसीको प्रेमभावसे जीत लेना है 
और दूसरा भयसे रोकना है। सामान्यतया दोनों ही तरीकोंका प्रयोग किया जाता है। 
लोग अपनी रक्षाके योग्य शरीर-शक्ति प्राप्त कर लेते हें और पड़ोसीके साथ प्रेमभाव 
बनाये रखनेका प्रयत्त भी करते रहते हें। सीमावर्ती गाँवोंके छोग इन दोनों उपायोंका 
प्रयोग कर सकते हें । वे स्वयं एकत्रित होकर लटेरोंकी टोलीके विरुद्ध लड़नेकी तैयारी 
कर सकते हैँ, उसी तरह शान्तिके समय सलहाह-मशविरा भी कर सकते हें। सीमापर 
रहनेवाली जातियाँ अगर भूखों मरती हों तो उन्हें पड़ोसी मानकर कुछ शर्तोंपर उनकी 
सहायता कर सकते है। सरकार खुद भी ऐसा ही करती है। 

इसके साथ-साथ जो मुसलमान सीमापर रहनेवाली जातियोंसे तनिक भी 
सम्बन्ध रखते हैं, वे इन जातियोंको सन्देश भेजकर उन्हें लूटपाट करनेसे रोक सकते 
हैं । इस तरह सरकारकी ओरसे, लोगोंकी ओरसे और विशेषतया मुसलमानोंकी ओरसे 
उपचार किये जायें तो इन उपद्रवोंस बचा जा सकता है। मुसलमान कुछ नहीं करते, 
यह. मानकर बैठे रहनेते कोई बात नहीं बनेगी और ऐसा विचार उन्हें अन्यायी भी 
ठहराता है। 

इस विषयपर मुझे लिखना पड़ा है क्योंकि आजकल उत्तरके समाचारपत्र इस 
विबयते भरे रहते हें; इस सम्बन्धर्मे मुझे कुछ पत्र भी प्राप्त हुए हे और सीमाके 
लोग भो मुझसे मिलनेके लिए आये हें। जैसे-जैसे राष्ट्रीय भावना बढ़ती जाती है 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वैसे-वेंसे यह जाननेकी इच्छा भी बढ़नी चाहिए कि हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंमें 
क्या होता रहता है। 

[ गुज रातीसे | 

नवजीवन, ९--५-१९२० 


१६८. एक विनम्र निवेदन 


देखता हूँ, बहुतसे लोग नई[ कौंसिलोंमें जानंके इच्छुक हें। कौंसिल-प्रवेशसे' देश- 
सेवा सम्भव है, इससे में इनकार नहीं करता, परन्तु मेरी धारणा यह है कि बहुतेरे 
व्यक्ति कौंसिलोंसे बाहर रहकर उससे भी अधिक सेवा कर सकते हें। पालियामेंटमें 
बहुत-सा समय वितण्डावादमें ही चला जाया करता है और फिर जहाँ जानेके लिए 
अनेक लोग तैयार हों वहाँ सेवात्रत धारण करनेवालोंका तो बाहर रहना ही उचित 
है। ऐसे व्यक्तियोंकों अनुभवसे प्रतीत हो जायेगा कि उनके समयका अधिक सदुपयोग 
मतदाताओंको शिक्षित करने तथा कौंसिरू-सदस्यों द्वारा [वोट माँगते समय दिये 
गये | बचनोंका पालन करानेमें होगा। 

इंग्लेंड्में भी पालियामेंटके बाहर काम करनेवाले जितनी अच्छी सेवा कर दिखाते 
हैं उतनी पालियामेंटके सदस्य नहीं कर पाते। इंग्लेंडके सदनमें ७०० से ऊपर सदस्य 
हें; परन्तु राष्ट्रक॥रा कामकाज तो सात सौ सदस्योंके द्वारा ही संचालित नहीं होता। 
जनताकी गाड़ी तो चलती है उनसे जो पालियामेंटके बाहर रहकर काम करते हें। 
इसलिए जिनके मनमें और कोई लोभ नहीं है और जिन्होंने सेवाधर्मं समझ लिया है 
उनसे मेरा निवेदन यही है कि वे कौंसिलोंमं जानेंका बिलकुल मोह न करें। 

कौंसिलोंमें जानेकी इच्छा रखनेवालोंसे में कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ 
जानेकी ख्वाहिश अपने स्वार्थंकी खातिर रखते हों तो कौंसिल-प्रवेशका विचार त्याग 
दीजिए। स्वार्थ-साधनके अन्य अनेक मार्ग हे। जनताके हितके लिए ही संघका निर्माण 
हो रहा है। हम अपने स्वार्थंकी खातिर राष्ट्रके हितका हनन क्‍यों करें? मुझे यह 
मालूम नहीं है कि कौंसिलोंमें जानेके इच्छुक कौन-कौन हें; परन्तु जिस प्रकार नगर- 
पालिकाओंमें हो रहा है वेसा ही कौंसिलोंम होनेकी आशंका है। इसी कारण में यह 
उपर्युक्त निवेदन कर रहा हूँ। यदि हम कौंसिलोंमें सच्चे, विनयशील, जनताके हितोंके 
इच्छुक, साहसी, निडर और अपने विषयकों ठीक-ठीक रूपसे समझनेवाले व्यक्ति भेजेंगे 
तो कौंसिलोंसे लाभ उठाया जा सकता है। 

संशोधित विधानमें अनेक त्रुटियाँ हें। इन त्रुटियोंकों दूर करना ही चाहिए। 
परन्तु जिस प्रकार किसी अनाड़ी नाईके हाथमें अच्छेसे-अच्छा उस्तरा देना बेकार 
है उसी प्रकार स्वार्थ-परायण या ज्ञानहीन व्यक्तियोंका अच्छेसे-अच्छे विधानसे किसी 
तरह लाभ उठा सकना सम्भव नहीं है। सुधार-अधिनियमर्में जल्दसे-जल्द परिवतेन 


१. १९१९ के सुपधार-अधिनियमके अन्तगेत धारा सभामोके लिए चुनाव नवम्बर १९२० में होनेको थे। 


उड़ीसार्मं अकाल | ४३९१ 


करवानेका सबसे सुगम मार्ग वहाँ राष्ट्रसेवकोंको ही भेजना है। जिस प्रकार अच्छा 
कारीगर खराव औजारोंसे भी काम निकाल ले जाता है और निकम्मे औजारोंको 
सुधार भी लिया करता है उसी प्रकार सच्चे राष्ट्रसेवक खराब अधिनियमसे भी 
जनताका हित-साधन कर सकते हूँ। 

मतदाताओंके कत्तेंव्यॉपर फिर कभी विचार किया जायेगा। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-५-१९२० 


१६९. उड़ीसा अकाल 


हममें से अधिकांश लोगोंकों उड़ीसा कहाँ है, इस बातकी भी खबर नहीं है। 
उड़ीसाकों ही कविवर सर रवीद्बताथ ठाकुरने अपने प्रसिद्ध गीतमें! “ उत्कल” नामसे 
पुकारा है। उड़ीसामें ही जगन्नाथ पुरी है। पुरीके इस जिलेमें भयंकर अकाल पड़ा 
हुआ है। उड़ीमा बिहार प्रान्तका एक भाग है और बिहार तथा उड़ीसा एक ही 
लेपिटनेंट गवर्न रके अवीन हैं। उड़ीसा भारतका एक अत्यन्त गरीब अंचल है। वहाँके 
लोग हर तरहसे पिछड़े हुए हें और इस कारण हमें उनके कष्टोंकी बात बहुधा 
सुनाई नहीं पड़ती। 

इस अकालकी वजहसे अनेक बार मुझसे उड़ीसा जानेको कहा गया है, लेकिन 
में स्वयं वहाँ जा सकूँ, ऐसी स्थिति न होनेके कारण तथा भाई अमृतछाल ठक्कर 
जमशेदपुरका काम निवठा चुके थे इसलिए मेंन उन्हींसे वहाँ हो आनंका आग्रह किया 
और वे चौबीस घन्टमें तैयार होकर रवाना हो गये हें। वहाँ पहुंचकर उनका पत्र 
तथा तार भी आ गया है कि वे गाँवोंमें जाँच करने चले गये हें। लेकिन उनके पत्र 
पढ़नेपर पता चलता है कि वहाँ तो दुःखोंकी कोई सीमा ही नहीं है। वे लिखते हें: 

में एक बंगाली बाल-निवास तथा भिखारियोंके एक अस्पतालमें गया था। 

ये संस्थाएँ कलकत्तेसे प्राप्त चन्देकी रकमसे चलाई जाती हें। बाल-निवासमें 

निराधार छड़के और लड़कियोंकी संख्या एक सौके लगभग है और अस्पतालमें 

३०-३५ रोगी हें। इन दोनों संस्थाओंकी इस बड़ी संख्यासे आसपासके प्रदेशकी 

मुसीबतका अन्दाज रूगाया जा सकता है। 
दूसरे पत्रमें वे लिखते हें: 


अनक व्यक्ति भूखसे मर गये हें। एक गेर-सरकारी समितिन इस सम्बन्धमें 
जाँच करके जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसे मेंने पढ़ा है। यह रिपोर्ट अवश्य 
ही प्रकाशित की जानी चाहिए। सें कल शामको बेलगाड़ीसे गाँवोंमें जानंवाला 


१. भारतके वर्तमान राष्टु-गान्में । 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वादुमय 


हूँ। वहाँ पाँच-छः दिन लगेंगे। ब्यौरेवार पत्र वहाँसे वापस आनके बाद ही भेज 
सकूगा। इस बीच एक-दो पत्र भेजूंगा, लेकिन चन्देके लिए तो अपील अवध्यमेव 
जारी कीजिएगा। में गाँवोंमें खाली हाथ फिरूँ, सो ठीक नहीं। यदि हो सका 
तो यहाँसे चावलोंसे भरी हुई एक-दो गाड़ियाँ भी ले जाऊंगा और जहाँ खास 
जरूरत होगी वहाँ उसका उपयोग करूँगा। तथापि आप आजसे ही पेसोंका 
बन्दोबस्त करनेकी दिद्यामें प्रथत्त कीजिएगा। 


उड़ीसाके ही एक सज्जनका पत्र भी है, जिसमें वे लिखते हें: 


दावा नामक एक गाँव है। उसमें ५९ परिवार थे। इस स्थानपर अकाल 
और बाढ़ आनसे बहुत नुकसान हुआ। उपयुक्त गाँवमें ४११ व्यक्ति थे, जिनमें 
११ बच्चे थे; वे सब दूध न मिलनके कारण काल-कवलित हो गये। अंब कुल 
३०३ व्यक्ति गाँवमें बचे हें और उनके शरीर भी हाड़-पिजर सात्र रह गये 
हैं। कुल मिलाकर ५८ व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई है। इन लोगोंको भोजन तो कदाचित्‌ 
ही मिलता है, कपड़े भी नहीं। अनंक नर्नावस्थामें घसते हें। कुछ स्त्रियाँ कपड़ा 
न होनके कारण घरके बाहर ही नहीं निकल सकतीं। कुछ लोग घास, पत्ते 
खाकर गुजारा करते हें। 


जैसे-जैसे विशेष समाचार मिलेंगे में पाठकोंको उनसे अवगत कराता रहँगा। जो 

समाचार मेने ऊपर दिये हँ उनसे मदद करनेकी न्‍्यायोचितता तो सिद्ध हो ही जाती 
है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग यथाशक्ति पैसा भेजेंगे। कितनी रकम चाहिए, में 
इस समय इसके निश्चित आँकड़े नहीं दे सकता। तथापि जब में लोगोंसे यथाद्क्ति 
देनेका अनुरोध कर रहा हूँ तब आँकड़े देनेकी जरूरत भी नहीं रह जाती। जो खर्च 
हो उसका हिसाब रखनेके बारेमें में भाई अमृतछाल ठक्‍करको लिख चुका हूँ। हिसाव 
पूरा प्रकाशित होगा। जो अपने आपको भारतीय माननेमें गवंका अनुभव करते हे 
उनका धर्म है कि हिन्दुस्तानका यदि कोई भी अंग क्षीण हो जाये तो हम कष्टका 
अतुभव करें। यदि यह विचार ठीक है तो उड़ीसाके दुःखसे हम दुःखी कैसे 
नहों!? 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ९--५-१९२० 


१७०. विधवाका अभिज्ञाप 


श्री कंचनछाल खाँडवालाका पत्र विववाओंके आँकड़ोंसे ही भरा हुआ है। जो 
व्यवित उसे पढेंगा उसका हृदय अवश्य ही उद्देलित हो उठेगा। अथीर सुधारक कह 
उठेंगे कि इस रोगका सीधा उपाय विषवा-विवाह है। में यह नहीं कह सकता। मेरे 
भी परिवार है और उसमें अनेक विववाएँ हें। लेकिन उन्हें पुनविवाह करनेको कहनेके 
लिए मेरो जवान तो कदापि नहीं खुल सकती, और न वे ही फिरसे विवाह करनेका 
विचार कर सकतो हे। इसका सच्चा उपाय तो यह है कि पुरुषोंको भी पुनविवाह 
ने करनेकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। 

लेकित अन्य उपाय भो हैं जिनपर हम अमछ नहीं करते, करना नहीं चाहते। 
वे उपाय निम्नलिखित हें: 

१, बाल-विवाह बन्द करना। 

२. जबतक वर-कम्याके विवाह करनेकी ठीक उम्र नहीं हो जाती तबतक 
कदापि विवाह ने करना। 

३. जो स्त्री अपने पतिक्रे साथ बिछकुल नहीं रह पाई है उसे विवाह करनेकी 
छूट देना; इतना ही नहीं, उसे विवाह करनेके लिए प्रोत्साहित करना। ऐसी स्त्रियोंको 
विववा नहीं माना जाना चाहिए। 

४. जो पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें विधवा हो गई और जो अभी युवा है, ऐसी 
विधवाकों पुनविवाहकी छूट देना। 

५. बैधव्यकों अपशकुनका सूचक न मानकर उसे पवित्र मानकर, सम्मान देना। 

६. विववाओंके लिए शिक्षण और धन्घेका सुन्दर प्रबन्ध करना। 

यदि इतने सुधार हों तो सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाज विधवाके अभिश्ञापसे मुक्त 
हो जायेगा। ऊपर लिखित सुधार प्रत्येक परिवार और बिरादरीके लोगोंके लिए हेँ। 
सब लोग एक दूसरेकी राह देखते हुए बैठे रहते हें, इसीसे वहुत सारे सुधारोंपर 
अमल नहीं हो पाता । जिसे जिस समय [जो | पुण्य कर्म लगे उसे उसी समय उसपर 
आवरण करना चाहिए, यह विधिका विधान है। पापकर्म करते समय विचारें, ज्योतिषी- 
से परामंश लें और हजारोंकी -सछाह लेकर भी अच्ततः: उसे न करें। पुण्यकर्म करते 
समय दूपरोंक्रों बाठ जोहना, ईश्वरका गुनहगार बननेके समान है। फिर भी हमारा 
व्प्रवहार वितरीत ही होता है। पापकर्म करते समय डरते नहीं; परुण्यकार्य करते समय 
परिषदोंकी बाट जोहते हें। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-५-१९२० 


१७-२८ 


१७१. तीन प्रसंग 


सत्याग्रह-आअममें एक विवाह-प्रसंग आया, इससे मेरे मनमें आश्रम सम्पन्न 
इस विवाह तथा बाहर होनेवाले विवाहोंके बीच तुलना करनेंकी सहज ही अभिलाषा 
हो आई। उससे उत्पन्न कुछ विचारोंकों में पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ। 

इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीर एक कुलीन परिवारके तथा नियमके पाबन्द 
कट्टर मुसलमान हें। उनके पिताश्री कुछ वर्षोतक बम्बईकी जुम्मा मस्जिदके मुअ- 
ज्जिन' थे। इमाम साहब अनेक वर्षोसे मेरे साथ ही रहते आये हें। जेलमें भी भेरे 
साथ थे। जेलके अनुभवसे उनका अपने व्यापा रके प्रति मोह जाता रहा और वे सपरि- 
वार फीनिक्समें मेरे साथ रहने लगे। फीनिक्समें शरीर-भ्रम करता जरूरी था। इमाम 
साहबने पहले कभी शरीर-श्रम नहीं किया था। तथापि फीनिक्समें वे मजदूरी करने 
लगे। फीनिक्ससे इंडियन ओपिनियन” निकलता था, इसलिए उन्होंने छापेखानमें 
कम्पोजिंग करनका काम भी सीख लिया। 

इमाम साहबके दो बच्चे हें। वे मेरे साथ सगे भाईकी तरह रहते हे और हम 
दोनोंने एक-दूसरेके धर्मकों पूरा-पूरा सम्मान प्रदान किया है। इससे हमें इस बातका 
कभी दुःख नहीं हुआ कि हम विभिन्न धर्मके हे। वे स्वयं नमाज पढ़ें और हिन्दू 
अपने धर्मका अनुसरण करे, इसमें परस्पर एक-दूसरेने कोई बुराई नहीं देखी, इतना 
ही नहीं वरन्‌ उन्होंने इसे ही सही माना है। 

जब उनकी बड़ी लड़कीके विवाहका अवसर आया तब हम दोनोंन सलाह-मशविरा 
किया। फातिमा बीस वर्षकी एक समझदार लड़की है। उससे और इमाम साहबसे 
परामंश करके हमने, आश्रमके अपने निष्कांचन जीवनके उपयुक्त विवाह करनेका निरचय 
किया। घुड़चढ़ी, बाजे आदिका कोई आड्म्बर नहीं किया, और भोज भी नहीं दिया। 
विद्यार्थी अपने ब्रह्मचर्यकी महिमाकों समझ सकें, इस हेतुसे उनसे भी बातचीत की 
और निरचय किया गया कि वे विवाहमें भाग न लें। इमाम साहबके और वर-राजा 
सैयद हुसेन उरेजीके सगे-सम्बन्धियोंको आशीर्वाद देनेके हेतु आनेका निमन्त्रण दिया। 
घरका बना हुआ शर्बत, सूखे फल और मेवोंसे उनका स्वागत किया गया। रोशनीके 
नामपर एक झाड़-फानूसके अलावा और कुछ नहीं था। 

विवाहकी क्रिया दो घंटेतक चली, जिसमें मंगलाचरणके रूपमें आधा घंटा, 
“मौछूद शरीफ अर्थात्‌ अरबीमें लिखित पेंगम्बर साहबके जीवन चरितका पाठ हुआ। 
तत्पदचात्‌ काजी साहबने गवाहोंके सम्मुख निकाहतामा लिखा और बम्बईके जुम्मा 
मस्जिदके खतीब साहब अब्दुल मुनीम बागजादाने वर-वधघूसे इसे पढ़वाया। फिर उसपर 
हस्ताक्षर हुए। इसमें बीस-एक मिनट छगे, बादमें फातिहा अर्थात्‌ ईश्वरकों धन्यवाद, 


१. नमाजके लिए भज्ञान देनेवाला । 


तीन प्रसंग ४३५ 


पढ़ा गया। फिर दाबंत और मेवे भेंट किये गये तथा बादमें वर-वधूने बुजुर्गोके पाँव 
छुए। वरकों पोशाक सादी थी। शामको साढ़े छः बजे काम शुरू हुआ और साढ़े 
आठ बजे पूरा हों गया। इसके बाद फातिमा बहनने आश्रमके विद्यार्थियोंसे मुलाकात 
की। यह दृश्य करुणाजनक था। अपने साथ पढ़नेवाले विद्याथियों तथा अपने साथ रहने- 
वाले भाई-बहनोंसे बिछुड़तेका समय आया जान वह रोने छूगी। उसे इस बातकी याद 
दिलाई गई, उसका कर्तव्य यह है कि वह आश्रमकी शिक्षाकों अपने साथ ससुरालमें 
ले जाये। वह समझ गई कि उसका कार्य अपने नये घरमें सत्य, दया, स्वदेशी, देशसेवा 
और सादेपनका प्रचार करना है। इस तरह विवाहका कार्य दो-ढाई घंदेमें पूरा 
हो गया। 

दूसरे दिन सबेरे में शहर गया। वहाँ असंख्य वर-यात्राएँ देखीं। चित्र-विचित्र 
पोशाक पहने बाजवाले अपने बाजोंकी आवाजसे कानोंको बहरा किये डालते थे। वर 
फूलोंसे ढके हुए थे। बच्चे और बड़े असहवीय गर्मीमें गहने और मखमलके वस्त्रोंसे लदे 
हुए और पसीनेसे तर थे। इसमें मुझे न तो धर्म दिखाई दिया, न सच्चा आनन्द और न 
वास्तविक वेभव ही। यदि हम बाजे रखना ही चाहते हें तो पश्चिमकी बहूदी नकल 
किसलिए करें ? पदिचमकी ही नकल करनी हो तो फिर उसके वास्तविक रूपको लेता 
चाहिए। हम जो बेंच बजवाते हू उसमें तनिक भी माधुयें अथवा संगीत नहीं है, यह 
तो संगीतकी सामान्य जानकारी रखनेवाला व्यक्ति भी कह सकता है। घृड़चढ़ी हो 
तो देशकी आबोहवाके अनुकूल पोशाक क्‍यों न पहनें ? हीरे-जवाहरात पहनने हों 
तो क्यों न उत्तमें कछा अथवा विवेकका व्यवहार हो। यदि गीत गवाना ही है तो 
क्यों न स्त्रियोंकों ढंगके गीत गाना सिखायें। 

मेरी शिक्रायत धूमधामके प्रति नहीं है। जिनके पास पैसा है, जिनके सामने अन्य 
कोई आदर्श नहीं है, वे धूमधाम करें। उन्हें पैसा खर्च करनेका अवसर चाहिए। लेकिन में 
धृमवाममें विवेक, विचार, मर्यादा, कला और उन्नति देखना चाहता हूँ। अपने विवाहों- 
की पद्धति परिवर्तन तो देखता हूँ, लेकिन उनमें से अधिकांश परिवर्तंत बिना विचार 
किये गये जान पड़ते हें। आडम्बरमें कमी होनेके बजाय वृद्धि हुई है, खर्च घटनेके बजाय 
बढ़ा है। विवाह एक धामिक क्रिया भी है, यह तो भुला ही दिया गया है। अच्छे 
परिवार यदि विचारपूर्वंक परिवर्तन करें तो अन्य उन्हें अवश्य स्वीकार कर लें, ऐसी 
मेरो मान्यता है। राष्ट्रीय जीवतमें यदि विकास करना है तो हमें उस जीवनके प्रत्येक 
अंगकी जाँच करनी होगी। 

हमपर जो यह एक आरोप [| रूगाया जाता ] है कि हम बहुत दिखावा करते हें 
उप्में कुछ सत्य है। सच्चे आनन्दके बदले हम आनन्‍्दका ढोंग रचते हें; और इसी 
तरह असली शोकके बदले शोकका आडम्बर करते हे। 

अहमदाबाद छोड़कर जब में बम्बई गया और जिस बँगलेमें में रहा वहाँ अन्य 
किरायेदार भी रहते थे। उनमें से एककी मृत्यु हो गई। उस समय [ दोपहरके ] बारह 
बजे थे। एकाएक कोलाहरू मच गया। रोना-पीटना शुरू हो गया। बच्चों, स्त्रियों और 
पुरुषोंकी आवाजें एक साथ उठीं। यह रोना रातके दस बजेतक चला। दूसरी स्त्रियाँ 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


आईं। उन्होंने भी छाती कूटना और रोना आरम्भ किया। इस रोने-कूटनेमें अधिकांश तो 
दिखावामात्र था। इसमें धर्म तो है ही नहीं। हमारे धर्मों मरे हुओंके लिए रोनेकी मनाही 
है। दूसरे धर्मोमें तो रोते ही नहीं है। उपर्युक्त रोनेमें पड़ोसीके प्रति कत्तेव्यकों तो 
बिलकुल भुला दिया जाता है। निकट कोई बीमार होगा, किसीके घरमें विवाह हो 
रहा होगा, इस [सब | का कोई विचार ही नहीं किया जाता। रोना और वह 
भी ऊँचो आवाजमें। नहीं रोयेंगे तो कोई हमारी निन्‍दा करेगा। इसलिए रोना-कटठना 
आवश्यक है और गरीब और निरक्षर लोगोंमें ही नहीं बल्कि अच्छे घरानोंमें भी 
यह रिवाज है। यह कुप्रथा, यह पाप कैसे मिटे ? 
फातिमाके विवाहके तुरन्त बाद ही मुझे उक्त दो कड॒वे अनुभव हुए और मुझसे 

(मेरे मतानुसार) उपयुक्त भव्य अनुभवके साथ उनकी तुलना किये बिता न रहा गया। 
में पाठकोंक सामने इन विचारोंको इस आशासे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम सूक्ष्म 
रूपसे अपने जीवनकी जाँच करें और जो-कुछ बुरा हो उसे निकाल फेंकें। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ९-५-१९२० 


१७२. पत्र : एस्थर फेरिगकों 


आश्रम 
९ मई, १९२० 
रानी बिटिया, 

तुम्हें छोहकर चला आना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं छगा था। लेकिन मुझे 
प्रतीति थी कि तुम्हारे स्वास्थ्यके लिए वही अच्छा होगा। आज्ञा' करता हूँ कि तुमने 
जी प्रोच रखा था वही हुआ होगा; सिहगढ़की आबहवा तुम्हें मुआफिक आई होगी।' 
खेद है कि में तुम्हारे पास जितनी जल्दी पहुँचनेकी बात सोच रहा था वह 
[फिलहाल | सम्भव नहीं दिखती। जबरदस्त हड़तार' आज शुरू हो गई है। यों में 
आशा तो यही करता हूँ कि यह बहुत दिन नहीं चलेगी; एक तो मिल-मालिकोंका 
पक्ष मजबूत नहीं है, दूसरे उनमें कोई लोहा लेनेवाला भी नहीं है। कर रातको में 
एक बड़ी सभामें गया हुआ था। छोगोंमें बड़ा साहस और बड़ी दुढ़ता नजर आई। 
यहाँ ट्रेन्चकी लिखी हुई वे भव्य पंक्तियाँ फिर लिये बिना जी नहीं मानता। वे 

पंक्तियाँ ये हें: 

“इस सबके बाद भी अगर हम 
एक ही पयप्रदर्शकके इशारेपर चलें 


१. स्पष्ट है कि एस्थर फोरिंगने गांधीजोका निमल्रण स्वीकार कर लिया था। (देखिए “ पत्र: 
पस्वर फेरिंगकों ”, २-७५-१९२० ) और वे सम्मवतः ३ था ४ मईको सिंदगढ़ पहुँची । 
२. अइमदाबादकी सूती मिल्ोंमें । 


पत्र : सैयद फजल्‌रंहमानको ४३७ 


तो घोरतम सूने अन्तर और क्ृष्णतम मार्ग 
दिव्य-दिवसके द्वारपर पहुँचा देंगे। 

और हम जो एक-दूसरेसे बहुत दूर-दूरके 
किनारोंपर जार फेंक रहे हें 

अपनी खतरनाक यात्रा समाप्त करके 
आखिरकार सत्रके-सब जितृगृहमें आ इकटठे होंगे। ' 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[अंग्रेजीसे |]... 
माई डियर चाइल्ड 
१७३. पत्र: संयद फजलरंहमानको 
आश्षम 
११ मई, १९२० 


प्रिय सैयद फजलररंहमान, 

ठीकसे देखा जाये तो टर्कोक्रि खिलाफ अन्याय करके भारतीयोंकी भावतनाको चोट 
सरका रने पहुँचाई है। इसलिए ब्रिटिश मालका बहिष्कार करनेका मतलब यह तो नहीं 
होगा कि मेने सरकारके अन्यायमें सहयोग देनसे हाथ खींच लिया। सच तो यह है कि 
में अंप्रेजोंकी मी सहानुभूति प्राप्त करके ब्रिटिश सरकारको न्‍्याय' करनेपर मजबूर करना 
चाहता हूँ। में यह नहीं कहता कि अगर सफलतापूर्वक बहिष्कार किया जाये तो उससे 
हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसा हम कत्तंव्य-भावसे प्रेरित होकर नहीं करेंगे, 
उसके पीछ तो दण्ड देनेकी ही भावता होगी। हमें खूद किसी तरहके अन्यायमें भागीदार 
नहीं बन जाता है। आज मेरी असहयोग योजनाके अनुसार लोकोपयोगी सरकारी 
संस्थाओंमें काम कर रहे लोगोंको अपनी नौकरियाँ छोड़नेकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर 
कोई सरकार पूर्णतया भ्रष्ट ही हो जाये तो उसके साथ पूरा असहयोग करके उसका 
चलना असम्भव कर देनेमें भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। अगर किसी अ्रष्ट 
संस्थासे कोई लाभदायक सेवा भी प्राप्त होती है तो में वह सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। 
और अगर कोई सरकार सर्वथा अश्रष्टाचारी हो और इसलिए प्रजाके असहयोगके कारण 
उसका चलना असम्भव हो जाये तो उसका स्थान तत्काल एक नई संस्था ले लेती है; 
और जिस ढंगकी छोकोपयोगी सेवाओंका उल्लेख आपने किया है, उस ढंगकी सेवाएँ 
प्रदान करती है। लेकिन अभीतक तो ब्रिटिश सरकारके सम्बन्धर्म मेरी राय इतनी 
बुरी नहीं है। यह कभी-कभी कुछ समयके लिए अपने रास्तेसे भटक अवर््य जाती है, 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लेकिन उतनी नहीं जितनी कि दूसरी सरकारें। और एक मामूली ढंगका असहयोग करके 
इसे सही रास्तेपर लाया जा सकता है। आशा है अब आप यह समझ गये होंगे कि जब 
कोई स्वंथा असह्य अन्याय किया जा रहा हो, जैसा कि खिलाफतके मामलेमें किया 
जा रहा है, तो असहयोग करना उचित भी है और आवश्यक भी। मेरा खयाल है, 
आप यह भी समझ जायेंगे कि इस सवालपर मेरी स्थिति अध्यात्मसे उतनी प्रभावित 
नहीं है जितनी कि तकंबुद्धिसे।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१८७) की फोटो-नकलसे। 


१७४. पत्र: ग० वा० सावलकरको 


आश्रम 
वशाख बदी ८ [११ मई, १९२० |! 


भाईश्री मावलंकर, 

इस पत्रके लिए मुझे क्षप्रा कीजिएगा। मुझसे रहा नहीं गया, इसीसे लिख रहा 
हैँ। कल सुना कि आप विवाह करनेकी तैयारीमें हें। मुझसे यह सहन नहीं हो सका। 
क्या आप एक वर्षतक शोकका पालन नहीं करेंगे ? जिस स्त्रीको आपने अपनी अर्धांगिनी 
कहा, जिसके शरीरके साथ आपका शरीर एक हो गया, उसकी यादकों आप कंसे भुला 
सकते हैँ। क्या हम कुछ भी संयमका पालन करनेके लिए बँधे हुए नहीं हें? सुना है 
कि आपकी माँ बहुत आग्रह करती हें। | लेकिन | इसमें माँके आग्रहका विचार क्‍यों 
किया जाये? हम अपनी मर्यादाका उल्लंघन क्‍यों करें? हमें अपनी शिक्षाका विचार भी 
तो करना चाहिए। अब में और अधिक नहीं लिखूँगा। भगवान्‌ आपको सुमति दे। 
मेरा अधिकार और मेरा कत्तंव्य एक मित्रके रूपमें आपको चेतावनी देना है। 
लेकिन कीजियेगा अपने मनकी ही। आप जो कदम उठानंवाले हें उसमें यदि आपको 
त्रुटि दिखाई दे सके तो आप मुझ-जसे लोगोंकी हिम्मत और मददसे उससे मुक्त हों। 


१, यह पत्र लिख्लनेके अगढे दिन ही, १९ मईको गांधीजी बम्बईमें अखिल भारतीय खिलाफत 
समितिकी बेठकमें शामिल हुए ओर उन्होंने सविनय अवश्ञापर प्रस्ताव पेश किया, जो स्वीकार कर 
ल्या गया । 

२. गणेश वासुदेव मावलंकर ( १८७३-१९५६ ); अहमदाबादके वकील, संसदीय मामलोके विशेषज्ञ 
और कांग्रेसों नेता । १९३७ में बम्बई विधान परिषद्‌ तथा १९४६ में केन्द्रीय विधान परिषद्के अध्यक्ष 
निर्वाचित; मृत्युपर॑न्त लोक समाके अध्यक्ष । 

३. मावलंकरकी पुस्तक संस्मरणोंमें प्रकी यद्दी तारोख दी गईं है । 


उड़ीसामं संकट ४३९ 


यदि आपको वह उचित जान पड़े तो मेरी और समस्त विश्वकी सलाहको ताकपर रख 
देना। [इसके लिए] मुझे आप माफ तो करेंगे न? 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (जी० एव० १२१२३) की फोटो-नकलसे। 


१७५. उड़ीसामें संकट 


उड़ीसाके इस गौरवके बावजूद कि वहाँ हमारा एक महान्‌ तीर्थ जगन्नाथ पुरी है, 
वह एक बहुत ही दीन-हीन प्रदेश जान पड़ता है। क्योंकि जिस समय भारत राष्ट्रीय 
जीवनकी चेतनासे अनुप्राणित हो रहा है उस समय भी हमें उड़ीसाके सम्बन्धर्में बहुत 
कम बातें मालम हें। हममें से अधिकांशने उसका ताम भूगोलमे ही पढ़ा है। चूँकि उड़ीसा 
आधुनिक शिक्षाका केन्द्र नहीं रहा इसलिए वहाँ आधुनिक ढंगके कार्यकर्त्ता तेयार नहीं 
हुए हूँ और इसलिए कोई भी यह नहीं जानता कि उड़ीसाके लोग सुखी हें या दुःखी । 
पिछले कई महीनोंसे मेरे एक उड़िया मित्र उड़ीसाकी समस्याओंमें मेरी' रुचि जागृत 
करनेका प्रयत्न कर रहे हें। वे पिछले कुछ महीनोंसे मुझसे यह कहते रहे हे कि उस 
प्रान्तमें छग्भग अकालकी स्थिति है। उन्होंने बताया है कि एक छोटेसे गाँवमें, ,जिसमें 
५९ परिवार या स्त्री और पुरुष कुल मिलाकर ४११ लोग रहते हे, अभी हालमें ११ 
दुधमुंहे बच्चे पोषणकी कमीके कारण मर चुके हें। वहाँ कुल मिलाकर भूखसे ५८ मौतें 
हुई हैं, ६१ गाँव छोड़कर चले गये हे और जो रह गये हे उनमें केवल चाम और हाड़ 
बाकी रह गये हैं । उनके पास न तो अन्न है और न कपड़ा। तन ढकने छायक काफी कपड़ा 
न होनेसे स्त्रियाँ घरोंसे नहीं निकल सकतीं, और कुछ तो घास और पत्तियाँ खा रही 
हें। में इस भयंकर कहानीपर विश्वास करनेके लिए तैयार न था। मुझे छगा कि सावे- 
जनिक अपील करनेसे पहले मेरे पास लोगोंके सामने रखनेके लिए कुछ प्रामाणिक जान- 
कारी होनी चाहिए। इसलिए मेंने भारत सेवक समाज (सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसायटी) 
से श्री अमृतल्ाल ठक्करकी सेवाएँ देनेकी प्रार्थना की। इस काममें उनकी योग्यतापर 
सन्देह नहीं किया जा सकता क्‍योंकि इस प्रकारकी जाँचके कामोंमें उन्होंने वर्षोसि 
योग्यता प्राप्त कर रखी है। मेरी यह प्रार्थना तत्कारू स्वीकार कर ली गई और 
उड़ीसाके पुरी जिलेमें एक सप्ताहतक रहनेके बाद उन्होंने जो-कुछ बताया है उसका 
सार यह है: 
में पिछले ८ दिनोंसे गाँवोंमें यात्रा कर रहा हैँ। उड़ीसामें निश्चय ही अकालकी 
स्थिति है। जब में जमशेदपुरमें था तब मेरा खयाल था कि उड़ीसा भारतका 
एक अन्न-भण्डार है, क्योंकि बालासोरसे बहुत चावल आता था। किन्तु शोक ! 
आज में देखता हूँ कि अक़ाल-पीड़ित जिलेके लोगोंको कलकत्ता, सम्बलपुर आदि 
जगहोंसे चावल मेगाना पड़ता है। इस प्रदेशके लोग अकाल और बाढ़ दोनोंकी 
मारसे पीड़ित हैं। कहा जाता है कि पिछले ६ महीनोंमें १,५०० से अधिक लोग 
भूखसे मर गये होंगे। में लगभग १९ गाँवोंमें घूम चुका हूँ। इनमें से ६ गाँवोंके 


शा 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


लगभग चालीस निवासी केवल मूखसे मरे बताये जाते हें। लोग अब भी मर 
रहे है। एक बुड़ढा मेरी आँखोंके सामने ही मरा था। वह उन लोगोंमें से था जो 
सहायता लेनेके लिए आये थे। मेरा एक साथी कार्यकर्त्ता अभी एक गाँवसे लौटा 
हैं। वह कहता हैं कि उसने स्वयं एक बुड़ढेको भूखसे मरते देखा था। ऐसे अनाथ 
बच्चे, जिनके माँ-बाप अभी हाल में ही मरे हे, हर किसीकों जहाँ-तहाँ मिल जाते 
हैं। आप जहाँ जायेंगे आपको ऐसे बहुतसे लोग मिलेंगे जो कंकाल-मात्र रह गये 


कक] जे हि] जय 


हैं। में आपको यह तार भेज चुका हूँ: 


में १९ गाँवोंमें जा चुका हूें। मेरा दौरा अभी चाल है। बीसियों 
आदमी भूखसे मर चुके हें। अभी हालमें सरकारन सहायता बाँदनी 
शुरू की है; किन्तु यह नाकाफी है। कृपया पाँच हजार रुपय तुरन्त 
भेजिए। कुल मिलाकर ३० से ५० हजार रुपयकी आवश्यकता होगी। 
अकाल कानूनके अनुसार उन लोगोंको, जो काम करनेलायक नही हें, ५० 
तोले अन्न प्रति व्यक्ति दिया जाना चाहिए; किन्तु केवल २६ तोले प्रति व्यक्ति 
ही दिया जाता है। १० अप्रैठको राहत देनेका काम शुरू किया गया था। 
अबतक लगभग ४,००० आदमी यह सहायता ले चुके हें। मेंने सुना हैं कि यह 
मात्रा बढ़ाकर जल्दी ही ४० तोले कर दी जायेगी। 
उड़िया लोग बहुत गरीब हें। लेफ्टिनेन्ट गवनंर कुछ समय ' पूर्व प्रभावित 
क्षेत्रको देखने गये थे; किन्तु ५,००० से अधिक लोगोंकों यह आंशिक सहायता नहीं 
मिल सकी है। अकाल सम्बन्धी निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं किये गये हें। 
श्री. ठककरके पत्रसे सब बातें स्पष्ट हो जाती हें। मुझे आशा है कि उड़ीसासे 
संकटकी जो पुकार उठी है वह सुनी जायेगी और जो लोग दे सकते हें वे अपना 
हिस्सा अवश्य देंगे। 
[अंग्रेजीसे] 
यंग इंडिया, १२-५-१९२० 


१७६. न ,संत, न राजनीतिज्ञ 


एक दयाल्‌ मित्रने “ईस्ट ऐंड वेस्ट ' के अप्रैलके अंकसे मुझे निम्न कतरन' भेजी है: 

श्री गांधीकों संतकी ख्याति प्राप्त है, किन्तु ऐसा लगता है कि बहुधा 
उनके निर्णयोंपर संत गांधोकी अपेक्षा राजनीतिज्न गांधीका प्रभाव ज्यादा होता 
है। वे हड़तालोंका बहुत उपयोग कर रहे हे और इस बातसे इनकार नहीं किया 
जा सकता कि उनके निरदेशनमें हड़ताल आजके किसी भी प्रइनके सम्बन्ध शिक्षितों 
और अशिक्षितोंकों रंगठित कश्तेका एक शक्तिशाली राजनंतिक शस्त्र होती जा 
रही है। हड़तालके साथ उसको हानियाँ भी हें। उससे लोग सीधी कारंवाई सीख 
रहे हें और सीबी कारंवाई चाहे जितनी शक्तिशालों हो तो भी उससे एकता 


न संत, न राजनीतिज्ञ ४४१ 


उत्पन्न नहीं होती। क्या श्री गांधीको बिलकुल विश्वास है कि वे अहिसाके उच्च- 
तम निर्देशोंक अनुसार काम कर रहे हें। उन्होंने जलियाँवाला बाग गोलीकाण्डकी 
स्मृति-रक्षाका जो प्रस्ताव रखा है उससे एकता बढ़तेकी सम्भावना नहीं है। यह 
एक दुःखजनक घटना है जो हमारी सरकारके हाथसे धोखेमें हो गई है। किन्तु 
क्या इसकी कदुता स्मरण रखने योग्य है? क्‍या हम इस घटताकी स्मृति एक 
शान्ति-मन्दिरका निर्माण करके, विधवाओं और अनाथोंको सहायता देकर और 
इस तरह उन लोगोंकी, जो अपनी मुत्युका कारण जाने बिता मारे गये, आत्माओं- 
की शान्तिकी कामना करके नहीं सना सकते। संसारमें ऐसे राजनीतिज्ञों और 
छुटभग्योंकी बहुलता है जो देशभक्तिके नामपर मनुष्यकी आन्तरिक मुदृताको 
विषाक्त बनाते हें और फलस्वरूप युद्ध, झगड़े और जलियाँवाला बाग-जंसे 
हत्याकाण्ड आदि होते हें। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अब हम एक एसे 
व्यापक सहुजीवनकी स्थापनाके लिए कोशिश करें जिसका उपदेश बुद्ध और ईसाने 
दिया था और इस तरह सारी दुनियाको -- सब देक्षोंको साथ-साथ फलने-फूलनका 
अवसर दें। जान पड़ता था कि श्री गांधी ऐसे आन्दोलनके नेता बनेंगे; किन्तु 
परिस्थितियाँ उन्हें प्रतिरोध खड़ा करने और दलोंकों स्थापित करनेका सार्म 
अपनानेको बाध्य कर रही हे। वे अब भी संसारके एकीकरणका बहत्तर पुनीत 
कार्य अपने हाथमें ले सकते हूेँ। 
मेंते पूरा उद्धरण दे दिया है। सामान्यतः: में अपनी या अपने तरीकोंकी आलोचना- 
के बारेमें यहाँ तमी लिखता हूँ जब उसके द्वारा मुझे कोई भूल स्वीकार करनी होती 
है या आलोचित सिद्धान्तोंपर और अधिक जोर देना होता है। मेरे पास इस उद्धरण- 
का उल्लेख करनेके दो कारण हे: मुझे आशा है कि जो सिद्धान्त मुझे प्रिय हैं, उनका 
इस तरह में और अधिक स्पष्टीकरण कर पाऊँगा, और दूसरे में इस आलोचनाके लेखक- 
के प्रति अपना आदर-भाव भी दिखाना चाहता हूँ। बात यह है कि इस आलोचकको में 
न केवल जानता हूँ बल्कि उनके अनुपम चारित्रिक गृणोंका में वर्षोंसे प्रशंसक भी रहा हूँ। 
आलोचकको मेरी राजनीतिक प्रवृत्ति देखकर दुःख है, क्योंकि वह मुझसे संत होनेकी 
आझा करता था। मेरा खयाल है कि वर्तमाव जीवनसे “ संत ” शब्दको हटा देना चाहिए। 
यह शब्द इतना अधिक पवित्र है कि यह किसीके लिए यों ही प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता और मुझ-जसे किसी व्यक्तिके लिए तो और भी नहीं जो केवल एक मामूली- 
सा सत्यान्वेषी होनेका ही दावा करता है, जो अपनी सीमाएँ जानता है, भूलें करता है, 
और जब भी भूलें करता है, उन्हें स्वीकार करनेमें कभी नहीं झिझकता और साफ-साफ 
स्वीकार करता है कि वह एक वेज्ञानिककी भाँति जीवनके कुछ नित्य सत्योंके सम्बन्धमें 
प्रयोग-मात्र कर रहा है; किन्तु जो एक वैज्ञानिक होनेका भी दावा नहीं कर सकता 
क्योंकि वह अपने तरीकोंकी वैज्ञानिक यथार्थताका कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकता या 
अपने प्रयोगोंके कोई वैसे ठोस परिणाम नहीं दिखा सकता जैसे आधुनिक विज्ञान चाहता 
है। किन्तु यद्यपि संतपनकों अस्वीकार करके में आलोचककी आश्ाओंकी पूति नहीं 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करता, में यह चाहता हूँ कि वे अपने मनमें से दुःखका भाव निकाल दें। इसके लिए 
उनको मेरा उत्तर यह है कि मेरे एक भी निर्णयपर मेरे व्यक्तित्वके राजनीतिक पक्षका 
प्रभाव कभी मुख्य नहीं रहा है। और यदि में राजनीतिमें भाग लेता हुआ जान पड़ता 
हूँ तो इसका कारण केवल यही है कि आज राजनीतिने साँपकी गुंजलककी तरह चारों 
ओरसे हमें इस प्रकार घेर रखा है कि कोई कितना भी प्रयत्न क्‍यों न करे, उससे 
निकल हो नहीं सकता। इसलिए में इस साँपसे लड़ना चाहता हूँ, जेसा में न्‍्यूनाधिक 
सफलतापूर्वक जान-बुझकर १८९४ से और अनजाने, जिसका पता मुझे अभी चला है, 
जबसे मेने होश सँमाला है, तबते लड़ता रहा हूँ। चूँकि में नितान्त स्वार्थभावसे अपने 
चारों ओर गरजते हुए तुकानमें शान्तियुवंक रहता चाहता हूँ, इसलिए में राजनीतिमें 
धर्मका समावेश करके अपने और अपने मित्रोंके साथ प्रयोग कर रहा हूँ। में समझा दूं 
कि धर्मसे मेरा कया मतलब है। मेरा मतलब हिन्दू धर्मसे नहीं है जिसकी में बेशक और 
सब धर्मोसि ज्यादा कीमत आँकता हूँ। मेरा मतलूब उस मूल धमंसे है जो हिन्दू धर्मंसे 
कहीं उच्चतर है, जो मनुष्यके स्वभावतक का परिवर्तन कर देता है, जो हमें अच्तर- 
के सत्यसे अटूट रूपसे बाँव देता है और जो निरन्तर अधिक शुद्ध और पवित्र बनाता 
रहता है। वह मनुष्यकी प्रकतिका ऐसा स्थायी तत्त्व है जो अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्तिके 
लिए कोई भी कीमत चुकानेकों तैयार रहता है और उसे तवतक बिलकुल बेचैन बनाये 
रखता है जबतक उसे अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं हो जाता, अपने ख्रष्टाका ज्ञान नहीं हो 
जाता तथा स्रष्टाके और अपने बीचका सच्चा सम्बन्ध समझमें नहीं आ जाता। 

उसी धामिक भावनाका अनुसरण करते हुए हड़ताल सूझी | में यही दिखाना चाहता 
था कि भारतमें आत्म-चेतना या शिक्षितोंकी एकता कोरी शिक्षासे उत्पन्न नहीं होगी । 
६ अप्रैल, १९१९ को हड़तालसे समस्त भारतमें प्रकाश फैल गया, मानों किसीने जादू कर 
दिया हो। किन्तु शतानने उस सरकारके, जिसे अपने अन्यायकी अनुभूति हो रही थी, 
मनमें भयका संचार कर दिया और लोगोंको, जो सरका रके प्रति नितान्त अविश्वासके 
कारण भड़कनेके लिए तैयार बैठे थे, नाराज कर दिया; जिससे १० अप्रेषका विस्फोट 
हुआ। यदि वह विस्फोट न होता तो भारत इतना ऊँचा उठ गया होता कि उसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती। जन-साधारणने हड़ताल सच्ची धाभमिक भावनासे स्वीकार 
की थी। इतना ही नहीं बल्कि वह कई सीबी कारंवाइयोंकी भूमिका बननेवाली थी। 

किन्तु मेरे आलोचकरने तो सीधी कारवाईपर खेद प्रकट किया है। क्योंकि वे कहते 
हैं / उससे एकता नहीं होती। ” में उनके कथनका विरोध करता हूँ। इस पृथ्वीपर सीधी 
कार्रवाईके बिना कभी कोई काम सिद्ध हो नहीं हुआ। मेंने अनाक्रामक प्रतिरोध 
शब्दोंको इसलिए रद कर दिया कि वे अपर्याप्त थे और अनाक्रामक प्रतिरोध कमजोर- 
का हथियार माना जाता है। दक्षिण आफ्रिकार्में सीधी कार्रवाईका ही असर पड़ा था 
और ऐसा गहरा असर कि उपसे जनरल स्मट्सकी अकक्‍्ल ठिकाने आ गई थी। वे सन्‌ 
१९०६ में भारतीय आकांक्षाओंके घोर विरोबी' थे। १९१४ में उन्होंने उस अपमानजनक 
कानूनको' दक्षिण आफ़्रिकाकी कानूनकी पुस्तकसे निकालकर भारतीयोंके साथ, विलम्ब- 


१. दान्सवाहुका एशियाई पंजीयन अधिनियम । 


ने संत, न राजनीतिजन्न ४४३ 


से ही सही, न्याय करनेमें गव॑ अनुभव किया था जिसके बारेमें उन्होंने सन्‌ १९०९ में 
लॉड मॉड्से कहा था कि वह कद्ापि न हटाया जाग्रेगा, क्योंकि तव उन्होंने कहा था 
कि दक्षिण आफ्रिका उप्त कानूनका रद किया जाना कभी सहन न करेगा जो ट्रान्सवाल- 
के विवान-मण्डलमें दो वार पास किया जा चुका है।' किन्तु इतना ही नहीं, विशेषता 
यह है कि जो सीधी कारंवाई आठ वर्षतक' चली, उसके बाद कोई कटुता शेष नहीं रही । 
इतता हो नहीं बल्कि जिन भारतीयोंने जनरल स्मट्ससे ऐसी डटकर लड़ाई की थी, 
वे ही १९१५ में जनरल स्मट्सके झंडेके नीचे इकट्ठे हो गये और पूर्व आफ्रिकार्मे उनकी 
अधीनतामें लड़े।' चम्पारतर्मे एक लम्बे अरसेसे चली आती हुई शिकायत सीधी कारे- 
वाईसे ही दूर हुईं। जब कोई मनुष्य ऐसी एक निर्योग्यताकी व्यथासे पीड़ित हो, जिसे 
दूर करनपर वह प्रत्नन्न हो, तब उसे स्वीकार करनेसे एकता नहीं बढ़ती, बल्कि उससे 
कमजोर पक्ष कटु और कद्ध हो जाता है एवं अवसर मिलनेपर विस्फोटके लिए तैयार 
हो जाता है। कमजोर पक्षके साथ मिलकर उसे सीधी, मजबूत किन्तु हानिरहित कारंवाई 
करना सिखाकर में उसे यह अवृभव कराता हूँ कि वह मजबूत है और शरीरबलकों 
चुनौती दे सकता है। वह अपनेमें संघर्षकी शक्ति अनुभव करता है, उसमें आत्मविश्वास 
फिर आ जाता है, और यह जानते हुए कि इसका उपाय उसीके हाथमें है, वह अपने 
मनसे बदलेक़ा भाव निकाल देता है एवं जिस अन्यायको दूर करानेके लिए वह लड़ 
रहा है, उसके दूर कर दिये जानेसे सन्तुष्ट होना सीखता है। 

मेंने इसी रास्तेपर चलते हुए जलियाँवाला बागके सम्बन्धर्में एक स्मारक बनानेका 
सुझाव दिया है। ईस्ट ऐंड वेस्ट” में जिस व्यक्तिन यह लेख लिखा है उसने मुझपर 
एक ऐसा प्रस्ताव रखनेका दोष लगाया है जो मेरे दिमागतक में कभी नहीं आया। 
उसका खथाल है कि “में जलियाँवाला बागके गोलीकाण्डका स्मारक ” बनाना चाहता 
हूँ। मुझे एक कुकृत्यकी स्मृतिकों स्थायी वनानेका कभी खयाल भी नहीं आ सकता। 
मेरा खथाल है कि अपने न्याय्य अधिकार पानेसे पहले हमें इस प्रकारकी घटनाओंका 
सामना पुनः: करना होगा और में निर्दोष मृतकोंकी स्मृतिको कायम रखकर राष्ट्र- 
को उसके लिए तैयार करूँगा। विधवाओं और अनाथोंकी सहायता की गई है और की जा 
रही है; किन्तु हम यदि उस जमीनको, जो उनके रक्‍तसे पवित्र हुई है, प्राप्त नहीं करेंगे 
और वहाँ उनके लिए एक उचित स्मारक नहीं बनायेंगे तो हम उन आत्माओंकी 
शान्तिकों कामना नहीं कर सकते जो कारण जाने बिना मारे गये। जहाँतक मेरा 
बस' चलेगा वह स्मारक उस दूषित कार्यकी याद न दिलायेगा बल्कि उससे राष्ट्रको 
यह प्रोत्वाहन मिलेगा कि अत्याचारीकी अपेक्षा असहाय, निशस्त्र और पीड़ितके रूपमें 


१. एक बार १९०६ में टान्सवाल एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशके रूपमें और दोबारा १९०७ में 
ट्रान्तवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके रूपमें । 

२. १९०६ से १९१४ तक । 

रे. प्रथम विश्व-युद्धमें जम॑नेकि विरुद्ध पूवे आफ्रिकामें । 

४. चम्पारन-सत्यागह, जिसका नेतृत्व १९१७ में गांधीजीने यूरोपीप जमौदारोंके विरोधमें नोढकी 
खेतीके मजदूरोंकी शिकायतें दूर करवानेके लिए किया था । द 


४४४ सम्पूर्ण गांधी वाडम्मय 


मर जाना अधिक अच्छा है। में चाहता हूँ कि हमारी भावी पीढ़ियाँ यह याद रखें कि 
हम लोगोंने, जिन्होंने इन निर्दोष लोगोंकों मरते देखा था, अक्वतज्ञतापूर्वक उनकी स्मृतिकों 
कायम रखनेसे इनकार नहीं किया। श्रीमती जिन्नाने इस कोषमें अपना हिस्सा देते समय 
ठीक ही कहा था क्रि यह स्मारक हमें कमसे-कम जीवित रहनेका कोई बहाना देगा। 
हम जिस भावनासे स्मारक बनायेंगे उसीसे तो इसका स्वरूप निश्चित होगा। 

यह “बृहतर सहजीवन ” क्या था जिसका उपदेश बुद्ध और ईसाने दिया था? 
बुद्धने निर्भेय होकर अपने विरोधियोंसे सीधी टक्कर ली थी और गर्वीलि पुजारी वर्गको 
पराजित किया था। ईसाने महाजनोंकों जेरूसलेमके मन्दिरसे निकाल दिया था और 
दम्भियों एवं पाखंडियोंकों स्वरगंसे' अभिशाप दिलाया था। दोनों ही तीव़ सीधी कारंवाईके 
हिमायती थे। किन्तु जैसे बुद्ध और ईसाने ताड़ना दी वेसे ही उनके प्रत्येक कार्यके 
मूलमें असंदिग्ध रूपसे दयाभाव और प्रेमणशाव भी था। वे अपने शत्रुओंके खिलाफ 
एक अँगुली भी न उठाते थे; लेकिन वे जिस सत्यके लिए जीते थे उसका त्याग कदापि 
नहीं करते थे, उसके बजाय वे शत्रुकों अपना सिर समर्पित करनेकों तयार रहते थे। 
यदि बुद्धका प्रेम पुजारियोंको झुकानेके लिए पर्याप्त सिद्ध न होता तो वे उन पुजारियों- 
का विरोध करते हुए अपने प्राण दे देते। ईसा पूरे साम्राज्यको चुनौती देते हुए अपने 
सिरपर काँटोंका ताज पहने हुए सूलीपर मरे और यदि में अहिसात्मक प्रतिरोध करता 
हैँ तो विनम्रतायृवंक केवछ उन महान्‌ शिक्षकोंका ही अनुसरण करता हूँ जिनका 
उल्लेख मेरे आलोचकते किया है। 

अन्तत: उक्त अवतरणका लेखक मेरे द्वारा " दलोंके संगठनतका ” विरोध करता है 
और यह चाहता है कि “ में संसारकों एक करनेका बुहत्तर कार्य ” अपने हाथमें ले लूँ। 
मेंने एक बार, जब वे और में एक ही मकानमें थे, उनसे कहा था कि में शायद उनसे 
अधिक विद्वप्रेमी हैँ। में उस बातको अभीतक मानता हूँ। में जबतक दलोंको संगठित न 
करूँ तबतक में समस्त संसारका संगठन नहीं कर सकगा। टॉल्स्टॉयने एक बार कहा था 
कि यदि हम केवल अपने पड़ोसियोंपर से अपना बोझ दूर कर दें तो संसारको हमारी 
और अधिक सहायताकी आवश्यकता न होगी और वह उसके बिना बिलकुल ठोक 
चलेगा और यदि हम अपने निकटस्थ पड़ोसियोंकी इतनी ही सेवा करें कि उनका 
शोषण बन्द कर दें तो इस प्रकार ठीक ढंगसे संगठित किये गये दलोंका घेरा तबतक 
बढ़ता ही जायगा जबतक वह आखीरमें अपने भीतर समस्त संसारका ही समावेश 
नहीं कर लेता | इससे अधिक करने या पानेका सामथ्थ्यं तो किसी भी मनुष्यमें है नहीं। 
“यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे” यह वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना सत्य वह तब 
था जब्र कि यह किसी अज्ञात ऋषिक़े मुँहसे निकला था। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-५-६१९२० 


है 


१, जेसा पिंडमें है वेसा दी अक्लाण्डमें है । 


१७७. खिलाफत 


जैसा मेने अपने पिछले पत्रमें लिखा था, मेरा खयाल है कि श्री गांधीने 
खिलाफतके सामलेसें गम्भीर भूल की है। भारतके मुसलमान इस कथनके 
आधारपर अपनी माँग करते हें कि उनके धर्मेमें अरब देशपर तुकोंके शासनका 
विवान है। किन्तु जब स्वयं अरब इस सामलेसें उनके विरोधी हें, तब भारतोय 
मुसलतानोंके इस सिद्धान्तकों इस्लामके लिए अनिवायें सानना असम्भव है। यदि 
अरब इस्लामका प्रतिनिधित्व नहों करते तो आखिर कौन करता है? यह तो 
ऐसी ही बात हुई जेतते जमेनीके रोमन कथॉलिक लोग रोमसे रोमन कंथॉलिकोंके 
तामपर कोई माँग करें और इटलीके लोग उसकी विरोधी माँग करें। किन्तु 
यदि यह मान भी लें कि भारतीय मुसलमानोंके धर्ममें अरबोंपर उनकी इच्छाके 
विरुद्ध तुकोंका शासन रादनका विधान है तो आजके जमानमें कोई भी ऐसी 
साँगको, जिसमें एक देशके लोगोंका अत्याचार दूसरे देशके लोगोंपर जारी रखना 
जरूरी हो, वस्तुतः घासिक माँग नहीं मान सकता। भारतीय मुसलमानोंको जब 
लड़ाईके आरम्भमें यह आइवासन दिया गया था कि उनके धर्मकी रक्षा की जायेगी 
तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता था कि ऐसे सांसारिक प्रभुत्वको 
कायम रखा जायेगा जिससे आत्मनिर्णयके सिद्धान्तोंका भंग होता हो। अब हम 
अरबोंपर तुकोंकी पुनविजयको खड़े-खड़े देखते नहीं रह सकते (क्योंकि अरब नि३चय 
ही उनसे लड़ेंगे); हमारा ऐसा करता अरबोंको, जिन्हें हमने वचन दिये हें, 
स्पष्ट धोखा देना होगा। यह बात सत्य नहों है कि अरब केबल यूरोपोयोंके 
कहनेसे तुकोके प्रति वेरभाव दिखा रहे हें। निस्सन्‍्देह युद्धमें हमने तुकोके प्रति 
अरबोंके वेरभावका उपयोग एक और साथी प्राप्त करनके लिए किया था, किस्तु 
यह वरभाव तो लड़ाईके पहलेसे मौजूद था। सुलतानके गैर-तुके मुसलमान प्रजाजन 
प्रायः उनके शासनसे मुक्त होना चाहते थे। भारतीय मुसलमान ही उस शासनको, 
जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं है, दूसरोंपर रादना चाहते हें। असलमें सीरिया 
या अरबमें तुकोंका राज्य फिर स्थापित करनेकी कल्पना सब सम्भावनाओंसे 
इतनी दूर जान पड़ती है कि उसपर विचार करना पवित्र रोमन साम्राज्यके 
पुन:संस्थापन-जेसा प्रतीत होता है। में कल्पना नहों कर सकता कि कौनसे 
घटनाक्रमसे यह परिणाम आ सकता है, निश्चय ही भारतीय मुसलमान स्वयं 
अरबपर चढ़ाई करके अरबोंको जीत नहीं सकते और उनपर सुलतानका शासन 
कायम नहीं कर सकते। और भारतमें चाहे जितना आन्दोलन और उपद्रव किया 
जाये उससे इंग्लेंड कभी भी अरबमें तुकोंका शासन फिर कायम नहीं करेगा । इस 


४४६ 


सम्पूर्ण गांधी वाडनमय 


मामलेमें भारतीय मुसलूमान इंग्लेंडके साम्राज्यवादका विरोध नहीं कर रहे हें, 
बल्कि इंग्लेंडकी उदार और मानवतावादी विचारधाराका विरोध कर रहे हूँ। 
वे इंग्लेडके अच्छी राय रखनंवाले उस जनसमुदायका विरोध कर रहे हें जो 
चाहता है कि भारतमें आत्म-निर्णयके सिद्धान्तपर अमल किया जाये। मान 
लीजिए कि भारतीय सुसलमान भारतमें ऐसा प्रबल आन्दोलन कर सकते हें कि 
उससे भारत और ब्रिटिश सम्रादके सम्बन्ध टूट जायें, किन्तु फिर भी इससे 
उनकी उद्देश्य-सिद्धि तनिक भी न होगी। क्योंकि आज ब्रिटेनकी विश्व सम्बन्धी 
नीतिपर उन्तका बहुत प्रभाव है। भले ही ढर्कीके प्रन्‍के इस मासलेमें उनका 
प्रभाव इतना नहीं है कि दूसरे पक्षकी तुलनामें, जिसका बहुत प्रभाव है, वे 
अपना पलड़ा भारी कर सकें, फिर भी उनका असर तो पड़ा है। किन्तु ब्रिठनसे 
सम्बन्ध न होता तो भारतके बाहर भारतीय मुसलूमानोंका प्रभाव बिलकुल 
न होता। विश्वकी राजनीतिमें तब उनका महत्त्व चीनके मुसलमानोंसे अधिक 
न होता। मेरे खयालसे यह सम्भव है (अमरीकाका दबाव दूसरी ओर 
होनेकी बात छोड़ दें तो मुझे कहना चाहिए कि निश्चित है) कि भारतीय मुसल- 
मानोंके प्रभावसे सुलतान कससे-कम कुस्तुन्तुनियामें रह सकता है। किन्तु मुझे 
सन्‍्देह है कि इससे उन्हें कुछ भी लाभ होगा। ठकोंका जो भाग एशिया माइ- 
नरमें है यदि ठर्कों उतना ही रह जाये तो कुस्तुन्तुनियाको राजधानों रखनमें 
बहुत असुविधा होगी। मेरा खयाल है कि पुराने तुर्क साम्नाज्यके इस दिखावेको 
कायम रखनेसे जितनी भावनात्मक प्रसन्नता हो सकती है उसकी अपेक्षा यह 
असुविधा भारी पड़ेगी। किन्तु यदि भारतीय मुसलमान यह चाहते हें कि सुल- 
तानकोा सदर मुकाम कुस्तुन्तुनिया ही रहे तो मेरा खयाल है कि भारतके वाइस- 
रायने सरकारी तौरपर जो आधइवासन दे दिया है उससे हम सुलतानका सदर- 
मुकास वहाँ कायम रखनेके सामलेमें मदद देनके लिए बँध जाते हें और मेरा 
खयाल है कि अमरीकी विरोधके बावजूद सुरूतान वहाँ रहेगा भी। 


यह उद्धरण एक ऐसे अंग्रेज द्वारा, जिसका ब्रिटेनमें अच्छा स्थान है, अपने भार- 


तीय' मित्रकों लिखे गये पत्रका है। अपने प्रकारका यह एक विशिष्ट पत्र है--संयत, 
सचाईसे लिखा गया और विषयसे सम्बद्ध। इसकी भाषा ऐसी शिष्ट है कि यद्यपि 


इससे 


आपको चुनौती दी गई हैं, फिर भी उसकी शिष्टताके कारण उसके प्रति 


आपका समादर बना रहता है। किन्तु अपर्याप्त या असत्य जानकारीपर आधारित इस 
रुखके कारण ही ब्िठेनर्मे ऐसे अनेक कार्य, जिनका उद्देश्य बहुत अच्छा था, विफल 
हो चुके हे। आवुनिक पत्रकारितामें जो छिछलापन, एकपक्षीयता, अयथार्थंता और प्राय: 
असत्यता भी आ गई है उससे सच्चे आदमी, जो यह चाहते हे कि विशुद्ध न्याय' किया 
जाये, लगातार गुमराह होते रहते हें । इसके अतिरिक्‍त कुछ स्वार्थी दल ऐसे होते हे जिनका 


१. लोड दाडिंग । 


खिलाफत ४४७ 


काम उचित या अनुचित साधनोंसे जैसे भी हो अपना मतलरूब गाँठना होता है। और 
सच्चे अंग्रेज न्‍्यायके पक्षमें अपनी राय देनेकी इच्छा होनेपर भी विरोधी मतोंसे बहक- 
कर और विक्ृत कथनोंके प्रभावमें आकर प्राय: अन्तमें अन्यायके साधन बन जाते हें । 
उपर्यक्त पत्रके लेखकने अपने कथनके पक्षम जो तक पेश किये हें वे प्रतीतिजनक 
सही किल्तु वे काह्यनिक सामग्रीपर आधारित हें। उन्होंने सफलतापूर्वक सिद्ध 
कर दिया है कि मुसलूमानोंका पक्ष, जैसा वह उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, 
बिलकुल निस्सार है। भारतमे, जहाँ खिलाफतसे सम्बन्धित तथ्योंकी तोड़-मरोड़ करना 
इतना आसान नहीं, अंग्रेज मित्र स्वीकार करते हे कि भारतीय मुसलूमानोंकी माँग 
नितान्त न्यायसंगत है। किन्तु वे कहते हैँ कि कुछ करना उनके बसकी बात नहीं 
और भारत सरकार एवं श्री मॉण्टेग्यू, जहाँतक मनुष्यके बसकी बात है, सब-कुछ कर 
चुके हैं, और यदि अब निर्णय इस्लामके विरुद्ध होता है तो भारतीय मुसलूमानोंको 
चुप बठ रहना चाहिए। यह असाधारण स्थिति, आजके युगर्म काम जिस तेजीसे 
किया जाता है, उसके और सब उत्तरदायी लोगोंकी व्यस्तताके कारण ही बनी है, 
अन्यथा वह सम्भव न होती। 
इस मामलेकी जैसी कल्पना लेखकने की है, उसपर अब हम क्षण-भरके लिए 
विचार करें। वे कहते हू कि भारतीय मुसलमान अरबोंके विरोधके बावजूद अरब देशमें 
टर्कीका शासन कायम कराना चाहते हें। और यदि अरब लोग टर्कीका शासन नहीं 
चाहते तो लेखकका तक यह है कि जब भारत स्वयं आत्मनिर्णयके दर्जेपर जोर दे रहा 
है, तब किसी भी झूठी धामिक भावनाके कारण अरबोंके आत्मनिर्णयके अधिका रमें बाधा 
नहीं पड़ने दी जा सकती। अब तथ्य यह है कि जिन लोगोंने इस मामलेका तनिक 
भी अध्ययन किया है, वे सभी जानते हे कि मुसलमानोंने अरबोंके विरोधके होते हुए 
अरब देशमें टककीका शासन कायम करनेकी माँग कभी नहीं की है। इसके विपरीत 
उन्होंने यह कहा है कि अरब लोगोंके स्वशासनके अधिकारका विरोध करनेका उनका 
कतई कोई इरादा नहीं है। वे केवल इतना ही चाहते हें कि अरब देशपर टर्कीका 
ऐसा अधिराजत्व रहे जिसमें अरबोंको स्वशासनका पूरा अधिकार हो। वे इस्लामके 
तीथ॑-स्थानोंपर खलीफाका नियन्त्रण चाहते हें। दूसरे शब्दोंमें कहें तो लॉयड जॉर्जने जो 
आश्वासन दिया था उससे अधिक वे कुछ नहीं चाहते। और इसी आश्वासनके सबबसे 
मुसलमान सिपाहियोंने मित्र देशोंकी ओरसे लड़ते हुए अपना रक्त बहाया था। इसलिए 
उक्त उद्धरणम पेशकी गई यह सारी हरूम्बी-चौड़ी दलील और यह सारा जोरदार विवे- 
चन छिन्न-भिन्न हो जाता है, क्‍योंकि मामला वसा है ही नहीं जैसा इसमें मान लिया 
गया है। में पूरी शक्तिसे इस मामलेमें इसीलिए पड़ा हूँ, क्योंकि ब्रिटेनके वायदे, शुद्ध 
न्याय और धामिक भावना सभी बातोंका इसमें संयोग है । में ऐसी परिस्थितिकी कल्पना 
कर सकता हूँ जिसमें विजुद्ध न्याय एक बात कहे और अन्धी धाभिक भावना उससे 
बिलकुल उलटी। उस हालतमें मुझ इस धामिक भावनाका ही विरोध करना चाहिए 
और विशुद्ध न्यायका पक्ष लेना चाहिए। में एक अन्यायपूर्ण उद्देयका समर्थन करने- 


७ 


१. अपने ५ जनवरी, १९१८ के भाषणमें । 


४४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


के लिए बेईमातीसे दिये गये वचनोंपर भी जोर न दूँगा, जैसा कि इंग्लेंडने गृप्त 
सन्धियोंके' मामलेमें किया है। ऐसी हालतमें एक ऐसे राष्ट्रके लिए जिसे अपनी 
न्यायशीलतापर गयब॑ हो, प्रतिरोव वध ही नहीं बल्कि अनिवाये हो जाता है। 
मेरे लिए अंग्रेज मित्र द्वारा कल्पित इस स्थितिपर कि यदि भारत स्वतन्त्र देश 

होता तो क्या करता, विचार करता अनावश्यक है। यह अनावश्यक है क्योंकि भार- 
तीय मुसछमाव और भारत एक ऐसे उद्देश्यके लिए लड़ रहे हे जो सचमुच उचित है 
और उसीके लिए हम अंग्रेजोंकी हादिक सहायता माँग रहे हे। किन्तु में यह कहना 
चाहता हूँ कि यह ऐसा उद्देश्य हैं जिसके लिए कोरी सहानुभूति पर्याप्त न होंगी 
और जिसे ऐसी ठोस सहायता चाहिए जो पर्याप्त न्‍्याय' दिला सके। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-५-१९२० 


१७८, बचन पालनका श्रीगणेश 


मेंते अपने खिलाफत सम्बन्धी लेखमें मन्त्रियों द्वारा दिये गये वचनोंके सम्बन्धमें 
कुछ कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के 'सामयिक विषय स्तम्भके लेखकने भेरे 
कथनको चुनौती देनेका प्रयत्न किया है और ऐसा करते हुए अपनी बातके समर्थनमें 
श्री एस्किवयके १० नवम्बर, १९१४ के, गिल्ड हॉलमें दिये गये भाषणका' उल्लेख किया 
है। उक्त लेखकों लिखते समय मुझ श्री एस्क्विथके भाषणका खयाल था। उन्होंने ऐसा 
भाषण दिया इसका मुझे खेद है, क्योंकि मेरी विनम्र सम्मतिर्में उस भाषणसे कमसे-कम 
यह तो प्रकट हो ही जाता है कि वक्‍ताके विचार स्पष्ट नहीं हें। क्‍या वे यह सोच 
सकते हे कि तुक॑ छोग ऑटोमनो सरकारसे पुथक हे? यदि यूरोप और एशियामें 
ऑटोमन राज्यके अस्तका अर्थ तुकोंके शासन और एक स्वतंत्र और गासक जातिके 
रूपमें तुक लोगोंका अन्त नहीं है तो और क्या है? फिर क्या ऐतिहासिक दृष्टिसे 
यह सत्य है कि टर्कीका राज्य एक महारोग है जिससे “ पृथ्वीके कुछ सुन्दरतम प्रदेश 
तबाह हो चुके हे।” और उसके बाद उन्होंने जो यह कहा था कि “ हमारे मनमें 
उनके धार्मिक विश्वासोंके खिलाफ युद्ध छेड़नेपर दूसरोंको वैसा करनेके लिए उकसाने- 
का खयाल कभी नहीं आया।” इसका क्‍या अर्थ हैं? यदि शब्दोंका कोई अर्थ 
होता है तो श्री एस्क्विथन अपने भाषणमें जो शर्तें रखी हे उनका अर्थ यही होगा 
कि भारतीय मुसलमानोंकी भावनाओंका सच्चे मनसे खयाल रखा जायेगा। और 
यदि उनके भाषणका यह अर्थ हो तो अपने कथनके समथेनमें अन्य कोई बात कहे 
बिना में यह दावा करूँगा कि यदि सेन रेमो सम्मेलनके' प्रस्ताव कार्यान्वित किये 


१, जैसी कि मित्र देशोनि रूस, इटली, और मक्का शरीफले १९१० में की थी । 
२. देखिए “ वक्तव्य: समाचारपत्रेक्रो ”, १८-५-१९२० । 

३. 2रकीकि ऑॉगरोमन सुलतानोंकी सरकार । 

४. देखिए “ वक्तव्य: समाचारपत्रोंको ", २९-४-१९२० की पाद-दिप्पणी २ । 


वचन पालनका श्रीगणेश ४४९ 


जाते हे तो श्री एस्क्विथके आव्वासनके भी व्यय होनेका खतरा है। किन्तु मेंने जो 
बात कही है वह श्री एस्क्विथके अनुगामी प्रधान मन्त्रीके' दो वर्ष बाद दिए गये 
सुविचारित भाषणके आधारपर कही है जब कि स्थिति सन्‌ १९१४ की अपेक्षा अधिक 
खतरनाक हो गई थी और जब भारतीयोंकी सहायताकी आवश्यकता अधिक थी। 
उनका वचन जबतक पूरा नहीं किया जाता तबतक -दुहराया जाता रहेगा। उन्होंने 
कहा था: 
हम इसलिए भी नहीं लड़ रहे हे कि दर्कोसि उसकी राजधानी छीन ली 
जाये, या उससे एशिया माइनर और थ्र सकी वे उपजाऊ और प्रसिद्ध जमीने -ले 
ली जायें जिनमें प्रधानतः तुक जाति रहती है। हम तुर्क प्रजातिके देझामें तुर्क 
साम्राज्य कायम रखने और कुस्तुत्तुनियाकों उसकी राजधानी बनाये रखनमें 
कोई आपत्ति नहीं करते। 


यदि केवल इस वचनपर' सचाईसे, शब्दश: अमल किया जाये तो झगड़नेकी कोई 
बात ही नहीं रहेगी। और जहाँतक श्री एस्क्विथकी घोषणा भारतीय' मुसलमानोंकी 
माँगके विरुद्ध समझी जा सकती है, वह श्री लॉयड जॉजकी इस पिछली घोषणा और 
अधिक सोच-समझकर की हुई घोषणासे रद हो जाती है और लॉयड जॉजंकी 
घोषणा अब वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि वह जिस आशासे की गई थी वह पूरी 
की जा चुकी है; अर्थात्‌ वीर मुसलूमान सिपाही फौजमें भरती हुए एवं वे उसी जगह 
लड़े जिसका उक्त वचनके बावजूद अब बँटवारा किया जा रहा है। किन्तु 'सामयिक 
विषय ' के छेखकन कहा है कि श्री लॉयड जॉर्ज अब अपने वचनका पालन आरम्भ क रने- 
वाले हूं । मुझे आशा है कि उनका कथन ठीक होगा। किन्तु जो-कुछ हुआ है, उससे 
किसी ऐसी आशाकी भूमिका नहीं बँंधती है। क्योंकि खलीफाको उसकी राजधानीमं' 
कंद या नजरबन्द रखना वचन पूरा करनेका उपहास ही नहीं है, बल्कि जलेपर नमक 
छिड़कनेके समान है। या तो अब तुर्क जाति जहाँ रहती है उन देशोंमें टर्कीका साम्राज्य 
और कुस्तुत्तुनिया्में उतकी राजधानी कायम रखी जानी है या नहीं रखी जानी है। 
यदि रखी जानी है तो भारतीय मुसलमानोंको उसके पूरे गौरवकी अनुभूति होने 
दीजिए ; अथवा यदि साम्राज्य भंग किया जाना हैं तो आडम्बरका पर्दा हटा दिया 
जाये और भारतको नग्न सत्यके दर्शन करने दिये जायें। इस तरह हम देख सकते हें कि 
खिलाफत आन्दोलनर्में सम्मिलित होनेका अर्थ है एक ब्रिटिश मन्‍्त्रीके वचनके अक्षुण्ण 
रखनेके आन्दोलतमें भाग लेना। निःसन्देह ऐसा आन्दोलन, अवहयोगमें जितना त्याग 
किया जा सकता है उससे अधिक त्याग करनेके योग्य है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-५-१९२० 


१, लॉयड जोंज । 

२. ५ जनवरी, १९१२ को दिया गया । 

३. देखिए “अब क्या करेंगे? ”, २३-५-१९२० ! 
१७-२९ 


१७९. भाषण : असहयोगपर 


१२ मई, १९२० 
१९ सईको असहयोग आन्दोलनपर अन्तिम रूपसे विचार करनेके लिए अखिल 
भारतीय खिलाफत समितिकी एक फौरी बंठक हुई।' . . : केन्द्रीय समितिन अन्‍्तमें 


उप-समिति, जिसके सदस्य सर्वश्षी छोटानी, गांधी, अबुछ कलाम आज़ाद और शौकत- 
अली हूँ, हारा सुझाये गये असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमकों सर्वसम्भतिसे स्वीकार कर 
लिया और कार्यरूप देनका निर्णय किया। . . « 
महात्मा गांधीन अपने स्पष्ठद और ओजस्वी भाषणमें पुनः असहयोग आन्दोलनकी 
व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता मुसऊसानोंकी दृढ़ता और साहसपर 
निर्भर करती है। उनके हिन्दू भाई प्रसन्नतापु्वकं उनकी सहायता करेंगे, परन्तु नेतृत्व 
तो उन्हें ही करना होगा। लोगोंकों हर तरहसे समझा देना चाहिए कि अगर किसी 
उत्तेजनाके वशीभूत होकर लोगोंन संयुक्त प्रयत्नके दौरान तनिक भी हिंसा की तो वह 
हमारे उद्देदयके लिए घातक सिद्ध होगी। उन्होंने सबको यह आइवासन दिया कि इस 
पवित्र कार्यके लिए उनकी पत्नी तथा बच्चे प्रसन्नतासे अपने जीवन और सर्वस्वकी बलि 
दे देंगे। 
गम्भीर विचार-विमर्श और चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके भाषणके उपरान्त लोगोंने 
बड़े उत्साहपूर्वकएः खड़े होकर प्रस्तुत प्रस्तावके प्रति ईदवरकों अपनी वृढ़ आस्थाका 
साक्षी मानते हुए, उसे सर्वेसम्मतिसे पास कर दिया। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉस्जे ऋॉमिकल, १४-५-१९२० 


१८०. पत्र : महादेव देसाईको 


आश्रम 
१३ मई, १९२० 
भाईश्री' महादेव, 
तुम्हारा ५ तारीखका पत्र मुझे आज ही मिला है। तुम्हें अब अपनी निराशासे, 
शून्यतासें छुटकारा पा लेना चाहिए। उत्साह स्वयमेव आ जायेगा, जोर-जबरदस्तीसे 
नहीं आयेगा। मुझसे दूर जानेसे यह नहीं आयेगा। मेरे पास रहते-रहते जो काम हो 
सकता है उसे करनेसे ही' आयेगा। 


१. यह बेठक वम्बस्म मियोँ मोहम्मद हाजी जान मोहम्मद छोटानीकी अध्यक्षतामें हुई थी । 
२. गांवीजी द्ारा प्रस्तुत असहयोग अस्ताव । प्रस्ताव यहाँ नहीं दिया गया है । 


पत्र : महादेव देसाईको ४५१ 


शान्तिकों क्या कहींसे खरीदा जा सकता है? महलके ठाठ-बाटमें रहता हुआ 
राजा अशान्त हो सकता हैं और महाव्यथासे पीड़ित जॉब-जसे व्यक्तिको शान्ति मिक् 
सकती है। बनियनको जेंछमें क्या कम शान्ति थी? और रोग शबय्यापर पड़े-पड़े 
क्या तुम भी शान्तिका अनुभव नहीं कर रहे थे ? अगर जीव [ अनित्य- वस्तुओंके पीछे | 
निरर्थंक भाग-दौड़ न किया करे तो वह शान्ति प्राप्त कर सकता है। यह निरर्थक 
भाग-दौड़ तो मंगलदास-तक' करते हे जब कि कितने ही मजदूर शान्तिका उपभोग करते 
है। तुम्हारा शरीर चलता रहे और तुम काम करते रहो तब भी क्या और अगर न 
चले तथा तुम काम न कर सको तब भी क्‍या? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है 
कि तुम उसकी गति न रोकों और उसे स्वयं स्वस्थ बनाय रखनके लिए आवश्यक उपाय 
करते रहो। मन एवं मनष्याणां .. .' इस सूक्‍्तिमें कितना जोर है यह कौन जानता 
है? हमेशा सुननेसे क्या उसमें निहित सत्य कम हो जाता हैं? और अगर उसके सत्यको 
तुम स्वीकार करते हो तो मन-ही-मन बराबर इसे दुहराते हुए तुम अपने शोक 
अपनी ग्लानि, अपनी निराशा और उद्वेलित भावनाओंका शमन कर डालो। 

यह रहा वाइसरायका पत्र।' ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना ही चाहिए। 
मुझे अर्थात्‌ हमें। मेंने शौकत अलीको लिखा है। वे बम्बईमें हेँ। मेंने उन्हें यहाँ बुलाया 
है। उसके बाद निरचय होगा--तुम तनिक भी विह्वुल तन होना--परम शान्तिसे 
रहना। जो होना होगा सो होगा। तुम्हारी चिन्ता, तुम्हारी पोशाक आदिके बारेसें 
मझे ही तो विवार करना है। इसलिए जब तुम्हें चलनेके लिए कहूँ तब चलना। 
मुझे उतावली नहीं है क्योंकि में तो हार बंठा हूँ। 

एस्थरको प्रसन्न रखना और स्वयं भी प्रसन्न रहना। खूब सेहत बनाना, तभी 
बाकी सब काम कर सकोगे। 

कूल खिलाफतकी सभा अच्छी हुईं। मुझे सन्‍्तोष हुआ। सब लोग उत्साहमें थे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०८) की फोटो-नकलसे। 


१, अहमदाबादके एक मिल-मालिक | 
२, सम्मवतः खिलाफतके प्रश्नेके सम्बन्धमें गांचीजीकी प्रस्तावित इंग्लेंड यात्राके सम्बन्ध । 
३. १९ मई, १९२० को डेनमा्रके लिए रवाना होनेसे पदके एस्थर फैरिंग इन दिनों सिहगढ़में थी। 


१८१. पत्र: मथुरादास ज्रिकमजीकों 


१३ मई, १९२० 
संलग्न पत्रकों पढ़नेके बाद लिफाफेर्म रखकर खुला हुआ ही भाई शौकत अलछी- 
को देना। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१८२. पत्र : अब्बास तयबजीको 


आश्रम 
मई १३, [१९२०] 


प्रिय भाई, 
आपका उल्छासपूर्ण पत्र मिला। पढ़कर बड़ी खुशी हुई। में सचमुच इस बातसे 
हुत प्रसन्न हूँ कि अब आप और अधिक देश-कार्य करनेकी मनःस्थितिमें हें। आप 
मुझे बधाई देते हें, लेकिन गलत बातके लिए। अगर में बधाईकां पात्र हूँ तो इसलिए 
कि आपको एकान्तवाससे खींचकर कमं-क्षेत्रम ले आया और उससे भी अधिक इसलिए 
कि आप उन दिनों जिस अवसादपूर्ण और खिन्न मनःस्थिति्में थे, उसके बावजूद आपको 
लाहौरमें बनाये रखा। आप नहीं जानते कि यदि में आपको वहाँ नहीं रोक रखता 
तो हमारा कितवा बड़ा नुकसान होता । और उस बधाईमें श्रीमती अब्बास और आपकी 
सुयोग्य पुत्रियोंका भी हिस्सा है, जिन्होंने आपको उत्साहित करके लछाहोर भेजा और 
वहाँ रहनेकी प्रेरणा दी। तो इस तरह में इस बधाईके चौथाई हिस्सेका ही हकदार 
हूँ और सो भी अगर उन सबको मंजूर हो तो। एक बात यह भी है कि अगर आपने 
खुशी-खुशी मेरी बात मान न ली होती तो भी में इस बधाईकी पात्रता प्राप्त नहीं 
कर सकता था। इसलिए मेरा खयाल है आप भी इस चौथाईमें हिस्सा बँटायेंगे या 
अब चूँकि आप फिर चुटकी बजाकर अपनी चिन्ता फुरे कर देनेकी मनःस्थितिमें हें 
इसलिए पूराका-पूरा चौथाई हिस्सा स्वयं हड़पनेके लिए झगड़ा करेंगे। 


१. शौकतअछीको लिखा गया यह पत्र, जो उस समय बम्बईमें थे, उपलब्ध नहीं है । यद्द पत्र 
मथुरादास त्रिकमजीकी मारफत बम्बई भेजा गया था, क्योंकि गांथीजीके पत्र शौकत भलीको समयपर नहीँ 
मिला करते थे। सम्मवतः ये सरकार द्वारा सेंसर किये जाते थे । 

२. गांधीजी और भब्बास तेयबजी कांग्रेस-जाँच समितिके कामके सिलसिलेमें १९२० के प्रारम्भमें 
पंजाबमें थे । इसलिंर पत्रमें छादौरके उल्हेखते सिद्ध होता है हि यह १९२० में ही छिखा गया दोगा। 


पत्र : महादेव देसाईकों ४५३ 


लड़कियोंसे कह दीजिये कि उनकी सगाईसे मुझे प्रसन्नता तभी होगी जब वे 
अपने भावी पतियोंकों भी इस महान्‌ कार्यमें योग देनेके लिए ले आयेंगी। लेकिन 
यहाँ में भूलठ ही गया था कि आप सब तो उसी बदनाम --या नेकनाम -- तैयब परि- 
वारके वातावरणमें रहते हें, इसलिए किसीको छानेका सवाल ही नहीं रह जाता- 
आप सब तो स्वयं उसमें शामिल हें ही । ईश्वर करे ये लड़कियाँ अपने पतियोंके साथ 
अपने महान्‌ परिवारकों, और जिस देशकों यह परिवार विभूषित कर रहा है, उस 
देशके गौरवकों बढ़ायें। लेकिन हाँ, आपके लौटनेपर में अपने सूतकी माँग जरूर करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९४) की नकलसे। 


१८३. पत्र : महादेव देसाईको 


[ बेशाख | बदी १२ [१५ मई, १९२० |' 


भाईश्री महादेव, 

आज तुम्हारे दो पत्र मिले। तुमने जो उलाहना दिया है, वह मुझे अच्छा लगा 
क्योंकि इससे मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम-भावका पता लगता है। 

में तो हमेशा तुम्हारी कुशल-क्षेम पूछता रहा हूँ। हमेशा आनन्‍्दानन्दसे पत्र लिख- 
वाता रहा हूँ और हमेशा तुम्हारे पत्रके न आनेपर शिकायत की है। अभी पिछले 
तीन दिनोंसे ही मुझे तुम्हारे पत्र प्राप्त होने लगे हें। 

लेकिन अपना एक दोष मुझे स्वीकार करना ही होगा। मेरे उस दोषको कैलेन- 
बैंकने ठीक पकड़ा था और उसके लिए उन्होंने मुझे काफी डाँटा-फटकारा भी था। 
में अपने व्यवहारसे ऐसा आभास देता मालूम होता हूँ कि जिसकी कसौटी हो चुकी हो 
और जो खरा पाया गया हो उसे में भूल जाता हूँ। उसे क्‍या पत्र लिखना और क्‍या 
“गुड नाइट ' कहना ? जो प्रेम औपचारिकताकी अपेक्षा करे उसे क्या प्रेम कहा जा सकता 
है? उसे पत्र न लिखूँ तो क्या वह मुझे गलत समझेगा ? आकके पौधेकों भला कोई क्‍यों 
सींचेगा ? छेकिन आमकी एक करूम लगानी हो और उसे दो दिन पानी न दिया जायें, 
उसके आसपास्त बाड़ न बाँधी जाये तो क्‍या हो? एस्थरकी मेंने आमके भव्य रूपमें 
कल्पना की है और तुम्हें कबीर बड़” माना है। तुम्हें भी हापुत आमकी कलम , 


१. पत्रमें शौकतभलीके आनेकी जो चर्चा है उसके आधारपर इस पत्रकी तारीख निश्चित की गह 
है । गांधीजीने उन्हें बम्बईसे अहमदाबाद जानेके लिए कद्दा था; देखिए “ पत्र : मद्दंदेव देसाईको ?”, 
१३-७-१९३२० | 

२, साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ शब्द अस्पष्ट हैं । 

३. युजरातमें प्रसिद्ध बरगदका एक पुराना और विश्ञाल दृक्ष । 


४प४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


बनना हो तो बनो। लेकिन तुम्हारी तो हमेशा ही कम बने रहनेकी इच्छा जान 
पड़ती है? क्‍या मुझे उसकी भी तृप्ति करनी चाहिए? अगर में वसा न करूँ तो 
तुमने मुझमें जिन गुणोंकी कल्पना की है क्‍या मुझे उनसे राहित मानोगे? 'कुत्तेको 
मारना हो तो उसे बदनाम कर दो ', व्यक्तिको नीचे गिरानेका एक सुन्दर रास्ता यह है 
उसमें गूणोंका आरोप करो। लेकिन मुझे गिरना ही नहीं है। में तो जहाँ था वहीं हूँ। 
इसलिए होशियार रहो। जब-जब तुम्हें मेरे पत्रकी भूख होगी तब-तब वे तुम्हें मिलते 
रहेंगे। लेकिन इसके बाद “आक अथवा कबीर बड़ का काम कौन करेगा ? छोटे-से 
घड़ेकों तो हमेशा ही भरना पड़ता है लेकिन समुद्रकों भरनेकी जरूरत कब पड़ती है। 

बात तो सच्ची ही है। चूँकि तुम अब भी कमजोर हो इसलिए सब-कुछ मुझपर 
छोड़ना ही ठीक है। पोलकसे में कहा करता था कि उनकी दो पत्नियाँ हे। एक 
श्रीमती पोलक ओर दूसरी में। कारण, हम दोनोंके आगे ही वे अपना हृदय खोलते 
थे; हम दोनोसे ही रूठते थे। तुम्हें भी पोछक-जेसी आदत पड़ गई जान पड़ती है। 
लेकिन दुर्गा क्या कहेगी ? 

शौकत अली आज आ पहुँचे हे। उनके साहसमें कोई कमी नहीं है। इसके 
अतिरिक्त डच गियानासे त्रिमूति आई है, इसलिए आज मुझे साँस लेनेकी भी फुरसत 
नहीं है। सवेरे ललभाई! और ब्रेलवी' आये थे, उनके साथ राष्ट्रीय. भाषापर अच्छा 
और मधुर संलाप हुआ। उन्होंने उड़ीसाके लिए दो सौ रुपये भेजे हें। अगर इंग्लेंड 
जाना हुआ तब भी एक मासके बाद ही होगा। 

तुमने मेवा खाकर ठीक ही. किया। यह क्या कोई मेरे अकेलेके खानेके लिए था? 
वह मेरे लिए था और उन सबके लिए भी जो मेरे हूं। हरिभाऊको' भेजा, यह तुम्हारा 
“कबीर बड़ 'पन है। तारके पैसे खर्च न करना उसीका दूसरा, और मेरी अनुमति होनेके 
बावजूद तुम्हारा बेलगाँव न जाना तीसरा उदाहरण है। अब आनन्दानन्द वहाँ आ रहा 
है, इसलिए तुम्हारे जानेकी जरूरत नहीं रही। ३० तारीखको तो मुझे काशी जाना 
ही पड़ेगा। 

मगनलाल और राधा" आज यात्रापर गये हें। सिहगढ़ जायेंगे ऐसा मानता हूँ। 
मेने उन्हें यही सलाह दी है। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४०९) की फोटो-नकलसे। 


१. सर लल॒भाई सामलदास मेहता, बम्बईके सुप्रसिद्ध नागरिक, उदार दलीव राजनीतिसे सम्बद्ध । 

२. एस० ए० ब्रेलवी, राष्टवादी मुस्लिम पत्रकार, उन दिनों बॉम्बे क्रॉनिकलके सम्पादकीय 
विभागसे सम्बद्ध । 

३. ओऔी दरिभाऊ उपाध्याय, हिन्दी नवजवीबके सम्पादक । 

४. गांधीजी अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अधिवेशन में साग छेनेंके किए ३० मईको बनारस पहुँचे थे। 

७५, मगनछाल गांधीकी पूत्री । 


१८४. खिलाफत 


खिलाफतके सम्बन्धर्में अनेक प्रइन उठते रहते हें। उसपर समाचारपत्रोंमें भी बहुत 
चर्चा होती रहती है। बहुतसें लोग कहते हे कि असहकारसे खून-खराबी होगी; और 
यदि ऐसा हुआ तो असहका रसे क्या छाभ होगा ? जोखिम तो सभी' बड़े कामोंमें रहता 
है; असहका रमें भी कुछ-न-कुछ जोखिम तो रहेगा ही। जिन्दगी जोखिम और खतरोंसे 
भरी हुई है। साहसके बिना मोक्ष भी नहीं मिलूता। भ्रान्तिसि भरा हुआ मनुष्य' तो 
सिर्फ इतना ही सोच सकता है कि अमुक कार्य करनेमें अधिक जोखिम है या न करने- 
में; और यदि करनमें कम जोखिम हो तो भी क्या वह ऐसा है कि दूसरे अन्य कारणोंके 
आधारपर उक्त काम किये बिता नहीं रहा जा सकता ? 

मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि असहकार आन्दोलन आरम्भ न हुआ होता तो 
खून-खराबी कबकी शुरू हो गई होती। असहकारके कारण ही खून-खराबी' नहीं हुई 
है। मुसलमान भाइयोंका खून खौल रहा है, लेकिन हिन्दू उनके साथी हें, इस विचारसे 
वे धीरज रखे हुए हे। लेकिन इसपर भी जब उन्हें न्‍्याय' न मिलनेकी आशंका हुई तब 
वे सोचमें पड़ गए। अब क्या करें? कुछ-एक लोग खून-खराबीकी बात सोचने लगे, 
बहिष्का रका अनूचित विचार किया। लेकिन उन्होंने देखा कि यदि बहिष्कार उचित हो 
तो भी वह नहीं किया जा सकता। इसी बीच दिल्लीमें हुए प्रथम सम्मेलनमें' ही मेंने 
असहका रका सुझाव दिया। उसे उन्होंने एक मतसे स्वीकार कर लिया। मेंने उनसे 
कहा कि आप जब हिसाका विचार त्याग देंगे तभी असहकार आन्दोलन चल सकेगा। 
हिसाका एक भी हछृत्य यदि हमारे हाथों अथवा हमारी माफंत हुआ तो कमसे-कम में 
तो आन्दोलनसे अलग हो जाऊँगा। उन्होंने मेरी इस शर्तंको स्वीकार कर लिया और 
उन्होंने यह भी देखा कि असहकार कुछ हृदतक हिंसाकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली 
अस्त्र है। तब असहका रकी हवा बहने लगी और आज असहकार व्यापक हो गया है; 
इसीसे हम हिन्दुस्तानमें परम शान्तिका अनुभव करते हें। यदि असहकारको मुसल- 
मानोंने स्वीकार न किया होता तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तानकी बड़ी दुर्देशा 
होती। यह में मानता हूँ कि सरकार हिसाकों दबा देती लेकिन हिसा होती जरूर। 
असहकार-आन्दोलनके बावजूद हिसा हुई तो भी सरकार हमें दबा सकेगी। सवाल 
सिर्फ इतना ही हैं कि असहकारके बिना हिंसा होती या नहीं ? इसका उत्तर निस्सन्देह 
4४ हाँ 72 ही है । ८ । 

अब हमें इस बातपर विचार करना है कि असहकार अन्य दृष्टियोंसे भी जरूरी 
हैं या नहीं। इसके कारण हिंसा रुक गई है, सिर्फ इसी कारणसे हम असहकार आनन्‍्दो- 
लनमें जुट नहीं सकते । दुनियामें अनेक अनुचित काय होते रहते हे। उन्हें रोकनेके उपाय 
सूझनेके बावजूद हम उन उपायोंकों करनेके लिए अपने-आपको बँधा हुआ नहीं मानते। 


१. यह २३-२४ नवम्बर, १९१९ को हुआ था । 


४५६ सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


हिन्दुस्तानमें ही अतेक स्थानोंपर लछोग हिसात्मक काये करते हें। यदि हम उनतक 
पहुँच जायें और प्रयत्न करें तो उन्हें ऐसा करनेसे रोक सकते हेँ। तथापि हम वहां 
नहीं जाते और न प्रयत्न ही करते हैें। यह हमारी ताकतसे बाहर है। कितनी बार 
ऐसा होता है कि हम एक बुरे कार्यकों अपेक्षाकृत कम बुरे कार्यसे रोक सकते हें, 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपेक्षाकृत कम बुरा कार्य करना हमारा कत्तंव्य हो 
जाता है। अतएव हमें असहकारकी जाँच दो तरहसे करनी होगी। असहकार आपत्ति- 
जनक हथियार है या नहीं, इस बातका उत्तर तो मेंने अवेक बार दिया है। असहकार 
आपत्तिजनक हथियार नहीं है; इतना ही नहीं बल्कि अमुक अवसरपर असहकार करना 
हमारा धर्म हो जाता है। वस्तुत: असहका रमें कोई दोष नहीं है। 
इसलिए अब प्रस्तुत अवसरपर हमें इस शस्त्रका उपयोग करना चाहिए अथवा 

नहीं, इस बातपर हमें विचार करना है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो हिन्दुओंको इस हृदतक 
मुसलमानोंकी मदद करनी चाहिए या नहीं ? खिलाफतके मामलेमें मुसलमान न्यायप'र 
हैं, इस बातकों सब स्व्रीकार करते हे। मुसंलमानोंके दुःखर्मों भाग लेना हिन्दुओंका 
स्पष्ट कत्तंव्य है। मुसलछमानोंके पास असहकारके सिवा दूसरा अस्त्र नहीं है। तब क्‍या 
मुसलमानोंके इस दुःखके समय हिन्दू तठस्थ बैठे रह सकते हें? मेरी नम्न रायके 
अनुसार हिन्दू अपहकार [ आन्दोलनमें भाग लेने] के लिए बॉँधे हुए हें। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १६-५-१९२० 


१८५. मतदाता क्‍या करें ? 


जो लोग आजतक धारासभाम्में सदस्योंकों चुतकर भेजनेसे असम्बन्धित थे, जिन्हें 
उक्त चुनावोंम मतदान करनेका हक प्राप्त नहीं था वे सब अब मतद्ाताओंकी श्रेणीमें 
आ जायेंगे, इतना ही नहीं, जिनको वे मत देकर भेजेंगे उन सदस्योंके अधिकार अपेक्षा- 
कृत अधिक होंगे।' इस तरह मतद्यताओंका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। पहले 
जित बड़े नगरों या कस्बोंकी नगरपालिकाओंके सदस्योंकों चुननेका अधिकार लोगोंको 
दिया गया था, वहाँ उस मतदानका उपयोग सावधानीसे किया गया हो, ऐसा देखने में 
नहीं आया। मतदाताओंने सदस्योंकी योग्यता देखनेके स्थानप'र अपने निजी सम्बन्ध- 
का खयाल रखा। यदि हमने धारासभाओंके चुनावके प्रारम्भिक अवसरपर ही इस 
प्रवृत्तिका परित्याग कर दिया तो एक ठीक परम्परा पड़ जायेगी और मतदाता भवि- 
ध्यमें उसी ढरेंको पकड़े रहेंगे। यदि हम धारासभाओंका सदुपयोग करना चाहते हें तो हमें 
इसी मार्गका अनुसरण करना होगा। में तो यहाँतक मानता हूँ कि किसी भी मत- 
दाताको पक्षोंके झगड़ेमें न पड़ना चाहिए। अमुक प्रत्याशी किस पक्षका है यह बात 
जाननेके बजाय यह जानना चाहिए कि उसके विचार क्‍या हैं। और उससे भी अधिक 


१, १९१९ के सुधार अधिनिषमके अन्तर्गत । 


मतदाता क्‍या करें ? ४५७ 


महत्वपूर्ण बात यह जान लेनी है कि उस प्रत्याशीका चरित्र कसा है; चारिश्यवान्‌ 
व्यक्ति जहाँ कहीं होगा, हमारा हितसाधन ही करेगा। उसकी भूलें भी सह्य होंगी। 
चारित्यहीन व्यक्तिके द्वारा उच्च कोटिकी सेवा की जा सकती है, इसे में असम्भव मानता 
हैँ। अर्थात्‌ यदि मुझे मतदान करना हो तो में पहले यह देखूंगा कि उम्मीदवारोंमें से 
सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है, और उसके बाद यह जाननेकी कोशिश करूँगा कि जिन 
साधनोंके द्वारा देशकी उन्नति शीघत्रसे-शीक्रष की जा सकती है, वे साधन उसे प्रिय हे 
या नहीं। इस हेतु में उनसे पूछना चाहूँगा: 

१. क्‍या आप स्वदेशीसे सम्बन्धित वर्तमान हलचलको पसन्द करते हे ? यदि 
ऐसी बात है तो क्या आप विदेशी कपड़ेपर भारी कर लगवानेके लिए तैयार हें? 
स्वदेशर्में बना कपड़ा सस्ता करनेके लिए जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होगी उनको 
सस्ते दामों उपलब्ध करानेकी दिशामें क्‍या आप कानून बनानेके लिए तत्पर रहेंगे? 

२. क्‍या आप मानते हे कि विभिन्न प्रान्तोंका कामकाज उनकी प्रास्तीय भाषाओं में 
ही चलाया जाना चाहिए और राष्ट्रका काम राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी -- अर्थात्‌ 
हिन्दी उर्दूके मिले-जुले स्वरूपमें चलना चाहिए ? यदि आप ऐसा मानते हें तो क्या आप 
यथासम्भव प्रान्तका काम उसकी धारासभामें उसीकी भाषामें चलाने तथा राष्ट्रका 
कामकाज राष्ट्रभाषामें चलानेके लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे? 

३. जब अंग्रेजी राज्यकी नींव यहाँ पड़ी ही थी तब अंग्रेजी अमरूदारोंने जनताकी 
सुविधाकी अपेक्षा शासन-कार्य चलानेकी सहलियतका अधिक खयाल रखते हुए भाषाके 
आधारपर सूबे बनानेके बजाय अमलदारोंकी सुविधाकों सामने रखकर प्रात्त बनाये 
थे। क्‍या आप मानते हें कि उससे देशकी बहुत क्षति हुई है? यदि हाँ, तो क्‍या 
आप भारतके सूबोंका नये सिरेसे भाषाके आधारपर शीघ्रातिशीक्र विभाजन करनेका 
प्रयत्न करेंगे ? 

४. क्या आप यह मानते हैं कि हिन्दुस्तानकी उन्नति हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच एकता स्थापित हुए बिना असम्भव है? यदि आप यह मानते हें और अगर 
आप हिन्दू हें तो क्या खिलाफतके प्रश्नके सम्बन्धर्में आप यथाप्तम्भव सहायता करनेकों 
तैयार हे ? 

इस प्रकार मे ये चार प्रश्न तो उस प्रत्याशीसे जरूर पूछृंगा; और सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर प्राप्त होनेपर ही में उसे अपना वोट देनेकों तैयार होऊँगा। ये चार प्रश्न मुझे 
महत्त्वपूर्ण औौर बहुत वजनदार लगते हे, इसलिए में इन प्रश्नोंके उत्तर जानना चाहूँगा। 
कोई अन्य मतदाता इन चार प्रश्नोंमें से किसी प्रशनकों पूछना आवश्यक न समझे तो 
वह भले न पूछे। उसे यदि और कोई प्रशइन अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़े तो वही प्रश्न 
पूछे । कौन-कौनसे प्रइन पूछे जायें -- यह कोई जरूरी बात नहीं है कि अमुक प्रश्न ही 
पूछे जायें; जरूरी यह है कि भारतकी उन्नतिके लिए हमने जिन-जिन बातोंकी आंव- 
इयकता मानी हो उन-उन बातोंकोीं वह वहाँ पहुँचकर करेगा या नहीं सो जान लिया 
जाये। इन प्रश्नोंका जिक्र में यहाँ यह बतानेके लिए कर रहा हूँ कि आज हिन्दुस्तानके 
मतदाताम तटस्थता, स्वतन्त्रता, प्रमाणिकता और बुद्धिमत्ताका होना आवश्यक है। में 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


यह कह देना चाहता हूँ कि अगर मतदाता राष्ट्रकी किसी प्रवृत्तिमें भाग न ले, राष्ट्रम 
क्या-क्या हो रहा है इसका उसे पता न हो, वह विचारहीन हो और अपना वोट 
उसे दे जो उसके नातेदार हों या जिनसे उसका कोई निजी स्वार्थ हलू होता हो या 
वह जिनकी मददका भूखा हो तो उससे हिन्दुस्तानका हित होनेके बदले अहित ही 
होगा । 
अब मानिये कि प्रत्याशीसे क्‍या प्रइन पूछे जायें यह तय हो गया; वे प्रश्न उससे 
पूछ भी लिये गये। पर यदि इसके बाद हमें ऐसा छगे कि उनसे प्राप्त उत्तरोंका ढंग 
सन्‍्तोषजनक नहीं है या वे उत्तर ही सनन्‍्तोषप्रद नहीं हें, या यह कि उत्तर तो सन्‍्तोषजनक 
मिले परन्तु प्रत्याशी चारिश्यवान व्यक्ति नहीं है तो हमें कया करना चाहिए। जहाँ मत 
देनेकी प्रथा बहुत समयसे प्रचलित है वहाँ मतदाता उपयुक्त प्रत्याशीके नजर न आने- 
पर अपने अधिकारका उपयोग किसीकों मत न देकर करता है। जहाँ कोई उपयुक्त 
प्रकारका' प्रत्याशी नहीं दीख पड़ रहा है वहाँ “अन्धोंमें काने राजा की मजबूरीकों 
स्वीकार करता ठीक नहीं है। हम ऐसी अवस्थार्ों किसीको भी अपना वोट न देकर 
चुनावको पूरी तरह प्रभावित कर सकते हें। शायद कोई यह शंका उठाये कि ऐसेमें 
मत न देनेवाले व्यक्ति बैठे रह जायेंगे तो इधर-उधरके अवांछित तत्त्व अपना उल्लू 
सीधा कर लेंगे और धारासभाके सदस्य बन जायेंगे। यह बात कुछ अंशतक ठीक है। 
परन्तु कल्पना कीजिए कि किसी ग्राममें जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैँ वे सबके-सब 
शराबी है, इसलिए समझदार मतदाता उन्हें अपना मत नहीं देते और उनमें से कोई 
एक प्रत्याशी अपने ही जैसे लोगोंसे वोट लेकर कॉंसिलोंमें पहुँच जाता है तो क्या 
उसका धारासभार्म कोई वजन पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीकी हृदतक उस 
प्रतिनिधिके वोटका महत्त्व हैं, परन्तु धारासभार्मे उसके भाषणों तथा उसके विचारों- 
का कोई भी प्रभाव पड़नवाला नहीं है। इतना ही नहीं, अगर एक बार मतदाता 
अपनी पसन्दका प्रत्याशी न पाकर वोट नहीं देते तो दूसरे अवसरपर उचित कदम उठा- 
कर योग्य प्रत्याशीको ढूंढ़ुकर खड़ा भी करेंगे और इस प्रकार अपने ग्राम या नगरका 
मस्तक ऊँचा करेंगे। जिस देशर्में राष्ट्रीय जीवन प्रगतिशील है वहाँ लोग प्रत्येक प्रवृत्ति- 
को समझते-बूझते हूं और अपने आसपासके वातावरणको शुद्ध बनाने और उसे शुद्ध 
बनाये रखनेका भरसक प्रयत्न करते रहते हे। सभी शानवान और विचारशील मतदाता 
देखेंगे कि उनके सामने कभी-न-कभी ऐसे अवसर अवश्य आयेंगे कि जब उन्हें अपना 
वोट देनेसे इनकार करना पड़ेगा । इसलिए आशा है कि जब उपयुकत प्रकारका प्रत्याशी 
न दिखे तब मतदाता निर्मेयतापूवक अपना मत देनेसे इनकार कर दें। और यदि 
वोट देना ही है तो अमुक प्रत्याशी किस पक्षका है इसका खयालरू किये बिना, सबसे 
अच्छे व्यक्तिको वोट दें। 
[गुजरातीसे] 
नवजीवन, १६-५-१९२० 


१. यगुजरातीमें “मामा न होनेसे काना माम्ता द्वी अच्छा ' । 


१८६. खादी इस्तेमाल करनेवालोंसे 


पाठक यह जानकर खुश होंगे कि खादीका वह सारा माल जो सत्याग्रह आश्रम- 
में इकटठ्ठा हो गया था, बिक चुका है।' शुद्ध स्वदेशी भण्डारके श्री नारणदास पुरुषोत्तम- 
दास और श्री विद्रुलदास जेराजाणीने दस हजार रुपयेकी खादी तथा अन्य वस्तुएँ 
खरीदी हें और पंजाब, सिन्‍्ध आदि प्रान्तोंस खादीकी माँग होनी शुरू हो गई है। 
इससे जिन-जिन केन्‍्द्रोंकोी खादी भेजनेंकी मनाही कर दी थी उन-उन केन्द्रोंसे, फिरसे 
खादी आनी शुरू हो गई है। खादी मँगानेवाले खादीके नमूने तथा भावके विषयमें 
पूछते रहते हे, लेकिन फिलहाल हम ये दोनों काम करते रहने जैसी स्थितिमें 
नहीं हें। इतना याद रखना चाहिए कि हाथसे कातनेकी क्रिया तो पिछले एक वर्षसे 
ही फिरसे आरम्भ हुई है। इस कारण जो सैकड़ों स्त्रियाँ खाली बंठी रहती थीं अब 
काममें लग गई हे और थोड़ा-बहुत पैसा कमाने छूगी हेँं। जिन सैकड़ों बुनकरोंने, 
अपना बुनाईका धन्धा छोड़ दिया था, फिर उसे शुरू किया है। हाथका कता सूत 
फिलहाल तो मोटा-पतला होता है और खादीमें गुण या प्रकारकी समानता नहीं होती । 
इसके अतिरिक्‍त प्रत्येक स्थातपर बुनकरोंकों एक-सी मजदूरी नहीं दी जाती। जहाँ 
उन्हें कम मजदूरी नहीं पुसाती वहाँ अधिक मजदूरी भी दी जाती है। धीरे-धीरे खादीके 
पनहे, प्रकार तथा भावमें हम एक तिरिचित स्तरपर पहुँच जायेंगे और यदि हम 
खादीकी उपयोगिता तथा पवित्रताकी क॒द्र करना सीख सकें तो थोड़े ही समयमें लाखों 
रुपयेकी खादी तैयार करवा सकेंगे और लाखों रुपयोंकों गरीबोंके घर भेज सकेंगे। 
इस बीच खादीका उपयोग करनेवालों को फिलहाल जंसी खादी मिले उसीसे सनन्‍्तोष 
करना चाहिए। सिर्फ इतना ही आइवासन दिया जा सकता है कि इस खादीमें रुईके 
दाम तथा उसकी खादी बनवानेके मेहनतानके सिवाय कुछ और नहीं जोड़ा जायेगा। 
यदि हम खादीक टिकाऊपनपर विचार करें तो ऐसा एक भी वस्त्र दिखाई नहीं देगा 
जो उसकी होड़ कर सके। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १६-५-१९२० 


१. देखिए “ द्दरका उपयोग ”, २८-४-१९२० । 


१८७. उडीसामें अकाल 


गत रविवारके “नवजीवन में उड़ीसाके अकालके सम्बन्धर्मं मेने कुछ बातें लिखी 
थीं। उसमें मेने भाई अमृतलाल ठक्करसे पत्र पानेकी आशा व्यक्त की थी। वह पत्र 
आ गया है और नीचे दिया जा रहा है।' 

प्राथमिक जाँचमें जो दृष्टिगोचर हुआ है, पत्रमें वही लिखता हूँ। वहाँके कष्टोंकी 
ठीक जानकारी तो बादमें होगी। इस बीच हमारा क्‍या कत्तंव्य है, यह बात स्पष्ट 
है। अकालसे, बिना किसी अपराधके, जहाँ एक भी व्यक्ति भूखा मरे वहाँ दूध्तरोंको 
शान्तिसे खानेका अधिकार नहीं हो सकता। अतएव मुझे उम्मीद है कि जिनसे जितनी 
बन सकेगो वे उतनी मदद करेंगे। उड़ीसाकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँके लोग 
आपत्तिके समय स्वयं अपनी मदद कर सकें। अबतक दूसरे स्थानसे इन छोगोंको 
मदद नहीं मिली। चूँकि हमें इनके कष्टका समाचार मिल गया है इसलिए उनकी 
मदद करना हमारा कत्तंव्य है। अहमदाबादमें गुजरात सभाने इस कामको हाथमें ले 
लिया है और उसने लोगोंसे चन्दा लेना भी आरम्भ कर दिया है। जो रकम प्राप्त 
होगी उसकी रसीद दी जायेगी तथा श्री अमृतछाल ठक्‍करकी ओरसे जो हिसाब 
मिलेगा उसे भी प्रकाशित किया जायेगा। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-५-१९२० 


१८८. अहमदाबादके मिल-मालिक ओर मजदूर 


उम्मीद तो यह थी कि मालिकों और मजदूरोंके [ आपसी | मतभेदके सम्ब- 
न्धमें मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हजारों व्यक्ति काम करता बन्द 
कर दें तब मेरे विचारसे एक पत्रकारके रूपमें में उसे पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करनेके 
लिए बँधा हुआ हूँ।' अनेक प्रसंग ऐसे होते हे कि समाचारपत्रोंमें उनकी चर्चा करनेसे 
यथार्थ परिणामपर पहुँचनमें विध्न पड़ता है। लेकिन जब कोई विषय चर्चाका ही विषय 
बन जाये तब पत्रका रका यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसके सही स्वरूपको जनताके , 


१. यह उद्धृत नहीं किया जा रहा है। पत्रके सारके लिए देखिए “ उड़ीतामें संक2”, 
१२-०-१९२० । | 

२. ३१ माचेंको गांधीजीने मिल-मालिकोंक्ो पत्र छिख्ला था, जिसमें उन्होंने उनसे मजदूरोंकों कुछ 
रिपायतें दिये जानेका अनुरोध किया था । 


अहमदाबादके मिल-मालिक और मजदूर ४६१ 


सामने रख। यही बात आज मिल-मालिकों और मजदूरोंके झगड़ेके सम्बन्धर्म भी लागू 
होती है। 

अहमदाबादमें पचाससे भी ऊपर मिलें हें। उनमें कुछ नहीं तो पचास हजार 
व्यक्ति काम करते होंगे। इनके कताई विभागोंमें कताईकी मशीनोंपर काम करनेवाले 
मजदूरोंने मालिकोंसे ३० रुपया प्रतिमाह वेतन तथा काम करनेके बारह घंटेके बदले 
दस घंटे किये जानेकी माँग की। 

उक्त माँगें उन्होंने बहुत सोच-समझकर रखी हें; अन्य -माँगें भी हें लेकिन उनको 
लेकर कोई भेद नहीं हैं; उदाहरणस्वरूप अगर कहीं स्वच्छ जलकी व्यवस्था न ही 
तो वह वहाँ की जाये, दोपहरमे भोजन करनेके लिए किसी मकानका प्रबन्ध हो और 
अभी शौचालय अत्यन्त मलिन रहते हे उनके साफ किये जानकी भी उचित व्यवस्था 
हो। ये सब बन्दोबस्त तो होने हो चाहिए। ऐसी माँगें करनी पड़ें, यह हमारे लिए 
शर्मकी बात है। 

लेकिन जिनके सम्बन्धर्मं गम्भीर वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है वे तो सिर्फ 
वेतन बढ़ाने और कामके घंटे घटानकी माँगें हें । 

मालिकों और मजदूरोंके प्रतिनिधियोंके बीच सलाह-मशविरा हुआ। उसमें दोनोंका 
उद्देश्य हड़तालकों रोकना था। हड़ताल दो प्रकारसे ही रुक सकती है। मजदूर मूढ़ 
बने रहकर अपने हकोंकों न समझें अथवा ज्ञान होनेपर भी अपने-अपने हकोंको दर- 
गुजर कर दें अथवा जब दोनों पक्षोंमे मतभेद हो तब दोनों परस्पर किसी तीसरेके 
पास जाकर अपना न्याय करवाएँ। दूसरी बात भी हो सकंती है। जब मजदूरोंमें 
एक होकर काम करनेकी शक्ति आ जाये। जिस तरह मालिकोंके लिए एक आवाजमें ' 
बोलने तथा एक होकर काम करनेके लिए संघ आदि साधनोंकी जरूरत है वंसे ही 
मजदूरोंके लिए भी संघ आदि होने चाहिए। इस उद्देश्यसे श्रमिक-संघकी स्थापना 
किये जानेकी दिशामें कार्य शुरू हुआ और कताई मशीनोंके (थ्रॉसछ) विभागके 
मजदूरोंने भी संघ बनाने शुरू किये।' कुछ संघ स्थापित भी हो गये हे । यदि ये 
संघ विधिपूर्वक काम कर सकें, एक होकर, एक रायसे काम कर सकें तो उनकी 
शक्ति काफी बढ़ जाये एवं वे संघ द्वारा लिये गये निर्णयोंक अनुसार, चाहे वे उनके 
अनुकूल जान पड़ते हों अथवा नहीं, कार्य करना सीख जायें। संघोंकी स्थापना करनेसे 
मजदूरोंकी शक्ति बढ़ेगी और इस शक्तिका दुरुपयोग होनेका खतरा भी है। संघोंसे 
सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उसके सदस्य संयभित होकर नियमोंका पालन करना 
सीख जायेंगे। संघोंके बन जानेपर ही पंच नियुक्त किये जा सकते हैँ, उनके द्वारा 
निर्णय प्राप्त किये जा सकते हें और इस तत्त्वके जड़ पकड़ लेतेपर ही हड़तालें बन्द 
हो सकेंगी। 

अब जिस समय मजदूरोंन उपर्पुक्त माँगें कीं तब कुछ-एक मालिकोंने तुरन्त 
पंचकी मात न्याय प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की। इसमें श्री अम्बालालने प्रमुख 
भाग लिया। उन्हें लगा कि यदि पंचके द्वारा निर्णय किया जाये तो हड़ताल रुक 


१, देखिए “ भाषण : अदमदाबादके मिल-मजदूरोंकी सभामें ”, २५-२-१९२० । 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सकेगी तथा उद्योगकों कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इससे उन्होंने तथा उनके समान 
मत रखनेवालोंने एक पंचनामा तैयार किया और उसपर हस्ताक्षर किये गये। 

श्री मंगलदासको छगा कि मालिकों और मजदूरोंके झगड़ेके बीच यदि कोई न 
पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा; इसीमें दोनोंकी शोभा है। मतभेद हो तो दोनों आपसमें 
मिल-जुलकर समझ लें; उन्होंने ऐसा करनेका प्रयत्न भी किया। उन्हें भारी आशंका 
इस बातकी हैं कि मजदूर दिन-प्रतिदिन मालिकोंके विरुद्ध होते जा रहे हे तथा अनु- 
शासन --- अंकुश -- में नहीं रहते हे। यदि ऐसा होगा तो उद्योगकों हानि पहुंचेगी । 
इसलिए मजदूरोंकों मालिकोंके साथ ही सीधी वार्ता करके न्याय प्राप्त करनेकी तालीम 
मिलती चाहिए। इस पद्धतिसे उन्होंने कुछ झगड़ोंकों निपटाया भी है। लेकिन थ्रॉसल 
विभागके सम्बन्धर्में उन्होंने अन्ततः पंच नियुक्त किये जानेके तत्त्वकों कुछ हृदतक 
स्वीकार कर लिया है। यह निरचय किया गया कि वे तथा में जो निर्णय देंगे उसे 
सब कोई स्वीकार करेंगे। 

यह होनेपर भी श्री अम्बालालका पंचनामा कायम रहा और वह इस शत्तेपर 
कि यदि मंगलूदास द्वारा रखे गये प्रस्तावके अनुरूप निर्णय हो जाये तो श्री अम्बालालके 
पक्षके लोगोंको उसे स्वीकार करना होगा। २५ अप्रैछतक श्री मंगलदास तथा में 
परस्पर सहमत न हो सके।' श्री अम्बालाककों चूँकि विलायतके लिए रवाना होना 
था इसलिए उन्होंने अपनी हदतक तो मजदूरी निश्चित कर लेनेका निर्णय किया और 
मजदूरोंके प्रतिनिधियोंके साथ परामर्श करनेके बाद दर निश्चित कर दी गई। श्री 
मंगलदासको इन दरोंकी बात मालूम हुईं; इसके बाद हमारे बीच बातचीत हुई लेकिन 
में तथा श्री मंगलदास एकमतसे कोई निर्णय न दे सके। परिणामस्वरूप श्री अम्बा- 
लालके पक्षकी बारह मिलोंको छोड़कर बाकी सब मिलोंमें ९ तारीखसे हड़ताल शुरू 
हुई। यदि मजदूर श्री अम्बालालके पक्ष द्वारा निर्धारित दरोंसे कुछ कम लेनेके लिये 
तैयार हो जाते तो समाधाव होना सम्भव था। लेकिन श्री अम्बालालके पक्ष द्वारा 
निर्धारित दरें भी पर्याप्त नहीं हें --- मजदूरोंकी ऐसी मान्यता होनेके कारण ये उससे 
कम दरोंको स्वीकार न कर सके। अन्ततः यह विवाद उन्होंने सरपंचको सौंपना मंजूर 
किया। लेकिन हम ऐसे सरपंचको ढूंढ़ निकालनेमें असमर्थ रहे जो मुझे तथा श्री 
मंगलदास दोनोंकों ही मान्य होता, और इस कारण हड़ताल शुरू हो गई। 

मेरी तो सिर्फ यह इच्छा है कि हड़ताल होनेपर मजदूरोंमें भी पूर्णतः शान्ति 
रहे, मालिक भी शान्तिपृ्वक तथा सोच-समझक'र उचित कदम उठायें और अन्‍्तमें दोनोंको 
न्याय ही मिले। मजदूरोंकी माँग उचित है या नहीं, उन्होंने अपने व्यवहारमें भूल की 
है अथवा नहीं, श्री अम्बालालने पंच नियुक्त करनेका जो निर्णय किया हैं वह सही है 
या नहीं, श्री मंगलदासके पक्षके छोगोंका थोड़से पैसोंके पीछे लड़नेमें कुछ सिद्धान्त है 
या नहीं, दोनों पक्षोंसे सम्बन्ध बनाये रखनेकी मेरी बात उचित थी अथवा नहीं; इस 
समय ऐसे प्रश्नोंका उत्तर देनेकी हम कोई आवद्यकता नहीं समझते | फिलहाल तो में 


१. गांधीजीने २४ अप्रैलको मिल-मालिकोंसे बततचीतकी थी । 


विधवाओंके सम्बन्धर्मं कुछ और विचार ४६३ 


एसा वातावरण तैयार करनेकी खातिर, जिससे हड़ताल निविष्न पूरी हो जाये तथा 
मजदूर फिरसे कामपर जाने छगें, विवादग्रस्त विषयोंमें नहीं पड़ना चाहता। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १६-५-१९२० 


१८९, विधवाओंके सम्बन्धर्मं कुछ ओर विचार 


वेधव्य हिन्दू-धर्मंकी शोभा है। अखण्डित पातिब्रतका अर्थ तो यही हो सकता है 
कि एक बार जिसे ज्ञानपूवंक पति माना और जाना उसका देहपात होनेपर भी उसीका 
स्मरण करते हुए सन्‍्तोष करें, इतना ही नहीं बल्कि उस स्मरणमें आनन्दका अनुभव 
करें। तदनुसार आचरण करके भारतकी अनेक विधवाएँ प्रातःस्मरणीय' बन गई हें। 
अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे गंगास्वरूप रमाबाई रानडेसे' मिलने जानेका अवसर 
प्राप्त हुआ था। उनके अपने कमरेमें ही मेंने उनके दर्शन किये थे। इस कमरेके बीचों- 
बीच एक कोच रखा हुआ था और उसपर स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानडेकी तस्वीर रखी 
हुई थी। में समझ तो गया, लेकिन मेरा विचार सह्दी था अथवा नहीं, यह जाननेके 
लिए मेने उनसे पूछा : “ यह तस्वीर कोचपर किसलिए रखी हुई है? ” इन्होंने कहा: 
“यह कोच उन्हींका था, वे हमेशा इसीपर बैठते थे; इसीसे इस कोचको मेने उनकी 
तस्वीरके लिए ही रख छोड़ा है और इसकी छायाके नीचे ही में सदा रहती तथा 
सोती हूँ । ” इन पवित्र शब्दोंको सुनकर में आनन्दर्मों डूब गया और वेधव्यकी शोभाकों 
और भी अधिक समझ सका। भारतमें स्थान-स्थानपर ऐसी पतिन्नता रमाबाइयाँ हें, 
इस बातसे में भली-भाँति परिचित हूँ। 

लेकिन पत्नीव्रती पुरुष कहाँ होंगे? यदि नहीं हे तो क्‍या पतिन्नता स्त्रियोंकी 
पूजा करके ही पुरुषोंको सन्‍्तोष मान लेना चाहिए अथवा स्वयं पत्नीब्रतका दृढ़तापूर्वंक 
पालन करते हुए ही पतिब्रता स्त्रियोंकों सम्मान देना चाहिए ? अनुसरण करनेसे अच्छी 
पूजा क्‍या हो सकती हैं? अथवा जहाँ अनुसरणका तनिक भी विचार न हो वहाँ 
शाब्दिक पूजाकी क्‍या कीमत मानी जा सकती है? पिछले पाँच वर्षोसे में भारतमें 
हैँ और मुझे भारतीय जीवनके प्रत्येक क्षेत्रकरा अच्छा अनुभव मिल रहा है। सामान्‍्य- 
तया चरित्रवान माने जानेवाले, अपनी पत्नीपर बड़ा स्तेहमाव रखनेवाले यूवकोंको मेंने 
विधुर होनेके तुरन्त बाद ही सगाई और विवाह करते हुए देखा है। इससे मुझे अत्यन्त 
खेद हुआ हैं। यदि हम अमुक रिवाजके गुलाम न बन गये हों तो विधुर पुरुषका 
इमशानसे घर पहुँचते-पहुँचते विवाहका विचार करना हृदयको केपा देनेवाली बात 


१. मदाराष्ट्क्री असिद्ध सम।ज-सुवारक; न्यापमूर्ति मद्दिव गोविन्द रानडेकी पर्मपत्नी; श्री रानडेका 
स्वगैवास १९०१ में हुआ था । 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


लगनी चाहिए। इसके बजाय' हम देखते यह हें, माँ अपने विधुर पुत्रका तुरन्त पुनविवाह 
करना चाहती है और सास भी अपने विधुर दामादको विवाहके लिए प्रोत्साहित करती 
है, तथा दामाद भी इन प्रस्तावोंकों सुनकर तबिक भी लज्जित नहीं होता। ऐसा 
पुरुष चाहे जितना रोग्रे-धोये, वह अपनी पहली पत्नीकी यादकों स्थायी बनानेके चाहे 
जितने उपाय स्थिर करे, उनका कोई अर नहीं माना जा सकता, फिर इसके सिवा 
यह नवागता दूसरी पत्नी ही अपने प्रति दिखाये जानेवाले प्रेमका कितना मूल्य ऑक 
सकती है ? ऐसे जीवनको कोई किस तरह विचारमय मान सकता है? मुझे तो इसमें 
अधम ही दिखाई देता है और जबतक पुरुषवर्ग इस तरहका उद्धत व्यवहार करनेसे 
बाज नहीं आता तबतक उसके द्वारा वधव्यका बखान किया जाना भी मुझ तो दंभ 
और पुरुषके स्वार्थकी परिसीमा जान पड़ती है। 

जिस स्त्रीके साथ वर्षोतक मैँत्री रखी, जिसके दुःख दुःखी हुए, सुखर्म भाग 
लिया, जिसका रात-दितका साथ रहा, उस स्व्रीकी मृत्यु होनेपर क्‍या सामान्य मित्रके 
वियोगमें जितना शोक होता हैं उतना शोक भी नहीं करना चाहिए ? इंग्लेंडमें जहाँ 
विधवाको पुनविवाह करनेकी छुट है वहाँ लोक-लज्जाके कारण भी कुलीन परिवारकी 
सत्रीकों एक वर्षतक विवाह करनेकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हिन्दुस्तानके पुरुषकी 
कुलीनता अधिकांशत: श्मशानकी हृदसे आगे नहीं जा सकती। और किसी-किसी समय 
तो जहाँ एक ओर चितामें अपनी स्त्रीकी देह भस्म हो रही होती है वहाँ दूसरी ओर 
इ्मशानमे ही [पुरुषके | स्गे-सम्बन्धी उसके साथ नये विवाहकी बात करते हुए नहीं 
हिंचकिचाते एवं विधुर पुरुष भी उसे सुननेमें लज्जाका अनुभव नहीं करता। भारतका इस 
दयाजनक स्थितिसे उबरना आवश्यक है। विधवा-विवाहके आन्दोलनमें भी में तो जाने- 
अनजाने पुरुषका ही स्वार्थ देखता हूँ। विधवाकों पुनविवाहके लिए तैयार करके वह 
अपनी शर्मको भूलना चाहता है। यदि विधवाके वैधव्य-दुःखको पुरुष मानता हो तो 
स्वयं अखण्ड पत्नीब्रतका पालन करके इस दुःखको भुला सकता है। इन विषयोंके 
सम्बन्धर्में छोकमत इतना ज्यादा क्षीण हो गया है कि मेंने हिन्दुस्तानमें सत्र कुलीन 
परिवारके सुशिक्षित पुरुषोंको भी अनमेल-विवाह करने तथा विधुर होनेपर तुरन्त ही 
पुर्नविवाह करनेमें तनिक भी लज्जित होते नहीं देखा। 

लेकिन पुरुष अपने कत्तंव्यका पान करें अथवा न करें, स्त्रियाँ अपने अधिकारों- 
को क्यों नहीं सिद्ध करती ? स्त्रियोंकों मताधिकार अवश्य मिलना चाहिए; लेकिन जो 
स्त्रियाँ अपने सामान्य अधिक्रारोंकों नहीं समझतीं, अथवा समझते हुए भी उन अधि- 
कारोंको प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं रखतीं वे स्त्रियाँ मताधिकारकों लेकर क्‍या करेंगी? 
स्त्रियाँ भले ही मताधिकार प्राप्त करें, भले ही हिन्दुस्तानकी धारासभामें जायें; लेकिन 
स्त्रियोंका पहला कत्तंव्य पुरुषोंकी ओरसे जाने-अनजाने किये जानेवाले अत्याचारोंसे मुक्ति 
पा भारतको श्री-सम्पन्न और वीयंवान बनाना है। जबतक अज्ञानी माँ अपनी उतनी ही 
अज्ञानी लड़कीको हालमें ही विधुर हुए पुरुषकी विषयाग्निर्मों होमनेको तैयार है तभी- 
तक ऐसे पुरुष --- जिनके अभी वियोगके आँसू सूखे भी नहीं हें -- पुनविवाह्‌ करनेका 
विचार कर सकते हैँ। मेरी तो मान्यता है कि इस तरहके सुधार करना स्त्रियोंका 


पत्र : एस्थर फरिंगको ४६५ 


अधिकार है; इतना ही नहीं बल्कि यह तो स्त्रियोंका कत्तव्य है -- अपने प्रति, पुरुषोंके 
प्रति और हिन्दुस्तानके प्रति ! 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १६-५-१९२० 


१९०. पत्र: एस्थर फंरिगको 


आश्रम 
१६ मई, १९२० 


रानी बिटिया, 


मेरा सब काम बहुत नियमित ढंगसे चल रहा था, लेकिन शान्ति-सन्धिकी शर्तोंके' 
कारण उसमे व्यवधान उपस्थित हो गया। इसलिए कोई हरूम्बा स्नेह-भरा पत्र नहीं 
लिख पा रहा हे। इस बातसे बड़ी खुशी हुई कि' तुम शीघ्र ही इसी १९ को रवाना 
हो रही हो। आशा है तुम्हारे तारके उत्तरमें भेजा गया मेरा तार तुम्हें मिल गया 
होगा। यहाँ हम लोगोंको क्या-कुछ झेलना पड़ रहा है, इसकी चिन्ता हरगिज न करना। 
हम सबका रखवाला ईश्वर है और अगर हम उसका और केवरू उसीका आसरा रखे रहे 
तो जो-कुछ होगा ठीक ही होगा। हम जिन्हें विपदा कहते हें, वे भी अन्ततः हमारे 
लिए वरदान ही साबित होते हे। घरपर तुम पूरा आराम करो और शास्तिपूर्वक 
रहो, और चूंकि तुम भारतमें ही रही हो और आश्रमके सम्पकंमें आई हो इसलिए 
तुम ऐसा आचरण करो जिससे जब तुम्हारे पिता तुमसे मिलें तो उन्हें लगे कि तुम 
अब पहलेकी अपेक्षा और अच्छी ईसाई बन गई हो। जब तुम पूरा आराम कर लो 
और शरीर तथा मनसे स्वस्थ महसूस करने लगो तो छौठ आओ। प्रभुसे यही प्रार्थना 
है कि तुम्हारी यात्रा' निरापद हो, घरपर तुम सुख और आतनन्दसे रहो और सही- 
सलामत लौट आओ। पत्र तो तुम नियमित रूपसे लिखती ही रहना। मुझे घरका 

पता भेजना ने भूलता। 

सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१, मित्र राष्ट्रों द्वारा टर्ककि सम्बन्ध, देखिए परिशिष्ट १ । 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 
३. डेनमाककी ।' 

१७-३० 


१९१. पत्र: देवदास गांधीकों 


आश्रम 
वैशाख बदी १३ [१७ मई, १९२०] 
चि० देवदास, | 
तुम्हारे ६ तारीखके पत्रसे में स्तब्ध रह गया। तुम्हारे बीमार होनेका भय 
मुझे सदैव बना रहता है। में तुमसे यहाँ आनेका आग्रह नहीं करता, इसका एक कारण 
मेरा यह भय भी है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा किसी ठंडे स्थानर्में अकेले रहना 
तुम्हारे लिये हितकर होगा। अब तुम्हारा दूसरा पत्र पानेके लिए अधीर हूँ। ६ तारीख- 
से पहलेका पत्र तो मेरे पास है ही नहीं; पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। आजकल 
डाककी गड़बड़ीका कुछ हिसाब ही नहीं है। मेने पंडितजीको' तुम्हारे बारेमें तार दिया 
था, उसका भी उत्तर नहीं आया है। स्मरण रहे कि में तीस तारीखको काशीजी 
आनेवाला हँ। अब यदि तबतक तुम वहीं रहो, तो कोई हर्ज नहीं। हम मिलनेपर 
भविष्यके सम्बन्धर्मं विचार करेंगे। ु 
लगता है कि विलायत जाना तो नहीं हो सकेगा। शर्तें मालम हो गई हें, इस- 
लिए अभी तो यही सलाह करनी है कि क्‍या किया जाये। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | 
कमारी फरिंग परसों डेनमाकके लिए रवाना होंगी। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७३) की फोटो-नकलसे। 


१९२. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको* 


टर्कीकि साथ शान्ति-संधिकी शर्तें निःसन्देह भारतीय मुसलमानोंपर एक भीषण 
प्रहार है। यद्यपि सरकारी विज्ञप्तिमें यह दावा किया गया है कि शान्ति-संधिकी शर्तोसे 
श्री छॉयड जॉजे द्वारा ५ जनवरी, १९१८को दिये गये वचनका निर्वाह हो जाता 
है, फिर भी मेरी रायमें इनसे न तो उस वचनके दब्दोंका निर्वाह होता है और न 
वचनकी भावनाका ही। लेकित अब सवाल है कि आगे क्‍या करना है। में आशा 


१. वेशाख कृष्ण १३को १६ मई थी; पर पत्रके अन्तमें कुमारो फैरिंगका उल्छेख है जो १९ मई, 
१९२० को डेनमार्वके लिए रवाना हुईं थीं । 
२, पं० मदनमोहन मालवीय । 


३. टर्कीकि साथ शान्ति-सन्धिकी शर्तोपर । शर्तोकि पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट १ । 


पत्र : देवदास गांधीको ४६७ 


करता हूँ कि मुसलमान न तो आत्म-संयम छोड़ेंगे और न हताश होंगे। पूरी समझदारीके 
साथ पर्थाप्त आत्मबलिदान किया जाये तो मुझे इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि न्याय! 
प्राप्त किया जा सकता है। शान्ति-संधिकी शर्तें कोई ब्रह्म-वाक्य तो हे नहीं; उनमें 
रट्रोबदल की जा सकती है। अब जो प्रश्न रह जाता है वह यह है कि क्‍या मुसलमान 
पूरा आत्म-संयम रख सकते हे और साथ ही पर्याप्त संख्यामें आत्म-बलिदान कर सकते 
हैं? किसी भी प्रकारकी हिसा इस पुण्य-कार्यकों दूषित कर देगी। मेरी दृढ़ मान्यता 
है कि हिसासे बचने और भारतीय मुसलमानोंके घावकों भरनेका एकमात्र साधन 
असहयोग ही है.। यदि अन्य भारतीय और अंग्रेज भी अपने मुसलमान सह-प्रजाजनोंके 
साथ सहयोग करें तो यह कार्य आसान हो जाये तथा देशमें अहिसाकी स्थिति भी 
बनी रहे। 
मुझे भरोसा है कि खिलाफत समित्ति अविलम्ब हिन्दुओं और मुसलूमानोंका एक 

संयुक्त सम्मेलन बुलायेगी जिसमें संधिकी शर्तोर्मे ब्रिटिश मन्त्रियोंक वादे और भारतीय 
मुसलमानोंकी जानी-मानी धार्मिक भावनाओंके अनुरूप रद्दोबदल करवानेके लिए क्‍या 
कदम उठाये जायें, इसपर विचार किया जायेगा। 

[ अंग्रेजीस 

बॉम्बे कॉनिकल, १८-५-१९२० 


१९३. पत्र: देवदास गांधीकों 


आश्रम 
अमावस्या [१८ मई, १९२० | 


चि० देवदास, 


तुम्हारा १२ तारीखका पत्र मुझे आज ही मिला। मेरे पत्रकी कमी तुम्हें लगभग 
एक सप्ताहतक महसूस हुई होगी, क्‍योंकि मेंने यह जानकर तुम्हें कोई पत्र न लिखा 
था कि तुम आनेवाले हो। जब तुम्हारा कोई भी पत्र न आया और में राह देखते- 
देखते थक गया तब मेंने खुद ही पत्र लिखना शुरू किया। फिर भी तुम्हारी ओरसे 
कोई पत्र न आनेपर मेंने तार दिया और अब तुम्हारे पत्र आने लगे हूँ। 

पंडितजीके प्रेमका जितना बखान कंरोगे वह सब सच है। अपने हृदयकी 
विशालताके कारण ही वे इतने सारे कार्य कर सकते हें। 

तुम्हारे बारेमें मुझे सामान्यतया चिन्ता हो ही जाती है। केकिन यह सोचकर 
शान्‍्त हो जाता हूँ कि तुम्हारा चरिरत्र तुम्हारी रक्षा करेगा ही। 


१. पत्रमें अहमदाबादमें मजदूरोंकी जिस दृड़ताछकी चर्चा की गई है वह २१ मई, १९२० को 
समाप्त हुईं थी । १९२० के मई मद्वीनेमें अमावस्या १८ तारोखको थी । 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


में वहाँ २९ तारीखको पहुँचूँगा। बम्बईसे रातकों निकलूंगा, इसलिए गाड़ी तो 
एक ही है। में माने छेता हूँ कि पंडितजी तो वहाँ होंगे ही। पंडित मोतीलालजीचे 
लिखा है कि सब लोग किसी होठलमोें ठहरें। लेकिन मेंने उनसे कहा है कि यदि 
पंडितजी वहाँ हुए तो वे मुझे और कहीं ठहरने ही नहीं देंगे । 

श्री मॉण्टेग्युके उत्तरकी प्रति तो में तुम्हें भेज ही चुका हूँ। यहाँ पांडिचेरीवाले 
श्री ऐयर जाये थे; तीन दिनतक रहे। 

मजदूरोंकी हड़ताल आज खत्म होगी, कल वे कामपर जायेंगे, ऐसा मानता हूँ। 
मेरा खयाल है कि तुम्हें [मेंने| सब पत्रिकाएँ भेजी हें। 

अभी-अभी फातिमा बहुत अपनी सासके साथ मुझसे मिलने आई हें; इसलिए 
पत्र समाप्त करता हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७४) की फोटो-नकलसे । 


१९४. स्वदेशीका उत्तरोत्तर विकास" 


“यंग इंडिया के पाठकोंको यह जानकर आइचर्य होगा और साथ ही खुशी भी 
कि खटर-सम्बन्धी पिछले लेखके' परिणामस्वरूप न केवल आश्रममें जमा सारा माल 
बिक गया है, बल्कि बलूचिस्तान, नीलगिरीके इलाकों, यहाँतक कि अदनसे भी उसकी 
माँग आने लगी है। अपेक्षा भी यही की जाती थी। अगर भारतके इस प्राचीन कुटीर 
उद्योगकों पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाये --अगर लाखों-करोड़ों औरतें अपने खाली 
समयमें फिर हाथसे कताई करने रूग जायें और इसी तरह खाली समयमें पुरुष बुनाईका 
काम करने लग जायें -- तो उसका परिणाम भारतमें एक शान्तिपूर्ण किन्तु प्रभावकारी 
क्रान्तिके रूपमें ही प्रकट होगा और भारतसे जो करोड़ों रुपया व्यर्थ ही बाहर चला 
जाता है, वह देशमें ही रह जायेगा; और साथ ही जो बचत होगी वह मुट्ठी-भर 
पूँजीपतियोंके हाथोंमें जमा नहीं होगी बल्कि लाखों-करोड़ों गरीबोंमें बेंट जायेगी। इसका 
मतलब यह नहीं कि हम भारतमें पूँजीपतिवर्गको नहीं चाहते। वे तो हे ही, लेकिन 
उनमें इतनी सामथ्यं है कि वे अपने हितोंकी स्वयं रक्षा कर सकें। हमें प्रयत्न तों उन 
करोड़ों गरीबोंको ऊँचा उठानेका करना है, जो गरीबीकी चक्‍कीमें पिस रहे हें और 
फलत: जिनका घोर पतन हो गया है। उन्हें शीघ्रातिशीघत्र और कारगर ढंगसे ऊँचा 
उठानेका एकमात्र उपाय हाथकी कताई और बुनाईके कामको बढ़ावा देना है। अतः 


१. बनारसमें । 

२. प्रस्तुत ठेखक्ो गांवीजीका लिखा माननेका आधार गांधी स्मारक निभिमें सुरक्षित इसका उन्हींकी 
लिखावटमें तैयार किया गया मसविंदा है ! 

३. देखिए “ खदरका उपयोग ””, २८-४--१९२० ।॥ 


स्वदेशीका उत्तरोत्तर विकार ४६९ 


हमें आशा हैं कि अब चूंकि खहरकी माँग सिद्ध हो चुकी है, इसलिए भारतके हर 
कोने-अँतरेमें खहरके उत्पादनकों उत्तेजन दिया जायेगा। 
लेकित, स्वदेशीकी लोकप्रियताका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि श्रीमती 
सरलादेवी चौधरानी और निरछल तथा अविश्रान्त समाज-सेवी मौलाना हसरत 
मोहानीकी पत्नी श्रीमती मोहानीन भी इसे अपना लिया है। श्रीमती चौथरानीकों 
खिलाफत कासन्‍्फ्रेंसके! सिलसिलेमें बरेली जाना था। उसकी तैयारी करते हुए उन्होंने 
लाहौरसे लिखा : 
अपना सामान बाँवते समय मेरे मनसें यह कशसकश रही कि साथमें क्‍या 
ले चलना चाहिए और क्या नहीं -- वहाँ भाषण देते समय खट्दरके वस्त्र पहनने 
चाहिए या स्वदेशी रेशमी वस्त्र, हालाँकि इन दोनोंका भेद आसानीसे समझा 
नहीं जा सकता -- कपड़ टुंकमें रखकर ले चलने चाहिए या वेसे ही बिस्तरबन्दर्मे 
रखकर ? पहलेकी तरह भड़कौली और फेशनंबल पोशाक पहननी चाहिए या 
आम लोगोंकी सीधी-सादी पोशाक? अच्तमें सेंते निर्णय दूसरी बातके पक्षमें 
किया है। लेकिन इस नवीनताकों अपनानमें कुछ समय तो लगेगा ही और 
कठिनाई भी होगी। 
अपने बरेलीके अनुभवोंके बाद लिखे पत्रमें वे कहती हें: 
अभी कुछ मुसलमान परिवारोंसे मिलकर लौटी हूँ। एक घरमसें दो स्त्रियाँ 
थीं -- एक गृह-स्वासीकी पत्नी और दूसरी बहन। उन्होंने चरखा और स्वदेशीका 
व्रत लिया। एक दूसरे घरमें छः स्त्रियाँ थीं-- सबकी-सबन यह ब्रत लिया। 
यह कच्छी बोहरोंका परिवार था, जो गदरके जमानेंमें आकर यहाँ बस' गया 
था। ये लोग बड़े सम्पन्न और सुस॑स्कृत थे। देखती हूँ, इन प्रदेशोंमें में स्वदेशी 
और चरखेका प्रचार बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। मेरी स्वदेशी पोशाकका 
असर हो रहा है। श्रीमती मोहानीन बरेलीमें एक सभा बुलाई थी, उसमें पन्द्वह 
मुसलमान स्त्रियोंत स्वदेशीका व्रत लिया। 
स्वदेशीपर प्रस्तुत किये गये एक प्रस्तावपर हिन्दुस्तानीमें बोलते हुए उन्होंने 
भारतकी गरीबी और उसकी दो आवश्यकताओं --- भोजन और वस्त्र --पर विशेष 
जोर दिया और कहा कि अगर हम अपने घरकी व्यवस्था नहीं कर पाते, अपने लिए 
पेट-भर भोजन नहीं जूटा सकते तो फिर देशकी व्यवस्था कैसे कर पायेंगे? यह 
"विचित्र बात है कि लोग ऐसी सभाओंमें जानेको तो तैयार रहते हें जिनमें उनसे 
कोई काम करनेकों, कुछ बलिदान करनेको नहीं कहा जाता, लेकिन जिन सभाओंमें 
उनके सामने कोई बड़ा सत्य रखा जाता है या उनसे हर कीमतपर स्वदेशीको अप- 
नानेके अपने बुनियादी कत्तंव्यका पालन करने जैसी बात कही जाती है, उन सभाओंमें 
जानेसे वे कतराते हें। श्रीमती चौधरानीने उनसे स्वर्गीय विद्यासाग रकी'-जैसी' भावनासे 


१, ३ मईं, १९२० को । 


२. ईंश्वरचन्द्र विधासागर (१८२०-१९०१); संस्कृतके विद्वान, शिक्षाशाल्री एवं बंगालके समाज- 
मुधारक । 


४७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


काम करनेक्रो कहा, जिल्‍होंने यावज्जीवन खहर ही पहना। इसमें किसी तरहकी लज्जाका 
अनुभव करनेकी बात तो दूर, वे गौरवका अनुभव करते थे। उन्होंने कहा कि में 
मानती हूँ, खहरको पुनः प्रतिष्ठित करना कठिन है, लेकिन सभी बड़े कार्य कठिन हुआ 
करते है । जबतक भारतके लोग चीन, जापान, फ्रांस तथा अन्य देशोंसे मेंगाये रेशमी 
बस्त्रोंका उपयोग न करनेका दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते, और इस संक्रान्ति-कालमें, 
भारतीय बहनें आज जो मोटा सूत तेयार कर रही हें, उसीसे बने कपड़े पहननेमें 
सनन्‍्तोष नहीं मानते तबतक भारत वसा सुन्दर कपड़ा कभी भी तेयार नहीं कर सकता 
जैसा सुन्दर कपड़ा पहले तैयार करता था। इसके अतिरिक्त जो लोग देशकी वास्तविक 
स्थितिको महसूस करते हो उनके सामने इसकी गरीबी और फटेहालीको देखते हुए 
और कोई रास्ता भी नहीं रह जाता। उन्होंने मंचपर उपस्थित व्यक्तियोंसे आगे बढ़कर 
लोगोंको रास्ता दिखानेका अनुरोध किया और अपने इस उद्बोधनपर जोर देनेके लिए 
यह इलोक उद्धत किया: 
ह यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुवतंते॥।' 

और चौधरी-दम्पतीको इस इलोकर्में कहे गये सत्यका प्रयोग बहुत जल्दी अपने 
घ्रमें ही करता था, क्योंकि गत १४ तारीखको ही उनके ज्येष्ठ पुत्रकी शादी होनेवाली 
थी और इस उद्देश्यपे उन्हें उसके लिए कपड़े बनवाने थे। पंडित रामभजदत्त चौधरी 
लिखते हू: ' 

शादीकी सभी पोशाकें बनारसमें तेयार स्वदेशी रेशमी कपड़ेसे बनवाई 
गई हैं। यह कुछ कीमतों तो जरूर है, लेकिन चीज बहुत उम्दा है। हमने 
बड़े आग्रहपुर्वंक विदेशी कपड़ेका उपयोग वरजित रखा है। 
[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-५-१९२० 


१९५. कुछ प्रइनोंका उत्तर 


आपका सात तारीखका पत्र मिला। आपने लिखा है कि “यंग इंडिया! में 
असहयोगपर आपके लेखोंको पढ़कर में अपना स्पष्ट मत प्रकट करूँ। आपके 
पत्रके और आपके इस अनुरोधके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। में जानता 
हैँ कि आपकी इच्छा मात्र सत्यका अनुसन्धान करना और उसीपर आचरण 
करना है, इसलिए में तिर्मयताके साथ नीचे लिखे चन्द दब्द लिखता हूँ। 
५ सईके अंकर्म आपने लिखा है कि असहयोग तो “सरकार-विरोधी भी 


१. जेसा श्रेष्ठ लोग करते हैं, सामान्य छोग भी वेसा ह्वी करते हैं । जो मान श्रेष्ठ लोग स्थापित 
करते हैं, उसी मानका अनुकरण सामान्य लोग भी करते हैं | गीता, ३-२१ । 
२, सरलादेवी और उनके पत्ति पंडित रामभजदत्त चौधरी । 


कुछ प्रश्नोंका उत्तर ४७९ 
नहीं है।” पर सरकारसे हर तरहका सम्बन्ध तोड़ लेना, इस हृदतक कि उसकी 
नौकरी न करना, मालगुजारी आदि न देना, यदि सिद्धान्ततः नहीं तो व्यवहारमें तो 
संस्कारके विरुद्ध अवश्य है और इस तरहके काम अन्ततः शासनका कार्य अवश्य ही 
असम्भव कर देंगे। आगे चलकर आप फिर लिखते हे “जो सरकार अपनी प्रजाकी 
बात नहीं सुतती है, उसकी प्रजाका स्वाभाविक अधिकार है कि वह उसकी 
सहायता करनसे इनकार कर दे।”' आपने जो मन्तव्य उपस्थित किये हें वे नेतिक 
दृष्टिसे सही हें या नहीं, इस प्रदनको छोड़ भी दें, तो में पुछना चाहूँगा कि इस 
समय आपका अभिप्राय किस सरकारसे है? क्‍या भारत सरकारने इस मामलेमें 
अपनी शक्तिभर कास नहों किया है? यदि भारतकी प्रार्थना पहुँचानका उसका 
प्रयत्त विफल हो जाय तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उचित और 
न्यायपूर्ण होगा ? क्‍या यह रास्ता उचित नहीं होगा कि मित्र-राष्ट्रोंकी सुप्रीम 
कोंसिल (सबसे बड़ी सभा) के साथ असहयोग किया जाये और यदि इस बातका 
पक्का प्रमाण मिल जाये कि ब्रिटेनने वहाँपर भी भारत सरकार तथा भारतीय 
प्रजाकी माँगोंका समर्थन नहीं किया है तो उसके साथ भी असहयोग किया जाये। 
मुझे प्रतीत होता है कि लिखते और भाषण करते समय आप इस बातकों भूल 
जाते हे कि इस | खिलाफतके | मामलेमें भारत सरकार प्रजाके साथ है और यदि 
उनकी उचित साँगे पूरी नहीं की जातीं तो भी सरकारके साथ असहयोगका प्रदइन 
कहाँ उठता है? “भारतके सुसलूूमानोंपर जो बोझ है उसको हलका करनमें 
हिन्दू, अंग्रेज तथा भारत सरकार सभी हाथ बंंठा रहे हैं, आदि।”' इतनेपर 
. यदि हम लोगोंको सफलता नहीं मिलती तो क्‍या करें? क्‍या हमें असहयोग 
करना चाहिए? और यदि करना चाहिए तो किसके साथ ? 

निम्नलिखित तरीकेपर कार्य करनका सुझाव में देना चाहता हूँ: -- 


(१) “प्रतीक्षा कीजिए और देखिए” कि तुकोंके साथ सन्धिकी शा्तें 
वास्तवमें क्‍या होती हें। 

(२) यदि ये शर्तें भारत सरकार तथा भारतकी प्रजाकी आकांक्षाओं और 
सिफारिशोंके अनुकूल न हों तो उनमें सुधार लानके लिए हर बंध तरीकेसे 
प्रयत्न करना चाहिए। 

(३) हमें उस सरकारके साथ अन्ततक सहयोग करना चाहिए जो 
हमारे साथ सहयोग करती है और जब वह सहयोग त्याग दे तभी हमें उससे 
असहयोग करना चाहिए। 

मेरी समझमें असहयोग करनेके ऐसे कोई भी कारण अभीतक तो उप- 
स्थित नहीं हुए हें, और जबतक भारत सरकार भारतकी माँगों और जरूरतोंको 


१, २ व ३. देखिए “ असहयोगको कार्यान्वित केसे करें? ?, ७-७५-१९२० । 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


व्यक्त करनेमें न चके तबतक उसके साथ असहयोग करनेका कोई कारण नहीं 
हो सकता। भारत सरकार कभी-कभी भूल अवश्य करती है, पर खिलाफतके 
मामलेमें तो उसकी नीति सही है और इसलिए प्रत्येक भारतवासीका धर्म है 
कि उसके साथ सहानुभूति प्रकट करे और पूर्ण सहयोग करे। मुझे पूर्ण आशा 
है कि आप मेरे कथनपर अच्छी तरह विचार करेंगे और “यंग इंडिया में 
इसका उत्तर वेंगे। 


उपर्युक्त पत्रकों में सहर्ष स्थान दे रहा हूँ और मेरे अंग्रेज मित्रने जिन कठिनाइयों- 
का अनुभव किया है, उनका सावंजनिक उत्तर देनेके सुझावकों भी मान' रहा हूं 
क्योंकि उस तरहकी कठिनाइयाँ बहुत छोग अनुभव करते हे। अक्सर महान ध्येयों- 
की विफलताका कारण यह नहीं होता कि कतिपय' ऐसे लोग उसका प्रबल विरोध 
करते हें जो किसी अन्यायकों चिरस्थायी बनानेकी इच्छावश सचाईको देखना ही नहीं 
चाहते, बल्कि यह होता हैं कि ये कतिपय' व्यक्ति अपने पक्षमें उन लोगोंका समर्थन' 
प्राप्त करनेमें सफल हो जाते हें जो किसी भी प्रश्नकों ठीकसे समझनेके बाद ही पक्ष 
ग्रहण करते हे। ऐसे ईमानदार व्यक्तियोंके साथ पूर्ण घैयंके साथ बातचीत करके ही 
अपने विचारोंको प्रखा जा सकता है, अपने निर्णयोंकी भूल सुधारी जा सकती है 
और कभी-कभी उन लोगोंके भश्रमका निवारण करके उनको अपने पक्षमें लाया जा 
सकता है। खिलाफतका प्रइन विशेष रूपसे जटिल प्रहन हैं क्योंकि उसके साथ कई 
गौण प्रदइन जुड़े हुए हें। इसलिए यदि बहुतसे' लोगोंको अपना मत स्थिर करनेमें कम 
या अधिक कठिताईका सामता करना पड़े तो कोई आइचर्यकी बात नहीं। यह प्रश्न 
और भी जटिल इसलिए हो गया हैं कि वर्तमान अवस्थामें इसके सम्बन्धमें कोई. सीधी 
कार्रवाई करनेकी दुःखद आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। चाहे हमारी कठिनाई कितनी 
भी बड़ी क्‍यों न हो, हमारा यह दृढ़ मत और विश्वास है कि यदि हम भारतमें 
शान्ति और मेलजोल चाहते हैँ तो इस प्रशनपर विचार करना हमारे लिए सबसे 
अधिक आवश्यक है। | 

मेरे मित्रकों मेरे इस कथनपर आपत्ति हैं कि असहयोग सरकार-विरोथी नहीं है 
क्योंकि उनका विचार है कि सरकारी नौकरीसे इनकार करना तथा मालगुजारी न 
देना व्यवहा रत: सरकार-विरोधी कार्य हें। में सादर इस मतसे असहमति व्यक्त करता हूँ। 
यदि एक भाईका अपने दूसरे भाईसे सैद्धान्तिक मतभेद हों और यदि उस भाईके साथ 
रहनेका अर्थ उप्तकी समझमें अन्यायमें साथ देना है तो मेरा विचार है कि भाईके नाते 
उसका कत्तेव्य यह है कि वह उस भाईकी सहायता न करे और अपनी कमाई उसके 
साथ मिलाकर न रखे। यह प्रतिदिनके जीवनमें होता है। प्रह्लादका पिता हिरण्यकशिपु 
अतिशय दुष्ट और क्र था। प्रह्लादने अपने पिताके पापाचारमें योग न' देकर उनके 
विरुद्ध कोई काम नहीं किया। ईसाने मक्‍्कारों और “फैरीसियों' के विरुद्ध जब 
घोषणा की और उनसे किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रखना चाहा, तो उनका यह कार्य 
यहुदी-विरोधी कार्य नहीं था। ऐसे मामलोंमें किसी कार्य विशेषके पीछे जो मंद्ा होता 
है, क्या वही असली चीज नहीं है? हमारे मित्रने लिखा है कि साधारण स्थितिमें 


कुछ प्रश्नोंका उत्तर ४७२े 


सरकारके साथ हर तरहके सहयोगसे हाथ खींच छेना शासन-कार्यकों असम्भव बना 
देना है। यह बात सही नहीं है। परन्तु यह सच है कि इस तरहके असहयोगसे हर 
तरहका अन्याय असम्भव हो जायेगा। 
पत्र लिखनेवालेका विचार है कि भारत सरकारने जब ययासाध्य' सब-कुछ किया 
तब उस सरकारके साथ असहयोग करना अनुचित है। मेरी रायमें यद्यपि यह सच है कि 
भारत सरकारने काफी-कुछ किया, पर जितना उसको करना चाहिए था या जितना वह 
कर सकती है उसका आधा भी उसने नहीं किया है। कोई भी सरकार महज विरोध- 
प्रदर्शत करके आगे कोई कार्रवाई करनेकी जिम्मेदारीसे अपनेको मुक्त नहीं मान सकती, 
खास तौरसे तब जब वह जानती है कि जिन लोगोंका प्रतिनिधित्व वह करती है. वे 
इतने विक्षुब्ध हे जितने कि खिलाफतके सवालपर लाखों भारतीय मुसलमान क्षुब्ध हें। 
भूखे आदमीके साथ कोरी सहानुभूति दिखानेसे' उसका कुछ लाभ नहीं हो सकता। उसे 
या तो रोटी दी जाये या उसे मरने दिया जाये। और ऐसे नाजुक समयमें जहाँसे हो सके 
कोशिश करके भूखसे मर रहे उस व्यक्तिके पास भोजन-सामग्री पहुँचानी चाहिए। भारत 
सरकार आज खिलाफत आन्दोलनका नेतृत्व कर सकती है ओर आग्रहपूवंक कह सकती 
है कि एक ब्रिटिश मन्‍्त्रीने जो वचन दिया था उसे पूरा किया जाये। श्री लॉयड जॉ्ज॑- 
के निर्ेज्जतापूर्ण आसन्न विश्वासघातके प्रति विरोधस्वरूप क्या भारत सरकारने इस्तीफा 
दिया है? भारत सरकार गुप्त खरीतोंकी आड़में क्यों छिपती है? लॉर्ड हाडिगने इससे' 
कहीं अधिक एक कम नाजुक अवसरपर संवेधानिक “अविवेक ” से काम लेकर खुले शब्दों में 
दक्षिग आफ़िकाके निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलनसे सहानुभूति दिखलाई थी और इस प्रकार 
भारतमें क्षोम और ग्लानिकी बढ़ती ज्वालाकों शान्त कर दिया था, यद्यपि इसके लिए 
उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके तत्कालीन मन्त्रिमण्डल और ग्रेट ब्रिटेनके कुछ राजनीतिज्ञोंका 
कोपभाजन बनना पड़ा। आखिरकार भारत सरका रने अधिकसे-अधिक जो-कुछ किया है 
हु यह है कि उसने मूसलमानोंकी उचित माँगोंको मित्रराष्ट्रोंके सामने रखा और उनपर 
जोर दिया। क्या वह इससे भी कुछ कम कर सकती थी? इससे कुछ कम करनेपर 
क्या वह कलंकित हुए बिना रह सकती थी? भारतके मुसलमान तथा हिन्दू इस संकटा- 
पन्न अवस्थामें भारत सरकारसे कमसे-कमकी आशा न रखकर अधिकसे-अधिक जो-कुछ 
वह कर -सकती हो, उसकी आशा रखते हे। एकाधिक वाइसरायोंने इससे भी छोटे 
सवालोंपर इस्तीफे दिये हें। एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नेरने अभी कुछ समय पूर्व स्वाभिमान- 
पर ठेपत लगतेके कारण इस्तीफा दे दिया था। खिलाफतका सवाल एक परम पवित्र सवाल 
है, जो कई करोड़ मुसलप्रानोंको दिलसे प्यारा है। उसी खिलाफतपर चोट पहुँचनेका 
खतरा उपस्थित है। इसलिए में अपने उक्त अंग्रेज मित्रसे, और भारतमें रहनेवाले प्रत्येक 
हिन्दूसे, चाहे वहू नरम दलका हो या उग्र दलका, अनुरोध करता हूँ कि वे मुसलूमानोंका 
साथ दें और इस प्रकार भारत सरकारको अपना कत्तंव्य-पालन करनेके लिए बाध्य 
करें, तथा सम्राट्के मन्त्रियोंको छाचार कर दें कि वे अपने कत्तंव्यका पालन करें। 
चारों ओर काफी चर्चा है कि सक्रिय असहयोगसे हिसा शुरू होगी। पर में कह 
सकता हूँ कि यदि भारतमें मुसलमानोंके सामने असहयोग-जेसा कोई रास्ता न होता तो 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


५ 
वे निराशाके वशीभूत होकर हिंसाकी धारामें बह गये होते। में स्वीकार करता हूँ कि 
अप्तहयोग खतरेसे खाली नहीं है। और असहयोगमें हिसाका होना केवल एक सम्भावना 
है, जब कि असहयोग न॑ होनेपर हिंसा निश्चित है। और यदि सभी प्रमुख व्यक्ति -- अंग्रेज, 
हिन्दू आदि--इसका समर्थत त्याग देंगे तो हिसाकी और भी अधिक सम्भावना हो 
जायेगी। 

मेरा खथाल है कि हणारे मित्रने जो सिफारिशें की हँ उनका मुसलमान लोग 
पूरी तरहसे पालन कर रहे हैँं। यद्यपि भारतीय मुसलमानोंकों मालूम है कि भाग्य क्‍या 
होगा, फिर भी वे लोग टर्कीप्ति सन्धिकी वास्तविक शर्तोकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ। असहयोग 
आन्दोलन शुरू करनेसे पूर्व निश्चय ही वे सन्धिकी शर्तोंमें परिवर्तन करानके लिए 
हर सम्भव तरीका अपनायेंगे और निस्सन्देह तबतक' असहयोग नहीं होगा जबतक यह 
आशा रहेगी कि भारत सरकार मुसलमानोंकों सक्रियः सहयोग देगी--ऐसा सशक्त 
सहयोग जिसके बलप'र सन्धिकी शर्तें यदि ब्रिटिश राजनयिकों द्वारा दिये गये वचनोंके 
अनुरूप न हों तो उन शर्तो्में परिवर्तेत करवाया जा सके। पर यदि सभी साधन असफल 
हुए तो आत्माभिमानी मुक्ततमान, जो अपने धर्मको अपनी जानसे भी प्रिय मानते हें, 
इससे कम क्‍या कर सकते हें कि ब्रिटिश मन्त्रियों और भारत सरकारके साथ सहयोग 
करनेसे इनकार कर दें और उनसे कोई सम्बन्ध न रखें। और यदि हिन्दू और अंग्रेज 
लोग मुसलमानोंकी मैत्रीको मूल्यवान मानते हें, और इस बातको स्वीकार करते 
हैं कि मुसलमानोंकी माँगें पूर्णतया न्‍्यायसंगत हें तो वे मुसलमानोंके साथ वचन और 
कर्म द्वारा सहयोग करनेके अतिरिक्त क्‍या कुछ और करेंगे ? 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-५-१९२० 


१९६. प्रतिज्ञा-भंग 


ठर्कीसे' सम्बन्धित शान्तिकी जिन शर्तोंकी बहुत समयसे प्रतीक्षा की जा रही 
थी वे हमें इससे पहलेवाला लेख प्रकाशित होनके बाद अब मिली हें। मेरी नम्र 
रायमें ये शर्ते सुप्रीम कौंसिल और ब्रिटनके मन्त्रियोंकी तौहीन है तथा ईसाई धर्ममें 
गहरी श्रद्धा रखनवाले एक हिन्दूकी हैसियतसे मुझे ऐसी राय देनेका अधिकार 
हो तो ईसामसीहकी शिक्षाके विपरीत है। गृह-कल॒ह तथा भीतरकी अशान्तिसे शक्ति- 
हीन टर्की अपने सम्बन्धर्म इस उदृण्डतापूर्ण निर्णयकों शायद स्वीकार कर ले 
और भारतके मुसलमान भी शायद डरके मारे वेसा ही करें। हिन्दू लोगभी डरसे, 
उदासीनताके कारण अथवा स्थिति ठीकंसे न समझनेके कारण इस महान्‌ संकटके 
समय चाहे अपने मुसलमान भाइयोंका साथ न दें परन्तु तथ्य यह है! कि इंग्लंडके 
प्रधान मन्‍्त्रीने जो वचन दिया था उसे बुरी तरह तोड़ा गया। राष्ट्रपति विल्सनके 


१. देखिए “ कुछ प्रश्नोंका उत्तर”, १९--५-१९२० । 


प्रतिज्ञा-भंग ४७५ 


१४ मुद्दोंके' बारेमें मे कुछ नहीं कहूँगा क्‍योंकि लगता है उन्हें तो एक दिनका 
चमत्कार मानकर, अब बिलकुल भुला दिया गया है। बहुत दुःखकी बात है कि 
भारत सरकारने अपनी विज्ञप्तिमों सन्धिकी शर्तोकी सफाई पेश की है, उन्हें ५ 
जनवरी, १९१८ की श्री लॉयड जॉजंकी प्रतिज्ञाका पालन बतलछाया है पर साथ 
ही उनके सदोष स्वरूपके लिए क्षमा-याचना की है और भारतीय मुसलमानोंसे अपील 
की है कि अब वे इन शर्तोकों चुपचाप स्वीकार लें। मुझे तो ऐसा ही. लगता है कि 
इस किस्मकी अपील करके सरकारने उन्हें मानो चिढ़ाया है। धोखेकी टट्टी इतनी 
मोटी नहीं है कि वह लोगोंसे असलियतकों छिपा सके। यदि भारत सरकारने अपनी 
विज्ञप्तिमें निर्भकतासे यह स्वीकार कर लिया होता कि श्री लॉयड जॉ्जन उक्त 
वचन देकर भूल की थी, तो सरकारकी मर्यादाके ज्यादा अनुकूल होता। पर इस 
प्रकार स्पष्ट रूपसे वचन-भंग करनेके बाद वचन पूरा करनेके इस दावेसे तो उससे 
होनेवाली झूँझसलाहट और भी बढ़ती है। वाइसरायकी इस उक्तिका कि -- खिला- 
फतका प्रइन सिफे मृसलमानोंका प्रइन है, इसमें उनको पूरी स्वतंत्रता है और 
सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती ”, क्‍या मतरूब बच रहता है जब कि 
खलीफाका राज्य निर्देयताके साथ छिन्न-भिन्न कर दिया गया है, मुसलमानोंके पवित्र 
तीर्थ-स्थान निल्‍्ंज्जतापूवंक उनसे छीन लिये गये हें और उन्हें उनके ही महलमें 
रख दिया गया है जहाँ उनकी हैसियत एक बिलकुल अशक्‍्त और असहाय आदमीकी 
है और इसलिए जिसे अब किसी भी तरह महल नहीं कह सकते बल्कि जेलखाना 
कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस परिस्थितिमें बड़े लाठका यह कहना है कि 
“ शान्ति-संधिमें ऐसी बातें हे जिनसे मुसलूमानोंकों बड़ा ही दुःख होगा”, आइचयें- 
जनक नहीं है। तब फिर भारतीय मुसलमानोंके पास प्रोत्साहन और सहानुभूति- 
सन्देश” भेजकर उनकी बुद्धिका अपमान वे क्‍यों कर रहे हैं? क्या उनसे सन्धिकी 
उन उद्धत शर्तोंके क्रर विवरणसे, अथवा यह स्मरण करके कि हमने “ साम्राज्यकी 
जरूरतके समयमें ” सम्राटकी पुकारपर “ बहुत अच्छी ” सहायता की, प्रोत्साहन प्राप्त 
करनेकी आशा की जाती है? महामहिमको यह शोभा नहीं देता कि वे न्याय 
और मानवताके जिन आदशंके लिए मित्र-राष्ट्रोंने युद्ध किया था उनकी विजयकी 
बात करें। यदि तुकोंके साथ तथाकथित शान्तिकी शर्तें बरकरार रहीं तो वे मनुष्यके 
अन्याय तथा दर्पषका अभिलेख होंगी। किसी वीर और साहसी जातिके तेजकों, उसके 
युद्धमें हार जानेके कारण कुचल डालनेका प्रयत्न करना मानवताकी विजय नहीं 
वरन्‌ दानवताका प्रदर्शन है। और यदि युद्धेके पहले तुके छोग ब्रिटेतकी घनिष्ठ 
मत्रीका लाभ पा रहे थे तो उनकी भूलके लिए ब्रिटेनने उन्हें नीचा दिखानेमें सबसे 
ज्यादा हिस्सा लेकर निरचय ही काफी बदला ले लिया है। ऐसी अवस्थामें बड़े 
लाटका यह कहना असह्य हो' जाता है कि इस नई सन्धिकी शर्तकि बाद वह 
पुरानी मंत्री पुनः शीघ्र पतपेगी और नई आशा तथा नई शक्तिसे' सम्पन्न नया टर्की 


१. मित्र-राष्टनि इन मु्दोंको शान्तिकी स्थापनाके आधारके रूपमें स्वीकार किया था । 
२, १४ मई, १९२० को प्रकाशित; देखिए परिशिष्ट २ । 


४७9६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भूतकालकी भाँति भविष्यमें भी इस्लाम धर्मेका स्तम्भ बना रहेगा।” वाइसरायके 
सन्देशका समापन इस धृष्टतापूर्ण उक्तिसे होता है:-- मेरा विश्वास है कि इस 
खथालूसे आप लोग बिना किसी प्रकारका असन्तोष दिखाये साहसके साथ सन्धिकी 
शर्तोंकी स्वीकार कर लेंगे और सम्रादके प्रति अपनी राजमक्ति यथापूर्व प्रखर और 
उज्ज्वल बनाये रखेंगे जेसी कि वहु कई पीड़ियोंसे रही है।” यदि मुसलमानोंकी 
राजभक्ति उज्ज्वल बनी रहे तो निःसन्देह इसका कारण यह नहीं होगा कि भारत- 
सरकारने उसे तोड़ डालनेके लिए उसपर काफी बोझ हलादनेमें कुछ कसर रखी हो; 
वह तो इसलिए उज्ज्वल रहेगी कि मुसलमान अपनी शक्ति पहचानते हैं, उन्हें पता 
है कि उनका पक्ष न्‍्यायपर आधारित है। यद्यपि एक ऐसे प्रधान मंत्रीके प्रभावमें, जो 
लगातार काफी समयतक सत्तारूढ़ "रहनेके' कारण अत्यन्त दुःसाहसी हो गये हे -- 
जिन्हें न वचन देनेमें कुछ लगता हैं और न उसे तोड़नेमें --पग्रेट ब्रिटेन गुमराह हो 
गया है फिर भी मुसलमान अपनी शक्तिके बलपर न्याय प्राप्त कर सकेंगे। 

अत्एव यद्यपि में मानता हूँ कि सन्धिकी शर्तोंग या वाइस'रायके तत्सम्बन्धी 
संदेशरमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मूसलमानों या भारतीयोंके मनमों आशा या 
विश्वासका संचार करे फिर भी में समझता हूँ कि निराश होने या क्रोध करनेका 
कोई कारण नहीं है। यही समय है कि मुसलमान लोग पूर्ण आत्मसंयमसे काम लें, 
अपनी शक्तिका संगठन करें और यद्यपि वे कमजोर हे तथापि ईइ्वरमें दृढ़ आस्था 
रखकर इस संग्रामकों दूने जोशसे तबतक चलायें जबतक कि न्याय प्राप्त न हो 
जाये। अगर भारतवर्ष --- हिन्दू और मुसलमान दोनों --- एक होकर काम करे और 
सन्धिको' इन शर्तों द्वारा मानवताके प्रति जो यह अपराध हुआ है उससे अपनी 
साझेदारी हटा के, तो सन्धिकी शर्तों भारत शीघत्ष ही सुधार करवा सकेगा और 
यदि दुनियाको नहीं तो कमसे-कम अपनेको और ब्रिटिश साम्राज्यको स्थायी शान्ति 
प्रदात करेगा। निः:सनन्‍्देह हमारा यह संघर्ष कटु, तीनत्र और सम्भवतः दीघेकालिक 
होगा पर इसमें जो-कुछ त्याग करना पड़े वह स्वंथा करणीय है। यह समय' मुसलमान 
और हिन्दू दोनोंकी परीक्षाका है। क्या खिलाफतकी टौहीन नरालमादोंके लिए चिन्ताका 
विषय है? यदि है तो क्‍या वे आत्मसंयमके लिए तैयार हूँ ? हिसाका सम्पूर्ण परित्याग 
करनेके लिए और हर तरहकी क्षति बरदाइत करते हुए असहयोग अपनानेकों तैयार 
है? क्‍या हिन्दू लोग अपने मुसलमान भाइयोंके साथ इस हृदतक सहानुभूति रखते 
हैँ कि वे उनकी तकलीफोंमें पूरा हिस्सा बँटानंकों तैयार हें? खिलाफतके भाग्यका 
निर्णय इन प्रइनोंके उत्तरते होगा, सन्धिकी शतोसि नहीं। 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १९-५-१९२० 


१९७. पतन्न : देवदास गांधीकों 


[ बम्बई ] 
जेठ सुदी २ [२० मई, १९२० | 
चि० देवदास, 
तुम्हारे पत्र अब नियमपुर्वक आते रहते हूँं। में वहाँ आनेवाला हूँ इसलिए तुम 
अल्मोड़ा जाओ, यह कहनेमें हिचकिचाता हैँ, तथापि जाना हो तो जाना। रुकनेकी 
इच्छा हो तो में जब वहाँ आऊँगा तभी हम [दोनों बैठकर | कार्यक्रम बनायेंगे। 
आज खिलाफतके सम्बन्धर्मं में एक दिनके लिए यहाँ' आया हूँ। इस बारेमें 
तुम्हें यंग इंडियय' और नवजीवन ' में सबकुछ पढ़नेकों मिलेगा। 
जहाँतक मेरे स्वास्थ्यका प्रइन है, म दुबंछताके सिवाय कुछ और महसूस नहीं 
करता। कमजोरी इतनी हैं कि मुझसे तनिक भी नहीं चला जाता। टाँगोंसे ताकत 
चली गई है। कारण समझमें नहीं आता। अपने पढ़ने-लिखनो आदिका कार्य ठीक-ठीक 
कर पाता हूँ। 
सिहगढ़में मेरे साथ प्रमुदास, बालकृष्ण, डाक्टर, महादेव और रेवाशंकर भाई 
रहे। कुमारी फीरिंग कल रवाना हो गई। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७५) की फोटो-नकलूसे। 


१९८, पत्र: सगसलाल गांधीको 


बम्बई 
बृहस्पतिवार [२० मई, १९२० |* 
चि० मगनलाल, 
आज एक दिनके लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे जानेके बादसे ही मेने सबेरे 
और साँझका प्रार्थताका समय खूब बातचीतमे बिताया है। हम दोनोंके बीच हुई बातोंकी 


१. कुमारी एस्थर फैरिंग १९ मई, १९२० को डेनमार्कके लिए रवाना हुईं थीं और यह पत्र जैसा 
कि मजमूनसे पता चलता है, दूसरे दिन लिखा गया था । 

२. गांधीजी मईके अन्तमें बनारस पहुँचने वाके थे । 

३. बम्बई; देखिए अगला शीष॑क । 

४० स्पष्टट: यढ पत्र उसी दिन लिखा गया, जिस दिन कि देवदास गांधीको लिखा (पिछला शीषक ) 


पत्र । जेसा कि पत्रकी अन्तिम पंक्तिमें लिखा है गांधीजी २६ मई, १९२० को बनारसके लिये रवाना 
होनेवाके थे ! 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


चर्चा की है। आश्रमके साथ मेरा सम्बन्ध, खिलाफत, स्वदेशी, होमरूल लीगकी प्रवृत्ति, 
मुझे किस तरह शान्ति मिली, सब किस तरह उसे प्राप्त कर सकते हे आदि विषयोंपर 
खूब बातचीत हुई है, अभी और भी करनी है। तुम्हें दूसरोंसे इसका पता चलेगा। 

जयसुखलाल आ गया; कल ही उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है। ब्रजलालको 
अभी ज्वर है, लेकिन चेहरा ठीक है। तुम बहुत अनुभव प्राप्त करके आना। २६ 
तारीखको मुझे काशी जानेके लिए अहमदाबादसे रवाना होना पड़ेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६९५) से। 
सौजन्य : राधाबेन चोधरी 


१९९. पत्र: शाह हफीज आलमको 
[२१ मई, १९२० |' 


प्रिय शाह साहब, 

में खिलाफतके कामके' सिलूसिलेमें बम्बई गया था। आज वहाँसे लौटनेपर 
आपका गत १४ तारीखका पत्र मिला। 

में चाहता हूँ कि हमारे साथी यह बात समझें कि इस सारे संघर्बका मतलब है 
जेल जाना तथा सरकार द्वारा दी जानवाली अन्य सभी यातनाओंको सहना। ऐसी 
आशा हमें नहीं करनी चाहिए कि एक ओर तो हम दृढ़ताके साथ असहयोग आन्दोलन 
चलायें और दूसरी ओर सरकार हमें गिरफ्तार या नजरबन्द न करे, न हमें जेलमें 
डाले और न देश-निकाला दे। इन सभी कष्टोंको बिना किसी शारीरिक प्रतिरोधके 
सहन कर सकनेकी क्षमता ही इस संघर्षका मूल तत्त्व है। इसलिए जहाँतक एक मेरी 
बात है, में केवल सरकारकी शक्तिपे ही नहीं लड़ंगा वरन्‌ समाजको इससे भी बड़ी 
बातोंके लिए तेयार करूँगा। आशा है में ३० तारीखकों बनारसमें होऊंगा। वहाँ 
इलाहाबादके मित्रोंसे मिलकर मुझ प्रसन्नता होगी। अब हमें जरूरत बड़ी-बड़ी सभाओं- 


१. साधन-सूत्रसे पता चलता है कि यह पत्र सरकारी अधिकारियेंके ध्यानमें ५७ जून, १९२० को 
आया, और इससे पहलेकी अपती बम्बई यात्रासे गांधीजी २१ मईको छोटे थे । अतः-यह पत्र २१ मई, 
१९२० को द्वी लिखा गया होगा । 

२. सम्भवतः सुसलमानेंके लिए वाश्सरायके सन्देशके साथ भारतके १४ मई, १९०५० के 
* असाधारण गजठमें प्रकाशित मित्र-राष्टों द्वारा थ्कोंकि सम्मुख रखी गईं शान्ति-संघिकी शर्तोंति उत्पन्न 
स्थितिके सम्बन्धमें । 

३. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकके सिलसिलेमें, जिसमें गांधीजीमे यह प्रस्ताव रखा कि 
कांग्रेषफ्ों अविलम्ब देशके सामने अप्तदवोग आव्दोलनका कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिंए। 


तार: शौकत अलीको ४७९ 


की नहीं, बल्कि इस बातकी है कि जो छोग इस आतन्दोलनका नेतृत्व करनंवाले 
हैं, वे वस्तुस्थितिको ठीक ढंगसे सेमझें। 


[ अंग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स 


२००. पत्र: एस्थर फेरिंगको 


आश्रम 
२१ मई, १९२० 
रानी बिटिया, 
बुधवारकों अचानक तुम्हारे पास पहुँचनेका मेंने प्रयत्न किया, परन्तु बसा 
होना . नहीं था। मुझे मजदूरोंके झगड़ेका निबटठारा करता था। इस कारण मेने 
“ जाना स्थगित कर दिया। सबने मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलनेकों बहुत आतुर 
थीं। वास्तवमें तुम थीं भी। ए० डाक ले जानेकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे 
थोड़ेमें ही पत्र समाप्त कर देना है। मुझे तुम्हारा अन्तिम मूल्यवान पत्र मिल गया 
है। में जानता हूँ कि तुम ठीक वसा ही करोगी जैसा तुमने लिखा है। ईइव रसे प्रार्थना 
है कि तुम सकुशल तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूपसे स्वस्थ होकर लौटो। 
आशा है मेरा रुकका' तुम्हें बलिन पर मिल गया होगा। 


तुम्हा रा, 
बापू 
[ अंग्रेजीसे | 
माई डियर चाइल्ड 
२०१. तार: शौकत अलीको 
२२ मई, १९२० 


हाँ। इलाहाबाद। पहली अथवा दूसरी जून ठीक है। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्‍्ट्स 
१, यद उपलब्ध नहीं । 


२. वह जहाज जिसपर एस्थर फेरिंग डेनमाक जा रहीं थी । 
३. इलाहाबांदमें खिलाफतक्रे मसकेपर होनेवाके सम्मेलनके सम्बन्धमें । 


२०२. पत्र: ग० वा० सावलंकरको 


आश्रम 
जेठ सुदी ५ [२२ मई, १९२०! 


भाईश्री मावलंकर, 


तुम्हारा पत्र मिझा। पढ़नेके तुरन्त बाद ही मेंने उसे फाड़ डाला। तुम्हारे 
धर्मसंकटकों' में समझ सका हूँ। तुम मेरे लिखनेका अन्यथा न मानो, इतना ही मेरे 
लिए काफी होता चाहिए। लोग हमेशा ही मेरी इच्छानुसार कार्य करें, ऐसी आशा 
में कर ही नहीं सकता। मेने अपना धर्म निभाया। अब में निरिचन्त हुआ। तुम्हारे 
प्रति मेरा प्रम-भाव तनिक भी कम नहीं होगा, इतना निश्चित जानो। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० १२२२) की फोटो-नकलसे। 


२०३. अब क्या करंगे? 


“४ समझौते ” की छा्तें प्रकाशित हो चुकी हें। अंग्रेजी शब्द “पीस ” का अर्थ हम 
समझौता करते हैँ, पीस ” का अर्थ शान्ति भी होता है। जो शर्तें प्रकाशित की गई हें 
उन्हें यदि लड़ाईकी शर्तोंके नामसे पुकारा जाता तो यह वस्तुका वर्णन करनेवाला शब्द 
होता। लेकिन स्वर्गीय ग्लैडस्टनका उपहास करते हुए उनके समान ही महान्‌ पुरुष स्वर्गीय 
डिज़रेलीने एक बार कहा था कि भाषाका आविष्कार मनुष्योंके विचारोंकों व्यक्त करनेके 
लिए नहीं बल्कि छिपानेके लिए हुआ है। यह वाक्य इस समझौतेकी शर्तोपर पूर्णतः 
लागू होता है। जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्षसे बलात्‌ कुछ स्वीकार कराये, दूसरे पक्षकों 
अपने पशुबलसे कुचल डाले, वहाँ ऐसा कहना कि समझौता हुआ है, यह तो सत्य- 
नारायणके विरोधमें महापराध करनेके समान है। 

तथापि महासंघ अर्थात्‌ सुप्रीम कौंसिलने ऐसी शर्तें निश्चित की हें और उन्हें 
टर्कीकि पास भेज दिया हैं। ऐसा करके उसने अपने लिए धारण किये गये विशेषणको 
झुठलाया हैं। जो कॉंसिल न्यायकों ताकपर रख दे, जो कौंसिल शक्तिके मदर्मं अन्धी 
होकर अन्यायकों न्‍्यायका जामा पहनाना चाहती है, उस कौंसिलका अपने आपको 
महान्‌ (सुप्रीम) कहना जलेपर नमक छिड़कने जैसा है। कह सकते हे कि टर्कीका 


१. यद तारीख भ्री मावलंकरकी पुस्तक संस्मरथोमें दी गई है । 
२. देखिए “ पत्र: ग० वा० मावलंकरकों ”, ११-५-१९२० । 
३. मित्र-राष्टोकी । 


अब क्या करेंगे? ४८१ 


समझौता ब्रिटिश मन्दत्रियोंका वचन-भंग है। वचन दिया गया था कि जहाँ-जहाँ तुके 
लोग ' हैं, एशिया तथा यूरोपमें उन सब जगहोंपर टर्की साम्राज्यकों भक्षुण्ण रखा 
जायेगा तथापि वहाँ टर्की साम्राज्यको नाममात्रकी सत्ता दी गई है। वस्तुतः देखा जाये 
तो सुप्रीम कौंसिलने सुलतानकों | उनके | महलमें कद कर रखा है। यह तो तुकोंको 
उनकी प्राचीन शान व शौकतका निरन्तर स्मरण कराके उन्हें सताते रहने जैसा हुआ। 
मूसलमानोंके पवित्र स्थानोंपर खलीफाका ही अधिकार रखे जानेकी उम्मीद थी। उसके 
बदले इन पवित्र स्थानों तथा जिस द्वीपसमूहकों मुसलमान जज़्ीरत उल-अरबके नामसे 
पुकारते हैं, उनकी हुकूमत टर्कीकि हाथसे छीन ली गई है। इस सबसमें न्‍्यायकी अथवा 
सत्यकी गन्ध भी नहीं है तथापि उसे न्‍्यायके रूपमें उद्घोषित करना मनुष्यके-अभिमान' 
उद्धतता तथा पशुबलकी परिसीमा है। यदि ऐसी एकपक्षीय' शर्तोकों न्‍्यायपूर्ण माना 
जा सकता है तो दुनियामें बहुत सारी चीजोंको, जिन्हें हम अन्यायके रूपमें जानते और 
मानते आये हें, न्‍्यायपूर्ण मानता पड़ेगा। 

तथापि माननीय' वाइसराय' महोदय मुसलूमानोंकों लक्ष्य करके कहते हें कि उन्हें 
शान्ति बनाये रखनी चाहिए। जो बच गया है वह आशाजनक है और इससे उन्हें 
निरुत्साहित होनेके बदले उत्साहित होना चाहिए । उन्हें इंग्लेंट और टर्कीके बीचकी 
सच्ची' मित्रताकों याद रखना चाहिए तथा अब इस नये समझौतेसे फिरसे जो मिलाप 
हुआ है उस नई मित्रताकी नींवपर नवीन और तेजस्वी ठर्कीके विर्माणमें भाग छेना 
चाहिए। वाइसराय महोदयके य उद्गार जलेपर नमक छिड़कनके ही समान हँ। ऐसे 
कठिन समयमें [हमें | क्‍या करना चाहिए ? मुसलमान जान्‍्त होकर बेठ रह तो गत 
चार वर्षोसे वे जो हलचल कर रहे हें वह झूठी साबित हो जाती है। और मुसलू- 
मानोंकी व्याकुलता हिन्दुओंकी व्याकुलता तथा हिन्दुओंकी व्याकुलता मुसलमानोंकी 
व्याकुलता है; यह तो पारस्परिक मित्रताका नियम है। फिर भी मन अशान्त होनेपर 
यदि हम कोधरमें आ जायें, आवेशमें खूनखराबी “करें तो बाजी हाथसे निकल जायेगी। 
किन्तु यदि हम खून खराबी न करके यह सिद्ध करें कि हममें आत्मबलिदान करनेकी 
दक्ति है तो यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि बाजी हाथसे निकल गई है। 

इस समझौतेकी शर्तें तो लिखी ही जा चुकी हैं, यह बात सोचकर मुसलमानों 
तथा भारतीय जनताकों डर जानेकी तनिक भी जरूरत नहीं है। यदि भारतके लोग 
अपने कत्तेव्यका पालन करेंगे तो ये शर्तें निःसन्देह परिवर्तित हो जायेंगी। इसमें तनिक 
भी शंकित होनका कारण नहीं है। परिवततत करतरातके लिए हिन्दुस्तानके पास एक ही 
वस्तु है। और वह है असहकार। असहकार करना हमारा कत्तेंव्य है क्योंकि यदि हम 
वैसा नहीं करेंगे तो अधमंमें सहायक माने जायेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी समूची 
रैयतके सहयोगपर ही टिका हुआ है। साम्राज्यके सारे काम उसके अधीनस्थ प्रजाके 
सहयोगसे ही होते हें फिर चाहे यह सहयोग प्रजा द्वारा इच्छासे दिया गया हो, चाहे 
बलात्‌ ले लिया गया हो। बलात्कारके आगे समपंण न करें, यह सत्याग्रहका मुख्य 


१. भारतकी सुख॒ह्मान जनतके नाम सन्देश जो १४ मई, १९२० को प्रकाशित हुआ था। 
देखिए परिशिष्ट २ । 


१७-३ १९ | 


४८२ सम्पूर्ण गांधी वाडमंय 


चिह्न है। इसलिए जहाँ प्रजामें सत्याग्रहका लेश भी हो वहाँ वह बलात्कारके आगे 
घुटने नहीं ठेकती और सत्याग्रही जनतासे राज्याधिकारी युक्तिपूर्वक अर्थात्‌ उसे प्रसन्न 
करके ही काम ले सकते हें। इस खिलाफतके मामलेमें जनता करू अथवा बलके वशरमें 
नहीं आ सकती हैं। इससे यदि मुसलमानोंकी भावनाओंकों सचमुच आघात पहुँचा 
हो तो वे निःसन्‍्देह साम्राज्यकी सहायता नहीं कर सकते, और यदि वे सहायता न दें 
तो हिन्दू ही कैसे सहायता दे सकते हें? 

थोड़े ही समयमें इसपर विचार करनेके लिए कि असहकार कब और किस तरह 
करें, प्रमुख हिन्दुओं और मुसलमानोंकी सभा होनेवाली है। यह सभा जिन निशचयोंको 
प्रकाशित करेगी उनका यदिं जनता स्वागत करेगी तो इस समय जो अशुभ हुआ दिखाई 
देता हैं उसमें से हम शुभको निष्पन्न कर सकेंगे। इस बीच जनता अत्यन्त धीरजके साथ 
इसकी प्रतीक्षा करती रहे। इसमें प्रजाकी तपदचर्या है। . 

लेकिन इस बड़े प्रश्तनके अन्तगंत अनेक छोटे-छोटे प्रदन भी आते हें। उनमें से कुछ- 
एक विचारणीय हें। जैसे अनेक स्थानोंसे असहकारके अनौचित्य अथवा उसमें निहित 
जोखिमके बारेमें मुझे बहुत सलाह दी गई है। इसपर कुछ परामशैदाताओंको मेने जो 
उत्तर दिये हें वे 'नवजीवन ' के पाठकोंके पढ़ने योग्य हें ऐसा मानकर मेंने अपने एक 
अंग्रेज मित्रके पत्रके उतरवें जो पत्र लिखा था उप्का सार नीचे देता हूँ।' 


[ गुृजरातीसे | 
नवजीवत, २३-५-१९२० ., 


२०४. खादीकी महिमा 


पाठक यह जानकर खुश होंगे कि भारतके प्रत्येक कोनेसे खादीकी माँग आ रही 
है। खादीका जितना माल था वह सब बिक गया है और फिर भी खादीके लिए माँग 
तो आ ही रही है। किन्तु इससे किसीको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब खादी- 
की माँग नहीं करनी है। लोगोंमें अविश्वासकी भावना आ जानेसे खादी बननी बन्द 
हो गई थी; नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी अच्छी हैं कि हम बहुत अधिक खादी तैयार 
कर सकते हें, और यद्यपि में चाहता हूँ कि खादीकी खपत हो तथापि खादी मुझे इतनी 
ज्यादा प्यारी हैं कि में यह नहीं चाहता कि जो लछोग खादीका उपयोग न करते हों 
वे सिर्फ खादीके इस संग्रहको कम करनेकी खातिर ही खादी मँगवा लें। हाथसे कते सूत- 
की खादीकों में पवित्र मानता हूँ। इसलिए यह कोई फेंक देनेकी चीज नहीं है। और 
जहाँ जरूरत नहीं है अगर वहाँ खादीका इस्तेमाल किया जाये तो इससे देशको नुकसान 
होगा। खादीका सद॒पयोग तो तभी माना जा सकता है कि जब हम, जहाँ-जहाँ झीने 


१. १ और २ जून, १९२०को शलाह्ाबादमें दिन्दू और मुसलमानोंका एक सम्मेलन हुआ। छगभग 
३०० प्रमुख ब्यक्तियोंने श्समें भाग लिया जिनमें बेश्रीमती सेंट, मदनमोदन मालवीय, तेजबह्ादुर सप्रू 
ओर मोतीछाल नेहरू भी भे । 

२. देखिए “कुछ प्रश्नोंका उत्तर”, १९-७५-१९२० । 


खादीकी महिमा ४८३ 


वस्त्रका, विदेशी मालका अथवा देशी मिलके बने वस्त्रका उपयोग करते हों वहाँ-बहाँ 
खादीका उपयोग करने लछगें। तभी हम भारतमें कपड़ेकी कमीको पूरा कर सकेंगे। 
इसलिए होना तो यह चाहिए कि जो लोग अनेक प्रकारके और जरूरतसे ज्यादा वस्त्र 
पहनते है वे अपनी इस जरूरतकों घटा दें जिससे कपड़ेपर जो दबाव है वह कम 
हो जायें; इसके सिवा आवश्यक कपड़ोंमों भी जहाँतक बने वे खादीका ही उपयोग 
करें। इससे गरीबोंकों कपड़ा मिल सकेगा और कपड़ोंपर खर्च किये जानेवाले पैसोंका 
अन्य, अच्छा उपयोग हो सकेगा, क्योंकि वे पैसे दो-चार व्यक्तियोंको मिलनेके बजाय 
हजारोंमें वितरित होंगे। खादी तैयार करना और उसका उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं 
हैं; हमें इसमें विवेकबूृद्धिसे काम लेना चाहिए। हम खादी इस ढंगसे तैयार करें कि 
उसका लाभ अधिकसैे-अधिक लोगोंको मिले। यह अथंशास्त्रका सरल नियम है। इस नियम- 
का जहाँ उल्लंघन किया जाता है वहाँ परिणाम भुखमरीके अतिरिक्त कुछ और हो 
ही नहीं सकता। इसलिए खादीकी माँगसे ही में प्रसन्न हो जाऊँ सो बात नहीं। खादी 
मेंगानेवालों [के नाम-पते आदि] से ही मुझे पता चल जाता है कि वे खादीका सदु- 
पयोग करना चाहते हें। और फिर खादीकी खपत, स्वदेशी-भावनाके प्रति स्तेहभावकी 
परिचायक है। यह हमारे लिए हषकी बात हैं कि खादीकी माँग बलोचिस्तान, नीलंगिरी- 
पहाड़ों तथा अदनतक से आईं है। 

लेकिन कदाचित्‌ इससे भी अधिक सन्‍्तोष हमें श्रीमती सरलादेवी चौधरानी तथा 
अत्यन्त मधुर स्वभाववाले मौलाना हसरत मोहानीकी धर्मपत्नीके अनुभवोंसे मिल सकता 
है। सरलादेवीको बरेली खिलाफत सम्मेलनमें जानेका निमनन्‍्त्रण मिला था, वहाँ वे तीन 
तारीखको गई थीं। सत्याग्रह-सप्ताहमें उन्हें खादीकी साड़ी पहननेका सुअवसर आया 
और वे उस समय अपने कत्तंव्यके सम्बन्धर्मों सोचर्मं पड़ गई। उन्होंने अपने-आपसे 
विचार-विमश किया। वे अपने एक पत्रमें लिखती हे।' 

बरेली पहुँचने तथा अनुभव प्राप्त करनेके बाद उन्होंने लिखा कि।' 

बरेलीकी प्रान्तीय' परिषदमें उन्होंने स्वदेशीका प्रस्ताव रखा। उस समय' हिन्दीमें 
भाषण देते हुए उन्होंने जो उद्गार प्रकट किये उनमें से कुछ एक वाक्य में यहाँ उद्धृत 
कर रहा हूँ।' 

उपर्युक्त भाषण देनेके पश्चात्‌ चौधरानी और चौधरीजीकी तो लगभग तुरन्त 
कसौटी होनेवाली थी; गत बुधवारको उनके बड़े पुत्रकी शादी थी। वर-वधूके लिए कंसे 
कपड़े बवाए जाने चाहिए, यह प्रइत उनके सामने उठ खड़ा हुआ। पंडित रामभजदत्त 
इस सम्बन्धर्मों पत्रमें लिखते हे कि: “दोनोंके लिए जो बस्त्र बनाये गये हें वे स्वदेशी 
रेशमके ही हें। यद्यपि रेशमका भाव तनिक ज्यादा हैं तथापि चीन, जापान अथवा 
अन्य विदेशी कपड़ेका हमत कोई वस्त्र नहीं बनवाया है।” 

[ गुंजरातीसे ] 
नंवजीवन, २२-५-१९२० 


१, २और ३. यहौं उद्धुत नदी क्रिया जा रहा है। सम्बन्धित उद्धरणकि छिए देखिए “ स्वदेशीका 
उत्तरोत्तर विक्रास ”, १९-७५-१९३० । 


२०५५ अहमदाबादके सिल-सालिक ओऔर सजदूर 


अंग्रेजीमें कहावत है कि जिसका अन्त भला, उसका सब भला। इस कहावतके 
अनुसार मालिकों और मजदूरोंके बीच क्षण-भरके लिए भेद उत्पन्न हुआ तथा मजदूरोंने 
हड़ताल की; इस बातकों वे लोग तथा आम जनता थोड़े समयमें भूल जायेगी। 
मजदूरोंके बारेमें यह बात निःशंक होकर कही जा सकती है कि उन्होंने [इस संघर्ष 
में] घैये, दुढ़ता, विवेक आदि गृणोंका- अच्छी तरहसे विकास किया। उन्होंने दारू 
छोड़नेका भी खासा प्रयत्वन किया। 

इस आतन्दोलनमें दो बातें ऐसी थीं जिनके कारण शान्ति-भंग हो सकती थी। एक 
तो यह कि बारह मिलें चालू थीं, और दूसरा यह कि केवल थ्रॉसल विभागके मजदूरोंने 
ही हड़ताल की थी। ये मजदूर बिना किसी अपराधके बेरोजगार हो गये थे, तथापि 

होंने कोई दबाव नहीं डाला और सारे समय शान्ति बनी रही। इसके लिए 

मजदूरोंको जितनी बधाई दी जाये कम है। 

लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस शान्तिकों बनाये रखनेमें मिल- 
मालिकोंका भी हाथ था। वे चाहते तो शान्ति भंग कर अथवा करवा सकते थे। यह 
निरिचत है कि यदि मालिक चाहते तो मजदूरोंके अडिग रहनेपर भी शान्ति बनाये 
रखना म्‌श्किल कर देते। इसके विपरीत मालिक बराबर यही विचार करते रहे कि 
किस तरह जल्दीसे-जल्दी इस हड़तालकों खत्म किया जाये और इसीसे यह हड़ताल 
दस दिनोंके भीतर खत्म हो सकी। मुझे उम्मीद है कि मजदूर निःसंकोच कामपर जाने 
लगेंगे! तथा अपने मालिकोंको पुरी तरह सस्तुष्ट करेंगे। पंचोंने उनके वेतनमें जो वृद्धि 
करवाई है उसका वे सदुपयोग करें जिससे अनेक मालिकोंका तत्सम्बन्धी भय दूर हो 
जाये। एक ओर वेतन बढ़ा हैं तो दूसरी ओर काम करलेके घंटे कम हो गये हें। 
मजदूरोंकों इस बचे हुए समयका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना चाहिए और उन्हें 
पहलेकी अवेक्षा ज्यादा मन लगाकर जितना काम वे बारह घंटोंमें कर सकते थे उतना 
काम दस घंटोंमें करके अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। 

मालिकोंसे में निवेदन करता हूँ कि वे मजदूरोंके प्रति अधिक उदारताका व्यवहार 
करके उन्हें अपना बना लेंगे। यदि इस तरह दोनों पक्ष एक ही दिश्षामें प्रगति करेंगे 
तो मतभेद अथवा कड़वाहट होनेका तनिक भी कारण नहीं रहेगा। इस हड़तालल्‍में से 
जो एक सुन्दर तत्त्व पैदा हुआ वह पंच फंसलेका हैं। अबसे मजदूर बिलकुल हड़ताल नहीं 
करेंगे; जब-जब उनके और मालिकोंके बीच मतभेद होगा तब-तब वे और मालिक 
पंचोंकी ही मार्फत फैसला करवायेंगे। यह तत्त्व यदि जड़ पकड़ ले तो हमें किसी भी 
समप्र अहमदाबादकी मिलोंयें हड़ताल अथवा अशान्तिकी आशंका नहीं होगी। 

१. गांधीजीने मजदूरोंमें नशावन्दी-अभियान शुरू किये था ओर ११ मईतक एक सौ मजदूर 


इसपर इस्ताक्षर कर चुके थे । 
२. २० मईतक ३१ मिल्मेंसे १८ मिल्लोमें काम शुरू हो गया था । 


बरातें ४८५ 


दोनों पक्षोंने इस आशयके प्रस्ताव पास किये हे, लेकिन इत प्रस्तावोंकी कीमत 
तो प्रस्तावकर्त्ताओंके व्यवहारसे ही आँकी जायेगी। कोई कानून उन्हें ऐसा करनेके लिए 
विवश नहीं कर सकता। यह' तो दोनों पक्षोंकी ईमानदारी तथा भलमनसीपर ही निर्भर 
करता है। इसलिए पंचोंपर निर्भर रहनेकी अपेक्षा मजदूर-पक्षकी विनय तथा आदरपूर्ण 
व्यवहारपर आधारित रहना चाहिए और मालिक-पक्षकों मजदूरोंके प्रति पितृ-भाव 
रखना चाहिए, जिससे हड़तालका अथवा पंच नियुक्त करनेका अवसर ही न आये। 
मजदूरोंकों समझ लेना चाहिए कि जबतक उनकी माँगोंमें कुछ औचित्य है तभीतक 
उन्हें पूज्य अनसूथाबेत अथवा भाई शंकरलाल बेंकरकी सेवाएँ प्राप्त हो सकती हें। 
वेसे इन दोनोंका अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि मजदूर-पक्षकों उनकी सेवाएँ छेनेका 
अवसर हो न आये। ऐसा झ्यभ परिणाम प्राप्त किया जा सके तो सबका ध्यान 
मजदूरोंकी आन्तरिक स्थितिको सुधारवंकी ओर दौड़े तथा उस ओर अधिक ध्यान 
दिया जा सके। भारतमें सभी दिशाओंमें इस समय ऐसे कार्य किये जानेकी बड़ी 
आवश्यकता है। जागृति आई है, उत्साह बढ़ा है, बलमें वृद्धि हुई है, लेकिन यदि 
इस शक्तिका विवेकपूर्वक सदुपयोग न किया गया तो जिस तरह जलप्रपात उपयोगके 
अभावमें नाहक इधर-उधर बह जाता है उसी तरह यह शक्ति भी बिखर जायेगी। 
और कई बार जिस तरह जलप्रपात रास्ता बदलनेपर नृकसानका कारण बन जाता 
है उसी तरह यह शक्ति भी हानिकारक हो जा सकती है। मजदूरोंकों अपनी 
आन्तरिक स्थिति सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिए, यह बात कहनेकी कोई जरूरत 
नहीं है, बल्कि मुझ उम्मीद है कि इसमें मालिक-वर्ग पूरी दिलचस्पी छेगा और 
मजदूरोंकी मदद करेगा। उसमें उनका अपना स्वार्थ भी छिपा हुआ है। जगत्‌का 
यह अनुभव है कि जहाँ स्वार्थ और परमार्थ साथ-साथ चलते हे वहाँ सुन्द रसे-सुन्दर 
परिणामोंकी उपलब्धि होती है, भगवान्‌ करे कि मिल-मालिकों और मजदूरोंको 
भी ऐसा ही अनुभव हो। 

[गृजरातीसे ] 
नवजीवन, २३-५-१९२० 


२०६. बरातें 


इस सम्बन्धर्मे एक विदुषी बहनने मुझे पत्र लिखा है। उसके निम्नलिखित भागको 
महत्त्वपूर्ण समझ में “नवजीवन' के पाठकोंके सम्मुख पेश कर रहा हूँ।' 

पत्रकों यहाँ उद्धत करनका मेरा उद्देश्य यह है कि जिस विषयपर मेंने चर्चा 
करनेकी हिम्मत की उस विषयपर लोग विचार करने लगें और उनमें से कुछ उसपर 
अमल भी करें। ऐसे लोकोपयोगी सुधारोंके सम्बन्धर्में हम सिर्फ अच्छे विचार रखकर 
दी सन्तुष्ट नहीं रह सकते। बल्कि जो विचार हानिकारक हछगें उन्हें तुरन्त निकाल 


४ 


डालनेकी हमें आदत डालनी चाहिए। बड़ौदासे मेरे पास अनेक व्यक्ति आए। 


पहाँ उद्धत नहीं किया गया है ॥ गांधीजीने विवाहके रिवा्जोॉको छेकर जो आलोचना की थी 
पत्र भेजनेवाली महिलाने उसका समर्थन किया था; देखिए “ तीन प्रसंग”, ६-०-१९५० । 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


पाटीदारोंमें' यह वर्ष विवाहोंका वर्ष था। इनमें बाल-विवाहकी कुप्रथा है, और गायकवाड़ 
सरकारने इसपर प्रतिबन्ध गा रखा है। ये लोग उस प्रतिबन्धके उठा लिए जानेकी 
माँग लेकर आए थे। जब मेंने उन्तसे यह कहा कि अगर मेरे हाथर्म गायकवाड़ सरकारकी' 
सत्ता हो तो इन सुकुमार बाहूक-बालिकाओंका विवाह करनेवालोंके विरुद्ध में ऐसा 
सत्याग्रह करूँ कि वे गायकवाड़ राज्यमें रह ही न पायें, तब वे मेरे विनोदके मर्मको समझ 
गये और उन्होंने उस दिश्ामें मेरी मदद लेनेका विचार तो छोड़ ही दिया; वे इस 
बातपर भी विचार-विमर्श करने लगे कि जिन परिवारोंमें बाल-विवाह प्रचलित हूं, 
उससे उन्हें कैसे विरत किया जाये? मेंने उनसे कहा कि दूसरी जातियोंमें प्रत्येक वर्ष 
विवाहके मूहते आ सकते हे और पाटीदारोंके लिए ही नहीं आ सकते, शास्त्र ऐसा उलठा 
नहीं हो सकता। ऐसे विषयके सम्बन्धर्में सलाहकी भी आवश्यकता नहीं होती। जिसकी 
इच्छा हो वह अपनी लड़कीके विवाहकों रोक सकता है और जिस तरह दूसरोंके लिए 
प्रत्येक वर्ष विवाह करनेकी छुट होती हैं, ठीक वही बात उन्हें भी समझ लेनी चाहिए। 
तब. उन्होंने कहा कि यदि हम इस समय अपनी बच्चीकों अविवाहित रखें तो हमें योग्य' 
वर नहीं मिल सकता। इस तरह कुछ रिवाजोंके खराब होनेके बावजूद उनका विरोध 
करना कठिन हो जाता है। मेने उन्हें उत्तर दिया कि यदि एक भी व्यक्ति ऐसे 
दुष्ट रिवाजोंका विरोध करनेके लिए आगे आ जाये तो उसे और साथी मिले बिना 
नहीं रह सकते तथा मेंने कुछ पाटीदारोंका जिन्होंने अपनी बच्चीकों बड़ी होने दिया 
है, दृष्टान्त पेश किया और अन्तर्में कहा कि जिस व्यक्तिको अमुक वस्तुके प्रति विश्वास 
हो गया है वह व्यक्ति किसी भी जोखिमको उठा सकता है। लड़कीके सम्बन्धमें 
बड़ेसे-बड़ा खतरा तो यही हैं कि बड़ी उम्रकी होनेके बावजूद वह अविवाहित रहेगी। 
इसमें तो मुझे कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती। जिस कन्याने विवेकपूर्ण शिक्षा प्राप्त की 
है उसे संयमका पालन करनेमें कोई मुश्किल नहीं होती, ऐसा मेंने देखा है। मेंने वह 
दृष्टान्त इन भाइयोंके सामने पेश किया। वे विदा हो गए। अन्तममें उन्होंने क्या किया, 
इसकी मुझे खबर नहीं है। लेकिन इस उदाहरणसे हमें पता चलता है कि [ उपर्युक्त ] 
रिवाजोंमें कितना बल है। फिर भी जबतक हम उस बलका प्रतिरोध नहीं करते 
“ तबतक हम जनताका हनन करनेवाले इन दुष्ट रिवाजोंकों दूर नहीं कर पायेंगे। 

लेकिन में तो बरातोंके सम्बन्धर्मे बात करते-करते अनमेल विवाहके सम्बन्ध्में 
बातचीत करने लगा। बालिकाओंकों बचानेके लिए पाटीदारोंके सामने जितनी मुहिकलें 
आती हे उतनी सामान्य व्यक्तिको झूठ आडम्बरसे युक्त बरातोंसे मृक्ति पानेमें तो नहीं 
आ सकतीं। किसीकी भी राह देखे बिना जिन्हें बरातोंसे विरक्ति होती हो, वे लोग 
यदि स्वयं ही सुधार कर डालें तो हम इस तथा इस तरहके अनेक प्राणघातक' प्रपंचोंसे' 
अल्प प्रयास करनेपर छूट जायेंगे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २३-५-१९२० 


१. गुजरातकी एक इिन्दू किसान जाति। वे कुछ शुभ वर्षो दी शादी-विवाद करते हैं । 


२०७, वक्तव्य: समाचारपतश्रोंको 


में देखता हूँ कि कितने ही लोगोंने' शान्तिकी शर्तोंके परिणामस्वरूप अवेतनिक 

ओहदों और खिताबोंकों अपने उत्तरदायित्वपर वापस करना आरम्भ कर दिया है। 
मेरे मतानुसार यह कदम उतावलीसे भरा हुआ है। असहकारका गम्भीर कदम उठानेसे 
पहले इन शर्तोंके सम्बन्धर्में पुतविचार करनेके लिए आवेदन-पत्र देने तथा भारतीय 
जनताकी भावनाओंको अभिव्यक्ति प्रदान करनेकी खास जरूरत है। इसलिए में आशा 
करता हूँ कि जो ऐसा कदम उठाना चाहते हें वे केन्द्रीय संस्थासे' सूचना प्राप्त किए 
बिना अपनी ओरसे कोई कदम न उठाये। 

[ गुजरातीसे | 

गुजराती, २३-५-१९२० 


२०८. भाषण : अहमदाबादसें ' 
२३ मई, १९२० 


श्री मंगलदास सेठ, बहनों और भाइयो, 

आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए है, और इसका कारण यह है कि हम जिस 
हड़तालमें उलझे हुए थे उससे अब मुक्त हो गये हें। इसके अतिरिक्त सेठों तथा मजदूरों- 
के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। आजके कार्यक्रमका आरम्भ हमने दो भजनोंसे 
किया है। मुझे उम्मीद है कि इन भजनोंपर प्रत्येक भाई और बहनने विचार किया 
होगा, न किया हो तो में इनकी ओर सबका ध्यान खींचना चाहूँगा। इन भजनोंका 
सुर निस्‍्सन्देह मधुर है, लेकिन इस ओर में आपका ध्यान नहीं खींचता चाहता। 
इनके [ शब्दोंके | पीछे जो मिठास है, उनमें जो अर्थ समाया हुआ है, उसीकी' ओर में 
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि हम दोनों भजनोंपर विचार करेंगे, 
तो देखेंगे कि जोव तथा शिव, मानवमात्र-- पामर स्त्री और पुरुष -- तथा ईव्वर, 
इन दोनोंमें भारी अन्तर है। हम एक भी वस्तु ईश्वरेच्छाके बिना नहीं कर सकते। 
ईश्वर एक ऐसा परम महान्‌ तत्त्व है कि हमें उसके अधीन होकर ही अपना व्यवहार 
करना पड़ता है; उसके सामने हमारा सत्याग्रह अथवा दुराग्रह कुछ नहीं चलता; वह 


१, उदाइरणस्वरूप श्री पाकूब इसनने २० मई, १९२० में मद्रास विधान परिषदकी सदस्यतासे 
त्यागपत्र दे दिया था । 

२, केन्द्रीय खिलाफत समिति । 

३. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टेक्सकी रिपोर्टके अनुसार यद भाषण २३ मई, १९२० को मिल-माहिकों 
और मजदूरोंके प्रतिनिधिपोंकी एक सभामें दिपा गया था । 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


सवव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब जानता है। इसीसे भजनम कहा गया हैं कि: हे ईश्वर! 
तू कितना महान्‌ है और में कितना पामर तथा मूखे ! मेरे जेसे पामरका अहंकार क्‍या 
अभिमान कया ? ” हमारा एक ही कत्तंव्य हो सकता है, प्रभुका नाम लेना। सोते, बंठते 
खाते, प्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर ईश-भजन करना। हमारे शास्त्रों और भजनोंमें 
यही लिखा है। सब व्यक्तियोंका अनुभव भी यही कहता है। इसीसे हमने आजकोौ 
महान्‌ सभाका कार्यक्रम ईश्वरकी प्रार्थनासे आरम्भ किया है। 

यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनोंसे में कहूँगा कि यदि आप संसारम अपना आना 
सार्थक करके ही यहाँसे जाना चाहते हों तो आप अपना प्रत्येक कार्य ईश्वरको साक्षी 
मानकर करें। प्रत्येक काम करनेसे पहले आप अपनेसे पूछें कि यह कार्य ईश्वरको पसन्द 
आने योग्य है या नहीं। यदि उसका उत्तर आपको “न में मिले तो आप उस कायें- 
का त्याग करें। 

मजदूरोंका क्‍या कत्तंव्य है, इस विषयमें बात करते हुए मेंने उनके कत्त॑व्यका 
निरूपण इस तरहसे किया था। यदि मजदूर अपनी स्थितिमें सुधार करना चाहते हें, अपने 
मालिकका स्नेह सम्पादन करना चाहते हें, तो उन्हें ईमानदार बनना चाहिए, दुव्यंसनोंको 
त्याग देना चाहिए, उद्यमी अर्थात्‌ परिश्रमी बनना चाहिए, कार्य-कुशल बनना चाहिए 
तथा विवेक-बुद्धिसे काम लेना चाहिए, अर्थात्‌ उन्हें | उचित | आदेशका सम्मान करना 
चाहिए, अदबसे बोलना चाहिए। अदब रखना अर्थात्‌ केवल मालिकके साथ अदबका 
व्यवहार करना ही नहीं है; उन्हें हर एकके साथ अदबसे बोलना चाहिए। मालिकके 
आगे हम झूकें, उसे सलाम करें और उसीके द्वारा नियुक्त अपनेसे उच्च अधिकारीका 
हम अपमान करें, यह विनय नहीं कहलायेगी। एक मिल-मालिकने मुझसे कहा था 
कि हमारी मिलमें कताई खातेके मजदूर ऐसा हठ किये बैठ हे कि वे अमुक हेड 
जॉबरकों निकाल बाहर करनेपर ही काम करेंगे। ऐसी हठके कारण कामपर न 
जानेवाले मजदूरोंसे में पूछता चाहता हूँ कि जब आपने अपने मनमें ऐसे विचारकों 
स्थान दिया था तब क्‍या आपने ईश्वरको साक्षी माना था? 

अब तो हमने यह निश्चय कर लिया है कि आगे हम कभी, किसी भी कारणसे 
हड़ताल नहीं करेंगे। उसके बदले अब हमारे हाथ एक दूसरा हथियार, जो हड़तालसे 
भी' बहुत सुन्दर है, लग गया है। यदि हम किसी कारणसे असन्तुष्ट हों और मालिकके 
साथ विवेकपूर्ण ढंगसे बातचीत करनेके बाद भी यदि हमें राहत न मिले, हमें सन्‍्तोष न॑ 
हो तब हमें संघके' पास जाना चाहिए, और वहाँ भी तसलल्‍ली न हो तब हमें राहत 
प्राप्त करनेके लिए पंचोंके पास जाना चाहिए। यह पंच अभी आपके सामने बैठे हें, 
मालिकोंकी ओरसे सेठ मंगलदासकों और मजदूरोंकी ओरसे, पूज्य अनसूयाबेन तथा 
भाई शंकरलालकी इच्छा एवं मेरी स्वीकृतिसे, मुझे पंच नियुक्त किया गया है। एक 
वर्षकी अवधिमें यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो इन पंचोंको उसके कारणोंकी जाँच 
करनी होगी तथा अपना निर्णय देना होगा। ये पंच जबतक हें तबतक हड़ताल 
कंदापि नहीं की जा सकती। कुछ स्थानोंसे अभीतक यह शिकायत की जा रही है 


१, अनुमानतः मिल-मालिक संघ । 


भाषण : अहमदाबादमें ४८९ 


कि कितनी ही मिलोंके मजदूर अभीतक कामपर नहीं गये हें। जब मेने यह बात 
सुनी तब मेंने लज्जाका अनुभव किया और सोचा कि इस सभाकों क्‍या उद्देश्य रह 
-जाता है? लेकिन अधिकांश मजदूरोंने कामपर जाना आरम्भ कर दिया है और 
इन्हीं मजदूरोंकी खातिर में आज यहाँ आया हूँ। जो कामपर जाने छगे हें उन 
मजदूरोंसे म॑ अनुरोध करता हूँ कि जो मजदूर कामपर नहीं गये हे वे उन्हें कामपर 
जानेके छिए रजामन्द करें। लेकिन [इसके लिए] उन्हें किसीपर बलात्कार नहीं 
करना है, गाली-गलौज अथवा तू-तड़ाक नहीं करना है, लाठी नहीं चलानी है। सिर्फ 
आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पाँव पड़ना चाहिए, उनके सामने अपनी 
पगड़ी उतारती चाहिए, उनसे दलील करनी चाहिए तथा कहना चाहिए कि यह 
आपका धर्म है। जो संघके सदस्य हों, ऐसे व्यक्ति यदि तोड़फोड़की कार्रवाई करें और 
मिलमें [कामपर] न जायें, तो उन्हें संघर्मं रहनेका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 
मेरा सब भाइयोंसे निवेदन है कि जो कामपर नहीं गये वे कलसे अवश्य, कामपर 
जायें। उनके कामपर जानेसे ही यह भारी सभा सफल होगी। 

मंगलदास सेठके समक्ष में मिल-मालिकोंसे कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ -- मजदूरोंके 
प्रतिनिधिके रूपमें में उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता हूँ---कि आप मज- 
दूरोंके साथ उदारतासे व्यवहार करें, उनपर स्वेह दृष्टि रखें। मेने तो मजदूरोंकी ओरसे 
स्वीकार कर लिया कि मजदूर यदि अनुचित व्यवहार करें, आपका कोई अपराध करें तो 
आप इन्हें निकाल दें। उसमें में बीचमें नहीं पड़ँगा। लेकिन आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है 
कि आप व्यक्तियोंपर ममताकी दृष्टि रखेंगे; उनमें कोई तनिक बड़ा हो, नेताके समान 
हो तो उसे आप निकाल नहीं दगे। सेठ मंगलदासने मुझसे कहा है कि उन्हें मजदूरोंका 
एक भी पैसा नहीं चाहिए। मजदूरोंके पैसे लेकर हमें उनकी आह नहीं लेनी है। 
[हम तो | उन्हें धत देकर ही खुश होंगे, उनका धन छेकर नहीं। ऐसा उन्होंने मुझसे 
अनेक बार कहा है। मजदूरों और मालिकोंके बीच अब वेतनको लेकर कोई झगड़ा न 
होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि अगर मजदूर सिरपर चढ़कर किसी चीजकी 
माँग करें, तो वह कंसे दी जा सकती है ? वे यदि भाईचारेकी भावनासे हमारे पास आये 
तो उन्हें रुपया दिया जा सकता है। मेंने उत्तर दिया कि कोई यदि जोर-जबरदस्ती 
आपसे कुछ माँगने आये तो उसे अवद्य' ही कुछ न दें। विनयशील होनेपर भी मज- 
दूर अपने अधिकारोंसे अधिककी माँग नहीं कर सकते एवं यदि मजदूरोंकी ओरसे 
विनय और न्यायसे काम लिया जाये तथा मालिकोंकी ओरसे उदारता और न्यायका 
बरताव किया जाये तो आपको पूज्य अनसूयाबेन, भाई शंकरलाल तथा मेरी भी कोई 
जरूरत नहीं पड़ंगी। ह 

आज संघर्म सब मिलोंके मालिक बैठकर अन्य विभागोंके दरोंकी जाँच कर रहे 
थे। सभी मिलोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने दरें निर्धारित करनमें उदारतासे 
काम लिया है। में यह नहीं कहता कि ऐसा पंच नियुक्त किये जानेके फलस्वरूप हुआ 
है। उस हालतमें तो यही कहा जा सकता था कि सिफे न्याय ही मिला है। किन्तु 


१. उनकी माँग थी कि सम्बन्धित मिरू-मालिकको शर्तोपर छिंखित स्वीकृति देनी चाहिए । 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जो हुआ है उसका मूल्य पंचके निर्णयकी अपेक्षा कहीं अधिक है। मालिकोंको छगा 
कि कताई-विभागके मजदूरोंके वेतनर्मों यदि वृद्धि करें तो अन्य विभागोंके मजदूरोंने 
क्या बिगाड़ा है? वे इसकी माँग करें और तब हम उन्हें दें, इसकी अपेक्षा पहलेसे 
ही देनमें बड़प्पन' है, उदारता है। ये दरें पंचोंने निर्धारित नहीं कीं; पंचोंने जिन 
दरोंकी सिफारिश की थी, उतसे ये दरें अधिक हें और इन्हें मिल-मालिकोंने अपनी 
खुशीसे निश्चित किया है। इन दरोंकों हमें प्रसन्नतापू्वक स्वीकार करना चाहिए, इतना 
ही नहीं बल्कि इनके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। 

ब्लोरूम, कार्डरूम, टोकरियाँ ढोनेवाले, ठेलेवाले, तेलवाला, साइज़र्स तथा फोल्डर्स 
आदि विभागोंके मजदूरोंके वेतनोंमें यह स्थायी वृद्धि नहीं की गई है; उनको भाई 
अम्बालालके' हस्ताक्षरयुक्त योजनाके अन्तर्गत की गई वृद्धि यथावत्‌ दी जाती रहेगी, 
अर्थात्‌ उनके वेतनमें २५ प्रतिशत वृद्धि की गई है। प्रत्येकके कामके घंटे तो एकसे 
अर्थात्‌ प्रतिदिन १० घंटे ही रहेंगे। 

फ्रेमसेके वेतनमों जो ३५ प्रतिशत वृद्धि की गई थी उसे बढ़ाकर ४० प्रतिशत 
कर दिया गया हैं और उन्हें कताई-विभागके मजदूरोंके समान ही बोनस भी दिया 
जायेगा। इस सम्बन्धर्मों फ्रेमसे रत्ती-मभर भी शिकायत नहीं कर सकते। मिल-मालिकोंने 
उनके मामलेमें उदारतासे काम लिया है। 

बुनकरों और वाप॑सके लिए २० के बदले २५ प्रतिशत लिखा था, उसे बढ़ाकर 
३३३ प्रतिशत कर दिया गया है। 

वाइन्डसंको वर्तमान दरोंपर ४० प्रतिशत अधिक मिलेगा जिसका अथ्थ हुआ कि 
उन्हें एक रुपयेसे भी अधिक मिलेगा। 

सब दरें अच्छी है। यह तो सभी कोई स्वीकार करेंगे कि आज जो दरें हूँ वे 
उनकी अपेक्षा अधिक हैं। प्रत्येककों २५ प्रतिशतसे ४० प्रतिशततक वृद्धि मिली है। 
मुझे उम्मीद है कि सभी इन दरोंका स्वागत करेंगे, ईश्वरका आभार मानेंगे और 
मालिकोंके प्रति कृतज्ञताका अनुभव करेंगे। 

मेंने सुना है कि करघा-विभागके मजदूर भाइयोंके मनमें अभी असन्तोष रह गया 
है। इस विषयपर में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर पाया हूँ, मुझे समय नहीं मिला। 
मिल-मालिकोंने इस विषयपर खूब विचार किया है और उनका यह खयाल है कि 
हड़तालके दिनोंका वेतन मजदूरोंकों नहीं माँगना चाहिए। 

करघा-विभागके मजदूरोंके असन्तोषकी बातकों मेंने मिल-मालिकोंके सामने रखा 
है। मालिकोंका कहना है कि हमने मजदूरोंके वेतनमें स्वयमेव इतनी वृद्धि की है, 
और जब हम उसे हमेशाके लिए निर्धारित करना चाहते हे उस समय करघा-विभागके 
मजदूरोंको जिद नहीं करनी चाहिए। में इन मजदूरोंसे' अनुरोध करता हूँ, यद्यपि मुझे 
यह नहीं मालूम कि आप दोनोंमें से कौन सही है तथापि मिलरू-मालिकोंने जब इतना 
किया है तब आप क्या अब उनकी बात नहीं माव सकते? यदि मिल-मालिक आपकी 
परीक्षा छेनके लिए ऐसा कर रहे हों तो भी आपके लिए यही उचित है कि आप 


२. अम्बालाल साराभाई । 


भाषण : अहमदाबादमें ४९१ 


उनकी बात मानें। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि मिलके मैनेजरने हाजिरी छेते 
समय आपसे कहा था कि आपको [हड़तालके दिनोंका भी] वेतन मिलेगा पर तो 
भी मेरी रायमें हम इस बारेमें आग्रह नहीं रख सकते। 

मेरा यह कहना भी है कि अगरचे इस सम्बन्धमें भी हम न्याय किये जानेकी 
माँग कर सकते हें, लेकिन इसका रास्ता हड़ताल नहीं है। कुछ-एक मजदूर अभी काम- 
पर नहीं गये हें, यह बात उनको शोभा नहीं देती। हमारे बीच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय 
हो चुका है कि हम कभी हड़ताल नहीं करेंगे। कोई विवाद हुआ तो पहले उसे संघके 
पास ले जायेंगे, वहाँ काम न बना तो फिर उसे पंचोंके सामने रखेंगे। मनमानी करके 
क्या अब हम कामपर न जानेकी बात कह सकते हे? 

जो अभी हड़तालपर हों उन्हें कलसे कामपर चले जाना चाहिए। आप अपने 
मामलेकों मालिकोंके सम्मुख रखें, यदि आपको ऐसा छगे कि मालिकोंन आपके साथ 
अन्याय. किया है तो आप पंच-फैंसलेकी माँग करें लेकिन आप एक घंटेके लिए भी' 
काम बन्द नहीं कर सकते । मुझे उम्मीद है कि आप इस सिद्धान्तका पालन करेंगे। 

मालिक लोग तो हड़ताल नहीं कर सकते। अगर करनी ही पड़े तो हड़ताल 
मजदूरोंकों ही करनी पड़ती है। इसलिए आपके साथ बेकार अन्याय न हो, आपसी 
सम्बन्ध मधुर बने रहें, इस बातको ध्यानमें रखकर ही मिल-मालिकोंने भविष्यमें भी' 
पंच-फैसलेकी बातकों स्वीकार किया है। लेकिन इस बातको यदि केवल वे लोग ही 
स्वीकार करें तो फिर मजदूरोंका इसमें क्या योगदान हुआ ? में करघा-विभागके मज- 
दूरोंसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी जो माँगें हें आप उन्हें विनयपूर्वकं मिल-मालिकोंके 
सम्मुख रखें और कामपर जायें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मालिकोंकों लगेगा कि जब' 
मजदूर लोग ऐसी भलमनसाहत दिखा रहे हें तो हमें देना ही चाहिए। हम जोर-जबर- 
दस्तीसे काम नहीं ले सकते। जो लोग यह सोचते हे कि दबाव डालकर वेतन लिया जा 
सकता है, वे भारी भूल करते हें। में मालिकोंके समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि 
यादि में मजदूरोंकी ओरसे अन्याय होता हुआ देखूँगा तो में मजदूरोंकी बिलकुल मदद 
नहीं करूँगा, आप लोगोंकी ही मदद करूगा। मेरा अपना धर्म तो यह है कि जहाँ- 
जहाँ मुझे अन्याय नजर आये वहाँ-वहाँ उसका विरोध करूँ। यदि मजदूर मालिकोंके 
साथ अन्याय करेंगे तो जिस तरह में सरकारका विरोध कर सकता हूँ, मिल-मालिकोंका 
विरोध कर सकता हूँ, उसी तरह मजदूरोंका भी विरोध कर सकता हूँ। 

आज अगर में आपकी घूस स्वीकार करूँ--आप मेरी प्रशंसा करते हें, 
फूलमालाएँ चढ़ाते हें, यह भी एक तरहकी घूस ही है--और अभ्रममें पड़कर गवंसे फूल 
जाऊँ तो कल में सेठ मंगलदाससे भी घूस लेना सीख सकता हूँ। मेरा महत्त्व तभी 
तक है जबतक में न्याय दिलवा सकता हूँ। यदि आप अन्याय करेंगे तो मुझे आपका 
विरोध करके न्याय दिलवाना होगा। में इस संसारमें किसीका विरोधी नहीं हूँ। 
में नतो कभी मालिकोंका विरोध करूँगा और न मजदूरोंका। अलबत्ता इन दोनोंके 
बीच होनेवाल़े अन्यायका में अवश्य विरोध करूँगा। आपने परमात्माका नाम केकर जो 


इस शुभ क़ाय्यंको आरम्भ किया है सो भी न्‍्यायकी खातिर ही किया है। 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


में एकबार पुनः मिलू-मालिकोंके नेता, संघके अध्यक्ष और वेष्णव धर्मके एक 
प्रतिष्ठित व्यक्तिके रूपमें सेठ मंगलदाससे यह कहना चाहता हूँ कि आप यदि यह 
चाहते हें कि मजदूर आपकी आज्ञाका पूरा-पूरा पालन करें तो आप हमेशा ईश्वरकों 
साक्षी मानकर न्याय कीजियेगा। उन्हें स्नेह-दुष्टिसि देखिए तथा अपने बच्चोंपर जैसा 
प्रेमभाव रखते हे वसा ही प्रेममाव उनपर भी रखिएगा। आप ऐसा करेंगे तो. में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। 

इस वक्षके नीचे बैठकर हमने अनेक कार्य किये है। इसी वृक्षके नीचे ईश्वरकों 
साक्षी मानकर हमने कार्य शुरू किया है, उस कामको अब आप पूरा करता। इसी 
वृक्षेक नीचे में आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा काम समाप्त नहीं हो गया है, 
अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई है। जबतक आपने मालिकोंसे प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं 
कर लिया तबतक आपका काम पूरा नहीं हुआ, न मेरा और न पृज्य [ अनसूया | 
बेन तथा भाई शंकरलालका काम ही पूरा हुआ है। आपने जो पुष्प-मालाएँ हमें 
पहनाई हैँ उनकी कोई कीमत नहीं, आपके कामकी कीमत है। 

आजके कार्यत्रमके प्रारम्भमें हमने जिस प्रभुका स्मरण किया है उसी प्रभुका 
स्मरण करके में अपना भाषण समाप्त करूँगा। कताई-विभागके मजदूरोंन कुछ पैसा 
इकट्ठा किया है और वह किसी भी अच्छे काममें लगानेके उद्देश्यसे मुझे सौंपा गया 
है। पैसा तो में सब जगहसे लेता रहा हूँ; अच्छे कार्योके लिए प्राय: में सेठ मंगल- 
दास-जसे व्यक्तियोंके सम्मुख अपना हाथ फैलाता हूँ और आगे भी फैलाऊँगा, लेकिन 
आप इतनी भावुकतांसे जो पैसा दे रहे हे, उसे में कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता। 
आपका पैसा में पूज्य बहनको देनेवाला हूँ, उसका वह मजदूरोंकी उन्नतिके निमित्त 
उपयोग करेंगी। मुख्यतया उसका उपयोग मजदूरोंकों दारूके व्यसनसे छुड़ानेके लिए 
किया जायेगा, उसका दूसरा उपयोग मजदूरोंके बच्चोंकों पढ़ाने और उन्हें दूध न 
मिलता हो तो दूध देनेमें किया जायेगा। आप कितना पैसा छाये हें, इसकी' मुझे 
खबर नहीं है, लेकिन आपके प्रेमभावके चिह्नस्वरूप में उसे स्वीकार करता हूँ और 
अपने प्रेमकी निशानीके रूपमें मेंने जेसा कहा है वैसा इसका उपयोग करूँगा। 

[ गुजरातीसे ] 


नवजीवन, ३०-५-१९२० 


१. साबरमती नदीके किनारे; फरवरी-मा्च १९१८को तालाबन्दीके दिनोंमें प्रतिदिन यहाँ 
मजदूरोंकी सभाएँ होती थी । देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २०४ । 


२०९, पत्र; देवदास गांधीकों 


मंगलवार [२५ मई, १९२० | 


चि० दैेवदास, 

तुम्हारा कलकत्तासै लिखा एक पत्र मिला है। तुम्हें तो मेंने बहुत सारे पत्र 
लिखे हैं। वे तुम्हें मिले क्‍यों नहीं! 

में भाई शंकरलाल और जुगतरामके' साथ वहाँ शनिवारकों पहुँचूंगा, जबलपुर 
मेलसे आऊँगा। वह कब पहुँचती है, सो नहीं देखा। लेकिन ऐसा खयाल है कि वह 
सवेरे-सवेरे ही पहुँचती है। 


बापके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७६)की फोटो-नकलसे। 


२१०. पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजको 


आश्रम 
२५ मई, १६२० 

तुमने तो मुझसे बड़ा गहरा सवाल पूछा है। मेंने बराबर यह स्वीकार किया 

है कि विवाह और जाति-प्रथाके सवालपर मेरे और तुम्हारे बीच बुनियादी मतभेद हें। 
में शादीकों हर व्यक्तिके लिए आवश्यक नहीं मानता। मानव-जीवनकी सर्वोच्च कल्पना- 
की दृष्टिसे विवाहका दर्जा ब्रह्मचर्यसे नीचे है, लेकिन अधिकांश छोगोंके मामलोंमें 
में विवाहकों सर्वथा आवश्यक मानता हूँ। साथ ही में विवाहमें स्त्री और पुरुष- 
के चुनावपर कुछ अनुशासनिक बन्धनोंकों भी लागू करना चाहूँगा, और जैसे किसी 
भाईका अपनी बहनसे विवाह करना अनुचित माना जायेगा वसे ही किसी पुरुष या 
सत्रीका अपने समृदाय, जिसे हम जाति कह सकते हें, से बाहर विवाह करना में अनु- 
चित ठहराऊंगा। इस तरह में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूँगा कि कोई व्यक्ति विवाहके 
सम्बन्धर्में अपन समुदाय या जातिसे बाहरके लछोगोंके विषयमें सोचे ही नहीं। और अगर 
किसी स्त्री या पुरुषको उसके लिए निर्धारित क्षेत्रके भीतर कोई योग्य पात्र नहीं मिलता ' 
तो उसे ब्रह्मचरयंके जीवनमें ही सन्‍्तोष मानना होगा। दूसरे छाब्दोंमें, में इस मामलेमें 


, १. गांधीजी २९ मई, १९२० को बनारस पहुँचे थे, उस समय देवदास बनारसमें थे । 
२. जुगतराम दवे, छेखक ओर शिक्षाविंद; पिछड़ी हुईं जातियोंकी सेवामें रत रचनात्मक कार्यकर्ता । 


४९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बेलगाम स्वेच्छाचारितामं विश्वास नहीं करता। अधिकांश विवाहोंके पीछे शारीरिक 
आकर्षणकी ही प्रेरणा रहती है। में इस आकर्षणके क्षेत्रकों संकुचित कर देना चाहूँगा। 
तो इस प्रकार तुम देख सकते हो कि अगर कोई ब्राह्मण युवक-पत्नी प्राप्त करनके 
लिए अपनी जातिसे बाहर जाये तो में इसे पसन्द नहीं करूँगा। यहाँ अस्पृश्यताका 
कोई सवाल नहीं उठता। मेरे विचारसे जाति-प्रथाका यदि ठीकसे नियमन किया जाये 
तो वह एक उपयोगी संस्था है। अस्पृश्यता ईइ्वरके प्रति और मानवताके प्रति एक 
अपराध हैं। जाति-प्रथाकों में शुद्ध बनाऊँगा, किन्तु अस्पृश्यताकों में समाप्त ही कर 
दूँगा। अगर मणिलाल किसी अछूत लड़कीके प्रेममें पड़ जाये तो में उसके इस 
चुनावके सम्बन्ध्मं कोई आपत्ति नहीं करूँगा, लेकिन यह अवश्य मानूँगा कि वह 
मेरी शिक्षाको अपने जीवनमें उत्तार नहीं सका। इस मामलेमें में उसे अपनी जातिकी 
सीमाके भीतर ही रहनकों कहँगा-- सो कुछ इसलिए नहीं कि दूसरी जातियोंके 
प्रति अपने मनमें घृणा या अरुचिके भाववश वह ऐसा करे बल्कि इसलिए कि में 
चाहेँगा, वह संयम बरते। यही बात जाति-प्रथाके सम्बन्धर्में भी लागू होती है। 
आश्रममें हम किसी प्रकारका जातीय बन्धन नहीं मानते, क्योंकि वहाँ हम एक नया 
प्रयोग कर रहे हें, लेकिन में यह पसन्द नहीं करूँगा कि ब्राह्मण अपनी जातिकी 
सीमासे बाहर जाकर जहाँ-तहाँ, जिस-तिसके साथ खाता फिरे। इसी प्रकार दूसरी जातिके 
लोगोंके साथ न खानेकी बात में कोई . . . की भावनासे नहीं, बल्कि अनुशासनकी 
भावनासे ही प्रेरित होकर कहता हैँ। आप जाति-प्रथाको, उसमें जो बुराइयाँ आ गई 
हैं, उनसे मुक्त कर दीजिए और फिर देखिए कि किस तरह वह हिन्दुत्वकी रक्षाका 
सुदृढ़ दुगे बन गई है, एक ऐसी संस्था बन गई हैँ जिसकी जड़ें मानव-प्रकतिकी गहराईमें 
जमी हुई हें। अब खिलाफतके सवालको लछें। में आर्मीनियाके बारेमें इसलिए चुप हूँ 
कि उसकी स्थितिकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और में नहीं चाहता कि [टर्कीके 
सुलतान या कोई अन्य' ताकत उसके स्वतन्त्र अस्तित्वको समाप्त कर दे। वह जैसे अन्य 
किसी ताकतके' अधीन रहकर स्वशासनका उपभोग कर सकता है बसे ही तुकंके अधीन 
रहकर भी कर सकता है। मेने बराबर कहा है कि सुलतानसे इस बातकी पूरी-पूरी 
गारंटी ले ली जाये कि आर्मीनियाके आन्तरिक प्रशासनमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं 
किया जायेगा। इसी प्रकारकी गारंटी अरबके सम्बन्धमें भी ले ली जाये। शान्ति-संधि- 
से उत्पन्न स्थिति बिलकुल असह्य है। सुलतानके लिए अरबवाले बहुत जबरदस्त 
पड़ते थे, इसलिए सुलतानके अधीन उन्हें कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त थी। लेकिन अब 
तो वे उसे भी खो बेठे हैें। और अब अगर हेजाजके राजा तथा अमीर फैजलका 
बस चला तो कुछ ही दिनोंमें अरब और मेसोपोटामियाको विदेशी लोग बिलकुल 
चूस लेंगे क्योंकि ये दोनों शासक ब्रिटिश अधिकारियोंके हाथोंके कठपुतले मात्र होंगे, 


१. पदों कुछ शब्द पढ़ें नहीं जा सके । - 

२. सन्‌ १९२० में आर्मीनिया टर्कों और रूसकी संयुक्त सेनाभोकि कब्जेमें था । 

३० ट्कीके साथ शान्ति-संधिका कागज पेरिसमें तुके प्रतिनिधियोंकी ११ मई, १९२० को दिया गया; 
गांधीजीने १८ मई, १९२० को अखबारोंकों दिये गये वक्‍्तव्यमें इसके संशोषनकी माँग की । 


पागलपन ४९५ 


और इन अधिकारियोंका एकमात्र उद्देश्य होगा ब्रिटिश पँजीपतियोंके लिए इन देशोंसे 
अधिकसै-अधिक धन कमानेकी सुविधा जुटाना। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७१९४) की फोटो-नकलसे। 


२११. पागलपत्त 


मेरे असहयोग-सम्बन्धी विचारोंका विवेचन करते हुए इलाहाबादके लीडर ' ने मुझसे 
मेरे इस कथनका आशय बतानेकों कहा है कि खिलाफत आन्दोलनसे निबटनेमें सरकारको 
“ समझदारी और धीरजसे काम ” लेना चाहिए। संयुक्त प्रान्तकी सरकारने मेरे सामने 
नासमझी और अधैयेके कामका एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया है। उसका यह 
काम अगर पूरी तरह पागलपन नहीं है तो पागलपनके बराबर तो हैं ही। मेरा 
मतलब मानतीय पंडित मोतीरहालछ नेहरूके सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरूके मसूरीसे 
निष्कासनसे है। 
श्री जवाहरलाल नेहरूने पुलिस सुपरिल्टेंडेंटटोी जो शानदार पत्र लिखा है उससे 
उन्हें दिये गये आदेशके सम्बन्धमें सारे तथ्य जनताके सामने स्पष्ट हो जाते हें। अगर 
किसी ऐसे सम्मानीय व्यक्तिके कामके लिए भी कोई साक्षी जरूरी हो तो इलाहाबादकी 
सारी जनता इस बातकी साक्षी भर सकती थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 
माता, बहन और रुग्ण पत्नीके साथ मात्र स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणोंसे मसूरी जा रहे 
थे। अधिकारियोंने उनसे पूछताछ की और उन्होंने उन्हें बिलकुल निश्छल भावसे 
स्पष्ट दाब्दोंमें अपने मसूरी आनेका पूरा कारण बता दिया। उन्हें यह भी मालूम था 
कि उनका परिवार उनके साथ मसूरीमें मौजूद है। अब इतना सब हो जानेके बाद 
अधिकारियोंको चाहिए था कि वे श्री नेहरूकी बातोंका भरोसा करके आगे कोई 
कारंवाई न करते। स्मरणीय है कि श्री' नेहरूने पुलिस सुपरिटेंडेंटके नाम लिखे 
पत्रमें स्पष्ट लिख दिया था: 
अफगान शिष्टमण्डलसे' सेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और यह संयोग ही 
था कि हम सब एक ही होटलमें ठहरे। सच तो यह है कि उनके यहाँ रहनसे 
मुझे कुछ असुविधा ही हुई है, क्योंकि जो कमरे उन्होंने इस समय ले रखे हें 
में स्वयं उन्हें लेना चाहता था। हाँ, यह जरूर है कि हर पढ़ें-लिखे और 
जागरूक आदमीकी तरह ही इस शिष्टसण्डलमें मेरी भी दिलूचस्पी है। लेकिन 
उनसे प्रयासपूर्वकं मिलनका न पहले मेरा कोई इरादा था और न आज है। 
हम लोग पिछले सत्रह दिनोंसे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस बीच मेंने कभी दूरसे 
भी इस शिष्टमण्डलके किसी संदस्यको नहीं देखा है। और जेसा कि आपने 
आज सुबह मुझे बताया, आप खुद यह बात जानते हें। 


१, जो मित्रतापूण संधिके लिए मार्ग प्रशस्त करनेके उद्देश्यते भारत आबा था और भप्रैल १९२० में 
मयरोमें था । 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाडुमय॑ 


लेकित अधिकारियोंके लिए इतना काफी नहीं था। वे अपना मानसिक सन्तुरून 
खो बैठे थे। वे इस आशयका आद्वासन चाहते थे कि श्री नेहरू शिष्टमण्डलसे किसी 
प्रकारसे सम्पर्क नहीं स्थापित करेंगे; क्योंकि इसी पत्रमें आगे कहा गया है: 
लेकिन यद्यपि अफगान शिष्ट्सण्डलसे सिलने था उनसे किसी प्रकारसे सम्पर्क 
स्थापित करनेका मेरा कोई इरादा नहीं है, फिर भी मुझे यह चीज कतई पसन्द 
नहीं कि सरकारके कहनेसे में अपने-आपको किसी बातसे बाँध लूँ, भले ही यह 
कोई परेशान करनवाली बात साबित न हो। दरअसल यहाँ सवाल सिद्धान्त 
या अन्तरात्माका है। मुझे भरोसा है कि आप मेरी स्थिति समझेंगे। 


और सरकारने, जिसकी नुमाइन्दगी इस मामलेमें पुलिस सुर्परिटेडेंट श्री ओक्स 
कर रहे थे, उनकी स्थितिको खूब समझा और यह पत्र पानेके दो दिन बाद उनके 
निष्कासनका आदेश जारी कर दिया। श्री नेहरू चाहते थे कि सरकारको सारे तथ्य 
मालूम हो जायें। अतः उसी पत्रमें उन्होंने लिखा: 
अगर सरकार मुझपर कोई आदेश जारी करना तय करती है तो फिल- 
हाल में उसका पालन करतेकों तेयार हूँ। लेकिन अपने परिवारकों बिना किसी 
सहारेके छोड़कर एकाएक यहाँसे चले जाना मेरे लिए बहुत असुविधाजनक होगा। 
मेरी पत्नीकी हालत ऐसी है कि उनकी देखभाल अत्यन्त सावधानीसे की जानी 
चाहिए और मेरी माँ चलने-फिरनेमें असमर्थ हें तथा बिस्तरसे लगी हैं। अतः 
उन्हें इस तरह बेसहारा छोड़कर चले जानमें बड़ी कठिनाई है। मेरे एकाएक चले 
जानसे मेरे तथा मेरे पिताके सारे कार्यक्म बिलकुल उलठ-पलट जायेंगे और 
इसके कारण हम बड़ी असुविधा और चिन्तामें पड़ जायेंगे। लेकिन में समझता 
हैं कि राज-काजके ऊँचे मामलोंमें किसीकी व्यक्तिगत सुविधाओंका खयाल शायद 
नहीं किया जा सकता। 


किसी सुसंचालित राज्यमें व्यक्तिगत सुविधाओंको भी उसी तरह ' राज-काजका 
ऊंचा मामला ” माना जाता है जिस तरह किसी अन्य बातको। हाँ, जहाँ समूहके 
लिए व्यक्तिके हितोंकों बलिदान कर देना स्पष्ठ रूपसे जरूरी रंगे, वहाँ बात और 
है। मगर इस मामलेमें, जहाँतक लोगोंको मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके 
कारण बीमार पत्नीसे उसके पतिको और वृद्धा माँसे उसके एकमात्र पुत्र और संर- 
क्षकको एक ऐसे समयमें अलग कर देनेकी अमानवीयता दिखाई जाती जब उनकी 
देखभाल करनेवाला और कोई न हो और वे अपने घरसे भी दूर हों। में इसे 
बहुत गम्भीर किस्मका पागरूपन मानता हूँ और ऐसा काम वही कर सकता है 
जिसके मनमें पाप हो। सरकार जानती है कि शासन्तिकी शर्तें' अपमानजनक हें और 
उनसे मंत्रियोंके दिये हुए वचन भंग होते हें। वह यह भी जानती है कि इस बातसे 
मुसलमानोंकी भावनाकों बहुत गहरी ठेस पहुंची है। वह जानती है कि हिन्दुओंकी 


१, मित्र-राण्टों द्वारा टर्ककि सम्बन्ध घोषित शान्तिकी शत । 


पागलपन ४९७ 


सहानुभूति पूरी तरहसे उनके साथ है और अफगान शिष्टमण्डल भी मुसलूमानोंकी 
भावनासे पूर्णत: सहमत है। इसलिए उसे किसी भी अग्रणी भारतीयकों इस स्थितिमें 
देखकर भय लगता है कि वह अफगान शिष्टमण्डलके बारेमें कोई बात जान सके 
या कि उससे कोई जानकारी प्राप्त कर सके। अतः सरकारपर सन्देहका भूत सवार 
हो गया है। 

लेकिन हमें इस पागरूपनका जवाब पागलपनसे नहीं देना है। कहीं ऐसा सो 
नहीं है कि सर हरकोर्ट' बटलरकी सरकार लोगोंको हिंसात्मक कारंवाई करनेके लिए 
उत्तेजित करना चाहती हैं ताकि सर हरकोटंकी सरकार यहाँ भी पंजाबकी भयंक'रताकी 
पुनरावृत्ति कर सके और लोगोंको आतंकित करके उन्हें चुप हो जाने और झुक जानेके 
लिए मजबूर कर सके। खर, यह सरकार ऐसा करना चाहती हो या न चाहती हो, 
खिलाफत आन्दोलनके नेताओंको जो-कुछ मसूरीमें हुआ उस ढंगकी और भी कारें- 
वाइयोंके लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता प्राप्त करनेका रास्ता क्रद्ध हो जाना 
नहीं बल्कि दमनकी ऐसी कारंवाइयोंका स्वागत करना है, ताकि जिनके खिलाफ ऐसी 
कार्रवाइयाँ की जाती है उनपर कोई असर न हो क्षकनेके कारण सरकार यह सब 
उसी तरह बिलकुल बन्द कर दे जिस तरह किसी रोगीपर किसी खास दवाका असर 
न होते देखकर वह दवा देनेवाला चिकित्सक निश्चित रुपसे उसे बन्द कर देता 
है। अगर कड़से-कड़े दण्डका भी वांछित प्रभाव नहीं होता तो उसे तुरन्त बन्द कर 
दिया जाता है। 

लेकिन पागरूपनका सबसे अधिक आघात पहुँचानेवाला उदाहरण तो सिंधसे प्राप्त 
हुआ है। कराचीसे सिधीम 'अलवहींद” नामक एक पत्र निकलता है जिसके मालिक 
एक बड़े ही जिम्मेदार किस्मके व्यापारी हें। इस पत्रके इसी १३ तारीखके अंकमें 
जैकोबाबाद खिलाफत कमेटीके मन्त्रीकी एक चिट्ठी छपी है। इसमें यह बतानके बाद 
कि खिलाफत आन्दोलनसे सम्बन्धित कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जेल भेज दिये गये हें 
कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नरने एक प्रतिष्ठित जमींदारकों कमरेमें बन्द करके कोड़े 
लगाये और जब वह व्यक्ति चिल्लाया तो पुलिसने कमरेमें घुसकर उसे और कोड़े 
लगाये। मसूरीमें कमसे-कम कानूनकी मर्यादा, वह जैसी भी है, तो निभाई गई। श्री 
जवाहरलाल नेहरूकी देहपर किसीने हाथ नहीं लगाया। लेकिन अगर खिछाफत कमेटीके 
मन्‍्त्रीका आरोप सही हो तो सिंधरमें एक इज्जतदार आदमीको डिप्टी कमिश्नरने, जहाँ- 
तक जनताकों मालम हैं, बिना किसी उचित कारणके कोड़े रूग़ाये। बम्बईके गवर्नर 
भारतके गवनंरोंमें सबसे अधिक विवेकशील माने जाते हे, इसलिए भरोसा किया जा 
सकता है! कि वे इस घटनाकी तथा अन्य आरोपोंकी भी पूरी जाँच करवा कर उसके 
परिणाम प्रकाशित करेंगे। श्री शौकत अलीसे प्राप्त इस घटनाका विवरण छापकर 
“बॉम्बे कॉनिकल ' ने भी 'अलवहींद” की बातकी पुष्टि की है। जो तथ्य बताये गये 
है वे यदि सत्य हें तो डिप्टी कमिश्नरकों अवश्य ही बरखास्त कर देना चाहिए। लेकिन 


१. संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश )के ढेफ्टिनेंट-गवर्नेर । 
२, सर जॉजे लॉपड । 
१७-र२ 


॥ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


वे बरखास्त किये जायें या न किये जायें, जो लोग खिलाफत आन्दोलनका मागदशन 
कर रहे हैँ उनका कर्तव्य स्पष्ट है। क्या वे कठिनसे-कठिन अग्नि-परीक्षाके लिए तैयार 
हैं ? शाच्तिकी यह संधि अवमानकारी और उद्धततापूर्ण है। इसलिए अगर इससे प्रभा- 
वित होनेवाले लोग किसी भी रूपमें इसका विरोध करेंगे तो इस संधिके पक्षधर इसका 
समर्थन भी उतनी ही उद्धतताके साथ शक्तिका प्रदर्शन करके करेंगे। और अगर 
भारतीय मूसलूमानों तथा आम भारतीयोंकों अपना रोष और क्रोध प्रकट करनेसे अधिक 
चिन्ता इस संधिकी शर्तोर्में संशोधन करवानेकी है तो वे, उनके साथ जो भी दुव्यंवहार 
किया जाये, उसे स्वीकार करेंगे। छेकिन इस संधिको स्वीकार न करनेकी नीतिपर 
दृढ़ रहेंगे। सरकारकी हिंसात्मक कारंवाइयोंके उत्तरमें जवाबी हिंसासे काम लेनेपर 
स्वयं खिलाफत आन्दोलन उस हिंसाका शिकार हो जायेगा, यह निश्चित है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-५-१९२० 


२१२- खिलाफत : श्री कंडलरकी खुली चिट्ठी : 


श्री केंडलरने खिलाफतके इस बड़े प्रश्नपर मुझे एक खुली चिट्ठी लिखी है। 
पत्र प्रकाशित हो चुका है। में श्री केंडलरकी स्थिति समझ सकता हूँ और उसी तरह 
में चाहँगा कि वे और अन्य अंग्रेज भी मेरी तथा इस प्रश्तनपर मेरे ही जैसे विचार 
रखनेवाले अन्य संकड़ों हिन्दुओंकी स्थितिको समझें। श्री केंडलरन अपने पत्रमें यह 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा की है कि सन्धिकी शर्तंसि श्री लॉयड जॉजंका वचन किसी 
प्रकार भंग नहीं हुआ है। में उनसे इस बातमें सहमत हूँ कि श्री लॉयड जॉज्जके शब्दों- 
को उनके प्रसंगसे वियुक्त करके मुसलमानोंके दावेके समर्थनर्में पेश करना ठीक नहीं 
है। श्री लॉयड जॉजके शब्द, जैसे कि वे वाइसरायके हालके सन्देशर्मे उद्धत हुए हें 
इस प्रकार हे: 
हम लोग इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हें कि आस्ट्रिया-हंगरीको ध्वस्त कर 
दें अथवा तुकोॉसे उनकी राजधानी छीन लें यां उन्हें एशिया माइनर तथा 
शेसके उन प्रसिद्ध एवं समृद्ध प्रान्तोंसे बंचित कर दें जो' तुक॑ जातिकी 
प्रधानता वाले हूं। 


उक्त उद्धरणमें “जो” दब्दका अर्थ श्री केंडलर “यदि वे” करते माल्म होते 
है। पर में उस शब्दका स्वाभाविक अथ्थे करता हूँ, यानी उससे यह अर्थ निकालता 


: हूँ कि १९१८में प्रधान मन्त्रीते स्वीकार किया था कि एशिया माइनर और भ्रेस प्रान्तमें 


१. ५ जनवरी, १९१८ को दिया गया वचन । 
२, १४ मई, १९२० का; देखिए परिशिष्ट २ । 
३. मूल अंग्रेजी उद्धरणमें “जो की जगह “द्विच” है। 


के 


प्रधानतः तुक लोग रहते हे। और यदि यही अर्थ ठीक है तो में कहूँगा कि वचनका 
खलल्‍लमखल्ला भंग किया गया है, क्‍योंकि अब तुकोके हाथमें एशिया माइनर तथा 
श्रेतसके समद्ध एवं प्रसिद्ध प्रान्तों का कोई हिस्सा शेष नहीं रह गया है। 

कुस्तुन्तुनियार्म सुलतानके रहनके प्रश्नपर में पहले ही अपना मत प्रकट कर चुका 
हँ। यदि कोई यह कहे कि संधिकी शर्तों द्वारा / तुक॑ जातिकी अपनी निवास-भूमिमें 
तुक॑ साम्राज्यकों और कुस्तुन्तुनियामें उसकी राजधानीकों बनाये रखनेकी बात ” तोड़ी 
नहीं गई है, तो यह तो बुद्धिके दिवालियेपनका परिचय देना है। उसी भाषणका एक 
दूसरा अवतरण कि जिसे, मेरा खयाल हैं, श्री केंडलर चाहते हे कि में ऊपर उद्धृत 
अंशके साथ जोड़कर पढ़ें, यह है 


जिन प्रदेशोंमें तु्क जातियाँ बसी हें उनमें तुकोंका ही राज्य रहे और 
कुस्तुन्तुनिया उसकी राजधानी रहे, इसपर हमें आपत्ति नहीं है। पर भूमध्य 
सागर और कृष्ण सागरके बीचके मार्गेकों चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया गया है, 
इसलिए हमारी समझसें आर्मीनियां, मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीनको 
यह हक है कि उनके पृथक राष्ट्रीय अस्तित्वकों मान्य किया जाये। 


क्या उसका यही' अर्थ था कि टर्कीका प्रभाव बिलकुल खतम कर दिया जाये, 
टर्कीके अधिराजत्वको नष्ट कर दिया जाये, और “मैन्डेट्स की आइड़में यूरोपीय-ईसाई 
प्रभाव दाखिल किया जाये ? क्या अरब, आर्मीनिया, मेसीपोटामिया, सीरिया और 
फिलिस्तीनके मृसलमानोंने इसकी स्वीकृति दी है, अथवा यह नयी व्यवस्था उनपर 
उन बलवान राष्ट्रों द्वारा जबरदस्ती छादी जा रही है, जिन्हें अपने कार्यकी न्याय 
सम्मतताका नहीं बल्कि अपने पशुबलूका विश्वास है? वीर अरबोंके हृदयमें स्वतन्त्रताकी 
भावनाका पोषण में अवश्य करना चाहूँगा और उसके लिए सब वध उपाय करूँगा, 
परन्तु में यह सोचकर काँप उठता हूँ कि संरक्षक शक्तियों द्वारा सुरक्षित लोलप पूंजी- 
पतियोंके हाथोंमें उनके देशके ज्योषणकी योजनासे उनकी क्या दशा होगी। यदि वचन 
निबाहना है तो, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है, इन प्रदेशोंको पूर्ण 
स्वराज्य' दे दिया जाये और उनपर अधिराजत्व टर्कीका ही रहे। अरबोंकी आन्तरिक 
स्व॒तन्त्रताके लिए टर्कीसि आवश्यक आदइवासन ले लिये जायें। पर टर्कीके अधिराजत्वको 
उठा देता और मृसलमानोंके धर्मक्षेत्रोपर से खलीफाका संरक्षकत्व हटा देना खिलाफतकी 
खिल्ली उड़ाना है, जिसे कोई भी मुसलमान चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता। प्रधान 
मन्त्रीके वचनोंका जो अथ मेंने किया है वह मेरा ही नहीं है। परम माननीय अमीर- 
अली' सन्धिकी दर्तोंको विश्वासघात बताते हे। श्री चाल्स रॉबर्ट्स ब्रिटिश जनताकों 
याद दिलाते हो कि तुकोके साथ सन्धिके विषय भारतके मुसलमान जो महसूस करते 
हे उसका आधार प्रधान मन्‍्त्रीका “भ्रेस, कुस्तुन्तुनिया और एशिया माइनरके टर्की 
प्रदेशोंके सम्बन्धर्मं दिया गया वचन है, जिसे श्री लॉयड जॉजव विगत २६ फर- 


१, सैयद अमीर अछी (१८४९-१९२८ ); कलकता उच्च-न्यायाल्पके न्यायाधीश, प्रीवी कोंसिलकी 
न्याय-समितिके सदस्य । 


५००... सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


वरीको' पुनः दोहराया था।” श्री रॉबर्टस कहते हे कि उस वचनका पालंन समग्र 
रूपमें किया जाना चाहिए; वह न केवल कुस्तुस्तुनियाके सम्बन्धर्में वरन एशिया माइनरके 
सम्बन्धर्में भी पूरा होना चाहिए। वे उस वचनके पालनकी जिम्मेदारी सारे राष्ट्रकी 
मानते हे और उसके किसी भी अंशके पालन न किये जानेको ब्रिटिश साम्राज्य 
द्वारा किया गया घोर विश्वासघात मानते हे। वे कहते हे कि यदि विश्वासधातके 
आरोपका कोई अकादय उत्तर है तो वह दिया जाना चाहिए और प्रधान मन्त्री अपने 
वचनोंका पालन करें या न करें पर जो वचन वे राष्ट्रकी ओरसे देते हें उसे तोड़तेका 
उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अंतर्मे वे कहते हे कि यह बात अविश्वसनीय मालूम 
होती है कि ऐसे वचनोंका पालन अक्षरद: और अथंश: पूरी तरह नहीं किया गया। 
वे आगे कहते हें: “मुझे सकारण विश्वास हैं कि मेरे इन विचारोंसे मन्त्रिमण्डलके 
सभी प्रमुख सदस्य भी सहमत हेँं।” 
मुझे सन्देह हैं कि शायद श्री केंडलरकों मालम नहीं है कि इंग्लेंडमें आजकल 
क्या हो रहा है। श्री पिक्थॉलने' “न्यू एज” में लिखा है: 
टर्कोकि साथ युद्ध-विश्वान्ति सन्धि हुए बहुत दिन बीत गये, पर अभीतक 
आर्मोनियावालों के कत्लेआमकी जाँच करनेके लिए निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय जाँच 
फमेटी नहीं बिठाई गई। यद्यपि टर्कीकी सरकारने ऐसी जाँचकी माँग भी की 
है पर आर्मोनियाके संगठनों और पक्षधरोंने ऐसी माँगकों सुननेसे यह कहकर 
इनकार कर दिया कि ब्राइस ओर लेपसन्सकी रिपोर्ट ट्कीको वोषी ठहरानेके लिए 
काफी हैं।' दूसरे दब्दोंमें उनके खयालसे केवल सुहुईके बयानपर ही फंसला 
कर दिया जाये। गत वर्ष स्मरना में हुई दुखद घटनाओंकी जाँच करनेवाले 
सित्र-राष्ट्रोंके आयोगने यूनानियोंके दावेके' विरुद्ध रिपोर्ट दी। इसलिए वह रिपोर्ट 
यहाँ इंग्लेंडमें प्रकाशित नहीं की गई है, यद्यपि अन्य राष्ट्रोमें बह काफी पहले 
जनताके हाथोंमें पहुँच गई है। 


१. २६ फरवरी, १९२० को कॉमन्स-सभामें छॉयड जोंजेने घोषणा की थी कि “जनवरी १९१८ को 
दिया गया वचन सभी दलसे परामशे करनेके बाद दिया गया था. , . वह स्पष्ट, वगैर शर्तोंका और 
सुविचारित था. . . उस वक्तब्यका भारतमें बह प्रभाव पढ़ा कि उसी क्षणते वहाँ भरती बहुत अधिक 
संख्यामें बढ़ती गई । 

२. मार्माड्थूक पिक्योंल, पत्रकार एवं उपन्यासकार;- बॉम्बे क्रॉनिकछके सम्पादक; निकय्यूवैकी 
उन्हें समीपसे और गद्दरी जानकारी थी । 

३. अंतमें मित्र-राष्ट्रों द्वारा परित्यक्त आर्मीनिया २५ नवम्बर, १९२० को सोवियत गणतंत्रमें 
चला गया । 


४. १० मई, १९१९ को ग्रीक फोज स्मरना भेजी यह थी और सेकड़ों तुर्कों नागरिकोंका कल्लेआम 
किया गया था । 
५. अक्तूबर १९१९ में मित्र-राष्टूकि जरू-सेनाथ्यक्षोंकी रिपोटमें (जो सरकारने दवा दी ) स्मरनामें 


फौजोंके जानेकी पूरी तरद्द निन्‍दा की गई और ओक लोगोंको छट़मार, आगजनी व हत्याका अपराधी घोषित 
किया गया था । 


खिलाफत : श्री केंडलरकी खुली चिट्ठी ५०२१ 


इसके बाद उन्होंने यह दिखलाया है कि अपने उद्देश्यकी सिद्धि और अपने मतके 
समर्थनके लिए आर्मीनिया तथा यूतानके एजेंट कैसे पैसेको पानीकी तरह बहा रहे हें। 
वे कहते हे: 
घोर' अज्ञान तथा कपटपुर्ण झूठका यह संयोग ब्रिटिश राज्यके लिए आसन्न 
विपत्तिका कारण सिद्ध हो सकता है। 
अंतमें वे कहते हें: 
जो राजा और प्रजा अपनी नीतिके आधार-रूपमं और विदेश नीतिके 
आधारके रूपमें तथ्यके मुकाबले प्रचारकों अधिक पसन्द करते हे वे मानो अपनेको 
खुद ही दोषी घोषित करते हूँ। 


इस अवतरणको मेंने यह दिखानेके लिए उद्धुत किया है कि वर्तमान ब्रिटिश 

नीति छलपूर्ण प्रचारसे दृषित हो गई है। लन्दन क्रॉनिकल ने लिखा है कि १७वीं 

सदीर्में टर्की साम्राज्यका विस्तार एशिया, आफ्रिका और यूरोपमें २० छाख वर्गमीलसे 

भी ज्यादा था, वही इस सन्धिकी शर्तोकि अनुसार अब घटकर प्राय: १,००० वर्गमीरू 
ही रह गया है। उसने लिखा है: 

यूरोपीय टर्कों अब केवल लेन्ड्स ऐंड और तामारके बीच समा सकता है 

और कॉनवाल प्रदेदका क्षेत्रफल उससे बड़ा है। यदि तु्कोन जर्मनीका साथ न॑ 

दिया होता तो आज पूर्वी बाल्कनकी कससे-क्म ६० हजार वर्गंमील भूमि 
उसके अधीन अवद्य होती। 


मुझे नहीं मालम कि ऋॉनिकल का मत आम तौरपर माना जाता है या नहीं। 
टर्की साम्राज्यको दण्ड देनेके लिए उसे इस तरह काटकर छोठा किया गया है अथवा 
इसलिए कि यह न्यायोचित है? यदि तुकोंने जमंतीका साथ देनेकी भूल न' की होती 
तो भी क्या मेसोपोटामिया, अरब, आर्मीनिया और फिलिस्तीनके लिए राष्ट्रीयताका 
सिद्धान्त लागू किया गया होता! * 

जो लोग श्री कंडलरसे सहमत हे उन्हें में याद दिलाना चाहूँगा कि श्री लॉयड 
जॉजने भारतकी जनताकों जो वचन दिया था वह इस खयालसे नहीं दिया था कि 
रंगह्टोंकी भरती और उनका भेजा जाना जारी रहेगा। ऐसा बताया जाता है कि 
अपने कथनके औचित्यकों सिद्ध करते हुए श्री लॉयड जॉजेन कहा था: 


मेरे इस कथनका प्रभाव यह पड़ा कि उसी समयसे भारतवर्षमें रंगरूटोंकी 
भरतीमें काफी वृद्धि हुईं। वे सभी रंगरूट मुसलमान नहीं थे, पर उनमें मुसलमान 
बहुत थे। अब हमसे यह कहा जाता है कि मेरा यह प्रस्ताव तुकोके लिए 
था। पर तुकोंने उसे अस्वीकार कर दिया और इसलिए अब हम उससे पूरी 
तरह मुक्त हें। लेकिन बात एसी नहीं है। लोग प्रायः यह भूल जाते हें कि 
हमारा दुनियामें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादीवाला साम्राज्य है। इसकी एफ 


१. कॉमन्स सभामें २६ फरवरी, १९२० को । 


५०२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


चौथाई प्रजा मुसलमान है। संकटके समय इन लोगोंकी भाँति उत्कट राज- 
भक्ति और तत्परतासे साम्राज्ययी सहायता किसी औरने नहीं की। “हम लोगोंने 
उन्हें गम्भीर वचन दिया और उन्होंने उसे भरोसेके साथ स्वीकार कर लिया।* 
अब वे उस वचनका पालन न होनेंकी आहंकाके कारण परेशान हें। 


उस प्रतिज्ञाका अथे कैसे और कौन लगाये ? भारत सरकारने स्वयं उस प्रतिज्ञाका 
क्या अर्थ लगाया ? उसने इस दावेका जोरदार समर्थन किया या नहीं कि मुसलमानोंके 
पवित्र क्षेत्रोंपर नियंत्रणका पूर्ण अधिकार खलीफाके हाथमें हो? क्या भारत सरकारने 
ऐसा कुछ कहा कि अपने वचनकी रक्षा करते हुए भी जजीरत-उल-अरबका पूरा हिस्सा 
खलीफाके प्रभाव-क्षेत्रसी लिया जा सकता है और संरक्षणके लिए मित्र-राष्ट्रोंकी सौंपा 
जा सकता है? यदि सन्धिकी शर्ते बिलकुल वसी हें जैसी कि होनी चाहिए थीं तो 
फिर भारत सरकार मुसलूमानोंके साथ सहानुभूति क्‍यों प्रगट कर रही है? वचनोंके 
विषयमें इतना ही कहना है। में यह भली-भाँति समझा देना चाहता हूँ कि मेरे बारेमें 
किसीको यह भ्रम नहीं होता चाहिए कि इस मामलेकी मेरी वकारूतका सारा दारोम- 
दार श्री लॉयड जॉर्जजी इस घोषणापर ही है। मेने इसीलिए उसके सम्बन्धर्मं समझ- 
बूझकर “ प्राय: ” शब्दका प्रयोग किया है। वह एक महत्त्वपूर्ण विशेषण है। 

श्री केंडलर ऐसा संकेत करते मालम' होते हें कि मेरा अभिप्रायः खिलाफतके 
मामलेमें न्याय करानेके सिवा और कुछ भी है। उनका खयाल सही है। न्याय' प्राप्त 
करना, अवश्य ही में जो कुछ चाहता हूँ, उसकी आधारशिला है और यदि मुझे यह 
विदित हो जाये कि इस सम्बन्धर्में न्‍्यायकी मेरी धारणा गलत है तो में तुरन्त वापस 
सही रास्तेपर चलनेकी हिम्मत भी दिखाऊँगा। लेकिन में कुछ और भी चाहता हें; 
भारतके मूसलमानोंके इतिहासके इस संकटकालमें उनकी सहायता करके में उनकी 
मेत्री प्राप्त करना चाहता हँँ। इसके अतिरिक्त, यदि में मुसलमानोंकों अपना साथी 
बना सका तो मुझे आशा है कि में ब्रिदेननों पतनके उस मार्गेसे हटा लँगा जिसकी 
ओर मेरी समझमें उसके प्रधान मन्त्री उसे लिये जा रहे हें। में समस्त भारत और 
ब्रिटिश साम्राज्यकों यह दिखला देना चाहता हूँ कि यदि जनतामें आत्मत्यागकी अमुक 
क्षमता हो तो अंग्रेजों और भारतीयोंके बीच कटुताके बीज बोये या कटुताकी भावनाकों 
कोई बढ़ावा दिये बिना, पूर्ण शान्तिमय तथा पवित्र तरीकोंसे ही न्याय प्राप्त हो सकता 
हैं, क्योंकि मेरे तरीकोंका अस्थायी प्रभाव चाहे जो हो, परल्तु में उन्हें इतना समझता 
हैँ कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे और केवल वे ही ऐसे तरीके हें जिन्हें अपनाकर 
चलतेसे दोनों पक्षोंके बीच कट्ताकी कोई स्थायी भावना नहीं आ सकती। वे घृणा 
और असत्यके दोबोंसे मुक्त हें, उनमें तात्कालिक लछोभके लिए अनुचित साधनोंका 
सहारा लेनकी बात नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-५-१९२० 


२१३- सावरकर-बन्धु 


इस समय मेरी यह उत्कद अभिलाषा है कि मेरी प्रजा और जो लोग 
मेरी सरकारके लिए जिम्मेदार हें उनके बीच, जहाँतक सम्भव हो, कदुताका 
एक-एक निशान मिंट जाये। जिन छोगोंन राजनीतिक प्रगतिके लिए उतावले 
होकर अतीतमें कानून तोड़े थे, उन्हें अब भविष्यमें कानूनका पालन करना 
चाहिए। जिन लोगोंपर इ॥न्ति-सुव्यदस्था! कायम रखनकी जिम्मेदारी है उन्तके 
लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कीजिए जिससे वे उन ज्यादतियोंकी याद भूल सकें 
जिनकी रोक-थासके लिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी है। एक तय युगका शुभारम्भ 
हो रहा है। इसका प्रारम्भ मेरी प्रजा और मेरे अधिकारियोंके बीच एक ही 
उद्देश्यके लिए मिल-जुलकर काम करनके सम्मिलित संकल्पके साथ हो। इसलिए, 
में अपने वाइसरायको निर्देश देता हूँ कि वे मेरे नामपर और मेरी ओरसे राज- 
नीतिक अपराधियोंके साथ, सार्वजनिक सुरक्षाका खयाल रखते हुए जहाँतक ठीक 
लगे वहाँतक, राजानुकम्पाका प्रयोग करें। में चाहता हूँ कि वे इसी शर्तेको 
ध्यानमें रखते हुए उन लोगोंको इस राजानुकस्पाका राभ दें, जो राज्यके विरुद्ध 
या किसी विशेष कानून या आपत्कालीन' कानूनके अन्तर्गत अपराध करनके 
कारण कारावास भोग रहे हों या उस कारणसे जिनकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध 
लगा हुआ हो। मुझ विश्वास है कि जिन लोगोंको इस उदारताका राभ मिलेगा 
वे अपने भावी आचरण द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करेंगे और मेरी सारी प्रजा 
ऐसा आचरण करेगी जिससे भविष्यमें ऐसे अपराधोंसे सम्बन्धित कानूनोंपर अमल 
करनेकी जरूरत ही ते पड़े। -- शाही घोषणा 
जिस घोषणापत्रसे उपर्युक्त उद्धरण लिया गया है वह पिछले दिसम्बर मासमें 
प्रकाशित हुआ था। भारत सरकार और प्रान्तीयः सरकारोंन इस सम्बन्धर्में जो कारें- 
वाई की उसके परिणामस्वरूप उस' समय कारावास भोग रहे बहुत-से लछोगोंकी राजानु- 
कम्पाका लाभ प्राप्त हुआ है। छेकिन कुछ प्रमुख “ राजनीतिक अपराधी” अजब भी 
नहीं छोड़े गये हें। इन्हीं लोगोंमें में सावरक'र-बन्धुओंकी गणना करता हूँ। वे उसी 
मानेमें राजतीतिक अपराधी हैं जिस मानेमें, उदाहरणके लिए, वे लोग हें जिन्हें पंजाब 
सरकारने मुक्त कर दिया है। किन्तु इस घोषणापत्रके प्रकाशनके आज पाँच महीने 
बाद भी इन दोनों भाइयोंकों छोड़ा नहीं गया है। 
इनमें से बड़ेका नाम है श्री गणेश दामोदर सावरकर। इनका जन्म सन्‌ १८७९में 
हुआ था और इन्हें शिक्षा-दीक्षा मामूली ही मिली थी। सन्‌ १९०८में नासिकमें 
स्वदेशी आन्दोलनमें इन्होंने बहुत प्रमुख हिस्सा लिया। जूत १९०९ में इन्हें खण्ड १२१, 
१२१ (क), १२४ (क) और १५३ (क) के अन्तगंत जायदादकी जब्तीके साथ आजीवन 


५०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देशनिकालेकी सजा दी गईं। अभी वे अण्डमान द्वीप-समूहमें अपनी सजा काट रहे हे। 
इस प्रकार वे ग्यारह सालतक सजा भोग चुके हें। 

खण्ड १२१ वही प्रसिद्ध खण्ड है जिसका उपयोग पंजाबके मुकदमोंके सिलसिलेमों 
किया गया था और जिसका सम्बन्ध “राजाके विरुद्ध लड़ाई छेड़न से है। इसके 
अन्तर्गत जो कमसे-कम सजा दी जा सकती है वह है जायदादकी जब्तीके साथ 
आजीवन देश-निकाला। १२१ (क) भी इसी तरहका खण्ड है। १२४ (क)का सम्बन्ध 
राजद्रोहसे है। खण्ड १५३ (क) का सम्बन्ध बोलकर, लिखकर या अन्य किसी प्रकारसे 
शब्दों द्वारा” विभिन्न वर्गोके बीच वेर-भाव उत्पन्न करनेसे है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि (बड़े) सावरकर महोदयपर लगाये गये सभी आरोप सावंजनिक ढंगके थे। 
उन्होंने कोई हिस्तात्मक कार्रवाई नहीं की थी। वे विवाहित थे, और उनके दो लड़- 
कियाँ ९ जिनका देहान्त हो चुका हैं। उनकी पत्नीकी मृत्यु भी अभी अठारह मास 
ख़्हु 

दूसरे भाईका' जन्म सन्‌ १८८४ में हुआ था। वे काफी समयतक हब्दनमें रहे, 
और वहाँ उनकी जो गतिविधियाँ रहीं, उन्हींके कारण उन्हें अधिकांश लोग जानते 
हैं। पुलिसकी निगरानीसे भाग निकलनेकी उनकी सनसनी फैला देनेवाली कोशिश और 
जहाजके झरोखेसे उनका फ्रांसीसी समुद्र्में कूद पड़ना-' इन बातोंकी याद जनताके 
मनमें अब भी ताजा है। उनकी शिक्षा फर्ग्युसन कालेजमें हुई, लन्दनमें उन्होंने अपना 
अध्ययन समाप्त किया और बेरिस्टर बन गये। सन्‌ १८५७ के सिपाही विद्रोहपर उन्होंने 
एक पुस्तक भी लिखी, जो जब्त कर ली गई है। सन्‌ १९१० में उनपर मुकदमा चलाया 
गया और २४ सितम्बर, १९१०को उन्हें वही सजा दी गई जो उनके भाईको दी गई 
थी। सन्‌ १९११ में उनपर छोगोंकों हत्याके लिए उकसानका आरोप छगाया गया। 
लेकिन इनके विरुद्ध भी किसी प्रकारकी हिंसाका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। ये 
भी विवाहित हे और १९०९में इनके एक लड़का भी हुआ। इनकी पत्नी अभी 
जीवित है। 

इन दोनों भाइयोंने अपने राजनीतिक विचार स्पष्ट कर दिये हें और दोनोंने 
कहा है कि उनके मनमें किसी प्रकारके क्रान्तिकारी इरादे नहीं हें और अगर उन्हें 
मृक्‍त कर दिया गया तो वे सुधार-कानूनके' अधीन काम करना पसन्द करेंगे, क्योंकि 


१. विनायक दामोदर सावरकर (१८८४-१९६६ ); प्रमुख क्रान्तिकारी जो भागे चलकर अखिल 

भारतीय हिन्दू मद्दासभाके प्रमुख नेता हुए । 
पहाँ उन्होंने भारतकी स्वतन्त्रताके लिए एक आन्दोलन चकाया, जो एक समयमें ऐसी अवस्थामें 

पहुँच गया कि श्री सावरकर पेरिंससे भारतकों बन्दूका भादि भेजने छग गये थे । 

३. मार्सेल्ज बन्दरगादके पास जुलाई १९१० में, जब उन्हें १८८१ के भगोड़े अपराधी अधिनिषमके 
अन्तगँत इंग्लेंडले पकड़कर भारत लाया जा रहा था । 

४. नासिकके कलक्टर श्री ए० एम० टी० जेक्सनकी दत्याके सिलसिलेमें उनपर यह आरोप लगाया 
गया हे कि जिस पिस्तौछसे जेक्सनको हत्या की गईं वद्द सावरकर द्वारा लन्दनसे भेजी गईं पिस्तौहोंमें से 
एक थी | 


७५. सन्‌ १९१९ का भारत सरकार भषिनिषम । 


सावरक र-बन्धु ५०५ 


उनका खयाल है कि इन सुधारोंसे लोगोंके लिए इस तरह काम करना सम्भव हो 
गया है' जिससे भारतकों राजनीतिक दायित्व प्राप्त हो सके। दोनोंने स्पष्ट शब्दोंमें बता 
दिया है कि वे ब्रिटिश सम्बन्धोंसे मुक्त नहीं होना चाहते। इसके विपरीत, उन्हें लगता 
है कि भारतको किस्मत ब्रिटनके साथ रहकर ही सबसे अच्छी तरह' गढ़ी जा सकती 
है। किसीन भी उनके खरेपन या ईमानदारीमें सन्देह नहीं किया है, और मेरा खयाल 
है कि उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हे, उन्हें ज्योंका-त्यों सही मान लेना चाहिए। 
और मेरे विचारसे जो बात इससे भी बड़ी है वह यह कि आज' बेखटके कहा जा 
सकता है कि इस समय भारतमें हिंसावादी विचार-धाराके अनुगामियोंकी संख्या नगण्य 
है। अब इन दोनों भाइयोंकी स्वतन्त्रतापर आगे रोक लगाये रखनेका एकमात्र कारण 
'सावंजनिक सुरक्षाकों खतरा” ही हो सकता है, क्योंकि महामहिमने वाइसरायको राज- 
नीतिक अपराधियोंके प्रति, सावेजनिक सुरक्षाका खयारू रखते हुए जहाँतक ठीक छगे 
वहाँतक, राजानुकम्पाका प्रयोग करनेका दायित्व सौंपा है। इसलिए मेरे विचारसे अगर 
इस बातका पूरा प्रमाण सामने न हो कि इन दोनों भाइयोंको छोड़ देना राज्यके 
लिए खतरताक सिद्ध हो सकता है तो वाइसराय इन्हें छोड़नेके लिए बँधे हुए हें। इसके 
अलावा ये दोनों पहले ही काफी समयतक सजा भोग चुके हें, इनके शरीर भी 
काफी छीज गये हें और इन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी' स्पष्ट कर दिये हैं। 
सावेजनिक सुरक्षा-सम्बन्धी शर्तें प्री हो जानकी स्थितिमें इन दोनों भाइयोंको' छोड़ 
देना वाइसरायके लिए, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसे ध्यानमें रखते हुए, उतना 
ही जरूरी है जितना कि न्यायाधीशोंके लिए, उनकी न्यायिक हैसियतके खयालसे, इन दोनों 
भाइयोंपर कानूनमें विहित न्यूनतम दण्ड देना जरूरी था। अगर उन्हें आगे कुछ 
समयके लिए भी कंदमें रखना हैं तो उसका औचित्य' ठहराते हुए एक पूरा वक्तव्य 
जारी करना जनताके प्रति उनका कत्तेव्य है। 

यह मामला भाई परमानन्दके मामलेसे न अच्छा हैं और न ब्रा, और पंजाब 
सरकारकी. कृपासे वे काफी समयतक कारावास भोग लेनेके बाद अब छोड़ दिये 
गये हें। अगर हम इस आधारपर इस मामलेकों सावरकर-बन्धओंके मामलेसे अलूग 
करके देखना चाहे कि भाई परमानन्दन अपनेको बिलकुल निर्दोष बताया तो यह 
भी ठीक नहीं होगा। जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, सभी समान रूपसे अपराधी थे, 
क्योंकि सभीको सजाएँ दी गई थीं। और राजानुकम्पाका लाभ केवल सन्दिग्ध मामलों- 
में ही नहीं देना है, बल्कि उन मामलोंमें भी देना है जिनमें अपराध पूरी तरह 
सिद्ध हो गया है। शर्तें केवल ये हे कि अपराध राजनीतिक हो और राजानुकम्पाके 
प्रयोगका परिणाम, वाइसरायके विचारमें, ऐसा न हो जिससे सार्वजनिक सुरक्षा 
खतरेमें पड़ जाये। ये दोनों भाई राजनीतिक अपराधी हैं, इसमें तो कोई सन्देह हो 
ही नहीं सकता। और जहाँतक सर्वसाधारणको मालूम है, सावंजनिक सुरक्षाकों भी 
कोई खतरा नहीं है। वाइसरायकी कौंसिलमें ऐसे मामलोंके सम्बन्धर्में प्रइन पूछने- 
पर बताया गया कि य विचाराधीन हों। लेकिन उनके भाईको बम्बई सरकारने इस 
आशयका उत्तर भेजा है कि उनके सम्बन्धर्में आगे कोई स्मृतिपत्र वगैरह स्वीकार 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


नहीं किया जायेगा और श्री मॉण्टेग्युन कामन्स सभामें बताया हैं कि भारत सरकार- 
के विचारसे उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस मामलेको इतनी आसानीसे 
ताकपर नहीं रख दिया जा सकता। जनताकों यह जाननेका अधिकार है कि ठीक- 
ठीक वे कौन-से कारण हे जिनके आधारपर राज-घोषणाके बावजूद इन दोनों भादयों- 
की स्वतन्त्रतापर रोक रूगाई जा रही है, क्‍योंकि यह घोषणा तो जनताके लिए 
राजाकी ओरसे दिये गये ऐसे अधिकार-पत्रके समान है जो कानूनका जोर रखता है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-५-१९२० 


२१४. एक दुःखद मासला 


सर्वश्री रतनचन्द और बुग्गाके परिवारोंसे हमें निम्नलिखित तार मिला है :--- 


बुगगा और रतनकों अंडमान निर्वासनका हुक्‍्स। बुग्गाको दस वर्षसे आँत 
उतरने और बवासीरकी बीमारी है। उनकी शल्य-चिकित्सा भी हो चुकी है। 
रतनकी अवस्था ४० वर्षसे अधिक है, इसलिए जेल मेनुएलकी धारा ७२१ के 
अनुसार उसे अंडमान नहीं भेजा जाना चाहिए। 


पाठकोंकों स्मरण होगा कि अन्य अभियुक्तोंके साथ इनकी अपील प्रीवी कौंसिलमें 
की गई थी जो प्राविधिक आधारपर खारिज कर दी गई है। पण्डित मोतीलाल 
नेहरूने इनके मामलोंकी छानबीन की है और दिखाया है कि वे उन लोगोंसे अधिक 
अपराधी नहीं हे जो रिहा कर दिये गये हें। परन्तु कुछ अभियुक्त जिन्हें पहले 
फाँसीका दण्ड सिला था और जिनका वह दण्ड बादमे कंदकी सजामें बदल दिया 
गया था वे अब रिहा कर दिये गये हे। क्या कारण हैं कि इन दो अभियुकतोंकों 
उनसे अलूग किया गया है? क्या वह अपीलके कारण हुआ है? यदि उन्होंने अपील 
न की होती या ऐसा कहें कि किसी उदार वकीलने दया करके अनेक कठिताइयोंके 
बावजूद उनके मुकदमेकी पैरवी न की होती तो उन्हें फाँसीपर चढ़ा ही दिया गया 
होता। पंजाबके छोटे छाठ उदार-विवेकका परिचय' देते हुए उन छोगोंमें से अनेकोंको 
रिहा कर रहे हे जिन्हें विगत अप्रैल तथा जूनके बीचमें यातनाएँ भोगनी पड़ी थीं। 
प्रीवी कौंसिलमें अपील खारिज होने के बाद यदि वे चाहते तो सर्वश्री बुग्गा व 
रतनचन्दको फाँसीपर चढ़ा सकते थे फिर भी यह सच है कि बड़े लाटन फाँसीका 
दण्ड घटाकर कालेपानीका दण्ड कर दिया है। परन्तु मेरा निवेदन हैं कि यदि सम्राट्‌- 
की घोषणाको पूर्णतः कार्यान्वित करना है तो सर्वश्री बुगगा और रतनचन्द रिहाईके 
हकदार है। राज्यके लिए वे लोग लाला हरकिशनलाल, पं० रामभजदत्त चौधरी आदि 
लोगोंसे' अधिक खतरनाक नहीं हें। हालाँकि रिहाईकी दृष्टिसे उनका मामछा काफी 


ञ 


१, देखिए “ अमृतसरकी भपीकें ”, ३-३-१९२० । 


पत्र : मंगलदास पारेखको ५०७ 


३५. 


मजबूत है परन्तु फिलहाल में उनकी रिहाईके लिए नहीं कह रहा हूँ। में तो सिर्फ 
उन्हें पंजाबमें ही रखनेकी बात कह रहा हूँ और यदि वे बाहर भेज दिये गये हें, 
तो किसी और कारणसे न' सही, इन बेचारोंकी दुखिया स्त्रियोंकी अवस्थापर ही दया 
करके उन्हें पंजाब लौटा लानके लिए कह रहा हूँ। जनताकों ऐसा सोचनेका अवसर 
ते दिया जाये कि मौजूदा सरकारके कार्य विचार और न्यायके उच्च सिद्धान्तोंकी 
प्रेरणासे नहीं, भय या उनकी उपयोगिताके कारण किये जाते हें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २६-५-१९२० 


२१५. पत्र: मंगलदास पारेखकों 


२६ मई, १९२० 

सुज्ञ भाईश्री मंगलदास, 

कल हम किसी निर्णयपर' नहीं पहुँच सके, इसका मुझे दुःख है। मुझ तो प्री- 
पूरी आशा थी। मेंने आपको बताया था कि अम्बालाल भाईके साथ तो मेने परामझों 
कर लिया है। उसका सार यह है कि जो मिलें उनका साथ देंगी उनके वार्प-पीसस ' 
को हर पखवाड़े [सप्ताह ? | तेरह रुपये दिये जायेंगे और प्रति सप्ताह आठ आने 
बोनस | यह भाव ३४० से ३८० तकुवोंतक के लिए है। ३४० के अन्दर-अन्द रके तकुओंका 
भाव रु० १२-१२-० है तथा ३८० से ऊपर होनेपर रु० १३-४-० भाव होगा। वेफ्ट- 
पीससे का रु० १३-८-० निद्दितत हुआ है। डॉफसे का रु० ९-४-० और बोनस 
चार आना है। आधे समयके लिए काम करनेवालेके लिए रु० ५-०-० निश्चित हुए है। 

काम करनेका समय दस घंटे निश्चित हुआ है। उपर्युक्त दरे भी दस घंटेके हिसाब- 
से ह. और जबतक ७५ प्रतिशत मिलें नहीं आ मिलतीं तबतक दस घंटेकी बातपर अमल 
नहीं किया जायेगा। जमानतके तौरपर जो रकम जमा कराई जाती है वह दस 
दितकी मजदूरीसे' ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य-मुख्य बातें हे। अब भी में 
आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन सिद्धान्तोंको स्वीकार करें और दूसरोंकों स्वीकार 
करनेके लिए कहे। में मानता हूँ कि इतना बिलकुल उचित है। 


श्री मंगलदास गि० पारेख 
अहमदाबाद 


गुजराती प्रति (एस० एन० ७०४४) की फोटो-नकलसे | 


१. मिल-मालिकों और मिल-मजदूरोंके बीच जो झगड़ा चल रहा था उसके समझौतेकी शत्तकि बारेंमें। 


२१६. प्रस्तावना: “ स्वदेशी धर्म की 


बम्बई 
भीमसेती एकादशी [२८ मई, १९२० ] 


इस निबन्धकी प्रस्तावना लिखना मेरे वशकी बात नहीं है, क्योंकि हेखक' मेरे 
मित्र हैं। निबन्धके विषयमें में इतता ही कह सकता हूँ कि इसमें उल्लिखित विचार 
स्वदेशी धर्मको शोभान्वित' करनेवाले हे और मेरी इच्छा है कि उनके इन विचारोंका 
हिन्दुस्तानके लोग पूरा-पूरा उपयोग करें। 


। मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
स्वदेशी धर्म 


२१७. पागलपतन्त 


में कह चुका हूँ कि असहकार आदि उग्र शस्त्रका प्रयोग करते समय हमें घेयेसे काम 
लेना सीखना चाहिए। यदि हम उसका उपयोग करते हुए कोधसे काम लें तो बड़ा नुकसान 
हो जाये। सरकार ग्स्सेमें आ जाये तो हम उसे भी सहन करें, यही उचित है। जब-जब 
राज्य-सत्ताके हाथों अन्याय होता है तब-तब लगभग वह यही चाहती है कि जनता 
उत्तेजित हो जाये और खून-खराबी हो। यदि जनता उस फंदेम फेस जाती हैं तो 
उसका ध्यान उपर्युक्त अन्यायसे हटकर अद्यान्ति मचानेकी ओर चला जाता है। फिर 
खून-खराबी करनेवालोंको दबानेके लिए राजा और प्रजा एक हो जाते हैँ और मूल 
बात, अन्यायको भुला दिया जाता है। अथवा जिस समय जनता अन्यायके विरुद्ध आन्दो- 
लन करती है उस समय राज्याधिकारी उस आन्दोलनको दबानेका भारी प्रयत्न करते 
हे और किये गये अन्यायको छिपाने में विवेक-बुद्धिका अतिक्रमण कर जाते हैं। परिणाम- 
स्वरूप अन्यायके विरुद्ध किये जानेवाले आन्दोलनकों दबानेकी कोशिशमें वे पागल हो 
जाते हैं। 

मुझे लगता है कि हमारी सरकार ऐसे पागलपनका शिकार हो गई है। पंडित 
मोतीलाल नेहरूको संयुक्त-प्रान्तमें' सब लोग जानते हें। वहाँके गवर्नर उन्हें तीस सालसे 
पहचानते हें। उनके एकमात्र पुत्र जवाहरलाल नेहरू बरिस्टर हें, और वे भी सुप्रसिद्ध 
हैं। वे अपने पिताकी, उनके धन्धे तथा सावंजनिक जीवनमें पूरी-पूरी मदद करते हूँ। 

१. दत्तात्रेय बालकृष्ण काढेलकर (१८८७५- ); काकासाहबके नामसे प्रसिद्ध; १९१०से गांधीजीके 


सदबोगी; पद पुस्तिका सत्याग्रह आश्रमके स्वामी आनन्द द्वारा १९२० में प्रकाशित की गईं थी । 
२, अब उत्तर प्रदेश । 


पागलपन ५०९ 


सयुक्त प्रान्तमों समीको मालूम है कि श्री जवाहरलाल नेहरूकी माता हमेशा अस्वस्थ 
रहती ह। उनकी धर्मपत्नीकी तबीयत भी इस समय बहुत खराब है। नेहरू-परिवार 
समय-समयपर गर्मियोंमें हवा-परिवर्तनके लिए मसूरी जाता है। इस बार, ऊपर बताई 
गई बीमारीके कारण मसूरी जानेकी विशेष आवश्यकता थी। जब यह निश्चय हुआ 
तब यह बात उनके ध्यानमें भी न थी कि अफगानी-शिष्टमण्डलके प्रतिनिधि भी मसूरी 
जानवाले है, और जिस स्थानपर उन्हें ठहरना था उसी स्थानपर ये लोग भी 
ठहरनवाले हें। तथापि मसूरीमें ठहरनेकी अधिक व्यवस्था न होनेके कारण नेहरू परिवार 
तथा अफगानी-हशिष्टमण्डलके प्रतिनिधियोंकोी एक ही स्थानपर जगह मिली। दोनों 
एक ही जगह रहें, यह सरकारी अधिकारिकों बरदाइत नहीं हुआ। इतना होनेपर भी 
स्थिति कुछ ऐसी थी कि श्री जवाहरलाल नेहरूपर एकदम दबाव नहीं डाला जा सकता 
था, इससे पुलिस सुपरि्टेन्डेल्टन उन्हें बुलाकर कहा कि---यदि आप यह आश्वासन 
देंगे कि आप इन प्रतिनिधियोंके साथ बोलचाल भी नहीं रखेंगे तो आपको मसूरीमें 
रहने दिया जायेगा। जिस व्यक्तिको आत्मसम्मान प्रिय है वह व्यक्ति ऐसी जमानत 
क्यों दे? भले ही प्रतिनिधियोंके साथ कोई व्यवहार न हो, श्री जवाहरलाल पन्द्रह दिन- 
तक मसूरीमें रहकर भी इन प्रतिनिधियोंके साथ एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन 
स्वेच्छया बिना-किसी प्रसंगके किसीके साथ न बोलना एक बात है और किसीके दबावमें 
आकर अमृक व्यक्तिके साथ न बोलनेकी प्रतिज्ञा करना दूसरी बात है। इसीसे श्री 
जवाहरलालने ऐसा आश्वासन देनेसे इनकार कर दिया। इसपर उन्हें तुरन्त ही मसूरी 
छोड़ देनेका आदेश दिया गया। श्री जवाहरलालने अधिकारीकों सही स्थितिसे अवगत 
करा दिया था, अपनी कठिनाइयोंकी चर्चा भी की थी लेकिन | उनकी | मृहिकलोंसे 
अधिकारियोंकोी क्‍या लेना-देना हो सकता है? 

यदि राजा अपनी रेयतके कमजोरसे-कमजोर अंगकी मृश्किलोंका ध्यान रखे तो 
वह रामराज्य' कहलाये, प्रजातन्त्र कहलाये। आधुनिक युगर्म किसी भी प्रजातन्त्र राज्यसे 
--फिर चाहे वह अंग्रेजी हो चाहे भारतीय, ईसाई, मुसलमान अथवा हिन्दू -- ऐसी 
आशा नहीं की जा सकती। जिस यूरोपका अनुकरण करनेके लिए हम अधीर हो 
गये दीख पड़ते हे वह यूरोप भी पशुबरकूकी अथवा पशुबलके मुकाबले बहुमतकी पूजा 
करता हैं और बहुमतवाले भी हमेशा अल्पसंख्यकोंकी रक्षा करते हों सो बात नहीं। 
सामान्यतया आम विषयोंमें बहुमतके न्‍्यायकों लौकिक न्याय कहा जा सकता है, लेकिन 
शुद्ध न्याय तो सब लोगोंके कल्याणमें ही हो सकता है। इसलिए जहाँ दुबंलसे-दुर्बल 
व्यक्तिकी भी प्री-पूरी रक्षा की जाती हो और उसके अधिकारोंको भी पूरा-पूरा 
संरक्षण दिया जाता हो वह शुद्ध प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। प्रजातन्त्रका अर्थ 
बहुमत द्वारा शासन नहीं बल्कि उसका अर्थ है कि उससे जनताके छोट्से-छोटे अंगका भी 
पोषण हो। इस समय हम अपनी सरकारसे ऐसे न्याय और ऐसे पोषणकी अपेक्षा नहीं 
कर सकते। लेकिन सरकारने जो कदम उठाया है वह तो निरा पागरूपन है, ऐसा 


१, जवाहरलाल नेदरुूको मयूरीसे चढे जानेका जो आदेश दिया गया था, वह जून १९२० को 
वापस छे लिया गधा था । 


५१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कदम उठानेके लिए उसके पास किसी भी ठोस कारणके होनेकी कल्पना नहीं की 
जा सकती। 

यह तो पागलूपनकी एक निशानी हुईं। सिन्धसे जो समाचार मिला हैं यदि वह 
सही है तो जान पड़ता है वहाँके एक डिप्टी कमिइ्तर पागलपनकी अन्तिम सीढ़ीपर जा 
पहुँचे हें। खिलाफतके आन्दोलनको बन्द करवानके उद्देश्यसे वह प्रतिष्ठित सज्जनोंपर 
दबाव डाला करता है, इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि उसने एक प्रतिष्ठित 
सज्जनकों पीठा भी है।' हम उम्मीद करते हे कि बम्बईके गवर्नर महोदय इसकी पूरी 
जाँच करेंगे। लेकिन इस समय तो हमें इस बातपर विचार करना चाहिए कि हमारा 
कत्तंव्य क्या है? अभी तो असहकार [| आन्दोलन | शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब यह 
शरू होगा तब उसे दबानके लिए सरकार, निस्‍्सन्देह जितना हो सकेगा उतना, जोर आज- 
मायेगी। उस' समय वह कितनी बौरा जायेगी इसके बारेम कोई क्‍या कह सकता है? 
ऐसे समय यदि प्रजा निश्चल रह सके, शान्‍्त रह सके और उसकी ओरसे जरा 

खून-खराबी व हो तो जनता बहुत उच्च आसनपर प्रतिष्ठित मानी जायेगी तथा 

खिलाफतके प्रदनका अन्तिम निर्णय हमारे पक्षमें होगा, इस बारेमें मुझे तनिक भी 
सन्देह नहीं हैं। 

असहकार आदि विषयोंपर अन्तिम प्रस्ताव पास करनेके लिए बहुत जल्द ही 
खिलाफत समितिकी बेठक होनेवाली है। बहुत करके तीस' मईकों अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीकी बैठक होनेवाली हैं। उसी समय सम्भवतः काशी अथवा प्रयागमें 
इस कमेटीकी भी बैठक होगी। 


[ गुजरातीसे |] 
नवजीवन, ३०-५-१९२० 


२१८. असहकारमें कंसे ढील होती है? 


“ नवजीवन ” का एक पाठक लिखता है: 

उपर्युक्त पत्रमें जहाँ-तहाँ प्रयुक्त विशेषण मेंने छोड़ दिये हें। दूसरे आरोप तो 
बहुत हे लेकिन उन्हें [यहाँ] देनेकी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। पत्र लिखनेवाले ने अपना 
नाम भी दिया है; उसे भी में यहाँ नहीं देना चाहता। कदाचित्‌ उसने भी यह पत्र 
मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेनेके लिए लिखा हो। तथापि जो भाग मुझ उद्धत करने योग्य 
लगा उसे में उद्धत कर चुका हूँ। 

जबतक इतने ज्यादा गुस्से तथा वहमसे भरे हुए इक्का-दुक्‍का व्यक्ति भी जनतामें 
हैं तबतक असहकार आदि अमूल्य अस्त्रोंका उपयोग करनेमें दिक्‍कतें आती रहेंगी। 


१. देखिए “ पागलपन ”, २६-७५-१९२० । 

२. कांग्रेस कमेटोकी बेठक ३० मईको बनारसमें हुई थी। इसमें गांधीनीके असहयोग कार्यक्रमके 
सम्बन्धमें विचार करनेके लिए कलकत्तामें विशेष अधिवेशन बुलायें जानेका प्रस्ताव पास किया गया था । 

३. पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । 


असहका रमें कैसे ढील होती है? ५११ 


असहका र-जैसे शस्त्रके उपयोगमें जो तत्त्व निहित है, उसे तो इस पत्र लेखकन समझा ही 
नहीं है। और उसमें मुसलमान भाइयों-जितना धीरज भी नहीं है। मेरी' कल्पनाम 
ऐसी कोई बात ही नहीं है कि असहकार सिर्फ निशस्त्र प्रजाका हथियार हैं। निर्बंड और 
सबल सब उसका उपयोग कर सकते हँं। किन विशेष प्रसंगोंम असहकार धर्म है, यह 
में समझा चुका हूँ। 

इंग्लेडके मन्त्रियोपर जो आरोप लगाये गये हे वे अनुचित हँ। प्रधान' मन्त्रीन इस 
प्रश्नके सम्बन्धर्मं विश्वासघात किया है, यह में मानता हूँ लेकिन सम्पूर्ण ब्रिटिश मन्त्रि- 
मण्डल बेईमान अथवा विश्वासघाती है अथवा भारतके अधिकारी बिलकुल स्वेच्छाचारी 
हैं, ऐसा कमसे-कम में तो नहीं मानता। अंग्रेज प्रजा अथवा अंग्रेज मन्त्रिमण्डल हमारी 
तुलनामें बिलकुल अयोग्य हें और हम गुणोंके भंडार हें, ऐसी मेरी मान्यता नहीं। अंग्रेज 
जनतापर में स्वयं तो मृग्ध हँ। यह जनता बूरवीर, भोले हृदयकी तथा कुछ हृदतक 
ईदव रसे डरनेवाली है, बिलकुल धमंसे विमुख नहीं है। वे लोग जिस तरह पशुबरूकी 
पूजा करते हे उसी तरह आत्मिक बलकों भी पहचानते हँ। इनसे अनक भूलें हुई हें 
किन्तु इन्होंने अनेक पुण्यकर्म भी किये हँ। इस जातिमें सही अर्थोर्मे कुछ योगी हुए 
हैं और वे पूजनीय' हें। उसमें जो योजना-शक्ति है, जो धंये है, जो कला है, वह 
अनुक रणीय' है। उसमें दोष देखनके कारण तथा हिन्दुस्तानके प्रति उसने जो अन्याय! 
किया है उसके कारण में अपनी न्यायवृत्तिकों खोने अथवा दबा देनके लिए तेयार 
नहीं हँ। जिस हृदतक में अंग्रेजोंके अन्यायके विरुद्ध जूझा हूँ उस हृदतक दूसरा कोई 
शायद ही जूझा होगा। लेकित इस जूझनेके पीछे मेरे अन्तरतममें उस जातिके प्रति 
मेरा स्नेहभाव अथवा, मोह कहें तो, मोह निहित है। मेरे विचारसे आत्मिक बलकों 
जितनी जल्दी अंग्रेज पहचानते हे उतनी जल्दी भारतकी जनताकों छोड़कर और किसी 
राष्ट्रग्री जनता नहीं परख सकती तथा मेंने अपने अनेक संघर्ष इसी आधारपर चलाये 
हैं। लेकिन यादि मेरा अनुमान गलत हो, तो भी मेरे लिए परचात्तापका कोई कारण 
नहीं होगा; क्योंकि मेरे किसी भी संघर्षका आधार बाह्य वस्तुपर न होकर उसके 
सम्बन्धर्में अपनाये गये साधनोंकी निर्मेलतापर निर्भर है। सत्यको कालकी' बाधा कभी 
नहीं व्यापती। सत्यमें धीरजको पर्याप्त अवकाश है। सत्यका आचरण करनेवाले को 
[ विज़यके लिए | रुके रहनेमें भयका कोई कारण नहीं होता। 

और फिर नरम दलवालों पर कैसे-कंसे आक्षेप [ लगाए गये हेँं।] ये लोग मात्र 
देशद्रोही तथा खुशामदी हें, यदि जनताका एक बड़ा हिस्सा ऐसा मानता हो तो मुझे 
अवश्य ही निराशा और दुःख हो। में तो दोनों पक्षोंको' देशका हितेच्छू मानता हूँ। 
जिस समय हम सब सोये हुए थे उस समय सुरेन्द्रनाथकी' आवाजसे सारा हिन्दुस्तान 
गूंज रहा था। एक समय ऐसा था कि जब सर दिनशा वाछाके' शब्दोंने बम्बई 


१. राष्टवादी तथा नरमदलीय । 

२. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (१८४८-१९२५); १८९७ तथा १९०२ में कांग्रेस अध्यक्ष; बादमें नरम 
दलके नेताओंमें से एक । 

३. दिनशा ईंदुलजो वाछा ( १८४४-१९३६ ); १८९६-१९०० तक कांग्रेसके संयुक्त सचिव; 
१९०१ में कांग्रेस-अध्यक्ष और बादमें नरम दलके नेताओंमें से एक । 


५१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्रदेशके लोगोंकों हिंला दिया था। ऐसे देशनायकोंको देशद्रोही अथवा खुशामदी कहना 
में पाप ममझता हूँ। उनके बहुत सारे विचार मुझे अब पसन्द नहीं आते। मेरे नये 
अनुभवने मुझे निस्‍्सन्‍्देह नईं बातें सिखाई हैँ। सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके अंग्रेजीके प्रति 
मोह-भावकों में सहन नहीं कर सकता। सर दिनशा वाछाके अर्थंशास्त्रके कुछ 
नियमोंको में ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन इससे उनके प्रति मेरे मनमें जो पृज्यभाव 
है उसमें तनिक भी कमी नहीं आ सकती। उनके द्वारा की गई देशसेवाकों में भूल 
नहीं सकता। और जिस आयूपर वे पहुँच गये हें उसतक में पहुँच सकूँ तथा तब 
भी मेरे मनमें देश-सेवा करनेका उनके जैसा उत्साह बना रहे तो में अपनेकों 
भाग्यशाली समझूंगा। तुलसीदासने लिखा है कि जड़ और चेतन दोनों ही गुण और 
दोषोंसे भरे हें। लेकिन जिस तरह हंस जलरूपी विकारकों तजकर केवल दृूधकों 
ग्रहण करता है, उसी तरह गृुण-दोषका पृथक्करण करके, दोषोंकों त्याग करके सबके 
गुणोंकों ही ग्रहण करना हमारा काम है। हमारे सर्गे-सम्बन्धी और संसार यदि हमारे 
दोषोंको ही देखा करें तो हमारी क्‍या गति होगी? 

में गुजरातकी जनतासे' अवश्य यह अनूरोध करना चाहता हूँ कि उसे इस समय 
जो विषली हवा बह रही है उसका त्याग करना चाहिए। उपर्युक्त पत्र इस हवाका 
सूचक हैं और इसीसे मेने उसे यहाँ उद्धुत किया है। मेरी अपनी मातृभाषा गुजराती 
होनेके कारण, और खास तौरसे गुजरात मेरी जन्म-भूमि होतनेके कारण में यह मानता 
हूँ कि में अपने अच्छेसे-अच्छे विचारोंको जल्दी और आसानीसे गुजरातके सम्मुख पेश 
कर सकता हूँ तथा में जानता हूँ कि गुजरातकी मार्फत उनका प्रचार हिन्दुस्तानमें हो 
सकता है। इस समय जो जहरीली हवा बह रही है उससे गुजरात और हिन्दुस्तान 
मृकत रहें-- ऐसी मेरी उत्कट अभिलाषा है। वे मुक्त रह सकते हें, यह बात में 
आजीवन मानता रहूँगा। सत्यरूपी सुगन्धमय पवनका तुरन्त प्रसार करनेमें जो देर हो रही 
है उसके कारणको मे्त सूचित कर ही दिया है। वह कारण यह जहरीली हवा ही है। 
अंग्रेजोंके प्रति क्रीोध करके, मनुष्य-जातिके प्रति अविश्वास रखकर, एक-दूसरे पक्षपर 
दोषारोपण करके, परस्पर तिरस्कार-भाव रखकर देशका उद्धार नहीं किया जा सकता। 
तिरस्कार, दोषदशेन ये सब रोगके, दुर्बंछताके लक्षण हेँ। दुर्बंल व्यक्तियोंकों हर ओर 
दुर्बलताके ही दर्शन होते हैं। दुष्ट सबको दुष्ट मानता है।। साँप और बिच्छू सबसे डरते 
हें। “आप भरा तो जग भला”, यह संसारका नियम है, उसे हम कंसे भूल सकते हें ? 

रौलट अधिनियमके बारेमें भी दो शब्द कह दूँ। यह अधिनियम अपने समयसे 
पहले ही रद हो जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और यह मेरे विचारानुसार कानूनकी 
सविनय-अवज्ञाके रूपमें सत्याग्रह आन्दोलनकों फिरसे प्रारम्भ किये बिना ही होगा। 
लेकिन यदि वेसा न हो तो सत्याग्रह अवदय ही फिरसे शुरू किया जायेगा, इस विषयमें 
मुझ कोई सन्‍्देह नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-५-१९२० 


२१९. विधिध चर्चा 


में जब स्वदेशीक प्रचारके निरममित्त काठियावाड़का दौरा कर रहा था उस समय 
कुछ पत्र मुझे प्राप्त हुए थे तथा कुछ “ नवजीवन” कार्यलियके नाम सीधे उसी पतेपर 
मिले थे। उन सबका उसी समय “ नवजीवन उत्तर देना सम्भव नहीं हो पाया 
था । किसी-किसीको मेंने व्यक्तिगत रूपसे लिख दिया था कि अवकाश मिलनेपर उत्तर 
दूँगा। सब पत्रोंकों मेने अच्छी तरहसे सहेजकर रखा है। इस सप्ताह मुझे उन सबपर 
एक नजर दौड़ानंका अवसर मिला। उसमें कुछ-एक पत्र ऐसे हें जो हमेशा नवीन' छरुगते 
है; उनका में प्रसंगोपात्त उपयोग करना चाहता हूँ। ऐसा एक पत्र काठियावाड़की एक 
» प्रख्यात एवं धर्मपरायण बहनका है। उसका कुछ भाग में नीचे उद्धत कर रहा हूँ 
यह बहनके पत्रका सार है। यात्राके दौरान ऐसे ही प्रश्न अन्य लोगोंन भी पूछे 
थे, इस कारण में उन प्रदनोंका उत्तर यहाँ देनेका प्रयत्न करूँगा। 
पहले स्वदेशीको लें। स्वदेशी विषयक मेरी कल्पनामें मुख्य रूपसे कपड़ेका ही 
समावेश होता है। क्योंकि विदेशी कपड़ेके उपयोगसे हिन्दुस्तानका प्रतिवर्ष लगभग ५० 
करोड़ रुपया विदेशोंकों चला जाता है जबकि यह सारी रकम हम अपने कारीगरोंकों दे 
सकते हें। पहले कपड़ेपर होनेवाले हमारे खर्चकी सारी रकम --फिर वह इतनी थी या 
इससे कुछ कम --- देशके कारीगरोंकों ही मिलती थी। फिर हमारे कारीगरोंने एवजमें कोई 
दूसरा धन्धा ग्रहण नहीं किया। पहले असंख्य स्त्रियाँ अपने घरोंम निरन्तर थोड़ा-बहुत सृत 
कातक र हिन्दुस्तानके तनको ढकती थीं। उन स्त्रियोंकी बेटियाँ अपनी माँके पवित्र धन्धेकों 
भूल गई हैं और उसके बदले दूसरा कोई काम भी नहीं करतीं। इस कारण देशमें 
भुखमरी बहुत बढ़ गई है और हम' चाहे जितने प्रयत्न क्‍यों न करें, जबतक वे कारीगर 
और ये स्त्रियाँ अपने पुराने धन्धेकों फिरसे ग्रहण नहीं करते तबतक हिन्दुस्तानमें 
आजसे चौगुनी मिलें होनेपर भी करोड़ोंकी गरीबी कम नहीं होगी। इन्हीं कारणोंसे 
मेंने स्वदेशीको उत्तम धर्म माना है और अभीतक मानता हूँ । सुई, होल्डर आदि 
देशमें तेयार हों यह स्पृहणीय है । हमें अन्ततः इस स्थितिपर पहुँचना है। लेकिन 
इसकी कपड़ेके' साथ कदापि तुलना नहीं हो सकती । इन उद्योगोंकी हमें स्थापना 
करनी है; किन्तु इन उद्योगोंमें हम उन करोड़ों व्यक्तियोंको नहीं लगा सकते जो गरीब 
हो गये हे। फिर जिस शक्तिके द्वारा हम असंख्य स्त्री और पुरुषोंकी माफंत साठ करोड़ 
रुपयेका नया कपड़ा तेयार करवा सकेंगे वह शक्ति भविष्यमें भी काम आयेगी। साठ 
करोड़ रुपयेकी वाधिक आयवाले उद्योगकों भारतमें शुरू करनेके लिए आत्म-बलिदान, 
योजना-शक्ति, बुद्धि, प्रामाणिकता, दृढ़ता आदि गुणोंका बहुत विकास करना पड़ंगा। 


१, यहाँ नहीं दिया गया है । पत्र छेखिकाने गांधीजीसे पूछा था कि क्या आप स्वदेशी आन्दोलनका, 
कपड़के अलावा अन्य क्षेत्रोमें भी प्रतार करना चाहते हैं?! आप अख्र्य जातियोंका ओर विशेष ध्यान 


क्यों देते हैं? 
१७-े रे 


५१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इल गुणोंका पर्याप्त विकास होनेपर ही हम स्वदेशी सम्बन्धी मेरी कल्पनाको, जो 
इस समय धूमिल-सी जान पड़ती है, ठोस आधारपर साकार बना सकेंगे। 

अब अचन्त्यजोंके प्रश्नकों लिया जाये। हिन्दुस्तानके मंदभाग्यका इस प्रश्नसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। अन्त्यजोंके सम्बन्धर्में पूछते हुए इस बहनने यह शंका उठाई है कि क्‍या 
हम अच्त्यजोंकों उनकी वर्तमान स्थितिसे निकालकर हिन्दुस्तावकों उन्नत कर सकेंगे? 
मुझे लूगता है कि अवश्य ही ऐसे परिणामकी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि जिम 
दक्तिके द्वारा हम इस महापापसे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे उस शक्तिके द्वारा हम अन्य 
पापोंसे भी मुक्त हो सकेंगे। मेरी दृढ़ मान्यता है कि जबतक हम कतिपय' पाप-कर्मोमें 
फँसे हुए हे तबतक हिन्दुस्तानका भाग्योदय' नहीं होगा। में एक अन्त्यजकी सेवा करके 
सारी कौमकी सेवा करता हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है। जिस तरह अन्त्यज दुःखी हैं उसी 
प्रकार अन्य लोग भी दुःखी हे; तथापि अन्त्यजोंपर हम धर्मके नामपर अत्याचार करते 
हैँ इसलिए एक जागरूक हिन्दूके रूपमें, स्वयं इस अवर्मसे बचने तथा दूसरोंको इससे 
बचाना में अपना विशेष कत्तेव्य समझता हूँ। अन्त्यजोंके दुःखोंकी तुलना हम जनताके 
किसी भी अंगके दुःखोंके साथ नहीं कर सकते। अन्त्यज अस्पृश्य हें -- हम यह कंसे 
मानते हें। भेरी बृद्धि इस बातकों ग्रहण नहीं कर सकती और जब में इसका विचार 
करता हूँ तब मेरा हृदय काँपता है। मेरी आत्मा इस बातकी गवाही देती है कि 
अस्पृश्यता कदापि हिन्दू-बर्मका अंग नहीं हो सकती। हिन्दू-संसारने अज्ञानवश इतने 
वर्षोतक उन्हें अस्पृरय मानकर जो पाप कमाया है उसे दूर करनेके लिए अपने समस्त 
जीवनको अर्पण करनेकी बातको भी में अधिक नहीं मानता और मुझे इस बातका बड़ा 
दुःख है कि में अपना सारा समय इस कार्यमें नहीं छगा पाता। 

इसमें अन्त्यजोंके साथ खाने-पीने अथवा विवाह आदि करनेका कोई परदन नहीं 
उठता। प्रदन केवल छूने ग्रा न छनेका ही है। अन्त्यज मुसलमान हो तो में उसका 
स्पर्श करूँ, ईसाई बने तो उसे सलाम करूँ; जिस ईसाई अथवा मुसलमानका वह स्पर्श 
करता है उन्हें छुनेमें में पाप नहीं मानता लेकिन उस अन्त्यजकों स्पर्श करते हुए 
मुझे संकोच होता है। यह विचार तो मुझे अन्याय-भरा, विवेकरहित तथा अधामिक 
रूगता है। इसीसे में अन्त्यजकों छुकर अपने आपको पवित्र हुआ मानता हूँ और अनेक 
रूपसे मर्यादार्मे रहकर हिन्दू-समाजसे इस दोषसे मुक्त हो जानेके लिए आग्रह करता 
रहता हँ। इस बहनसे भी, जिसने सरल भावसे उपर्युक्त पत्र लिखा है, में प्रार्थना करता 
हूँ कि वह अपनी उत्तम शक्ति और प्रभावका उपयोग करके हिन्दू-समाजको अस्पुश्यताके 
पापसे मुक्त करनेमें भागीदार बने तथा नित्य स्वयं थोड़ी देर अपने घरमें चरखा 
कातकर अपना उतना समय हिन्दुस्तानकी सेवार्म अपित करे एवं अपनी अज्ञानी 
बहनोंके सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत करे। 

[ गुजरातीसे 
नवजीवन, ३२०-५-१९२० 


२२०. टिप्पणियाँ 
एक सुन्दर दृष्टान्त 


उड़ीसा अकाल-कोषमें अनेक स्थानोंसे बिना किसी प्रयत्नके चंदा आ रहा है। 
यह स्पष्ट ही करुणाभावना तथा लोकभावनाका चिह्न है; लेकिन बम्बईके एस्प्लेनेड 
हाईस्कूलके दान खातेसे जो रकम आईं है, वह विशेष ध्यान देनेकी बात है। इस 
हाईस्कूलमें एक पेटी रखी हुईं है, उसमें विद्याथियों तथा अध्यापकोंको पैसे डालनेके 
लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उस पेसेका उपयोग, किसी भी स्थानपर बिना 
किसी जातिबन्धनके, दुःख-निवारणके निमित्त किया जाता है। इस  पेटीमें सिर्फ हाई- 
स्कूलके शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी ही पैसे डाल सकते हूँ । इसके सुनिश्चित 
नियम निर्धारित किए गये हे जिससे व्यवस्थामें गड़बड़ी नहीं हो पाती। पेटीमें कमसे- 
कम दो आने डालनेकी बात तय' की गई है; अधिक रकम देनेषर प्रोत्साहनके लिए 
भिन्न-भिन्न प्रमाण-पत्र दिये जाते हें । यहाँ इन राब नियमोंकी तफसील देनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; कहना यही है कि इस ढंगसे दान-पेटी रखनेका रिवाज अनुकरणीय 
है। प्रत्येक सुव्यवस्थित पाठ्शालामें बालकों और अध्यापकोंको यथाशक्ति दान देनेके 
लिए प्रोत्साहित किया जाये तथा उसका सदुपयोग हो तो देशमें दुःख-निवारणके लिए 
सहज प्रयत्नसे बड़ी रकम प्राप्त की जा सकती है तथा प्रत्येक पाठशाला अपने कष्टके 
समय भी उस रकमका सदुपयोग कर सकती है। 


नौकरोंकी स्थितिमें कंसे सुधार हो? 


“ तवजीवन ' के नियमित पाठककों याद होगा कि २१ सितम्ब रके अंकरमें 'स्वोदिय * 
उपनामसे' एक संवाददाताने मजदूरोंके कामके घंटोंमें कमी करनेका सुझाव दिया था। 
उसपर एक शिक्षित व्यापारीने 'विरागी” उपनामसे अपने विचार लिखकर भेजे हें। 
उसमें वे लिखते हें: 

ये विचार प्रशंसनीय हे, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। लेकिन एक बार चूहोंकी 
सभामें बिल्लीसे सावधान रहनेके लिए एक चूहेने सुझाव दिया कि बिल्लीके गलेमें एक 
घंटी बाँधघनी चाहिए ताकि उसके आनंपर आवाज होते ही. सब अपने-अपने बिलोंमें 
भाग जायें। उस समय प्रइन यह उठा कि घंटी बाँधेगा कौन ? उसी तरह ऐसे मह- 
त्कायंकों नौकरोंमें से कौन करेगा; यह सवाल उठता है। बम्बईके नौक'र इतनी बड़ी 
संख्यामें एकमत हो जायें तो यह काम तनिक भी मुश्किल नहीं है। जिस व्यक्तिको 


१. देखिए खण्ड १६, पृष्ठ १६२०-६३ । 

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । इसमें पत्र छेखकने “सवोदय ' के सामान्य विचारोंका समर्थन 
किया था छेकिन यह भी कहा था कि नौकरोंकी कठिनाश्योंको दूर करनेका सबसे अच्छा तरीका यह 
है कि सहयोगमूलक प्रवृत्तियोके संगठनमें हम उनकी मदद करें । 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अच्छा विचार सूझे यदि वह स्वयं उसपर अमल करना शुरू कर दे तो उसके समान 
दूसरी कोई अच्छी योजना नहीं हो सकती। विरागी” स्वयं ही अपने विचारोंकों 
अमलमें क्‍यों नहीं लाते ? 

सातर ताल्‍लकेमें डाके 


एक सम्बाददाताने अपना नाम बताये बिना लिखा है कि मातर ताल्लुकेमें डाकुओं- 
का उपद्रव बहुत बढ़ रहा है। उसने लिखा है कि इस इलाकेमें वेशाख सुदी ५' से अब- 
तक दो बार डाका पड़ चुका है। इस सम्बन्धर्में जो छोग यह चाहते हें कि कुछ उपाय 
किये जायें उन्हें चाहिए कि खबर अधिक विस्तारसे दें। वाम-धाम बतानेमें डरनेकी कोई 
जरूरत नहीं है। अब जनताकों इस तरहके भय नहीं मानने चाहिए। अमुक जगहपर 
लूटमार हुई है, यह खबर देनेमें तो कोई खतरा नहीं है। खतरा हो तो भी सच्ची 
खबर, देनेमें डरना नहीं चाहिए। उपर्युक्त घटनाके सम्बन्धर्म किसी पाठककों अधिक 
जानकारी' हो और यदि वे उक्त जानकारी दे सके तो हमें उम्मीद है कि लोगोंकों 
राहत दिलवानके लिए उसका उपयोग किया जा सकेगा। 
साथ ही यह कहना भी जरूरी है कि लोगोंकों ऐसे उपद्रवोंके विरुद्ध स्वयं अपनी 
रक्षा करता सीख लेना चाहिए। गाँवके सब लोग इकट्ठ होकर उपाय करें तो हमारी 
मान्यता है कि डाक छोगोंको सहज ही नहीं लूट सकेंगे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-५-१९२० 


२२१. खिलाफत : कुछ और प्रदनोंके उत्तर 


इधर सार्वजनिक रूपसे मेरी बड़ी आलोचना की गईं है और निजी तौरपर मुझे 
बहुत सारे सुझाव दिये गये हें -- यहाँतक कि मेरे पास इस सम्बन्धर्मं गुमनाम चिट्ठयाँ 
भी आ रही हें कि मुझ क्या करना चाहिए। कुछ लोग इस कारण असन्तुष्ट हें कि 
में तत्काल व्यापक असहयोग आरम्भ करनेकी सलाह क्‍यों नहीं देता। दूसरी ओर अन्य 
लोग हे जो कहते हे कि में जान-बूझकर देशको हिंसाकी आगमें झोंककर देशका अहित 
कर रहा हूँ। इन तमाम आलोचनाओंका उत्तर देता मेरे लिए कठिन है, पर में कुछ 
आपत्तियोंको संक्षेप्मं बताकर अपनी योग्यता-भर उनके उत्तर दूँगा। कुछ प्रश्नोंका 
उत्तर तो में पहले ही दे चुका हूँ। उनके अतिरिक्त निम्नलिखित आक्षप किये जा 
रहे हें: 
(१) तुकोंकी माँगें अनेतिक या अनुचित हें। सत्यके मार्गका अनुसरण 
क्रनेवाला मुझ-जैसा व्यक्ति उनका समर्थन कैसे कर सकता है? 


१. गुजरातके खेड़ा जिलेमें । 
२. २० अप्रैल, १९२० । 
3. देखिए “ कुछ प्रश्नोंका उत्तर”, १९-५-१९२० । 


खिलाफत : कुछ और प्रदइनोंके उत्तर ५१७ 


(२) यदि उनकी माँगे सिद्धान्त रूपमें व्यायपूर्ण भी हों तो भी तु्के छोग 
इतने अक्षम, कमजोर और न्‌शंस हूँ कि उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। 

(३) यदि तुर्कोकी माँगें न्‍्यायोचित हूँ और उन्हें सब-कुछ मिलना चाहिए 
तो भी में व्यथं ही' भारतको अन्‍्तर्राष्ट्रीय झंझटमें क्‍यों डाल रहा हूँ? 

(४) भारतके मुसलूमानोंकों इस झंझटमें पड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती। यदि उनके हृदयमें किसी तरहकी राजनंतिक आकांक्षा हो तो 
वे उसके लिए प्रयत्न कर चुके, उसमें वे असफल हुए और अब उन्हें चुप 
होकर बैठ रहना चाहिए। पर यदि वे इसे धार्मिक प्रइन मानते हें तो जिस 
प्रकार यह प्रश्न प्रस्तुत किया जाता हैं, उस रूपमें हिन्दू उससे सहमत नहीं 
हो सकते। इसके अतिरिक्त मुसछमानों और ईसाइयोंके धामिक कलहमें हिन्दुओं- 
को मुसलूमानोंका साथ नहीं देना चाहिए। 

(५) किसी भी अवस्थामें मुझे असहयोगका प्रचार नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह कितना भी शान्तिमय क्‍यों न हो किन्तु चरम अर्थर्में वह विद्रोह- 
के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 

(६) इसके अतिरिक्त, विगत वर्षके अनुभवोंसे' मुझे शिक्षा अ्रहण करती 
चाहिए कि देशमें हिंसाकी जो आग दबी हुई है, उसे तियन्त्रित कर सकता 
किसी भी एक आदमीकी इदाक्तिसे बाहर है। 

(७) असहयोग व्यर्थ है, क्योंकि लोग सच्चे हृदयसे इसमें शामिल नहीं 
होंगे और बादमें उसकी जो प्रतिक्रिया हो सकती है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न 
होनवाली स्थिति मौजूदा आशापूर्ण स्थितिसे कहीं खराब होगी। 

(८) असहयोगका परिणाम यह होगा कि अन्य सभी प्रकारकी गति- 
विधियाँ रुक जायेंगी, यहाँतक कि सुधारोंका काम भी बन्द हो जायंगा और 
इस प्रकार प्रगति धीमी पड़ जायगी। 

(९) मेरी नीयत कितनी ही साफ क्‍यों न हो, पर मुसलभानोंके हुदयमें 
बदलेके भाव भरे हूं। 


जिस ऋरमसें ये आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैँ, उसी ऋ्मसे अब में उनके उत्तर दूँगा : 
(१) मेरी समझ्षमें बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि तुकोंकी माँगें अनेतिक और 


अनचित नहीं हे, बल्कि इसके विपरीत वे बहुत ही न्यायसंगत हूँ --- और किसी कारणसे 
नहीं तो कमसे-कम इसी कारणसे कि तुके लोग केवल वही चाहते हे जो उनका अपना 
है। फिर मुसलूमानोंने अभी हालमें जो घोषणा-पत्र निकाला है, उसमें उन्होंने साफ-साफ 
शब्दोंमें लिख दिया है कि गेर-मुसलमान और गरतुक जातियोंकी रक्षाके लिए जिस 
तरहकी गारंटी उचित समझी जाये, तुकोंसे ले ली जाये ताकि टर्की साम्राज्यकी सर्वोच्च 
सत्ताके अन्तर्गत रहते हुए अरबों और ईसाइयोंको अलग-अलग स्वशासन प्रदान कर 
दिया जाये। 


१. रौल्ट विषेषक विरोधों आन्दोलनंके सिलसिलेमें । 


५१८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


(२) में नहीं मानता कि तुकें लोग किसी भी तरह कमजोर, अक्षम अथवा 
नुशंस हैं। हाँ, वे असंगठित अवश्य हैँ और शायद उनके पास अच्छे सैनापति भी नहीं 
हैं। उन्हें बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोंमें लड़ता पड़ा। प्रायः देखनेमें आता है कि 
जिसके हाथसे अधिकार छीन लेनकी इच्छा होती है उसपर यही --- अक्षमता, कमजोरी 
और नृशंसताके -- दोष लगाये जाते हें। [ आर्मीनियामें | कत्लेआमका जो दोषारोपण 
तुकॉपर किया जाता है, उप्के सम्बन्धर्में स्वतन्त्र जाँच कमेटीके लिए प्रार्थना की गई 
थी, पर वह कभी स्वीकार नहीं हुई। किसी भी सूरतमें अत्याचार न होने पायें, 
इसकी गारंटी तो ली ही जा सकती है। 

(३) में पहले ही कह चुका हूँ कि यदि भारतीय मुसलमानोंम मेरी दिलचस्पी न 
होती तो में तुकोके मामछेमें उतना ही उदासीन रहता जितना उदासीन में आस्ट्रियावालों 
या पोलेंडवालोंके मामलेमें हँ। पर भारतवासी होनेकी हैसियतसे में अपना यह, कत्तंव्य 
समझता हूँ कि भारतके मुसलमान भाइयोंकी यातनाओं और कष्टोंमें आगे बढ़कर 
हिस्पा बटाऊं। यदि में मुसलूमानोंकों अपना भाई समझता हूँ और यदि उनका पक्ष 
मुझे न्‍्यायोचित रूगता है तो यह मेरा कर्त्तव्य है कि में अपनी शक्ति-भर संकटके 
समय उनकी सहायता करूँ। 

(४) चौथे प्रशनमें पूछा गया है कि हिन्दुओंकों मुसलमानोंका साथ कहाँतक देना 
चाहिए। अतः यह बात भावना और अपनी-अपनी रायपर निर्भर करती है। में अपने 
मुसलमान भाइयोंके साथ उनकी न्यायपूर्ण माँगोंके लिए अन्ततक संकट भोगना ठीक 
समझता हूँ और इसलिए में तबतक उनका साथ देता रहँगा जबतक मेरी रायमें जिन 
उपायोंका वे प्रयोग करते हें वे उतने ही अच्छे हें, जितना अच्छा उनका उद्देश्य है। में 
मुसलूमानोंके आन्तरिक भावोंपर किसी तरहका नियन्त्रण नहीं रख सकता। में तो 
उनको इस बातकों स्वीकार करता हूँ कि खिलाफतका प्रइन उनके लिए इस अशभथमें 
धर्मका प्रश्न है कि वे अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस प्रश्नके सम्बन्धर्में अपने 
लक्ष्यकी सिद्धिके लिए बँधषे हुए हें। 

(५) असहयोग हिसासे सर्वथा मुक्त है, इसलिए में उसे विद्रोह नहीं मानता। 
यों तो सरकारके किसी कार्यका कोई भी विरोध व्यापक अर्थमें विद्रोह ही है। उस 
अर्थमं उचित बातके लिए किया गया ऐसा विद्रोह वस्तुतः कत्तंव्य है, और विरोध 
किस हृंदतक किया जायें, यह इसपर निर्भर करेगा कि कितना अन्याय हुआ और 
उसे कहाँतिक अनुभव किया गया है। 

(६) विगत वर्षका मेरा अनुभव बतलाता है कि यद्यपि कहीं-कहीं गलतियाँ 
अवश्य हुईं, पर सारा देश पूरी तरह नियन्त्रणके भीतर था तथा सत्याग्रहका प्रभाव देशके 
लिए अतिशय छाभदायक हुआ। और जहाँ-कहीं हिंसा हुई, वहाँ ऐसे स्थानीय कारण थे 
जिनका हिंसाकों भड़कानमें प्रत्यक्ष योग था। साथ-ही-साथ में यह भी कहता हँ कि 
जनताकी ओरसे जितनी हिंसात्मक कारंवाई हुई उतनी भी नहीं होनी चाहिए थी और कुछ 
स्थानोंपर अराजकताके जो लक्षण प्रजाने दिखाये उन्हें भी नियन्त्रणमें रहना चाहिए था। 
जो गलत अनुमान मेंने उस समय किया था, उसको मेंने बहुत बार स्वीकार किया 


खिलाफत : कुछ और प्रश्नोंके उत्तर ५१९ 


है। पर जो-कुछ दुःखदायी अनुभव मुझे उस समय हुआ, उससे न-तो सत्याप्रहमें 
मेरा विश्वास तनिक भी हिला और न मेरी इस मान्यतामें ही कोई कमी आई कि 
भारतमें इस अद्वितीय शक्तिका उपयोग किया जा सकता है। पहले जो भूले हो गई हें, 
उनको ने होने देनेके लिए इस बार पर्याप्त प्रबन्ध किया जा रहा है। छेकिन हिसाको 
रोकनेके लिए पर्याप्त प्रबन्ध करनेपर भी यदि घटनावश कहीं हिंसा हो जाये तो केवल 
उसके भयसे में उस' रास्तेको नहीं छोड़ सकता जो बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही में 
अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि सच्चा सत्याग्रही 
सपरकारकी टेढ़ी भौंसे हरकर अपना कर्तव्य छोड़ दे। जरूरत पइनेपर में दस लाख 
आदमियोंका बलिदान कर दूँगा, बशर्ते कि इस तरह बलिदान होनेवाले व्यक्ति स्वेच्छासे 
कृष्ट भोगनवाले हों, और निर्दोष तथा निष्कलंक चरित्रके व्यक्ति हों। सत्याग्रह आच्दो- 
लतमें जनवाकी भूलोंपर ही सबसे अधिक ध्यान रखना होता है। जो शक्तिशाली 
है, सत्तासम्पन्न है, वह गलतियाँ ही नहीं पागछपन भी कर सकता है; और यदि 
जनताने उन गरूतियों और पागलपनका जवाब उसी' तरह पागलपनसे न दिया और 
उसको स्व्रेच्छासे शालीनता और शान्तिके साथ बरदाश्त कर लिया, लेकिन गलती क रने- 
वाली सत्ताकी इच्छाके सामने सर नहीं झुकाया तो विजय निद्िचत है। अतः सफ- 
लताकी कुंजी इसीमें है कि हम लोग प्रत्येक अंग्रेज' तथा प्रत्येक सरकारी कमचारी- 
की जान उतनी ही प्यारी और बहुमूल्य समझें जितनी हम अपने बन्धुओंकी समझते' 
हैं। होश सम्हालतेके बाद जीवनके विगत चालीस वर्षो्में मूल जो अनुभव मिला है, 
उससे मत यही सार निकाला है कि जीवनसे बड़ा और कोई वरदान नहीं हो सकता। 
में तो कहँगा कि जिस समय अंग्रेज छोगोंको यह विश्वास हो जायेगा कि उनकी 
संख्या भारतमें अत्यन्त नगण्य होनेके बावजूद उन्तका जान-माल पूर्णतया सुरक्षित है 
और इसका कारण उनके विनाशकारी अस्त्र नहीं बल्कि यह है कि भारतीय उत्त 
लोगोंको भी मारना उचित नहीं समझते जिन्हें वे भीषण भूल करते पाते हैं, तो उसी 
दिन आप देखेंगे कि भारतके प्रति अंग्रेजोंका रवेया बदल जायेगा और उसी दिनसे उन 
सब विनाशकारी शस्त्रास्त्रोंकी उपयोगिता भी समाप्त हो जायेगी, जो आज भारतमें 
उपलब्ध हे। में जानता हूँ कि यह एक बहुत दूरकी चीज है। पर में इसकी कोई 
चिन्ता नहीं करता। यदि मुझ प्रकाश दिखाई दे रहा है तो मेरा कत्तेंव्य उसीको लक्ष्य 
मानकर आगे बढ़नेका है और यदि इस पथपर मुझे साथी मिलते जायें तो में 
इसे पर्याप्त सफलता मानूंगा। मेंने अपने अंग्रेज मित्रोंसे निजी बातचीतमें इस बातका 
दावा किया है कि चूँकि में लगातार अहिसाकी शिक्षा देता चला आ रहा हूँ और 
मेने इसकी पूर्ण व्यावहारिक उपयोगिता सफलतापूर्वक सिद्ध कर दी है, इसीलिए 
खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धर्में लोगोंके हृदयमें जो हिसाकी प्रवृत्ति मौजूद है, वह 
पूरी तरह काबूम रही है। 

(७) धार्मिक दृष्टिसे सातवें प्रइनपर विचार करना ही निरथंक प्रतीत होता 
है। यदि जनता असहयोग आन्दोलनमें साथ न दे तो यह खेदकी बात होगी। किन्तु 
केवल इसी कारण कोई सुधारक इस अस्त्रके प्रयोगकों स्थगित नहीं कर देगा। अगर 


५२० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


लोग इसमें साथ नहीं देते तो मुझे इस बातका पता छग जायेगा कि इस समय जो 
आशाजनक स्थिति मौजूद है, उसका आधार किसी तरहकी आन्तरिक शक्ति था ज्ञान 
नहीं हैं, बल्कि अज्ञान और अन्धविश्वास हैं। 

(८) यदि सच्चे हृदयसे असहयोगको स्वीकार कर लिया जायेगा तो अन्य सभी 
काम बन्द हो जायेंगे, यहाँतक कि उक्त सुधार भी । पर में इससे यह निष्कर्ष निकालनेकों 
तैयार नहीं हूँ कि प्रगतिकी रफ्तार पिछड़ जायेगी। इसके विपरीत में असहयोगकों 
इतना जोरदार और शुद्ध अस्त्र समझता हूँ कि यदि उसे सचाईके साथ प्रयुक्त किया 
गया तो यह वसा ही होगा जैसे ईइ्वर-प्राप्ति, और इसके बाद अन्य बातें अपने-आप 
ही हो जायेंगी। उस समय लोगोंकों अपनी सच्ची शक्तिका ज्ञान होगा। उस समय उन्हें 
अनुशासन, आत्मसंयम, असहयोग, अहिसा और संगठन आदि उन गुणोंका मूल्य ज्ञात हो 
जायेगा जिनके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र महान्‌ और उत्तम राष्ट्र हो सकता है, केवल महान्‌ 
नहीं । 

(९) मेरी समझमें मुझे कोई अधिकार नहीं है कि में अपनी अपेक्षा अपने मुस- 
लमान भाइयोंकी भावनाओंकों कम शुद्ध मानूँ। पर में यह अवश्य स्वीकार करता हूँ 
कि मेरे अहिसाके सिद्धान्त्में उनका पूरी हृदतक विश्वास नहीं है। उनके विचारसे 
अहिसा दुबंलोंका अस्त्र है और सिर्फ सुविधाके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
वे मानते हैं कि यदि हम इस समय कोई सीधी कार्रवाई करना चाहें तो हमारे लिए केवल 
अहिसात्मक अस्नहयोगका ही रास्ता खुला है। में जानता हूँ कि मुसलमानोंमें कुछ लोग 
ऐसे हैँ, जो यदि सफलतापूर्वक हिंसाका प्रयोग कर सके तो वे आज ऐसा अवश्य करेंगे। 
पर उन्हें इस बातका पक्‍का विश्वास है कि यह असम्भव है। इसलिए असहयोग उनके 
लिए केवल कत्तंव्य ही नहीं है, बल्कि बदला लेनेका साधन भी है। पर ब्रिटिश सर- 
कारके साथ मेरा असहयोग वसा ही है जैसा में अपने घरके लोगोंके साथ कर चुका हूँ। 
ब्रिटिश संविधानके लिए मेरे मनमें बहुत आदर है। अंग्रेजोंके साथ मेरी कोई शत्रुता 
नहीं है, यही नहीं बल्कि अंग्रेजोंके चरित्रमें बहुत-सी ऐसी बातें हें जिन्हें में अपने 
लिए अनुकरणीय मानता हूँ। कितने ही अंग्रेज मेरे घनिष्ठ मित्रोंमें से हें। किसीको 
भी शत्रु समझना मेरे धर्मेके विरुद्ध है। मुसलमानोंके बारेमें भी मेरे यही भाव हें। मुझे 
उनकी माँगें न्‍्यायपूर्ण और शुद्ध रूगती हैं। इसलिए यद्यपि उनका दृष्टिकोण मुझसे 
भिन्न है, फिर भी में उनके साथ सहयोग करनेमें जरा भी नहीं सकुचाता और 
उनसे कहता हूँ कि वे मेरे तरीकेको एक बार आजमाकर देखें; क्योंकि मेरी दृढ़ 
घारणा है कि यदि साधन शुद्ध है तो किसी अ्रान्त उद्देश्यसें किया हुआ प्रयोग 
भी कल्याण ही करता है--वसे ही जैसे कोई आदमी इसलिए सच बोले कि उस 
समय ऐसा करना उसके लिए नीतिकी दृष्टिसे हितकर है तो भी उससे कल्याण 
ही होता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यँग इंडिया, २-६-१९२० 


२२२. भाषण: खिलाफत समितिकी बेठकसें' 


[३ जून, १९२० |' 
महात्मा गांधीन बड़ा सारगर्भित भाषण दिया जिसे लोगोंने बहुत ही शान्तिसे 
सुना। उन्होंने कहा कि में अच्छी तरह जानता हूँ कि मुसलमान सहसूस करते हें कि 
भारतके सामने अब चार चरणोंमें असहयोग अपनानेके अछावा और कोई उपाय नहीं 
है। उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और श्ान्ति-सन्धिमें परिवर्तत करानेके उनके 
प्रयत्नोंमें पुरा सहयोग देनके लिए में तेयार हूँ। मेरे विचारसे यह संघर्ष झूठी ईसाइयत 
और सच्चे इस्लामके बीच होनेवाला संघर्ष है। एक ओर हास्त्रास्त्रोंका बल है और 
दूसरी ओर नेतिकताका। हम यह युद्ध नेतिक बलके जोरपर जीतना चाहते हें। 
असहयोग आन्दोलन चार चरणोंमें किया जायगा। लेकिन पहला चरण प्रारम्भ करनेसे 
पहले हम परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयसे अपनी बात अर्ज करें और उन्हें इस बातके 
लिए एक महीनेका समय दें कि वे शान्ति-संधिकी शर्तोंगें मुसलमानोंकी साँगोंके अनुरूप 
परिवर्तत करवा दें, और अगर वे ऐसा न करवा सकें तो अपना पद छोड़कर असहयोग 
आन्दोलनमें शामिल हो जायें। एक महीनके बाद प्रथम चरणको कार्यान्वित किया जायेगा। 
श्री गांधोने कहा कि जो लोग मेरे साथ काम करनकों तेयार हों, उनकी एक समिति 
बना दी जाये, जिसे असहयोगकी योजनाको कार्यान्वित करानकी पूरी सत्ता दी जाये 
और जिसके निर्णय सभी लोगोंके लिए बन्धनकारी हों। उन्होंने बहिष्कारकों अव्यवहायें 
बताते हुए उसके प्रति असहमति प्रकट की और उसके बदले स्वदेशी अपनानेको कहा। 
उन्होंने लोगोंसे किसी भी रूपसें हिंसा न करनेका अनुरोध किया। 
[ अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्निका, ७-६-१९२० 


१ व २. १ और २ जून को इलाहाबादमें हिन्दुओं और झुसल्मानोंका एक संयुक्त सम्मेलन 
हुआ था और उसके बाद ३ जून, १९२० को श्लाद्यबादमें ही अखिल भारतीय केन्द्रीय खिंलाफत 
समितिकी बेठक हुईं थी | यह भाषण गांधीजोने उसी बेठकमें दिबा, जिससे स्पष्ट है कि यह ३ जूनको ही 
दिया गया था; देखिए “ असहयोग समिति”, २३-६-१९२० । इस बेठकमें पास किये गये प्रस्तावोकि 
लिए देखिए परिशिष्ट ३ । 

३. गांधीजीकोी असहयोग थोजनापर विचार करनेके लिए बम्बईमें अखिल भारतीय खिलाफत समितिकी 
बेठक हुईं थी, जिपमें यह योजना २८ जूनको सुसलमानोंके लिए एक-मात्र सम्भव उपायके रूपमें अपना 
ली गईं भो । 


२२३. भाषण : स्वदेशीपर!' 


४ जून, १९२० 
उद्घाटन समारोहमें श्री गांधीके साथ श्रीमती सरलादेवी चौधरानी भी थीं। 
उन्होंने खह्दरकी साड़ी और खहरका ब्लाउज पहन रखा था। 
समारोहमें भाषण करते हुए श्री गांधीन डचेस ऑफ सदरलेंडका दृष्टान्त दिया। 
उन्होंने कहा कि ड्वेसने अथक परिश्रम करके घरमें काते और बुर गये स्कॉर्टलेंडी 
दवीडको' लोकप्रिय बताया, क्योंकि उससे स्कॉटलेंडकी सेकड़ों स्त्रियोंको एक सम्मान- 
पूर्ण और लाभदायक धन्धा मिलता था। उन्होंने लोगोंकों दिखाया कि स्कॉटलेंडवालों 
द्वारा तेयार किय गये खुरदरा और मोदा दिखतेवाले स्कॉट्लेडी दवीडमें जितनी कला- 
त्मकता है, उतनी फंक्टरियोंमें तैयार किये गये ऊनी कपड़ोंमें नहीं है। श्री गांधीन कहा 
कि जबतक भारत हाथसे बने कपड़ोंकी कलात्मकताकों भली भाँति पहचान नहीं लेता 
तबतक मुझ सम्तोष नहीं होगा। जब यह कपड़ा भी स्कॉटलेंडी ट्वीडकी तरह ही 
फेशनमें आ जायेगा तो लोग मिलोंमें तेयार किये गये कपड़ेसे इसकी अधिक कीमत 
देने लगेंगे। इस तरह आज में घरोंमें तेवार किये गये सुतकी जो कीमत दे रहा हूँ, 
उससे दूनी कीमत दे सकूगा। 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ९-६-१९२० 


२२४. भाषण : नडियादसें स्वदेशीपर' 


५ जून, १९२० 

खेंडा जिलेसे तो मेंने बड़ी-बड़ी आशाएँ बाँध रखी हें। जिस भण्डारका में अभी- 

अभी उद्घाटन करनेवाला हूँ वह सिर्फ स्वदेशी कपड़ेका प्रचार करे, इतना ही काफी 
नहीं है । मुझे तो तभी सनन्‍्तोष होगा जब खेड़ा जिलेके सब गाँवोंमें तैयार होनवाले 
कपड़ेको यह भण्डार अपने यहाँ रखे तथा स्वदेशी कपड़का केन्द्र बने। और यहाँके भण्डार- 
के लिए कपड़ा खरीदनकी खातिर बम्बई क्‍यों जाना पड़ता है? मुझे विश्वास है कि 


१. यह भाषण गांधीजीने बम्बईमें नारणदास पुस्षोत्तमदास व विद्वुलदास जेराजाणी फर्मके खादी 
भण्डारका उद्घाटन करते समय दिया था । 
२, एक प्रकारका मोटा ऊनी कपड़ा । 


२. यह भाषण ख्देशी भण्डारका उद्घाटन करते हुए दिया था। इस समारोहमें सरलादेवी चोवरानी 
तथा सी० राजगोपाछाचारी उपस्थित थे । 


राजनंतिक बन्धुत्व ५२३ 


खेड़ा जिलेकी स्त्रियाँ खेड़ा जिलेकी आवश्यकताका कपड़ा बुत सकती हें और वह भी 
केवल अपने फुरसतके समयमें। मुझे उम्मीद है कि उत्साही सज्जन चरखा तथा कातनेकी 
पूरी रुई इन स्त्रियोंकों देंगे । कपड़के लिए प्रतिवर्ष हम प्रति व्यक्तिके हिसाबसे दो 
रुपये विदेशोंकों भेज देते हें। इस हिसावसे यदि हम घरपर कपड़ा बुनें तो खेड़ा जिलेके 
सात' लाख व्यक्तियोंके' कपड़ेके लिए बौदह लाख रुपया बाहर जाना बन्द हो जायेगा 
तथा वह रुपया भी कुछ पैसेवालोंगें नहीं बरन्‌ हमारे अनेक गरीब भाश्योंमें ही बेढेगा। 
इस तरह स्वदेशी-अपन्दोलन एक तरहकी बीमा कम्पनीका काम देता है। में एक बार 
फिर जोर देकर कहता हूँ कि स्वदेशी-आन्दोलनकों आगे बढ़ाना हो तो नये खुलनेवाले 
भण्डारोंको यह बात खास तौरसे ध्यानमें रखनी चाहिए कि उन्हें | अन्य बातोंमें | परस्पर 
स्पर्डा नहीं करनी है, स्वदेशी कपड़ा बनानपर ही खास ध्यान देना है। इस दृष्टिसे 
घर-घर स्वयंसेवक भेजकर लोगोंकों रुई दी जाये तथा उससे बने सूत और कपड़ेको नकद 
दामों खरीदा जाये। ईस्ट इंडिया कम्पनीने इसी ढंगसे हिन्दुस्तान [के बाजारों | में 
अयने कदम जमाये थे। हममें देशी उद्योगोंका प्रसार करनेके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
की ओक्षा अधिक व्यव्रस्वापक शकित, थेये और मितव्ययिता अर्थात्‌ वणिक बुद्धिकी जरू- 
रत है। मृत्त आशा है कि इस नये उपक्रमसे देशोदयके आधार, स्वदेशीकी विजय होगी । 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १३-६-१९२० 


२२५. राजनेतिक बन्‍्धुत्व' 


फ्रीमेसनरी एक गुप्त ढंगकी संस्था है, जिसने मानवताके लिए की गईं अपनी 
पैवाओंसे अधिक अपने गृप्त और कठोर नियमोंके चलते कुछ बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धिवाले 
छोगोंको भी अपने वश्षमें कर रखा है। इसी प्रकार रूगता है भारतके अफसर र-वर्गंको 
संचालित' करनेवाली कोई गुप्त आचरण-संहिता है जिसके सामने महान्‌ ब्रिटिश राष्ट्रके 
अच्छेसे-अच्छे व्यक्ति भी अपना माथा झुका देते हें और अनजाने ही ऐसे भीषण अन्याय 
करनेके साधन बन जाते हें जिसे अपने वेयक्तिक जीवनमें करना वे अपने लिए शर्मनाक 
मानेंगे। हंटर समितिकी बहुमत रिपोर्ट, भारत सरकारका खरीता' और भारत मन्त्री 
द्वारा दिया गया इसक्रा उत्तर पढ़कर यही धारणा बनती है। समितिके सदस्योंको 
लेकर कुछ समाचारपत्रोंमें जोरदार आपत्तियाँ की जानेके बावजूद, ऐसा कहा जा सकता 
था कि कुल मिलाकर जनता उसपर विश्वास करनेकों तेयार थी, विशेषरूपसे इसलिए 
कि उसमें तीन भारतीय भी थे, जिन्हें काफी हृदतक' स्वतन्त्र रायका माना जा सकता 


१. देखिए “ पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोट ”, २७-३-१९२० । 

२. ३ मई, १९२० का खरीता, जिसमें हंटर समितिकी रिपोर्टका सार दिया हुआ है। देखिए 
प्रिशिष्ट ४ । 

३. २६ मई, १९२० को भेजा गया था । पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ५ । 

४. पंडित जगतनारायण, सर चिमनलाक सीतलूवाड और सरदार सुरुतान भद्मद खाँ । 


प्र४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


था। इस विश्वासको पहला धक्का उस समय लगा जब छॉड हंटरकी समितिने कांग्रेस 
समितिकी इस अत्यन्त मामूली और उचित माँगकों अस्वीकार कर दिया कि पंजाबके 
बन्दी नेताओंको अपने वकीलोंको मदद देनेके लिए हंटर समितिके सामने उपस्थित 
होनेकी अनुमति दी जाये। अगर तब भी किसीके मनमें कुछ विश्वास रह गया था तो 
इस समितिकी बहुमत रिपोर्ट्से वह समाप्त हो गया है। जो परिणाम निकला उससे 
यही कहना पड़ता है कि इस सम्बन्धमें काँग्रेसका रवेया ठीक ही था। कांग्रेस समितिने 
जो साक्ष्य इकट्ठा किया है, उसे पढ़कर स्पष्ट विदित हो जाता है कि हंटर समितिते 
कितनी ही बातें जान-बूझकर अपने सामने नहीं आने दीं। 

हंटर समितिकी अल्पमत रिपोर्ट' मरुस्थलमें जलाशयके समान है। इन हिन्दुस्तानी 
सदस्योंने जबरदस्त कठिनाइयोंके बावजूद जिस साहसके साथ अपने कत्तेव्यका पालन किया 
उसके लिए वे अपने देशवासियोंके धन्यवादके पात्र हें। सत्याग्रहके संविनय अवज्ञावाले 
रूपकी भत्सेनामें उन्होंने जिस नरम स्वरमें योग दिया यादि वह भी न दिया होता तो 
कितना अच्छा होता। ३० मा्चकों दिल्‍्लीकी जनताने जिस उग्र भावनाका परिच्रय' 
दिया था केवल उसके आधारपर ही एक ऐसे महान्‌ आध्यात्मिक आन्दोलनकी निन्‍्दा 
करना अनुचित है, जिसका उददेदय सिद्धान्तत: और प्रकटत: जनसमूहकी हिसात्मक 
प्रवृत्तियोंकों शान्त करना, और अपराधमूलक अराजकताका सहारा लेनके स्थानपर 
जब सरकार अपनी कारणगृजारियोंसे सम्मानकी सारी पात्रता खो दे उस समय 
उसके विरोधर्म सत्ताकी सविनय अवज्ञा करना है। ३० मार्चकों तो सविनय अवज्ञा 
आरम्मतक नहीं की गईं थी। संसारमें आजतक जहाँ-कहीं भी बड़े पैमानेपर जन- 
भावनाका प्रदर्शन हुआ है, वहाँ उस अवसरपर थोड़ा-बहुत उपद्रव अवश्य हुआ है। ३० 
मार्च और ६ अप्रलके प्रदर्शन सत्याग्रहके नामपर न किये जाकर किसी और नामसे 
भी किये जा सकते थे। पर मेरा विचार है यदि लीगमें विनय और व्यवस्थाकी भावना 
न होती तो कानूनकी अवज्ञाने जेसा हिंसात्मक रूप दिल्लीमें ग्रहण किया, उससे कहीं 
अधिक भयंकर रूप धारण किया होता। अगर जनताने उतनी शीघ्रतासे सत्याग्रहके 
सिद्धान्तकों स्वीकार न कर लिया होता तो हिंसाके उबालको सारे देशमें फैलतेसे इस 
तरहसे कारगर ढंगसे नहीं रोका जा सकता था। और आज भी जो लोगोंने अपने 
भीतरकी स्पष्ट बेचेतीको हिसाके रूपमें फूट पड़नेसे रोक रखा है वह कुछ डायर 
साहबकी घोर बबंरताकों याद करके नहीं। सत्याग्रह लोगोंपर हावी हो गया है और 
जबरन ही हावी हो गया है, उसीके कारण उनसे उपद्रव और हिंसाका और कदम 
नहीं उठाया जाता है। लेकिन में “सत्याग्रहपर किये इन अनुचित आशक्षेपोंके खिलाफ 
सफाई पेश करनेमें पाठकोंका अधिक समय नहीं लेना चाहता। यदि वास्तवमें सत्या- 
ग्रह भारतकी जनतापर अपना कुछ भी प्रभाव डालवेमें समर्थ हुआ है तो हंटर समितिके 


१. इंटर समितिके अव्पसंस्थक भारतीय सदस्थोने अपनी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसका सार 
भारत सरकारके खरीतेमें दिया गया है | देखिए परिशिष्ट ४ । 

२. दिल्लीके सत्याग्रदियनि रविवार, ३० माचका दिन, रौलट अधिनियमके विरुद्ध अपना रोब प्रकट 
करनेके लिए, “राष्ट्रीय अपमान और प्रार्यना-दिवसके रूपमें मनाया था । भीड़ने कुछ उपद्रव किये थे । 


राजनतिक बचन्धुत्व ५२५ 


अधिकांश सदस्योंने उसपर जो आक्षेप लगाये हें और जिनका अंशतः समर्थन अल्पमत- 
वाले सदस्योंने भी किया हैं, उनसे भी कदु आक्षेपोंसे उसका कुछ नहीं बिगड़ंगा। 
यदि रिपोर्ट्में केवल इतना ही दोष होता, और यदि वह अन्य' सब बातोंमें ठीक होती 
तो हम उसकी प्रशंसा ही करते; क्योंकि कुछ भी हो, राजनैतिक क्षेत्रमें सत्याग्रह 
एक नया ही प्रयोग है, और यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजीमें किसी भी जन-अशान्तिकी 
जिम्मेदारी सत्याग्रहपर थोप दे तो उसे क्षम्य ही माना जायेगा। 

जाँच समितिकी रिपोर्ट तथा भारत सरकारके खरीतोंमें जो इस प्रकार सत्र 
विरुद्ध मत' प्रकट किया गया है, उसका आधार कुछ एसी जानकारियाँ हें, जो अत्यन्त 
दुःख पहुँचानेवाली हें। उदाहरणके लिए इस रिपोर्टमें अधिकारियों द्वारा किये गये 
प्रत्येक अमानुषिक कार्यकों प्रयत्नपूर्वकं उचित सिद्ध करतेंकी कोशिश की गई है; और 
यदि उनके कार्योंकी कहीं भत्संना की भी गईं हैं तो वहीं जहाँ उसके बिना काम ही 
नहीं चल सकता था। कारण यह था कि कहीं-कहीं स्वयं उन अधिकारियोंने अपने 
अन्यायपूर्ण कार्योकों कुछ इस भावसे स्वीकार कर लेनेकी धृष्टता दिखाई थी कि 
उत्होंने ऐसा करके कुछ बुरा नहीं किया। जनरल डायर द्वारा अपनी करनी कबूल 
करनेके बावजूद उनके बचावमं तके प्रस्तुत किये गये हें। सर माइकेल ओ'डायरके ही 
संकेतपर उनके मातहतोंन अत्याचारपूर्ण कार्य किये थे, फिर भी रिपोर्ट्में उनकी' प्रशंसा 
की गई है। यह भी ध्यान देनेकी बात है कि समितिने अप्रैककी दुर्घटनाओंके! पहले, 
सर माइकेलने जो कुछ किया था, उसकी परीक्षा तथा जाँच करनसे इनकार कर दिया। 
उनका आचरण इतना दोषपूर्ण था कि समितिको उसपर न्यायिक तौरपर ध्यान देना 
चाहिए था। अधिकारीवर्गकी ओरसे जो बातें कही गईं उन्हींपर भरोसा न करके, 
समितिको उचित था कि वह खुद उपद्रवके असली कारणोंको ढूंढ निकालनेकी चेष्टा 
करती। इस उपद्रवोंकी असलियतका पता लगाने के लिए उसे हर तरहके उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिए था। प्रयासपू्वक अधिकारियों द्वारा खड़ी की गई झूठकी दीवारको बंध- 
कर सचाईका पता चलानके बजाय समितिने केवल सरकारी बयानोंपर भरोसा करना 
ही ठीक माना। यादि यह उसका आलस्य था तो अपराधपूर्ण आलस्य था। समितिकी 
रिपोर्ट तथा भारत सरकारके खरीतोंको पढ़कर यही धारणा बनती है कि इसके द्वारा 
अधिका रीवर्गकी उच्छुंखलताको माफ करनकी कोशिश की गई है। जनरल डायर द्वारा 
किये गये कत्लेआम तथा पेटके बल रेंगनेकी घृणित आज्ञाकी जिस तरह बच-बचकर 
और अनिच्छासे निन्‍दा की गई है, उसे पढ़कर पाठकके मनमें और भी निराशा छा 
जाती है, और वह साफ देखता है कि यह रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा अपनी काली 
करतूतोंपर पर्दा डालनेकी कोशिश-मात्र है। इस रिपोर्ट तथा भारत सरकारके खरीतों- 
की निन्‍दा सभी देशी पत्रोंने की है, चाहे वे नरम दलके रहे हों या गरम दलके। 
इसलिए उनकी यहाँ सविस्तार समीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं। प्रइन यह है कि अधि- 
कारियोंके अन्यायको उचित ठहरानेके इस गुप्त षड़्यस्त्रका -- चाहे गोपनीयता बिलकुल 
अनजाने ही क्‍यों न बरती गई हो--भंडाफोड़ कैसे किया जाये। यदि भारतको 


१, अप्रैल १९१९ को घटनाएँ । 


५२६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


साम्राज्यमें एक स्वतन्त्र साझीदार होना है, यदि उसे अपने आत्म-गौरवका जरा भी 
खयाल है तो यह राष्ट्र ऐसे किसी षड़यन्त्रकों सहन नहीं कर सकता। इस रिपोर्टके 
प्रकाशित होने से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसपर तथा अन्य अनेक विषयोंपर विचार 
क्रनेके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कांग्रेसका विशेष अधिवेशन' बुलूगनेका 
निश्चय किया है। मेरे मतसे वह समय आ गया है कि जब हमें कारगर कारंवाईके 
लिए केवल संतदमें प्रा्यनापत्र भेजकर ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिए। प्रार्थनापत्रोंका 
मूल्य तभी समझा जायेगा, जब प्रार्थी राष्ट्रमें अपनी बात स्वीकार करवानेकी शक्ति 
भी हो। तब हम लोगोंमें ऐसी कौन-सी शक्ति हैं? जब हम लोगोंका पक्का विश्वास 
है कि हमारे साथ घोर अन्याय किया गया है और जब सबसे बड़े अधिकारीके पास 
प्रा्थनापत्र भेजनेपर भी हमारे साथ न्याय नहीं किया गया, तब उस अन्यायके प्रतिकारके 
लिए हमारे हाथमें किसी शक्तिका होना आवश्यक है। यह ठीक है कि अधिकांश 
मामलोंमें सावारण कार्रवाईके असफल हो जानेपर प्रजाका कत्तंव्य है कि वह चुप्पी छगा- 
कर उस अन्यायकों तबतक बरदाइत करती जाये जबतक कि उसके किसी मर्मपर आघात 
न पहुंचे। पर प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रको यह अधिकार है और उसकी ककत्तेव्य भी है कि 
यदि कोई असहनीय अन्याय किया जाये तो वह उसका विरोध करे। म॑ सशस्त्र विद्रोह- 
में विश्वास नहीं करता। यह उपचार तो उस बीमारीसे बुरा है जिसे दूर करनके 
लिए यह उपचार किया जाता है। प्रतिहिसा अधीरता तथा क्रोधषका चिह्न है। हिसाका 
अन्तिम परिणाम कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। जमंनीके मुकाबलेमें मित्र-राष्ट्रोंने 
शस्त्रका प्रयोग किया। उसका क्‍या परिणाम निकला? जर्मनीका जैसा चित्र उन देशोंने 
हमारे सामने खींचा था, क्या उनकी स्वयंकी अवस्था भी वसी ही नहीं हो गई है? 
हमारे पास इससे अच्छा तरीका है। हिसाके तरीकेके विपरीत, इस तरीकेमें 
आत्म-नियंत्रण तथा धैययंकी आवश्यकता तो निस्सन्देह है ही, पर साथ-ही-साथ दृढ़ 
निरचयकी भी आवश्यकता है। इस तरीकेका मतलब है, हम किसी भी प्रकारके 
अन्याय-कर्मेमें सहयोग नहीं देंगे। आजतक कोई भी जालिम अपने जुल्मरमं तबतक सफ- 
लता नहीं प्राप्त कर सका है जबतक जुल्म सहनेवाल़े स्वयं उसका साथ न दें, 
भले ही वह जालिम बलप्रयोगसे ही उनका सहयोग क्‍यों न प्राप्त करे। अधिकतर लछोग 
अत्याचारीकी इच्छाका प्रतिरोध करके उसके परिणामोंकों भोगनंके बजाय उसके सामने 
झुक जाना ही ज्यादा ठीक समझते हैं, और यही कारण है कि अत्याचारीके तरीकोंमें 
आतंकवाद एक आवश्यक अस्त्र होता है। लेकिन इतिहासमें ऐसे भी अनंक उदाहरण 
मौजूद हैं, जब आततायी आतंकके बलपर, उत्पीड़ित लोगोंसे, अपनी बात मनवानमें 
असमर्थ रहे हे। भारतके लिए भी इस समय विचारका प्रइन उपस्थित हो गया है। 
यदि हम लोग यह मानते हे कि पंजाब सरकारके कार्य ऐसे अन्यायके कार्य हे जिन्हें 
सहन नहीं किया जा सकता, यदि छॉड हंटरकी समितिकी रिपोर्ट तथा भारत सरकारके 
दोनों खरीतोंको हम इसलिए और भी ज्यादा अन्यायपूर्ण मानते हें कि इनमें अधिकारि- 
योंकी अन्यायपूर्ण कारवाईयोंको ढाँकनेका प्रयत्न किया गया है तो यह स्पष्ट है कि हम 


१, कलकतामें, सितम्बर १९२० में । 


मुसलमानोंका निर्णय ५२७ 


लोगोंको अधिकारियोंके अत्याचारकों कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आवश्यक 
समझें तो संसदके पास शौकसे प्रार्थनापत्र भेजें, पर यदि संसद हमारे साथ न्याय न 
करे, और यदि हम अपनेको एक राष्ट्र कह सकनेके योग्य हें तो हमें चाहिए कि हम 
उसे अपना सहयोग देनेसे इनकार करके यह स्पष्ट कर दें कि उसके अस्तित्वको 
कायम रखनेमें हम कोई योग नहीं देना चाहते। 

[ अंग्रेजी से | 

यंग इंडिया, ९--६-१९२० 


२२६. शुसलूमसानोंका निर्णय 


इलाहाबादकी खिलाफत सभान' सर्वेसम्मतिसे असहयोगके सिद्धान्तकों स्वीकार 
कर लिया है, और एक विस्तृत कार्यक्रम निश्चित और कार्यान्वित करनेके लिए एक 
समिति नियुक्त की है। इस सभाके पहले हिन्दू-मुसलूनानोंदी एक संयुक्त सभा भी 
की गई थी, जिसमें हिन्दू वेताओंसे अपना-अपना मत प्रकट करनेके लिए कहा गया।' 
उस सभामें श्रीमती बेसेंट, माननीय पण्डित मालवीयजी, माननीय डाक्टर सप्रू,, मोती- 
लाल नेहरू, चिन्तामणि_ आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। भिन्न-भिन्न मतोंके हिन्दू 
नेताओंको उनकी राय जाननेंके लिए निर्मन्त्रित करके खिलाफत समितिने बुद्धिमानीका 
काम किया। श्रीमतो बेसेंट तथा डाक्टर तेजबहादुर सप्रूने मुसलमानोंको जोरदार शब्दोंमें 
असहयोगकी वर्तमान' नीतिको माननेकी सलाह दी। अन्य' हिन्दू नेताओंने पहल बचाकर 
भाषण दिये। इन नेताओंने अपने भाषणोंमोें सिद्धान्तत: तो असहयोग आन्दोलनकों 
स्वीकार किया, पर उसके संचालनमें अनंक तरहकी व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई। 
उन्हें इस बातका भी भय था कि यदि मुसलमानोंने अफगानोंकों भारतपर आक्रमणके 
लिए तिमन्त्रित किया तो बखेड़ा मच सकता है।' इसपर मुसलमान वक्‍ताओंन स्पष्ट 
दब्दोंमें कहा कि यदि कोई भी विदेशी शक्ति भारतपर आक्रमण कर उसे अपने 
अधीन करनेकी चेष्टा करेगी तो उसके प्रतिरोध एक-एक मुसलमान बलिदान हो 
जायेगा, किन्तु उन्होंने यह बात भी स्पष्ट रूपसे कही कि यदि कोई बाहरी शक्ति - 


१, यह सभा खिछाफत समितिके तत्वावधानमें ९ जून, १९२० को हुई थी । 

२. देखिए “भाषण: खिलाफत समितिकी बेठकमें ?, ३-६-६९२० की पाद-टिप्पणी १। 

३. सर तेजबहादुर अम्विकाप्रसाद सप्र्‌ (१८७०-१९४९); प्रतिद्ध वकील; १९२०-२९ में वाइसरायकी 
कार्यकारिणीमें कानून-सदस्य; १९२३ और फिर १९२७ में लिबरलू फेडरेशनके अध्यक्ष । 

४. सर चि० य० चिन्तामणि (१८८०-१९४१); प्रसिद्ध पत्रकार, छेखद और राजनीतिश्ञ; 
इलाहाबादके अंग्रेजी देनिक छीडरके सम्पादक; १९१० तथा 7३७ में लिबर॒ल फेडरेशनके अध्यक्ष । 

७, तृतीय अफगान-युद्धकी समाप्तिके बाइ अगस्त १९१९ में शान्ति-सन्धि होनेके बाद भी भारत 
और अफगान सरकारोंके सम्बन्ध तनावपूणै ही थे। सीमान्त क्षेत्रोमें लगातार संघर्षकि कारण अप्रैल 
१९२० में दोनों सरकारोंके बीच मसूरीमें होनेवाली वार्ता एक माहतक स्थगित रही थी। 


५२८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस्लामकी प्रतिष्ठाकी रक्षा और त्याय' दिलानेके लिए भारतपर आक्रमण करेगी तो वे 
उसे वास्तविक सहायता न॑ भी दें, पर उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी। 
हिन्दुओंकी आशंका समझें आती है और वह उचित भी है। पर मुसलमानोंकी स्थिति- 
का विरोध करना भी कठिन है। तब मेरे विचारसे अगर भारतको इस्लामकी शक्तियों 
और अंग्रेजी ताकतके बीच संघर्ष नहीं होने देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि हिन्दू छोग असहयोगको पूरी तरह सफल बनायें, और वह भी जितनी 
जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुसलमान लोग अपने 
घोषित इरादोंपर डटे रहे, आत्मसंयमसे काम ले सके और बलिदान कर सके, तो हिन्दू 
लोग भी अपने वादेके अनुसार अवश्य ही उनका साथ देंगे और असहयोग आन्दोलनमें 
दरीक होंगे। लेकित साथ ही मुझ्त इस बातका भी उतना ही अधिक भरोसा है कि 
हिन्दू लोग ब्रिटिश सरकार तथा उनके मित्र-देश और अफगानिस्तानके बीच युद्धकी 
स्थिति पैदा करनेमें मुसलमानोंकी सहायता नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सेना 
इतनी संगठित है कि कोई भी विदेशी शक्ति सहज ही .भारतपर सफल आक्रमण नहीं 
कर सकती। इसलिए मुसलमानोंके लिए इस्लामकी सम्मान-रक्षाके लिए प्रभावशाली 
ढंगसे संघर्ष चलानेका एक उपाय यही है कि वे पूरी रूगनसे असहयोगका रास्ता 
अपनायें। यदि लोगोंने व्यापक पैमानेपर इसे अपनाया तो वह केवल प्रभावकारी ही 
नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिको इसमें अपनी सद-असद्‌ बुद्धिका प्रयोग करनेकी भी 
पूरी छूट रहेगी। यदि में किसी व्यक्ति-विशेष या संस्थाके अन्याययुक्त आचरणको नहीं 
सहन कर सकता और यदि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उस व्यक्ति या संस्थाका समर्थन 
करता हूँ तो इसके लिए मुझे ईइ्वरके सामने जवाबदेह' होना पड़ेगा। किन्तु अगर 
में ऊपर बताये गये तरीकेसे अन्यायाचरणका समर्थन नहीं करता तो इसका मतलब 
होगा कि अन्यायीतक के अहित करनेका वर्जन करनेवाले नैतिक नियमके अनुरूप मुझसे 
जो-कुछ बन सकता था, मेंने किया। इसलिए ऐसे महान्‌ अस्त्रका प्रयोग करनेमें जल्दबाजी 
अयवा कोधघसे काम नहीं लेता चाहिए। असहयोग आन्दोलन हर तरहसे आत्मप्रोरित 
होना चाहिए। इसलिए सब-कुछ मुसलमानोंपर ही निर्मर करता है। यदि उन्होंने 
अपनी सहायता आप की तो हिन्दुओंकी सहायता उन्हें अवश्य प्राप्त होगी और सरकारको, 
चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्‍यों न हो, अवश्य ही इस दुनिवार शक्तिके सामने 
झुकना पड़ेगा। किसी राष्ट्रकी समस्त जनताके रक्तपात-विहीन विरोधका सामना 
सम्भवत: कोई भी सरकार नहीं कर सकती। 
[ अंग्रेजी से 
यंग इंडिया, ९-६-१९२० 


२२७. वक्तव्य: समाचारपत्नोंको" 


१३ जून, १९२० 


खबर है कि दक्षिण आफ्रिकी आयोगने प्रवासियोंकों स्वदेश वापस भेजनेकी 
एक योजनाकी सिफारिश की है और संघ-सरकारने उसे स्वीकार कर लिया है। 
ऐसा लगता है कि इस योजनाको आमतौरपर पसन्द किया गया है। लेकिन में 
लोगोंकों नम्नतापूर्वक आगाह कर देना चाहूँगा कि वे प्रस्तावित योजनाकों स्वीकार 
न करें।' 

जनताके सामने आयोगकी' अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आई है। हम नहीं जानते कि 
स्वदेश वापसीकी शर्तें क्या हे । जिस योजनाकी हमें ठीक और पूरी जानकारी ही' नहीं 
है उप्के सम्बन्ध्में कोई विचार व्यक्त करनेमें मुझे तो बहुत खतरा दिखाई देता है। 
मोटे तौरपर कहें तो प्रवासियोंकों स्वदेश लौठानेकी किसी भी योजनाको बहुत ही 
सनन्‍्देह और आशंकाकी दृष्टिसे ही देखना चाहिए, विशेषकर तब जब कि यह योजना 
उन लोगोंते बनाई हो जो भारतीयोंकी आकांक्षाओंके कट्टर विरोधी हें। दक्षिण आफ़ि- 
काके भारतीय दक्षिण आफ़िकामें इसलिए बने हुए हें क्योंकि वे वहाँके अधिवासी 
हे। मुझे तो बहुत डर है कि प्रस्तावित योजनामें ऐसी कोई बात होगी जिसके अनुसार 
भारतीयोंकों स्वदेश लौटनेके प्रतिदानस्वरूप एक छोटी-सी रकम देकर उनसे उनके 
अधिवासका अधिकार छीन लिया जायेगा; इस रकममें भारत लौटनेके लिए जहाज़का 
खर्चा-भाड़ा और शायद थोड़ा-बहुत जेब-खर्च शामिल होगा। बसे तो और भी बहुत-से 
कारण हे जिनके चलते इस महत्त्वपूर्ण अधिकारको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर 
हम सिर्फ इस प्रतिदानकी दृष्टिसे ही देखें तो यह इस महत्त्वपूर्ण अधिकारके त्यागकों 
देखते सर्वथा अपर्याप्त है। में तो स्वदेश वापसीके इस तरीकेको कभी भी विशुद्ध रूपसे 
स्वेच्छाप्रेरित नहीं मान सकता। 

लेकिन यह तो प्रस्तावित थोजनाके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं, 
उनमें से सिर्फ एक है। में तो निस्सन्देह सबसे अच्छा यह मानता हूँ कि जबतक 
हमारे परीक्षणके लिए पूरी योजना सामने नहीं आ जाती तबतक हम इसके 


१. दक्षिण आक्रिकामें प्रवासियोंकी स्थितिपर विचार करनेके लिए एक जाँच आधोग नियुक्त किया 
गया था जिसकी बेठक माचे १९२० में शुरू हुईं थी। गांधीजीने यह वक्तव्य इसी आयोगकी सिफारिशोकि 
सम्बन्धमें दिया था । | 

२. इंडिया इन १९२० नामक पुस्तकके अनुसार “ अन्तरिम रिपोटमें सिफारिश की गईं थी कि 
जो भारतीब स्वदेश वापस लौटनेके इच्छुक हैं उन्हें स्वदेश छोटनेकों प्रोत्साहित करनेके लिए संघ-सरकार 
द्वारा सभी सुविधाएँ दी जानी चाहिए जिनमें जहाजोंकी व्यवस्था करना और स्वण-निर्यात सम्बन्धी 
प्रतिबन्धमें ढील देना भी शामिल हो। ” 

१७-३४ 


५३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सम्बन्धर्मं कोई राय देना स्थगित ही रखें । आशा है. इस योजनाके सम्बन्धर्मं अपने 
निर्गण घोषित करनेसे पूर्व भारत सरकार इसपर जनताके विचार अवश्य जान 
लेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १४-६-१९२० 


२२८. पत्र: एन० सौ० केलकर और अन्य लोगोंको' 


[१५ जून, १९२० के आसपास | 


प्रिय श्री केलकर, 

खेद है . . . कि में कांग्रेस संविधान . .. में शामिल नहीं हो सका। में अब 
आपको अपना मसविदा' भेज रहा हँ। आप देखेंगे कि मेरा उद्देश्य इसे अधिकसे-अधिक 
सरल और प्रभावशाली बनानंका रहा है। साथ ही मेंने इस बातकी भी पूरी कोशिश 
की है कि एक ओर तो कांग्रेसमें सभी दलों और सभी प्रकारके विचारोंका प्रतिनिधित्व 
हो, लेकिन दूसरी ओर सबसे ऊँचा स्वर उस विचारका हो जो देशकों सबसे अधिक 
ग्राह्य हो। आप यह भी देखेंगे कि इसके . . . अन्तगंत कांग्रेस . . - प्रदर्शनात्मक 
प्रभाव अक्षुण्ण बना रहता है। इस मसविदेको आप विवेचनात्मक दृष्टिसे पढ़ जायें 
और जहाँ सहमत न हों, मुझे निस्संकोच बतायें। 

जब मेंने खुद इतना समय ले लिया तो आपसे जल्दी करनेको कैसे कहूँ ! लेकिन 
में जानता हूँ कि आप इस ओर यथासम्भव जल्दसे-जल्द ध्यान देंगे। अगर कोई . . . 
. तब तो हमें मिलना ही होगा। आजकल में आमतौरपर बम्बईमें ही रहता हूँ, इसलिए 


१. गांधीजीकी लिखावठमें पंसिकसे तैयार किया गया उपलब्ध मसविंदा ही इस पत्रका साधन-सृत्र 
है, केकिन वह कई स्थरॉपर कठा-फटा है, जिससे बहुत-से शब्द पढ़े नहीं जा सके । 

२. दिसम्बर १९१९ के कांग्रेस अधिवेशनमें गांधीजीसे कांग्रेसके संविधानमें सुधार करनेको कद 
गया था । संशोधित भसविंदा कांग्रेसके सामने कलकत्तेंमें सितम्बर १९२० में पेश किया गधा। केलकरको 
लिखे अपने २ जुलाई, १९२० के पत्रमें गांधीजीने केलकरके उस पत्रकी प्राप्तिकी यूचना दी है जिसमें 
उन्होंने गांधीजीके मसविदेकी आलोचना की थी । श्सलिए बह पत्र, जिसके साथ केल्करकों उक्त मसविदा 
भेजा गया था, उससे एकाष पखवारा पहले ही लिखा गया दोगा । इसके अलावा जून महीनेमें गांधीजी 
अधिकांशत: बम्बहमें ही रहे, जहाँ वे बराबर चाहते रहे कि केलकर उनसे सम्पके स्थापित करें | इसलिए 
छगता है यह पत्र १९२० के मध्य जूनके आसपास ही लिखा गया होगा । 

३० पद उपलब्ध नहीं है । 


कष्टसहन अनिवाये ५३१ 


अगर हम लोग वहीं मिलें तो . . - समयकी बहुत बचत हो। मेरे लिए तो कोई भी 
दिन ठीक रहेगा। 


हृदयसे आपका, 


एन० सी० केलकर, पूना 
रंगास्वामी' आयंगर 

“हिन्दू कार्यालय , मद्रास 

श्री. आई० बी० सेन 

मार्फत -- श्री सी० आर० दास 
कलकत्ता 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७४२०) से। 


२२९. कष्टसहन अनिवारयय 


यातनाकी आगमें तये बिना आजतक किसी भी राष्ट्रका उत्थान नहीं हो सका 
है। बच्चेकी रक्षाके लिए माता अनेक तरहकी यातनाएँ सहती है। अंकुर उगनेके 
लिए सबसे पहले बीजकों सड़ना पड़ता है। मरणमें से ही जीवनकी उत्पत्ति होती है। 
क्या भारत कष्टसहन 'द्वारा शुद्धिकरणके इस प्राकृतिक नियमका पालन किये बिना 
गुलामीसे अपना उद्धार कर सकेगा ? 

यदि मेरे सलाहकारोंकी धारणा सही हो, तब तो भारत बिना किसी कष्टसहनके 
ही अपनी अभिलाषा पूरी कर लेगा। उन छोगोंकी मुख्य चिन्ता यही है कि अप्रैल 
१९१९की घटनाओंकी पुनरावृत्ति न हो। वे असहयोगसे इसलिए डरते हें कि उसमें 
बहुत लोगोंको कष्टसहन करना होगा। यदि हैम्डनने इस प्रकार सोचा होता तो उसने 
जहाजी बेड़ा-कर (शिप मनी) देनेसे इनकार न किया होता, और न टेलरने ही विद्रोह- 
का झण्डा खड़ा किया होता। इंग्लेंड और फ्रांसके इतिहास इस तरहके उदाहरणोंसे 
भरे हे कि यातनाओं. और अत्याचारोंकी परवाह न करके लोगोंने जो ठीक समझा, 
वे उसे करते रहे हे। उन लोगोंने इस बातका क्षण-भरके लिए भी विचार नहीं किया 
कि कहीं उनके कारण निर्दोष लोगोंको अनचाहे ही कष्ट तो नहीं सहन करने होंगे। 
तो फिर हम अपना इतिहास दूसरी तरह लिखे जानेकी आशा क्‍यों करें ? यह हो सकता 
है कि अगर हम अपने पूववर्तियोंकी भूलों और त्रुटियोंस लाभ उठाना चाहें तो उनसे 
लाभ उठाकर अच्छा कार्य करें, लेकिन यह असम्भव है कि कष्टसहनके नियमकों ही 
बरतरफ कर दें, क्योंकि वह. तो हमारे अस्तित्वका एक अपरिहार्य अंग है। अपने एूर्व॑- 
' बतियोंसे ज्यादा बेहतर काम करनेका तरीका यह है कि यदि हम कर सकें तो अपनी 
ओरसे हिसाकों बचायें और इस प्रकार प्रगतिकी रफ्तार तेज करें तथा कष्टसहनके 


प्र सम्पूर्ण गांधी वाहम्मय 


तरीकोंमें ज्यादा शुद्धता छायें। अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हे कि अन्यायकर्त्ताको 
अपनी इच्छाके आगे झकानके लिए, अधीर होक'र पशु-बरूका प्रयोग न करें, जैसा 
कि आजकल सिन-फैन दलके छोग कर रहे है, और न हम अपन पड़ोसियोंकों अपने 
तरीके अपनानेके लिए उनपर दबाव डालें जैसा कि पिछले वर्ष हड़तालके सिलसिलेमें 
हममें से कुछ लोगोंने किया था। कितनी प्रगति हुई, इसे इस प्रकार मापा जायेगा 
कि कष्टसहन करनेवालोंन कितना कष्टसहन किया। कष्टसहन जितना ही शुद्ध होगा 
' उतनी ही अधिक हमारी प्रगति होगी। इसी कारण ईसामसीहका बलिदान दुःखसे भरे 
संसारको कष्ट-मुक्त करनेके लिए पर्याप्त सिद्ध हुआ। अपने सिद्धान्तोंको लेकर आगे 
बढ़ते समय उन्होंने इस बातका विचार नहीं किया कि उनके पड़ोसियोंको स्वेच्छासे या 
अन्यथा कितनी यातना सहनी पड़ रही है। इसी. तरह हरिश्चन्द्रन जो कष्ट सहे वे ही 
इस जगतमें पुनः संत्यका अठरू साम्राज्य स्थापित करनेके लिए पर्याप्त सिद्ध हुए 
उन्हें अवश्य ही यह विदित रहा होगा कि उत्तके सिंहासन त्यागसे उनकी प्रजाकों 
अनचाहे ही कष्ट सहन करता पड़ेगा। पर उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि 
यदि वे उस विचारमे पड़ जाते तो सत्यका पालन नहीं कर पाते। 

में पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे जलियाँवाला बाग ह॒त्याकाण्डका उतना दुःख 
नहीं है जितना कि हमने जो अंग्रेजोंकी हत्याकी और धन-सम्पत्तिको क्षति पहुँचाई, उसका 
है। अमृतसर-काण्डकी भयंकरताने छोगोंका ध्यान लाहौरकी भयंकरतासे हटाकर अपनी 
ओर खींच लिया, हालाँकि लाहौरमें जो-कुछ हो रहा था वह अमृतसरसे भी अधिक 
भयंकर था, क्योंकि वहाँ लोगोंकों धीरे-धीरे सर्वथा पुंसत्वहीन बना देनेका प्रयत्न किया 
जा रहा था। पर यदि हम अपना उत्थान चाहते हें तो हमें इस तरहकी यातनाएँ 
तबतक भोगते रहना पड़ेगा, जबतक हम स्वेच्छापू्वेक कष्टसहत करना और उसीमें 
सुखका अनुभव करना नहीं सीख जायेंगे। मेरा पक्का विद्वास है कि लाहौरवालों पर 
जो अत्याचार किया गया, उसके वे पात्र नहीं थे।' न तो उन्होंने किसी अंग्रेजजों कोई 
चोट पहुचाई थी और न किसीकी सम्पत्तिको बरबाद किया था। वे तो सिर्फ दासताके 
कष्टकर जुएको अपने कंधोंसे उतार फेंकनेका प्रयत्व कर रहे थे, लेकिन एक स्वेच्छाचारी 
शासक उनके इस उत्साहकों तोड़ देनेके लिए संकल्प किये बैठा था। और यदि मुझसे 
यह कहा जाये कि इन सबका कारण मेरी सत्याग्रहकी शिक्षा ही थी तो मेरा उत्तर 
है कि जबतक मुझमें साँस बाकी है, में इसका और जोरशोरसे प्रचार करूँगा और 
जनतास कहूँगा कि अगली बार ओडायरी मदान्धताके जवाबमें आप अपनी दूकानें 
मालकी जबरन्‌ बिक्रीके डरसे न खोलें बल्कि अत्याचारीको मनमानी कर लेने दें 
और अपना सारा माल बिक जाने दें --केवछू अपनी आत्माको बचाये रखें, उसे 
त बेचें। प्राचीन समयके ऋषि लछोग अपने शरीरकों यातनाओंसे तपा डालते थे, 
ताकि उनकी आत्मा स्वतत्त्र हो सके, उनकी तपाई हुई कायामें कष्ट सहनकी उतनी 
क्षमता आ जाये कि उनसे अपनी बात मनवानेके लिए अत्याचारी छोग जो भी अत्या- 


१ और २. देखिए “पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमं कॉंग्रेकी रिपोर्श ?, २०-३-१९३१० । 


कृष्टसहन अनिवायें ५३३ 


चार करें उसका उनपर कोई असर न हो। और यदि भारत अपने प्राचीन ज्ञानको 
पुन: प्राप्त करता चाहता है, यदि. वह यूरोपकी बुराइयोंसे अपनी रक्षा करता चाहता 
है, यदि वह इस पृथ्वीपर स्वर्गकी स्थापना करना चाहता हैं और शैतानके राज्यका 
मूलोच्छेदन चाहता है, जिसने इस समय यूरोपको ग्रस रखा है, तो वह सुन्दर शब्दोंके 
या उन बौद्धिक बारीकियोंके जालमें न फँसे, जिसने उसे चारों ओरसे घेर रखा है; 
उसे जिन कष्टोंसे होकर गुजरना पड़ सकृता हैं उनका खयाल करके डिगः न जाये, 
बल्कि वह देखे कि यूरोपमें आज क्‍या हो रहा है। और उससे यह शिक्षा ग्रहण करे 
कि जैसे यूरोपको कष्टोंते गुजरना पड़ा है वसे ही उसे भी गुजरना है, लेकिन यूरोपसे 
भिन्न, उप्ते दूसरोंकों कष्ट देनेसे बचना है। जमंनी यूरोपपर अपना प्रभुत्व चाहता था 
और मित्र-राष्ट्र भी उसे पराजित करके वही प्राप्त करना चाहते थे। परिणाम क्या 
हुआ ? जमंनीका पतन हुआ पर यूरोपकी दक्ामें किसी तरहका सुधार नहीं हुआ। 
मित्र-राष्ट्र भी वेसे ही धोखेबाज, क्र, लोलप और स्वार्थी निकले जैसा जर्मनी था 
या होता। कमस्े-कम वह उस तरहकी ऊँची-ऊँची बातोंका दिखावा तो न करता 
जो मित्र-राष्द्र अपने कार्योंमें कर रहे हें। 
जिन भूलोंके लिए मेंने गत वर्ष खेद प्रकट किया था, उनका सम्बन्ध जनताकों 
दिये गये कष्टोंसे नहीं, बल्कि जनता द्वारा की हुई गलतियों, और सत्याग्रह सिद्धान्तको 
ठीकसे समझ न पानेके कारण उसने जो हिसा की उससे था। तब कष्ट्सहनकी दृष्टिसे 
विचार करनपर असहयोगका क्‍या अर्थ है? जो सरकार हम लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध 
हमपर शासन कर रही है, उसके साथ सहयोग न करनेके कारण हमें जो हानियाँ और 
असुविधाएँ उठानी पढ़ें, उन्हें हम स्वेच्छापूवंक सहन करें। थोरोने लिखा है कि बेईमान 
और अन्यायी सरकारके शासनमें समृद्ध और धनी होना पाप है, अधिकार ज्ञाप है; 
वहाँ तो निर्षेन रहना ही गुण हैं। यह सम्भव है कि संक्रान्तिकी अवस्थामोें हम छोग 
भूलें करें, हमें ऐसी यातनाएँ सहनी पड़ें, जिन्हें हम रोक सकते थे; पर राष्ट्रको 
पुंसत्वहीन होने देनेकी बनिस्वत मेरी समझमें इन यातनाओंकों भोगना अच्छा है। 
अन्याय करनेवालेको अपने अन्यायका भान हो और वह उसके निराकरणके लिए 
तेयार हो, उस समयतक हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस भयसे कि हमारे इस 
तरहके आचरणसे हमें या अन्यको किसी तरहकी यातना भोगनी पड़ेगी, हमें उस 
अन्यायमें नहीं शामिल होना चाहिए। इसके विपरीत हमें अन्यायकर्त्ताके साथ प्रत्यक्ष 
या परोक्ष, किसी भी रूपमें सहयोग न करके अन्यायका मुकाबला करना चाहिए। 
यदि पिता अन्याय करता है तो पृत्रका यह धर्म है कि वह पिताका साथ छोड़ 
दे । यदि किसी स्कूलका प्रधानाध्यापक स्कूलको अनैतिक आधारपर चलाता है तो 
छात्रोंका धर्म हैं कि वे फौरन उस स्कूलकों छोड़ दें। यदि किसी संस्थाका अध्यक्ष 
भ्रष्टाचारी है तो उस संस्थाके सदस्योंका धर्म है कि वे उस संस्थासे अलूग हो जायें 
और उसके भ्रष्टाचारमें सहायक न हों। इसी तरह यदि कोई सरकार अन्याय करती 
है तो प्रजाका धर्म है कि वह सरकारकों उस अन्यायसे विमुख करानके लिये पूर्णतः 
या अंशतः उसके साथ जितना असहयोग करना जरूरी हो, करे। दोनों ही तरहके असह- 


५३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


योगमें कष्ट-सहन एक' आवश्यक तत्त्व है; चाहे यह कष्ट मानसिक हो या शारीरिक। 
इस प्रकार कष्ट-सहनके बिना स्व'राज्यः असम्भव है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १६-६-१९२० 


२३०. मद्रासमें हिन्दी 


मुझे पक्‍का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़ भाई-बहन गम्भीर भावसे 
हिन्दीका अध्ययन करने छगगेंगे। आज अंग्रेजी भाषापर अधिकार प्राप्त करनेके लिए 
वे जितनी' मेहनत करते हैं, उसका आठवाँ हिस्सा भी हिन्दी सीखनेमें करें, तो बाकी 
हिन्दुस्तान जो आज उनके लिए बन्द किताबकी तरह है, उससे वे परिचित होंगे और 
हमारे साथ उनका ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जायेगा जैसा पहले कभी न था। में 
जानता हूँ कि इसपर कुछ लोग यह कहेंगे कि यह दलील तो दोनों ओर लागू होती 
है। द्रविड़ लोगोंकी संख्या कम है; इसलिए राष्ट्रीय शक्तिकी बचतकी दृष्टिसे, बजाय 
इसके कि द्रविड़-भारतसे समागमके लिए सारे द्रविड़ेतर भारतके लोग, तमिल, तेलुगु, 
मलयालम और कन्नड़ सीखें, द्रविड्*ोंकोी ही शेष भारतकी आम भाषा सीखनी चाहिए। 
इसी हेतुसे पिछले अठारह महीनोंसे इलाहाबादके हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी देख-रेखमें 
मद्रास प्रास्तमें हिन्दी-प्रचारका काम जोरोंसे चल रहा है। पिछले हफ्ते बम्बईमें अग्रवाल 
मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था । मेरी अपीलके जवाबमोें इस सम्मेलनमें उपस्थित बम्बई 
और कलकत्तेके धनिक मारवाड़ियोंने वहींके-वहीं मद्रास प्रान्तमें पाँच सालतक हिन्दी- 
प्रचारका काम करनेके लिए ५०,००० रुपयका चन्दा दे दिया। उन्होंने एक बार फिर 
यह दिखा दिया है कि हिन्दीका कार्य भारतके इस रईस व्यापारी-वर्गकी विशेषता 
है । इस उद्ारताके कारण इलाहाबादके सम्मेलनकी और उन द्रविड़ भाई-बहनोंकी 
जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जो मेरी ही तरह यह मानते हें कि राष्ट्रीयताके सम्पूर्ण 
विकासके लिए मद्रासवालोंकों हिन्दी सीख लेनी चाहिए। कोई भी द्रविड़ यह न सोचे 
कि हिन्दी सीखना जरा भी मुश्किल है। अगर रोजके मनोरंजनके समयमें से नियमित 
ढंगसे थोड़ा समय निकालकर इस काममें लगाया जाये, तो कोई भी साधारण आदमी 
एक सालमें हिन्दी सीख सकता है। में तो यह भी सुझाऊँगा कि अब बड़ी-बड़ी नगर- 
पालिकाएँ अपने-अपने स्कलोंमें वेकल्पिक विषयके रूपमें हिन्दीकी पढ़ाई आरम्भ कर 
दें। में अपने अनुभवसे यह कह सकता हूँ कि द्रविड़ बालक बहुत आसानीसे हिन्दी 
सीख लेते हें। यह बात शायद ही कोई जानता हो कि दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले 
सभी तमिल-तेलगू-भाषी लोग हिन्दीमें खूब अच्छी तरह बातचीत कर सकते हें। इस- 
लिए में यह आशा करता हूँ कि मारवाड़ियोंकी उदारतासे मुफ्त हिन्दी सीखनेकी जो 
सहूलियत हो गई है, मद्रासके नौजवान उसकी कद्र करेंगे। 

[ं्ेजीते 
यंग इंडिया, १६-६-१९२० 


२३१. पत्र: खम्भाताकों 


बम्बई 
१८ जून, १९२० 
प्रिय श्री' खम्भाता, 
आपका कृपा पत्र मिला और उड़ीसा-संकट कोषके लिए सौ रुपये भी प्राप्त 
हुए --- इसके लिए आपको धन्यवाद। में आपकी इस इच्छाका कि आपका नाम न 
छापा जाये, पालन' करूँगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ७५३३) की फोटो-नकलसे । 
२३२. पत्र: साकरलालकों 
लेबनेम' रोड 
गामदेवी, बम्बई 


शुक्रार [१८ जून, १९२० |' 
भाईश्री साकरलाल, 
अभी-अभी भाई व्रजलालके' विषयमें तार मिला। एक अकेले तुमने ही मणि- 
तुल्य भाई नहीं खोया है, हम सबने ही भाई समान अमूल्य साथीके खोया है। 
उनकी पवित्र आत्मा तो इस समय ऊँचे स्थानपर विराजमान है। पारमाथिक जीवनका 
अर्थ भाई ब्रजलालने [अपने उदाहरण द्वारा] अत्यन्त सुन्दर ढंगसे प्रदर्शित किया। 
आपको दुःख तो अवश्य ही होगा; छेकिन उनका जीवन सुन्दर था और आपके दुःखर्मो 
हम सब समभागी हें --- ऐसा समझ आप अपने मनके बोझको हलका कीजिएगा। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ८४३) से। 


, १. अजझालकी मृत्युके उपरान्त आनेवाला शुक्रवार १८ जून, १९२० को पढ़ता था । 
२. त्रजलालकी यृत्युकी घटनाके लिए देखिए “ स्मरणांजलि ”, २६-६-१९२० । 


२३३. पत्र; छगनलाल गांधीको 


[ १८ जून, १९२० | 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा तार मिला। भाई ब्रजछालके' विषयमें तार पढ़कर में तो स्तब्ध रह 
गया। मेरी समझमें यह बात बिलकुल नहीं आती कि उनकी मृत्यू आकस्मिक दुर्घटना- 
से हो सकती है। वे तो सम्पूर्ण सुखक्ी स्थितिमो सिधार गये, किसीसे सेवा-शुश्रूषा 
नहीं करवाई । आजकल हमारे ऊपर दैवका प्रकोप होता रहता है। उत्तके भाईको पत्र 
लिखना; उसमें सबके हस्ताक्षर करवा कछेना और साथका पत्र भी भेज देना। अभी 
तो ज्यादा नहीं लिख सकता। में तुम्हारे ब्योरेवार पत्रकी आशा करूँगा। 


बापूके आश्ञीर्वाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ह्यू० ८४२) से। 


२३४. आत्मत्यागका धर्म 


गा पममदभारी यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। 
नाये लोकोष्स्त्ययज्ञस्थ कुत्तोहन्य: कुरुसत्तम ॥* 
* ->-गीताजी 
करहि जाइ तपु शैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी। 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुःखंदोष नसावा॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तप अस जिय' जानी |] 
““ तुलसी रामायण 
यज्ञके अनेक अर्थ किये जा सकते हैँ, लेकिन सब धर्मके लोगोंके लिए इस यज्ञका 
एक हो अर्थ है और वह अर्थ है, वास्तविक उचन्नतिके निमित्त प्रार्णापणतक करनेके 
लिए तैयार रहना। पावंतीको शिवजी-जैसा पति चाहिए था, इससे उन्हें तप करनेका 
आदेश मिला। उन्होंने किस तरहके तप किये, यह जाननेकी जिसे इच्छा हो उसे 
तुलसीदासका अपूर्व ग्रन्थ देख जाना चाहिए। माँ स्वयं कष्ट भोगकर अपने बच्चेकों 
जन्म देती है और उसका पालन-पोषण करती है। मृत्युसे ही जन्म होता है। अनाजका 
बीज पृथ्वीमें दबा-दबा जब सड़ जाता है और मर जाता है तभी उससे अन्न उत्पन्न 


१, २ और ३. देखिए पिछला शीषैक । 
४. है कुस्ततम ! यश्ञसे बचा हुआ अमृत खानेवाडे छोग दी सनातन जक्षकों पाते हैं | यश न 
करनेवाढेके लिए यद्दी लोक प्राप्त नहीं हे, फिर परलोक तो दो द्वी कहाँसे सकता है गीता, ४-३१ । 


आत्मत्यागका धर्म ५३७ 


होता है। हरिश्चन्धने अपना सत्य सिद्ध करनेके लिए अपार दुःख सहन किये, 
अपनोंका उद्धार करनेके लिए यीशुने काँटोंका मुकुट पहना, हाथ-पाँवोंमें कीलें ठकवाई और 
अनन्त: कष्ट सहकर प्राणोंका त्याग किया। यज्ञकी रीति अनादिकालसे चली आ रही 
है। यज्ञ बिना पृथ्वी एक क्षण भी नहीं टिक सकती। टर्कीने कुस्तुन्तुनियापर अधिकार 
करनेसे पहले असंख्य सिपाहियोंका होम किया और उनके शवोंका पुल बनाया। मुझे ' 
हमेशा यह खटका छगा रहता है कि हम कहीं यहाँ हिन्दुस्तानमें, आत्मत्यागके इस 
सनातन धमर्मेका त्याग करके तो अपने देशकी' प्रगति नहीं करना चाहते। 

हम स्वराज्य' तो सम्पूर्ण चाहते हे लेकिन जान एक भी खोना नहीं चाहते। 
पैसेका होम किये बिना अगर काम चल सके तो चला लेना चाहते हें। असंख्य' लोगों- 
को असहकारका भय बना हुआ है। जब विचार करता हूँ कि इसका कारण क्‍या 
हो सकता है, तो मुझे दो कारण दिखाई देते हें। एक तो यह कि लोग सोचते हें कि 
यदि हम नौकरी छोड़ बैठे तो भूखों मरेंगे; और दूसरे यदि कहीं किसीसे भूल हो गई 
और सरका रने गोला-बारूद चलाया तो हजारोंकी जानें चली जायेंगी। कहनेका अभिप्राय 
यह है कि खिलाफत-जैसे जटिल और महान्‌ प्रशनको हम बिना कोई कष्ट झेले सुल- 
झाना चाहते हैं । असहकार एक प्रकारका सहलसे-सहल यज्ञ है, एक मामूली-सा तप है; 
उसमें बहुत थोड़ा आत्मबलिदान है। बीस-पच्चीस हजार अथवा लाख डेढ़ लाख व्यवित 
न्याय प्राप्त करनेकी खातिर, अन्यायमें सहयोग न देनेकी दृष्टिसे यदि अपनी नौकरियाँ 
छोड़ दें तो में इसमें दुःख नहीं मानूँगा, बल्कि में तो सुव्यवस्थित संस्थाओंका ऐसे 
दुःखोंको अपनाना स्वाभाविक मानता हूँ। लछोगोंको इनसे भागना नहीं चाहिए बहिकि 
ह्षपूवक इनका आलिगन' करना चाहिए। खिलाफत-जसे प्रइतका सीधा हल प्राप्त 
करनेके लिए हजारों व्यक्ति मर मिटें तो में इसे बिलकुल चिन्तनीय' न मानूँ। उसे 
तो में घर्मभावनाकी कसौटी समझूं। मेरा विद्वास है कि ऐसा दुःख झेले बिना 
कदापि विजय नहीं मिलती तथा में यह भी मानता हूँ कि असंख्य व्यक्ति ऐसा दुःख 
उठायें तो विजय प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकती। 

असहका रको छेकर सरकार हमें चाहे जितने कष्ट दे उससे में विचलित अथवा 
भयभीत होनेवाला नहीं हूँँ। सरकारकी ओरसे दिये जानेवाले कष्टोंमें जितनी वृद्धि 
होगी, इस प्रश्नका निपटठारा भी उतनी ही जल्दी होगा, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। 

भय सिर्फ एक ही बातका है। कहीं लोगोंकी ओरसे कोई भूल हो जाये, लोग 
कोई गलत काम कर बेठें और फिर वे उसकी सजा भोगें। यदि किसीने क्रोधरमें आकर . 
किसी अधिकारीकों चोट पहुँचा दी अथवा उसका खून कर दिया तब तो आत्मत्यागके 
इस यज्ञ शुद्ध धर्मको हानि पहुंचेगी और उसी हृदतक इच्छित फलकी प्राप्तिमें कमी 
आ जायेगी। आहुति विशुद्ध वस्तुकी ही दी जाती है। हरिदचन्द्रमें तनिक भी अपवि- 
त्रता होती और तब उसने राज-पाटका त्याग किया होता तो आज हम उसकी महिमा- 
का गान न करते। ईसामे सम्पूर्ण निर्दोषताकी कल्पना करके ही ईसाई मतानुयायियोंने 
उसे तारतहारकी उपमा दी है। इस ढंगसे विचार करते हुए यदि खिलाफत अथवा 


१, १४८७ में । 


५२३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


दूसरे किसी प्रश्तकों लेकर हमारी ओरसे तनिक भी भूल होनकी सम्भावना न हो तो 
असहकार [आन्दोलन | को हम तत्काल ही पूर्ण वेगसे चला सकते हैं। उसे विभिन्न 
चरणोंमें जो बाँठा गया है सो इसी विचारसे प्रेरित होकर तथा यह मानते हुए कि 
आत्मत्याग हिन्दुस्तानकी उन्नतिके लिए आवश्यक धमे है। असहकारके सम्बन्धर्में तनिक 
भी आशंका नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ हमें समझ लेना चाहिए कि असहकार अथवा 
इस तरहके अन्य किसी भी यज्ञ अथवा तपके बिना न तो हम खिलाफतके प्रश्नकों 
सुलझा सकते हें, न पंजाबके सम्बन्धमें न्याय प्राप्त कर सकते हे और न ही स्वराज्यका 
उपभोग कर सकते हें। , 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवत, २०-६-१९२० 


२३५. मे क्‍या कहूँ? रु 


श्रीमती पोलकने मुझ एक चित्र भेजा है। अस्सी वर्षके श्री ग्लेडिग नामके एक 
अंग्रेज सज्जन उप्तमें चरखेसे ऊन कात रहे हे। यह धन्धा उन्होंने मन बहलावकी खातिर 
इस उम्रमें शुरू किया है। वे वृद्ध अपना सारा दिन बातोंमें नहीं बिता सकते, सारा 
दिन बाइबिल” भी नहीं पढ़ सकते, और इस उम्रमें घरमें खेले जानेवाले खेलोंमें भी वे 
क्या दिलचस्पी लें-- फिर खेलनेके लिए कोई साथी भी तो चाहिए और सबको साथी 
सुलभ नहीं हो पाते -- तब यदि मन' बहलानेका कोई उपयोगी तरीका मिल जाये तो 
अच्छा. हो, यह विचारकर ही इस वृद्धने चरखेकों पसन्द किया होगा। 

इस चित्रके मेरे हाथमें आनेसे पहले मेरे पास एक सज्जन, जो पहले कहीं अच्छे 
पदपर रह चुके हें, आये थे। उनका समय किसी तरह भी व्यतीत नहीं होता था। 
सारा दिन वे माला जपनेमें बिता नहीं सकते थे और इसलिए वे किसी न किसी परोप- 
कारी धन्धेकी तलाझमें थे। मुझे अनेक प्रवृत्तियोंवाला व्यक्ति समझकर वे मुझसे सलाह 
लेनेके लिए आये। मुझे तो विचार करनेपर उनकी अवस्थाके योग्य चरखेके अलावा 
दूसरा कोई धन्धा नहीं सुझा। मेने उनसे विनयपूवंक चरखा कातनेकी बात कही। 
किन्तु शायद मेरी बात उन्हें जँची नहीं। कदाचित्‌, उनके मनमें मेरे प्रति जो आदर- 
भाव था, उसे भी मेने खो दिया। ह 

कुछ लोग यह मानते हे कि चरखा चलाना केवल स्त्रियोंका काम है। पुरुषोंके 
सम्मुख चरखेकी बात करना उन्तका अपमान करना है। में ऐसा नहीं मानता; मेरी तो 
यह धारणा है कि जन-समाजकों पोषित करनेवाली' सभी प्रवृत्तियाँ दोनोंके लिए हें। 
स्त्रियोंसे पुरुषों जितनी शारीरिक मजूरी नहीं हो सकती तथा स्त्रियाँ पुरुषों जितनी 
स्वतन्त्रतासे बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं, इसलिए चरखेकी प्रवत्तिको मुख्य रूपसे 
स्त्रियोंकी प्रवृत्ति माना गया है; और यह उचित भी' है। 

रसोईका काम मुख्यतया स्त्रियाँ करती हें तथापि अनेक परिवारोंमें रसोईके लिए 
पुरुष ही निभुक्त होते हें। वेसे ही यद्यपि सामान्यतथा स्त्रियाँ ही चरखा चलाती हें, 


पुरानी पूजी ५३६ 


तो भी प्रसंगवश उस यन्त्रका उपयोग पुरुष भी कर सकते हें। आज तो अनेक पुरुष 
चरखेमें सुधार करनेका प्रयत्न कर रहे हे। इसलिए उपर्युक्त सज्जन-जैसे अन्य' व्यक्तियोंको 
में अवश्य ही चरखा चलानंकी सलाह दंगा। 

वकील, डाक्टर क्लबोंमें जाकर ताश खेलते है अथवा बिलियडे खेलते हें; उससे वे' 
अपने मनको ताजगी प्रदान कर पाते है, इसमें मुझे शक है। यदि वे घर जाकर स्वच्छ 
हवादार कमरेमें बैठकर चरखा चलायें तो मुझे दुढ़ विश्वास है कि उससे वे जितना 
निर्दोष आनन्द प्राप्त कर सकते हे उतना उन्हें ताशसे' नहीं मिल सकता। सर जॉन 
लबक एक उपयोगी कामसे दूसरे काममें रूग जानेको विश्राम मानते थे। चींटियोंकी 
प्रवत्तिका अवलोकन करना उनके लिए मत बहलढानेका साधन था। हछॉर्ड सेलिसबरी- 
का- मन रसायनके प्रयोग करके बहल जाता था। ग्लेडस्टन लकड़ियाँ काटकर कामन्स' 
सभा [ के अपने काम ] का बोझा हल्का करते थे। ऐसे उपयोगी मन बहलावोंकी जितनी 
हमें आवश्यकता है उतनी अंग्रेजोंको नहीं है। 

देशमें अनाज नहीं है, वस्त्र नहीं है और हे भी तो बहुत मेहगे। दूध-घी तो बहुत 
लोगोंको छोड़ ही देना पड़ता है। ऐसे समय देशमें इन दो वस्तुओंका उत्पादन तथा 
संग्रह हमारा मुख्य धर्म है। दयाधमंका समावेश तो इस बातमें है कि भूखोंका पेट 
भरने और वस्त्रहीनोंके अंग ढकनपर ही हम खायें और पहनें। इसीसे उक्त मित्रके 
समान जितने भी व्यक्ति हे में उन्हें नम्नतापू्वक यह सलाह देता हूँ कि आप यदि 
अपने खाली समयमें खेती आदि करनेका शारीरिक श्रम न कर सके तो चरखा लेकर 
सूत अवश्य' ही कातें। उससे धर्म तथा अं दोनोंकी उपलब्धि होगी। 

नेडाभिक्रमताओोउसिति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्थ' धर्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌।।' 
| गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-६-१९२० 


२३६- पुरानी पूजी 


समाचारपत्रोंमें रिक्त स्थान भरनेके लिए सम्पादक प्राय: कुछ-न-कुछ तेयार ही 

रखते ह। इसे अंग्रेजीमें '८००४7०८८०' अर्थात्‌ 'सदा बहार” कहते हेँ। जब प्रकाशित 

करना चाहें तभी इसे प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसी ही एक चीज मुझे अनायास 
ही 'क्रॉनिकल ' में दिखाई पड़ी। उसमें निम्नलिखित तथ्य दिये हुए हें 

“दशमलव पद्धतिका आविष्कार भारतीयोंने किया था भूमिति और बीज- 

गणितकी भी पहले पहल भारतमें खोज हुई थी और त्रिकोणमितिकी भी। 


१. सर जॉन विलियम छबक (१८०३-१८६५७ ); अंग्रेज खगोलवेत्ता और गणितश । 
२. श्समें किये गये आरम्भका नाश नहीं होता, कोई उछ्श नतीजा नहीं निकरता। शस पमंका 
थोड़ा-सा पालन भी मद्दाभवसे बचा लेता दे । गीता, २-४० । 


चना 


५४० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


संसारमें सर्व प्रथम पाँच अस्पताल भारतमें खोले गए थ। यूरोपके प्राचीन' चिकि- 

त्सकोंने भारतकी औषधियोंका उपयोग किया था। ईसवी पूर्व छठी शताब्दीमें 

भा रतीयोंने मानव शरीर-शास्त्रका अध्ययन किया और उसी समय शल्य-चिकित्सा- 

की विद्या भी हस्तगत की। आज लोहेके जैसे स्तम्भ बनाये जा सकते हें बसे 

स्तम्भ बनानेकी कला भारत प्राचीन कालमें जानता था। गुफाएँ खोदनका कौशल 

तो हिन्दुस्तानके ही पास था। जब सिकन्दर भारत आया तब उसे पंजाब और 

सिन्‍्धमें प्रजातन्त्र राज्य मिले। प्राचीन हिन्दुस्तानमें हमारी स्त्रियोंको वे सब 

अधिकार प्राप्त थे जिन अधिकारोंके लिए आज यूरोपकी स्त्रियाँ लड़ रही हें। 

चन्द्रगुप्के राज्यकालमें नगरपालिकाएँ थीं। व्याकरण-विद्याको तो हिन्दुस्तानने 

ही सम्पूर्णतातक पहुँचाया था। आजतक रामायण , महाभारत की होड़ कर 

सकनेवाले ग्रन्थोंकी रचना नहीं हो सकी है। 

ये सारे तथ्य, किस हृदतक सही हे सो में नहीं जानता। छेकित इतना अवश्य 
जानता हूँ कि यदि स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानडे' आज जीवित होते तथा भारतकी प्राचीन 
गौख-गाथाकी इन सारी बातोंकों सुनते अथवा पढ़ते तो वे अवश्य ही कहते कि 
“इससे क्‍या होता है।' वे कहते कि कोई राष्ट्र अपने स्वणिम अतीतकों याद करके 
आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उसे याद किया ही जाए तो सिर्फ आगे बढ़नेकी बातकों 
ध्यानमों रखकर ही किया जाना चाहिए। आज “ रामायण 'को लिखनेवाले व्यक्ति कहाँ 
हें? प्राचीन कालकी नीति आज कहाँ है? उस समयकी कार्यदक्षता और  कत्तंव्य- 
परायणता कहाँ हैं? जिन औषधियोंकी सहझ्नों वर्ष पूर्व खोज की गई थी, क्‍या उनमें 
हम कोई वृद्धि कर सके हें? प्राचीन ग्रन्थों जिन औषधियोंका वर्णन हैं, उनकी 
हमें प्री जानकारी भी नहीं है। उसी तरह ऊपर उल्लिखित' अन्य सब विभूतियोंके 
सम्बन्धर्मं अपना दारिद्रय स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। प्रत्येक वस्तु हम यूरोपसे 
उधार ले रहे हैं। मुझे तो लगता हैं कि जबतक हम अपने गौरवमय अतीतका 
वर्तमानकालमें पुनरुद्धार नहीं कर सकते. तबतक पुरानी पूँजीके सम्बन्धर्में चुप रहना 
ही बुद्धिमानी' है। जिस पूंजीका हम कुछ लाभ नहीं उठा सकते, जिसको हम संसारके 
आगे नहीं रख सकते कि वह उसे प्रखकर देख ले तबतक वह हमें गौरवान्वित 
नहीं लज्जित करती है और केवल बोझस्वरूप है। प्राचीन कालमें उपर्युक्त विभूतियाँ 
हम लोगोंमें मौजूद थीं, यदि हम ऐसा मानते हों तो उन्हीं विभूतियोंको फिरसे प्रगट 
कर बतानेकी हममें शक्ति होती चाहिए। हम [ निस्सन्देह ] वीर लोगोंकी सन्‍्तानें: हें 
लेकिन यदि इस विरासतको शोभान्वित करनेकी हममें ताकत नहीं है तो इससे हमारा 
कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगले अंकरममें हम इसपर विचार करेंगे कि इस प्राचीन 
विरासतको हम कैसे गौरवान्वित कर सकते हूँ। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-६-१९२० 


१. मददेव "गोविन्द रानडे ( १८४२-१९०१ ); विंद्वानू और समाज-सुधारक जिन्होंने गोखलेको 


: उनके आरम्मिक जीवनमें प्रशिक्षित किया था । 


२३७. टिप्पणियाँ 


उड़ीसासें अकाल 


उड़ीक्षाके सम्बन्धमें श्री अमृतलाल उठक्कर लिखते हें कि उन्होंने और भी गाँवोंका' 
दौरा किया है और उसके आधारपर एसा जान पड़ता है कि अकालछका क्षेत्र अनुमान- 
से अधिक व्यापक है। इस क्षेत्रमें आने-जानेके साधन कम हें तथा लोग इतने गरीब हैं 
कि उनकी ओरसे कोई शिक्रायत नहीं आती; जान पड़ता है इसीलिए बाहरवालों को 
कुछ खबर नहीं मिली। ये बेचारे तो जो स्थिति होती है उसे भोगते चढ़े जाते हें। कोई 
व्यक्ति अपने-आप तरस खाकर उनके बीच जाये और उनकी स्थितिकी जाँच करे तभी 
खबर पड़े। हिन्दुस्तानमें ऐसी विषम स्थिति तो कितनी जगह होगी कौन कह सकता 
है। एक समाचा रपत्रमे उक्त क्षेत्रके बारेमें यह बताया गया है कि इस भागका धरातल 
तीचा है और इसलिए वहाँ हर साल मध्य भारतकी ओरसे आनेवाली बाढ़का पानी भर 
जाता है। इसे रोकनके लिए कुछ बाँधोंका निर्माण किया गया था; वे अब कमजोर 
पड़ गय हैं। कुछ-एक स्थानोंपर नए बाँध बाँधनेकी आवश्यकता है। जबतक यह नहीं 
होता तबतक वहाँ बाढ़से नुकसान होता ही रहेगा। इस पत्रमें इसका उपाय' करनेके 
लिए यह सुझाव दिया गया हैं कि सरकार इंजीनियरोंको इकट्ठ[ करके उनकी राय' हे 
और तदनुसार उचित कदम उठाये। हम आशा करते हें, श्री अमृुतलाल ठककर अवकाश 
मिलनेपर इस बातकी भी जाँच करेंगे कि अकाल रोकनके लिए अन्य' क्या कदम 
उठाये जाने चाहिए। वे इन अभागे लोगोंकी स्थायी निर्धनताके कारणोंकी भी जाँच 
करेंगे। 

पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि श्री ठक्करके प्रयत्नोंस तथा कलकत्ताके प्रसिद्ध 
गुजराती व्यापारी श्री करसनदासकी सहायतासे कलकत्तेमं भी अकालके लिए अठारह 
हजार रुपयेकी राशि इकट्ठी हो गई है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-६-१९२० 


१, देखिए “ उड़ीसामें संकट ”, १२--७-१९२० । 


२३८. पत्र: सी० एफ० एण्ड्यूजको 


२० जून, १९२० 
तुम खिलाफत और अन्य प्रश्नोंपरा अपने हृदयकी बात मुझे बराबर लिखते रहे 
हो, जब कि में तुमको कोई भी उत्तर नहीं दे सका। इसका कारण यह है कि आजकल 
मुझपर कामका दबाव बहुत रहता है। फिर भी तुम यह तो जानते ही हो कि 
तुम्हारा स्मरण मुझे सर्देव रहता है। में जानता हूँ कि आध्यात्मिक प्रश्नोंको तुम 
कितनी गम्भीरतासे लेते हो। में आशा रखता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य पहलेसे अच्छा 
होगा। तुमने मुझे लिखा था कि कलकत्तेसे लौटनेके बाद तुम्हारी तबीयत बहुत 
गिर गई थी। 
में चाहता हूँ कि टर्कीके प्रश्नके बारेमें मेरी जो स्थिति है, उसकी तुम चिन्ता न 
करो। मुझपर इतना विश्वास करो कि में कुछ भी आँख मूंदकर नहीं करूँगा। 
टर्ककि प्रश्नपर में ऐसा जरा भी बँध नहीं गया हूँ कि उसकी स्थिति अनीतिमय 
साबित हो जानेपर भी अपना कदम वापस न ले सकूँ। मेरी स्थिति विषम इस 
प्रकार है कि लॉयड जॉर्जपर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। जैसे मुझे अरबके मामलेमें 
अविश्वास है, वेसे ही मुझे आर्मीनियाके मामलेमें भी कुछ अविश्वास है। मौजूदा ब्रिटिश 
कूटनीतिके विरुद्ध मेरे मनमें ऐसा सन्देह बैठ गया है कि आर्मीनिया, अरब, मेसोपोटा- 
मिया, फिलिस्तीन और सीरियाके मामलेमें मुझे किसी कुटिल राजनीतिज्ञका गन्दा 
हाथ होनकी बू आ रही है। इसलिए इस वक्‍त मेरी स्थिति यह है कि ज्यों ही मेरा 
सन्देह दूर हो जायेगा त्यों ही मुझे अपना जो रेया प्रतिपादनीय नहीं मालम होगा, 
उसे में छोड़ दूंगा। में आर्मीनिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और सीरियापर [ टर्कीके 
सुलतानका | अधिराजत्व चाहता तो अवश्य' हूँ, लेकिन कुछ उचित संरक्षणोंके साथ । 
तुम कहते हो, संरक्षणोंका मूल्य ही क्‍या है? इसमें में तुमसे सहमत नहीं हूँ। मित्र- 
राष्ट्रोंके मनमें मेल हो और वे एक-दूसरेसे ईर्ष्या करते हों, तब हो सकता है, संरक्षणों- 
का मूल्य कुछ न हो। परन्तु उनके दिल साफ हों, तो संरक्षण अवश्य कारगर हो 
सकते हें। ब्रिटन ट्रान्सवालपर अधिराजत्वका दावा करता है, परन्तु उससे द्वान्सवालके 
आन्तरिक व्यवहारमें कोई खलल नहीं पड़ता। यदि आर्मीनियाकों भी उसके यहाँ 
टर्कीका रेजीडेंट रहनेके बावजूद पूरी आन्तरिक स्वतन्त्रता मिलती हो तो उसे क्‍यों 
शिकायत होनी चाहिए ? यदि टर्कके प्रति ब्रिटेनके इरादे अच्छे हों, तो सारी बात 
सन्‍्तोषजनक ढंगसे निबटाई जा सकती है। टर्कीने यदि मित्र-राष्ट्रोंका साथ दिया 
होता, तो क्‍या ब्रिटेन उससे आर्मीनिया, अरब और मेसोपोटामिया छीन सकता ? तब 
ब्रिटेन टर्कीपर विजेतावाली धौंस जमानेके बजाय मित्रताके ढंगपर दबाव डालकर क्‍या 
वहाँ सुधार करवानेकी कोशिश नहीं करता? ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल जो उद्धताता और 


२, देखिए “पत्र : सी० एफ० पएन्‍्डथ जको 2, २७-७-१९०२० । 


पत्र : सी० एफ० एण्ड्यूजकों ५४२ 


धतंता दिखा रहा है, और उतनी ही उद्धतता और धूतंताके स्व॒र॒मं वाइसरायन जिस 
तरह उसका समर्थन किया है, वह सचमुच एक असह्य चीज है। 
तुम्हें मुहम्मद अलीकी अर्जी उस सन्धिके समान ही दूषित लगती है। जहाँतक 
उस अर्जीर्में सन्धिकी भत्सेनाका प्रश्न हैं, में तुम्हारी रायसे सहमत नहीं हूँ। मेरा 
खयाल हैं कि लगभग सारा भारत मुहम्मद अलीके साथ है। तुम यह कहो कि सन्धिकी 
भर्त्सना बृद्धियुक्त ढंगसे नहीं की गई हैं और वह जानकारीपर आधारित नहीं है, बल्कि 
उसका कारण ब्रिटेनके प्रति अविश्वासकी भावना है, तो इसमें में तुमसे सहमत हो 
सकता हूँ; फिर भी वह भत्सनीय तो हैं ही। आम तौरपर में अखबार नहीं पढ़ता, 
परन्तु 'लीडर की कतरन भेज रहा हूँ। उसे देख लो। मुहम्मद अली निरचय' ही मानते 
हें कि सन्धिकी भत्संता करनेमें सारा देश उनके साथ है। टर्कीकि अधिराजत्वके उनके 
दावेके पीछे भी कोई बुरा हेतु नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी माँगकी सचाईमें पूर्ण विश्वास 
है। उन्होंने किसी भी प्रकारका वचन-भंग नहीं किया, क्योंकि उनका दावा तो जो 
उन्होंने अब किया है, उससे कहीं अधिक था; जब कि शान्ति-सन्धि निन्‍्धय है, ईश्वर 
और मनुष्यके प्रति किया गया अपराध है। यह भी याद रखो कि मित्र-राष्ट्र अर्थात्‌ 
साफ-साफ कहें तो इंग्लेंड, अपने पाशविक बलके गुमानमें बातें करते हे। बेचारे मुहम्मद 
अली तो जैसा वे स्वयं कहते हें, एक दुर्बलू राष्ट्रके प्रतिनिधि हें और ऐसे पक्षकी वकालत 
कर रहे हे जो पहले ही पूरी तरह परास्त और अपमानित किया जा चुका है। 
उनकी बातमें कुछ अतिशयोक्ति हो तो में उसे दरगुजर कर दूँगा। पर दूसरी तरफसे 
पशु-बलूका जो निर्॑ज्ज प्रदर्शत किया जा रहा है, उसे बरदाइत करनको में जरा भी 
तेयार नहीं हँ। विशुद्ध कष्टसहन अथवा आत्मपीड़नके साधनपर मेरा जो विश्वास 
है, वह यदि में भारतमें जाग्रत कर सके तो इस घमण्डको एक क्षणमें चर कर डाल 
और यूरोपके तमाम गोला-बारूदको निकम्मा बना दूं। 
इस सन्धिकी शर्तोंसे तो में विचलित हो ही उठा था, पर हंटर समितिकी रिपोर्टन 
तो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल और वाइसरायकी कौंसिलकी नेकनीयतीमें भी मेरा विश्वास 
बिलकुल खत्म कर दिया है। इस झंझटमें से श्री मॉण्टेग्यू भी बेदाग नहीं निकले हूँ। 
उन्होंने ईइ्वर और शैतान दोनोंको भजनेका प्रयत्न किया और बाबाजीकी दोनों दुनिया 
बिगड़ीं। अगर ब्रिटिश संविधान इस आधातसे बच निकले तो वह सिफ इसी कारण 
होगा कि उसके भीतर कोई जीवन-शक्ति होगी। वेसे, जिनके हाथोंमें आज राज्यकी 
बागडोर है, उन्होंने तो संविधानको मिट्टीमें मिला देनेमें कोई कसर नहीं रखी है। 
महादेव अभी मुझे याद दिला रहा है कि तुम्हारे जिस पत्रका में जवाब दे रहा हूँ उसे 
तो तुमने तार देकर रद कर दिया है। परन्तु उससे स्थितिर्में फर्क नहीं पड़ता। में चाहता 
हूँ कि तुम या तो मेरी ही तरह ब्रिटिश शासनके दोहरे अपराधकी गम्भीरता स्वीकार 
करो, या- फिर मेरी भूल हो तो मुझे बताओ ताकि में उसे सुधार सक्‌। 
जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी अपने विचारोंसे में तुम्हें परेशान तहीं करूँगा। इस 
मामलेमें भी मेरी नेतिक स्थितिके सम्बन्धमें तुम्हें चिन्ता नहीं होनी चाहिए। मेरे दृष्टि- 


१. अनुमानतः गांघीजीका आशय उस सन्देशले हैं जो वाश्सरापने मुसलमानोंके नाम दिया था। 
यह सन्देश १४ मई, १९२० को भारत सरकारके असाथारण गज़टमें छपा था । देखिए परिशिष्ट २। 


५४४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कोणको तुमने ठीक समझा नहीं। किसी भी मनुष्यके प्रति घृणा-भावसे प्रेरित होकर, 
उसके साथ न खाना पाप है। परन्तु आत्मसंयमके कारण किसीके साथ न खाना एक 
गुण है। क्या तुम्हें पता है कि भारतमें कितनी ही माताएँ अपने परिवारके साथ भी 
भोजन न करनेका संयम बरतती हे? मेरा खयाल है कि नरोत्तम सेठकी माँ परि- 
वारके सामान्य भोजनालयमें भोजन नहीं करती। मेरी रायमें उनका आत्मसंयम अनाव- 
इ्यक है। फिर भी, सम्भव है कि उसमें कुछ अच्छाई हो। उसमें पाप तो निश्चित 
ही नहीं है। इसी प्रकार पत्नीका चुनाव करनेका क्षेत्र मर्यादित रखना भी में एक 
अच्छाई मानता हैँ, वैसे ही जैसे अनेकके बजाय एक पत्नीकी मर्यादा रखना एक अच्छाई 
है। विषय-भोगमें मर्यादा बरतनेकी आवश्यकता और उसकी अच्छाई तो आप अवश्य 
स्वीकार करेंगे। पाप तब होता हैं जब में अपने सेवा या त्यागके क्षेत्रकों मर्यादित 
करूँ। मेरे मनमें अक्सर ऐसा खयाल आता है कि हिन्दू-धर्म भले ही इस समय' व्यवहारमें 
अधमताको प्राप्त हो गया हो, फिर भी हिन्दुत्वके सर्वागपूर्ण सिद्धान्तोंकी भव्यता अभी- 
तक तुम्हारी समझमें अच्छी तरह नहीं आई है। 

मेरी तबीयत ठीक कही जा सकती है, परल्तु में पूर्ण शान्ति, विश्राम तथा 
एकान्तकी तीज इच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अभी-अभी सुना है कि टर्कीके साथ 
सुलहकी सारी शर्तोपर फिरसे विचार होगा। ऐसा हो जाये तब तो थोड़े दिन कहीं 
चुपचाप शात्तिपूवक रह सकनेकी आशा कर सकता हूँ। 

सर जॉर्ज बान्जना मुझे भी ब्रिटिश गियाना आनेका आमस्त्रण दिया है। मेने 
उन्हें सूचित कर दिया है कि जबतक खिलाफत आन्दोलन जारी' है, तबतक में कहीं 
बाहर नहीं जा सकता। तुम जा रहे हो या नहीं? 

साम्राज्यीय' नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन' ) के नाम तुम्हारा 
पूर्वी आफ्रिका सम्बन्धी पत्र पढ़ा। साफ दिखाई देता हैं कि तुमने वह पत्र बहुत ही 
तनावकी स्थितिममें लिखा है। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की है। में मौन रहा, 
परन्तु इस आलोचनाके साथ मनमें सहानुभूतिका अनुभव किये बिना नहीं रह सका। 
तुम्हारा पत्र अध्र-सा था और उसमें जानकारी बहुत ही थोड़ी थी। दक्षिण 
आफ़रिकाके मामलेमें तुमने अपनी रिपोर्ट अभीतक नहीं भेजी, इसकी भी वे बड़ी 
शिकायत कर रहे थे।' मेरा खयाल है कि तुम उनके प्रमाणित प्रतिनिधि बनकर वहाँ 
गये थे, इसलिए उन्हें पूरी रिपोर्ट देना तुम्हारा फर्ज था। कमसे-कम सौजन्यताके नाते 
तुम्हें सबसे पहले उन्हें लिखना चाहिए था। में चाहता हूँ कि अब भी तुम यह भूल 
भू रसक सुधार लो। 


| अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
१, वाश्सरायकी काबकारिणी परिषदके सदरंथ (१९१६-२१) । 


२. गांपीजीने बम्बईमें ११ जून, १९२० को एसोसिएशनको बेठकमें भाग लिया था । 
३१. एण्डयूज दिसम्बर १९१९ से माचे १९२० तक आक्रिकामें रहे थे । 


२३९. पत्र: वाइसरायके निजी सचिवको 


लेबनम' रोड 
बम्बई 
२२ जून, १९२० 


प्रिय श्री हिगनेल, 

में इस पत्रके साथ दो आवेदन पत्र संलूम्न कर रहा हूँ। एकपर' मुसलमान प्रति- 
निधियोंके हस्ताक्षर है, और दूपरेपर' मेरे। इन्हें वाइसराय' महोदयके सामने प्रस्तुत 
करनेकी कृपा करें। मुसलूमानोंवाले आवेदनपत्रपर मूल हस्ताक्षर नहीं हें क्‍योंकि उसे 
भारतके विभिन्न भागोंमें अतुमोदनके लिए भेजा गया था और लोगोंने तार द्वारा अपना 
नाम शामिल करनेकी अनुमति भेजी है। कुछ हस्ताक्षर गन्दे या रही कागजोंपर 
हैं, परत्तु उनमें से हरएकके सम्बन्धर्में दिया गया हस्ताक्षर सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय' 
खिलाफत-समितिके पास मौजूद है। 

में आवेदनपत्रोंके बारेमें कुछ नहीं कहना चाहता; यही आशा व्यक्त करूँगा 
कि उनको परमश्रेष्ठ उचित महत्त्व देनेकी कृपा करेगे। में आगामी बृहस्पतिवारकी 
शामको इनकी प्रतियाँ समाचारपत्रोंमें देकेका विचार कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

[ अंग्रेजीसे ] 
नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया: होम, पोलिटिकल (ए), नवम्बर १९२०; 

सं० १९-३१ 


१, देखिए परिशिष्ट ध 
२, देखिए अगला शीषेक । 


१७-३५ 


ु 


२४०, पत्र : वाइसशायको 


२२ जून, १९२० 


सेवामें 
परमश्रेष्ठ प्रममाननीय लॉडर्ड चेम्सफोडे 
पी० सी०, जी० एम० एस० आई०, जी० सी० एम० जी०, जी० एम० आई० एफ० 
भारतफे वाइसराय और गवनेर जनरल 
शिमला 
प्रमश्रेष्ठ, 
चूँकि मुझे आपका थोड़ा-बहुत विश्वास प्राप्त रहा है और में अपने-आपको ब्रिटिश 
साम्राज्यका एक सच्चा शुभचिन्तक मानता हूँ; इसलिए आपको और आपके जरिये 
महामहिमके मन्‍्त्री महोदयकों यह बता देना में अपना कत्तंव्य समझता हैँ कि खिला- 
फतके सवालसे मेरा क्या सम्बन्ध है और उसके सम्बन्धमें में क्या-कुछ कर रहा हूँ। 
युद्धकी बिलकुल प्रारम्भिक अवस्थासे ही, यानी जब में लन्दनमें भारतीय' स्वयं- 
सेवकोंका आहत-सहायक दल तैयार कर रहा था" तभीसे, मेने खिलाफतके सवारूमें 
दिलचस्पी लेना शुहू किया। मेंने स्पष्ट देखा कि जब टर्कीने जर्मनीका पक्ष लेना तय 
किया, उस समय रच्दनमें रहनेवाले मुसलमान किस तरह बेचैन हो उठे थे। जनवरी 
१९१५ में लौटकर भारत आनेपर यहाँ भी में जिस-किसी मुसलमानके सम्पर्कमें आया, 
उसे सेने वेंसी ही चिन्ता और आतुरतासे ग्रस्त पाया। और जब उन्हें गुप्त सन्धियोंकी' 
खबर लगी तो उनकी चिन्ता और भी बढ़ चली। ब्रिटेतकी नीयतके प्रति उनका 
मन अविश्वाससे भर उठा जौर वे बिलकुल हताश हो गये। उस समय भी मेने अपने 
मुसलमान भाइयोंको यही सलाह दी कि आप लोग निराश न हों, बल्कि अपनी आशाओं 
और आशंकाओंको व्यवस्थित और अनुशासित ढंगसे प्रकट करें। और यह मानना पड़ेगा 
कि भारतके सभी मुसलमानोंने गत पाँच वर्षो्मे अद्वितीय आत्मसंयमका परिचय दिया 
है, और नेतागण अपनी जातिके उपद्रवी छोगोंकों पूरी तरह नियन्त्रणमें रखनेमें सफल 
हुए हैं। 

२. टककि साथ शान्ति स्थापित करनेसे सम्बन्धित सम्वि-पत्र ११ मई, १९२० को पेरिसमें टककों 
सरकारके शिष्टमण्डलक्ों सौंपा गया । इस सन्धिकी शर्तें भारतमें १७ मई, १९२० को प्रक्राशित की गई 
और साथमें भारतीय मुप्तत्मानेंके नाम वाइपरायका सख्देश भी। इसी सन्देशके परिणामस्वरूप गांधीजीने 
यद पत्र लिखा था। 

२. अगस्त १९१४में | 

३. नवम्बर १९१४ में । 

४. देखिए “ ब्िछाफत ?”, १२-५-१९२० की पाद-रिप्पणी ३। 


पत्र; वाइसरायको ५४७ 


सन्धिकी इन शर्तोंसेश और आपने उनके बचावमोें जो-कुछ कहा है,' उससे भा रतके 
मुसलमानोंकों ऐसा लगा है, जिससे संभल पाना उनके लिए बहुत कठिन होगा। इन 
शर्तोंसि मन्त्रियों द्वारा दिये वचन भंग होते हें; इनमें मुसलूमानोंकी भावनाओंका कोई 
खयाल नहीं रखा गया है। में समझता हूँ कि एक ऐसे कट्टर हिन्दूके नाते, जो अपने 
मुसलमान देशभाइयोंके साथ घनिष्ठतम मंत्री-सम्बन्ध रखनेका इच्छुक है, में यदि इस 
संकटकी घड़ीमे उनका साथ न दूँ तो भारत-माताकी अयोग्यः सनन्‍्तान सिद्ध होऊँगा। 
मेरी नम्र राम्मतिमें उनका पक्ष न्‍्याय्य है। उनका कहना है कि अगर उनकी 
भावनाका खयाल रखना हो तो टर्कीको सजा नहीं देनी चाहिए। मुसलमान सिपाही 
| अंग्रेजोंके पक्षमें | इसलिए नहीं छड़े थे कि वे अपने ही खलीफाकों सजा दिलायें या 
उन्हें अपने राज्य-प्रदेशते वंचित कर दें। इन पाँच वर्षो्भें मृुसझूमानोंका रेया 
बराबर एक-सा रहा है। 

मुझे जिस साम्राज्यके प्रति वफादारी बरतनी है, उसके प्रति मेरा यह कत्तंव्य' 
है कि मुसलूमानोंकी भावनाकों पहुँचाये गये निर्मम आधातका विरोध करूँ। 

जहाँतक में जानता हूँ, हिन्दू और मुसलमान दोनोंकों अब ब्रिटेनकी न्‍्याय-भावना 
और उसकी नेकनीयतीमें विश्वास नहीं रह गया है। और हंटर समितिकी बहुमत 
समर्थित रिपोर्ट, तत्सम्बन्बी आपके खरीते और श्री मॉण्टेग्यके जवाबसे' उनका यह 
अविश्वास और बढ़ा ही है। 

अब इस हालतमें मुझ जैसे आदमीके लिए यही एक रास्ता रह जाता है किया 
तो वह निराश होकर ब्रिटिश शासनसे अपने सारे सम्बन्ध तोड़ ले या अगर अब 
भी अन्य देशोंके संविधानोंकी तुलनामें ब्रिटिश संविधानकी सहज श्रेष्ठतामें उसका 
विश्वास दोष हो तो वह ऐसे उपायोंका सहारा ले जिनसे इस अन्यायका परिमाजंन हो 
सके और इस प्रकार खोया हुआ विश्वास लौट सके। पर मेने ब्रिटिश संविधानकी 
सहज श्रेष्ठतारमें अपना विश्वास नहीं खोया है और मूझे अब भी यह आशा है कि 
अगर हम कष्टसहनकी आवश्यक क्षमताका परिचय' दें तो किसी-न-किसी तरह न्याय! 
प्राप्त होगा ही। सच तो यह है कि मेंने उस संविधानको समझा ही इसी रूपमें है 
कि वह उन्हींकी सहायता करता हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। म यह नहीं 
मानता कि वह कमजोर लोगोंकी सुरक्षा करता है। इसके विपरीत जो शक्तिशाली हे 
उन्हें वह अपनी शक्ति कायम रखने, उसे बढ़ावेका पूरा अवसर देता है। लेकिन जो 
कमजोर हैं, उनके लिए उसके अन्तर्गत कोई स्थान नहीं है। 

तो ब्रिटिश संविधानकी श्रेष्ठतामें अपने इसी विश्वासके आधारपर मेंने मुसलमान 
भाइयोंको सलाह दी है कि अगर शान्ति-सन्धिकी शर्तोंें ऐसे परिवर्तेन नहीं किये 
जाते जिनसे मन्त्रियों द्वारा दिये गये गम्भीर वचनोंका पालन हो सके और मुस्लिम 


१, देखिए परिशिष्ट १ । 
२. देखिए परिशिष्ट २ । 
३. देखिए परिशिष्ट ४ । 
४. देखिए परिशिष्ट ५ । 


५४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


भावना तुष्ट हो सके, तो वें परमश्रेष्ठी सरकारके साथ सहयोग करना बन्द कर 
दें और इसीके आधारपर हिंन्दुओंसे भी अपने मुसलमान भाइयोंका साथ देनेको 
कहा है। 

यह घोर अन्याय अगर सचमुच मुख्य रूपसे महामहिमके मन्त्रियोंके हाथों न भी. 
हुआ हो तो भी इतना तो है ही कि इसमें वे भी शरीक रहे हें; और इस अन्यायके 
प्रति अपना तीन विरोब प्रकट करनेके लिए मुसलमानोंके सामने तीन रास्ते थे: 


(१) हिंसाका सहारा छेना। 

(२) समस्त मुस्लिम जातिको सामूहिक रूपसे हिजरतकी सलाह देना। 

(३) सरकारसे सहयोग करना बन्द करके इस अन्‍्यायमें शरीक होनेसे इनकार 
करना। 

आप जानते ही होंगे कि एक समय एसा भी था जब मृसलमानोंका सबसे साहसी 
वर्ग --- हालाँकि यह वर्ग सबसे अधिक विचारहीन भी था --- इस मामले में हिसाका हामी 
था; और हिजरत अभी भी इस लड़ाईमें उनका नारा है। लेकिन में नम्नताके 
साथ यह दावा करता हूँ कि मेंने हिंसाके इन पक्षपातियोंकों धैर्यपूवक समझा-बुझाकर 
उस रास्तेसे विमुख करनेमें सफलता पाई है। हाँ, यह स्वीकार करता हूँ कि अगर 
में उन्हें इस रास्तेसे विमुख कर पाया हूँ तो नैतिक आधारपर नहीं बल्कि विशुद्ध 
व्यावहारिक आधारपर ही समझा-बुझाकर। वेसे उन्हें नैतिक आधारपर समझाने- 
की मेंने कोशिश भी नहीं की। जो भी हो, उसके परिणामस्वरूप फिलहाल तो हिंसा 
रुक ही गई है। इसी प्रकार हिजरतके हिमायतियोंने भी अगर अपनी गतिविधि 
बिलकुल बन्द न कर दी हो तो भी उनपर थोड़ा अंकुश तो रूग ही गया है। अगर 
लोगोंके सामने पर्याप्त बलिदानकी अपेक्षा रखनेवाला, लेकिन साथ ही उसे बहुत 
सारे लोग स्वीकार कर लें तो सफलताका आश्वासन देनेवाला, सीधी कारंवाईका 
तरीका प्रस्तुत नहीं किया जाता तो मेरी मान्यता है कि कठोरसे-कठोर दमनात्मक 
कारंवाई भी हिसाके विस्फोटकों नहीं रोक सकती थी। ऐसी सीधी कार्रवाईका एक- 
मात्र सम्मानित और संवधानिक तरीका असहयोग ही था, क्योंकि अनन्तकालसे 
प्रजाको यह अधिकार रहा है कि जिस शासकका शासन अन्यायपूर्ण हो उसे किसी 
प्रकारसे सहयोग-सहायता देनेसे वह इनकार कर दे। 

साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ कि बहुत अधिक लोगों द्वारा असहयोग 
करनेमें कुछ गम्भीर खतरे भी हे। लेकिन भारतके मुसलमानोंपर आज जैसा संकट 
आया हुआ है वसे संकटके समय ऐसी कोई कारंवाई करके वांछित परिणाम सम्भवतया 
लाया भी नहीं जा सकता जिसमें अधिक खतरा न हो। अगर हम अभी कुछ खतरा 
उठानेको तैयार नहीं होते तो उसका मतलरूब अमन-चैनका पूरा खात्मा भले ही न 
हो, आज हम जिन खतरोंसे डर रहे हें, उनसे बहुत बड़े खतरोंको आमन्त्रित करना 
तो होगा ही । 


१. देखिए “ पत्र: स्वामो श्रद्धानन्दको ”, २-५-१९२० की पाद-ट्प्पिणी १ । 


असहयोग समिति ५४९ 


लेकिन असहयोगसे बचनेका अब भी एक उपाय है। मुसलमानोंने आपसे प्रार्थना 
की है कि जिस प्रकार आपके प्रसिद्ध पूव॑वर्ती [वाइसराय छॉड हाडिग | ने दक्षिण 
आफ्रिकी समस्याके सम्बन्धर्में किया था ठीक उसी तरह आप' स्वयं इस आन्दोलनका 
नेतृत्व करें। छेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सके और असहयोग अनिवार्य हो जाये 
तो मुझे आशा है, आप मानेंगे कि जिन लोगोंने इस मामलेमें मेरी सलाह स्वीकार 
की है, उन्होंने और मेंने भी किसी छोटी चीजके लिए नहीं, बल्कि अपनी कठोर 
कत्तेव्य-मावनासे प्रेरित होकर ही यह आन्दोलन छेड़ा है। 


आपका, 
मो० क० गाँधी 
लैबनंम रोड 
गामदेवी' 
बम्बई 
[ अंग्रेजीसे | 


नशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया: होम, पोलिटिकल (ए), नवम्बर १९२०; 
सं० १९-३१ 


२४१. असहयोग ससिति 


३े जूनकों इलाहाबादमें खिलाफत समितिन जिस असहयोग समितिकी नियुक्ति 
की, उसके विषयमें तरह-तरहके भ्रम और गलत अनुमान फैले दिखते हें।' उस सभामें 
उपस्थित एक मित्र लिखते हें कि यह समिति असहयोगको पूरी तरहसे कार्य-रूप' देनेके 
उद्देश्य्से गठित की गई है और इसे असहयोगसे सम्बन्धित सारे मामलोंमें जो चाहे करने- 
का अधिकार दे दिया गया है-- मानो यह अधिकारियोंके पास निवेदन आदि भेजनेके 
मामलेमें भी भारतकी सारी मुसलमान आबादीका प्रतिनिधित्व करती हो। समितिका 
अधिकारुजक्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, यही दिखाना इस लेखका उद्देश्य है। 

इस समितिकी स्थापनाका सुझाव देते हुए जैसा मेंने बताया था, इसका उद्देश्य 
अप्तहयोगके सम्बन्धर्में देशकी इच्छा जानना और उसे कार्यान्वित करना था। यद्यपि यह 
एक प्रतिनिधि संस्था है और इसे जो उचित रंगे वह करनेका पूरा अधिकार है, फिर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारतके सभी अच्छे और प्रभावशाली मुसल- 
मानोंकी प्रतिनिधि संस्था है, और न इसे ऐसा रूप देनेका कोई इरादा ही रहा है। . 
उदाहरणके लिए, यह नवाब-जमींदार आदि वर्णके मुसलूमानोंका प्रतिनिधित्व नहीं 
करती। इसे जान-बूझकर उन्हींतक सीमित रखा गया है जो अपना सारा समय और 
ध्यान असहयोग आन्दोलनका संगठन करनेमें और ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित करनेमें 


१. देखिए “ भ्राषण : खिलाफत समितिकी बैठकमें ”, ३-६-१९२० । 


५५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


लगा सकें जिससे छोग विभिन्न हिंदायतों, अनुशासन तथा अहिंसाका पालन करें। सो 
दरअसल यह कार्यकर्त्ताओंकी समिति है। यह आशा नहीं की जा सकती कि भारतके सभी 
मुसलमान असहयोगके सम्बन्धर्में एक-सी तत्परता दिखायेंगे। कुछको इसकी प्रभावकारिता- 
में सन्देह है, तो कुछ इसे बहुत हलका इलाज मानते हें। इसी तरह कुछकों भय है कि 
यह इलाज भारतके लिए बहुत सख्त है; उनका कहना है कि भारतमें अभी बलिदानकी 
भावना इतनी जाग्रत नहीं हुई है जिससे यहाँ असहयोगकी सफलता निश्चित मानी 
जा सके। इस प्रकारकी शंकाएँ उठानेवाले लोग, हो सकता हैं, इस समितिमें शामिल 
कई मुसलमानोंसे अन्यथा अधिक प्रभावशाली हों, लेकिन समिति न तो उनका श्रति- 
निधित्व करती है और न उन्हें इसमें शामिल ही किया गया है। इसमें केवल ऐसे लोग 
ही शामिल किये गये हें जिनका असहयोगमें अधिकसे-अधिक विश्वास है और जो 
असहयोगमें अपनी पूरी निष्ठा घोषित करनेके बावजूद इसकी गति इतनी तीज करनेकी 
कोशिश नहीं करेंगे कि औरोंसे इसका सम्बन्ध ही न रह पाये, बल्कि इसके विप- 
रीत, जहाँतवक सम्भव हो समस्त राष्ट्रकों असहयोगके कार्यक्रममें साथ लेकर चलनेंकी 
कोशिश करेंगे। दूसरी ओर ऐसा करते हुए वे स्वयं अधिकसे-अधिक साहसएर्ण कदम 
उठानमें नहीं हिचकेंगे और ऐसे छोगोंको भी' साथ छेते जायेंगे जिनमें ऐसी निष्ठा 
और साहस हो। अतएवं इस समितिको, जिसकी आज कोई ख्याति नहीं है, अपन 
कामके सुपरिणामोंके बलपर ख्याति प्राप्त करनी है, नाम कमाना है। अगर यह समिति 
काम करके नहीं दिखाती, या अपने कामके बावजूद कुछ सुपरिणाम नद्ीीं दिखाती तो 
इसका अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा । बाहुरवालोंकी दृष्टिमं यह किसी तरह प्रति- 
तिधि संस्था नहीं है। उनके विवारसे शौकत अली स्वभावसे सरल तो हूं, छेकिन बिलकुल 
धर्मान्ध है. और उनका किसीपर कोई प्रभाव नहीं है, हतरत मोहानी बेकारके आदमी 
हूँ और उन्हें तो हमेशा स्वदेशीकी ही धुन रूगी रहती है; डा० किचलू अभी कलके 
छोकरे हें और उन्हें अमृतसरसे बाहरकी दुनियाका कोई अनुभव नहीं हैं। दूसरोंके 
बारेमें भी ऐसी ही बहुत-सी बातें कही जा सकती हूं । में उनके विचारमें औरोंसे 
श्रेष्ठ तो हैँ, लेकिन आखिरकार एक सनकी आदमी हूँ और इस मामलेसे कोई सीधा 
सम्बन्ध न होते हुए भी इसमें जबरदस्ती टाँग अड़ानेको आ गया हूँ। उनके खयालसे 
इसके सदस्योंके हस्ताक्षरसे जो भी आवेदन जायेगा उसका जहाँतक इन हस्ताक्षर- 
कर्त्ताओंके निजी प्रभावका सम्बन्ध हैं, कोई असर नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं 
कि यह कभी आवेदन देगा ही नहीं। जब फौरन किसी कार्रवाईकी जरूरत होगी या जब 
अन्य लोग नीतिवश या किसी दूसरे कारणसे आवेदनोंपर हस्ताक्षर करनको तेयार नहीं 
होंगे तो यह अपने सदस्योंके हस्ताक्षरोंसे आवेदन अवश्य' भेजेगी। हाँ, यह तो है ही 
कि महत्त्वपूर्ण आवेदनोंपर लोगोंसे हस्ताक्षर करानेके प्रयत्तके सिलसिलेमें लोकमतका 
अन्दाजा भी हो जायेगा और वह इस बातकी भी कसौटी होगा कि देशके गण्य- 
मान्य लोग बलिदानके लिए कहाँतक तेयार हें। लेकित आज जनताके लिए और 
आन्तरिक कार्योके लिए यह समिति पूर्ण रूपसे प्रतिनिधि संस्था है। मुस्लिम लोकमतका 
शोकत अली और हसरत मोहानीसे बढ़कर कोई दूसरा प्रतिनिधि मिल पाना मुश्किल ही 


असहयोग समिति हर 


है । दूसरे लोग यद्यपि इन-जैसे प्रसिद्ध नहीं हें छेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमें 
उद्यमशीलता है, धैर्य है, शान्ति और सचाई है, कठिनाइयोंके बीच साहस कायम रखनेकी 
क्षमता है और बलिदानकी भावना है; और इन्हीं गुणोंके कारण उन्हें चुना गया है। 

यह भी कहा गया है कि इस आन्दोलनका नेतृत्व में करूँगा। लेकिन यह बात 
अंशत: ही सच' है, और में ऐसा सिर्फ विनयवश नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसलिए कह 
रहा हूँ कि यह अक्षरश:ः सत्य हैं। अगर विश्वास जोर पकड़ गया कि इस आन्दोलनका 
नतृत्व में कर रहा हूँ तो यह इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। में इस आन्दोलनका 
नंतृत्व इस अर्थमें तो कर रहा हूँ कि में एक ऐसा सलाहकार हूँ जिसकी सलाह आज सबसे 
अधिक स्वीकार की जाती है और असहयोगके कार्य क्रमको कार्यान्वित क रनेके जिसके संकल्प- 
का कोई मृकाबरा नहीं कर सकता। लेकिन में मुस्लिम लोकमतका प्रतिनिधित्व करने 
का झूठा दावा नहीं करता। में तो सिर्फ उसकी व्याख्या ही कर सकता हूँ। में अकेले 
खड़ा होकर मुसलमान जनताकों अपने साथ ले चलनेकी आशा नहीं कर सकता। अगर 
किसी मिल्ले-जुले मुस्लिम श्रोतृसमू्‌हके सामने में धामिक मामलोंमें गण्यमान्य मुसरू- 
मानोंके खिलाफ कुछ कहना चाहेँ तो लोग शायद मुझे बोलने भी नहीं देंगे और वह ठीक 
ही होगा। केकिन अगर में मुसलमान होता तो में मृुसलमानोंकी किसी सभामें प्रतिकूलसे- 
प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी अपनी बात कहतेमें नहीं हिंचकता। में अपनेको एक बुद्धिमान 
कार्यकर्ता मानता हें और मेरी बुद्धिमत्ताका मतरूब इसके अछावा जौर कुछ नहीं है कि 
में अपनी सीमाओंसे भली-भाँति परिचित हूँ। मेरा खयाल है, में इन सीमाओंका 
अतिक्रमण कभी नहीं करता। कमसे-कम जान-बूझकर तो मेने ऐसा कभी नहीं किया 
है। हर समझदार मुसलूमानोंकों मेरी इत सीमाओं और मेरे कार्यक्षेत्रकी मर्यादाओंका ध्यान 
रखना चाहिए। किसी तरहका अज्ञान इस आन्दोलनकी सफलताके मार्गरमं घातक सिद्ध 
हो सकता है। में इस आन्दोलनसे सम्बद्ध हूँ, इस कारण कार्यकर्त्ताओंकों सुस्ती अथवा 
लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर इस आन्दोलनके साथ मेरे सम्बन्धसे कुछ अच्छे 
परिणाम निकलते हें तो इस सम्बन्धका मतलब इतना ही समझना चाहिए कि लोगोंको 
अधिक सतर्क रहना है, दायित्वभमावका अधिक अनुभव करना हैं, काम करनेकी अधिक 
क्षमता और इच्छा रखनी है तथा ज्यादा कुशलता दिखानी है। में योजनाएँ बना सकता 
हैं, छेकिन' उन्हें कार्यरूप देना सदेव मुसलमान कार्यकर्त्ताओंके हाथोंमें ही रहेगा। मेरे-जसे 
मित्रोंकी सहायतासे, और जरूरत हो तो उनकी सहायताके बिना भी, यह आन्दोलन 
उन्हें ही चलाना है, इसका नेतृत्व उन्हें ही करना है। मुझसे ऐसी आशा नहीं करनी 
चाहिए कि में असहयोग करनेवाले लोग तेयार करूँगा; यह' तो मुसलमान नेता ही कर 
सकते हें। में चाहे कितना ही बलिदान करूँ, यानी [मुसलमानोंके | इस धारमिक मामलेमें 
कितना ही. बलिदान करूँ, उससे मूस्लिम संसारमें असहयोगकी भावना नहीं आ 
सकती । जब मुसलमान नेता अपने आचरणमें यह चीज दिखायेंगे तभी जनसाधारणमें 
यह भावना विकसित होगी। 


और अब इस प्रशनका उत्तर देना बहुत आसान हो गया है कि समितिमें हिन्दू 
नेता क्‍यों नहीं शामिल किये गये हे। सर्वोच्च समिति तो विशुद्ध रूपसे मुसलमानोंसे ही 


पुप्र | सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बनी होनी चाहिए। उसमें मेरा शामिल रहना भी एक बुराई ही है, लेकिन मेरी योग्य- 
ताओंको देखते मेरा उसमें रहना एक ऐसी बूराई है जिसे टाला नहीं जा सकता। 
मेंने असहयोगका विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। मेंने सफलतापूर्वक इसका प्रयोग 
करके देखा है। इस असहयोग-विषयक प्रस्तावकी' कल्पना दिल्‍ली सम्मेलनमें' मेंने ही की 
थी। अतएव में इस समितिमें विशेषज्ञकी हैसियतसे शामिल हूँ, हिन्दूकी हैसियतसे नहीं । 
अतः मेरा काम भी सिफ सलाहकारका काम है। हाँ, यह बात निस्सन्देह समितिके लिए 
लाभदायक है कि में एक ऐसा कट्टर हिन्दू हैँ जो असहयोगमें अपने मुसलमान भाइयोंका 
पूरी हृदतक साथ देना प्रत्येक हिन्दूका कत्तंव्य मानता है। लेकिन यह लाभ तो, में 
समितिमें होता या न होता, उसे यों भी प्राप्त ही रहता। 

अब खिलाफतसे हिन्दुओंके सम्बन्धपर विचार करते समय किचित्‌ पुनरावृत्तिका 
खतरा उठाकर भी में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूगा। चूँकि में मुसलूमानोंकी 
माँगोंकों (धारमिक दृष्टिकी बात अलग रखें तो भी) वास्तविक दृष्टिसे उचित मानता 
हैँ इसलिए में उसके साथ अश्नहयोगमें पूरी हृदतक चलतनेको तैयार हूँ। और में इस चीज- 
को भारतके साथ ब्रिटेनके सम्बन्धोंके प्रति मेरी जो निष्ठा है, उससे भी सर्वथा संगत 
मानता हूँ। लेकिन में किसी हिंसात्मक लड़ाईमें मुसलमानोंके साथ नहीं जाऊँगा। 
उदाहरणके लिए, अगर शात्ति-संधिकी शर्तोंकी मुसलमानोंके लिए अधिक अनुकूल बनवाने- 
के उद्देश्यसे अफगानिस्तानकी ओरसे या किसी और रास्ते भारतपर किसी आक्रमणको 
बढ़ावा देनेका प्रयत्न किया जाये तो में उसमें सहायता नहीं दे सकता।' मेरे विचारसे 
उपर्थुक्त उद्देश्यसे किये गये किसी आक्रमणका विरोध करना भी उसी तरह प्रत्येक 
हिन्दूका कत्तंव्य है जिस तरह यह कि वह असहयोग या कष्ट-सहनके किसी और तरीकेसे 
लाख मूसीबतें झेलकर भी अपने मुसलमान भाइयोंकी उचित और न्यायसंगत' माँगोंको 
सरकारसे स्वीकार करवानेके प्रयासमें तबतक हाथ बँटाता रहे, जबतक कि उससे 
भारतकी स्वतंत्रताकों कोई खतरा न हो। किसीके साथ हिंसा न को जाये। में पूरे 
मनसे असहयोग आतन्दोलनमें कूद पड़ा हँ--और किसी कारणसे नहीं तो कमसे-कम 
इसी कारणसे कि में ऐसे किसी सशस्त्र संघर्षको रोकना चाहता हूँ। 

[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २३-६-१९२० 


१. देखिए परिशिष्ट ३ । 

२. जो जनवरी १९२० के तोसरे सप्ताहमें हुआ था । यह १९ जनवरीकों दिल्लोमें वाश्सरायसे 
मुलाकात करनेवाले भारतीय खिलाफत शिष्टमंडल्के सदस्थोंका सम्मेलन था । 

३. १ और २ जून, १९२० को इलाहाबादमें आयोजित हिन्दुओं और मुसल्मानोंके संयुक्त सम्मेलनमें 
हिन्दू प्रतिनिधियोंने यह आशंका व्यक्त की थी कि अगर भारतीय मुसलमान अफगानिस्तानकों भारतपर 
आक्रमगके लिए बढ़ावा देंगे तो उलझन पेदा हो सकती है। मुसलमान वक्‍ताओंने आइवासन दिया कि 
अगर विशुद्ध रूपते भारतकों जीतनेंके लिए इसपर कोई माक्रमण किया गया तो वे उसका प्रतिरोध करेंगे, 
छेकिन साथ दही यह भो कहा कि इस्छामकों प्रतिष्ठा और न्यायक्रे हकमें किये गये किसी भी आक्रमणंके 
साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी, मछे ही वे उसमें वास्तविक सहायता न दे । 


२४२. पंजाबियोंका कत्तेव्य 


इलाहाबादका लीडर ' श्री बॉसवर्थ स्मिथसे सम्बन्धित पत्र छापनके लिए बधाईका 
पात्र है। ये श्री स्मिय उन्हीं अधिकारियोंमें से एक हे जिनके खिलाफ सैनिक कानूनके 
दौरान लोगोंके साथ दुराग्रहपूर्वक लगातार दुर्व्यवहार करतेकी सबसे ज्यादा शिकायत की 
गई है। इस पत्रसे पता चलता है कि श्री स्मिथकों बरखास्त करनेके बजाय तखकी दे 
दी गई है। मालूम होता है, सैनिक कानून घोषित किये जानेसे कुछ दिनों पहले उनकी 
तनज्जूली कर दी गई थी। “लीडर के नाम उक्त पत्रका लेखक कहता है: 
अब उन्हें, जिस द्वितीय श्रेणीके डिप्टी कमिइतरके पदसे तनज्जुल कर 
दिया गया था, फिर उसी पदपर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। साथही उन्हें 
प्रक्रिया संहिताके खण्ड ३० की रूसे प्राप्त होनवाली सारी सत्ता भी दे वी 
गई है। उनके आनके बादसे अम्बाला छावनीके बेचारे भारतीय नागरिक 
त्रास और अत्याचारपूर्ण शासनमे रह रहे हें। 
पत्रलेखक आगे कहता है: 
मेने उपयुक्त दोनों विशेषणोंका प्रयोग जान-बूझकर उसी अर्थसें किया है 
जो अर्थ इनसे निकलता है। 
में सारी स्थितिको बिलकुल खोलकर रख देनेवाले इस पत्रके कुछ अंश उद्धत कर 
रहा हूँ, जिनसे त्रास और अत्याचारका मतलब स्पष्ट हो जायेगा। 
निजी दिकायतोंके सम्बन्धर्में वे शिकायत करनवाले व्यक्तिका बयान कभी 
नहीं लेते। जब अदालत उठ जाती है तब पेशकार ऐसा बयान ले लेता है और 
फिर दूसरे दिन मजिस्द्रेट्से हस्ताक्षर करवा लेता है। (ऐसी शिकायतोंके बारेसें) 
जो रिपोर्ट ली जाती है, वह चाहे शिकायत करनवाले के अनुक्ल हो या प्रति- 
कूल, मजिस्ट्रेट उसे कभी नहीं पढ़ता और बिना किसी उचित जाँच-प्रक्रियाके 
शिकायत रद कर दी जाती है। यह तो है निजी शिकायतोंका हाल। अब 
पुलिस चालानोंका किस्सा सुनिए। ऐसे मामलोंमें अभियुक्‍तोंके वकीलोंको पुलिस- 
की हिरासतमें बन्द विचाराधीन व्यक्तियोंसे मिलने नहीं दिया जाता। उन्हें 
वादी पक्षके गवाहोंसे जिरह नहीं करने दी जाती। - - - उनकी जाँच उनसे 
ऐसे प्रइनन करके की जाती है, जिनका उत्तर वे प्रइनकरत्ताके सनके मसुता- 
बिक दें। . - « इस प्रकार अभियोगका सारा किस्सा पुलिसके गवाहोंकी जबानी 
कहलवाया जाता है। बचाव पक्षके गवाहोंकों यद्यपि अदालतमें बुलाया जाता 
है, किन्तु बचाव पक्षके वकीलको उनसे पूछताछ नहीं करन दी जाती। . « « 


१. देखिए “ पंजाबके उपद्रवोके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ”, २५-३-१९२० । 


५्‌ण्४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अगर अभियुक्त साहस फरके अपने बचाव कुछ कहना भी चाहता हे तो उसे 
फटकारकर चुप कर दिया जाता है।. - - छावनीका कोई भी सरकारी कर्मचारी 
एक पुर्जेपर किसी भी तागरिकका नांस लिखकर दूसरे दिन उसे अवालतम हाजिर 
होनेको मजबूर कर शकता है। उसका इतना-भर छिख देना ही सम्मनके बराबर 
है। . . - जिससे इस प्रकार अदालतमें हाजिर होनेकों कहा जाता है वहु अगर 
हाजिर नहीं होता तो उसकी गिरफ्तारीके लिए फोजदारो वारंट जारी कर 
दिया जाता है। 


इस पत्रमें इसी तरहकी और भी बहुत सी बातें कही गई हें जो उद्धत करन 
लायक है । लेकिन जितना मेंने दे दिया है, उससे छेखकका आशय स्पष्ट हो जाता है। 
अब सैनिक कानूनके दौरान हम जरा इन अधिकारी महोदयके कारनामोंकों देखेंगे। ये 
अधिकारी वही सज्जन हें जिन्होंने अपने इजलासमें लोगोंको एक-एक करके नहीं, बल्कि 
समूहोंमें हाजिर करवाकर मुकदमेका ताटक करनेके बाद उन्हें सजा दी। गवाहोंका 
कहना है कि वे लोगोंको इकट्ठा करके उनसे झूठी शहादतें देनेको कहते थे, औरतोंके 
पर्दे-बुर्के उठवा देते थे, उन्हें _ मक्खी, कुतिया और गधी ” कहकर पुकारते थे और उनपर 
थूक देते थे। यही थे जिन्होंने शेखूपुराके निरीह वकीलोंपर अवर्णनीय जुल्म किये थे। 
श्री एण्ड्यूज इस अधिकारीके विरुद्ध की गई झिकायतोंकी व्यक्तिश: जाँच करके इस 
निष्कषेपर पहुँचे कि श्री स्मियसे अधिक बुरा बरताव दूसरे किसी अधिकारीने नहीं 
किया है। इन्होंने शेखूपुराके लोगोंको इकट्ठा करके तरह-तरहसे उनका अपमान किया, 
उन्हें “सूअर लोग” और “गन्दी मक्खी ” कहा। हंटर समितिके सामने उन्होंने 
जो गवाही दी उससे प्रकट होता है कि किस तरह उन्होंने सत्यका गला घोटा है। 
ये वही अधिकारी हें जिनकी, अगर उक्त पत्र-लेखककी बातें सही हों तो, तरक्की कर 
दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि वे अभीतक सरकारी सेवार्मं बने हुए ही क्‍यों 
हें और बेगूनाह औरतों और मर्दोको मारने-पीटने, उन्हें अपमानित करनेके अभियोग- 
में अबतक उनपर मुकदमा क्‍यों नहीं चलाया गया है। 

देखता हूँ, लोगोंम यह इच्छा बहुत प्रबल हैं कि जनरल डायर और सर माइकेल 
ओ'डायरपर महाभियोग रूग्राया जाये। यह व्यवहाये है या नहीं, इसपर में यहाँ विचार 
नहीं करूँगा। लेकिन मूझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि जनरल डायरपर महा- 
भियोग लगानेकी इस चीख-पुकारमें श्री शास्त्री! भी शामिल हें। अगर अंग्रेज 
लोग स्वेच्छासे ऐसा करें तो में इसका स्वागत करूँगा। क्‍योंकि यह इस बातकी 
निशानी होगी कि उन्होंने जलियाँवाला बागकी नृशंसताकों भत्सनीय माना है, लेकिन 
निरचय ही, में इन दोनोंकों दण्डित करवानेके निरथंक प्रयत्नपर फूटी कौड़ी भी खर्चे 
करना नहीं चाहूँगा। और इस सम्बन्धमें अंग्रेजोंका क्या खयाल है, जनताकों तो 


१, वी० एस० श्रोनित्रास शास््षी । ३ अप्रैठ, १९२० को आमोजित बम्बई प्रान्तीय कान्फ्रेंसमें सर 
ओ'डायर तथा अन्य छोगोंपर महासिषोग लगाने और किसी न्यायाधिकरण द्वारा उनकी जाँच करके उन्हें 
दष्डित करनेकी माँग की गई थी । 


पंजाबियोंका कत्तेव्य ५५५ 


इराका पर्याप्त अनुभव हो गया है। लगभग सारे अंग्रेजी अखबार मानवताके प्रति ऐसा 
घोर अपराध करनेवाले इन लोगोंके कारनामोंपर परदा डालनेकी साजिशर्म शामिल 
ही गये हें। इतपर सरकारी अथवा गे र-सरकारी तौरपर मुकदमा चलानेके लिए चीख- 
पुकार मचानेका मतलब है इन्हें हीरो” का दर्जा दे देना' और मे ऐसे किसी प्रयासमें 
शामिल नहीं होऊँगा। अगर में भारतको सिर्फ इनकी पूरी बरखास्तगीकी माँग करनेके 
लिए राजी कर सक॑ तो इसे काफी समझूंगा। छेकिन सर माइकेल ओडायर और 
जनरल डायरकी बरखास्तगीसे ज्यादा जरूरी यह है कि कर्नल ओजब्रायन, श्री बॉसबर्थे 
स्मिथ, राय [ साहब] श्रीराम तथा कांग्रेस उप-समितिकी रिपोर्टमें बताये गये अन्य 
व्यक्तियोंपर अगर मुकदमा न भी चलाया जाये तो उन्हें कमसे-कम बिलकुल 
बरखास्त तो कर ही दिया जाये। जनररू डायरको तो में ब्रा मानता ही हूँ, 
लेकिन श्री स्मिथकों तो कहीं ज्यादा बुरा मानता हूँ और उनके अपराधोंको जलियाँ- 
वाजा बागके कत्लेआमसे ज्यादा जघन्य समझता हूँ। जनरल डायर ईमानदारीके साथ 
एसा मानते थे कि एक सिपाहीके नाते लोगोंपर गोलियाँ चलाकर उन्हें भयभीत 
करना उनका कत्तंव्य था। लेकिन श्री स्मिथनं मनमाने तौरपर नृशंसता बरती, 
कमीनापन और नीचता दिखाई। अगर उनके खिलाफ कही गई सारी बातें सत्य 
है तो मानना पड़ेगा कि उनमें इन्सानियतका लेश भी नहीं है। जनरल डायरके 
विपरीत, उनमें अपने कियेकों कबूल करनेकी हिम्मत नहीं है और जब उनसे कोई 
बात पूछी जाती है तो वे बगलें झाँकन लगते हें। लेकिन आज भी यह अधिकारी 
लोगोंको -- ऐसे लोगोंको जिन्होंने कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा -- तबाह करनेकों 
स्वतन्त्र है और जिस शासनका वह फिलहाल प्रतिनिधि बना हुआ है उसे कलंकित 
करनेकी उसे पूरी छूट मिली हुई है। 

और इस हालतम पंजाब क्या कर रहा है? क्या पंजाबियोंका यह स्पष्ट कत्तेव्य 
नहीं है कि जबतक वे श्री स्मिथ और उन-जैसे अन्य लोगोंको बरखास्त न करवा लें 
तबतक चेचसे न बंठें ? और अगर पंजाबके नता' अपनी मुक्तिका उपयोग सर्वश्री बॉसवर्थ 
स्मिथ और उनके गुर्गोके कारतामोंसे पंजाव-प्रशासनकों छुटकारा दिलानके लिए नहीं 
करते तो वे व्यथ ही जेलोंसे छूटकर आये। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वे संकल्पके 
साथ एक आन्दोलन छेड़-भर दें तो सारा भारत उनके साथ होगा। में उन्हें यह 
सलाह दूंगा कि अगर जनरल डायरको कठपघरेमें खड़ा करवाना है तो उसका 
सबसे अच्छा तरीका है, जिन अधिकारियोंके खिलाफ इतने सारे प्रमाण एकत्र करनेमें 
उत्होंन मदद दी वे अधिकारी आज भी जो शरारत और शैतानी किय जा रहे हें, 


१. इंग्लंडके कुछ इल्कोंमें डायरका बड़ा सौहादेपूण स्वागत किया गया; उत्तकी सहाबताके लिए एक 
सावेजनिक कोष भी आरम्भ किया गया । 

२. देखिए “ पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धमें कांग्रेसकी रिपोर्ट ””, २७-३-१९२० । 

३. ये नेता सैनिक कानूनके अन्तगंत गिरफ्तार किये गये थे और बादमें २३ दिसम्बर, १९१९ को 
राज-घोषणामें जो आम माफी दी गई थी उसके अन्तर्गत छोड़ दिये गये थे । 


५५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उसे रोकना। और में कहँगा, यह काम अपेक्षाकृत अधिक आसान भी है और ज्यादा 
जरूरी भी। | 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २३-६-१९२० 


२४३. भाषण : बनारस हिन्दू विध्वविद्यालयके बारेमें 


२३ जून, १९२० 
कल माधव बाग, बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा की गई, उसमें माननीय पंडित 
मदनसोहन सालवीयन बनारस हिन्दू विध्वविद्यालयपर एक भाषण दिया। ग्वालियर-नरेश 
महाराजा सिन्धिया अध्यक्ष थे। सभामें बड़ी संख्यामें लोग उपस्थित थे, जिनमें महाराजा 
बीकानर, श्री मो० क० गांधी, मौलाना दौकतअली . . भी थे। 
श्री गांधीन अपने भाषणमें कहा कि हमारे मित्र पंडित मालवीयन विध्वविद्याल्यके 
लिए जितने उत्साह और परिश्रमसे काम किया है उतना और किसीने नहों। जब-जब 
इस विषयपर बात करनका मुझे अवसर सिला है तब-तब उन्होंने मुझे बताया कि 
विश्वविद्यालयके कामको और आगे बढ़ाना वे अपने जीवनका मुख्य कार्य मानते हें। 
उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि यदि बन सका तो वे राजनीतिका क्षेत्र बिलकुल हो 
छोड़ देंगे और अपन आपको विश्वविद्याल्यके काममें पूरी तौरसे लगा देंगे। बम्बई 
हमेशा इस बातके लिए प्रसिद्ध रहा है कि वह एक उचित उदेश्यकी सहायताके लिए 
तुरन्त तत्परतासे आगे आता है और इस बातमें मुझे जरा भी सनन्‍्देह नहीं है कि 
बम्बई अपनी उसी परम्परागत उदारतासे काम लेगा और विश्वविद्यालयकी सहायता 
करेगा। केवल पंडित मालवीय ही नहीं, दो महाराजा भी आज आपके बीच नम्न 
याचकोंके रुपमें पधारे हुए हें। अतएवं आपका कत्तेव्य है कि विशव्वविद्यालय-कोषके 
लिए जितना भी दान दे सकें दें तथा यह दान तत्परताके साथ और इसी स्थलरूपर 
देना उचित होगा। श्री गांधीन महाराजा सिन्धियाकों अध्यक्ष-पद ग्रहण करनके लिए 
हादिक धन्यवाद देनके उपरान्त अपना भाषण समाप्त किया। 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २४-६-१९२० 


१. मालव्वीयजोने १९१६ में विश्वविद्यालय स्थापना की थी; उसकी थोजनापर कई वर्षोतक काम 
कसा और उसका खर्च चलानेके लिए एक करोड़ रुपयेका एक कोष संग्रह किया । 


२४४. पत्र : एस्थर फंरिगको 


बम्बई 
२५ जून, १९२० 


रानी बिटिया, 


तुम्हें पत्र लिखनेमों में नियमित नहीं रह पाया, यद्यपि चाहता अवश्य था। 
खिलाफत प्रइनके सम्बन्धर्मं में बहुत व्यस्त रहा हूँ, परन्तु मेंने एम०' से मेरी 
ओरसे तुम्हें लिखनेको जरूर कहा था। तुम्हें 'यंग इंडिया” नियमित रूपसे मिलता 
ही होगा। 
में आशा करता था कि तुम जहाजसे' समाचार भेजोगी। परन्तु अभीतक 
तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला है। मेने तुम्हें एक पत्र इस ढंगसे भेजा था कि वह 
तुम्हें जहाजपर मिल जाये और दूसरा लूंदनके पतेपर, टामस कुककी मार्फत भेजा 
था। आशा है कि तुम्हें दोनों पत्र अवश्य मिले होंगे। 
फिलहाल मेरा बम्बईसे बाहर जाना असम्भव है। इस पत्रके साथ में वाइसराय- 
को लिखे गये अपने पत्रोंकी' प्रतियाँ भेज रहा हँ। उनसे तुम्हें मेरी गतिविधिका एक 
अन्दाज हो जायेगा। देवदास मेरे साथ है। 
अपने पिताजीसे तुम्हारी भेंटके बारेमें में जाननेको उत्सुक हूँ और यह भी जानना 
चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। निश्चय ही में तुम्हारा पत्र नियमित रूपसे 
पानेकी आशा करता हूँ। 
सस्नेह, 
तुम्हा रा, 
बापू 
| अंग्रेजीसे | 
साई डियर चाइल्ड 


१, महादेव देसाई । 

२, एस० एस० बलिन, जिससे एस्थर फ्रैरिंगने ढेनमाकैकी यात्रा की । 

३. अनुमानतः उस पत्रसे मतलब है जिसका उल्लेख “पत्र: एस्थर फेरिंगको ”, २१-७५-१९२० में है। 
४. उपलब्ध नहीं है । 

७, देखिए “ पत्र : वाइसरायके निजी सचिवकों ” तथा “ पत्र : वाश्सरायकी ”, २९-६-१९२० । 


२४५. स्मरणांजलि 


आषाढ़ सुदी ११, १९७६ [२६ जून, १९२० | 


स्वर्गीय भाई ब्रजछालकी मृत्युके सम्बन्धर्म लिखना मुझे मुश्किल लूगता है। अभी- 
तक में उनकी आक्ृतिकों भूल नहीं सका हूँ। मेरा मोह अभी गया नहीं है, इसलिए 
तटस्थ भावसे [कुछ] लिखना आसान नहीं है। जिस तरहसे उनकी मृत्यु हुई है उससे 
मझे उनसे ईर्ष्या होती है। उन्हें तो में सौभाग्यशाली ही समझता हूँ। जिन्हें एक पल 
भी किसीसे सेवा नहीं करवानी पड़ी और जो दूसरोंकी सेवा करते-करते ही मर गये 
उनसे अधिक अच्छी मृत्युकी कल्पना कंसे की जा सकती है? जो ईश-स्मरण करते- 
करते स्वस्थ चित्तसे मर सकता है उसे हम पृण्यात्मा मानते हें। भाई ब्रजलाल प्रभुका 
काम करते-करते मृत्यको प्राप्त हुए हें। म॑ं जानता हूँ कि मेरे इस कथन कुछ अति- 
शयोक्ति है। लेकिन भाई ब्रजलालको में इतनी अच्छी तरह जानता था कि अगर उनसे 
कोई उनकी पसन्द पूछता तो जिस तरहसे उनकी मृत्यु हुई है वे उसे ही पसन्द करते '। 

वे धर्मात्मा थे। उन्होंने मुझे अपने हृदयके गहनतम भावोंसे अवगत कराया था। 
जहाँतक मुझ याद है, एक बार उन्होंने मुझसे एकास्तरमम मिलनकी इच्छा प्रकट की थी। 
उस अवसरपर उन्होंने मझ अपने अन्तरतमके भावोंसे परिचित कराया था और अपने 
धर्म-संकटके सम्बन्धर्म बताया था। उन्हें आश्रमका जीवन अत्यन्त प्रिय था, यह तो 
उनके आचरणसे ही स्पष्ट था। उन्हें में मूनि मानता था। वे कदाचित्‌ ही बातचीत 
करना पसन्द करते थे, फिर भी उनका चेहरा हमेशा प्रफूल्लित रहता था। किसी भी 
कामको उन्होंने कभी भी तुच्छ नहीं माना और अपनी देहसे उन्होंने भरपूर काम 
लिया । 

इस शान्त मृतिको भूल जाना कठिन है। भूलना पाप होगा। तो फिर हमेशाके 
लिए उनकी स्मृतिकों हम कंसे बनाये रख सकते हूँ? मुझे तो छगता है कि हमारे 
लिये एक ही रास्ता है और वह है उनके अनेक गुणोंका अनुकरण करना। मौन रहकर 
प्रफुल्ल चित्तसे सेवा करते रहना उन्होंने धर्म माना था। उनके धर्मको स्वीकार कर हम 
दृढ़तापुवंक उसका - पालन करें तथा इस तरह उनके जीवनकों अपने जीवनमें उतार 
कर अमर बतायें। 

[| गुजरातीसे ] 


भमधपुडो, खण्ड १, विशेषांक 


१. श्री जजलाल किसीका बतेन कुएँमें गिर जानेके कारण उसे लेनेके लिए उतरे थे। कुएँसे बाहर 
आते समय वे मूच्छित दो उस्तोमें गिर पढ़े और उनेकी मृत्यु दो गई । 


२४६. - भाषण : हंटर समितिकी रिपोर्टपर' 


बम्बई 

२६ जून, १९२० 

इस प्रस्तावम जो माँगें की गईं हू वे कांग्रेस समितिकी रिपोर्ट्में उल्लिखित माँगोंसे 

इस बातमें अधिक आगे जाती हें कि इनमें ओडायर और उनके साथी अधिकारियों- 
पर मुकदमा चलानेकी वात भी कही गई है। कांग्रेस उप-समिति इतनी दूरतक नहीं 
गई थी; तथापि अखिल भारतीय कांग्रेस समितिन यह माँग की है। मेरा निजी मत 
अभी उप-पस्रमितिकी रिपोर्टके अनुकूल ही है। फिर भी बहुमतको शिरोधाये करके में 
इस प्रस्तावकों पेश करता हूँ। में मानता हूँ कि हंटर रिपोर्टमें | स्पष्ट ही जान-बूझकर 
लीया-पोतीकी गई है। उसमें जान-बुझकर पंजाबके अधिकारियोंके दोषोंपर -परदा 
डालनेका प्रयत्न किया गया है। मेरा वश चले तो में इसके विरुद्ध तो असहकार और 
सत्याग्रहका ही प्रस्ताव पेश करूँ, क्योंकि हम इसी रास्तेसे पार उतर सकते हें। में 
यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, बल्कि इस सम्बन्धरमों मेरी जो तीब्रतम भावनाएँ हें 
उन्हें व्यक्त करने आया हूँ। में आपके पास सिर्फ प्रस्ताव पास करानेके उद्देश्यसे यहाँ 
नहीं आया हूँ, वरन्‌ उससे भी अधिक, कार्य करनेके लिए कहनेको आया हूँ। यदि 
आप लॉड चेम्सफोर्डको इंग्लेंड वापस भेज सकें तो यह काम ओडायर अथवा 
डायरको फाँसीके तख्तेपर लटकानेकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना जायेगा। जिस 
मनुष्यने लोकभावनाका सबसे अधिक अनादर किया है उसे सबसे पहले निकाला जाना 
चाहिए। मार्शल लछॉके नायक बॉसवर्थ स्मिथ अभी अपने पदपर ही प्रतिष्ठित हें। 
जनताका लक्ष्य डायर, ओडायर, लॉ्ड चेम्सफोर्ड आदिको उनके पदोंसे उतारना होना 
चाहिए। इस प्रस्तावमें हम लोगोंपर किए गये जुर्माने तथा नुकसान आदिका हर्जाना 
भी माँगते हें। आप सम्भवतः इन जुर्मानोंकी भयंकरतासे अपरिचित हों! जबतक 
लोगोंपर किये गये ये भारी जुर्मान उन्हें वापस नहीं मिलते तबतक इन अधि- 
कारियोंको सजा देनेकी बात कहना व्यर्थ है। जबतक रोलट अधिनियम विधि-पुस्तिकामें 
है तबतक सल्वाग्रह तो होगा ही और अगर जनता इस' अस्त्रका प्रयोग करता सीख 
जाये तो सब दुःख ही टल जायें। मेरा तो सत्याग्रहमें अटूट विद्वास है। पंजाबपर किये 
गये अन्यायका तिराक'रण अभी नहीं हो पाया है। उसके लिए हम उतने ही उत्त र- 


१, यह सभा हंटर समितिकी रिपोट्के प्रति विरोध प्रकट करनेके लिए बम्बई होमरूल लीग तथा नेशनल 
यूनियनके तत्त्वावधानमें की गई थी। इसकी अध्यक्षता एम० ए० जिन्नाने की थी। मुख्य अस्ताव गांधीजीने 
पेश किया था जिसमें दंटर समितिके बहुमत द्वारा दी गई रिपोर्ट तथा उसपर मारत-मन्त्री और भारत 
सरकार द्वारा दी गईं स्व्रीक्ृतिके प्रति विरोध प्रकट किया गया था एवं पंजाबके अन्यापपर कांग्रेस समितिने 
जो रिपोर्ट दो थी उसकी सिफारिशोंकों छागू करनेका अनुरोध किया गधा था । 

२. २० भई, १९०० को प्रकाशित हुई थी । 


५६० सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


दायी हैँ जितना कि अधिकारी-वर्ग। हमारी कमसे-कम तीन माँगे हें: लॉड चेम्स- 
फोर्डको वापस | इंग्लेंड ] बुलाया जाये, जुर्माने वापस किये जायें तथा रौलट अधिनियम 
सदाके लिए रद कर दिये जायें। 

[ गुजराती से | 

नवजीवत, ४-७-१९२० 


२४७. खिलाफत 


इस प्रशनके सम्बन्ध्में हम एक कदम आगे बढ़े हें और वह कदम बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। हमने वाइसराय महोदयकों नोटिस दिया कि या तो आप हमारे पक्षका सम- 
न करें नहीं तो हम शासन-प्रबन्ध चलानेमें आपकी मदद नहीं कर सकते । [ हम 
कामना करते हें कि| वाइसराय महोदयमें इतनी सुमति आये कि वे स्वयं जनताकी 
ओरसे संघर्ष करें। ब्रिटिश साम्राज्यके लिए ऐसा शुभ दिन अभीतक नहीं आया है। 
इसलिए हमें पहली अगस्तसे अस॒हकार आन्दोलन करनेकी तेयारी करनी ही चाहिए। 
जिस असहका रके बारेमें बहुत शोर है, जिसको लेकर देशमें ढेरों कागज रोगा गया 
है, वह असहकार समीप आ गया है। 

हमें एक माहके अन्दर असहकारकी तैयारी करनी है। इसमें मुसलमानों और 
हिन्दुओंकी परीक्षा होगी। लेकिन इस समय में तो हिन्दुओंके प्रति ही दो शब्द 
कहना चाहता हूँ । जबतक मुसलमान कुछ न करें तबतक खिलाफतके सम्बन्ध हिन्दुओं- 
के लिए कुछ करनेकों नहीं रहता। लेकिन जब मुसलमान भाई असहकार आरम्भ 
करें तब हिन्दू क्या करें ? इलाहाबादमें एक प्रमुख हिन्दू सज्जनने कहा कि यदि एक 
मुसलमान “जस्टिस आफ पीस ' के पदसे त्यागपत्र देता है तो तीन हिन्दू अपना पद 
छोड़नेके लिए तैयार रहेंगे। यदि इतना ही हो तो समझो कि हिन्दुओंने विशेष कुछ 
नहीं किया। मुसलमान सात करोड़ हें जब कि हिन्दुओंकी जन-संख्या बाईस करोड़ 
है, अर्थात्‌ मुसलमानोंसे हिन्दू इस देशर्में तीन गुनासे भी ज्यादा हें। यदि एक 
मुसलमानके साथ तीन हिन्दू खड़े हों तो दोनोंका समान योगदान माना जायेगा; 
यह मित्रताका सूचक है। किन्तु असलमें मित्रतार्में हिसाबको अवकाश ही नहीं है। 
फिर भी इसका यह अर्थ तो नहीं कि मित्र अपने हिस्सेसे भी कम योग दे। मित्रता- 
का सम्बन्ध ऐसा होता है अथवा होना चाहिए कि हमें अपने हिस्सेमें भी अधिक 
योग देकर ऐसा लगे कि हमने कुछ नहीं दिया। प्रश्न यह है कि हिन्दू मुसलमानोंकी 
सहायताके लिए इस दृष्टिसे खड़े होंगे अथवा नहीं। उस समय समस्त संसार हिन्दुओंकी 
ओर टकटकी लगाकर देख रहा होगा; क्योंकि मुसलमानोंकी विजयका आधार बहुत- 
कुछ हिन्दुओंकी स्थितिपर निर्भर करेगा। यदि हिन्दू उनका साथ देंगे तो इसमें सन्देह 
नहीं कि उनके दुःखोंका शीघ्र अन्त हो जायेगा। 


१. खिलाफत समिति द्वारा; जिसकी बेठक ९ जूनको श्लाद्माबादमें हुई थी । 


पुरानी पूंजी ५६१ 


हिन्दू दो तरहसे इस अवसरका छाभ उठा सकते है। एक तो वे मुसलमानों 

जितना त्याग करें और जिस पदको मुसलमान छोड़ें उसपर न जायें। एक मुसलमान 
नौकरीसे अलग हो जाये वो एक या तीन हिन्दू अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें, यह एक बात 
है। यदि हिन्दू ऐसा करें तो वह एक अच्छा काम होगा। मुसलमान जिस पदको त्यागें 
उस पदको हिन्दू ग्रहण न करें, यही दूसरी बात हुई; यह बात भी महत्त्वपूर्ण कही जा 
सकती है। जो हिन्दू, मुसलमान द्वारा रिक्त किये गये स्थानकों भरने जाये तो समझो 
कि वह मुसलमान भाईके साथ शत्रताका व्यवहार कर रहा है। इससे असहकार 
यद्यपि असम्भव तो नहीं पर कठिन अवश्य हो जायेगा। जो हिन्दू कुछ और नहीं कर 
सकता वह मूसलमानोंकी सभामें उपस्थित होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर 
सकता है तथा उनके काममें बाधाएँ उपस्थित न करके कमसे-कम इतना तो सिद्ध कर 
सकता है कि वह स्वयं [मुसलमानोंका | शत्रु नहीं है। 

[गृजरातीसे | 

तवजीवन, २७-६-१९२० 


२४८. पुरानी पूंजी 


जिस तरह कोई लड़का अपने पिताकी प्रतिष्ठाके बलपर बहुत दिनोंतक अपना 
काम नहीं चला सकता उसी तरह भारतीय जनता, भारतके स्वणिम अतीतके आधार- 
प्र वभव और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। गत सप्ताह हमने स्पष्ट किया था 
कि वेभव और समृद्धिके बदछे आज हमपर कंगाली छाई हुई है। 

इस अंकर्में हम उसके कारणों तथा उपायोंपर विचार करेंगे। 

अकबरके समय मुगल साम्राज्यका जो तेज था उसे उसके वारिस खो बैठे, 
क्योंकि अकबरके गुण उसके वारिसोंमें एक-एक करके लुप्त होते गये । जहाँगीरने एक, 
शाहजहाँने दो, औरंगजबन बहुतसे और उसके बादके सम्राट लगभग सारे गूण खो 
बेठे । इसलिए साम्राज्यकी बागडोर मृगलोंके हाथसे निकलूकर अंग्रेजोंके हाथों चली 
गई। ठीक वसा हीं भारतकी वर्तमान जनताने किया है। 

इस बातकों हम स्वीकार नहीं करना चाहते और इसलिए कहते हे कि दोष 
सिर्फ अंग्रेजोंका है, उनकी दुष्टता और धूतंताके कारण हम गिरे है, वे हमारा धन 
ले गये, हम इसीसे कंगाल हो गये हें; उनकी अनुमतिके बिना हम साँस भी तो 
नहीं ले सकते; ऐसी हालतमें हमारी अवनतिमें हमारा क्‍या दोष है? 

इस आरोपमें अतिशयोकति होनेपर भी कुछ सचाई है। किन्तु अंग्रेज हमपर 
इतने हावी हो गये, इसका क्या कारण है? क्‍या इसमें हमारा दोष नहीं हो सकता? 
ईस्ट इंडिया कम्पनीके रुपयोंका लालच किसने किया ? इस व्यापारी कम्पनीने अपने 
स्वभावानुसार व्यापार किया, क्या इसमें उसका दोष है? क्‍या शराब पीनेवाला शराब 
बेचनेवालेको दोषी कह सकता है? सूदखोरोंकों में मूलधन-जितना ही सूद देनेकों 
तेयार हो जाऊं तो क्‍या इसके लिए सूदखोर ही दोषी कहे जा सकते हें? में तो 


५६२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उनकी निन्‍दा नहीं कर सकता। एक लेखकन कहा है कि जबतक धोखा खानवाले 
हैँ तबतक धोखा देनेवाले तो मिलते ही रहेंगे। 

अंग्रजोंसे देष करके, उनके दोष निकालकर हम कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। 
जो दोष हममें थे और जिन्हें छेकर उन्होंने हमपर अधिकार जमा लिया, हम जबतक 
उन दोषोंकों दूर नहीं करते तबतक गुलाम ही रहेंगे। 

तथापि अंग्रेजोंसे हम उनके दोषोंकी बात कहते अवश्य आये हे और कहते रहेंगे। 
कांग्रेसने मुख्यतथा यही कार्य किया है। दोष बतानेवाले लोग तो वृक्षके पत्तोंके समान 
असंख्य मिल जाते हें। इसीसे में उनपर दोषारोपण करनेकी अपेक्षा अपने दोषोंकी 
जाँच करनेकी बातकों अधिक फलदायी मानता हूँ। आप भरा तो जग भला” यह 
कहावत निरथंक नहीं है। इसमें बहुत सार है। हम निर्दोष हों तो हमें कोई गिरा 
नहीं सकता। वंद्यक-शास्त्रका नियम है कि यदि हमारे रक्‍तमें विकार न हो तो 
बाहरकी विषली हवाका हमपर असर नहीं पड़ सकता; इसीसे हम देखते हे कि 
महामारीके समय कुछ लोगोंको उसकी छत लगती है और कुछ लोगोंपर उसका कोई 
असर नहीं होता। इसी तरह यदि हममें दूसरोंसे प्रभावित होनेका अवगुण न 
होता तो ईस्ट इंडिया कम्पनी कुछ नहीं कर सकती थी और आजकी परिस्थितिमें 
भी सर माइकेल ओडायर-जैसे अधिकारी अपने पदोंसे वंचित होकर रहते। 

तब हममें ऐसा क्या दोष है कि जिससे हम अपंग हो गये हें और हम अपने 
देशसे बहकर जानवाले अपार धनके इस प्रवाहको रोक नहीं पाते; हमारे बच्चोंको 
दूध नहीं मिलता, देशके तीन करोड़ व्यक्तियोंको एक ही बार खानेको मिलता है, 
दिन-दहाड़े खेड़ा जिलेमें लूटपाट हो जाती है, प्लेग, हैजा आदि रोगोंको जब और 
देशोंसे जड़से निर्मूल किया जा चुका हैं, हमारे देशर्म यह नहीं हो पाता ? क्‍या कारण 
है कि मदान्ध सर माइकेल ओडायर तथा उद्धत जनरल डायर हमें खटमलकी तरह 
मसल सकते हे एवं शिमलेके एक पादरी महोदय हमारे सम्बन्धर्मं अशोभनीय' बातें 
लिख सकते हें? क्‍या कारण है कि हमारे साथ पंजाबमें असह्य अन्याय हुआ, खिला- 
फतके प्रशनपर ब्रिटनके प्रधान मन्त्रीनें अपना वचन-भंग किया और हम इन दोनों 
विषयोंके सम्बन्धर्मों निर्षाय जान पड़ते हें। 

इसका कारण हमारी स्वार्थंदृष्टि, हममें देशके लिए आत्मत्याग करनेकी असम- 
थंता, हमारी कायरता, हमारा दम्भ और हमारा जज्ञान है। स्वार्थ तो सबमें कम- 
ज्यादा होता है, लेकिन हममें वह बहुत अधिक हो गया है। परिवारकी हृदतक स्वार्थ- 
त्यागकी मात्रा थोड़ी अधिक पाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीय मामछोंमें वह बहुत कम 
मात्रामं दिखाई देती है। हमारी गलियों, हमारे शहरों तथा हमारी रेलोंकी ओर 
देखें। अपने घरके आँगनमें से में गलीमें कचरा फेंकनेमें नहीं हिचकिचाता, मेरी खिड़की- 
के नीचेसे जानेवाले व्यक्तियोंको असुविधा होती है अथवा नहीं उसका विचार किये 
बिना में कचरा फेंकता और थूकता हूँ। अपना घर बनवाते समय में अपने पड़ोसीकी' 
सुविधाका बहुत कम ध्यान रखता हुूँ। शहरके नलको खुला छोड़ देता हूँ और उससे 


१. देखिए “ टिप्पणियाँ ?, ३०-७-१९२० । 


पुरानी पूंजी ५६३ 


पानी बहता रहता है -- वह मेरा नहीं है यह सोचकर लापरवाह रहता हूँ। रेलंगाड़ीमें 
भी यही दृश्य देखनेमें आता है। जैसे-तैसे अपने बैठनेकी जगह बनाकर यथासम्भव 
दूसरोंको बैठनेसे रोकता हूँ। दूसरोंको दिक्कत महसूस तो नहीं होती यह सोचे बिना 
बीड़ी पीना शुरू कर देता हूँ। केले तथा गन्नेके छिलके में पड़ोसीके [घरके | सामने 
फेंकनेमें तनिक भी नहीं हिंचकिचाता। नरूपर पानी भरने जाता हूँ तो दूसरोंकी परवाह 
नहीं करता। स्वार्थके ऐसे अनेक दुृष्टान्त दिये जा सकते हें। 

जहाँ इतना अधिक स्वार्थमय दृष्टिकोण हो वहाँ आत्म-त्यागकी आश्या कैसे की 
जा सकती है ? [क्या] व्यापारी देशकी खातिर अपना व्यापार ईमानदारीसे चलाते 
हैं? लाभकी एक पाई भी छोड़ते हें? देशके निमित्त रुईके सट्टेको बन्द करते हें? 
[ क्या वे अपने नगरसे | बाहर बेचनेमें दूधसे होनेवाले अधिक लाभका विचार छोड़कर 
देशके हितमें उसके मूल्योंकों कम रखनेका प्रयत्न करते हे ? छोड़नी पड़े तो देशके लिए 
कितने लोग नौकरी छोड़ते हे ? देशकी खातिर भोगोंको कम करके, सादगीको अपना- 
कर बचतके पैसोंका देशहितमें उपयोग कौन करता है? देशके अर्थ जेल जाना पड़े 
तो कितने लोग जानेको तंयार हें? 

हमारी अप्रामाणिकता तो हमारी नज़॒रके सामने ही घूम रही है। व्यापारमें 
ईमानदारीसे कद्ापि काम नहीं चल सकता, ऐसा हम मानते हें। जिन्हें अवसर मिलता 
है वे घूस लेतेसे नहीं चूकते। रेलवे विभागर्में तो हद दर्जेकी अप्रामाणिकता दिखाई 
देती है। रेलवेके सिपाहीको, टिकट बाबूकों, गार्डको रिश्वत देनेपर ही काम होता 
है। टिकट प्राप्त करनेतक में हमें या तो बेईमानीसे काम लेना पड़ता है अथवा 
उत्तकी ओरसे आँखें तो मूंदनी ही पड़ती हँ। रेलके सभी पार्सलोंमें तो नहीं बल्कि 
जिन्हें सहज ही खोलकर देखा जा सकता है ऐसे पार्सलोंमं से तो अवश्य' ही कुछ-न-कुछ 
माल गायब मिलेगा। 

हममें जो अहंकार हैं वह भी अंग्रेजोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ कुछ ही कम हो। 
इसका अनुभव प्रतिक्षण होता रहता है। सावंजनिक आयोजनों और सब कार्योर्मे हम 
जैसे नहीं हैं अपनेको वसा दिखानेका प्रयत्न करते हें। 

हमारी कायरता तो हमारा विशेष गूण है। असहकारके अन्तर्गत खून-ख राबी 
कोई नहीं करना चाहता, फिर भी हम खून-खराबी हो न जाये इस भयसे कुछ करना 
ही नहीं चाहते। सरकारके शस्त्र-बलसे हम इतने भयभीत हे कि कोई कदम उठानेकी 
हमारी हिम्मत हो नहीं होती। इसीसे हम जहाँ-तहाँ अत्याचारकों सहन कर रहे हें 
और लटेरे हमें दिन-दहाड़े छूटकर चले जाते हें। 

अपने अहंकारके सम्बन्धर्म तो में क्‍या हलिखूँ? प्रत्यक क्षेत्रमं अहंकार बढ़ रहा 
है। जहाँ निर्बलता होती है वहाँ दम्भ रहता ही है। और फिर जहाँ लोग ईमानदार 
बनना चाहते हैं, मगर बन नहीं पाते वहाँ तो दम्भ बढ़ता ही है, क्योंकि ईमानदार न 
होनेपर भी वसा दिखानेके छालचवश हम अनीतिमें ही वृद्धि करते चलते हें। दम्भ 
हमारे धर्ममं भी पूरी तरहसे प्रवेश कर चुका है; यहाँतत कि तिलक, माला आदि 
हमारी पवित्रताकी निशानी होनेके बदले अपवित्रताके सूचक बन गये हें। 


५६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


इस सबका मल अज्ञान ही है। हम अपने बलके बारेमें अन्धकारमें हें, इसीसे 
सरे दोव भी आ जाते है। हमें अपने भीतर निहित आत्माके सम्बन्धमें ही शंका है 
उसके गृणोंके प्रति हममें श्रद्धा नहीं है। यह अज्ञान केवकू अक्षरज्ञानसे ही दूर होने- 
वाहा नहीं है, विवार-परिवतंनसे ही वह दूर हो सकता है। अक्षरज्ञानकी उस ह॒द- 
तक दी जहूरत है जिस हृदतक उससे हमारी विचार-शक्तिका विकास हो तथा हमें 
सारासारका निर्णय करना आ जाये। 
इसलिए हम जवतक स्वार्थ छोड़कर परमार्थकों ग्रहण नहीं करते, आत्म-त्याग 
करना नहीं जानते, सत्यका ही आश्रय नहीं लेते, भय छोड़कर घैर्यकों नहीं अपनाते, 
दम्भका त्याग नहीं करते, अज्ञानकों तिलांजलि नहीं देते तबतक देशकी वास्तविक 
उन्नति होना सम्भव नहीं। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवत, २७-६-१९२० 


२४९, टिप्पणियाँ 


शिक्षित अन्त्यज 


पिछले अंक दूसरी काठियावाड़ अन्त्यज परिषद्का वृत्तान्त प्रकाशित किया गया 
है। उसमें बम्वईके कुछ शिक्षित अन्त्यजोंकी आलोचना की गई है। मेंने यह भी सुना 
है कि वे आम बातचीतमें “आपके हिन्दू धर्ममें यह है, “ आपके शास्त्र ऐसा कहते 
है, ट्रेतलमें कुछ हिन्दू थे”, ऐसी भाषाका प्रयोग करते हें। वे स्वयं हिन्दू नहीं हे 
ऐसी बात अन्‍्त्यजोंको मनमें नहीं लानी चाहिए। हिन्दू धर्मका दावा करनेवाले उन्हें 
दुःख देते हैं, क्या इसीलिए उनका हिन्दू धर्मकों तिरस्कृत करना उचित है? एक परिवार- 
में रहनेवाले व्यक्तिको यदि परिवारके दूसरे लोग दुःख दें तो इससे वह परिवारकों 
त्याग नहीं देता, बल्कि परिवारके सुधारके लिए प्रयत्न करता है, वसा ही शिक्षित 
अन्त्यजोंकों भी करना चाहिए। शिक्षित अन्त्यजोंसे अभिप्राय उन बन्थुओंसे है जिन्होंने 
बम्बईमें रहकर शिक्षा प्राप्त की है और जो अन्त्यजोंके नेता होनेका दावा करते हें। 
हमारा धर्म अपने धन्धेकी निन्‍दा करना भी नहीं है। जिसमें अप्रामाणिकता न हो 
ऐसा कोई धन्धा हीन नहीं कहछा सकता। अन्‍न्त्यज सामान्यतया बृनाईका काम, खेतीका 
काम तथा मेला साफ करते हें। पहले दो धन्धोंसे जनताको अन्न तथा वस्त्र मिलते हे तथा 
तीसरे धन्धेके द्वारा लोगोंके स्वास्थ्यकी रक्षा होती है। इन तीनों धन्धोंके बिना जनताका 
निर्वाह हो ही नहीं सकता। इस धन्धेकों नीच अथवा हलका कहनेका कारण केवल अज्ञान 
है। शिक्षा प्राप्त करके अपने धन्धेका त्याग करतेकी बजाय, उस धन्धेकों पवित्र बनाने- 
- की दिव्या हमारा प्रयत्त होना चाहिए। कहनेका तात्पय यह है कि हम सब अपना- 
अपना धन्धा करते हुए नीतिमान, शिक्षित तथा स्वच्छ बनें और दिखाई दें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २७-६-१९२० 


| 


२७०. मुसलभानोंका आवेदनपत्र 


मुसलमानोंके सामने जो संघर्ष उपस्थित है उसके लिए वे धीरे-धीरे परन्तु दुढ़ता- 
पूर्वक तयार हो रहे है। उन्हें ऐसी कठिन' परिस्थितियोंके विरुद्ध लड़ना है जो निःसन्देंह 
दुर्गंम हैं, परन्तु पेगम्बरके सामने जैसी विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उन्तके मुकाबले 
तो ये कुछ भी नहीं हें। उन्होंने अपने जीवनकों कितनी बार खतरेमें नहीं डाला 
था? परन्तु ईश्वरमें उनका विश्वास अठूठ था। वे निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े, क्‍योंकि 
वे सत्यका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और खुदा उनकी तरफ था। पैगम्बरकों ईर्वरमें 
जेसी अडिग निष्ठा थी, यदि उंनके अनुयायियोंमें उसकी आधी भी होगी और जैसी 
त्याग-भावना पैगम्बरकी थी उसकी आधी भी त्याग-भावना उनमें होगी त्ो जो प्रतिकूल 
परिस्यितियाँ हे वे अनुकूल बन जायेंगी और कुछ ही दिलोंमें वे टर्कीकों बरबाद क'रने- 
वालोंके ही खिलाफ हो जायेंगी। मित्र-राष्ट्रोंकी लूट-ःखसोट उनको हानि पहुँचाने ही छूगी 
है। फ्रांसो अपना काम कठिन लग रहा है।' ग्रीस अपने अनूचित रूपसे पाये हुए 
लाभको पचा नहीं पा रहा है। और इंग्लेंडके लिए मेसोपोटामिया एक कठिन समस्‍या 
बन गया है।* ब्िटेनने मनमानी करके जो आग भड़काई है उसमें मोसलमें" निकलने- 
वाला तेल ईंधनका काम करेगा, और इस प्रकार ब्रिटेन स्वयं अपने हाथ जला 
बैठेगा। समाचारपत्रोंका कहना है कि अरबके लोग अपने यहाँ हिन्दुस्तानी फौजें पसन्द 
नहीं करते हे। मुझे इसमें आश्चर्य नहीं। वे उम्र स्वभाववाले और बीर पृरुष हें; वे 
यह नहीं समझ पाते कि भारतीय सिपाही मेसोपोटामियामें क्‍यों हों। असहयोगका परि- 
णाम जो भी निकले, में चाहता हूँ कि एक भी भारतीय मेसोपोटामियाके लिए अपनी 
सेवाएँ अपित न करे। चाहे वह असेनिक विभागकी सेवा हो, अथवा सेनिक। हमें स्वयं 
विचार करना सीखना चाहिए और किसी नौकरीमें प्रविष्ट होनेके पूर्व यह देखना 
चाहिए कि वसा करके कहीं हम अन्याय' करनके साधन तो नहीं बन रहे हं। खिला- 
फतके सवालके अतिरिक्त, शुद्ध न्यायकी दृष्टिसे भी मेसोपोटामियापर कब्जा रखनंका 
अँग्रजोंको कोई हक नहीं। किसी भी रूपमें हमारी देशभवितका यह अंग नहीं कि 
हम साम्राज्य सरकारकी एक ऐसे काममें मदद करें जिसे साफ शब्दोंमें कहें तो दिन- 
दहाड़े की जानवाली डाकाजनी है। अतएवं यदि हम जीविका कमानेके लिए मेसोपोटा- 
मियामें सैनिक या असेनिक नौकरी करते हें तो हमारा कत्तंव्य यह देखना है कि 
उसका सख््रोत तो दूषित नहीं है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि असहयोगका 
नाम लेते ही बहुतसे लोग कततराने लूगते हे। असहयोगके समान स्वच्छ, हानिरहित और 


१, यह आवेदनपत्र २२ जून, १९२० को सुन्नी मुसलमानों द्वारा वाइसरायके पास भेजा गया था। 
मूल पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट ६ । 

२, ३ ओर ४, देखिए परिशिष्ट १। 

७, मेसोपोटामियाका एक प्रदेश । 


५६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


फिर भी इतना प्रभावशाली उपाय दूसरा कोई नहीं है। यदि सोच-विचारकर साव- 
धानीसे इसका प्रयोग किया जाये तो इससे किसी प्रकारके बुरे नतीजेकी सम्भावना ही 
नहीं है। और इसकी तीब्रता लोगोंके त्यागकी ही क्षमतापर पूर्णतः निर्भर करेगी। 

मुख्य बात तो असहयोगका वातावरण तैयार करना है। प्रत्येक समझदार प्रजा- 
जनका निस्‍्सन्देह यह अधिकार और ककत्तंव्य है कि वह कहे कि हम आपके अन्यायमें 
आपको सहयोग नहीं देनेवाले हे।” यदि हममें लाचारी और आत्मविश्वासकी कमी 
न होती तो हम निसस्‍्सन्‍्देह इस साफ उपायकों ग्रहण करते और उसका अत्यन्त प्रभाव- 
शाली' उपयोग करते। अन्ततः तानाशाही सरकार भी शासितोंकी इच्छाके बिना नहीं 
बनी रह सकती और वह इच्छा बहुधा तानाशाह जबरदस्ती हासिल करता है। जंसे 
ही प्रजा तानाशाही ताकतसे डरना बन्द कर देती है वसे ही उसकी ताकत खत्म हो 
जाती है। परल्तु ब्रिटिश सरकार कहीं भी पूरी तरह या मुख्यरूपसे ताकतके बलपर 
नहीं खड़ी है। वह शासितोंकी सदभावना पानेकी पूरी-पूरी कोशिश करती है। पर्तु 
शासितोंकी स्वीकृति पानेके लिए दबाव डालनेमें वह गलत उपाय अपनानेसे नहीं झिझ- 
कती। “ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है” वह इस विचारसे दूर नहीं गई है। 
इसलिए वह अपनी इच्छामें आपकी स्वीकृति पानेके लिए आपको रिश्वतके तौरपर 
खिताब, तमगे व फीते देती है, नौकरी देती है; अपनी श्रेष्ठ आथिक स्थिति और 
क्षमताके चलते वह अपने कर्मचारियोंके लिए अमीर बननेके नये क्षेत्र खोलती है और 
अन्तमें जब ये उपाय विफल हो जाते हें तो ताकतका सहारा छेती है। यही सर 
माइकेल ओडाय'रने किया और यही हरएक ब्रिटिश प्रशासक यदि जरूरी समझेगा तो 
जरूर करेगा। तो यदि हम लोभी न हों, यदि हम खिताबों, तमगों और अवेतनिक 
सम्माननीय पदोंके पीछे न दौड़ें, जिनसे देशका कुछ भी भला नहीं होता, तो आधी 
लड़ाई फतह हो जायेगी। 

मुझे सलाह देनेवाले यह बताते नहीं थकते कि यदि टर्की-शान्ति शर्तोर्में परिवतंन' 
भी किया गया तो ऐसा असहयोगके कारण नहीं होगा। में उनसे यह कहना चाहता 
हूँ कि असहयोगका उद्देश्य शर्तोको बदलवानका ही नहीं है, उससे कहीं अधिक ऊँचा 
है। यदि में ब्रिटेनको शर्तोर्म परिवर्तत करनेके लिए बाध्य नही कर सकता तो कमसे- 
कम मुझे एक ऐसी सरकारकों मदद देना जरूर बन्द कर देना चाहिए जो अपहरणमें 
साझेदार बनती है। मुझे इंग्लेंड सरकारमें इतना विद्वास है कि में जानता हूँ कि उस 
समय इंग्लेंड अपने मौजूदा निन्दित मन्त्रियोंको निकाल देगा और उनकी जगह दूसरे 

मन्‍्त्री नियुक्त करेगा जो जाग्रत-प्रबुद्ध भारतकी सलाहसे वर्तमान संधिकी शर्तोकों खत्म 

कर देंगे, और ऐसी शर्तोका मसौदा तैयार करेंगे जो ब्रिटेत और टर्की, दोनोंके लिए 
सम्मानजनक होगा और भारतको भी स्वीकार्य होगा। 

परन्तु में अपने आलोचकोंको कहते सुनता हूँ: “भारतके पास उद्देश्य-बल नहीं 
है और इतने महान्‌ लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए त्यागकी क्षमता नहीं है।” वे कुछ 
अंशोंम सही है। भारतमें अभी ये गुण नहीं हें; परन्तु हममें वे गुण नहीं हें तो क्‍या 


१. २७ जून, १९२० को “र्कने सन्पिके अपने प्रस्ताव सामने रखे थे । 


वक्तव्य: अखबारोंको नई कौंसिलोंपर ५६७ 


हम उन्हें अपनेमें पैदा नहीं करेंगे और राष्ट्रमें उन्हें नहीं फैलायेंगे ? क्या ऐसा प्रयत्न 
करना मुनासिब नहीं? इतने बड़े उद्देश्यको पूरा करनेके लिए कोई भी त्याग क्‍या 
बहुत बड़ा है? 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, ३०-६-१९२० 


२५७५१. वक्तव्य; अखबारोंको नई कॉौंसिलोंपर 


यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि [सुधार कानूनके अन्तगत गठित] नई कौंसिलों- 
के बहिष्कारके प्रश्नपर में लाला लाजपतरायसे पूरी तरह सहमत हूँ। मेरे लिए तो 
उनका सुझाव असहयोग आन्दोलनके ही एक कदम-जैसा है, और चूँकि में पंजाबके 
प्रशनके सम्बन्धर्में भी उतनी ही उत्कटताके साथ विचार करता हूँ जितना कि खिलाफतके 
सवालपर; इसलिए लाला लाजपतरायके सुझावका में और भी स्वागत करता हूँ। में 
देखता हैँ कि ऐसा सुझाव एकसे अधिक क्षेत्रोंमें दिया गया है कि चुनावकी प्रक्रिया पूरी हो 
जानेके बाद सुधारोंके विरुद्ध असहयोग शुरू किया जाना चाहिए। में यह कहे बिना नहीं 
रह सकता कि स्पष्ट ही इन कौंसिलोंकी कार्यवाहियोंमें हिस्सा लेनेका हमारा इरादा 
ही नहीं है। तो फिर चुनावके ढकोसलेमें और खच्चेमें पड़ना भूल है। इसके अलावा 
लोगोंके बीच शिक्षा सम्बन्धी बहुत-सा काम करना है। यदि मेरा वश चलता तो 
देशके प्रबुद्ध लोगोंको अपनी शक्ति चुनावोंके चकक्‍करमें नष्ट न करने देता। यदि हम 
चुनाव लड़ें और बादमें इस्तीफा दें तो जनता असहयोगकी खूबी नहीं समझ पायेगी। 
परन्तु यदि मतदाताओंसे यह कहा जाय कि वे किसीको भी वोट न दें और यदि 
कोई उनका वोट माँगने आये तो उससे सब मतदाता एक स्वरसे यही कहें कि 
जबतक पंजाबका सवारू और खिलाफतका सवाल सनन्‍्तोषजनक ढंगसे हल नहीं हो 
जाता तबतक यदि आप चुनाव लड़ते हें तो आप हमारे प्रतिनिधि नहीं माने जायेंगे। 
मतदाताओंकी यही अच्छी शिक्षा होगी। में आशा करता हूँ कि लाला लाजपतराय 
नई कौंसिलोंके बहिष्कारकी बात कहकर ही अपना काम समाप्त हुआ समझना नहीं 
चाहते ।' यदि हम अपनेको एक स्वाभिमानी राष्ट्र कहलवाना चाहते हें तो आवश्यकता- 
नुसार असहयोगकी चारों मंजिलोंसे गुजरे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यह बात 


१, १९१९ के सुधार कानूनके अन्तर्गत अक्तूबर १९१० तक इन नई कोंसिलेकि लिए उम्मीदवारोंकि 
नाम घोषित होनेको थे । छाल लाजपतरायने अपने उदूँ समाचारप्र धंदेमातरम्‌में घोषणा की थी कि 
वे चुनावमें खड़े नहीं होंगे । 

२. जब नवम्बर १९२० में चुनाव हुए तो ६३७ में से ६ मामलमें उम्मीदवारंके अभावमें चुनाव 
असम्भव रहा । 

३. लाला लाजपतरायव पहले गांधीजीके असहपोग कार्यक्रमसे सहमत नहीं थे; परन्तु दिसम्बर १९२० में, 
नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें उन्होंने अन्‍य बहुतसे लोगोंकी तरह गांचीजीका द्वी रास्ता अपना लिया। 


५६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


स्पष्ट है। खिलाफतकी शर्तों और पंजावके मामले दोनों ही से जाहिर होता है कि 
साम्राज्यको कौंसिलोंमें भारतीय मत नगण्य मात्रा जाता है। यह एक अपमानजनक 
स्थिति है। यदि हम चुक्ताप अपमान सह लें तो सुवारोंका कुछ नहीं कर सकते। 
इसलिए मेरी नम्र रायमें वास्तविक प्रगतिके लिए पहली दार्त है अपने रास्तेकी इन 
दो कठिताइयोंकों दूर करता। और जबतक इस कामका कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ़ा 
जाता तबतक असहयोग ही को इसके लिए आगे आना चाहिए। 

[अंग्रेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकल, ३०-६-१९२० 


२५२- भाषण : सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादमें 


[ जुलाई १९२० के पूर्व | 

हम यहाँ एक नया ही प्रयोग करना चाहते हें। यह प्रयोग ऐसा है कि में 
बीचमें न होऊँ, तो राष्ट्रीय शालाके शिक्षकोंकी अपने-आप यह प्रयोग करनेकी हिम्मत 
नहो। 

हम यहाँ ऊछड़के-लड़कियोंकी शिक्षा साथ-साथ चलाना चाहते हैँ। एक बार मुझसे 
शिक्षक्रोंते पूछा कि “अब शाहामें लड़कियोंकी संख्या बढ़ चली है और इसमें बड़ी 
लड़कियाँ भी हे। तो क्या थोड़े दिनों बाद लड़कियोंका वर्ग अलग खोला जाये? ” 
मेने उस समय तो तुरन्त इनकार कर दिया और कह दिया कि लड़कियोंका वर्ग अलग 
करनेकी कोई जहूरत नहीं। किन्तु बादमें मुझे तुरन्त इसकी गम्भीरता समझमें आ गई 
और इस बातका खयाल हो आया कि इसमें कितती जोखिम भरी है। मुझे ऐसा लगा 
कि इस बारेमें में तुम सब लड़कों, स्त्रियों और आश्रमर्में रहतेवाले अन्य लोगोंको 
कुछ नियम बता दूं तो ठीक हो। में यहाँ जो-कुछ कहूँ, उस सबको कानून ही मत 
मान लेता। में सिफे अपने विचार बताऊँगा। शिक्षक लोग बादमें चर्चा करके इसमें 
फेरबदल कर सकते हें। 

लड़के और लड़कियाँ एक वर्गों बठें, परन्तु वहाँ उन्हें उचित मर्यादामें बैठना 
चाहिए। लड़के एक तरफ और लड़कियाँ दूसरी तरफ बैठ जायें। बड़े लड़के और बड़ी 
लड़कियाँ घुछ-मिलकर न बैठे, क्योंकि इसमें स्पर्शदोष होनेकी सम्भावना होती है। 
अभी इनमें से कुछ लड़कियाँ बड़ी हो रही हें और कुछ थोड़े समयमें हो जायेंगी। 
इस तरह लड़कियाँ बड़ी होती जा रही हें और लड़के तो हमारे यहाँ बड़े हें ही। 
इनका एक-दूधरेके साथ स्पर्शदोष नहीं होना चाहिए। स्पर्शदोष होनेसे ब्रह्मचयकों नुक- 
सान पहुँचता है। वर्गसे बाहर निकलतेके बाद लड़के आपसमें मिलें-जुलें, एक-दूसरेके 
साथ बातें करें, एक-दूसरेके साथ हँसी-मजाक करें, खेलें-कदें; और लड़कियाँ भी आपस- 

१. विद्याथियंकि समक्ष दिया गया यह भाषण आश्रमसे निक्लनेवाढी हस्तलिखित पत्रिका मचपुडोके 
जुलाई १९२० के अंकमें दिया गया था । 


भाषण : सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादमें ५६९ 


मे वसा ही बरताव करें। किन्तु लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरेके साथ इस तरहका 
व्यवहार नहीं कर सकते। वे एक-दूसरेके साथ बातें नहीं कर सकते, हंसी-मजाक नहीं 
कर सकते और एक-दूसरेके साथ खानगी पत्रव्यवहार तो हरगिज नहीं कर सकते। 
बच्चोंके लिए कोई बात खानगी होनी ही नहीं चाहिए। जो आदमी अच्छी तरह 
सत्यका पालन करता है, उसके पास खानगी रखनेके लिए क्‍या होगा? बड़ोंमें भी 
ऐसा किसी तरह॒का पत्रव्यवहार होना एक तरहकी कमजोरी ही मानी जायेगी। तुम्हें 
अपने बड़ोंकी इस कमजोरीकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि बड़ोंके कहे अनुसार 
तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर लेती चाहिए। आम तौरपर माता-पिता अपनी कम- 
जोरी अपने बच्चोंकों नहीं बताते और ऐसे मामलोंमें तो एक शब्द भी नहीं कहते। 
किन्तु यह उनकी गहरी भूल है। ऐसा करके वे अपने बच्चोंको विनाशके गहरे गड़ढेमें 
ढकेलते हैं। यदि सब माता-पिता यह खयाल रखें कि हमारी की हुई भूलको हमारे 
बच्चे न दोहरायें, तो इससे बच्चोंको जितना राभ होगा उसकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । में कहता हूँ कि किसीको कोई बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए; इसका 
यह मतलब नहीं कि तुम्हें दूसरोंकी खानगी बातें भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिए। . 
यह तुम्हारा काम नहीं। यदि हम बड़े कहीं बंठे बातें कर रहे हों और तुमसे वहाँसे 
चले जानेको कहें तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। हमारी बातें जानकर तुम हमारी 
कमजोरी नहीं मिटा सकते। किन्तु तुम्हारा तो कोई भी पत्र या बात ऐसी न होनी 
चाहिए जिसे तुम बड़ोंके सामने बेवड़क होकर न रख सको। सबसे अच्छा तो यह है 
कि लड़के और लड़कियोंके बीच, वर्गर्में या वर्गसे बाहर, किसी भी जगह बड़ोंकी गेर- 
हाजिरीमें बातचीत हो ही नहीं। लड़कोंके निजी कमरेमें जैसे कोई दूसरा लड़का जाकर 
बैठता है, पढ़ता है, चर्चा करता है बातें करता है, वसे लड़की जाकर बातचीत, चर्चा 
या पढ़ाई नहीं कर सकती। बड़ोंकी मौजूदगीमें -- जैसे प्रार्थना --- लड़कियाँ रूड़कोंको 
« पानी पिलायें, उनसे बातें करें तो इसमें किसी भी तरहकी रुकावट नहीं हो सकती। 
वहाँ तो लछड़कियोंका सबको पानी पिलाना फर्ज है। किन्तु वहाँ भी मर्यादा जरूर 
रखनी चाहिए । वहाँ यह सावधानी रखनी चाहिए कि स्पर्शंदोष न होने पाये । बड़े 
'लड़कोंके साथ बड़ी लड़कियोंके स्प्शंसे विषय-वासना जाग्रत हो उठनेकी बड़ी संभावना 
रहती है। इसलिए यह सावधानी रखनेकी बड़ी जरूरत है कि इस तरहका स्पर्शदोष 
कभी न होने पाये। 

हमें यदि देशसेवा करनी ही है, तो में दिन-दिन यह अनुभव करता जा रहा 
हूँ कि वीयेंकी रक्षा बहुत जरूरी है। तुम्हारे इन सत्त्वहीत शरीरोंसे में क्या काम 
ले सकता हूँ? किसीके शरीरपर मांस तो मानो है ही नहीं। वीर्यकी रक्षा न करनेके 
कारेण ही तुम्हारे शरीर इतने निर्बल हैं। तुम सब अपने वीयंकी रक्षा करके अपना 
शरीर बनाओ। जबतक शरीर कमजोर है, तबतक ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
तब फिर उसका उपयोग तो हो ही क्‍या सकता है? क्रोधी आदमी ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है, झूठा आदमी भी कर सकता है; किन्तु जो ब्रह्मचरय नहीं पालता, वह कभी 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हम पुराणोंसे जान सकते हे कि बड़े-बड़े राक्षस जो 


५७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बादमें तो कामके पुतले ही बन गये थे, उन्हें भी ज्ञान-प्राप्तिके लिए ब्रह्मचयंका पालन 
करनकी जरूरत पड़ी थी। ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शरीर बढ़िया होना चाहिए, इसमें 
सिद्ध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे शरीर तो में राक्षसों-जैसे 
ही बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर सुधारनका सबल प्रयत्न करते हुए भी मै उन्हें 
शौकत अली-जैसे नहीं देख सकूगा, क्योंकि इसमें हमारे बाप-दादोंका दोष है । परल्तु 
अब भी वीय॑ंकी रक्षा की जाये तो भारतमें फिर एक बार हनुमान पैदा हो सकते 
हैं । जिसका दरीर लकड़ी जैसा है, वह भला क्षमाका गुण क्या धारण कर सकता 
है? ऐसा आदमी तो डरके मारे दब जायेगा। मुझे अभी शौकत अली तमाचा मारें तो 
में उन्हें क्या माफी दूँ? और यदि में कुछ न करूँ तो में दब गया माना जाऊँगा। में 
माफी तो रसिकको ' दे सकता हँ। इसलिए में तुमसे कहूँगा कि यदि तुम्हें क्षमावान 
और संत्यवादी वीर बनना हो, तो तुम्हें वीयंकी अच्छी तरह रक्षा' करनी चाहिए। में 
जो अभी इक्यावन बरसका बूढ़ा होनेपर भी इतना जोर दिखा रहा हूँ, इसका कारण 
सिर्फ वीय॑ रक्षा ही है। यदि में पहलेसे ही वीर्यकी रक्षा कर सका होता तो मेरी 
कल्पनामें भी नहीं आ सकता कि आज में कहाँ उड़ता होता। में यहाँ बेठ हुए सब 
माता-पिता और अभिभावकोंसे कहता हूँ कि आप अपने लड़के-लड़कियोंको वीयंकी रक्षा 
करनेकी पूरी सुविधा दें। उनसे न रहा जाये और वे आपसे आकर कहें कि अब हमसे 
नहीं रहा जाता, आप हमारी शादी कर दीजिये, तभी आप उनकी शादी करें। यह बात 
नहीं है कि मनुष्य प्राचीन समयमें ही ब्रह्मचारी रह सकते थे। लॉड्ड किचन ब्रह्मचारी 
था --- अविवाहित था । में यह नहीं मानता कि वह और कहीं अपनी विषय-वासना 
तृप्त कर आता होगा । उसने ऐसा निश्चय कर लिया था कि फौजमें सब वब्रह्मचारी 
और अविवाहित लोग ही आयें --यानी गठ हुए शरीरके आदमी आयें; अविवाहित 
किन्तु व्यभिचारी नहीं। इसलिए में आप सब बड़ोंसे प्रार्थना करता हूँ कि इस डरके 
मारे कि बादम जोड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने लड़के-लड़कियोंकी शादी जल्दी न कर 
देना। वे स्वयं आपसे कहने आयें तबतक राह देखना। मुझ भरोसा है कि उस समय 
ईश्वर होगा और वह वरको योग्य कन्यासे और कन्याको योग्य वरसे मिला देगा। 
लड़के-लड़कियोंसे एक बात और कह देना चाहता हँ। और वह यह कि जिन 
लड़के-लड़कियोंका एक ही गुरु है, जिन्होंने एक ही गृरुके पास विद्याभ्यास किया है, 
वे भाई-बहन है। उन दोनोंकों भाई-बहन होकर ही रहना चाहिए। इन दोनोंके बीच 
भाई-बहनके सिवा और किसी भी तरहका सम्बन्ध नहीं हो सकता। इस शाला और 
आश्रममें रहनेवाले तुम सब भाई-बहन हो । जिस दिन यह सम्बन्ध या नाता टूट 
जायेगा, उस' दिन मुझे यह आश्रम या शाला समेट छेनेमें एक क्षणकी भी देर नहीं 
लगेगी, उस समय में लोक-लाजकी भी परवाह नहीं करूँगा। तुम मुझे विश्वास दिला 
दोगे कि तुम लोगोंमें भाई-बहनका नाता बना रहेगा, तो ही में यह प्रयोग निडर 
होकर चलाऊंगा; और तभी में दूसरी लड़कियोंकों यहाँ लाऊँगा । अभी एक सज्जन 
यहाँ आना चाहते हैँ । उतकी एक बारह सालकी लड़की है। इतनी बड़ी लड़की तो 


१. इरिछाल गांधीका पुत्र, गांधीजीका पौत्र । 


भाषण : सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबादमें ५७१ 


हममें काफी उम्रकी मानी जाती है और उसका ब्याह कर दिया जाता है। इसलिए 
यदि तुम मुझे निर्भय बना दो तभी में इन सज्जनको निर्भय कर सकता हूँ और कह 
सकता हूँ कि यहाँ आपकी लड़कीके शीलकी रक्षा होगी और आप उसे जंसी शिक्षा 
देना चाहेंगे वैसी दे सकेंगे। यह प्रयोग ऐसा है कि मेंने जो नियम बताये हें वे अक्ष- 
रश: पाले जायें, तभी लड़कियोंके माता-पिता या अभिभावक निर्चिन्त रह सकते 
हैँ और आश्रममें रहनेवाले बड़े आदमी और शिक्षक निडर होकर यह्‌ प्रयोग कर 
सकते है। ये लोग शंकित होकर लड़कियोंके पीछे-पीछे फिरते रहें तो यह दोनोंके 
लिए बुरा होगा। 

जिसे ऐसा लगता हो कि अब मुझसे नहीं रहा जाता, मेरी विषय-वासना इतनी 
ज्यादा भड़क उठी है कि में उसे काबूमें नहीं रख सकता, उसे तुरन्त यहाँसे चले 
जाना चाहिए; परन्तु आश्रमको कलंक नहीं लगाना चाहिए और ऐसे पवित्र प्रयोगको 
खतभ नहीं करना चाहिए। 'बाइबिल ' में तो यहाँतक कहा है कि तुम्हारी आँख वशमें 
न रहे, तो तुम उसमें सुई घुसेड़ देना।' मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी ऐसी नौबत 
आयेगी। किन्तु मेरी ऐसी हालत हो जाये तो में हूँ और यह साबरमंती है। 

किसीकी विषय-वासना जाग गई हो या न जागी हो, सबको जो-कुछ मेने कहा 
उसका अच्छी तरह मनन करके पालन करना चाहिए। ईश्वरन जो भेद कर दिया है, 
उसे हम मिटा नहीं सकते। इस भेदकों कायम रखनेसे ही जिनकी विषय-वासना जाग्रत 
हो गई हो उनकी --- और जिनकी कू, हुई हो उनकी तो और भी आसानीसे --- विषय- 
भोगकी इच्छा काबूमें रह सकती है। मेंने कई बार कहा है, फिर भी एक बार उसे 
यहाँ दोहरा देता हूँ कि मुझे ब्रह्मचर्य पालनेमें बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। इतना 
परिश्रम करके ब्रह्मचयं पालनेवाला दूसरा कोई आदमी मेरे देखनेमें अभीतक नहीं 
आया । जिसने एक बार भी विषय-भोग कर लिया है, उसके लिए वीय॑ंकी रक्षा 
करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए तुम शुरूसे ही विषय-भोगमें न 
पड़ना । जिन्हें ऐसा लगता हो कि हमारी इन्द्रियाँ जाग गई हूं उन्हें वहीं उनको 
दबा देना चाहिए। और जिनकी नहीं जागी हों उन्हें इसके लिए कोई खास परिश्रम 
नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सचेत रहना चाहिए कि इन्द्रियाँ जागने न पायें। जो 
वीयेंकी रक्षा करेंगे, वे ही देशसेवक बन सकेंगे; और लड़कियाँ भी उत्तमसे-उत्तम 
गृहिणी तो ब्रह्मचयंका पालन करके ही बन सकेंगी। जो एक पतिकी ही नहीं बल्कि 
सारे देशकी, गरीब और दुःखी लोगोंकी सेवा करती है, उसे कोन अच्छीसे-अच्छी 
गृहिणी नहीं कहेगा ? 

दूसरी बात यह भी तुमसे कह देता चाहता हूँ कि सादी पोशाक ब्रह्मचयके पालन- 
में मददगार होती है। किन्तु यह मदद बहुत थोड़ी होती है। खादीके कपड़े पहनकर 
भी कोई आदमी खूब पाप करनेवाला हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि 
खूब तड़क-भड़ककी पोशाक पहननेवाला मनुष्य शूद्धसे-शुद्ध ब्रह्मचारी हो। में ऐसे 
आदमीकी पूजा करूँगा, किन्तु खादीके कपड़े पहनकर कोई आदमी पाष करता हो और 
मेरे पास आये तो में उसे फटकार कर निकाल दूँगा। परन्तु हम भड़कीली पोशाक 


की+ 


५७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पहनकर सुन्दर दीखनेका प्रयत्न हरगिज नहीं कर सकते। ब्रह्मचारीको यदि अपना 
बाहरी स्वरूप दिखाना है, तो सिवा ईश्वरके और किसीको नहीं दिखाना है। और 
ईश्वर हमें नंगी हालतमें भी देखता है। तो फिर अच्छे कपड़े पहनकर हमें सुन्दर 
दीखनेका क्यों प्रयत्न करना चाहिए? असलो' रूप तो अपने गुणोंसे ही झलकता है। 
गुणवान होकर अपनी छाप डालती चाहिए, रूपवान होकर नहीं। कपड़े सिर्फ शरीरको 
ढकनेके लिए ही पहने जाने जाहिए; और मोटी खादीसे शरीर उत्तमसे-उत्तम ढंगसे 
ढक सकता है। बड़े यदि खुद खादीके कपड़े न पहन सकते हों, तो भी उन्हें बच्चोंकों 
तो खादी ही पहनतेकी आदत डलवानी चाहिए। जो माँ यह मानकर खुश होती है कि 
बच्चोंको अच्छेसे-अच्छे कपड़े पहनानेसे वे सुन्दर दीखते हे, वह माँ मूर्ख है। अच्छे 
कपड़ेसे इतना ज्यादा रूप क्‍या निखरता है? और निखरता भी हो तो उससे फायदा 
क्या ? मेरी लड़कीका रूप देखकर ही कोई उससे शादी करने आये तो में उसे धिक्‍्कार- 
कर निकाल दूँगा। जो मेरी लड़कीके गुण देखकर शादी करने आयेगा, उसीसे में उसकी 
शादी करूँगा। यदि सुन्दर दिखाई देना है तो तुम्हें भड़कीले कपड़े वहीं पहनने 
चाहिए, बल्कि अपने गुणोंकों बढ़ाना चाहिए। यदि तुम सदगुणी बनोगे तो जरूर सुन्दर 
दिखोगे और जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारा मान होगा। 

अब मुझे वहीं लगता कि मेरे कहने लायक कोई बात रह गई है। मुझे जो- 
कुछ तुमसे कहना था वह मेंने कह दिया। जो कहा है वह अमूल्य है। मेने तुमसे जो- 
कुछ कहा है वह तुम न समझ हो तो बड़ोंसे या शिक्षकोंसे समझ लेता; क्योंकि मेन 
जो-कुछ कहा है, छोटे बच्चोंकों भी अच्छी तरह समझक'र उसे ध्यानम रखना है। 
तुम सब उसपर खूब विचार करो, विचार करके जितना हो सके उसपर अमल करो 
और मुझे ऐसी सुविधा दो कि में निर्भय होकर लड़के-लड़कियोंकों साथ-साथ पढ़ानेका 
प्रयोग सफल बना सके। 

[ गुजरातीसे | 


साबरमतो, शरद अंक १९२२: (एस० एन० ७१९५) से। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 


टर्को-संधिकी शर्तें! 


१. टर्कीकी सरहदें जैसी पहलेसे निश्चित हे वंसी ही रहेंगी और जहाँ जरूरत 
होगी वहाँ एक सीमा आयोग नियुक्त करके, पुनविचार किया जायेगा। इस हृदबन्दीके 
अनुसार श्रेसका छुस्तुन्तुनिशवाला भाग तथा एशिया माइनरके तुक प्रधान भाग 
टर्कीम शामिल होंगे। 

२. कुस्तुन्तुनियामें टर्की सरकारके अधिकारों और स्वत्वोपर असर नहीं पड़ेगा, 
परन्तु यदि टर्की सन्धिका पालन ईमानदारीसे न करे तो उस दश्ामें इस व्यवस्थामें 
परिवततका अधिकार सुरक्षित होगा। 

३. मेडीटरेनियनमें डार्डानेल्सके महाने तथा काले सम॒द्रमें बॉस्फोरसके महानके बीचके 
जलपर एक जलडमरुमध्य सम्बन्धी आयोगका अधिकार होगा और इनमें से प्रत्येक मुहा- 
नेके तीन मीलके दायरेमें जलपर तथा, जितनी दूरतक जरूरी हो, तटपर भी आयोगका 
अधिकार होगा। आयोगका ककत्तंव्य होगा कि वह युद्ध और शान्तिके समय नौ- 
परिवहनकी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखे। 

४. कुद्िस्तानके लिए एक स्थानीय स्वशासनकी योजना बनाई जायेगी जिसमें 
असीरियों-कल्डियनों तथा अन्य अल्पसंख्यकोंके संरक्षणकी व्यवस्था होगी। बादमें राष्ट्र- 
संघ तथ करेगा कि कुरदिस्तानकों टकीसे अछूग कर दिया जाये या नहीं। यदि यह 
प्रमाणित हो गया कि अधिकांश कुर्दी लोग अलूग होना चाहते हे तो वसा होगा। 

५. स्मनाके कुछ भागोंकी एक अरूग इकाई बनाई गई है जिसपर ग्रीसका प्रशा- 
शन होगा, टर्कीका प्रभुत्त तबतक जारी रहेगा जबतक कि स्मर्नाका स्वायत्त राज्य 
स्वयं अपना भाग्य निर्णय नहीं कर लेता। 

६. कुस्तुस्तुनिया क्षेत्रकों छोड़कर पूर्वी थ्रेस ग्रीसमें मिलाया जाता है और 
आडियानोपलू नगरके लिए स्थानीय स्वशासनकी व्यवस्था की जा रही है। 

७. टर्ककि आर्मीनियाई जिलोंके कुछ हिस्से मौजूदा आर्मीनिया गणतन्त्रमं जोड़ 
दिये गये हे और कुछ जिलोंमें टर्की तथा आर्मीनियाके बीचकी सीमाका पंच फैसला 
संयक्त राज्यके राष्ट्रपतिको सौंपा जा रहा है। इस सम्बन्धम और आर्मीनियाके समुद्र 
प्रवेशकी किसी भी शर्तेपर उनका निर्णय अन्तिम होगा। 

८. सीरिया, मेसोपोटामिया और फिल्स्तीनको अस्थायी तौरपर स्वतन्त्र राज्य 
मान लिया गया है किन्तु जबतक वे अकेले खड़े होने योग्य नहीं हो जाते तबतक 

१. ये शर्त मित्र-राष्ट्रोने ध्कोको भेजी थीं और भारतमें १४ मई, १९२० के असाधारण गज़वमें 
प्रकाशित की गई थीं। 


५७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एक संरक्षक शर्क्तिकी प्रशासनिक सलाह और मददके अथीन रहें। सीरियाका शासना- 
धिकार फ्रांसतो और मेसोपोटामिया तथा फिलस्तीनका शासनाधिकार ब्रिटेनको सौंपा 
गया है। फिल्स्तीतके शासनाधिकारमें ८ नवम्बर, १९१८ की घोषणाको कार्यान्वित 
करनेका उपबन्ध भी शामिल होगा। यह घोषणा यहूदी लोगोंके लिए एक राष्ट्रीय 
आगारकी स्थापनाके सम्बन्धर्म है। 

९. हेजाजको स्वतन्त्र और स्वाधीन राज्य माना गया है। हेजाजके बादशाह 
आदवासन देते हे कि हर देशके मुसलमान तीथ्थ॑यात्री मक्का और मदीनातक स्वतनत्रता- 
पूर्वक आसानीसे पहुंच सकेंगे। 

१०, ठर्की मिस्र, सूडटान और साइप्रसके अपन सभी अधिकार और दावे 
छोड़ता है। 

११, टर्की मोरक्‍क्को और दयुनिसपर फ्रांसका सुंरक्षण स्वीकार करता है। 

१२. टर्की एजियन समूद्रके कुछ द्वीपोंपर से अपना दावा छोड़ता है। 

१३. टर्कके मातहत जो स्थल, जल और वायुसेना होगी, उसमें निम्नलिखित 
शामिल होंगे: (१) कुस्तुन्तुनियार्में सुतलानके अंग-रक्षक; (२) अन्तर्राष्ट्रीय अनुशासन 
और सुरक्षाकों बनाये रखनके लिए तथा अल्पसंख्यकोंके संरक्षणके लिए सशस्त्र पुलिसकी 
एक टुकड़ी; (३) सशस्त्र पुलिसको कुमुक पहुँचाने और अन्‍्तमें सीमाओंके नियन्त्रणके 
लिए दूसरे दस्तेके विशेष अंश। अंग-रक्षकोंकी संख्या ७०० तक और विशेष अंशों 
सहित सशस्त्र पुलिसकी संख्या ५०,००० तक सीमित होगी। टठर्ककि बन्दरगाहोंमें रोके 
गये सभी युद्धेके जहाजोंका आत्मसमर्पपण अन्तिम रूपसे घोषित कर दिया जायेगा। 
टर्की युद्ध पोतमें ६ तारपीडो नावें और सात छोटे जहाज रहेंगे। 

किसी प्रकार भी स्थल, जल, वायुसेना या नियन्त्रित गतिवाला विभाग नहीं 
रखा जायेगा। 

१४. टर्कीकी' अथ-व्यवस्थापर तबतक नियन्त्रण रखा जायेगा जबतक कि यह 
भरोसा न हो जाये कि वह अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वको निभा सकेगा। 

१५. नौ-परिवहन और परिवहनकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी। 

निम्नलिखित बन्दरगाह अच्तर्राष्ट्रीय घोषित किये गये हें और प्रत्येकमें मकत 
[ वाणिज्य | क्षेत्रोंकी व्यवस्था रहेगी: अलेक्ज़ेंड्रा, बसरा, कुस्तुन्तुनिया, देदेगाह, हईफ, 
हेलावपाशा, स्मरना, और ट्टरंबज़ॉन्ड। 

१६. उपयुक्तके अलावा और भी अनेक व्यवस्थाएँ हें जो (क) राष्ट्रसंघ, (ख) 
अल्पसंख्यकोंके संरक्षण, (ग) छोड़ गये सम्पत्यधिकारकी पुनःस्थापना, (घ) युद्ध-बन्दियों, 
(3) मित्र-राष्ट्रोंके सिपाहियोंकी कब्नों, (च) युद्ध अपराधियोंको दण्ड (छ) आथिक 
प्रन्‍] तथा रियायतों, (ज) श्रमसम्बन्धी करारों और (झ) पुरातत्वके सम्बन्धमें हें। 
परन्तु इस विवरणम उन्हें विस्तारसे देना आवश्यक नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे | 
ऑल अबाउदट द खिलाफत 


परिश्िष्ट ४ 


हंटर समितिकी रिपोर्टके सम्बन्धर्मं भारत सरकारका खरीता 


भारत सरकार, गह-विभाग 
राजकीय 
सेवामें 
परममाननीय' एडविन मॉँण्टेग्यू, 
महामहिमके भारत-भन्त्री 
शिमला 

हे मई, १९२० 
महीदय, 

आपको जानकारी और महामहिमकी सरकार जो आदेश देता चाहे उसे जारी 
करनेके लिए हम उपद्रव समिति द्वारा ८ मां, १९२० को दी गई रिपोर्ट पेश कर 
रहे हैं। साथ ही हम रिपोर्टपर अपना दृष्टिकोण और निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर रहे 
हैं। साधारण रूपसे तो रिपोर्ट एक प्रस्तावके साथ भारत सरकारके गृह-विभागमें 
प्रकाशित कर दी जाती, परन्तु हम मामलेकों इतना महत्त्वपूर्ण मानते हे कि आपसे 
बातचीतके बाद हमते फैपलछा किया है कि महामहिमकी सरकारकी जानकारीके लिए 
रिपोर्टटर अपने विचार और निष्कर्ष आपतक पहुँचा देना उत्तम होगा। हम यह 
भी कहना चाहते है कि हमारे विचार और निष्कर्ष सवंसम्मत हैं। केवल कुछ मुद्दोंपर 
हमारे आदरणीय साथी श्री शफी असहमत थे; उनका स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। 
हम यह भी कह दें कि हमारे आदरणीय साथी सर जॉर्ज लाउण्डेज, जो अब छुट्टीपर 
है, उन सभी निष्कर्षोसे सहमत थे जिनपर हम उनके जानेसे पहले पहुँच चुके थे। 

२. १४ अक्तूबर, १९१९ के प्रस्ताव सं० २१६८ में, सपरिषद्‌ गवर्नर जनरलने 
उपनिवेश-मन्त्रीकी सहमतिसे बम्बई, दिल्‍ली और पंजाबमें हुए उपद्रवों, उनके कारणों 
और उनसे निपटनेके लिए अपनाये गये उपायोंकी जाँचके लिए एक समिति नियुक्त 
की। मानतीथ डॉड्ड हंटर, जो हाल ही तक स्कॉटलेडके महा न्यायाभिकर्त्ता (सॉलिसिटर 
जनरल) थे और जो अब स्कॉटलेंडमें कालेज ऑफ जस्टिसके सीनेटर हैं, समितिके 
अध्यक्ष नित्रक्त किये गये थे। इस समितिमें निम्नलिखित सदस्य थे: 

(१) माननीय न्यायाधीश श्री जी० सी० रेंकिन, कलकत्ता उच्च न्यायाल्‍रूयके 

न्यायाधीश । 

(२) मानवीय श्री डब्ल्यू० एफ० राइस, सी० एस० आई०, आई० सी० एस० 

भारत सरकारके गृह-विभागके अतिरिक्त सचिव। 

(३) मेजर-जनरल सर जॉर्ज बरो, के० सी० बी०, के० सी० एम० जी० 

आई० ००, पेशावर डिवीजनके कमांडर । 


१७-३७ 


५७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


(४) माननीय, पण्डित जगतनारायण, वी० ए०, संयुक्त प्रान्तके लेफ्टिनेंट 
गवर्नेरकी विधान-परिषद्के सदस्य । 

(५) मानतीय' श्री टामस स्मिथ, संयुक्त प्रान्तके लेफ्टिनेंट गवर्नरकी विधान 
परिषद्के सदस्य। 

(६) सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड, नाइट, बम्बई उच्च न्यायारूयके 
वकील । 

(७) सरदार साहबजादा सुल्तान अहमदखाँ, मुंतजिमुद्दोला, एम० ए०, एल- 
एल० एम०, (केन्टब), बार-एट-लॉ, अपील अदालतके सदस्य, ग्वालियर 
रियासत । 


समितिने २९ अक्तूबर, १९१९ को अपनी बैठकें प्रारम्भ कीं और दिल्‍ली, लाहौर, 
अहमदाबाद, और बम्बईमें गवाहियाँ छेनेके बाद मार्च १९२० के प्रथम सप्ताहमें अपना 
काम समाप्त किया। उसी समय समितिकी रिपोर्ट भारत सरकारको दे दी गई। 

समितिके निष्कर्षोपर विचार करनेसे पूर्व हम जाँच, क्षेत्र, गवाही दर्ज करनेमें 
समिति द्वारा अपनाये गये तरीकों और उसके निष्क्षोके सामान्य स्वरूपके बारेमें कुछ 
प्रारम्भिक बातें बता देना चाहते हें। 

३. उपद्रवों और जाँऋक्षेत्रके स्‍्वरूपकी एक सामान्य झलक पानेके लिए उप- 
द्रवके मुख्य केन्द्रोंकी सम्बन्धित भौगोलिक स्थितिको संक्षेपम समझाना और कालछानुसार 
घटनाक्रम निर्देश करनेवाली महत्त्वपूर्ण तारीखोंका उल्लेख करना उपयोगी होगा। दिल्‍ली- 
में -- जो भारतकी राजधानी है और जो ऐतिहासिक तथा व्यावसायिक महत्त्वके 
कारण शेष उत्तर भारतके रुखको निश्चित करनेवाले एक अत्यन्त ठोस तत्त्व है-- 
३० माचकों सबसे पहले उपद्रव हुए। वे इस तरहके थे जिनके विरुद्ध व्यवस्था 
स्थापित करनेके उद्देश्यसे सेनाके उपयोगकी आवश्यकता हुई। किन्तु शान्ति स्थापित 
होनेसे पूर्व भीड़पर दो बार गोली चलाना जरूरी हो गया। १० अप्रैलको पंजाबमें 
अमृतसर तथा लाहौरमें और बम्बई महाप्रान्तर्में अहमदाबादमें हिसक उपद्रव हुए और 
बम्बई तथा कलकत्ता जैसी दूरस्थ जगहोंमें भी थोड़े-बहुत परिमाणमें अशान्ति स्पष्ट 
रूपसे दृष्टिगोचर हुईं। लाहौर तगरकी जनसंख्या २३०,००० है; वह पंजाबकी राज- 
धानी है। अमृतसरकी जनसंख्या १,५०,०००से अधिक है और वह व्यावसायिक दृष्टिसे 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर है। अहमदाबादकी जनसंख्या मोटे तौरपर २,८०,००० 
है; यह औद्योगिक नगर है और यहाँ ७८ मिलें हे। दिल्‍्लीसे लाहौर, अमृतसर और 
अहमदाबादकी दूरी, मोटे तौरपर क्रमशः ३००, २८० तथा ५४० मील है। १० 
अप्रैलके बाद पंजाबमें हालत तेजीसे ,बिगड़ी और १५ अप्रैठको लाहौर और अमृतसर 
जिलोंमें फौजी कानूनकी घोषणा कर दी गई और उसके बाद शीघ्र ही अन्य तीन 
जिलोंमें भी । इसके लगभग दो सप्ताह बाद सीमान्तपर तूफानी बादल घिर आये और 
४ मईको अफगान युद्धेके लिए छामबन्दी शुरू हो गई। इससे पंजाबकी सामान्य स्थिति- 
पर गहरा असर पड़ा और इसलिए सभी सम्बन्धित जिलोंसे १९ जूनसे पहले और 
रेलवे स्थलोंसे इसके बादतक फौजी कानून उठाना सम्भव नहीं पाया गया। संक्षेपमें 


परिशिष्ट ५७९ 


यही वे घटनाएँ हे जिनके तथ्यों, कारणों और परिणामोंकों समितिन अपनी जाँचका 
विषय बनाया। 

४. दूसरा मुद्दा जिसका भारत सरकार उल्लेख करना चाहती है वह अखिल 
भारतीय' कांग्रेस समितिका जाँच-समितिके समक्ष गवाही देनेसे अपनेको अलग रखनेका 
निर्णय है। समितिकी रिपोर्टको अग्नेषित करते हुए जैसा कि छॉड हंटरने अपने ८ माचके 
पत्रमें स्पष्ठ किया है, गवाही देनेके इच्छुक सभी व्यक्तियोंकों अपने नाम और पते 
देनेके लिए कहा गया था और साथ ही उन मुद्दोंका संक्षिप्त विवरण देनेके लिए 
भी कहा गया था जिनपर वे गवाही देना चाहते थे। समिति किस प्रकारकी गवाही 
सुनेगी इसका फैसला करना उसीपर छोड़ दिया गया था। डॉ हंटरने वे परिस्थितियाँ 
जिनके अच्तर्गत कांग्रेस समितिन १२ नवम्बरके बाद जाँच-समितिके सामने जाने और 
गवाही देकर आगे मदद करनेसे इनकार कर दिया और फिर बादमें ३० दिसम्बरको 
अपनी गवाही उपस्थित करने और पुनः जाँच प्रारम्भ करनेका सुझाव रखा तथा जिन 
कारणोंसे छॉड हंटरने उस सुझावको अस्वीकार कर दिया उस सबका विवरण दिया 
है। हमारा विश्वास है कि मामलेका जो विवरण छलॉर्ड हंटरने दिया है उससे सभी 
समझदार लोगोंको यकीन हो जायेगा कि उनका निर्णय पूरी तरह न्यायोचित था। 
तथापि हम जोर जिस प्द्देपर देता चाहते हे--और जो डॉड हंटरके दिमागमें भी 
मौजूद था -- यह है कि प्मितिने अपने सामने प्रस्तुत की गईं सामग्री और गवाहीकी 
ही जाँच पूर्ण रूपसे की। सरकारी गवाहोंने जिन घटनाओंमें हिस्सा लिया था उनके 
बारेमें जो कुछ वे जानते थे, उन्होंने पुरी तरह बताया और सारा पत्र-व्यवहार तथा 
अन्य तहरीरी सबूत जो उपद्रव शुरू होने, उसके दबाने, या फौजी-कानूनके अमलसे जरा 
भी ताल्‍लक रखता था, समितिके सामने रखा। सरकारके लिए यह खेदका विषय 
है कि कांग्रेस-समितिन जो और गवाहियाँ इकट्ठी कीं उनसे इन सरकारी प्रमाणोंका 
समर्थन नहीं होता, और इसीलिए कांग्रेसने तबसे लेकर अबतक जो गवाही प्रकाशित 
की उस्चपर किसी निः्पक्ष स्यायाऊूय द्वारा जाँच नहीं करवाई गईं। यद्यपि इससे कुछ 
विशेष घटनाओंपर और प्रकाश पड़ सकता था फिर भी उन्हें इसमें सन्देह है कि 
इससे समितिके सामने जो सामान्य चित्र रखा गया था, उसमें कोई खास फर्क पड़ता। 
जलियाँवाला बागमें हुई उस गोलीबा रके बारेमें जिसपर यहाँकी और भारतकी जनताका 
ध्यान पिछले दिसम्बरसे इतना ज्यादा केन्द्रित रहा, निर्णय छेनेके लिए समितिके पास 
बहुत काफी सामग्री थी, इसलिए और ज्यादा गवाही तथ्योंसे सम्बद्ध उसकी जानकारीमें 
कुछ भी इजाफा नहीं कर सकती थी। 

५. समितिने अब अपनी सिफारिशें बहुमत तथा अल्पमतकी रिपोर्टेके रूपमें भेज 
दी हें। बहुमतवाली रिपोर्टपर अध्यक्ष और समितिके चार सदस्य न्यायाधीश श्री रेंकिन, 
जनरल बैरो, और श्री राइस तथा श्री स्मिथने हस्ताक्षर किये हं। अल्पमतवाली 
रिपोर्टटर सर सी० एच० सीतलवाड, पंडित जगतनारायण और साहबजादा सुलुतान 
अहमदखाँने हस्ताक्षर किये हैँ। यद्यपि दो रिपोर्ट दी गई हें फिर भी भारत सरकारके 
लिए सनन्‍्तोषका विषय है कि तथ्योंके विषयमें प्राय: सबका मत एक ही है; उनके 


५८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


आधारपर मतभेदोंके बावजूद जो परिणाम निकले ह उनम भी पर्याप्त सहमति है। 
दिल्‍ली और बम्बई महाप्रान्तकी सारी घटनाओं तथा काफी हृदतक पंजाबकी घटनाओंके 
विवरण तथा वहाँके उपद्रवोंके कारणोंपर सहमति है। पंजाबकी जाँचके परिणामोंमें 
जो अन्तर है वह सर्वथा मूलभूत नहीं है। वह अन्तर आंशिक रूपसे परिमाण और 
आंशिक रूपसे मूलभूत असहमतिका है। उपद्रवोंकों दबानंके लिए और फौजी कानूनको 
अमलमें छानेके लिए अपनाये गये कुछ तरीकोंकी दोनों रिपोर्टो्में निन्दा की गई है। 
किन्तु दोनों र्पोर्टो्में निन्दा करते हुए जो कठोरता बरती गई है उसकी मात्रा विभि- 
जता है। यह कथन विशेष रूपसे जलियाँवाला बागरमोें गोली चलानेकी निन्‍्दापर लागू 
होता है। म्‌ख्य मतभेदका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पंजाबमें फौजी कानून लागू करवेसे सम्बद्ध 
है। जहाँ बहुमतका कहना था कि विद्रोहकी स्थिति वर्तमान थी, इसलिए फौजी कानून- 
का उपयोग आवश्यक या न्यायसंगतः था, वहाँ अल्पमतका विचार था कि उपद्रव 
विद्रोहकी सीमातक नहीं पहुँचे थे, इसलिए असैनिक अधिकारियोंका नियन्त्रण हटाये 
बिना या असैनिक शक्तिकी मददके अछावा अन्य रूपमें फौजके बुलाये बिना भी उपद्रव 
दब सकते थे और शान्ति व्यवस्था कायम की जा सकती थी। 

६. इस अवस्थामें रिपोर्टो्मों अपनाई गई व्यवस्थाको समझाना आसान होगा। 
बहुमतवाली रिपोर्टके पहले सात अध्यायोंमें दिल्ली, बम्बई महाप्रान्त और पंजाबके 
अमृतसर, लाहौर, गुजराँवाला, गुजरात और लायलूपुर जिलोंके उपद्रवोंका विवरण दिया 
गया है। प्रत्येक मामलेमें बहुमत संक्षेपर्में उपद्रवोंकी समीक्षा करता है, और उन्हें रोकने 
तथा व्यवस्था पुनः कायम करनेके लिए अपनाये गये तरीकोंके औचित्यपर अपने निष्कर्ष 
लिपिबद्ध करता है। अध्याय ८में उसने संचार साधनोंपर बड़े पैमानेमें किये गये उन 
हमलोंका विवरण दिया है जिनका उपद्रवोंके सामान्य स्वरूपसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। 
अध्याय ९में उसने उपद्रवोंके कारणकी चर्चा की है जिसमें पंजाबका विशेष रूपसे 
उल्लेख किया गया हैं। अध्याय' १०में फौजी कानून लागू करनेकी अवस्थाओंका संक्षिप्त 
वर्णन है। अध्याय ११ में फौजी कानून छाग्रू करने और जारी रखनेके कारणोंपर 
विचार किया गया है, जब कि अध्याय १२में फौजी कानूनके प्रशासनकी आलोचना 
की गई है। 

अल्पमतवाली रिपोर्ट्में अपनायी गई क्रमयोजना कुछ और ही ढंगकी है। अध्याय 
१में बताया गया है कि समितिके बहुमतके निष्कर्षोसि किस हृदतक अल्पमतकी सहमति 
या असहमति है। अध्याय रमें उपद्रवोंके स्वरूप और कारणोंपर विचार किया गया 
है। अध्याय ३में पंजाबमें फौजी कानून लागू करने व जारी रखनेके औचित्यपर विचार 
किया गया है। अध्याय ४में जलियाँवाला बागमें गोली चलानेका विवरण दिया गया 
है। अध्याय पमें फौजी कानूनका अमल, अध्याय ६ में सशस्त्र रेलगाड़ियों व वायु- 
यानोंके उपयोग और अध्याय ७में फौजी कानूनी अदालतोंकी कार्यविधिपर विचार 
किया गया है। 

यद्यपि प्रारंभमें ही उपद्रवोंके कारण और स्वरूपके बारेमें समितिके नि«कर्षोंकी 
समीक्षा करना अधिक सुविधाजनक होता, फिर भी हम बहुमतवाली रिपोर्टकी सामान्य 
योजनासे अरूग हटना नहीं चाहते, क्योंकि इस प्रकार अलग हटनेसे अल्पमतके निष्कर्षो- 


परिशिष्ट ५८१ 


के साथ इसके निष्कर्षोकी तुलना करनेमें कठिनाई बढ़ेगी। तदनुसार हम चाहते हें 
कि एक-एक अध्यायको लेकर रिपोर्टकी जाँच की जाये, बहुमत तथा अल्पमतके निष्कर्षों- 
पर अपने निर्णयोंका उल्लेख किया जाये, विशेषकर जहाँ उनमें मतभेद रखते हें, और 
अन्तमें अपने निर्णयके अनुसार रिपोर्टपर क्या कार्रवाई की जाये यह बताया जाये। 

७. अध्याय १में दिल्लीके उपद्रवोंका विवरण है। समिति सर्वसम्मतिसे इस निष्कर्ष- 
पर पहुँची है| कि अधिकारियोंन स्थितिको बड़े उचित और पर्याप्त ढंगसे काबू किया, 
फौजी ताकतका कोई उत्तेजवात्मक या अनावश्यक प्रदर्शन नहीं हुआ; तीन अवसरोंपर 
गोली चलाना उचित था क्योंकि उन अवसरोपर इस अन्तिम उपायका सहारा लेना 
जरूरी समझा गया। भीड़ और पुलिसके बीचकी वास्तविक मुठभेड़ोंकों सत्याग्रह आन्दो- 
लनका उप-परिणाम माना गया है। बहुमत मानता है कि पहले विस्फोटके बाद यदि 
श्री गांवीकी दिल्‍ली-यात्रा रोकी न जाती तो प्रशासकीय' अधिकारियोंकों गम्भीर परे- 
शानीका सामता करना पड़ता और शायद वह यात्रा बहुत बड़े खतरेका कारण साबित 
होती। अल्पमत जहाँ उन्हें अलग रखे जानेके औचित्यपर संदिग्ध विचार रखता 
है, और यह भी कि उनको [गांधीजीकी ) उपस्थितिसे शायद छाभकारी परिणाम 
होता, वहाँ वह जनताकी शान्तिकों खतरेमें डालनेवाली घटनाओंकी सम्भावनासे भी 
इनकार नहीं करता। स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपनाये गये तरीकोंकी समितिने 
जो एकमात्र आलोचना की है वह यह कि उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) ने कुछ मुख्य 
तागरिकोंको विशेष पुलिस सिपाहियोंके रूपमें नियुक्त करनेकी भूल की; हालाँकि वे 
स्वीकार करते है कि इन लोगोंसे कुछ काम नहीं लिया गया। 

हम इन निष्कर्षोंको स्वीकार करते हे और समितिने स्थानीय' अधिकारियों द्वारा 
स्थितिको संभालनेकी जो प्रशंसा की है उसे पढ़कर हमें सन्‍्तोष हुआ है। हम नहीं 
समझते कि विशेष पुलिस सिपाहियोंकी नियुक्तिके लिए उपायुकतपर कोई दोष लगता 
है, क्‍योंकि उन्होंने तो प्रचलित प्रथाके अनुसार ही वैसा किया था। तथापि, हमने 
स्थातीय' सरकारोंसे यह पूछनेका फैसला किया है कि विभिन्न प्रान्तोंमें इस विषयपर जो 
आदेश उपलब्ध हें उनमें सुधार या पुनविचारकी जरूरत है या नहीं। मालूम पड़ता है, 
दिल्‍लीके अछावा अन्य उपद्रवग्रस्त केन्द्रोंम भी प्रमुख नागरिकोंको विशेष पुलिस सिपाही- 
के रूपमें नियुक्त किया गया था; इसलिए यह पूछ लेना और भी आवश्यक है। 

भारत सरकारका विचार है कि इस अध्यायमें वणित घटनाएँ शेष सत्याग्रह 
आन्दोलनका प्रथम परिणाम थीं इसलिए वे शेष रिपोर्टसे' महत्वपूर्ण सम्बन्ध रखती हें। 
यह व्यवस्थाकी ताकतों और सत्याग्रह या सविन्य, अवज्ञा' आन्दोलनके अनुयाय्रियोंकी 
पहली टक्कर थी। ३० मार्चकों भीड़के जिस बरतावके कारण दो अवसरोंपर पुलिस 
और फौजके लिए गोली चढाना आवश्यक हो गया, उसे श्री गांधी या स्थानीय राज- 
नीतिज्ञोंके विरुद्ध उठाये गये क्रिप्ती कदमका परिणाम नहीं कहा जा सकता। भीड़ने 
बादमें जो ज्यादतियाँ कीं उनके लिए ऐसे ही कार्योको बहाना बनाया गया है। परन्तु 
दिल्‍्लीमें उपद्रवोंके पहले विस्फोव्के १० दिन बाद तक श्री गांधीके खिलाफ नजरबन्दीका 
आदेश नहीं दिया गया था। 


५८२ सम्पूण गांधी वाहमय 


८. अध्याय २ में बम्बई महाप्रान्तमें हुए उपद्रवोंका विवरण है। अहमदाबाद जिलेमें 
वे अहमदाबाद नगर और वीरमगाँवतक, खेड़ा जिलेमें नडियादतक तथा बम्बई शहर 
तक्र सीमित थे। वीरमगाम अहमदाबादसे ४० मील दूर २०,०००कों आबादीवाला 
नगर है। और नडियाद जिसकी आबादी ३०,००० है, अहमदाबादसे २९ मील दूर है। 
उपद्रवका सबसे अधिक गम्भीर विस्फोट अहमदाबादमें हुआ जो श्री गांधीका घर हैं और 
जो सत्याग्रह आन्दोलनका जन्मस्थान कहा जा सकता है। १० अप्रेछको जैसे ही लोगोंने 
गांधीजीके विरुद्ध उठाये गये कदमके बारेमें सुना, वसे ही उपद्रव प्रारम्भ हो गये और 
हालाँकि १० को दोपहरके बादसे फौजकी मदद भी प्राप्त कर छी गई थी, १४ 
तारीखतक उनपर पूरी तरह कावू नहीं पाया जा सका। उपद्रवोंके विस्तृत विवेचन 
और उनके शमनके तरीकोंके बारेमें यह आवश्यक नहीं है कि समितिकी रिपोर्टका 
अनुसरण किया जाये, किन्तु यह जानना महत्वपूर्ण है कि शहरमें दो दिनतक भीड़- 
की मनमाती चलती रही। भीड़ने जो ज्यादतियाँ कीं उनमें दो नृशंस ह॒त्याएँ, यूरो- 
पीयों और सरकारी अधिकारियोंपर पाशविक हमले और अदालतों तथा अन्य सरकारी 
इमारतोंकों मटियामेट कर देना शामिल है। फौजी कमांडर द्वारा जिला न्‍्यायाधीशकी 
सहमतिसे १२ अप्रैलको सभी लछोगोंको चेतावनी देते हुए यहु घोषणा जारी की गई कि 
यदि किसी स्थानपर दससे अधिक लोग जमा हों तो उनपर गोली चला दी जायेगी; 
और यदि कोई अकेला व्यक्ति शामके सात बजे और सुबहके ६ बजके बीच किसी 
घरके बाहर देखा गया और यदि वह लरलकारनंपर रुका नहीं, तो उसे भी गोलीसे 
उड़ा दिया जायेगा। इससे पहले पुलिस तथा फौजके शहरको बचाने व व्यवस्था कायम 
करनेके प्रयत्न असफल रहे थे। फौजोंने १३ अप्रैछकी दोपहरकों अन्तिम बार गोली 
चलाई और समितिका विचार है कि वास्तवर्म बिता वेतावनीके कोई गोली नहीं चली, 
न किसी ऐसे व्यक्तिपर गोली लगी जो उपद्रव॒ न कर रहा हो या उपद्रवियोंकों न 
उकसा रहा हो। १४ अध्रैकको विस्फोट सहसा समाप्त हो गया और उसकी समाप्ति 
आंशिक झूपसे उक्त घोषणाका और आंशिक झूपसे श्री गांधीकी वापसीका परिणाम 
कही जाती है। यदि श्रेय देवेके लिए कहें तो गांधीजीने व्यवस्था कायम करनमेमें 
अधिकारियोंकी मददके लिए जनतापर अपने प्रभावका उपयोग किया। उपद्रवोंके दौरान 
अहमदाबादमें आठ जगह और  अन्य' स्थानोंपर चौदह जगह टलीग्रांफके तार काटे गये 
और नौ लाखकी मूल्यवान सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। सशस्त्र पुलिस और फौजने ७४८ 
गोलियाँ चलाई, और उपद्रवियोंम निर्चित हताहतोंकी संख्या २८ मृत और १२३ आहत 
रही । बहुमतकी रिपोर्टमें विस्फोट दबानेके लिए अपनाये गये उपायोंपर इस प्रकार 
टिप्पणी की गई है: “हमारी राय' है कि उपद्रवोंको दबानेके लिए अधिकारियोंने जो' 
तरीके अपनाये वे उपयुक्त थे। फौजका उपयोग अनिवार्य था और उपद्रवी ही हता- 
हतोंके लिए जिम्मेवार हँ। शहरका नियन्त्रण दो दिनसे कम समयतक फौजके हाथमें 
रहा और इसका उल्लेख फौजी कानूनके कालके नामसे किया गया है। परन्तु व्यवस्था 
कायम करने और १२ अप्रैकको घोषणा जारी करनेके अतिरिक्त फौजी अधिकारियोंने 
प्रशासनिक मामछोंमें दखल नहीं दिया। तथाकथित फौजी कानूनी आदेश अत्यन्त कठोर 


परिशिष्ट ५८३ 


थे; परन्तु स्थिति भी अत्यन्त गम्भीर थी। जनताके ऐसा विश्वास करनेसे कि दससे अधिक 
लोगोंके किसी भी जमावपर वगर चेतावनी गोली चला दी जायेगी, व्यवस्था कायम 
करनेमें काफी मदद मिली, और ऐसा लगता है कि वास्तवमें इस निर्देशको अक्षरश: 
अमलमें नहीं लाया गया। हमारे विचारमें फौजन एक संगीन परिस्थितिमें प्रशंसनीय' 
संयमसे काम किया, और जो फौजी कारंवाई की गई उसमें अति थी ही नहीं। बम्बई 
परकारने हमें सूचना दी है कि जबतक फौज नगरमें रही उसका व्यवहार प्रशंसनीय' 
रहा। हमारी जाँचसे भी यही निष्कर्ष निकलता है। 

९. वीरमगाँवका उपद्रव भी आगजनी, हत्या, सरकारी सम्पत्तिका विनाश और 
रेल तथा टेलीग्राफके संचार साधनोंपर हमलेके कारण अहमदाबाद-जैसा ही उम्र था। 
भीड़का प्रचण्ड रोब श्री माधवलालकी नृशंस ह॒त्यासे अपनी चरम सीमाप'र पहुँच गया। 
श्री माधवछाल मजिस्ट्रेठके कार्याढ्यके अधिकारी थे। उनका बेदरदीके साथ पीछा 
किया गया और जिस घरमे वे छिपे थे वहाँसे उन्‍हें घसीटकर सड़कपर लाया गया 
और मिट्टीका तेल डालक'र सरकारी फाइलोंके ढेरके नीचे जीवित जला दिया गया। 
उनका शरीर जलकर राख हो गया। १२ अप्रैछकी सुबहको उपद्रवकी शुरुआत हुई 
और वह पूरी तरहसे तबतक नहीं दब सका जबतक कि उस दिन शामको अहमदाबादसे 
फौज नहीं आ गईं। समितिने पाया कि उपद्रवियोंकी कुछ निश्चित हताहतोंकी संख्याम 
छः: मतक थे और ११ घायल। भीड़ द्वारा नष्ट की गई सम्पत्ति दो लाख रुपयेसे ज्यादा 
मल्यकी थी। समिति सशस्त्र पुलिसके आचरणकी प्रशंसा करती है। उसने सही भावनासे' 
काम किया और छः: घंटेतक भीड़को सरकारी अफसरोंसे दूर रखा। उसका विचार 
है| कि सशस्त्र पुलिसने और श्री कैल्डीकटके आधीन सशस्त्र चपरासियोंने उपद्रवियोंके 
विरुद्ध जिस ताकतका इस्तेमाल किया वह' निश्चय ही अत्यधिक नहीं थी और सच 
तो यह है कि यदि प्रारम्भमें अधिक ताकत इस्तेमाल की जा सकती तो शायद एक 
नशंस हत्या और सम्पत्तिके अधिक विनाशकों रोका जा सकता था। समिति खेंद 
व्यक्त करती है कि श्री माधवलालके ह॒त्यारोंको पर्याप्त शिनाख्तके अभावमें न्‍्यायके 
सामने नहीं लाया जा सका। 

१०. नडियादमें मुख्य घटना यह हुई कि एक रेलगाड़ीको, जिसमें ब्रिटिश फौज 

हमदाबाद भेजी जा रही थी, नष्ट करनेका प्रयत्न किया गया। रेलगाड़ी पटरीसे उतार 
दी गई थी; आइचर्य है कि उसे ढाल किनारेसे' लुढ़करनेंके पहले ही रोका जा सका। 
रेल और तारके संचार-साधनोंपर कई हमले किये गये, परन्तु जनता और एहतियातके 
तौरपर वहाँ भेजी गई फौजमें कोई मुठभेड़ नहीं हुई। 

११. जब श्री गांधीको पंजाब और दिल्‍लीमें प्रवेश न करने देनेका समाचार 
मिला तब बम्बई हहरमें उपद्रव करनेके प्रयत्न किये गये। परन्तु पुलिस और फौजने 
स्थितिको ठीक तरहसे सँभाल लिया और श्री गांधीके आगमनसे उपद्रव शान्त हो गया। 
जैसा कि समितिको बम्बई सरकारने सूचित किया है कि  उपद्रवोंमें कोई घातक रूपसे 
आहत नहीं हुआ और न सरकारी या निजी सम्पत्तिका भारी विनाश हुआ। न तो 
प्रशासनका सामान्य प्रचलन ही ठप्प हुआ था और न कानून और व्यवस्थापर प्रशासकीय 


५८४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


नियन्त्रण ही। उपद्रवोंके दौरान हुए अपराधोंपर साधारण न्यायालयोंमें विचार किया 
गया। शहरका सामान्य जीवन लम्बे समयतक गम्भीर रूपसे अस्तव्यस्त नहीं हुआ। ” 

१२. बम्बई महात्रान्तमें हुए उपद्रवोंके सम्बन्धर्में अल्प्मत बहुमतवाली रिपोर्टको 
स्वीकार करता है, हालाँकि उसका निश्चित मत है कि अहमदावाद या अच्यत्र ये दुर्भाग्य- 
पूर्ण घटनाएँ यदि श्री गांवीके विरुद्ध आदेश जारी न होता तो कदाचित्‌ न होतीं। 
अल्पमतकी रिपोर्ट साथमें यह भी कहती है कि सरकारी सबूतके अनुसार श्री गांधीके 
पहुँचनेपर उनका प्रभाव पूरी तरह कानून और व्यवस्थाके पक्षमें ही पड़ा। अहमदा- 
बादके कलक्टर श्री' चैटफील्डने भीड़के प्रकोपके अचानक और भयानक विस्फोटको 
सँभालनेमें जो विवेक और न्याय' प्रदर्शित किया उसे वह ( अल्पमत ) स्वीकार करता 
है और स्थानीय सरकारकी इन शब्दोंमें सराहता करता है: “ बम्बई सरकारने बम्बई 
और अहमदाबाद दाहर तथा अन्य स्थानोंमें शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेके लिए 
जहाँ दुढ़तासे पर्याप्त कदम उठाये और वहाँ उसने ऐसे कदम बचाये भी जिनसे जनता- 
के भड़कनेकी और कटुता पैदा होनेकी सम्भावना थी, वहाँ उसने सराहतीय राजनीतिक 
कुशलताका प्रभाव भी हमारे मनपर डाला। 

१३. बम्बई महाप्रात्तके उपद्रवोंके सम्बन्ध्मं समितिके स्वंसम्मत' निष्कर्षोको हम 
स्वीकार करते हैं । स्थानीय अधिकारियोंकी मूल्यवान सेवाओंके बारेमें और उपद्रवोंके 
बमनमें लगी फौजोंके सराहनीय व्यवहारके बारेमें जो राय व्यक्त की गई है उसकी भी 
हम पुष्टि करते हें। रिपोर्टेमें उल्लिखित अनेक उपद्रवोंपर विस्तारसे नजर डालना इस 
खरीतेमें सम्भव नहीं है। भीड़की उस निर्देयताकों समझनेके लिए जो सीधे ही यूरोपीयों 
और सरकारी मुलाजिमोंके विरुद्ध अपनाई गई उन दस्तावेजोंको गौरसे पढ़ना जरूरी 
है । हम उन सभी छोगोंके प्रति जिन्हें भीड़के हाथों कष्ट उठाना पड़ा और विशेष 
रूपसे मजिस्ट्रेटके सम्बन्धियों और दो पुलिस अधिकारियोंके प्रति जो अत्यन्त नृशंस 
ढंगसे मार डाले गये, अपनी हादिक सहानुभूति लिखित रूपमें व्यक्त करना चाहते हें। 
इन व्यक्तियोंके आश्रितोंके लिए व्यवस्थाके बारेमें पहले ही कदम उठाये जा चुके हें 
और उन अफप्रों तथा अन्य लोगोंकी सेवाओंको मान्यता प्रदान करानेके लिए भी पहले 
ही कदम उठाये जा चुके हे जिन्होंने इस गम्भीर विस्फोटमें अपनी मूल्यवान मदद दी। 

१४. अध्याय ३ में समिति पंजाबकी ओर मुखातिब होकर पहले अमृतसर जिलेके 
उपद्रवोंपर विचार करती है। अमृतसर नगरणमें १० अप्रेलको पहला उपद्रव प्रारम्भ 
हुआ । उससे पहले वहाँ जो क्षोभ और उत्तेजना मौजूद थी समिति अपना वर्णन 
उसीसे आरम्भ करती है। ९ तारीखको स्थानीय सरकारने उप-आयुक्तके पास डाक्टर 
किचलू तथा सत्यपालकों धर्मशालामों निर्वासित करनेका हुक्म भेजा। उप-आयुक्‍त द्वारा 
इन हुक्‍्मोंका चुपचाप और शीघ्रतासे पालन करनेके कार्यका अनुमोदन किया गया है 
और कोतवालीमें एहतियातन पचहत्तर सशस्त्र पुलिसके सिपाहियोंकों तैनात करना बुद्धि- 
मत्तापूर्ण कहकर सराहा गया है। बादको प्रबन्धर्मं जो गड़बड़ी हुई उसका कारण समि- 
तिने स्थानीय अधिकारियोंमें दूरदर्शिताका अभाव नहीं माना। फिर भी उसने निर्देश 
किया है कि स्त्रियों और बच्चोंकों अन्यत्र हटानेकी सावधानीकों देखते हुए शहरमें यूरो- 


परिशिष्ट ५८५ 


पीय निवासियोंकों खतरेकी स्थितिकी चेतावनी न देना एक असंगत भूल लगती है। 
साथ ही वह यह भी मानती है कि यूरोपीयोंपर जितना घातक हमला वास्तवमें हुआ, 
पहलेसे उसकी कल्पना कर लेना असम्भव था। 

जब डाक्टर किचल्‌ और सत्यपालके निर्वासनके बारेमें पता लगा तब एक उत्ते- 
जित और कुद्ध भीड़ने सिविक लाइनकी ओर बढ़नेका प्रयत्न किया । समितिकी राय 
है कि उस दिशामें आगे बढ़नेसे भीड़को उप-आयुक्तका रोकना और उस उद्देश्यकी 
पूतिके लिए गोली चलानका आदेश देना सर्वथा उचित था और अवसरकी आवश्यकता- 
को देखते हुए वह किसी प्रकार भी ज्यादती नहीं थी। इसी प्रकार जब दूसरे मौकेपर 
हाल ब्रिजपर गोली चलानंका आदेश दिया गया, वहाँ भी समिति उसे उचित' बताती 
है और मानती है कि अवसरको देखते हुए जितना आवश्यक था उससे अधिक गोलीबार 
नहीं किया गया। 

१५. इसके वाद समिति, भीड़ द्वारा नगरमें किये गये हिसापूर्ण उपद्रवोंका वर्णन 
करती है। नेशनल बेंकर्मे मेनेजर और असिस्‍टेंट मनेजरकों बर्बरतासे इतना पीटा गया 
कि वे मर गये और उनके शव फर्नीचर इकट्ठा करके जला दिये गये। बेंकको लूट कर 
इमारतमें आग लगा दी गई और वह जलकर राख हो गई। बेंकके गोदामका सामान 
भी लूट लिया गया। उसके बाद एलायंस बेंकपर हमला किया गया और उसके मेने- 
जरकी निर्देयतासे हत्या कर दी गई, उसे छज्जेसे' सड़कपर फेंक दिया गया; और उसका 
शरीर फर्नीचरपर मिद्दीका तेल डालकर जला दिया गया। इमारतकों शायद इसलिए 
अछुता छोड़ दिया कि वह भारतीयोंकी थी। कोतवालीपर तैनात पुलिस इन उप- 
द्रवोंको रोकनके लिए कदम उठानेमें असफल रही, इसके लिए समिति उसकी निन्‍दा 
करती है। उसका विचार था कि शायद जिम्मेदार अधिकारी उन्हें रोक सकते थे, 
परन्तु या तो वे अपनी जिम्मेदारी समझनमें असमर्थ रहे या उसे निबाह नहीं सके। 
चाट्टर्ड बेंकपर भी हमला हुआ परन्तु पुलिसके बीचमें आ जानेके कारण वह बच गया। 
टाउन हाल और डाकखाना जला दिये गये और तारघरपर भी हमला किया गया परन्तु 
स्टेशन गारदके जमादारने भीड़पर गोली चलाकर उसे बचा लिया । तारघरपर किये 
गये गोलीबारको समिति उचित मानती है। आगे चलकर समितिन मालगोदामकी लूट, 
गार्ड राबिनसन और साज्जेन्ट रौलेंड्सकी हत्याओं, श्री बेनेट और कुमारी शेरवृडपर 
किये गये घातक हमलों, श्रीमती ईस्डनके खोज निकालनेकी जिद, भारतीय ईसाई 
गिरजाघर ( डियन क्रिश्चियन च्चे ) सहित अन्य इमारतोंकों जलाने और संचार 
साधनोंको लगातार नष्ट करतेका प्रयत्न करके अमृतस्रका सम्बन्ध अन्य' स्थानोंसे काट 
देनेका बयान किया है। भीड़की हिंसाकों सरकार-विरोधी और यूरोपीय-विरोधी बताया 
गया है और स्थितिकी गम्भीरताको' पुरी तरह स्पष्ट किया गया है। एक दिनके 
अन्दर सत्तरह लाख रुपयेकी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। 

१६. उसी दिन बादकों फौजके रूपमें और सहायता पहुँच गई और शामको 
विभाग (डिवीज़न) के आयुक्त (कमिश्नर) ने कमांडिंग अफसरकों जबानी हिदायतें दी 
कि स्थिति चूँकि असैनिक नियन्त्रणके वाहर हो गई है, वरिष्ठ फौजी अधिकारीके नाते, 


५८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उन्हें सैनिक दृष्टिसे आवश्यक कदम उठाना चाहिए। ११ तारीखकी शामकों आयुक्त 
लाहौरके लिए खाना हो गये और जनरल डायर अमृतसर पहुँच गये जहाँ उन्होंने 
फौजकी बागडोरः अपने हाथमें ली। उप-आयुक्तने उसी दिन आधी रातको औपचारिक 
रूपसे कत्तंव्य भार उन्हें सौंप दिया। साधारण तौरपर कहें तो समिति १३ अप्रेलूसे 
पहले उठाये गये किसी भी कदममें आलोचनाके योग्य कोई गम्भीर आधार नहीं देखती । 
समितिका सामान्य निष्कर्ष यह है कि १० और १२के बीच असनिक अधिकारी शक्ति- 
हीन हो गये थे और ११ को हालात' इस तरहके होते जा रहे थे, जिनसे वस्तुत: फौजी 
कानूनकी स्थिति अनिवार्य हों गई और अधिकारियोंने उपद्रव दबानंके लिए जो कदम 
उठाये वे न्‍्यायोचित थे । इन कंदमोंमें बिजली और पानीकी आपूर्ति काट देना भी 
शामिल था। और उन्होंने शहरके अन्दर नियन्त्रण पानके लिए ११ और १२ को अधिक 
सख्त और दृढ़ कदम उठानेका प्रयत्न न करके बृद्धिमानी की। 

१७. अल्पमतका कहना है कि सिवाय उन कुछ बातोंके जहाँ साफ तौरपर 
उसका मतभेद है, वह मोटे तौरपर उन तथ्योंसे सहमत हे जो वहुमतवाली रिपोर्टके तीसरे 
अध्यायमें प्रस्तुत किये गये हे। वह स्वीकार करता है कि १० अप्रैठका सारा गोली- 
बार उचित था। उसकी राय एक ही मुहेपर भिन्न है। बहुमतका कहना है कि १० 
तारीखको भीड़ने जो उपद्रव किये उनका कारण पुलूपरका गोलीबार कदापि नहीं था, 
किन्तु अल्पमतकी राय है कि यद्यपि उपद्रव स्वंथा अक्षम्य और अनूचित थे, फिर 
भी भीड़का पहलेसे ही उपद्रव करनेका निश्चित इरादा नहीं था; गोलीबारके बाद 
लोग बूद्धि खो बैठे और पागलपनमें आकर नृशंस कार्य करनेपर उतारू हो गये। 

१८. इस स्थानपर हम अमृतसरकी १२ अप्रैल और उससे पहलेकी स्थिति' तथा 
वहाँ अपनाये गये उपायोंका विवेचन करना चाहते हे। हम समितिके इस निष्कर्षको सही 
समझते हैं कि स्थिति अत्यन्त विषम थी; और यह भी मानते हें कि अधिकारियों 
द्वारा उठाये गये कदम सामान्य तौरपर उचित थे। फिर भी हमारे विचारमें यह खेदकी 
बात है कि फौजी कानूनकी घोषणासे पूर्व ही असेनिक अधिकारियोंन ऐसी शर्तोकि साथ 
फौजके हाथमें नियन्त्रण सौंप देना अत्यावश्यक समझ लिया, जिनका तात्पये यह निक- 
लता था कि वे फौजी कमांडरके कामपर निगरानी रखने या रहनुमाई करनेका कोई 
इरादा नहीं रखते। इसका नतीजा यह हुआ कि फौजी कमांडर बड़ी कठिनाईमें पड़ 
गया और उसपर एक ऐसा गम्भीर उत्तरदायित्व आ गया, जिसके बारेमें भारत-सर- 
कारकी राय थी कि असेनिक अधिकारियोंको कुछ और समयतक उसका हाथ बँटाते 
रहना चाहिए था। यह स्पष्ट नहीं कि वास्तवमें असेनिक सत्ताकों पूरी तरह समाप्त 
करनेके लिए जिम्मेदार कौन था, परन्तु भारत-सरकार अभी इस मामलेकी और 
छानबीन करके जरूरी हुक्म जारी करना चाहती है। 

१९. इसके बाद समितिन १३ तारीखको जलियाँवाला बागमें घटी घटनाओंपर 
विचार किया है। वह स्थानका वर्णन करती है और गोलीबा रसे सम्बन्धित सारी तफ- 
सील और परिस्थितियोंका पूरा विवरण देती है। उसने चलाई गई गोलियोंकी संख्या 
“7१६५०, मृतकोंकी संख्याका अनुमान ३७९ और आहतोंकी संख्या इससे तिगुनी 


प्रिशिष्ट ५८७ 


बताई है। वह इन दो आधारोंपर जनरल डायरकी आलोचना करती है: (१) कि 
उन्होंने बिना चेतावनी दिये गोडी चलवाई, (२) जब भीड़ तितर-बीतर होने छगी 
तब भी गोली चलाना जारी रखा। पहले मुहेपर उसका कहना है कि ऐसे मौकेपर 
ठीक तरहसे पूर्व सूचना देनी चाहिये या नहीं, इसका निर्णय कर सकनवाला एकमात्र 
व्यक्ति सम्बद्ध सैनिक अधिकारी ही है। फिर भी समिति इंगित करती है कि जनरल 
डायरने आपत्कालीन स्थिति उत्पन्न हो जानेकी बात नहीं कही है कि जिससे बिना 
चेतावनी दिये भीड़पर गोली चलानेका उनका फैसला उचित सिद्ध हो सकता। उन्होंने 
समितिके सामने कहा है कि उन्होंने आते समय' फैसछा कर लिया था कि यदि उनके 
आदेशोंका पालन नहीं किया गया तो वे तुरन्त गोली चलवा देंगे। समितिका विचार 
है कि बिना गोली चलाये भीड़का तितर-बितर होना स्पष्ट रूपसे असम्भव था, क्‍योंकि 
अधिकांश' उपस्थित लोग एक घोषणाका सीधा उल्लंघन करके आये थे। फिर भी उसका 
कहना है कि पू्व॑सूचनासे घोषणाकी जानकारी न होनेषर जो लोग एकत्र हुए थे और अच्य 
कुछ लोगोंको भी सभा छोड़ देनेका अवसर मिल जाता | भीड़ जब तितर-बितर होने लगी 
तब भी उन्होंने बड़ी देरतक गोली चलाना जारी रखा जो समितिकी रायमें जनरल 
डाय'रकी एक भारी भूल थी, हालाँकि समितिकी राय' है कि जो सूचना उस समय 
उनके सामने थी उसपर उन्होंने ईमानदारीसे विश्वास किया और उस समयकी' सैनिक 
स्थितिका उन्होंने जो मूल्यांकन किया उसके कारण अपना कर्तव्य निभानके लिए उन्हें 
यह कदम उठाना पड़ा। समिति' यह भी निष्कर्ष निकालती है कि जनरल डायरका 
इरादा पूरे पंजाबर्मे एक नेतिक असर पैदा करना था और वह कत्तंव्यः सम्बन्धी उनकी 
गलत' धारणाके रूपमें इसकी निन्‍दा करती है। जनरल डायरने घायलोंकी मदद नहीं 
की; उसके बारेमें समितिका कहना है कि उनके पास बहुत ही कम सेना थी और 
जसा कि उन्होंने बताया है, अस्पताल खुले थे और मददके लिए उनसे कोई अनुरोध 
नहीं किया गया। अन्तर्म समिति इस विचारकों स्वीकार नहीं करती कि जनरल 
डाय'रके कामने पंजाबमें स्थितिको बचा लिया और गद रके पैमानेपर होनेवाले विद्रोहकों 
रोक दिया। 

२०. जलियाँवाला बागकी घटनाओंपर विचार करते हुए, अल्पमतका कहना हैं 
कि सभा करनेकी मनाही करनेवाली पूर्व सूचना ठीकसे प्रकाशित नहीं हुई और वह 
निम्नलिखित बातोंके लिए जनरल डायरकी कटु आलोचना करती है: (१) इस कथनके 
लिए कि यदि वहाँ मशीनगनोंका उपयोग किया जा सकता तो वे उनका उपयोग 
करते। (२) बिना चेतावनी दिये गोली चलाने तथा भीड़ जब तितर-बितर होने लगी 
तो उसके बाद भी गोलियाँ समाप्त होने तक गोलीबार जारी रखनके लिए। (३) 
केवल भीड़को तितर-बितर करनेके उद्देश्यसे नहीं बल्कि उसे सजा देने और पंजाबमें 
एक नैतिक असर पैदा करनेके उद्देश्यसे भी गोली चलानेके लिए, (४) यह मानकर 
चलनेके लिए कि उनके सामनेकी भीड़में वे लोग हे जिनपर १० तारीखको उपद्रव 
करनेका आरोप था। अल्पमतका विचार है, जनरल डाय'रका अपने कामकों सही मान- 
कर करना, कोई महत्त्व नहीं रखता और यह तक कि वह एक फौजी जरूरत थी बात 


५८८ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


नहीं बनती; क्योंकि नृशंस शासकोंकी ओरसे किये गये जुल्मोंका औचित्य सिद्ध करनेके 
लिए यह तक तो हमेशा ही दिया जाता है। अल्पमत बहुमतसे इस बातपर सहमत 
नहीं कि बहुत करके भीड़का बिना गोली चलाये तितर-वितर किया जाना सम्भव नहीं 
था। अल्पमतने अपने इस विचारकी पुष्टिके लिए स्वयं जनरल डायरको उद्धुत किया 
है और उनके कार्यको अधानवीय और अब्रिटिश बताया है क्योंकि इससे भारतमें ब्रिटिश 
शासनकों काफी नुकसान पहुँचा है। उसकी रायमें उनका आचरण उनकी इस निश्चित 
धारणाका परिणाम है कि भारतका शासन तलवारके बलपर होना चाहिए। उनकी 
इस बातके लिए भी इसने निन्‍दा की है कि उन्होंने मृतकोंको हटानेका और घायलोंकी 
देखभालका प्रबन्ध नहीं किया। अन्तर्में वह पंजाब सरकारकी आलोचना करता है कि 
वह अविलम्ब हताहतोंकी संख्या निश्चित नहीं कर सकी। यहाँपर यह कह देना उचित 
होगा कि सरकारी जाँचोंके अनुसार हताहतोंमें ३७९ मृतक और १९२ घायल थे। इन 
जाँचोंमें सेवा समिति' (एक समाजसेवी संस्था) द्वारा एकत्र की गईं सूचनाकी पड़ताल 
भी शामिल है। यह प्राय: निश्चित है कि घायलोंकी संख्यामें उन लोगोंको नहीं गिना 
गया जिनयर हल्की चोटें आई थीं। लेकित हत और गम्भीर रुपसे आहत लोगोंकी 
अनुमित संख्याके रूपमें ये संख्यायें, अनुपातके नियमपर आधारित किसी भी अन्य 
अनुमित संख्यासे--- मसलूून्‌ जाँच-समितिके सामने अपनी गवाहीमें जनरल डायरने 
जिसे संभाव्य. बताया है, उससे -- सत्यके ज्यादा नजदीक मालूम होती हैं। 

२१. बहुमत और अल्पमत द्वारा की गई जनरल डायरकी निन्‍्दाकी मात्राम्में 
अन्तर होनेसे और इंग्लेंड तया भारत दोनों देशोंमें जलियाँवाला बागकी घटनाओंकी 
ओर जो ध्यान आकर्षित हुआ उससे सरकारके लिए इस बातकी जाँच करना आवश्यक 
हो गया कि किम हृदतक जनरल डायरको दोषी ठहराया जाये। जिन विशेष निष्कर्षोके 
आधारपर उनके कार्यकी निन्‍दा की गई है, उन्हें देखते हुए हमारा विचार है कि 
सभाओंको निषिद्ध करनंवाल़े आदेशोंका व्यापक रूपसे प्रचार किया जाना चाहिए था 
और उन इश्तिहारोंको विशेष रूपसे जलियाँवाला बागमें लगवाना चाहिए था; क्‍योंकि 
राजनीतिक सभाएँ ज्यादातर वहीं होती हें। बैसाखी मेलेमें भी सूचना दी जा सकती 
थी; वहाँ आसपासके गाँवोंसे बहुतसे लोग जमा हुए थे। साथ ही यह बात भी ठीक 
हैं कि स्वयं जनरल डायरकी मौजूदगीमें नगाड़े बजाकर घोषणा की गई थी और 
शहरमें १९ जगहोंपर नोटिस लगाये गये थे, इसलिए इसमें सनन्‍्देह नहीं किया जा 
सकता कि सभामें उपस्थित होनेवाले अधिकांश अमृतसर निवासियोंको आदेशोंके बारेमें 
मालूम था और वे उनका उल्लंघन करनेके लिए एकत्र हुए थे। 

भारत सरकार इस बातमें समितिसे सहमत है कि जनरल डायरको गोली 
चलानेसे पहले भीड़को चेतावनी देनी चाहिए थी। यह सच है कि उनके साथ बहुत 
थोड़ी फौज थी और इतप् परिस्थितिको देखते हुए तथा उपद्रवकारियोंकी पहलेकी 
सफलताओंको देखते हुए यह सर्वथा असम्भव था कि उत्तेजित और चुनौती देनेवाली 
भीड़ केवछ चेतावनी देनेपर तितर-बितर हो जाती; परन्तु जिन्हें आदेशकी जानकारी 
नहीं थी, जिनमें बेसाखी मेला देखनेके लिए आये हुए ग्रामीण और अन्य लोग शामिल 


प्रिशिष्ट ५८९ 


थे, उन सबको, यदि उचित रूपसे पूर्व सूचना दी जाती तो वास्तवमें उन्हें सभा 
छोड़नेका अवसर मिल जाता। भारत सरकार इस विचारसे सहमत है कि ऐसा कोई 
आपत्काल उपस्थित नहीं हो गया था कि इतनी सावधानी बरतना सम्भव नहीं 
बचा था। 

भीड़ छेटना शुरू होनेपर भी जनरल डायरका उसपर गोली चलाते जाना 
भारत सरकारकी निगाहमें असमर्थतीय है। उन्होंने लगातार दस मिनट गोली चलवाई 
और इस अवधिमें १६५० गोलियाँ चलीं। सम्भव है कि जनरल डायरके कार्यसे अमृत- 
सर और पासके केन्द्रीय पंजाबके जिलोंमें कानून भंग करनेवाले लोग बहुत डर गये 
और उन्होंने फिर अव्यवस्थाका प्रदर्शन नहीं किया। फिर भी भारत सरकार इसे 
लगातार गोली चलानेका उचित कारण स्वीकार नही कर सकती। यह गोलीबार 
अवसरकी आवश्यकतासे बहुत अधिक था। उस समय अमृतसरकी जो स्थिति थी 
उसे देखते हुए भीड़को तितर-बितर करना सचमुच जरूरी था और इस उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए कठोर उपायोंकी आवश्यकता थी। फिर भी हमारी रायमें और भी 
अधिक सीमित फौजी शक्ति इस कामको पूरा करनमें पर्याप्त हो सकती थी और 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि जनरल डायरके काने ऐसी कट्ताकी भावना पैदा कर 
दी है कि उसे मिटनमें अब काफी समय लरगेगा। निस्सन्‍्देह उनके सामने एक अत्यन्त 
कृठिन स्थिति उपस्थित थी। उन्हें आशंका थी कि अमृतसर अन्य स्थानोंसे कट 
जायंगा; और साथ ही १० अप्रैुठकी भयानक घटनाओंके बाद भीड़का प्रभाव बने 
रहनेका खतरा भी था। इन सब बातोंपर पूरा ध्यान देते हुए, हम इस सुचिन्तित 
परिणामपर पहुँचे हें कि जनरल डायरने मामलेपर जरूरतसे ज्यादा कारंवाई की और 
अपने कत्तेव्यके बारेमें गलत धारणा बनाई जिसके परिणामस्वरूप शोचनीय और 
अनावश्यक ह॒त्याएँ हुईं। यद्यपि हमें विवश होकर यह निर्णय करना पड़ता है, फिर 
भी हमें विश्वास है, जनरल डायरने अपने कामको सही मानकर ईमानदारीसे आचरण 
किया और हमारे विचारमें उस समय उनके कायके परिणामस्वरूप उपद्रव उस 
हृदतक बढ़नेसे रुक गये जिसका आज अन्दाज छगा पाना कठिन है। पंजाबके बहुत-से 
बुद्धिमान पर्यवेक्षकोंकी भी यही राय थी। अब जलियाँवाला बागमें गोलीकांडके बाद 
डाक्टरी सहायताके प्रबन्धके अभावका प्रदइन रह जाता है। यहाँ भी हमें अपना गहरा 
खेद व्यक्त करना चाहिए क्‍योंकि सैनिक या असैनिक अधिकारियोंन मृतकोंको हटाने 
या घायलोंको मदद देनेका कोई प्रवन्ध नहीं किया। जलियाँवाला बागमें उठाये गये 
कदमको सही बतानेके लिए अल्पमत सर माइकेल ओडायरकी आलोचना करता है। 
इस स्थानपर भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नरने जिन परिस्थितियोंमें अपनी स्वीकृति भेजी 
थी उनके बारेमें दिये गये उनके विवरणमें भारत सरकार कुछ भी नहीं जोड़ना 
चाहती । किन्तु जिस कठिन स्थितिर्में सर माइकेल ओ'डायर फंस गये थे, उसका पूरा 
ध्यान रखते हुए भारत सरकार समझती है कि यदि वे जनरल डायरके कार्यका अनु- 
मोदन करनेसे पूर्व गोली चलानेके तथ्यों और परिस्थितियोंकी सही-सही और पूरी-पूरी 
जानकारी प्राप्त करनेका उपाय कर लेते तो वह अधिक बुृद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता। 


५९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हम यहाँ यह भी कहना चाहते हे कि हमारे माननीय सहयोगी श्री शफी सामान्य 
तौरपर अल्पमत द्वारा की गई अमृतसर सम्बन्धी तथ्योंकी खोज और उससे निकाले 
गये निष्कर्षोंसे, जहाँ भी वे बहुमत द्वारा निकाले गये निष्कषसि, भिन्न हें, सहमत हूँ। 
वे इस सिद्धान्तकों अस्वीकार करते हे कि जलियाँवाला बागमें जनरल डायरके कार्यने 
पंजाबकी स्थितिकों सेभाला और गदरके पैमानपर होनेवाले विद्रोहकों रोका। उनकी 
रायमें १४ अप्रे७ और उसके बाद गुजराँवाला, गुजरात और लायलपुर जिलोंमें हुए 
उपद्रव जलियाँवाला बागके मामलेसे उत्पन्न संक्षोमके परिणाम थे। 

२२. इस दुर्घटनाकी बात हम इस आरोपका उल्लेख किये बिना समाप्त नहीं 
कर सकते कि इसके चारों ओर जानबूझकर गोपनीयताका आवरण डाल दिया गया 
था, और लाचार होकर जनताकों यह अनुमान लगाना पड़ा था कि यह कुटिलतापूर्ण 
नीति पिछले दिसम्बरमें जाँच समितिके सामने जो तथ्य प्रकट हुए उनके कारण ही 
बाधित हुई। यह आशक्षेप निराधार है। जब उपद्रव प्रारम्भ हुए तब तात्कालिक 
आवश्यकता उन्हें दवा देने और व्यवस्था कायम की जानेकी थी। अत्यन्त प्रारम्भिक 
अवस्थामें ही परमश्रेष्ठ वाइसरायने फैसछा किया कि सरकारको उपद्रवों और फौजी 
कानूनके प्रशासनकी जाँच करानी चाहिए। आप इस रायसे सहमत हुए और मईके 
तीसरे सप्ताहमें ब्रिटिश लोकसभामें भाषण देते हुए आपने यह घोषणा की : 

समय-समयपर प्रइन और जाँचकी माँग किये जानेके कारण जिन उप- 
द्रवोंका में विवरण देता आया हूँ, वाइसराय उनकी जाँचकी बात प्रारम्भसे ही 
सोच रहे ह। इतने बड़े पेमानपर उपद्रव हो जायें तो उनके कारणों और 
उनको दबानके लिए अपनाये गये तरीकोंकी जाँचका न किया जाना असम्भव 
है। परन्तु अबतक जाँचकी कोई घोषणा इस कारण नहीं की गई कि आग 
बुझा देनके बाद ही हम जाँचकी बात उठायें। 


इस सुझावके साथ यह घोषणा बिलकुल मेल नहीं खाती कि उक्त घटनाओंके 
विवरणको दबाने या छिपानेके लिए भारत सरकार या उपनिवेश मन्‍्त्रीकी तरफसे 
कोई षड़यन्त्र किया गया था। 

इसके बाद हम लोगोंके बीच और भी पत्र-व्यवहार हुआ और उसके फलस्वरूप 
वर्तमान समिति नियुक्त की गईं। समितिके गठनके प्रश्नपर बहुत सावधानीसे विचार 
किया गया क्‍योंकि सरकार इस संस्थाकों प्रभावशाली बनानेके लिए क्ृतसंकल्प थी 
वह चाहती थी कि इसमें एसे व्यक्ति हों जिन्हें उच्च कोटिका न्याय सम्बन्धी' अनभव 
हो, और जिनपर (इंग्लेंड तथा भारत) दोनों देशोंकी जनता पूरी तरह विश्वास कर 
सके। शाही विधान परिषद (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल)के पिछले सितम्बरके 
वसन्‍्तकालीन अधिवेशनमें समितिकी आसन्न नियुक्तिके बारेमें एक घोषणा की गई थी। 
इस प्रशनपर भी सावधानीसे विचार किया गया कि समितिकी बैठक होने तक सामान्य 
जाँचके अलावा कुछ विशेष घटनाओंकी जाँच रोक ली जाये या नहीं, या उसकी प्रारम्भिक 
जाँच बेठकके पहले प्रारम्भ की जाये या नहीं। अन्तमें हमने आपकी सहमतिसे तय 
किया कि बँठकके पहले इस प्रकारकी प्रारम्भिक जाँच करना अनपयकक्‍त होगा। 


परिशिष्ट ५९१ 


प्रारम्भिक जाँचके प्रहनपर विचार करते समय जलियाँवाला बागके मामलेपर 
मुख्य रूपसे ध्यान दिया गया और निर्णय हो जानेपर तथ्य एकत्र किये जाने छगे। 
जलियाँवाला बागमें गोली चलानकी भारत सरकारको उपलब्ध पहली रिपोर्टर्मे हता- 
हतोंकी संख्या २०० बताई गई थी। इसके दो दिन बाद जो दूसरी रिपोर्ट मिली इसमें 
यही संख्या मृत व्यक्तियोंकी बताई गईं थी। दोनों रिपोर्ट तुरन्त उपनिवेश-सचिवको 
भेज दी गई। अधिक विस्तृत रिपोर्ट काफी बादतक नहीं प्राप्त हुई। अग्रेलके उत्त- 
राधमें जनरल डायर समस्त उपद्रवग्रस्त-क्षेत्रमें सेनिक-संचरण कराते रहे। मईके बिलकुल 
शुरूमें अफगान युद्ध छिड़ जानेसे वे कोहाट ब्रिगेडके कमांडर चुने गये। उस तारीखसे 
जुलाईके अन्ततक वे लगातार युद्ध क्षेत्रमें कार्य करते रहे; और अमृतसरमें फौजी 
कानूनके प्रशासन तथा जलियाँवाला बागमें गोली चल/नेके बारेमें उनकी रिपोर्ट अगस्त 
मासतक नहीं सिल सकी। इसी बीच स्थानीय सरकार हताहतोंकी सही संख्याका पता 
लगानके लिए जाँच करवाती रही। अगस्तके अन्ततक प्राप्त सूचनासे जिसकी. पुष्टि 
सेवासमिति द्वारा की गई निजी पड़तालके परिणामोंकी जाँचसे भी हुई, प्रकट हुआ 
कि उस समय निश्चित मृतसंख्या २९१ थी और यही संख्या ११ सितम्बरकों शिमला- 
में हुई शाही विधान परिषद्की बैठकों भी बताई गई। परिषदके इसी अधिवेशनमें 
पंजाबमें हुई घटनाओंके पूरे ब्यौरे दिये गये और जलियाँवाला बागकी कहानीपर 
विस्तार्से बहस हुई। बहसकी कार्यवाहीकी पूरी रिपोर्ट हमेशाकी तरह प्रकाशित की 
गई और भारतमें उसपर प्रा-प्रा ध्यान दिया गया। सरकारी जाँच जारी रही और 
चार महीने बाद पंजाब सरकारके मुख्य सचिवन समितिके सामने गवाही देते हुए बताया 
कि तबतक निर्धारित की गई मृत व्यक्तियोंकी संख्या कुल मिलाकर ३७९ थी। सेवा- 
समिति द्वारा दी गई सूचनाकी पड़तालपर आधारित स्थानीय सरकारकों बादकी 
रिपोर्ट्में घायलोंकी संख्या १९२ बताई गई है। 

समिति नियुक्त करनके फैसलेके समयसे सरकार यही मुनासिब समझती रही कि 
जहाँतक हो सके उन बातोंपर कोई सार्वजनिक टिप्पणी न की जाये जिनकी जाँच 
करना समितिका कत्तंव्य' है और किसी अधिकारीके आचरणपर भी समितिकी रिपोर्ट 
प्राप्त होने तक कोई राय न दी जाये। यह आरोप उचित नहीं प्रतीत होता कि इन 
घटनाओंके घटनकी तारीखसे लेकर समितिके सामने जनरल डायरके बयान प्रकाशित 
होने तक, भारत सरकार जानबूझकर सच्चाईको दबानेकी नीति अपनाये रही। उपर्युक्त 
तथ्य' इस आरोपका स्पष्ट रूपसे खंडन करते है। 

निस्‍्संदेह यह खेदका विषय है कि जो कुछ वास्तवमें हुआ उसके बारेमें पूरी 
जानकारी एक औपचारिक जाँचके पहले प्राप्त नहीं हो सकी। परन्तु अब यह काण्ड 
समाप्त हो चुका है और इंग्लेंड तथा भारत दोनों जगह सरकार और जनताकों 
तथ्योंकी प्री जानकारी हो गई है, इसलिए दोषारोपण और खेद प्रकाशनसे कोई 
लाभ नहीं होगा। 

२३. अध्याय ४में लाहौर जिलेके उपद्रवोपर विचार किया गया है। स्वयं राज- 
धानीमें रौलट विधेधकके खिलाफ आन्दोलन और ६ अप्रैछकी पूर्ण हड़तालने जनताकों 


५९२ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


अत्यधिक उत्तेजित कर दिया था और श्री गांधीकी गिरफ्तारी और अमृतसरमें हुए 
उपद्रवोंके समाचारसे १०की शामको यह उत्तेजना चरम सीमापर पहुँच गई। शहरमें 
भीड़ जमा हो गई और जब पुलिसने उसे सिविल लाइन्सकी ओर बढ़नेसे रोका तो 
उसने पुलिसपर हावी होतेकी कोशिश की। समितिने उन परिस्थितियोंपर सावधानीसे 
विचार किया है. जितके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश श्री फायसन और पुलिस सुर्परिटेंडेंट 
श्री ब्राडवेके हुक्ससे उसी दिन तीसरे पहरको भीड़पर तीन बार गोली चलाई गई। 
समिति इन दोनों अधिकारियोंके कामको पूरी तरह सही मानती है। भारत सरकार 
सोच भी नहीं सकती कि इसके सिवा कोई और निष्कर्ष निकालना सम्भव है। सिविल 
लाइन्सकी ओर बढ़ती हुई भीड़को अमृतसरमें हुए उपद्रवोंके बारेमें पत्ता था; उसके 
प्रथत्तोंको विफल करनेकी कोशिश न करना घातक होता। भीड़को सिविरू लाइन्समें 
घुसने देवेके बाद छाहौरकी स्थितिका विवरण समितिने इस प्रकार दिया है: 


“४ १० अप्रैठकी रातकों और बादके कुछ दिनोंतक लाहौर शहर भयानक 
रूपपे विक्षोभकी स्थितिमें था। उस रातको सिविल स्टेशन और उसके आस- 
पासके इलाकेको बचानके लिए फौजी उपाय किये गये। जिस स्थानसे पुलिस 
अस्थायी तौरपर हटा ली गई थी, वहाँ शहरमें कोई भी यूरोपीय सुरक्षित रूपसे 
प्रवेश नहीं कर सकता था। रूगभग २ दिनतक शहरमें भीड़का राज्य रहा। 


उसके बाद समिति ११ तारीखकी घटनाओंका वर्णन करती है, बादशाही मस्जि- 
दम हिन्दू-मुसलमानोंकी उत्तेजित भीड़के सामने आग भड़कानेवाले भाषण दिये गये, 
डंडा फौजके नामसे संगठित उपद्रवियोंका गिरोह लाठियोंसे लेस होकर शहरमें पंचम 
जॉज मुर्दाबाद ' के नारे छूगाते हुए घूमा और उसने महामहिम सम्राट्‌ और सम्राज्ञीकी 
तसवीरें तोड़ीं। ११की सुबह किलेकी चहारदिवारी गिरा देतेके प्रयत्न किये गये। वहाँ 
कुछ उपद्रवियोंन रक्षा करनेवाले ब्रिटिश सिपाहियोंपर थूका और उन्हें सफेद सुअर” 
कहा। उसी दिन रेलवे-कारखानेपर हमला किया गया और कर्मचारियोंकी हड़ताल 
करवानेके पूरे प्रयत्न किये गये। १५को बादशाही मस्जिदमें दूसरी सभा की गई और 
भीड़न फौजदारी जाँच विभागके एक अधिकारीको बहुत अधिक पीटा। उसी दिन 
स्थितिपर पुनः नियन्त्रण प्राप्त करनेके लिए पुलिस और फौजके मिलेजुले दस्तेन शहरमें 
कच किया। हीरामंडीमें जमा भीड़न कूचमें रुकावट डाली। जब जिला मजिस्ट्रेटन उसे 
तितर-बितर होने का निर्देश दिया तो उसने इनकार कर दिया और पुलिसके उस छोटे-से 
अग्रिम दस्तेपर जो मजिस्ट्रेटके साथ था, पत्थर चलाना शुरू कर दिया। श्री फायसनको 
गोली चलानेके लिए मजबूर होना पड़ा, फलतः: एक आदमी मारा गया और बीस 
घायल हुए। समितिकी रायम उस दिन भीड़को तितर-बितर करना जरूरी था। यदि 
पुलिस और फौज उस भीड़को तितर-बितर न करती तो लाहौरमें व्यवस्था कायम 
करनेकी सारी आशाएँ समाप्त हो जातीं। ये तथ्य कि गोलियाँ पुलिसने ही चलाई; 
फौजी गोली-बारूदसे युक्त फौजके बजाय मोटे छरोसे लेस पुलिसकी ही भीड़से मुठभेड़ 
कराई गई; पुलिसने बहुत कम गोलियाँ चलाई और भीड़को चेतावनी दी गई, 


प्रिशिष्ट ५९३ 


समितिकी' रायमें यह व्यक्त करते हैँ कि पूरी-पुरी सावधानी बरती गई और यथासम्भव 
कमसे-कम शक्तिका उपयोग किया गया। 

समिति लाहौरमें उपयोगमें लाये गये आग उगलनेवाले और विद्रोहात्मक इह्वित- 
हारोंपर विशेष ध्यान आकर्षित कराती है। ये इश्तिहार महात्मा गांधीके नामपर पंजाबके 
वीरोंका आह्वान करते थे कि वे डंडा फौजमें शामिल हो जायें और अंग्रेजोंको, जिन्हें 
सूअर, बन्दर और काफिर बताया गया था, मार डालें। १३ अप्रेलको जिला राज- 
द्रोहात्मसक सभा अधिनियम (सेडिशस मीटिग्स ऐक्ट) के अधीन घोषित कर दिया 
गया। उसी दिन लगभग १४ मील दूर वागाह स्टेशन जलाकर लूट लिया गया, 
तारकी लाइनें काट दी गई, और फौज छे जानेवाली एक रेलगाड़ी पटरीसे उतार 
दी गई, सौभाग्यसे कोई हताहत नहीं हुआ। १४ तारीखको पंजाब सरकारने स्थानीय 
नेता रामभजदत्त, हरकिशनलाल, और दुनीचन्दको, जो आन्दोलनमें तथा अब भी 
हड़ताल जारी रखनेमें सक्रियः सहयोग दे रहे थे, निर्वासित कर दिया; बादमें इन 
सभी लोगोंपर युद्ध छेड़नेका अभियोग चलाया गया। 

२४. अध्याय ४ के दूसरे भागमें, १२ अप्रैठको लाहौरसे ३७ मील दक्षिण-पू्व में 
स्थित एक छोटेसे उपनगर कसूरके बहुत ही गम्भीर उपद्रवोंका वर्णन है। उस दिन 
सुबह एक हिंसक भीड़ने रेलवे स्टेशनपर हमलछा किया और यथासम्भव मूल्यवान्‌ 
सम्पत्तिको नष्ट करने और जला देनेके बाद अपना ध्यान उन तीन रेलगाड़ियोंकी ओर 
केन्द्रित किया जो स्टशनके करीब रोक दी गई थीं। बहुत-से यूरोपीयोंपर घातक हमले 
किये गये जिनमें एक महिला और तीन बच्चे भी शामिल थे। ये लोग रेलगाड़ियोंमें 
सफर कर रहे थे; उनमें से कुछकों भगवानूने बचा लिया, परन्तु तीन आदमी सख्त 
घायल हुए और दो अभागे वारंट अफसरोंको तो इतना पीटा गया कि वे मर गये। 
अपनी सफलतासे प्रोत्साहित होकर भीड़ने उसके बाद डाकखान और एक दीवानी 
अदालतको जहा दिया। और उपसम्भाग (सब डिविजन )के दफ्तरोंपर हमला किया। 
सरकारी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए पुलिसको मजबूर होकर गोली चलानी पड़ी जिसके 
परिणामस्वरूप चार आदमी मारे गये और अनेक घायल हुए। भीड़पर गोली चलानेके 
निर्णयको समिति ठीक मानती है। उसके विचारमें तो गोली और पहले चलाई जानी 
चाहिए थी। १२ की शामको फीरोजपुरसे फौज आ गई और उपद्रव बढ़ नहीं पाया। 
लाहौर जिलेमें दो जगह और उपद्रव हुए, १२ को खेमकरनमें जहाँ रेलवे स्टेशनपर 
हमला करके उसे कुछ क्षति पहुँचाई गई। ११की रातको पट्टीमें टलीग्राफके तार 
काट दिये गये और १२को वहाँके डाकखान और रेलवे स्टेशनपर हमला किया गया। 

हम लाहौर जिलेके उपद्रवों और उन्हें दबानेके लिए अपनाये गये तरीकोंसे सम्बद्ध 
बहुमतके उन सभी निष्कर्षोफो, जिनसे कि अल्पमतकी भी सहमति है, स्वीकार करते 
ह। हमारा विचार है कि स्वश्री फायसन और ब्राडवेन लाहौर शहरकी कठिन स्थिति- 
को जिस प्रकार सँमाला उसके लिए वे प्रशंसाके पात्र हैं। 

२५. अध्याय पमें गूजराँवालामे हुए अत्यन्त गम्भीर उपद्रवोंपर विचार किया 
गया है। यह शहर लाहौरसे ३६ मील दूर उत्तरमें स्थित है और इसकी जन-संख्या 
१७-२८ 


५९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


३०,००० है। यहाँ भी अन्य जगहोंकी तरह रौलट विधेयकके खिलाफ आम आन्दोलन 
हुआ और ६ अप्रैछकों पूरी हड़तालकी गई परन्तु १३ तक कोई हिंसा नहीं हुई और 
न इसका किसीकों कुछ गुमान ही था; किन्तु जब लाहौरमें हुई १० तारीखकी 
घटवाओंका समाचार वहाँ पहुँचा तब स्थानीय जनता उत्तेजित हो उठी। उस शाम 
अधिकारियोंकों पता चला कि अगले दिन और प्रदर्शन करनेका इरादा किया जा रहा 
है। कार्यवाहक उप-आयुक्‍तन पुलिसको लेकर आवश्यक प्रबन्ध किया। समिति उन्त उप- 
द्रवोंका जो शहरमें १४ तारीखको हुए थे और जिनमें एक रेलगाड़ीपर हमला, गुरुकुल- 
पुल तथा कई इमारतोंको जलाना और रेल तथा तार संचार-साधनोंको अनेक प्रकारसे 
क्षति पहुँचाना शामिल हें, विस्तारसे वर्णन करती है। भीड़ने पूरी तरह आपधिपत्य प्राप्त 
कर लिया था और सम्पत्तिका जो मूखंतापूर्ण विनाश किया जा रहा था उसे रोकने या 
यूरोपीयों और राजभक्‍त लोगोंकी रक्षा करनेमें पुलिस असमर्थ हो गई थी। डाकखाना, 
राजस्व कार्यालय, गिरजाघर और जिला अदालत सब जला दिये गये। जेल और 
पुलिस लाइनपर हमला किया गया परन्तु पुलिसके गोली चलानेसे उनकी रक्षा हो 
गई। इसके बाद भीड़ रेलवे स्टेशनकी ओर मुड़ी। उसने इमारतों और मालगोदामोंमें 
आग लगा दी और उनका सामान लूट लिया। जिन यूरोपीय परिवारोंकों एहतियातके 
तौरपर पहली शामको दूर नहीं भेजा गया था वे सुरक्षाके लिए खजानमें इकट्ठ हुए। 
खजानेकी रक्षा एक छोटी पुलिस गारद कर रही थी। इस बीच हर तरफ यातायात 
अवरुद्ध कर दिया गया था; दिन खत्म होनेतक शहरके सामनेकी रेलवे पटरीके साथ 
लगे लगभग सारे तार कुछ मीलोंतक काट दिये गये थे। यातायातके इस अवरोधके 
कारण गृजराँवालाको साधारण फौजी मदद भेज सकना असम्भव हो गया। शहरकों 
राहत पहुँचानेकें लिए हवाई जहाजोंके उपयोगकी अनुमति ऐसी परिस्थितिमें दी गई 
थी। जब पुलिस प्राय: थक चुकी थीं तब तीसरे पहर ३ बजेके करीब लाहौरसे 
शहरके ऊपर ३ हवाई जहाज पहुँचे। उस रात ९ बजेतक फौजका पहला दस्ता नहीं 
पहुँचा था। 

गुजराँवालाकी घटनाओंके बारेमें बहुमतके महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं: 
(१) श्री हैरतका भीड़पर गोली चलानेका कार्य बिल्कुल सही है; (२) जब भीड़न 
डाकखानेपर हमला किया, उस समय' कार्यवाहक उप-आयुक्तका गोली चलानेकी अनुमति 
देनेसे इनकार करना, आलोचनाके योग्य है; (३) अमृतसरमें जो-कुछ किया गया 
था उसीको भीड़ यहाँ दोहराना चाहती थी; (४) उन परिस्थितियोंमें बमवाहक 
विमानोंका उपयोग करनेका फैसला उचित था, हालाँकि असैनिक उपद्रवोंमें विमानोंका 
उपयोग करनका फैसला अत्यन्त आपत्कालके सिवा सही नहीं ठहराया जा सकता। 
और (५) मोटे तौरपर विभान अधिकारी मेजर कारबरीका काम उचित था, परन्तु 
उनके निर्देश सदोष थे। इन सभी मुद्दोपर भारत सरकार समितिसे पूर्णतया सहमत 
है और मेजर हैरनकी, जिन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें उपर्युक्त कार्य किया, 
प्रशंसा करना चाहती है। समितिका विचार है कि पास ही स्थित दो गाँवों और 
खालसा हाईस्कूलपर बम गिराना सही नहीं कहा जा सकता। परन्तु इसमें दोष 


परिशिष्ट ५९५ 


मुख्य रूपसे उन निर्देशोंका है जो मेजर कारबैरीको दिये गये थे; उन्हें तत्लषण आकाशर्में 
जो फैसला करना पड़ा उसके लिए वे दोषी नहीं ठहरते। समितिका विचार है कि 
गुजराँवाला शहरमें उपद्रवी भीड़पर बम बरसाना न केवल उचित था, बल्कि उसकी 
रायमें वह बहुत उपयोगी भी था। काफी हृदतक इसी कार्यके परिणामस्वरूप फौज 
आनेसे बहुत पहले उपद्रव समाप्त हो गये थे। समितिका कहना है कि १५ अप्रेलको 
आक्रामक कारंबाईके लिए हवाई जहाजके उपयोगकों सही सिद्ध करनेके लिए कोई 
पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। और वह इस सिफारिशके साथ अपना कथन 
समाप्त करती है कि ऐसे अवसरोंपर वायुसेनाके अधिकारी कौन-सी पद्धति अपनाएँ 
इस सम्बन्धर्में दी गई हिंदायतोंपर वायुसेनाके प्रधान कार्याढ्यफों सावधानीके साथ 
विचार करना चाहिए। 

अध्याय ४ में जिसका शीर्षक सशस्त्र रेलगाड़ियाँ और विमान ” है, अल्पमत 
विभानोंके उपयोगकी चर्चा करता है। वह बहुमतके इस कथनसे सहमत है कि असेनिक 
उपद्रवोंकों शान्त करनेमें जहाँतक हो सके विमानोंका प्रयोग रोकना चाहिए। वह खालसा 
हाईस्कूल तथा दो बाहरी गांवोंपर बम गिरानके लिए मेजर कारबेरीकी निन्‍दा करता 
है और कहता है कि यज्यपि' उन्हें दी गई हिदायतोंकी भाषा काफी सावधानीसे निश्चित 
नहीं की गई थी फिर भी उनका पालन करनेमें उन्होंने अपने विवेकका उपयोग 
बुद्धिमत्तापूवंक नहीं किया। वह यह भी मानता है कि उन्होंने भीड़पर मशीनगनसे 
जो गोछियाँ चलाई वे [जरूरतसे | बहुत अधिक थीं। 

२६. जहाँतक गुजराँवालामें विमानोंके उपयोगके साधारण प्रइनका सम्बन्ध है, 
भारत सरकार बहुमतके उस निष्कर्षको स्वीकार करती है जो मुनासिब तौरपर इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है: “हम उपद्रवियोंकों ऐसा पट्टा देनेको तयार नहीं कि 
जब वे सरकारके दमन करनेवाले सामान्य साधनोंके अपने विरुद्ध किये गये उपयोगकों 
रोकनेमें सफल हो जायें तो बचे हुए साधनोंके उपयोगसे भी उन्हें बरी रखा जाये।” 
हम उन अधिकारियोंकी, जिनका घटना विशेषके सिलसिलेमें उल्लेख किया गया है, 
निन्‍दा करना सही नहीं समझते क्‍योंकि जहाँ उनके कार्योकी निन्‍दा को गई है वहाँ 
उसका कारण अधिकांशर्में उनके निर्णयकी भूलकी अपेक्षा उनको भिले निर्देशोंकी 
अस्पष्टता बताया गया है। हमारी रायमें १५ तारीखको आक्रामक कारवाईके लिए 
विमानोंके उपयोगकी अनुमति देनेवाले निर्देशोंके साथ, उनका भेजा जाना उचित नहीं 
था; किन्तु हम यह ठीक नहीं मानते कि जिस अधिकारीने निर्देश पाछन किया उसपर 
गम्भीर अपराधका दोष लगाया जाये। हमें यह जानकर सन्‍्तोष होता है कि इस 
तारीखको की गई कार॑वाईसे कोई हताहत नहीं हुआ था। अन्तमें हम बहुमतकी इस 
सिफारिशको अमलमें छानेके लिए उचित कारंवाई करनेका सुझाव देते हें कि ऐसे 
अवसरोंपर वायुसेनाके अधिकारियोंकों दिये जानेवाले निर्देश सावधानीसे दिये जायें। 

२७. गृजराँवाला जिलेमें १५ अन्य स्थानोंपर उपद्रव हुए, परन्तु समिति उन्हीं 
उपद्रवोंकी चर्चा करती है जो गृजराँवालासे २० मीछ उत्तरमें स्थित २०,०००की 
आबादीवाले शहर वजीराबाद, अकालुगढ़, हाफिजाबाद तथा शेखूपुरा सब डिवीजनमें 


५९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हुए। वजीराबादमें एक उपद्रवी भीड़ रेलवेकी इमारतसे हटाई गई, परन्तु उसने तार- 
प्रणालीको भारी नुकसान पहुँचाया। उसने रेलके पुलोंको भी आग छगाई। स्कॉटलेंड 
निवासी एक मिशनरीके बँगलेको जलाया और लूटा तथा डाक गाड़ीको नष्ट करनेका 
भी असफल प्रयत्न किया। अकालगढ़ और हाफिजाबादमें ठेलीग्राफके तारोंको अत्यधिक 
हानि पहुँचाई गई। हाफिजाबादमें, मिलिटरी फार्म विभागका एक अधिकारी सौभाग्य- 
वश डरावनी भीड़के घातक इरादोंसे बच गया। शेखूपुरा उपसंभागमें चूहड़खाना, शेखू- 
पुरा, साँगला और अन्य स्थानोंपर तार तथा रेल प्रणालीपर लगातार दृढ़ताके साथ 
हमले किये गये, कमसे-कम तीन रेलवे स्टेशन नष्ठ हो गये और इसके साथ ही कुछ 
रेलवे तथा सरकारी कर्मचारियोंपर नृशंस हमले किये गये। लाहौरसे एक सशस्त्र रेल- 
गाड़ी सहायतार्थ भेजी गई और उस गाड़ीसे शारकपुरके अतिरिक्त सहायक आयुक्त 
रायसाहब लाला श्रीराम सूदके आदेशसे चूड़हखानामें गोली चलाई गईं। समितिकी 
राय है कि इस अधिकारीने कठिन परिस्थितिमें मुस्तेदीके साथ निर्णय लेकर कार्य किया। 
अल्पमतकी दूसरी तरहकी राय हैं और वह उसकी निन्‍दा इस आधारपर करती है कि 
उसका इरादा दंड देनेका था, इसलिए गोली चलाना उचित नहीं था। इन स्थानोंके 
उपद्रवोंसे उत्पन्न होनेवाली स्षमी बातोंमें बहुमतकी राय' और उसके इस कथनसे भारत 
सरकार सहमत है कि लाला श्रीराम सूदने अपने करत्तंव्यपालनमें मुस्तेदी दिखाई और 
निर्णायक-वृद्धिका परिचय दिया। 

२८. अध्याय ६ और ७र्में उन घटनाओंका वर्णन है जो क्रमशः गुजरात तथा 
लायलपुर जिलोंमें हुईं। इन क्षेत्रोंमें उपद्रवोंका मुख्य स्वरूप रेलवे संचार व्यवस्था तथा 
टेलीग्राफके तारोंपर हमला करना था। १५ अप्रैकको गुजरातमें उपद्रवी भीड़पर गोली 
चलानी पड़ी। कोई हताहत नहीं हुआ और भीड़ तितर-बितर कर दी गई। १७ 
अप्रैठको मलकवालमें एक रेलगाड़ी पटरीसे उतार दी गई जिसमें दो की मृत्यु हुई। 
लायलपुरमें अत्यन्त परेशान करनेवाली मुख्य बात थी उत्तेजनात्मक और अपराधात्मक 
इद्दितहारोंका लगातार प्रदर्शन। इनमें महात्मा गांधीके पुनीत नामपर धोखेबाज अंग्रेजोंके 
साथ आमरण युद्ध और अंग्रेज औरतोंको अपमानित करनेके लिए भारतीयोंका आह्वान 
किया गया था। कई दिनोंतक बड़ा तताव रहा और १९०७ में हुए उपद्रवोंकी भूमिकाके 
कारण सरकारके लिए लायलपुरकी स्थिति' चिन्ताका विषय' बन गईं। स्थिति इतनी 
गम्भीर हो गई थी कि शहरके सारे यूरोपीय, सुरक्षाके लिए सिविल लाइन्सके 
दो मकानोंमें इकट्ट हो गये, परन्तु वास्तवमें कुछ स्थानोंपर टेलीग्राफके तार कटनेके 
सिवा और कोई हिंसा नहीं हुई। १७ अप्रैछको फौजके आ जानेसे और उपद्रव नहीं 
हो पाय। है 

समितिने पंजाबके बहुतसे अन्य नगरों और स्थानोंमें हुए हिसापूर्ण कार्यों और 
उपद्रवोंका विस्तारसे वर्णन नहीं किया है परन्तु उन्हें रिपोर्टके साथ संलग्न तारीखवार 
विवरणमें दे दिया गया है। इसलिए उस समय' जब कि फौजी कानूनकी घोषणा की 
गई, स्थानीय सरकारने स्थितिको जिस तरहसे देखा उसपर विचार करते हुए उक्त 
घटनाओंपर भी ध्यान देना जरूरी है। 


परिशिष्ट ५९७ 


२९. अध्याय ८में रेलवे तथा तार प्रणालीपर किये गये अनवरत और विस्तृत 
आक्रमणोंका वर्णन है। ये हमले १० अप्रैठढसे लेकर लगभग महीनेके अन्ततक जारी 
रहे। तार विभागको एक रिपोर्टके अनुसार तार ५५ बार काटे गये या उनमें अन्य कोई 
गड़बड़ी पैदा की गई। इसके अलावा रेलवेके ठेलीग्राफोंपर अनेक हमले हुए। पंजाब 
सरकारके वक्‍तव्यके अनुसार गृह-सदस्य (होम मेम्बर) ने पिछले सितम्बरमें परिषद्की 
बेठकर्मे इस प्रकारके हमलोंकी कुल संख्या १३२ बताई थी। समितिका विचार है 
कि संचार-साधनोंपर हमलोंका कारण आंशिक रझूपसे सरकार-विरोधी भावना और 
आंशिक रूपसे फौजी कारंवाईको रोकनेकी इच्छा थी। उसने इस बातका भी उल्लेख 
किया कि हड़ताल करनेके .लिए रेलवे कर्मचारियोंको प्रोत्साहित करनेके लगातार 
प्रयत्न किये गये। ऐसे नाजुक अवसरपर कर्मचारियोंके कुछ वर्गोमें व्याप्त अशान्तिके 
कारण सरकार अत्यधिक चिन्ताग्रस्त थी। द 

फौजी कानून लागू करने और जारी रखनेके अधिकार क्षेत्रसे सम्बन्धित प्रशनसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध होनके कारण ही इस अध्यायका महत्त्व है। रेलवे और 
टेलीग्रंफके तारोंके अवरोधोंके आँकड़ोंका महत्त्व रिपोर्टके साथ संलूग्न नक्झोंमें दृढ़ताके 
साथ पूरी तरह सिद्ध किया गया है। ये नक्शे उस विस्तृत क्षेत्रकों सूचित करते हें 
जहाँ इस तरहके अपराध किये गये और इस सूचनासे कार्यके पूर्व॑नियोजित होंनेका 
सन्देह पंदा होता है। 

३०. अध्याय' ९ में समिति उपद्रवोंके कारणपर विचार करती है। उसका कहना 
. है कि पंजाबर्म आम और विस्तृत' उपद्रवोंका मूल जनतामें --विशजेषकर बड़े नगरोंके 
लोगोंमें --- सामान्य तौरपर फंले संक्षोभ और असनन्‍्तोषकों समझना चाहिए। हालके वर्षो- 
में होमरूल आन्दोलतन राजनीतिक आन्दोलनोंमें जो रुचि बढ़ा दी थी, उसे आत्मनिर्णयके 
नय सिद्धान्तसे बड़ा बल मिला। इस बीच युद्धेके चरम सीमापर पहुँच जानके कारण 
भारत सुरक्षा अधिनियम (डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट) के अन्तर्गत लगाये गय प्रतिबन्ध 
और भी जरूरी होते जा रहे थे। इन प्रतिबन्धोंने यूरोपकी अपेक्षा भारतके सामान्य 
नागरिकके देनिक जीवनपर कम प्रभाव डाला; किन्तु राजनीतिक आन्दोलनपर इनका 
लगाया जाना जरूरी होनेपर भी विशेषकर शिक्षितवर्गंके लिए ये इस दृष्टिसे क्षोभकारक 
सिद्ध हुए कि उस समय भारतका राजनीतिक भविष्य विचाराधीन था। इस बीच 
साम्राज्य द्वारा फौजमें रंगरूट-भरतीके लिये की गई माँगकों पंजाब अपने हिस्सेसे भी 
ज्यादा पूरी कर रहा था। यह मुख्यरूपसे देहाती जिलोंसे हो रही थी। इसलिए स्थानीय 
सरकार उन्हें सरकार विरोधी एसे किसी भी आन्दोलनसे बचाना जरूरी समझती थी 
जिससे भरतीके कामम बाधा पड़नकी सम्भावना हो। नवम्बर १९१८ में युद्ध-विराम 
हो जानेपर शिक्षित वर्गमें बहुत आशा बढ़ी कि युद्धमें भारत द्वारा की गई सेवाओंको 
तुरन्त मान्यता दी जायेगी। परन्तु ये आशाएँ तुरन्त पूरी नहीं की गईं और महँगाई, 
गरीबी, खाद्य पदार्थ सम्बन्धी प्रतिबत्ध और शान्ति-समझौतेसे उत्पन्न चिन्ताएँ-- 
विशेषकर उसका टर्कौपर जो प्रभाव पड़ा -- इन सब प्रिस्थितियोंने मिलकर निराशा 
. उत्पन्न कर दी। 


५९८ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय' 


इसके बाद समिति रौलट विधेयकके विरुद्ध चलाये गये आचन्दोलनपर विचार 
करती है। उसका विचार है कि यह आंदोलन चाहे मुख्य रूपमें न सही किन्तु 
बहुत हृदतक सरकारके विरुद्ध उस भावनाकों जगानके लिए जिम्मेदार था जिसके 
कारण इतने गम्भीर उपद्रव भड़के। उसने विधेयककी व्यवस्थाओंसे सम्बन्धित ऐसी 
अनेक झूठी अफब्राहोंकों उद्धत किया है जिन्होंने जनभावनाकों भड़काया। इसके बाद 
समितिने २४ फरवरीको श्री गांधी द्वारा प्रारम्भ किये गये सत्याग्रह आन्दोलनके 
इतिहास और उसकी प्रगतिपर प्रकाश डाला है। इस आन्दोलनके सभी पहलुओंपर 
सावधानीसे विचार करनेपर समितिको लूगता है कि इससे बहुतसे लोगोंमें कानून- 
उल्डंघनके प्रति सहानुभूति और आकर्षण पैदा हुआ है और कानून पालन कररनेवाली 
सहज' प्रवृत्तियाँ, जो समाजकों हिंसक उपद्रवोंसे दूर रखती हे, ऐसे समय जब कि 
उनकी पूरी शक्तिकी आवश्यकता थी, दब गईं। भारतमें नरम विचारोंवाले प्रमुख 
नेताओंने प्रारम्भसे ही सत्याग्रह आन्दोलनकी इसलिए निन्दा की कि इससे व्यवस्था 
और शान्तिभंग होनेकी सम्भावना थी और बादमें इसके संघटनकर्त्तानें स्वयं स्वीकार 
किया कि जनान्दोछनको प्रारम्भ करते समय उन्होंने दुष्प्रवृत्तियोंकी गम्भीरताकों कम 
आँका था। समितिका स्पष्ट तिर्णय है कि पंजाबमें भरती-अभियान तथा युद्ध-ऋणके 
लिए चन्दा उगाहनेकी कारंवाईसे अशान्ति नहीं फैली। वह यह कहकर अपना वक्‍षतव्य 
समाप्त करती है कि पंजाबमें होनवाले विस्फोटोंका कारण भारतमें ब्रिटिश सर- 
कारका तख्ता बलपूृर्वक पलट देनेका पूर्व नियोजित षड़यन्त्र था, इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। परन्तु सरकारके लिए विस्फोटको एक निश्चित संगठनका परिणाम न 
मानना कठिन और सम्भवतः असुरक्षापूर्ण होता। ब्रिटिश सरकारका तख्ता पलटनेके 
लिए बनाई गई गहरी नींववाली योजनाके विद्यमान होनेके अतिरिक्त यह बात भी 
है कि इस आन्दोलनकी शुरुआत दंगोंसे हुई, इन दंगोंने बगावतका रूप ले लिया 
और सम्भव था कि यह शीघ्र ही बढ़कर क्रान्तिमें परिवर्तन हो जाते। 

३१. अपनी रिपोर्टके परिचयात्मक अध्यायर्मं अल्पमत कहता है कि उपद्रवोंके 
कारणोंके सम्बन्धर्में वह बहुमतके निष्कर्षोसि काफी हृदतक सहमत है। बहुमतके सिर्फ 
इस निष्कषेंसे वह सहमत नहीं कि पंजाबके अधिकारियोंका ऐसा मानना उचित था कि 
विस्फोट एक निश्चित संगठतके परिणामस्वरूप हुआ। वह इस कथनसे सहमत होनेमें 
असमर्थ है कि दंगे बगावतकी तरहके थे और ये घटनाएँ बढ़कर क्रान्तिमें परिवर्तित हो 
सकती थीं। सत्याग्रहका आन्दोलन और उसकी प्रशाखा -- कानूनोंकी सविनय अवज्ञा --- 
का बहुमतने जो मूल्यांकन किया है उससे वह पूरी तरह सहमत है। वह उपद्रवोंके वास्त- 
विक स्वरूपपर, जिसमें उनके कारण भी शामिल हें, अपनी रिपोर्टके दूसरे अध्यायमें 
विस्तारसे विचार करता है। यहाँपर वह १९१९के प्रारम्भमें जो परिस्थितियाँ विद्यमान 
थीं, युद्ध प्रयत्नोंसे भारतपर जो भार पड़ा था, महँगाईकी जो कठिनाइयाँ थीं, युद्धके 
कारण उत्पन्न जो असुविधाएँ और छलूगाए गए प्रतिबन्ध, युद्ध-विरामसे दुःख-निवारणकी 
जो उम्मीद जागी थी, और बादमें अकाल व महामारीसे जो निराशा पैदा हुई थी, पहलेसे 
अधिक सख्त आयकर अधिनियम, यह विश्वास कि सुधार योजनाके सम्बन्धमें भारत 


परिशिष्ट ५९९ 


सरकारके सुझाव अनुदार थे और उनका उद्देश्य उन्हें निरथंक बना देनेका था, तथा 
टर्की-सन्धिमं जो देर हो रही थी इन सबका उल्लेख करता है। उसका तक है कि 
उपर्युक्त कारणोंमें से कईने पंजाबपर अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा अधिक असर डाला। वह 
अन्य विशेष कारणोंका भी उल्लेख करता है। उदाहरणके लिए जैसे युद्धोसे ऊब, खाद्य 
पदार्थों तथा यातायातके प्रतिबन्ध, सर माइकेल ओ'डायरके भाषण, समाचारपत्नोंपर 
प्रतिबन्ध, बाहरके राजनीतिज्ञोंका प्रान्तमें प्रवेश निषिद्ध करनेवाले आदेश, ये सभी 
शिक्षित वर्ग्मं सामान्यतया क्षोभ पैदा करनेवाले थ। रौलट अधिनियमके गुण-दोषकी 
चर्चासे बचते हुए भी उसका विचार था कि भारतीय विरोधके बावजूद इसे प्रस्तुत 
करना और अधिनियम बनाना असन्तोषका जबरदस्त कारण था। यह असन्तोष अधि- 
नियमके गलत ढंगसे प्रस्तुत किये जानेके कारण पंजाबमें और भी बढ़ा। वह इस बातकों 
जोर देकर कहता है कि अधिनियमको गलत ढंगसे प्रस्तुत करनेके लिए भारतीय नेता 
उत्तरदायी नहीं थे। अल्पमत साथ ही सरकारकी निन्‍दा करता है कि वह ६ अप्रेलकी 
हड़ताल होनेतक अधिनियमके बारेमें आम जनताकों समझानेमें असफल रही, बावजूद 
इसके कि उसे उस तारीखके पहलेसे ही गलत ढंगसे प्रस्तुत किया जा रहा था। 
बहुमतने सत्याग्रह आन्दोलनका जो मूल्यांकन किया है, उसे वह स्वीकार करता है, 
परन्तु वह इस मतको स्वीकार नहीं करता कि पंजाबके उपद्रवोंका कारण प्रान्तर्में काम 
कर रहे संगठनों द्वारा सत्याग्रह सिद्धान्तका सक्रिय प्रस्तुतीकरण हो सकता है। उसका 
विचार है कि कोई संगठन ऐसा नहीं था जो उपद्रव कराता और अपने इस निष्कर्षकी 
पुष्टिके लिए वह विभिन्न सरकारी गवाहोंके बयान उद्धत करता है। उसकी रायमें 
उपद्रव ब्रिटिश विरोधी और सरकार विरोधी भीड़में अचानक उत्पन्न पागलपनके परि- 
णाम थे। इस तरह अल्पमतका निष्कर्ष है कि यद्यपि पंजाबर्सं किसी संगठित षड़्यन्त्रका 
प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी सैनिक और असनिक अधिकारियोंने स्वयं ऐसी धारणा 
बना ली कि यह तो खूला विद्रोह है और उसीके अनुसार कार्यवाही की। 

३२. भारत सरकार उपद्रवोंके कारणके सम्बन्धर्में समितिके निष्कर्षको स्वीकार 
करती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस विषयपर अल्पमत काफी हृदतक बहुमतसे 
सहमत है। जिन कारणोंकी अल्पमतने विशेष रूपसे चर्चा की है वह मानता है कि 
उनमें से महामारियाँ और नया आयकर अधिनियम अशान्तिके कारण थे, और व्यापारी 
वर्गकी आन्दोलनके प्रति जितनी सहानुभूति थी, हो सकता है कि उसका कारण आंशिक 
रूपसे आयकर अधिनियम रहा हो। सुधार प्रस्तावोंपर भारत सरकारके विचार प्रस्तुत 
करनेवाले खरीतोंको उपद्रवोंके काफी समय बादतक प्रकाशित नहीं किया गया और 
यदि, जैसा कि अल्पमतने कहा है, सरकारका अनुमानित रुख अशान्तिका कारण बना; 
किन्तु ऐसा अवश्यमेव उसे जान-बूझकर गलत ढंगसे प्रस्तुत करनेके कारण हुआ होगा। 
इसके अलावा जहाँतक हम जानते हें, उपद्रवोंके वास्तविक रूपसे शुरू होनके पहले न 
तो समाचारपत्रोंमें और न सावंजनिक मंचोंपर ही इस प्रकारके आरोप लगाये गये 
थे। अल्पमतका कहना है कि विस्फोटोंसे पूर्व पंजाबमें फली अशान्तिका एक कारण 
शिक्षित वर्गके प्रति सर माइकेल ओडायरका रुख था और उक्त वर्ग यह आरोप भी 


६०० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लगाता है कि इसीसे उनमें नाराजगी पैदा हुई। युद्धके दौरान बड़े जमींदारों और 
प्रमुख व्यक्तियोंने ग्रामीण क्षेत्रोंम रंगरूटोंकी अधिक भरतीके लिए जो प्रयत्न किये 
थे उनसे इन्हें प्रमूखबता मिल गई और इन्हें स्थानीय सरकारसे बहुत सम्मान मिलते 
लगा । इससे तथा अन्य कारणोंसे ग्रामीण वर्गों और व्यापारी तथा पेशेवर वर्गोके बीच 
फूट डालनेवाली' प्रवृत्ति जाग गई। इन्हीं व्यापारी तथा पेशेवर वर्गोसि बुद्धिजीवी वर्ग- 
की निष्पत्ति है। इसलिए सम्भवतः इस द्वितीय वर्गर्में ऐसा भाव पैदा हो गया हो कि 
उसका राजनीतिक प्रभाव कम किया जा रहा है। भारत सरकार समितिसे सहमत 
है कि रोलट अधिनियमकों गरूत ढंगसे प्रस्तुत करना उपद्रवोंका मुख्य कारण था। 
अधिनियम इस प्रकार गलत ढंगसे सब जगह खुलकर प्रस्तुत किया गया। इसका जो 
हानिप्रद असर हुआ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार अप्रैलके प्रारम्भतक 
असत्यके इस प्रचारसे अनभिनज्न थी। इसके बाद उसने असत्यका खण्डन करनेके लिए 
तुरन्त कारवाई की। दुर्भाग्यकी बात है कि जिन्होंने अधिनियमपर आक्रमण किया था 
उन्होंने इस गलूत प्रस्तुतीकरणका प्रभाव मिटानेके लिए न तो समाचारपत्रोंमें प्रयत्न 
किया और न सार्वजनिक मंचपर ही। जैसा कि अल्पमतका कहना है कि पंजाबके उप- 
द्रवोंका कारण प्रान्तमें सत्याग्रह सिद्धान्तकों सक्रिय रूपमें सामने छाना नहीं था, यह 
चाहे सही हो या गलत हम अपना यह विश्वास अवश्यमेव लिख देना चाहते हें कि 
जो लोग सत्याग्रह आन्दोलनमें शरीक हुए, उनमें से बहुतसे तो इस इरादेसे शरीक हुए 
कि इसके जरिये उपद्रवोंको भड़काया जाये। अन्तमें हम यह कहना चाहते हे कि उप- 
द्रवोंके स्वरूपके सम्बन्धर्में अल्पमतकी राय तथ्योंके उन निष्कर्षोसि जो उसने स्वयं निकाले 
हैं, प्रभावहीन हो जाती है, जब कि बहुमतका यह निष्कर्ष कि वह आन्दोलन दंगोंसे 
शुरू होकर विद्रोह बन गया, सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके अपराधमोें लोगोंपर विभिन्न 
अदालतोंमें जो बहुत-से अभियोग चलाये गये उनमें दी गईं सजाओंसे पुष्ट होता है। 
भारत सरकारकी रायमें ये मुकदमे उपद्रवोंके सही स्वरूपका निर्णय करनेमें बहुत 
महत्त्वपूर्ण हें। 

सचाई जो-कुछ भी हो, उन कारणोंके सम्बन्धर्में जिनसे ये उपद्रव श्रारम्भ हुए 
और इनके विस्फोटका स्वरूप और प्रभाव जितना गम्भीर था उसके सम्बन्धर्में यह 
तहीं भूलना चाहिए कि कुल मिलाकर भारतकी राजनिष्ठा अविचलित रही और 
पंजाबमें भी जनताके अधिकतम भागने अपना यश अक्षुण्ण रखा। वह उस छुतकी 
बीमारीका शिकार नहीं बना जिसने उसके एक अंशपर भयानक रूपसे कब्जा जमा 
लिया था। 

३३. उपद्रवोंके कारणोंपर विचार करते समय एक मुद्दा सामने आता है जिसपर 
भारत सरकार विस्तारसे लिखना चाहती है। यह कहा गया है कि भारत सरकारने 
श्री गांधी, डा० किचलू तथा डा० सत्यपाल-जेसे प्रमुख राजनीतिज्ञोंके विरुद्ध जो कारें- 
वाई की उसके कारण ये उपद्रव हुए; उनका साथ-साथ होना केवल संयोग नहीं है। 
यह बात' पहले बताये गये इस तथ्यसे काफी हृदतक गलत साबित हो चुकी है कि 
इस प्रकारकी कोई कारंवाई करनेके काफी पहले सत्याग्रह आन्दोलनसे दिल्लीमें गम्भीर 


परिशिष्ट ६०१ 


उपद्रव हो चुके थे। परन्तु जिन परिस्थितियोंमें श्री गांधीको दिल्‍ली और पंजाबसे बाहर 
किया गया उनकी पूरी तरह जाँच करनकी आवश्यकता है। 


प्राय: मा्चके अन्तकी स्थितिका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। ३० मार्चेको 
हुए उपद्रवोंके बाद कुछ दिनोंतक दिल्लीमें तनावकी जो तीत् स्थिति रही उसने भारतके 
अन्य भागोंमें, जहाँ दिल्‍लीके दंगोंके समाचारसे काफी उत्तेजना फैल गई थी, सत्याग्रह 
आन्दोलनके खतरेकी सम्भावनाओंको अत्यधिक बढ़ा दिया। वस्तुतः: उस दिनकी घटना- 
ओंने शायद आन्दोलनके प्रवतंकोंकों उन खतरोंकी जो उनके प्रचारके साथ मौजूद थे, 
भली-भाँति चेतावनी दे दी होगी। परन्तु वास्तविक रूपमें परिस्थिति जैसीकी तेसी 


बनी रही। बढ़ती हुई उत्तेजनाके साथ आन्दोलन बिना रोक-टोक सारे देशरमें 
फैलता रहा। 


इसी नाजक समयमें हमें सूचना मिली कि श्री गांधीन कानूनोंके विरुद्ध संविनय' 
अवज्ञा आन्दोलन फिरसे तेजीके साथ शुरू कर दिया हैं और ९ तारीखको हमने सुना 
कि वे कल शामको बम्बईसे दिललीके लिए रवाना हो गये हे। यह समाचार पाते हो 
हमने तुरन्त पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्लीके मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर ) से 
सलाह की। इन दोनों अधिकारियोंने सोचा कि स्थिति गम्भीर हो चुकी है; इसलिए 
श्री गांधीको अपने अधिका ु/्षेत्रमें प्रवेश करनेकी अनुमति देता अत्यन्त खतरनाक होगा। 
वे निश्चिचत रूपसे वहाँ जाकर देशका कानून तोड़कर सत्याग्रह आन्दोलनके लिए अनु- 
यायियोंको जुटाना चाहते थे। पंजाब उन्हें गिरफ्तार करना और उनपर मुकदमा 
चलाना सभी तरहसे विस्फोटका कारण बनता और उस प्रान्तमें आन्दोलनमें बड़ी संख्या- 
में उनके अनुयायियोंके भरती होनेसे प्रायः निश्चित था कि तुरन्त सक्रिय' प्रतिरोध होता 
और  उपद्रव होते। मुख्य आयक्तने सोचा कि श्री गांधीका दिल्लीमें केवल प्रवेश रोकनेका 
आदेश बहुत खतरनाक होगा, क्‍योंकि उसे लागू करनेका एकमात्र तरीका उन्हें दिल्ली- 
प्रवेशपर कैद करना, रोकना और उस शहरमें अभियोग चलाना होगा। दूसरी तरफ, 
यदि उन्हें दिल्लीमें प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गई तो बहुत सम्भव है कि वहाँ वे 
कानून तोड़ें और तब उन्हें गिरफ्तार करके उस अपराधके लिए उनपर मुकदमा चलाना 
पड़े। परिणाम प्राय: निशुचत है कि हालके गम्भीर दंगोंकी पुनरावृत्ति होगी। इन परि- 
स्थितियोंमें भारत सरकारने पंजाब और दिल्लीकी स्थानीय सरकारोंको अधिकार दिया 
कि वे यह निर्देश देते हुए कि श्री गांधी बम्बई महाप्रान्तमें ही रहें, भारत रक्षा नियमोंमें 
नियम ३ (ख)के अन्तर्गत आदेश निकालें। भारत सरकारने उस समय सोचा और 
अब भी सोचती है कि श्री गांधी सरकारकों ठप्प करनेंके लिए चलाये गये आन्दोलनके 
प्रमूख संचालक थे, अतः इस तथ्यकों दृष्टिमें रखते हुए यह मार्ग अपनाना बिलकुल 
सही था। 

३४. इसी प्रकार यह भी इंगित किया गया है कि पंजाब सरकारन १० अप्रलू- 
को डाक्टर किचल और डा० सत्यपालके निर्वासनका जो आदेश दिया वह एक भड़- 
कानेवाली कार्रवाई थी। इसीके कारण बादके उपद्रव हुए। उन्हें पहले ही आदेश जारी 
क्र दिये गये थे कि वे सार्वजनिक भाषण न दें, और यह सच है कि उन्होंने ६ 
अप्रैलकी हड़तालसे तुरन्त पूर्व होनेवाली सभाओंमें खुले रूपसे हिस्सा नहीं लिया था। 


६०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


परन्तु जैसा कि बादमें फौजी कानून आयोगके सामने ली गईं गवाहियोंसे जाहिर होता 
है, उन्होंने उस तारीखके बाद गुप्त सभाएँ कीं और फौजदारी षड्यन्त्रके ढंगका आन्दो- 
लन चलाना जारी रखा। इन्हीं परिस्थितियोंमें स्थानीय सरकारने उन्हें अमृतसरसे धर्म- 
शाला हटा देनेका फैसला किया। यह बात सचमुच सही है कि जैसे ही निर्वासनका 
समाचार मिला, विस्फोट शुरू हो गये। परन्तु जब व्यापक रूपसे अत्यधिक उत्तेजना 
फैली हो उस समय यह निर्णय करना हमेशा ही कठिन होता है कि इस प्रकारके उठाये 
गये निवारक कदम आम वातावरणको शान्‍्त करेंगे या उपद्रवोंको और भी प्रोत्साहित 
करेंगे। सम्भावना ऐसी ही थी कि उनसे पहला परिणाम उपलब्ध होगा। 

३५. रिपोर्टके दसवें अध्यायम उन तथ्योंका विवरण है जो कि फौजी कानूनकों 
लागू करनेकी क्रमिक अवस्थाओंसे सम्बन्ध रखते हें। ग्यारहवें अध्यायमें फौजी कानून 
लागू करने और जारी रखनेके औचित्यपर चर्चा की गई है। जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, समितिका बहुमत निश्चित रूपसे यह मानता है कि सरकारके विरुद्ध 
बगावतकी स्थिति मौजूद थी। वह विभिन्न घटनाओंपर विचार करता है; उपद्रवोंके 
विस्तृत स्वरूप, इक्का-दुक्‍्का घटनाओंकी आलोचना करनेके खतरों तथा उनके महत्त्वकी' 
ओर इंगित करते हुए उस समूची स्थितिकी जाँच करता हैं जो उस समय पंजाब 
सरकार और भारत सरकारके सामने थी। अन्‍न्तरमें वह कहता है कि पंजाबमें स्थिति 
अत्यन्त गम्भीर थी और जिन क्षेत्रोंमें गम्भीर स्थिति बताई गई थी वहाँ फौजी कानून 
घोषित करके अधिकारियोंने उचित ही किया। 

फौजी कानून जारी रखनेकी बुद्धिमत्तापर थोड़ी बहुत चर्चा की गईं है और 
अफगान युद्धके विशेष सन्दर्भमें रेलवेपर उसे देरतक जारी रखनेकी जाँच की गई है। 
बहुमतका निष्कर्ष है कि फौजी कानून जारी रखनेके लिए जो जिम्मेदार थे उन्होंने उस 
प्रशनपर सावधानीसे भली-भाँति सोच-विचार करनेके बाद निर्णय किया था और उसके 
अनुसार प्रान्तमें व्यवस्था पुनः स्थापित करने और कायम रखनेके लिए जितने समयतक 
उसकी आवश्यकता थी उससे अधिक समयतक उसे जारी नहीं रखा। सरका रके सामने 
जो जटिल समस्या थी, उसे देखते हुए समिति यह उचित नहीं समझती कि उस निर्णयकी 
विपरीत आलोचना की जाये। फौजी कानून लागू करने और जारी रखनेके प्रइनपर 
अल्पमतका बहुमतसे बहुत अधिक मतभंद है। उसका विचार है कि फौजी कानून लाग 
करना जरूरी नहीं था, क्योंकि उसकी रायमें हर जगह व्यवस्था कायम कर दी गई 
थी और फौजी कानून लागू करनेसे पहले सरकारकी सत्ता पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। उसका विचार है कि असनिक सत्ता द्वारा सेनाकी सहायतासे व्यवस्था पुनः कायम 
की जा सकती थी, किन्तु पंजाब सरकारने बिना विचारे स्वयं यह तय कर लिया कि 
फौजी कानून जरूरी है। अल्पमतने फौजी कानून जारी रखनेके तकोंकी भी जाँच की' 
और. उन्हें अस्वीकार कर दिया है। उसका कहना है कि मान लिया जाये, फौजी 
कानून लागू करना जरूरी था, फिर भी उसे कुछ ही दिन जारी रखना चाहिए था। 
उप्तका विचार है कि पंजाब सरकारने गरूत ढंगसे प्रशनको हाथमें लिया और भारत 
सरका रका मार्गदर्शन स्थानीय सरकारने ही किया। 


परिशिष्ट ६०३ 


३६. फौजी कानून घोषित करनेकी जरूरतपर विचार करते समय भारत सर- 
कारके लिए निष्पक्ष विचार करना कठिन था। यह' जरूर है कि स्थानीय सरकार 
द्वारा भेजी गई जानकारीसे हमारा पथप्रदर्शन हुआ। हमें पहले ही कई स्थानोंसे गम्भीर 
उपद्रवोंकी सूचनाएँ मिल चुकी थीं; और हम इस रायपर कायम हैं कि १३ अप्रैलकी 
शामको जब हमें बेतारसे निम्नलिखित सूचना मिली तब उस सूचनाकों सामने रखते 
हुए हमने उस समय जो वास्तविक मार्ग अपनाया उसके अतिरिक्त हम और कोई मागे 
नहीं अपना सकते थे। सूचना इस प्रकार थी: “कसूर और अमृतसरके बीचके रेलवे 
स्टेशन लूट लिये गये हें। कसूरमें एक ब्रिटिश-सिपाही मार डाला गया है और दो 
ब्रिटिश-अधिकारी घायल कर दिये गये हे। सूचना है कि विद्रोहियोंके दल आगे बढ़ 
रहे ह. -- कसूर और तरनतारनके खजानोंपर हमला किया गया है। लाहौर और अमृत- 
सर जिलोंके कुछ भागोंमे खुले विद्रोहकी स्थिति है। लेफ्टिनेंट गवर्नर १६वीं डिवीजनके 
जनरल कमांडिंग अफसर और उच्च न्यायालयके मुख्य न्‍्यायाधीशकी सलाहसे सपरिषद्‌ 
गवर्नर जनरलसे प्रार्यता करते हें कि अमृतसर और लाहौर जिलोंमें साधारण फौज- 
दारी अदालतोंकों बन्द कर दिया जाये ताकि वहाँ फौजी कानून छागू हो सके और 
१८०४के खण्ड २२के विनियम १०के अधीन अपराधियोंपर मुकदमे चलानेका निर्देश 
दिया जाये। यहाँपर खंड ४को भी ध्यानमें रखना होगा। स्थिति नाजुक है। 
फिरोजपुरसे भेजा जानेवाला सैनिक दस्ता कल तोपोंके साथ सबसे खतरनाक रास्तेसे 
अमृतसरके लिए कूच आरम्भ करेगा।” 

भारत सरकारकी कारंवाई अब समितिके बहुमतके निष्कर्षोसे उचित साबित हो 
चुको है। बहुमत स्थानीय सरकारको भी सारे दोषोंसे मुक्त करता है। अल्पसत उप- 
द्रवोंकी संख्या, दंगोंमें व्यस्त लोगोंकी कटुता, प्रयुक्त हिंसा और कितनी बार गोली 
चलानेकी जरूरत पड़ी उससे सम्बन्धित तथ्योंके निष्कर्षोको स्वीकार करता है। वह यह 
भो कहता है कि जिन लोगोंने उपद्रवोंमें हिस्सा लिया उनमें से कुछके काम कानूनकी 
निगाहमें सम्राट्के खिलाफ युद्ध छेड़नेके माने जा सकते हे यद्यपि यह बगावतके उस 
अर्थमें ठोफ नहीं है जिधमें साधारणतथा उसका उपयोग किया जाता है। भारत सर- 
कारकी रायमें इत निष्कर्षोंसे उसके इस फैसलेका जोर कि फौजी कानून' छागू करना 
जरूरी नहीं था, काफी कम हो जाता है। फौजी कानून जारी करनेके सम्बन्धर्मं भारत 
सरकारको बहुमतके निष्कर्षोके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है। उसे केवल इतना 
और कहना है कि यद्यपि अफगान युद्धके प्रारम्भ होनेके कारण फौजी कानूनको रेलवेपर 
काफी अर्सेतक कायम रखा गया, फिर भी जिलोंसे उसे हटा लेनेके बाद उसे वहाँ 
लागू करनेका कारण यह था कि यातायातपर नियन्त्रण रहे और रेलकी पटरियोंकी 
रक्षा हो। 

इसके अलावा अप्रेल १९१९ में जिस प्रकारकी स्थिति थी उसमें एक बात ऐसी 
थी जिसकी उपेक्षा भारत सरकारकी रायमें सही निर्णयको क्षति पहुँचाये बिना नहीं की 
जा सकती। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य जरमनीके साथ युद्धमें संठग्न था। यहाँतक कि 
अभीतक हम सब दुश्मनोंसे सुलहकी दशामें नहीं हैं; और एक साल पहले जब जम॑ंनीके 


६०४ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


साथ की जानेवाली शान्ति-सन्धिपरः अभी दस्तखस्त भी नहीं हुए थे तब निश्चित ही 
युद्धकी स्थिति केवल कहुने-भरकी बात नहीं थी। इस बीच अफगानोंके साथ एकाएक युद्ध 
छिड़नेसे हुई एक नई परेशानीका उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। इससे जो कठि- 
नाइयाँ पैदा हुई उन्हें सीमान्त जातियोंके रुखने और भी बढ़ा दिया। किन्तु इन स्थानीय 
कठिनाइयोंके साथ और उनसे होनेवाली परेशानीको बढ़ानेवाली एक चीज़ और भी 
थी --- यह थी इस परम आवश्यकताकी प्रतीति कि साम्राज्यकी पुकारपर महामहिमके भार- 
तीय' राज्यके साधन तुरन्त नियोजित कर सकनेकी हमारी तैयारी कायम रहनी चाहिए। 
क्योंकि साम्राज्यकी जरूरतें युद्ध-विरामसे कम अवश्य हो गई थीं, परन्तु समाप्त नहीं 
हुई थीं। इस जरूरतके रहते हुए किसी ऐसी नीतिपर विचार करता असम्भव था 
जिससे सामान्य स्थिति वापस लाने या इन उपद्रवोंके प्रकोपको पुनः दबानेमें देरीका 
काफी खतरा हो सकता था जो कि शान्त हो गये-से जान पड़ते थे। 

हम यहाँपर यह और कह देना चाहते हे कि हमारे माननीय' सहयोगी श्री शफी 
हमारे द्वारा स्वीकृत समितिके बहुमतके इस निष्कर्षसे कि फौजी कानूनकी घोषणा जरूरी 
थी, भिन्न राय रखते हें। उनकी रायमें इन उपद्रवोंके पीछे ब्रिटिश शासनकों पलटनेका 
पहलेप्ते नियोजित या सुचिन्तित कोई षड़यन्त्र नहीं था, सम्बद्ध पाँच जिलोंका विस्तृत 
ग्रामीण क्षेत्र शान्त और राजनिष्ठ बना रहा, उपद्रव केवल शहरी क्षेत्रोंमें कुछ जगहोंमें 
हुए और इन जाहोंमें भी वहाँके अधिकांश निवासियोंने उपद्रवोंसें कोई हिस्सा नहीं 
लिया, इसलिए जैसा कि आरोप लरूगाया गया है, खुला विद्रोह नहीं हुआ और ऐसी 
स्थितिर्में फौजी कानून घोषित करना न्यायसंगत नहीं था। इसके अछावा इन जिलोंमें 
जिस तारीखको फौजी कानून वस्तुत: छागू किया गया उससे पहले ही फौजी मददसे 
उपद्रव शान्‍्त किये जा चुके थे और इसके परिणामस्वरूप इन दिनों तथा इनके बाद 
फौजी कानून लागू करने और जारी रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी। मामला इस 
प्रकार होनेके कारण श्री शफीकी राय है कि इतने लम्बे समयतक फौजी कानूनका 
जारी रखना अनावश्यक था। 

३७. अध्याय १२ में फौजी कानूनके प्रशासन, जिसमें समरी अदालतोंकी का्यें- 
प्रणाली भी शामिल है, पर विचार किया गया है। समितिके वहुमतके विचारमें जो यह 
कहा गया है कि मुकदमे लम्बे, विस्तारसे और सावधानीके साथ किये गये हें, सही 
है; और वह फौजी अदालतोंकी जगह भारत रक्षा अधिनियमके अन्तगेंत जिनकी व्यवस्था 
की गई है वेसी विशेष अदालतोंकी स्थापना करनेकी सराहना करता है। किन्तु उनकी 
राय हैं कि यद्यपि गिरफ्तारियाँ साधारण ढंगसे की गईं, फिर भी सम्भव है कि ऐसे 
मामले हुए हों जिनमें किसी पुलिस अधिकारीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियोंके साथ 
अनावश्यक सख्ती बरती हो। उसके विचारसे यश्यपि यह बात खेदपूर्ण है कि गिरफ्तार 
किये गये ऐसे लोगोंकी संख्या, जिनपर अभियोग नहीं चलाया गया, अधिक थी, और 
उनको नजरबन्द रखनेका समय असाधारण रूपसे लम्बा था, फिर भी कुछ मिलाकर 
उनके साथ दुव्यंवहार या उनपर अत्याचार नहीं किया गया। उपद्रव इतना अधिक 
विस्तृत और गम्भीर था कि तत्क्षण बनाई गई किसी भी प्रणालीपर उसका असर पड़ना 


परिशिष्ट ६०५ 


अनिवायें था। फौजी कानूनी अदालतों द्वारा दी गई सजाओंके बारेमें समितिका निष्कर्ष 
है, कि आम तौरपर लोग उन्हें अनावश्यक रूपसे कठोर मानते थे; परन्तु सरकार 
द्वारा सजाओंको कम कर देनेसे यह भावना दूर हो गई। उसका कहना है कि छोटे-छोटे 
अपराधियोंपर गम्भीर अपराधोंका अभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए था। उस हालतमें 
सजाओंपमें बहुत कमी करनेकी जरूरत ही न पड़ती। समितिको दुःख है कि डाक्टर 
किचल और डा० सत्यपालके जैसे कुछ मामले साधारण अदालतोंमें नहीं चलाये गये। 
भारत सरकारने इन विचारोंकों स्वीकार किया है। पंजाबसे बाहरके वकीलकी नियुक्तिका 
निषेध करनेवाले फौजी आदेशकी अविवेकपूर्ण कहकर आलोचना की गई है और भारत 
सरकारके इस कामकी प्रशंसा की गई है कि उसने इस आदेशपर मोहर नहीं रूगाई। 
३८. समिति काफी विस्तारसे पंजाबरमें फौजी कमांडरों द्वारा जारी किये गये 
फौजी कानूनके आदेशोंके स्वरूपकी जाँच करती है। बहुमतका निष्कर्ष हैँ कि जारी किये 
गये कुछ आदेश गैरकानूनी थे और उनसे कोई उद्देश्य भी सिद्ध नहीं हुआ। जनरल 
डायर द्वारा दिये गये पेटके बल चलनेके आदेश (जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नरने मालूम होते 
ही अस्वीकार कर दिया था) जनरल कंम्बेलके सलामी के आदेश और कनंल जॉन्सन 
द्वारा लाहौरके विद्यार्थियोंके लिए जारी किये गये 'हाजरी' के आदेशकी समितिन तीक्र 
आलोचना की है। भारत सरकार मानती है कि समितिन अपनी नापसन्दगीके साथ 
जो दृष्टान्त दिये हैं, उनमें उल्लिखित अधिकारियोंका कार्य न्‍्यायसंगत नहीं था और 
कुछ मामलोंमें अनावश्यक रूपसे लोगोंका अपमान किया गया, जिससे एक दुर्भावना 
पैदा हुई और उसके कारण प्रशासनको गम्भीर उलझनका सामना करना पड़ा। किलेका 
अनुशासन (फोर्ट डिसिप्लिन) भंग करनेके अपराधमें छह व्यक्तियोंको --- जिनपर कुमारी 
शेरुडकी हत्या करवेका सन्देह था--जहाँ उक्त महिलापर हमला हुआ था वहाँ कोड़े 
“ लगाये जानेकी तीत्र आलोचना की गई है और भारत सरकार मानती है कि इस 
मामलेमें की गई कारंवाई अत्यन्त अनुचित थी। समितिने सार्वजनिक रूपसे कोड़े रूग- 
वानेकी सजाओंपर विचार करते समय कहा है कि फौजी कानूनी प्रशासनर्में सावंजनिक 
रूपसे कोड़े लगानेकी सजा नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा उसकी रायमें कोड़े लंगाने- 
की सजाएँ बहुत अधिक छोगोंकों दी गईं और यद्यपि यह तरीका फौजी कानून विनि- 
यमोंके छोटे-छोट अतिक्रमणोंके तुरन्त निपटारेके लिए शायद सबसे अधिक प्रभाषशाली 
और सुविधाजनक माना गया है फिर भी क्षेत्र-अधिकारियोंको इस तरहकी सजाएँ देनके 
विवेकाधिका र॒पर नियन्त्रण रखना चाहिए था। किन्तु उसका कहना है कि कोड़े क्रता- 
पूर्वक छगानेके कारण बहुतसे व्यक्ति अधमरे हो गये, इस आरोपका कोई आधार नहीं 
है। भारत सरकार समितिके इन निष्कर्षोको प्री तरह स्वीकार करती है। इसके बाद 
समिति समरी अदालतों द्वारा दी गई कुछ सजाओंका उल्लेख करती है जो कानून- 
सम्मत' नहीं थीं। यद्यपि ये सजाएँ अनुपयुक्त थीं, फिर भी वे सामान्यतया गम्भीर 
नहीं थीं और इनकी तजवीज़ बहुधा अधिक कठोर कानूनी दण्डके स्थानपर की गई 
थी। फिर भी भारत सरकार इस तरहकी अजीब सजाओंकों ठीक नहीं मानती और 
भविष्यमें ऐसी सजाएँ देनेपर रोक लगानेके लिए उसने आवश्यक कदम उठाये हूं। 


६०६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


३९. अल्पमतने फौजी कानूनी प्रशासनकी अधिक कठोर आलोचना की है। पहले 
जिन आलोचनाओंपर विचार किया जा चुका है, उनके अलावा उसका [ अल्पमत | 
विचार है कि बहुतसे हुक्म केवल दण्ड देनेके उद्देश्यसे जारी किये गये थे। विशेषरूपसे 
वे उन आदेशोंका हवाला देते हे जो लाहौरके प्रत्येक हलकेके प्रतिनिधियोंकों यह निर्देश 
देते थे कि वे कमांडियग अफसरके उस दिनके लिए दिये गये आदेशोंके बारेमें निश्चित 
रूपसे जानतेके लिए रोजाना उसके सामने उपस्थित हों। कर्फ्यू आर्डर, मूल्योंका नियंत्रण 
और भारतीयोंसे मोठरें, बिजलीकी रोशनी और पंखोंकों छीन ढेनेकी भी आलोचना 
की गई है। हम यह कहनेकों तैयार नहीं हें कि ये सब आदेश अनुचित थे, परल्तु 
हम मानते है कि छाहौरमें फौजी कानूनका प्रशासन कुछ मामलोंमें जरूरतसे ज्यादा सख्त 
था और उसने अपनी वाजिब सीमाओंका अर्थात्‌ फौजी स्थिति और कानून तथा व्यवस्था 
कायम रखनेकी अपेक्षाओंका अतिक्रमण किया था। अल्पमत उस आदेद्यकी भी निन्‍्दा 
करता है जो मकान-मालिकोंपर यह जिम्मेवारी डालता है कि वे फौजी कानूनके उन 
नोटिसोंकी रक्षा करें जो उनके मकानोंपर चिपकाये गये हे। भारत सरकार उन परि- 
स्थितियोंमें दिये गये इस आदेशको अनुचित कहनेको तैयार नहीं है। अल्पमत इस बातको 
बहुत ही बुरा बताता है कि फौजी कानूनके कुछ नोटिस फाड़ दिये जानेके कारण 
सनातन धर्म कालेजके प्राध्यापकों तथा छात्रोंकोी बन्दी बनाया गया। भारत सरकार 
मानती है कि यह आदेश उक्त मामलेके सम्बन्धर्मे जरूरतसे ज्यादा कड़ा था। इसके बाद 
अल्पमत कुछ अधिकारियोंके आच'रणकी आलोचना तथा भत्सना करता है, खास तौर 
पर फौजी कानूनके प्रशासन कालमें कर्नल ओन्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ और जैकबने 
जो अनेक आदेश जारी किये थे उसने उनके लिए इन तीनोंकी आलोचना की है। 
भारत सरकार मानती है कि इन अधिकारियोंने उक्त अवसरोंपर अवेध और कुछ 
मामलोंमें अनुचित कार्य किया। यद्यपि इन सब मुद्दोपर अल्पमतकी रिपोर्टके निष्कर्ष 
अत्यन्त निश्चयात्मक' और कुछ मामलोंमें प्री तरह न्यायसंगत हे फिर भी यह याद 
रखना चाहिए कि फौजी कानून प्रशासतके संचालक अधिकारियोंसे ऐसी अपेक्षा नहीं 
की जा सकती कि वे असाधारण परिस्थितियोंमे भी उसी सावधानी और विवेकसे 
काम लें जिनसे साधारण परिस्थितियोंमें काम लेना सम्भव है। व्यवस्था स्थापित हो 
जानेपर शान्त वातावरणमें इतके कार्योकी बादको की जानेवाली जाँचके लिए इस 
प्रकारके मापदण्डका सख्तीसे लागू किया जाना भी सम्भव नहीं है। 

४०. अल्पमत फौजी कानूनके अन्तर्गत अदालतोंकी कार्य-प्रणालीपर एक अलग 
अध्यायमें विचार करता है। उसका छाहौरमें एक अतिरिक्त सहायक आयुकक्‍त द्वारा 
एक बारातके कुछ लोगोंपर कोड़े रगवानेकी निन्‍दा करना ठीक है। पंजाब सरकारने 
सत्ताके इस दुरुपयोगके लिए उत्तरदायी अधिकारीके खिलाफ तुरन्त कारंवाई की। 
समरी अदालतोंकी प्रक्रियाकों असन्तोषजनक कहकर उसपर चोट की गई है। भारत 
सरकार नहीं मानती कि जब फौजी कानून लागू किया गया हो, उस समय ऐसी 
अदालतोंसे उम्मीद की जाये कि वे प्रक्रियाकी वही औपचारिकताएँ निबाहें जो साधा- 
रणत: निब्राही जाती हों। बहुमतकी अपेक्षा अल्पमतकी रिपोर्ट बहुत संख्यामें लोगोंकी 


परिशिष्ट ६०७ 


बिना मुृकदप्ता चलाये गिरफ्तारी और रिहाईकी कटुतर आलोचना करती है। भारत 
सरकारके विचारसे फौजी कानूनकी अवधिमें शान्ति कायम करनेके लिए गिरफ्तारी 
और थोड़े समयके लिए नजरबन्दी, निवारक उपायके रूपमें न्‍्यायसंगत हें। इसके 
अजाता गिरफ्तार लोगोंमें से बहुतोंपर बादमें अभियोग इसलिए नहीं चलाया गया कि 
यद्यपि सबृत उपलब्ध थे फिर भी उसी प्रकारके अपराधोंके लिए बड़ी संख्यामें छोगोंको 
सजा देनेके कारण जितना चाहिए था उतना असर हासिल हो ही चुका था। तथापि 
भारत सरकारकी राय है कि इतने लोगोंकों खासकर डाक्टर केदारनाथ, श्री गुरदयाल 
सिह, डाक्टर मनोहरछाल और गुरदासपुरके छः वकीलोंको, लम्ब॑ अर्सेतक बन्दी रखना 
भारी भूछ थी। वह परिस्थितिकी कठिनाइयोंको नजरन्दाज नहीं करती; फिर भी इन 
मामलों में को गई कारंवाईपर अपनी असहमति व्यक्त करनेके लिए वह विवश है। 

इस' सिलिसिलेमें पुलिस तथा अन्य' सेवाओंके मातहत अधिकारियोंपर लगाये गये 
भ्रष्टाचार तथा बन्दियोंके साथ किये गये दुर्व्यवहारके आरोपोंके सम्बन्धर्मं जिनका कि 
दूर-द्रतक प्रचार किया गया है, हम मौन नहीं रह सकते। घटनाके काफी समय 
बाद लगाये गये आरोपोंकी जाँच-पड़तालमें आनेवाली कठिनाइयोंको हम समझते हें, 
फिर भी हम जाँच-पड़ताल करने और जिन मामलोंमें निश्चित शिकायतें की गई हे 
और जिनपर अबतक कार॑वाई नहीं की गई है, उनपर मुनासिब कारववाई करनेके 
लिए स्थानीय सरकारोंको निर्देश देंगे। 

४१. हम इस बातकों स्वीकार करते हें कि पंजाबमें फौजी कानूनका प्रशासन 
कुछ विशेष मामलोंमें सत्ताके दुस्पयोग, अनियमितताओं, और अन्यायपूर्ण तथा अनुत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्योके कारण दूषित हो गया था। इसके अलावा इस बातमें भी हमारी 
समितिसे एकराय' है कि यद्यपि अन्ततोगत्वा | ऐसी परिस्थितिमें | फौजी अधिकारियोंको 
सर्वोपरि माननेके सिद्धान्तको दृष्टिमें रखना चाहिए, फिर भी व्यावहारिक रूपसे 
अधिकारियोंकोीं भी ऐसी हिदायतें देते रहना चाहिए जो कत्तेंव्य निभानेमें उनका मार्गदर्शन 
करें। हमारी रायमें ऐसी हिदायतोंका न होना ही उन बुराइयोंका कारण था जो 
पंजाबके फौजो कानूनी प्रशासनमें पाई गई हैँ। अनुभवहीनता, स्थानीय' परिस्थितियोंके 
ज्ञानका अभाव और असाधारण स्थिति आनेपर मार्गदर्शनका अभाव, इन सबके कारण 
अधिकांश भूलें हुईं, सत्ताके दुस्पयोगके कारण नहीं। भारत सरकारका विचार है कि 
यदि भविष्यमें किसी क्षेत्रमें फौजी कानून छागू करना जरूरी हो जाये तो विभिन्न 
सैनिक अधिकारियोंके परामशंदाताके रूपमें काम करनेके लिए उच्च असैनिक अधि- 
कारियोंको निधुक्त किया जाना चाहिए। सैनिक अधिकारी अपने असैनिक परामश्शदाताकी 
राय' माननेकों मजबूर नहीं होगा; परन्तु यदि वहु उस रायके विपरीत फैसला करे तो 
अपनी जिम्मेदारीपर करे। रिपोर्टके इस अंशसे हमें जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण 
करनी है वह यह कि भविष्यमें इन भूलों और अतिय्रमितताओंकों न दोहराया जाये। 
हमने तदनुसार हिंदायतें जारी करनेका निर्णय किया है। ये हिंदायतें इस उद्देश्यकी पूर्ति 
करेंगी और ऐसे मामलेमें विशेषकर सैनिक अधिकारियोंकों साधारण प्रशासनमें, 
जरूरतसे ज्यादा हस्तक्षेप करनेसे विरत करेंगी। 


६०८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


४२. भारत सरकार फौजी कानूनके अन्तर्गत अदालतोंकी कार्यप्रणालीपर चर्चा 
समाप्त करनेसे पूर्व, स्थानीय सरकारकी उस कारंवाईका उल्लेख कर देना चाहती है 
जो फौजी कानून हटा लिये जाने और व्यवस्था कायम हो जानेपर इन अदालतों द्वारा 
दी गई सजाओंका असर मिटानेके लिए की गई थी। जून और नवम्बर महीनोंके बीच 
६३४ मामलोंमें सजाएँ कम कर दी गई, ४५ मृत्युदण्ड कारावासमें परिवर्तित कर दिये 
गये और ४३ व्यक्तियोंकों रिहा कर दिया गया। नवम्बरमें समरी अदालतों द्वारा दी 
गई, उन' सजाओंपर जो अभी समाप्त नहीं हुई थी, पुनरविचारके लिए उच्च न्यायारूयके 
न्‍्यायाधीशोंकी नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भेजे जानेवाले ऐसे 
अन्य मामलोंपर भी विचार करनेके लिए न्यायाधीशोंसे कहा गया जिनकी सुनवाई फौजी 
कानून आयोगमें हो चुकी थी। दिसम्बरमें पुनविचार करनेवाले न्‍्यायाधीशोंकी सिफा- 
रिशोंके परिणामस्वरूप, समरी अदालतों द्वारा दण्डित ९२ व्यक्ति रिहा कर दिये गये। 
आगे इसी तरहके और भी कदम उठाये जाते, लेकिन इसी महीनेकी २३को आम- 
माफीके सन्देश सहित शाही घोषणा प्रकाशित की गई और उसके अन्तर्गत ६५७ बन्दियों 
पर अनुकम्पा की गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। फरवरी तक उपद्रवोंके सिल- 
सिलेमें दण्डित १,७७९ व्यक्तियोंमें से जिनपर उपद्रवोंके सिलसिलेमें अभियोग चलाया 
गया था, केवल ९६ ऐसे घोर अपराधी ही जेलमें रह गये थे जिन्होंने हिसाके गम्भीर 
अपराधोंमें हिस्सा लिया था और तबसे यह संख्या भी घटकर ८८ रह गई है। सारे 
पंजाबमें लेफ्टिनेंट गवर्नेरकी उद्यरता और सहानूभूतिपूर्ण सिफारिशोंके अनुसार ही राज- 
नीतिक बन्दियोंपर अनुग्रह किया गया। उन्होंने प्रान्तमें शान्तिपूर्ण वातावरण पुनः स्थापित 
करनेके लिए जो प्रयत्न किय उन्हें भारत सरकारने आभार सहित स्वीकार किया। 

४३. अब भारत सरका रके लिए साम्राज्यके उन सैनिक अथवा असैनिक अधिकारि- 
योंके आचरणका उचित मूल्यांकन करना शेष रह जाता है जो इन उपद्रवोंसे प्रभावित 
क्षेत्रोंम तैनात किये गये थे। इसके अलावा समितिकी रिपोर्टको अन्तिम रूपसे निपटानेसे 
पहले सारी स्थितिका विचार करते हुए दो-चार बातें और कह देना भी आवश्यक 
मालूम पड़ता है। शान्ति और व्यवस्था कायम हो चुकनके बाद शान्त वातावरणमें उन 
लोगोंके व्यवहा रका उचित मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन है जो गम्भीर संकट-कारूका 
मुकाबला करते समय तदनुसार तुरन्त निर्णय करनेके लिए बाध्य थे। साहस और 
पहल करनेके गुण उपद्रवकी प्रारम्भिक अवस्थामें अत्यन्त अमूल्य होते हें; किन्तु बादकी 
अवस्थामें यदि उनका विवेकके साथ उपयोग न किया जाये तो वे हानिकर भी हो 
सकते हें। ऐसे अवसरोंपर इस बातका निर्णय. करना कि कब कोई कदम उठाया जाये 
और कब न उठाया जाये बहुत कठिन होता है। अत: सही मूल्यांकनके लिए इस 
कठिनाईका खयाल रखता और सारी परिस्थितिपर सही दृष्टिकोणसे विचार करनेका 
प्रयत्न जरूरी है। 


सौभाग्यकी बात थी कि जब अप्रैल १९१९ में उपद्रव शुरू हुए, पंजाब एक बहुत 
अनुभवी और साहसी लेफ्टिनेंट गवर्नेरके शासनमें था। भारत सरकारका विचार है 
कि सर माइकेल ओडायरने महान्‌ संकटकालमें दृढता और साहससे काम लिया 


परिशिष्ट ६०९ 


और काफी हृदतक वे ही ऐसे खतरनाक उपद्रवकों शान्‍्त करनेके लिए जिम्मेदार थे 
जिसका शेष भारतपर भी विस्तृत एवं भयानक असर पड़ सकता था। 

सारी स्थितिपर विचार करते हुए हम उन सैनिकोंके सराहनीय आचरणकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करना चाहते हं, जिन्हें उपद्रवोंको दबानेके लिए नियुक्त किया गया था। 
कुछ बेयक्तिक उदाहरणोंकों छोड़नर जिनका कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है, 
अधिकारियों और सैनिकों, दोनोंने अत्यन्त गम्भीर परिस्थितियोंमें प्रशंसनीयः संयमसे 
काम लिया है। इसलिए भारत सरकार उनकी उंन सेवाओंके लिए जो उन्होंने देशमें 
उपद्रवोंको दबाने और पुनः शान्ति स्थापित करनेमें की, उनका अत्यन्त आभार मानती 
है और उनकी प्रशंसा करती है। 

उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंमे सिविल प्रशासनके सभी श्रेणियों और पदोंके अधिकारियोंने 
आमतौरपर आचरण और कत्तंव्यनिष्ठाका वेसा ही स्तर ऊँचा रखा है जिसकी कि भारत 
सरकार उनसे आशा रखती थी। न केवल वे लोग धन्यवादके पात्र हे जिनका कि 
व्यवस्था पुनः: कायम करनेसे सीधा सम्बन्ध था वरन्‌ वे लोग भी जिन्होंने ऐसे उपद्रवके 
समय भी शान्ति और दुृढ़ताके साथ अपना सामान्‍्य' कत्तेग्य निभाकर जनताका विश्वास 
पुनः स्थापित करनेमें बड़ा काम किया। कुछ अधिकारियोंके नाम जिनकी विशेष प्रशंसा 
को गई है, पहले ही बताये जा चुके हे, परन्तु यदि स्थानीय' सरकारका विचार है 
कि और भी ऐसे अधिकारी हों जिनके आचरण विशेष प्रशंसाके योग्य हें, तो उनके 
नाम जल्दीसे-जल्दी हमारे ध्यानमें लाये जाने चाहिए। 

 गैर-सरकारी लोगोंमें से जिन्होंने उस आन्दोलनको रोकनेका पूरा प्रयत्न किया जो 
कि उन उपद्रवोंके साथ भयानक झरूपसे सम्बद्ध था, या जिन्होंने अपने प्रभावसे और 
सहायता देकर व्यवस्था पुनः कायम करनेमें अधिकारियोंकी मदद की, भारत सर- 
कार उनका पूरी तरह आभार मानती है और स्थानीय सरकारोंसे कहा जायेगा कि 
इस तरहकी वेयक्तिक सहायता अस्वीकृत या अपुरस्कृत न रहने पाये। 

भारत सरकारको यह देखकर अत्यधिक सन्‍्तोष होता है कि सभी वर्गों और 
धर्मोके ऐसे अनेक लोग थे, जिन्होंने क्रुद्ध भीड़े सामने अपनी जान खतरेमें डालकर 
उपद्रवसे पीड़ित बेगुनाहोंकी मदद की, या उनके प्रति सहानुभूति दिखाई। यहाँपर हम 
पुनः चाहते हे कि ऐसे सभी कार्योकों अत्यन्त निदिचत रूपसे स्वीकार किया जाये, या 
जिन मामडछोंमें उचित हो उन्तमें आ्थिक पुरस्कार दिया जाये। 

४४. जित अविकारियोंके कार्योंकी सही तौरपर आलोचना या तिन्‍्दा की गई है, 
उनके ताम इस खरोतेमें दिये गये हें और स्थानीय सरकारोंसे प्रार्थना की जायेगी कि 
वे इस प्रकारका आवश्यक कदम उठायें जिससे इन मामलोंमें भारत सरकारकी 
नापसन्दगी जाहिर हो। 

जनरल डायरके मामलेका अलछूगसे उल्लेख करना आवश्यक है। इस अधिकारी 
द्वारा जलियाँवाला बागमें की गई कारंवाईपर हमने बहुत सतकंतासे विचार किया है। 
हम इस निश्चयपर पहुँचे हें कि उसका हेतु दूषित नहीं था और वह कठोर किन्तु 
अ्रान्त कत्तेव्य-भावनासे प्रेरित थी। तथ्य' अत्यन्त स्पष्ट हें। जनरल डायरने दुःखद 


१७-३९ 


६१० सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


घटनाके सम्बन्धमें अपनी जवाबदेही कम करने या अपने कार्य या उद्देश्यपर अनुकूल 
रंग चढ़ानेका कोई प्रयत्न नहीं किया है। उसके आचरणका औचित्य सिद्ध करनेके लिए 
केवल यही कहा जा सकता है कि उसके सामने तथा उसके अधिकारक्षेत्रमं आनेवाले 
इलाकेमें जो स्थिति थी उसके अनुसार सैनिक कारवाईकी आवश्यकता थी। जनरलू 
डायरके सामने जो परिस्थिति थी उसमें किसी भी अधिकारीकों अवश्य ईमानदारी और 
मुस्तैदीसे काम करना चाहिए परन्तु उसमें मामलेके मुताबिक मानवीय भावना भी होनी 
चाहिए। हम मानते हें कि महान्‌ संकटके समय' सम्भव हैं कि अधिकारी अस्थायी तौरपर 
निर्णयकी अपनी शक्तिका सन्तुलन' खो बैठे, इसलिए उतनी छूट इस मामलेमें भी होनी 
चाहिए। हम यह भी मानते हे कि जनरल डायरके कार्यका अन्तिम परिणाम चाहे 
कितना ही घातक क्‍यों न रहा हो किन्तु उसका फल यह हुआ कि उपद्रवी शक्तियाँ 
तुर्त निरुत्साहित हो गईं। हमने अपने उस प्रस्तावकों भी नजरअन्दाज नहीं किया 
है जिसमें हमने उपद्रव दबानेके कष्टसाध्य' कत्तंव्यमें व्यस्त अधिकारियोंकों पूरी स्वीकृति 
और सहायता देनेका वचन दिया था। तथापि इन सभी तथ्योंपर सावधानीके साथ 
विचार करते हुए हम इसके अछावा और किसी निष्कर्षपर नहीं पहुँच सकते हें कि 
जलियाँवाला बागमें जनरल डायरने मामलेके लिए जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक 
तथा जितनी कोई भी समझदार व्यक्ति करना जरूरी समझ सकता था उससे भी अधिक 
कार्रवाई की। और उन्होंने उतनी भी मानवीय' भावना नहीं दिखाई जितनी की उक्त 
मामलेमें दिखाई जा सकती थी। हम खेदसहित इस निर्णयपर पहुँचे हें क्योंकि हम 
जनरल डायरकी उन विशिष्ट सेवाओंकों जो उन्होंने सैनिककी हैसियतसे की हें या 
उस राहतको जो उन्होंने हालके अफगान युद्धमें थाल स्थित सैन्य' दलकों बड़ी बहा- 
दुरीके साथ पहुंचाई थी, भूल नहीं सकते। फिर भी हमें निर्देश देना होगा कि उप- 
युक्त निर्णय परमश्रेष्ठ प्रधान सेनापतिको भेज दिया जाये और उनसे प्रार्थना की जाये 
कि वे उक्त मामलेमें मुनासिब कारंवाई करें। 

४५. हमने पीछे कई बार यूरोपीयों तथा भारतीयोंकी उपद्रवोंमें हुई प्राणहानिके 
प्रति बहुत खेद व्यक्त किया है और जो इन दुःखद घटनाओंके शिकार हुए हें उनके 
शोक-संतप्त कुटुम्बियोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। हम एक बार फिर उन सबके 
प्रति जिन्हें इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ा हैं, खेद और सहानुभूति व्यक्त करना चाहते 
हैं। उन लोगोंको, जो उसके कानूनन हकदार थे मुआवजा दिया गया है--यज्पि सही 
तो यह है कि उनकी हानिकी ठीक पूर्ति तो हो नहीं सकती ---और जो सरकारी कमे- 
चारी इन उपद्रवोंमें मारे गये हे उनके आश्वितोंके लिए पर्याप्त व्यवस्था या तो कर दी 
गई है या कर दी जायेगी। पंजाब सरकारसे उन लोगोंके मामछोंपर विचार करनेके लिए 
भी कहा जायेगा जो अपने भरण-पोषणकर्त्ताओंके जलियाँवाला बाममें मारे जाने या उन्हें 
स्थायी रूपसे चोट पहुँचनेके कारण संकटमें पड़ गये हें और यदि ऐसे लोगोंको स्थानीय 
दान-संगठनोंसे' सहायता मिली हो तो जरूरत पड़नेपर उन्हें और सहायता दी जाये। 

४६. अब हमते समितिके सभी निष्कर्षोका सर्वेक्षण कर लिया है। हमारी रायमें 
अप्रैल १९१९की घटनाओंसे एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करना शेष है। 


परिशिष्ट ६११ 


इन उपद्रवोंकी स्मृतिको उस सविनय अवज्ञा आन्दोलनसे पृथक करना असम्भव होगा 
जो उपद्रवोंका मुख्य तात्कालिक कारण था। जब यह आन्दोलन शुरू किया गया था, तब 
-- यद्यपि विचारशील व्यक्तियोंको यह बात स्पष्ट दिख रही थी, किन्तु --- मालूम पड़ता 
है इसके प्रवतेकोंको यह बात' स्पष्ट दिखाई नहीं दी कि भारत प्रगतिकी जिस मंजिलसे 
आज गुजर रहा है उसमें (अन्य देशोंमें चाहे जो-कुछ हो) आम जनताकों कुछ चुने 
हुए कानूनोंकों तोड़नेकी सलाह! देनेका फल यह होगा कि लोग अपना सन्तुलन खो देंगे 
और तब ऐसी' स्थिति भी आ सकती है जिसमें सभी कानून टूट जायें और अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाये। पिछले वर्षके कटु अनुभवसे अब इस प्रश्नके उत्तरमें सन्देहकी गुंजा- 
इश ही नहीं रहती और जो लोग आगे चलकर, चाहे किसी भी उद्देश्यसे हो, ऐसा 
आन्दोलन प्रारम्भ करते हें उन्हें अब यह साफ समझमें आ जाना चाहिए कि जिन 
ताकतोंकों वे अपने नियंत्रणमें नहीं रख सकते उन्हें उभाड़नेका परिणाम क्‍या होगा। 
हम केवलरू आशा! ही कर सकते हें कि यह चीज सदाके लिए सीख ली गई है। ऐसे 
आन्दोलन छेड़ना जान-बूझकर आगसे खेलनेके समान है और हम आशा करते हें कि 
भविष्यमें सही ढंगसे विचार करनेवाले सभी छोग जान-बूझकर ऐसी आगसे खेलनेका 
दृढ़ताके साथ विरोध करेंगे। 

अन्तमें हम यहाँ अपनी यह हादिक आशा व्यक्त करना चाहते हे कि ऐसी घटना- 
ओंसे ग्रहण करने योग्य शिक्षा केवल निषेधात्मक ही नहीं है। उस कालके प्रारम्भसे 
जिसकी यहाँ जाँच-पड़ताल की गई है भारतमें एक नये युगका प्रारम्भ हुआ है और 
नथे युगके आगमनकी इस घटनाने सम्राट्कों वह अनुग्नरहपृर्ण घोषणा करनेका अवसर 
दिया है जिसे भारतमें उनकी समस्त प्रजाने मनसे पसन्द किया है। हम इस अवसरपर 
इस सन्देशकी मुख्य बातकों दुहराते हें; हमें विव्वास है सम्राटकी यह हार्दिक इच्छा 
कि उनकी प्रजा और सरकारी अधिकारियोंके बीच कटुताकी भावना बिलकुल समाप्त 
हो जानी चाहिए सफल होगी -- लोग उसपर ध्यान देंगे और उसे पूरा करेंगे। 

४७. अन्तमें हम लॉड हंटर तथा उनकी समितिके सदस्योंकों धन्यवाद देना चाहते 
हैँ। उन्होंने जाँचका यह कार्य जो प्रारम्भसे ही अत्यन्त कठिन था और जिसके करनेमें 
प्रशंधाकी कोई आशा नहीं थी, अत्यन्त योग्यता और कठिन परिश्रमसे किया है और 
ऐसी रिपोर्ट दी है जिसने बहुतसे सन्देह और विबाद दूर किये और हमें उन्न अनेक 
मामलोंमें जो निर्णयकी अपेक्षा रखते थे सही निर्णय कर सकने में अत्यन्त सहायता दी। 


आपके, आदि, 
(हस्ताक्षर) चैम्सफोर्ड 
सी० सी० मनरो 
जी० एस० बाज 
डब्ल्यू० एच० विन्सेंट 
एम० शफी 

डब्ल्यू० एम० हेली 
टी० एच० हॉलेंड 
ए० पी० मुडडीमेन 


परिशिष्ट ५ 
भारत सरकारके खरीतेके उत्तरमें मॉण्टेग्युका पत्र 


इंडिया ऑफिस 
लन्द्न 
२६ मई, १९२० 


सं० १८८ पब्लिक 
सपरिबद्‌ गवर्वर-जनरल महोदयकी सेवा 
महानुभाव, 


पिछले वर्षके प्रारम्भमें पंजाब तथा भारतके अन्य भागोंमें हुए उपद्रवोंपर लॉडड 
हंटरकी' समितिकी रिपोर्टपर महामहिमकी सरकार विचार कर चुकी हैं। आपके ३ 
मईके पत्र और तार द्वारा मुझे भेजे गये उसके मूल पाठके अनूसार आपकी सरकार 
रिपोर्टकी छाव-बीनके बाद जिन निष्कर्षोंपर पहुँची है, महामहिमकी सरकारको मेंने 
उनकी सूचता भी दे दी है। रिपोर्ट और आपके पत्रमें जिन सब बातोंकी चर्चा है, 
वह ठीक ही है किन्तु महामहिमकी सरकारने उनका उतने विस्तारसे सर्वेक्षण करना 
जरूरी नहीं समझा; परन्तु मामछेपर विचार करनेके अनन्तर वह रिपोर्ट्से निष्पन्न 
कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोंके सम्बन्धर्मे निश्चित निष्कर्षोपर पहुँची है और चाहती 
है कि में आपके पत्रके जवाबर्में आपको इन निष्कर्षोका उनके द्वारा सोच-समझकर 
स्वीकार किया गया विवरण भेज दूँ। इस पत्रके २ से ८ तकके अनुच्छेदोंमें आप 
यह विवरण पायेंगे। 

२. सामान्य :-- लॉड हंटरकी समितिकी रिपोर्ट, रूम्बे अरसेतक धैयेपू्वक की गई 
जाँच-पड़तालके नतीजे प्रस्तुत करती है। यदि उसके अत्यन्त पूर्ण और सावधानीसे 
निकाले गये इन निष्कर्षोका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जाता तो 
समितिका श्रम व्यर्थ जायेगा। जो निष्कर्ष यहाँ कलमबन्द किये गये हें वे मुख्यतः 
इस विश्वाससे प्रेरित हे कि रिपोर्टका उपयोग करते समय महामहिमकी सरकार 
तथा भारत सरकारका मुख्य कत्तंव्य यह ठहराना नहीं है कि जो गलतियाँ हुई हें 
उनका दोष किसपर है और न उन्हें दण्डित करना है, बल्कि यह है कि यदि 
दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियोंके फलस्वरूप भारतमें फिर कभी वेसी ही हालत पैदा हो 
जाये जैसी कि सन्‌ १९१९की बसन्‍तमोें हो गई थी तो ऐसे दोषारोपण या पर्चात्तापके 
अवसर कदापि न आने दें। 

३. १३ अप्रऊको अमृतसरमें ब्रिगेंडियर जनरल डायरका आचरण :-- १३ अप्रैल 
१९१९की शामकों अमृतसरके जलियाँवाला बागमें हुई घटनाकी मुख्य बातें सुविदित 
है। लॉ हंटरकी रिपोर्ट्मे उनका विस्तृत वर्णन किया गया है और लिखित तथा 


मर परिशिष्ट ६१३ 


मौखिक दोनों प्रकारके बयानोंमें, जो खुद ब्रिगेडियर जनरल डायरने समितिके सामने दिये 
और जिनका सम्पूर्ण और अधिकृत पाठ जनताकों उपलब्ध नहीं है, उनका विगतवार पूरा 
विवरण मिल जाता है। तथ्योंके बारेमें कोई सन्देह नहीं है और न कोई विवाद ही 
है। जरूरत यहाँ केवल इतनी है कि संक्षेपर्मं उन्हें फिरसे उनके अनलंकृत रूपमें पेश 
कर दिया जाये। अप्रैल ११की सुबहको ब्रिगेडियर जनरल डायरने जो ११की रातकों 
अमृतसर पहुँच गये थे, एक घोषणा जारी की। घोषणामें दूसरी बातोंके साथ-साथ शहर- 
के अन्दर या बाहर जूलूस बना कर चलनेकी मनाही की गई थी और कहा गया 
था कि “ऐसा कोई भी जूलस या चार व्यक्तियोंका एक जगह इकट्ठा होना गैर- 
कानूनी माना जायेगा और यदि जरूरत हुई तो उसे हथियारोंके बलपर तितर-बितर 
किया जायेगा। इस घोषणाकों सुनानेके लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर सुबह ९ बजेके 
करीब अपने स्थानसे चल़े थे, और करीब डेढ़ बजे वापस लौटे थे। उनके नतृत्वमें 
जब सेनाकी टुकड़ी सड़कोंसे होकर आगे बढ़ रही थी, उस समय यह घोषणा शहरके 
कई स्थानोंपर पढ़कर सुनाई गई थी। रामबागमें अपने डेरेपर वापस पहुँचनेसे करीब 
एक घंटा पूर्व ब्रिगेडियर जनरल यह सुन चुके थे कि उनकी घोषणाके बावजूद शामको 
साढ़े चार बजे लोग जलियाँवाला बागर्में एक विशाल सभा करनेवाले हें और ४ बजे 
उन्हें खबर मिली कि रूगभग १,००० लोग वहाँपर इकट्ठा हो चुके हें। शामको चार 
बजते ही ब्रिगेडियर जनरल डायरने प्रवेशरोधीदलोंके साथ अपने डरे रामबागसे कूच 
कर दिया; (वे पहले ही शहरके मुख्य द्वारोंपर प्रवेशरोध करनेका निरुचय कर चुके 
थे;) उनके साथ दो बख्तरबन्द गाड़ियाँ और राइफलोंसे सज्जित ५० तथा केवल 
खुखरियोंसे सुसज्जित ४० भारतीय पैदल जवानोंका एक विशेष दल भी था। वे सीधे 
जलियाँवाला बागको चल पड़े। वे अपने प्रवेशरोधी दलोंको रास्तेमें छोड़ते गये और 
जलियाँवाझा बाग पहुँचकर अपने जवानोंको एक संकरी गलीसे बागमें ले गये और उन्हें 
तुरन्त प्रवेश-स्थलके दाँये-बाँये तैनात कर दिया। गली बहुत संकरी होनेके कारण बख्तर- 
बन्द गाड़ियोंको वे बाहर छोड़ आये थे। जवानोंकों तेनात कर देनेके बाद ब्रिगेडियर 
जनरल डायरने तुरन्त गोली चलानेका हुक्म दे दिया और सामनेकी उस घनी भीड़पर 
(जिसमें उनके अपने अन्दाज़से कोई ५,००० लोग रहे होंगे) करीब दस मिनटतक 
लगातार गोलीबार जारी रखा, और यह क्रम गोलियोंका भंडार लगभग समाप्त होने- 
तक जारी रहा। गोलीबारमें ३०३ मार्क धवाली गोलियोंके १६५० राउन्ड चलाये गये। 
परिणामस्वरूप अन्दाज है कि ३७९ व्यक्ति हत हुए, आहतोंकी संख्या ठीक-ठीक निर्धा- 
रित नहीं की जा सकी है, परन्तु हंटर समितिका अनुमान है कि वह मृतकोंकी संख्याका 
तीन गूना रही होगी। गोलीबार बन्द करनेका हुक्म देनेके तुरन्त बाद ब्रिगेडियर जनरल 
डायरने अपनी फौज वापस रामबाग कूच करवा दी। जनरल स्टाफ (१६वीं भारतीय 
डिवीजन ) को दिये गये लिखित बयानमें, जो बादमें डॉर्ड हंटरकी समितिके सामने रखा 
गया, जनरल डायरने देरतक इतना ज्यादा गोलीबार करानेका कारण इस प्रकार 
बताया है: “जबरदस्त खतरेकी सम्भावना उत्पन्न होनेपर ही वीरताकी पूरी भावना 
जागृत हो सकती है। मेंने मामरेपर हर दृष्टिसि विचार किया था और कत्तंब्य तथा 


६१४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सैनिकवृत्ति दोनोंने मुझे गोलीबारके लिए प्रेरित किया। और इस विषय मेरे मनमें 
भी इन्द्व नहीं था। में बराबर यह सोच रहा था कि कल यह भीड़ डंडा फौज का 
रूप ले लेगी। इसलिए मैने गोली चलाई और भीड़के तितर-बितर हो जानेतक उसे 
जारी रखा। में समझता हूँ कि आवश्यक नैतिक और व्यापक प्रभाव उत्पन्न करनेके 
लिए --- और अपने कार्यका औचित्य सिद्ध करनेके लिए ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना मेरा 
कत्तंव्य था --- कमसे-कम जितना गोलीबार आवश्यक था उतना ही किया गया। यदि 
और फौज सुलभ होती तो हताहतोंकी संख्या और भी अधिक होती। उस समय प्रश्न 
केवल भीड़को तितर-बितर करनेका नहीं था, बल्कि सैनिक दृष्टिसे न केवल उन लछोगों- 
पर, जो मौजूद थे वरन्‌ मुख्यतया समस्त पंजाबसमें पर्याप्त नेतिक असर पैदा करनेका 
था। जरूरतसे ज्यादा सख्ती का तो कोई सवार ही नहीं उठता। 

असेनिक सत्ताकी मददके लिए जब कभी सैनिक कार्यवाहीकी जरूरत पड़ती है 
तो सदा महामहिसकी सरकारकी नीति आवश्यकताके अनुसार कमसे-कम शक्तिका 
प्रयोग करनेके सिद्धान्तसे परिचालित रही है। महामहिमकी सरकारका निरचय है कि 
जब भी दुर्भाग्यसे परिस्थितिवश ब्रिटिश साम्राज्यमें असेनिक उपद्रवको सेनतिक बलसे 
दबाना जरूरी हो जाये तो नीतिका मुख्य अंग यही सिद्धान्त रहेगा। 

हमें खेदपूर्वक किन्तु निश्चयपूर्वक यह कहना ही पड़ेगा कि जलियाँवाला बागमें 
ब्रिगेंडियर जनरल डायरका कार्य इस सिद्धान्तके सवंथा प्रतिकूल था। उनके सामने काम 
इतना ही था कि वे एक बड़ी किन्तु स्पष्ट ही निःशस्त्र सभाकों, जो उनके आदेशकी 
अवज्ञा करके इकठठी हो गईं थी, यदि जरूरी हो तो बल प्रयोगसे तितर-बितर कर 
देते। सम्भव है कि अपने अधीन सैनिक बल, भीड़की संख्या और शहरके रहनेवालोंकी 
सामान्य मनःस्थिति और रुखको देखते हुए, उन्हें थोड़ा गोलीबार करने और कुछको 
मारे बिना इसमें पूरी सफलता पानेकी सम्भावना दिखाई न दी हो। परन्तु यह निदिचत 
है कि जितना बल प्रयोग करनेकी आवश्यकता है उसका निरचय करनेका उन्होंने कोई 
प्रयत्त नहीं किया, और वास्तवमें जो बल प्रयोग उन्होंने किया, वह भीड़को तितर- 
बितर करनेके लिए जरूरी बलसे बहुत ज्यादा था और उससे नाहक ही लोगोंकी जानें 
गईं और उन्हें शोचनीय कष्ट हुए। इतना ही नहीं उनकी भूल इससे भी बड़ी थी। सभामें 
निःसन्देह ऐसे अनेक लोग थे, और उनमें से कई तो आसपासके गाँवोंसे शहरमें आये 
थे, जो उनकी घोषणा अथवा सभामे शरीक होनेके खतरेसे अनभिन्ञ थे। घोषणा शहरके 
एक भागमें ही प्रचारित हुई थी और यह भाग सभास्थलसे थोड़ा दूर था। गोली 
चलानेके पूर्व कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। शहरकी हालत, मौसमकी गर्मी और 
दहहरमें आनेके बादसे जनरल डायरकी इस फौजपर पड़नंवाले दबावकों ध्यानमें रखते 
हुए पहले मुद्देपर बहुत जोर देना अनुचित होगा परन्तु गोली चलानेसे पहले चेतावनी 
न देना अक्षम्य है। इसके सिवा, उन्होंने आहत व्यक्तियोंकों डाक्टरी मदद पहुँचानेका 
भी कोई प्रयत्न नहीं किया --जो स्पष्ट ही कत्तेव्यकी एक बड़ी त्रुटि थी। परन्तु 


२, लाद्दौरमें उन दिनों दंगाइथोंने अपना यही नाम रखा था । 


परिशिष्ट ६१५ 


ब्रिगेडियर जनरल डाय'रके विरुद्ध जो-कुछ कहा जा सकता है, उसमें सबसे गम्भीर 
बात तो उनके सामने उपस्थित परिस्थितियोंमें अपने कत्तेव्यके विषयमें उनकी बहू 
धारणा है जिसे उन्होंने खुद ही अपने बयानमें प्रस्तुत किया है। 

उन्होंने जिस सिद्धान्तकों अपने कार्यया आधार बनाया महामहिमकी सरकार 
उसका तीतब्रतासे खण्डन करती है। उनके अपने वक्‍षतव्यके अनुसार, यदि उनके पास और 
फौज होती, और यदि घटनास्थरूपर सशस्त्र गाड़ियोंका प्रयोग सम्भव होता तो उनका 
यह कार्य और भी भयातक रूप धारण कर सकता था। सम्राट्की सरकारने भारतमें 
सामान्यतथा अधिकारियोंके सामने तथा ब्रिगेडियर जनरल डायरके सामने विशेष रूपसे 
१३ अप्रलको जो गम्भीर परिस्थिति थी, उसे नजरअन्दाज नहीं किया है और उन परि- 
स्थितियोंमें त्रिगेडियर जनरल डायरने जिस उत्तरदायित्वका अनुभव किया, उसकी गम्भी- 
रताका भी उसे पूरा खयाल है। सम्राटकी सरकारके विचारसे यूरोपीयोंकी जान तथा 
ब्रिटिश और भारतीय फौजोंकी सुरक्षाको, समितिकी रिपोर्ट्स जितना जाहिर होता है, 
उससे कहीं ज्यादा खतरा था। तीन दिन पहले अमृतसरमों ही बड़े बबेर किस्मकी 
हत्याएँ और आगजनीकी घटनाएँ हो चुकी थीं और शहर लगभग उस समय भी भीड़के 
हाथोंमें था। चारों ओरके देहातोंसे भी हर घंटे उसी तरहकी घटनाओं और संचार- 
साधनोंपर हमलोंकी खबरें प्राप्त हो रही थीं और इन खबरोंमें (संचार-साधनोंपर 
हमलोंमें सफलताके कारण) जो कमी थी उसकी पूरति अफवाहोंसे हो रही थी। इन 
अफवाहोंकी सचाईकी जाँचका उपाय नहीं था और इसी तरह उनपर अविद्ववास करनेका 
भी कारण नहीं था। इस उत्तरदायित्वकों अपनी थोड़ी-सी फौजसे निभानेकी चिन्तामें 
स्वाभाविक था कि ब्रिगेडियर जनरल डाय'रके मनपर पंजाबकी आम हालतका ध्यान बना 
रहा। और उन्हें उस हालतको नजरमें रखकर अपनी योजना बनानेका हक था; परच्तु 
एक ऐसी नि.यरत्र भीड़नों इतना जबर्दस्त दण्ड देनेका हक उन्हें नहीं था, जिसने उस 
समयतक हिंसाका कोई भी कार्य नहीं किया था; और जिसने ताकतसे उनका मुका- 
बला करनेकी कोई कोशिश नहीं की और जिसमें अनेक लोग इस बाततक से अनभिज्ञ 
थे कि उनके वहाँ इकद्ा होनेसे जनरल साहबके आदेशका उल्लंघन हो रहा है। 

ब्रिगेडियर जनरल डाय'रने अप्रैल १३ को जो-कुछ किया उसपर अपना निर्णय' देते 
हुए उनके एक अन्य आदेशपर भी विचार करना जरूरी है। यह आदेश उन्होंने इसके 
६ दिन बाद जारी किया था और लोगोंमें उसका नाम रेंगनेका आदेश” पड़ गया 
है। यहाँपर इस आदेशका स्वरूप अथवा जिन परिस्थितियोंमें यह निकाला गया था 
उन्हें दुहराना अनावश्यक है। यदि इस आदेशका पालन उन लोगोंसे दण्डरूपमें कराया 
जाता जो वास्तवमें उस अपराधके अपराधी थे, जिसकी दुष्टता और काय'रताका भान' 
करानेके लिए उसकी' रचना की गई थी तो भी वह उचित न होता किन्तु उसका 
पालन ऐसे लोगोंसे कराया गया जिनका उस अपराधसे कोई सम्बन्ध नहीं था, और 
इसमें उद्देश्य यह था कि छोगोंको इस तरह अपमानित करके अमृतसरकी जनताके 
सामने उसके कुछ सदस्योंके द्वारा किये गये अपराधकी गम्भीरता प्रदर्शित की जाये --- 
यह बात सभ्य शासन-तन्त्रके प्रत्येक नियमके प्रतिकूल है। 


६१६ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय' 


किसी विद्रोही देशमें फौजी कानूनपर अमल करनेवाले फौजी कमाण्डरपर बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी होती है; किन्तु जब उसे ऐसी जनतापर उसका अमल करना पड़ता 
है जो वफादार है और जो स्वयं भी संरक्षणके लिए उसी सरकारकी ओर देखती है 
जिसकी सेवा वह कर रहा है, तब उसका यह उत्तरदायित्व अपरिमित रूपसे बढ़ जाता 
है। यदि सख्त तियम निर्धारित करके कार्य और निर्णयकी उसकी स्वतन्त्रता सीमित 
कर दी जाये अथवा संकटकाल बीत जानेपर उसने जो किया हो उसकी कड़ी आलो- 
चना की जाये तो जनताकी जिस सुरक्षाको बनाये रखना उसका उत्तरदायित्व है, वह 
सुरक्षा ही खतरेमें पड़ जायेगी। जो परिस्थिति तत्त्वतः सैनिक है वह उदार दृष्टि- 
कोण और सभी सम्भावताओंकी समुचित परिकल्पतापर आधारित सेविक व्यवस्थाकी 
आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर ही निपटाई जानी चाहिए। व्यवहारके कुछ ऐसे माप- 
दण्ड हैँ, जिनकी उपेक्षा कोई भी सभ्य सरकार नहीं कर सकती और सम्राट्को सरकार 
उनकी रक्षाके लिए कृतसंकल्प है। व्यवहारके उन मानदण्डोंकी समुचित रक्षा करते 
हुए फौजी कानूनपर अमल करनेवाला अधिकारी अपने प्राप्त कत्तंव्यकों उस तरीकेसे 
करनेको स्वतन्त्र होगा और अवश्य होना चाहिए जिसे उसकी निर्णयबुद्धि सर्वाधिक 
ठीक और प्रभावशाली बताये। और फिर काम पूरा हो चुकनेके बाद वह अपने 
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्ण समर्थशका भरोसा रख सकता है। 

ब्रिगंडियर जनरल डायरने उद्दश्यकी ईमानदारी और कत्तेव्ययी अपनी धारणाके 
प्रति अडिंग लगन दिखाई, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु जिन परिस्थितियोंमें वे 
थे उनमें महामहिमकी सरकार अपने कमीशन प्राप्त अफसरोंसे जिस कत्तंव्यकी आशा 
करती है और जिसके पालतपर उन्हें बाध्य करना चाहती है उससे उनकी अपने 
कत्तंव्यकी धारणा इतनी भिन्न है कि उन्हें जिस पद और दर्जेपर वे हे उसका उत्तर- 
दायित्व सौंपनेके योग्य मानता असम्भव है। आपने मुझे सूचना दी है कि कमांडर- 
इन-चीफने ब्रिगेडियर जनरल डाय'रको निर्देश दिया है कि वे ब्िगेड कमांडरके पदसे 
इस्तीफा दे दें और उन्हें सूचित किया है कि वे भारतमें किसी पदपर नियुक्त नहीं 
रह सकेंगे और आपने भी इस निर्देशसे सहमति प्रकट कर दी है। में इस निर्णयको 
सही मानता हूँ। मामलेसे सम्बन्धित तथ्य फौजी परिषद्‌ (आर्मी कौंसिल) के सामने 
भेज दिये गये हें। 

४. फौजों कानून घोषित करन और जारी रखनका ओऔचित्य :-हंटर समितिने 
बहुमतसे यह निर्णय किया है| कि फौजी कानूनकी घोषणा और पंजाबके जिन जिलोंमें 
वह लागू किया गया उनमें साधारण अदालतोंका आंशिक रूपसे लोप कर दिया जाना 
सही था। (अध्याय ११, अंश १७) उसके इस निर्णयपर आपत्ति करनेके कोई कारण 
नहीं हे। फौजी कानूनकी अवधि बढ़ा दिये जानेके सम्बन्धर्में यह स्पष्ट है कि उसे 
लागू करनेमें यह तय करनेका उत्तरदायित्व भी निहित हैं कि कब उसे समाप्त किया 
जाये। साधारणतया यह स्पष्ट है कि फौजी कानून जितने समयतक सावंजनिक सुरक्षाके 
लिए जरूरी हो, उससे ज्यादा समयतक न रहे; परन्तु इसके आगे फिर कोई ठोस 
कसौटी फंसछा करनेके लिए नहीं है; और बादमें हुई घटनाओंके आधारपर टीका 


परिशिष्ट ६१७ 


करता ठोक नहीं होगा। फौजी कानून हटानेसे पूर्व प्रकट उपद्रव बन्द हो गये थे, 
यह सही हैं किन्तु सम्भव है कि ऐसा फौजी कानूनके कारण हुआ हो और उसको 
जल्दी हटानेसे शायद पुन: उनका सिलसिला शुरू हो जाता। घटनाओंका सिंहावलोकन 
करें तो कहा जा सकता है कि उसका और जल्दी हटाया जाना सम्भव था किन्तु 
यदि जिस तरह कुछ मामलोंमें फौजी कानून अमलमें छाया गया उसकी शिकायतका 
मौका न भिछता तो महामहिमकी सरकारको इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि इस 
बातपर जितना जोर दिया गया है उतना न दिया जाता। परन्तु उत्तरदायी अधिकारि- 
योंने जो फैसला किया उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता क्‍योंकि भविष्यकी 
कल्पतापर निर्भर रहनके सिवा उनके पास कोई अन्य चारा नहीं था। 

५, १९१९ के अध्यादेश ४का ओऔचित्य जो फौजी कानन आयोगोंको ३० मा 
या उसके बाद किये गये किसी भी अपराधकी जाँचका अधिकार देता था: -- इसमें 
विवादका मुद्दा इस अध्यादेशकी वेधता नहीं है; वह प्रहइन प्रीवी कौंसिलकी न्याय 
समितिन हालमें निपटा दिया है। मार्शल ढॉको घोषित करनेका तात्कालिक कारण 
तथा औचित्य यही था कि प्रकट रूपसे किये गये हिसात्मक कार्योके अभियक्तोंकों विशेष 
संनिक नन्‍्यायाधिकरणों और अद्यछती कार्रवाईके अधिकारक्षेत्रमें लाया जा सके। इस 
कानूनको पीछेकी तारीखसे लछागमू करना वैधानिक रूपसे सम्भव था तो फिर ऐसा करनलेके 
औचित्यपर भी सन्‍्देहका कोई संगत कारण कैसे हो सकता है? मूल अध्यादेशके द्वारा 
जिपन लाहौर और अमृतसर जिलोंसें फौजी कानतन आयोग स्थापित किये थे, उन 
आयोगोंको १३ अग्रैछ या उसके बाद किये अपराधोंकी जाँच करनेका अधिकार दिया 
गया था। यदि यह तारीख अपरितित रही होती तो ऐसे व्यक्तियोंके खिलाफ, जिनपर 
१० अप्रैछको अमृतसरमें की गई ह॒त्याओं, आगजनी और सम्पत्ति-विनाशमें सक्रिय रूपसे 
भाग लेने या १०, ११ व १२ अप्रेछको लाहौरमें दंगोंसें शरीक होने तथा १२ तारीखको 
कसूरमें की गई हत्याओंमें शामिल होनेका अभियोग गाया गया था, दायर मुकदमोंकी 
सुनवाई आयोग नहीं कर सकता था। और यदि भारत सरकारन हाथमें कानूनी ताकत 
सुलभ रहते हुए भी इस अप्ंगतिको सही करनेकी इस हृदतक उपेक्षा की होती तो 
सामान्य स्थितिको शीघ्र पुनः स्थापित करनेके स्पष्ट और जरूरी कदम उठानेमें उससे 
चूक हो गई होती। लेकिन जिन लोगोंका अप'राध मात्र इतना ही था कि उन्होंने 
अखबारोंमें अमुक लेख लिखा था या अमुक भाषण दिया--ये लेख और भाषण 
उपद्रवोंके तात्कालिक और प्रत्यक्ष कारण तो नहीं कह्टे जा सकते --- उनके सम्बन्धमें 
मुकदमोंकी सुनवाईकी फौजी कानूनंवाली पद्धतिका प्रयोग करनेके लिए इस अध्यादेश 
द्वारा दी गई सत्ताका उपयोग भिन्न प्रकारका है। हंटर समितिके अधिकांश सदस्योंने 
इस नीतिको दुर्भाग्यपूर्ण और अदूृरशितापूर्ण" कहा है, उनकी यह आलोचना 
अतिरंजित नहीं है। 

१९१९ के अध्यादेश ४के अन्तगंत किये गये कामोंको, जिन्हें स्वीकार करना 
असम्भव है, देखते हुए महामहिमकी सरकार इस सम्बन्धरमें जरा भी सन्देह नहीं कर 
सकती कि स्वयं अध्यादेशका दायरा आवश्यकतासे अधिक विस्तृत था और भविष्यमें 


६१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जब ऐसा ही कोई अध्यादेश जरूरी हो तो उसे तैयार करनेमें उसके अमलकी उचित 
सीमा निर्दिष्ट करनेका ध्यान रखना जरूरी था। 

६ फौजी कानूनका असल :--एक सवाल है जिसके बारेमें इस निष्कर्षपर न 
पहुँचना कठिन है कि छॉड हंटरकी समितिके अधिकांश छोग अपनी बात ऐसे शब्दोंमें 
कहनेमें असफल रहे हें जिनका कहा जाना, दुर्भाग्यसे तथ्योंकों देखते हुए औचित्यपूर्ण 
ही नहीं वरन्‌ आवश्यक है। अपनी रिपोर्टके अध्याय १२ के अंश १६-२५में अधिकांश 
सदस्योंने साधारणतया उस उम्र” रूपके सम्बन्धर्मं जिसे फौजी कानूनने अख्तियार कर 
लिया था और अनुचित कठोरताके कुछ विशेष उद्यहरणों और बेजा सजाओं या 
हक्‍्मोंपर विचार प्रकट किये हें। समितिनं जिन उदाहरणोंको अपनी दोनों रिपोर्टोमिं 
विस्तारके साथ गिनाया हैं न तो उनका फिरसे जिक्र करना आवश्यक हैं, और न दण्ड 
देनेके खयालसे उन अलग-अलूग अधिकारियोंकी, जो इन' आदेशोंके लिए उत्तरदायी थे, 
परन्तु अन्य प्रकारसे जिनका आचरण शायद निष्कलंक और सराहनीय तक रहा हो, 
सदोषता निर्धारित करनेका प्रयत्न करनेसे कोई छाभ निकलेगा। परन्तु सम्राट्की 
सरकार इन आदेशों और सजाओंके बारेमें अपनी तीत्र असहमति व्यक्त करती है 
और मुझसे यह काम आपपर छोड़ देनेके लिए कहा गया है कि जो अधिकारी उन 
बेजा हरकतोंके लिए उत्तरदायी हें उनके कामोंके प्रति सरकारकी सख्त नाराजगी 
दिखाई जाये या अन्य किसी प्रकारसे जैसा आपको आवश्यक जान पड़े अपनी अप्रसन्नता 
प्रकट की जायें। समितिके द्वारा पेश किये गये उद्ाहरणोंसे इस कथनके लिए पर्याप्त' 
आधार मिलता है कि पंजाबमें माशैू लॉका प्रशासन ऐसी कुमावनाके कारण दूषित 
हो गया था जिसने साधारणतथा तो नहीं परन्तु दुर्भाग्यससे कई बार ऐसे दण्डों और 
आदेशोंको छागू करनेको प्रेरित किया जिनका इरादा चाहे यह न रहा हो परर्तु 
जिनका परिणाम तो यही' निकलनेवारा था कि --- भारतीयोंको जातिके रूपमें अपमानित 
किया जाये, उन्हें नाहक ऐसी तकलीफें दी जायें जो प्राय: अन्यायकी श्रेणीमें आ जाती 
हो, शालीनता तथा मानवताके उन मापृदण्डोंकी अवहेलन। हो जिनकी अपेक्षा अपने 
शासकोंसे करनेका अधिकार न केवल भारतवासियोंकों है अपितु साधारणत: समस्त 
सभ्य संसारके लोगोंकों होता है। खेदका विषय है कि अधिकांश लोगोंके व्यवहारके 
बावजूद पंजाबमें कुछ ऐसे अधिकारी रहे, जो लगता है, इस तथ्यकों भूल गये थे 
कि वे फौजी कानूनकों एक ऐसे देशके निवासियोंकों कुचलनेके लिए लागू नहीं कर 
रहे हें जो युद्धेक परिणामस्वरूप कुछ समयके लिए छीना गया शत्रु देश है, बल्कि 
ऐसे देशों जिसमें सम्राट्के प्रति पूर्ण राजभक्ति रखनेवाली जनता रहती है उन 
लोगोंसे शीघ्रतापूवंक निपटठनेके लिए कर रहे हे जिन्होंने उस राजभक्‍त जनताकी' 
शान्ति भंग कर दी है। यह विश्वास करना कठिन है कि यदि असैनिक सत्ता मार्शल 
लॉके प्रशासनसे अधिक सम्पर्क बनाये रह पाती तो ऐसा होता, और सबसे ज्यादा 
' महत्वकी बात तो यह है कि यदि दुर्भाग्यसे भविष्यमें फौजी कानूनका सहारा लेनेकी 
जरूरत फिर पड़े तो कोई ऐसा तरीका जरूर निकारा जाये जिससे इस प्रकारका 
सम्पर्क प्रभावशाली ढंगसे स्थापित हो सके। 


परिशिष्ट ६१९ 


मार्शल लॉके अच्तर्गत काम करनेवाले न्‍्यायाधिकरणोंके तुरत-फुरतवाले तरीकों 
और परिणामोंका पर्यवेक्षण करना अनावश्यक होगा। फिर भी यह कहना अनुचित न 
होगा कि उससे होनेवाले नुकसानोंके प्रति तथा प्रस्तुत अभियोगोंकों देखते हुए अभि- 
युक्तोंको इन व्यायाधिकरणों द्वारा दी गईं सजाओं और पुनविचार करनेवाले अधिका- 
रियों द्वारा न्‍्यायदृष्टिसे दी गई सजाओंके बीच' जो बड़ा भारी अन्तर है, उसके प्रति 
बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आशा है कि इस तरह प्राप्त अनुभवके परिणाम- 
स्वरूप ऐसे तरीके निकाले जायेंगे जिनके द्वारा फौजी कानूनी अदालतोंमें, यदि 
उन्हें कभी पुनः स्थापित करना पड़े तो सुधार किया जा सके। 

७. गुजराँवालामें बसवर्बक विमानोंका प्रयोग : --- १४ अग्रैलको गुजराँवालामें बम- 
वर्षक विमानोंको प्रयुक्त किये जानेके सम्बन्धर्मं छॉर्ड हंटरकी समितिके अधिकांश सद- 
स्पोंने अपने विचार इस तरह व्यक्त किये हैँ हमारा खयाल है कि बहुत जरूरतके 
अवसरोंको छोड़कर ” और जब अन्य साधन उपलब्ध न हों विमानोंसे बम ब'रसानेका 
समर्थन शायद ही कोई करे, परन्तु उन अवसरोंपर भी यह काम बहुत कड़ी सीमा- 
ओके अन्दर ही करना चाहिए। हमारे खयालसे इनमें से पहली दो बातें तो पूरी 
तरहसे मौजूद ही थीं। . . . हम दंगाइयोंके लिए अधिकारपत्रके रूपमें यह आदेश 
अंकित करनेको तैयार नहीं हें कि जब वे ऐसी स्थिति पैदा करनेमें सफल हो जायें 
जिसमें उन्हें दबानके लिए सरकारके सामान्य साधनोंका उपयोग न हो सके तो फिर 
उनके खिलाफ बचे हुए साधनोंका प्रयोग नहीं होता चाहिए।” आगे चलकर वे कहते 
हँ कि सम्बन्धित उड़ान अधिकारियोंकों आदेशोंका पालन करनेके लिए दोषी नहीं माना 
जा सकता परन्तु उन आदेशोंके अधीन जो काम उन्होंने किया उससे आदेशोंकी सदोषता 
प्रकट होती है। इस सम्बन्धमें अन्तमें उन्होंने यह सुझाव पेश किया है कि भविष्यमें 
इस प्रकारकी परिस्थितियोंमें उड़ान अधिकारियोंको दिये जानेवाले आदेश क्‍या हों, इस 
बातकी सावधानीके साथ जाँच-पड़ताल कर ली जानी चाहिए। 

इन निष्कर्षोकों निश्चित रूप देते हुए महामहिमकी सरकार यह साफ तौरप'र 
कह देना चाहती हैं कि उन देशोंमें जहाँ साधारणतथा शान्तिपूर्ण स्थिति रहा 
करती है यदि अशान्ति देखनेमें आये तो हवाई जहाजोंका सामान्यतया इतना-भर 
उपयोग उचित है कि वे पर्यवेक्षण करें, खबरें लायें--ले जायें, प्रचारके लिए पर्चे 
आदि गिरायें और नैतिक असर उत्पन्न करें। परन्तु ऐसे विशेष अवसरोंकी कल्पना 
की जा सकती है जब दूरीके कारण या संचार-साधन क्षतिग्रस्त हो जानेके कारण या 
दोनों बातोंके फलस्वरूप और भीड़के बढ़ते हुए हिंसक उपद्रवों और आगजनी आदिको 
रोकनेका और कोई उपाय न रह जानेपर इस साधारण नियमर्में अपवाद करना उचित 
ही नहीं, आवश्यक है। सामान्यतया विशेष आदेशों द्वारा इस बातकी गारंटी देना 
असम्भव है कि बम या मशीनगनें केवल उसी जनसमृद्यका संहार करेंगी जिनपर 
फौजके जमीनपर उपलब्ध होनेकी दशामें गोली चलाना औचित्यपूर्ण होता। परन्तु 
भविष्यमें इस प्रकारके संकटमय अवसरोंपर सशस्त्र विमानोंको प्रयोगमें लानेके लिए 
स्पष्ट आदेश होने चाहिए; ये आदेश असैनिक अधिकारी द्वारा लिखित रूपमें दिये 


६२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


जाने चाहिए, और लोगोंके ऐसे दलोंको --- जो एयरमैनको उसकी समझके अनुसार वास्त- 
वमें हिंसात्मकः अपराध करते दिखें--- आतंकित करनेके लिए केवल परिमित मात्रामें 
ही बमवर्षा करने व मशीन-गनसे गोलियाँ चलानेकी अनुमति देनी चाहिए। सरकार 
यथाप्म्भव शीघ्र इस प्रकारके आदेश जारी कराये। साम्राज्य सरकार बड़े दुःखके साथ 
लॉ हंटरकी समितिके इस विचारसे सहमति प्रकट करती है कि इस अवसरपर 
गुजराँवाछा जानेवाले विमानोंकों जो निर्देश दिये गये, वे साफ और सुनिश्चित नहीं थे। 

८, सर माइकेल ओडायर -- पहलेके अनुच्छेदोंमें जो-कुछ कहा जा चुका है, 
उससे यह' स्पष्ट है कि इस जाँचसे उठनेवाले बहुतेरे मुद्दोपर महामहिमकी सरकार 
सर माइकेल ओ'डायरको आलोचनासे मुक्त नहीं मानती। उदाहरणके लिए, उन्होंने 
अपर्याप्त जानकारीके ही आधारपर जलियाँवाला बागमें ब्रिग्नेडियर जनरल डायरके 
कामकी जो मृक्तभावसे' तारीफ कर दी उसका अनुमोदन वह नहीं कर सकती। वह 
इस बातको दुर्भाग्यपूर्ण समझती है कि उस समय वे अपने मनकी इस प्रथम प्रतिक्रिया 
पर दृढ़ नहीं रहे कि यह एक ऐसा मामला है जिससे एक असेतिक अधिकारीके नाते 
वर्तमान परिस्थितियोंमें उत्का कोई सीधा सरोकार नहीं है और इसलिए उन्हें इसके 
गुण-दोषके सम्बन्ध्मं अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। जिन उद्देश्योंने स्पष्टतः उन्हें 
दूसरा रुख अख्तियार करनेको और बादमें पूरी जानकारी मिल जानेपर उस रुखपर 
डटे रहतनेकी प्रेरणा दी, वे अपेक्षाकृत कम टीकास्पद हें। 

दूसरी बात यह है कि कुछ मुकदमोंके सम्बन्धर्मं फौजी कानूनी प्रक्रिया लागू 
करनेपर जो राय पहले व्यक्त की जा चुकी है उसे उस हृदतक माइकेल ओडायर- 
पर भी लागू समझना चाहिए, जिस हृदतक वे इस कामके लिए व्यक्तिगत रूपसे 
उत्तरदायी थे। जहाँतक आम तौरपर फौजी कानूनके अमलका सम्बन्ध है, जाहिर 
है कि सर माइकेल ओडाय'रने ऐसी व्यवस्था सोच रखी थी कि जिससे असेनिक 
अधिकारी सैनिक प्रशासनके मामलेमें भली-भाँति राय' दे सकते थे, और फौजी कानून 
संहितामें, जिसपर आपकी सरकार विचार कर रही है, इसका पूरा ध्यान रखा जाये 
कि भविष्यमें यह योजना अमलमें लाई जायेगी। 

पंजाबमें सर माइकेल ओडाय'रके शासनके सामान्य प्रश्नसे अभी महामहिमकी 
सरकारका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वह मानती है कि भारतमें यह बहुत बड़े 
विवादका विषय बन गया है और बहुत बड़े पैमानेपर लोगोंके मनमें यह विश्वास 
बैठा दिया गया है कि उनके नेतृत्वमें पंजाब-सरकार शिक्षित वर्गकी विरोधी हो गई 
थी और न केवल गैर-कानूनी वरन्‌ कानून-सम्मत और वेधानिक राजनेतिक आन्दोलनको 
भी दबानेंकों कृतनिश्चय थी। सरकार हृदयसे मानती है कि इस वातावरणको दूर 
किया जा सकेगा, फिर भी उसे यह पूरी तरह मालूम है कि जो परिस्थितियाँ उनके 
सामने थीं, वे कैसी विषम थीं। षड़यन्त्र, दुश्मनोंके एजेंटोंकी गतिविधियाँ, रहन-सहनके 
खर्चमें वुद्धि और भारतीय फौजके लिए बहुत बड़ी संख्यामें रंगरूटोंकी भरती, जिसकी 
साम्राज्यकों आवश्यकताओंको देखते हुए बड़ी जरूरत थी --ये सारी बातें उनके पूरे 
कार्यकालमें बराबर चिन्ताका कारण बनी रहीं, हालाँकि सौभाग्यसे इन बातोंमें पूरे 


परिशिष्ट .. ६२१ 


प्रान्तको निष्ठासे डिगा सकतेकी शक्ति नहीं थी। वह कार्यकाल अब पूरा हो गया है, 
भारतसे सुदीर्घष और सम्माननीय सम्बन्ध समाप्त हो गया है, और सम्राटकी सरकार 
असाधारण कठिनाईके समय सर माइकेल ओ“डाय'रने अपने काममें जिस अद्भुत स्फूर्ति, 
निर्गयबुद्धि और साहसका परिचय दिया उसके लिए उनका अभिवादन करना चाहती 
है और उनकी सेवाओंकी सराहना करनेकी इच्छुक है। 
९. रिपोर्ट्स उठनेवाले अन्य मामलोंके बारेमें आपकी सरकारने जो निष्कर्ष 
निकाले हे, उनके सम्बन्धमें मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जहाँतक उप- 
युक्त अनुच्छेदोंमें कही गईं बातें उनके विरुद्ध जाती हें उनको छोड़कर अन्य सभी 
दृष्टियोंसे में आपके विचारोंसे सहमत हूँ, और इस समय मुझे इस सम्बन्धर्में और 
कुछ नहीं कहना है। फिर भी, आपकी सरकार यह बात समझ जायेगी कि यह 
जरूरी नहीं कि इन दस्तावेजोंके, जिनमें कि इस देशकी और भारतकी भी जनता 
इतनी गहरी दिलचस्पी रखती है, प्रकाशन मात्रसे इस मामलेसे सम्बन्धित सभी बड़ें- 
बड़े प्रशनोंका समाधान हो ही जायेगा। विशेष रूपसे, में इस बातकी आशा करूँगा कि 
जो फौजी कानून संहिता आपके विचाराधीन -है, उसके मसविदेको आप मेरी स्वीकति- 
के लिए जल्‍दी मेरे पास भेज देंगे। में इस बातको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता 
हँ। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मेरा हादिक विश्वास यही है कि ऐसे नियमोंको 
लागू करनेका अवसर फिर कभी नहीं आयेगा लेकिन इस जाँचसे एक बहुत बड़े 
उद्देश्यकी सिद्धि हो, अगर इसके परिणामस्वरूप ऐसे विनियमोंकी एक संहिताकों कानून- 
का रूप दिया जा सके जिनके आधारपर, जहाँतक' मनृष्यकी दूरदशिताकी' पहुंच है 
उस हृदतक, एक ऐसी शासनप्रणालीकी रचना की जा सके जो एक ओर तो उपद्रवोंका 
दमन करे और उपद्रवकारियोंकों तत्काल उचित और उपयुक्त दण्ड दे, लेकिन साथ 
ही दूसरी ओर सर्वेसाधारणके आम अधिकारों और जीवनक्रममें उससे अधिक व्यवधान 
न डाले जितना कि परिस्थितियोंकों देखते, हुए जरूरी हो, और असनिक न्याय व्यवस्था 
. तथा अधैनिक शासन-प्रणालीकी मान्यताओंका निर्वाह करे। कारण, जो परिस्थितियाँ 
_ राज्यके अस्तित्वकके लिए खतरा बन' रही है, उनको ध्यानमें रखते हुए फौजी कानून 
एक आवश्यक उपाय है, परन्तु अगर इस उपायका प्रयोग बुद्धिमानी और विवेकके 
साथ न किया जाये तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अतएवं यह हमारा कत्तव्य 
है कि हम इसका दुरुपयोग करके इसका मूल्य घटने न दें। मेरे खयालसे यहीं बातें 
निर्वासन-दण्डपर भी लागू होती हे। यह एक ऐसा उपाय है जिसे उसके वतमान 
रूपमें प्रयोगमें लानेमें बहुत अधिक कठिनाइयाँ हें और जिसके परिणामोंके लिए कुछ 
ठीक' कह पाना असम्मव है। 
१०. फौजी कानूतकों अमलमें लानेका काम जिन अधिकारियोंकों सौंपा गया था 
उनके आच'रणकी कड़े शब्दोंमें आलोचना करना सम्राट्की सरकारत आवश्यक समझा 
है और आपकी सरकारने ऐसा आभास दिया है कि पुलिसके तथा अन्य विभागोंम काम 
करनेवाले मातहत अफसरोंके विरुद्ध अधिकारोंके दुरुपयोगके जो मामले साबित हो. 
चुके हैं, उन सबपर पर्याप्त रूपसे गौर किया जायेगा। लेकिन अगर इन अपवादोंको 


६२२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


छोड़ दिया जाये तो महामहिमकी सरकारकी इच्छा है कि में आपको स्पष्ट शब्दोंमें 
बता दूँ कि सैनिक और असैनिक, ब्रिटिश और भारतीय, दोनों वर्गोके जिन अधिकारि- 
यों और व्यक्तियोंपर भारतको, वह जिस राजनिष्ठा और व्यवस्थाप्रियताके लिए विख्यात 
है, उसे पुनः प्राप्त करनेमें मदद देनेकी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी, उनकी आपने 
जो सराहना की है उससे महामहिमकी सरकार पूरी तरह सहमत है। इस प्रकार 
महामहिमकी' ब्रिटिश और भारतीय फौजोंके अफसरों और जवानों तथा पुलिस और 
असैनिक करमंचारियोंपर--जो एक लरुम्ब युद्धकी कठिनाइयाँ झेलकर अभी-अभी निकले 
थे और जिन्हें उन्होंने यद्यपि साहस और घैयेंके साथ झेला था फिर भी जिससे वे 
थक तो गये ही थे -- जो भार आ पड़ा था वह बहुत जबरदस्त था। ये लोग अपन 
कतंव्य-पालनमें अपने विभागोंकी महान्‌ परम्पराओंके अनुरूप ही साबित हुए। 

इसके साथ ही सम्राटकी सरकार इन उपद्रवोंमें हुई प्राणहानिके लिए, आपकी 
सरकारके समान ही, गहरा दुःख व्यक्त करता चाहती है और जिन छलोगोंको उन 
घटनाओंके कारण अपने स्गे-सम्बन्धियोंका वियोग सहना पड़ा है, उनके साथ गहरी 
सहानुभूति प्रकट करना चाहती है। 

११. अन्तमें मुझे आपसे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जिस ढंगसे आपने अपने 
महान उत्तरदायित्वका निर्वाह किया हैं उसके लिए सम्राटकी सरकार निजी तौरपर 
आपके प्रति अपनेको आभारी अनुभव करती है। भारतके गवर्नर-जनरलकी' जिम्मेदारियाँ 
भी बहुत बड़ी होती हें, परन्तु विश्वव्यापी परिस्थितियोंके फलस्वरूप आपके कन्धोंपर 
चिन्ताका ऐसा बोझ आ पड़ा है जैसा आपके प्ववर्ती किसी गवर्नर जनरल पर यदाकदा 
ही पड़ा होगा। सम्राटकी सरकार चाहती है कि आपको आश्वस्त करानके लिए आपको 
यह बता दिया जाये कि आपके विवेकर्में उसका पूरा-पूरा विश्वास बना हुआ है, 
क्योंकि उसे भरोसा है कि आपके विवेकके पीछे सदा एक ही बातकी प्रेरणा रही है 
कि जिन लोगोंका शासन आपके हाथोंमें सौंपा गया है, उनका कल्याण हो। 


आपका, 
(हस्ताक्षर) एडविन एस० मॉण्टग्यु 
[ अंग्रेजीसे ] 


परिशिष्ठ ६ 
वाइसरायके नाम मुसलमान नेताओंका आवेदनपत्र' 


बम्बई 
२२, जून १९२० 

महोदय, 
हम हस्ताक्षरकर्त्तागण सर्वाश्लिक सुन्नी मुसलूमानोंके मतका प्रतिनिधित्व करनेका 
दावा रखते हें। हमने टर्कीकी सन्धि शर्तोंकों बहुत सावधानी और ध्यानसे पढ़ा है और 
हम उन्हें मुसलमानोंकी भावनाओंपर सीधी चोट करनेवाली मानते हें। वे सुन्नियोपर 
डाले गये (धामिक ) उत्तरदायित्वका उल्लंघन करती हें और सभी मुसलमानोंकी भाव- 
नाओंपर चोट करती हें। वे ब्रिटिश मन्त्रियोंके वायदोंके विपरीत हैं। यह मानी हुईं बात 
है कि उन्हीं वादोंके आधारपर युद्धके दौरान भारतमें मुसलमान रंगरूटोंकी भरती सम्भव 
हो पाई थी। हमारा विचार है कि ब्रिटिश साम्राज्य खिलाफतका प्रतिनिधित्व करने- 
वाले टर्की साम्राज्यके साथ, जो विश्वमें सबसे बड़ी मुसछमानी ताकत है, इस तरहका 
बरताव नहीं कर सकता जैसा कदाचित किसी पराजित शतज्रुके प्रति किया जा सकता 
है। वास्तवमें हमारा विचार है कि कुछ मामलोंमें अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा टर्कीके साथ 
अधिक बुरा व्यवहार किया गया है। हमारा सादर निवेदन है कि ब्रिटिश सरकार उसके 
साथ व्यवहार करते समय भारतीय मुसलमानोंकी भावनाओंका, जहाँतक वे अन्यायपूर्ण या 
अनुचित नहीं हैं, आदर करनेके लिए बाध्य है। हमारी रायमें भारतीय मुसलमानोंने 
जो स्थिति अपनाई है वह साफ है। वे इस विचारको सहन नहीं कर सकते कि 
जम॑नीका साथ देनेके दण्डस्वरूप सुल्तानकी राजसत्तापर प्रतिकूछ प्रभाव पड़े। सुल्तानने 
किन परिस्थितियोंमें जमंनीका साथ दिया उनकी जाँच-पड़ताल करना यहाँ आवश्यक 
नहीं। परन्तु हमारी कदापि यह इच्छा नहीं है कि कोई ऐसी माँग की जाये जो 
आत्म-निर्णयके सिद्धान्तर्में बाधा डाले। हमारी यह इच्छा भी नहीं है कि कोई भी 
कुशासन, जैसा कि टर्कीके बारेमें कहा जाता है, कायम रखा जाये। यूरोपमें हमारे 
प्रतिनिधियोंने आर्मीनियामें तुर्की सिपाहियों द्वारा की गई तथाकथित नृशंसताकी जाँच- 
पड़तालके लिए एक स्वतन्त्र जाँच आयोगकी माँग की है। टर्की और उसके साम्राज्यको 
दण्डस्वरूप छिन्न-भिन्न कर उसे नीचा दिखाया जाये इस बातकी हम उपेक्षा नहीं कर 
सकते । इसलिए हम परमश्रेष्ठसे तथा आपकी सरकार रसे अनुरोध करेंगे कि आप महामहिम- 
के मन्त्रियोंसे! संधि शर्तोपर पुनविचारके लिए कहें और उन्हें बतायें कि ऐसा करनेपर 
आपका हित भारतके लोगोंके हिंतसे एकरूप बन जायेगा। हम यह सुझाव इसलिए 


१२. ३, जून १९२० को इलाहाबादमें हुईं केन्द्रीय खिलाफत समितिकी बेठकमें असहयोगके बारेमें 
जो फेसलछा हुआ उसके अनुसार यह आवेदनपत्र भेजा गया । इस पत्रपर भारत-भरके ९० सुन्नी मुसल- 
मानोंने हस्ताक्षर किये थे जिनमें याकूब हसन, मजहरुक हक, मौलाना अब्दुल बारी, हसरत मोहानी, 
शोकत अली, डा० किचद ओर मिराँ मुहम्मद छोटानी भी थे । 


६२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


देते हें कि परमश्रेष्ठने बार-बार यह घोषणा की है कि आपकी सरकारने दृढ़तापूर्वक 
और अक्सर जोर देकर महामहिमके मन्त्रियोंका ध्यान इसलिए भारतीय मुसलमानोंके 
मामछेकी ओर खींचा है, इस मामलेका मृश्नऊमानोंकी' बहुसंख्याके साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध 
है। अतएवं हम महसूस करते हे कि हमें आपसे यह कहनेका अधिकार हैं कि आप 
भारतके मुसलमानोंकों पुनः आश्वासन दें कि उन्हें आपका सक्रिय' सहयोग और उनके 
दावोंको हासिल करानेमें जोरदार समर्थन अब भी उपलब्ध है। आप यह आश्वासन 
भी दें कि यदि महामहिमके मन्‍्त्री उपर्युक्त वादों और भावनाओंके अनुसार शर्तोपर 
पुनविचार करनेके लिए तैयार नहीं होते तो आप अपने ऊंचे पदसे इस्तीफा तक दे 
सकते हें। हम सादर निवेदन करते हें कि यदि भारुत पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त उप- 
निवेश होता तो उसके उत्तरदायी मन्‍्त्री शान्ति संधिकी शर्तेकि अन्तर्गत किये गये 
गम्भीर वचन-भंग तथा धारभिक भावनाओंकी अवज्ञाके विरुद्ध इस्तीफा दे देते। यदि 
दुर्भाग्यसे परमश्रेष्ठ हमारा नम्र निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगामी पहली 
अगस्तसे' सरकारसे सहयोग बन्द करनेको और अपने धर्मभाइयों तथा हिन्दू भाइयोंसे 
भी वैसा ही करनेको कहतेके लिए बाध्य होंगे। हमारा परमश्रेष्ठसे निवेदन है कि 
हमारे इस कथनको आप धमकी या किसी भी' प्रकार अनादरसूचक न समझें। हम दावा 
करते हें कि हम संम्राटके उतने ही वफादार प्रजाजन हें जितना कि भारतमें कोई 
अन्य । परन्तु पाथिव राजाके प्रति अपनी' निष्ठाको हम इस्लामके प्रति अपनी निष्ठाका 
सहायक मानते हेँं। इस्लामके प्रति हमारी निष्ठा प्रत्येक मुसलमानको आदेश देती हैं 
कि जो लोग केवलछू खिलाफतकी हैसियतपर चोट करना चाहते हें उन्हें वह इस्लामका 
दुश्मन माने और उनका विरोध करे। हम मानते हें कि सम्भव होनेपर भी जबतक 
हमारे पास अन्य उपाय हें, हमें शस्त्रोंका सहारा नहीं लेना चाहिए। हम महसूस करते 
हें कि एक मुसलमान इन परिस्थितियोंमें कमसे-कम यही कर सकता है कि वह उन 
लोगोंका साथ न दे जिनपर यह आरोप है कि वे खिलाफतको प्रायः विफल बनानेका 
प्रयत्न कर रहे हे। अतएवं यह हमारा दुःखद कत्तेव्य होगा कि हम उस सरकारको सहयोग 
देनेसे इनकार कर दें जो सन्धि शर्तोंकों स्वीकार करती है और हमें भी सलाह देती 
है कि हम उन्हें स्वीकार कर लें। हम आशा करेंगे कि असहयोग-जैसा गम्भीर कदम 
उठानेकी जरूरत नहीं होगी, परन्तु दुर्भाग्यवश यदि इस आशाके विपरीत हो जाये तो 
हम परमश्रेष्ठो आइवासन' देते हे कि हम हिसासे बचनेकी पूरी कोशिश करेंगे। हम 
अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह पहचानते हें। हम जानते हें कि हिसाकी एक भी घटना 
उस शात्तिपूर्ण प्रदर्शकको जिसकी हम अपेक्षा करते हें, हानि पहुँचायेगी और उसकी 
प्रगतिमें बाधा डालेगी; शांतिपूर्ण असहयोग हमारे लिए एक पवित्र उद्देश्य है और वह 
हमें प्राणोंकी तरह प्यारा है, इसलिए हम असहयोगका अमल उत्तरोत्तर बढ़ाते ऋमसे 
करेंगे, ताकि सरकारको आवश्यकतासे अधिक उलझन या परेशानी न हो और हम 
जनमतपर नियन्त्रण और अनुशासन रख सकें। 


[ अंग्रेजीसे | 
ऑल अंबाउट द खिलाफत 


सामग्रीके साधन-सृत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय' तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया), नई दिल्‍लीमें सुरक्षित 
कागजात । 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय' तथा आलेख संग्रहालय : जिसमें गांधीजीके दक्षिण 
आकफ्रिको काल तथा १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखें हें; देखिए 
खण्ड २, पृष्ठ ३५९। 

'अमृतबाजार पत्रिका : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक | 

' गुजराती ': बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

“टाइम्स ऑफ इंडिया ': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

ट्रिब्यून : लाहौरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

'नवजीवन (गुजराती) : १९१९-१९३१ : अहमदाबादसे गांधीजी द्वारा सम्पा- 
दित साप्ताहिक जो कभी-कभी सप्ताहमें दो बार भी निकलता था; यह “नवजीवन 
अने सत्य” (१९१५-१९१९) नामक मासिकका रूपान्तर था; इसका पहला अंक 
७ सितम्बर, १९१९ को निकला। १९ अगस्त, १९२१ से इसका हिन्दी संस्करण भी 
प्रारम्भ हो गया था। 

“बॉम्बे ऑनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

“यंग इंडिया ' : १९१८-३१; अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक। 
सम्पादक, मो० क० गांधी; प्रकाशक, मोहनलाल मगनछाल भट्ठ। 

“लीडर : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“हिन्दू ” : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

' मधपुडो  : साबरमती आश्रमके विद्यालयकों हस्तलिखित पत्रिका। 

बॉम्बे गवनमेंट रेकर्डस: जिनमें गृह-विभाग तथा बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्सके 
कागजात शामिल हें। 

“रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नसे एपाइंटेड बाई द पंजाब सब-कमिटि ऑफ द इंडियन 
नेशनल कांग्रेस” (अंग्रेजी): के० सच्तानम्‌ द्वारा प्रकाशित, १९२०। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्व॒राज्य आश्रम, बारडोली। 

“ऑल अबाउट द खिलाफत' (अंग्रेजी): एम० एच० अब्बास, राय ऐंड राय- 
चौधरी, कलकत्ता । 

“इंडिया इन १९२० (अंग्रेजी): एल० एफ० रशब्रक विलियम्स, सुपरिल्टेंडेंट, 
गवर्नमेंट प्रिंटिंग, इंडिया, कलकत्ता, १९२१। 

१७-४० 


६२६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


“द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ', खण्ड १ (अंग्रेजी): एम० आर० जयकर, एशिया 
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५८। 

“बापुती प्रसादी' (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

“ महादेवभाईती डायरी ', खण्ड ५, (गुजराती) : नरहरि द्वा० परीख, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५१॥ 

“माई डियर चाइल्ड (अंग्रेजी): एलिस एम० बान्जें द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६। 

'लेटर्स ऑफ वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री” (अंग्रेजी): टी० एन० जगदीशन, 
रॉक हाउस ऐंड सतन्‍्स लि०, मद्रास। 

' स्वदेशी धर्म ” (गृजराती) : द० बा० कालेलकर; स्वामी आनच्द द्वारा प्रकाशित, 
सत्याग्रह आश्रम, साबरमती अहमदाबाद, १९२०। 


तारीखवार जीवन-वत्तान्त 


फरवरी १: लाहौरमें डा० जोजेफ न्यूननसे गांधीजीकी भेंट। डा० न्यूनत ब्रिटिश 
गियानाके उस शिष्टमण्डलके नेता थे जो भारततीय प्रवासियोंकी भरती करनेके 
विचारसे आया हुआ था। 

फरवरी ३: गांधीजीने पंजाब सरकारके मुख्य सचिवको राजनीतिक कैदियों और 
मार्शल छॉके दौरान गिरफ्तार किये गये कंदियोंकी रिहाईके बारेमें लिखा। 

फरवरी ९: लाहौरमें दक्षिण आफ्रिकी आयोगके सम्बन्धर्में समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे 
भेंट । 
ब्रिटिश गियानाके शिष्टमण्डलन शाही परिषद्में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

फरवरी १३: गांधीजीने पंजाबके अत्याचारों और हिन्दू-मुस्लिम एकतापर सरगोधामें 
भाषण दिया। 

फरवरी १४: जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके लिए अपील। 

फरवरी १५: पंजाब सरकारके मुख्य सचिवको पत्र लिखा और सरणोधामें भरती- 
अभियानके समय सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये अत्याचारोंकी जाँचकी 
माँग को। 
पंजाबके दंगोंके सम्बन्धर्में कांग्रेस जाँच समितिके साथ २३ जनवरीको शुरू 
किया गया पंजाबका दौरा समाप्त। 

फरवरी १८: शाही परिषद््मों राजधानीके परिवतंत्के बारेमें बहस । 

फरवरी २०: कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नहरूको पंजाबके उपद्रवोंपर कांग्रेसकी रिपोर्टका 
मसविदा भेजा गया। 

फरवरी २१: गांधीजीन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके विद्याथियोंकी सभामें भाषण 
दिया । 

फरवरी २५: अहमदाबादमें मजदूर संघकी स्थापनाके उद्देयसे आयोजित मजदूरोंकी 
सभामें भाषण। 
' ईवरनिंग स्टेन्डड ' के प्रतिविधिसे भेंटके दौरान मॉण्टेग्यूने कुस्तुन्तुनियापर टर्कीका 
अधिकार बने रहतेका जोरदार समर्थन' किया। 
जमशेदपुरके टाटा आयरन वकक्‍सेमें हड़तालका समाचार। 

फरवरी २६: गांधीजीने अहमदाबादमें मारवाड़ी युवक मण्डलके तत्त्वावधानमें रात्रि- 
पाठ्शालाके उद्घाटन समारोहकी अध्यक्षता की । 
हाउस ऑफ कॉमन्‍्समें ठर्कीके भविष्यपर वाद-विवाद। 
प्रथम भारतीय खिलाफत शिष्टमण्डल हरन्दन पहुँचा। 

फरवरी २७ : गांधीजीन अदालतकी मानहानिके मुकदमेके सम्बन्धर्मं अपना तथा 
महादेव देसाईका वक्तव्य बम्बई उच्च न्‍्यायालूयकों भेजा। 

फरवरी २८ : कलकत्तामें बंगाल प्रान्तीय' खिलाफत सम्मेलनका आयोजन। 


६२८ सम्पूर्ण गांधी वाहम्य' 


फरवरी २९: गांधीजीने खिलाफत ;सम्मेलनर्मं भाग लिया। 

मार्च २: फिशरने लन्दनमें मॉप्टेग्युजी ओरसे भारतीय खिलाफत शिष्टमण्डलका स्वागत 
किया । 

मार्च ३: गांधीजी अदालतकी मानहानिके मृकदमेकी सुनवाईके लिए बम्बई उच्च 
न्‍्यायालयमें उपस्थित हुए; मुकदमेका फैसला मुल्तवी रखा गया। 
खिलाफत सभामें भाषण । 

मार्च ५: बम्वईकी सावंजनिक सभामें प्रेस अधिनियम रद करनेकी माँग की। 

मा ६: राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ नेशन्स) की परिषद्‌ने प्रस्ताव पास किया जिसमें कुस्तु- 
न्तुनिया और सम्बन्धित खाड़ियोंपर लछीगका नियन्त्रण होनेका समर्थन किया। 

मार्च ७: डेली टेलीग्राफ में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुस्तुस्तुनियापर अधिकार करनेके 
निर्णयका समाचार। 
गांधीजीने खिलाफतपर समाचारपत्रोंको वक्‍तव्य' दिया। 

मार्च १२: बम्बई उच्च न्‍्यायाऊूयनें अदालतकी मानहानिके लिए चलाये गये मुक- 
दमेमें गांधीजी और महादेव देसाईकी भर्त्सना की। 

मार्च १४: बंगाल प्रान्तीयः खिलाफत समितिके कार्याल्यपर पुलिसका छापा। 

मार्च १५: पुलिस और सेना द्वारा टाटा आयरन वक्‍संके हड़तालियोंपर गोलीबारी। 

मार्च १७: लन्दनमें लॉयड जॉजन भारतीय खिलाफत शिष्टमण्डलसे भेंट की। 


मार्च १९: खिलाफत दिवस। गांधीजीन बम्बईकी खिलाफत-दिवस सभामें भाषण 
दिया । 


मार्चे २१: शोलापुरकी मिलोंमें मजदूरोंने काम बन्द कर दिया। 

मार्च २५: पंजाबके उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कांग्रेस उप-समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित। 
हाउस ऑफ कॉमस्समें एस्कविथन कुस्तुस्तुनियापर टर्कीके अधिकारका विरोध 
तथा वहाँ सुलतानका शासन स्थापित करनेका समर्थन किया। 

मार्च २९: भारत सरकारने इस बातकी पुष्टि की कि हजके तीर्थस्थान मुसलमानोंके 
स्वतन्त्र नियन्त्रणमें रहेंगे। 

मार्च ३१: मित्र-राष्ट्रोंकी सर्वोच्चि परिषद्‌ (अलछाइड सुप्रीम कौंसिल)ने राष्ट्र-संघ 
(लीग ऑफ नेशन्स)को आर्मीनियापर शासनाधिकार देनेका प्रस्ताव किया। 
गांधीजीन अहमदाबादमें आयोजित चरखा पुरस्कार प्रतियोगितामें भाग लछिया। 

अप्रैल २: गांधीजी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर अहमदाबादमें छठी गुजरात साहित्य 
परिबद्‌ में भाग लिया। रवीन्द्रनाथने भाषण दिया। 
साँझको गांधीजीका ' समाजके शिक्षणके लिए साहित्य” विषयपर भाषण हुआ। 
शोलापुरमें नरसिह चिन्तामण केलकर॒की अध्यक्षतामें बम्बई प्रान्तीयः सम्मेलनकी 
बैठकें शुरू। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर गांधीजीके साथ साबरमती आश्रममें ठहरे। 

अप्रैठ ३: बम्बई प्रान्तीयः सभाने माँग की कि सर माइकेल ओ'डायर और, अन्य 


लोगोंपर एक न्यायिक अधिकरणमें मुकदमा चलाया जाये और उन्हें सजा दी 
जाये। 


अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रल 
अप्रल 
अप्रैल 


अप्रैल 


अप्रल 
अप्रेल 
अप्रैल 
अप्रैल 
अप्रेल 


अप्रैल 
अप्रैल 


अप्रेल 


अप्रेल 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६२९ 


अहमदाबादमें गांधीजीने छठी गृजरात साहित्य परिषद्में 'जन-समाजके शिक्षणके 
लिए साहित्य विषयपर भाषण दिया। 

सनन्‍्ध्या समय रवीन्द्रनाथने सावंजनिक सभामें अंग्रेजीमं भाषण दिया। गरांधीजीने 
भाषणका अनुवाद किया। 

४: बम्बई और बंगाल प्रान्तीय सम्मेलनोंमें सुधार प्रस्तावपर बहस। एनी बेसेंट 
और अन्य लोगोंने नरम रुख अपनाया। तिरक और उनके साथी विफपक्षमें 
रहे । 

६: मिकोलस्क और हेबरोवस्कर्मों जापानियों और रूसियोंमें लड़ाई शुरू। 
गांधीजीन बम्बईमें राष्ट्रीय सप्ताह सभामें भाषण दिया। 

जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके लिए पुनः अपील । 

७: टर्कीमें नये मन्त्रिमण्डलका संगठन । 
तये सुधारोंके अनुसार ट्रावतकोरकी नवनिर्मित परिषद्की पहली बेठक। 

९: राष्ट्रीय. सप्ताहके सिलसिलेमें केन्द्रीय खिलाफत समिति द्वारा बम्बईमें 
आयोजित सार्वजनिक सभामें गांधीजीका भाषण। 

११: गांधीजीन “बॉम्बे ऋॉनिकल को पत्र लिखा और जलियाँवाला बाग 
स्मारकके लिए चन्दा देनेकी फिरसे अपील की। 

१३: राष्ट्रीय सप्ताह मनानेके लिए होमरूल लीग तथा नेशनरू यूनियन द्वारा 
बम्बईमें आयोजित सभामोें गांधीजीका भाषण। रवीन्द्रनाथ ठाकुरने सभाके लिए 
सन्देश भेजा। 
गांधीजीने वाइसरायके निजी सचिवको तार दिया कि वाइसराय उन्हें इंग्लेंड 
जाकर वहाँके मन्त्रियोंको खिलाफतके सवालूपर मुसलमानोंकी भावनाओंसे 
अवगत करानेकी अनुमति दें। 

१३के बाद: गांधीजीने भारत मन्त्रीको तार देकर खिलाफतके सम्बन्धमों इंग्लेंड 
जानेके लिए ब्रिटिश सरकारकी अनुमति माँगी। 

१५: सुधार समितिकी शिमलामें बैठक । 

१७ : शौकत अलीकी अध्यक्षतामें मद्रास खिलाफत सम्मेलनकी कारंवाई शुरू। 
१८ : गांवीजीने अहमदाबादके मिल-मजदूरोंके दूसरे वाषिकोत्सवकी अध्यक्षता की । 
२२: लन्‍्दनमें खिलाफतके सम्बन्धर्मं सावंजनिक सभाका आयोजन। सभाकी 
अध्यक्षता जॉज लैन्सबरीने की। 

२४ : संयुक्त राज्यने स्वतन्त्र आर्मीनिया गणराज्यकों विधिपूर्वक मान्यता दी। 
२५: सेत रेमोर्में मित्र देशोंके सम्मेलनने ब्रिटेनकों मेसोपोटामिया और फिलि- 
स्तीनका तथा फ्रांसकों सीरियाका शासनाधिकार सोंपा। 

२६: बी० जी० हॉनिरमनके निष्कासनका विरोध करनेके लिए होमरूल लीग 
द्वारा अहमदाबादमें सभाका आयोजन । गांधीजीने अध्यक्षता की। 

२८: गांधीजी होमरूल लीगके सदस्य बने और उसके अध्यक्ष निर्वाचित किये 
गये। 


६३० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गांधीजीन एक वक्तव्य दिया जिसमें टकीके सम्बन्धर्में सेन रेमोके निर्णयके प्रति 
भारतीय विरोध व्यक्त करनेके लिए असहयोग करनेकी सलाह दी। 

मई १: मद्रास लिबरल लीगकी प्रथम वाषिक बैठक । 

मई २: अनवर पाशा द्वारा टर्कीके राष्ट्रीय आन्दोलनकों अपने हाथमें लेनेका समा- 
चार। 

भई ६: हाउस ऑफ कॉमस्समें मॉण्टेग्युने जनरल डायरके त्यागपत्रपर वक्तव्य दिया। 

मई ७: मिल-मजदूरों और मालिकोंके झगड़ोंके लिए पंच-निर्णयकी पद्धति' तय करनके 
सम्बन्धर्म गांधीजीका दूसरे लोगोंसे विचार-विमर्श । 

मई ९: गांधीजीने 'नवजीवन में उड़ीसाके अकाल पीड़ितोंकी सहायताके लिए चन्दा 
देनेकी अपील करते हुए लेख लिखा। 

मई ११: पेरिसमें टर्कीसे सम्बन्धित सन्धि-पत्र तुर्की प्रतिनिधियोंको सौंप दिया गया। 

मई १२: गांधीजी द्वारा यंग इंडिया में उड़ीसाके अकाल पीड़ितोंके लिए चन्दा 
देनेकी पुन: अपील । 
गांधीजीने बम्बईमें खिलाफत समितिकी बेठकमोें भाग लिया। 
सेलमर्मे मद्रास शिक्षा सम्मेलनका आयोजन। 

मई १४: भारतीय मुसलूमानोंके नाम वाइसरायके सन्देशके साथ ट्कीके साथ की 
गई सन्धिकी शर्तें इंडिया ' में प्रकाशित हुई। 

मई १५: असाधारण फौजी अदालतने मुस्तफा कमाल और उनके साथियोंको मौतकी 
सजा दी। 

मई १६: गांधीजीन अहमदाबादमें मिल-मालिकों और मजदूरोंके झगड़ोंके लिए पंच- 
निर्णयकी पद्धति तय करनेके लिए आगे बातचीत की। 

मई १७: बातचीत जारी। 

मई १८: बातचीत जारी। 
समाचारपत्रोंकों वक्‍तव्य दिया जिसमें मित्र-राष्ट्रों द्वारा टकीके साथ की गई 
सन्धिकी शर्तें बदलनेकी माँग की। 

मई १९: अहमदाबादमें गांधीजी द्वारा पंच-निर्णयकी पद्धतिपर बातचीत जारी। 

मई २०: टर्की-सन्धिकी शर्तोके प्रति विरोध प्रकट करनेके लिए याकूब हसनने 
मद्रास विधान परिषद्की सदस्यता और अन्य सरकारी संस्थाओंसे त्यागपत्र दे 
दिया। 

मई २१: हैदराबादके तिजामने फरमान जारी करके खिलाफत आन्दोलनमें भाग 
लेनेका निषेध किया। 

मई २३: गांधीजीने अहमदाबादमें मिल-मजदूरोंकी सभामें हड़तालके फैसलेके सम्बन्ध- 
में भाषण दिया। 
तौफीक नसीम पाशाने टर्कीमें नया मन्त्रिमण्डल बनाया। 

मई २८: भारत सरकार द्वारा नियुक्त हंटर समितिने अपनी रिपोर्ट भजी और 
मॉप्टेग्युका उत्तर प्रकाशित किया गया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६३१ 


मई ३०: असहयोग आन्दोलनपर विचार करनेके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीकी बतारसमें बेठक। गांधीजीने भाग लिया। 

जून १: इलाहाबाद हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त सम्मेलन शुरू। गांधीजीने भाग लिया। 

जून २: भारत सरकारके असाधारण गज़ट ' में प्रान्तीय परिषदों, भारतीय विधान 
सभा और राज्य परिषद्के संशोधित नियमोंके प्रारूप प्रकाशित। 
इलाहाबादमें हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त सम्मेलन जारी। 

जून ३: इलाहाबादमें अखिल भारतीय' केन्द्रीय खिलाफत समितिकी बैठक; गांधीजीने 
असहयोगपर भाषण दिया। 

जून ४: गांधीजीने बम्बईमें खादी भण्डारका उद्घाटन किया। 

जून ५: नडियादमें स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन किया। 

जून ११: गांधीजीने बम्बईमें भारतीय साम्राज्यीय नागरिकता संघकी बेठकमें भाग 
लिया । 

जून १३: समाचारपत्रोंकों दिये गये वकतव्यमें दक्षिण आफ्रिकी आयोग द्वारा प्रवा- 
सियोंकों स्वदेश वापस भेजनेकी योजनाका विरोध किया। 

जून १९: जवाहरलाल नेहरूको मसूरीसे चले जानेका आदेश वापस ले लिया गया। 

जून २१: टिनैवेलीमें मद्रास प्रान्तीय सम्मेलनका आयोजन; एस० श्रीनिवास आयंगारने 
अध्यक्षता की। 

जून २२: हाउस ऑफ कॉमनन्‍्समें पंजाबके उपद्रवोंपर प्रश्न पूछे गये। मॉण्टेग्युको 
प्रत)न आदि पूछकर परेशान किया गया। 
गांधीजीन वाइसरायकों पत्र लिखा और मित्र-राष्ट्रों द्वारा टर्कीके साथ की 
गई सन्धि-शर्तोके विरोधरमें असहयोग करनेके निर्णयकी सूचना दी और उसके 
साथ ही वाइस रायकों इस विषयपर मुसलमानोंका प्रार्थनापत्र भी भेजा। 

जून २५: गांधीजीने बम्बईमें खिलाफत समितिकी सभामें भाग छिया। 

जून २६: गांधीजीने हंटर समितिकी रिपोर्टके प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिए आयो- 
जित सावंजनिक सभामें भाषण दिया। 

जून २७: मित्र-राष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित शर्तोपर टर्कीने अपने प्रति-प्रस्ताव रखे। 

जून २८: हैदराबादके निजाम द्वारा मोहि-उल-मिल्लत वहीत' खिताबका त्याग। 

जून ३०: गांधीजीने समाचारपत्नोंको वक्‍तव्य दिया जिसमें १९१९ के सुधार अधिनियमके 
अन्तर्गत विधान' परिषदोंके चुनावमें भाग न लेनेका अनुरोध किया। 


शीर्षक - सांकेतिका 


अपील, -जलियाँवाला बाग स्मारक कोषके 
लिए, ३३-३४, ३३५ 

असहयोग, ३८५०-८६; -को कार्यान्वित कंसे 
करें ? ४२४-२७; -में कंसे ढील होती 
है? ५१०-१२९; -समिति, ५४९-५२ 

उड़ीसा, -में अकाल, ४३१२-३२, ४६०; -में 
संकट, ४३९०-४० 

खहरका उपयोग, ३८६-८९ 

खादी, -इस्तेमाल करनेवालोंसे, ४५९; 
“की कीमत, १८-१९; -की महिमा, 
४८२९-८३; -के उपयोग, ३७२-७६ 

खिलाफत, १-२, १०१-१०२, ११७-१९, 
२३५१-५३, ४४५०-४८, ४५५-५६, ५६०० 
६१; -कुछ और प्रइनोंके उत्तर, ५१६- 
२०; में क्‍यों खिझाफत् आन्दोलनमें 
शामिल हुआ हू? ३८३-८५; “श्री 
कंडलरकी खुली चिट्ठी, ४९८-५०२ 

टिणणियाँ, ६७-६९, ७८, ३२४-२५, ३५३- 
५४, २६३२-६४, ४०८-९, ५१५-२६, 
५४१, ५६४ 

तार, -के० सत्तानमको, ७६; -गिरधारी- 
लालको, ९९; -गोकर्णनाथकों, ९५, 
९९; -चित्तरंजन दासको, १७; 
-छोटानीको, ३५४; -बंगाल खिलाफत 
समितिको, ८३; -भारत-मन्त्रीको, 
३४९; -वाइसरायके निजी सचिवको, 
३४५-४६; -शौकत अलीको, ७५, ४७९ 

दिल्‍ली, -की विज्ञप्ति और अखबारोंकों 
आदेश, ४२३-२४; -में दमन, ४२७-२८ 


पंजाब, -की चिट्ठी, [-१०, | ६-८, | -११, | 
२६-२८, [-१२, | ३४-३८, |[-१३, | 
६१-६४; -के उपद्रवोंके सम्बन्धर्म 
कांग्रेसकी रिपोर्ट, १९५८-३२२; “के 
मृत्युदण्डके मामले, ३३८-३९ 

“अब्दुल बारीको, ३९२; “अब्बास 
तेयबजीको, ३५०-५ १, ४५२-५३; -एडा 
वेस्टकों, ३९९-४००; -एन० सी० केल- 
कर और अन्य लोगोंकों, ५३०-३१; 
-एम० आर० जयकरको, ९२, ९२-९३, 
९५-९६, ३२९५-२६; -एल० फ्रेंचको, ९, 
२३-२४, ३८-३९, ६९-७०, ११५; 
-एस्थर फॉरिगको, ३, ४-५, १४, १५० 
१६, २२, २५, २९, ४०, ४९, ७२-७३, 
९८-९९, २००, १०३, १०५-६, १०९० 
१०, १२९०-२१, १२१, २३२२-२३, ३२८, 
३४७०-४८, ४११, ४३६६-३७, ४६५, 
४७९, ५५७; -खम्भाताको, ५३५; -ग० 
वा० मावलंकरको, ४३८-३९, ४८०; 
“गिलिस्पीकोी, ३९५; -छगनलाल 
गांधीको, ५३६; -जमशेदजी' नस'र- 
वानजी मेहताकों, ४०३-४॥; - टाइम्स 
ऑफ इंडिया को, ३३४-३५; -डा० 
न्यूननकों, १६; “देवदास' गांधीको, 
३४००-४१, ३४८०-४९, ३६२-६३, ३७२, 
४६६, ४६७-६८, ४७७, ४९३; 
“-नरहरिं परीखको, ६, २३, ३०, ३०- 
३२; -निर्मेलाको, ३९६-९७; -नौरोजी 
खम्भाताको, ५०; -बम्बई उच्च न्‍्याया- 


पत्र, 


शीषेक-सांकेतिका 


लयके पंजीयककों, ५७-५८; -बाबू 
ब्रजसुन्दर दासको, १५; - बॉम्बे क्रॉनि- 
कल 'को, ३४४-४५; -बी ० कृपलानीको, 
४११०-१२; -मंगलदास पारेखको, ३९७- 
९९, ५०७; ->मगनलाल गांधीको, 
५, १०४, ३८९, ३९५१-९२, ४२१५-१६, 
४४२०-२३, ४४७७-७८; -मथुरादास 
त्रिकमजीको, ५८-५९, ११७, ४५२; 
“महादेव देसाईको, ७०, ९१, ३६०, 
३६१, ४५०-५१, ४५३-५४; -मेनली 
को, १०६; -मोतीलाल नेहरूको, '४४- 
४६; -रवीन्द्रताथ ठाकुरको, ९४-९५; 
-राजमियाँको, ३२३-२४; -लाजरसको, 
३९६; -लछालचन्दको, ४१२-१४; - 
वाइसरायके निजी सचिवकों, ५४५; 
-वाइसरायको, ५४६-४९; -वी ० एस'० 
श्रीनिवास शास्त्रीको, १३, १७, १०७-८, 
११५-१६; -शाह हफीज आलमको, 
४७८-७९; -भ्रीमती जिन्नाको, ३९५; 
>सरलादेवी चौधरानीको, ३९१, 
३२९३-९४, ४००-१, ४०२, ४०९-११, 
४१७७-१९; -साकरलालकों, ५३५; 
>सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ४९३-९५, 
५४२-४४; -सेयद फजलुरंहमानको, 
४१७५, ४३२७-३८; स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्दकों, ४१६-१७ 

प्रस्तावना, -- स्वदेशीधर्म की, ५०८ 

भाषण, -असहयोगपर, ४५०; -अहमदा- 
बादके मिल-मजदूरोंकी सभामें, ५३-५७, 
३५५४-६०; -अहमदाबादमें ५९-६०, 
४८७-९२; ->खिलाफत और हिन्दू- 
मुस्लिम एकतापर, ४७; -खिलाफत- 


६३३ 


पर, १११०-१४; -खिलाफत सभा, 
बम्बईमें, ७३-७४; -खिलाफत समिति- 
की बैठकमें, ५२१; -गुजरात साहित्य 
परिषद्में, ३३१-३४;  -नडियादमें 
स्वदेशीपर, ५२२९-२३; “>यस अधि- 
नियमप'र, बम्बईमें, ७४-७५; -बतारस 
हिन्दू विश्वविद्यालयके बारेमें, ५५६; 
“बम्बईमें, ७४; -राष्ट्रीय. सप्ताह 
सभा, बम्बईमें, ३४१-४२, ३४६-४७; 
“राष्ट्रीय सप्ताह सभामें, ३३६६-३७; 
-विद्याथियोंकी सभामें, ४८; -सत्या- 
ग्रह आश्रम, अहमदाबादमें, ५६८- 
७२; “-सरगोधामें, ३२; “स्वदेशी 
पर, ५२२; -हंटर समितिकी' रिपोर्ट 
पर, ५५९-६० 

भेंट, -समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंसे, २४ 

मुसलमानों, -का आवेदनपत्र, ५३६५-६७; 
-का निर्णय, ५२१७-२८ 

वक्‍तव्य, -अखबारोंको नई कॉौंसिलोंपर, 
५६७-६८; -समाचःरपत्रोंकी, ७९-८२, 
३९०, ४६६-६७, ४८७, ५२९०-३० 

विधवा, -कां अभिशाप, ४३३; -(ओं) के 
सम्बन्धर्में कुछ और विचार, ४६३-६५ 

सत्याग्रह सप्ताह, ३२९-३१; -पर विचार, 
१२२०-४२ 

स्वदेशी, ३६९५-६६; -का उत्तरोत्तर विकास, 
४६८०-७० 


विविध 
प्र करेंगे ? ४८००८२॥ अमृतसरकी 
अपीलें, ७०-७२; अहमदाबादके मसिल- 
मालिक और मजदूर, ४६०-६३, ४८४०-८५; 





६३४ 


आत्मत्यागका धर्म, ५१३६-३८; ऑल इंडिया 
होमरूल लीग के सदस्पोंसे, ३८१०-८२; 
उत्कलकी' पुकार, ४१; एक दुः:खंद मामला, 
५०६-७; एक पत्र, ६०; एक वर्ष पूरा 
हुआ, ३७७-७८; एक विनम्र निवेदन, 
४३००-३१; कष्टसहन अनिवाये, ५३ १-३४; 
काठियावाड़ी शिष्टता, ३७६-७७; कुछ 
प्रहनोंका उत्तर, क्या यह 
न्यायालयकी मानहानि थी? ८५-९१; छः: 
अप्रैल और तेरह अप्रेल, ८३-८५; जलियाँ- 
बाला बाग, ४१-४४; तीन प्रसंग, ४३४-३६; 
देशी! भाषाओंका हित, ३६८-७२; दो पत्र, 
३४३-४४; न सन्त, न राजनीतिज्ञ, ४४०- 
४४; नवजीवन की स्थिति, ७६-७८; 
 नॉन-कोऑपरेशन , ४०६-७; न्यायालयकी 
मानहानि, १२९६-२७; पंजाबियोंका ककत्तेंव्य, 
७५५३-५६; पागलपव, ४९५-९८, ५०८- 
१०; पाठकोंसे, ३८०-८१; पुरानी' पूँजी 


४७००-७४; 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


५३९-४०, ५६१-६४;६ प्रतिज्ञा-भंग, ४७४- 
७६; प्रेस अधिनियम और श्री हॉनिमन, 
९६-९७;  बन्धु का अथ्थ, ३२६-२८॥ 
बरातें, ४८५-८६; ब्रिटिश गियाना और 
फीजीके शिष्टमण्डछ, ९-१९; मजदूरोंकी' 
स्थिति, १९-२१; मतदाता क्या करें? 
४५६-५८; मद्रासमें हिन्दी, ५३४; में क्‍या 
करूँ? ५३८-३९; में विलायत क्यों जाऊँ? 
३७९-८०; में होमरूल लीगमें क्‍यों शामिल 
हुआ हूँ? ४०४-६; राजनतेतिक बचन्धुत्व, 
५२३-२७; वचन पालनका श्रीगणेश, 
४४८-४९; विदेशोंमें भारतीय, ३६६-६८; 
विवाहका निमनन्‍त्रणपत्र, ३६१-६२; विविध 
चर्चा, ५१३-१४; सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
३३९; सावरकर-बन्धु, ५०३-६; सीमापर 
अपहरण, ४४२८-३०; स्मरणांजलि, ५५८; 
हिसा बनाम अहिसा, १२४-२६; हिन्दू- 
मूस्लिम एकता, ५०-५३, ६४-६७। 


सांकेतिका 


जञँं 


अंग्रेजी, -और सुरेन्द्रवाथ बनर्जी, ५१२;-के 
माध्यमसे शिक्षा, ३६८-६९; +-राष्ट्र- 
भाषा होनके अनुपयुक्‍त, ३६८ 

अंग्रेजों, -के गुण, ५११, ५२० 

अंसारी, डा० मुख्तार अहमद, ३२३ 

अकबर, ५६१ न्‍ 

अकालगढ़, -में मार्शल लॉ, २६८-७० 

अखा भगत, ३३२ 

अखिल भारतीय केन्द्रीय खिलाफत समित्ति, 
२४१ पा० टि०, ३७९, ४२२, ४५०, 
४६७, ४८७ पा० टि० ५१०, ५२१ 
पा० टि०, ५२७, ५४५, ५४९ 

अखिल भारतीय म्‌स्लिम लीग, १४२ 

अग्रवाल मारवाड़ी सम्मेलन, बम्बई, -द्वारा 
मद्राप्त प्रान्तमें हिन्दीके प्रचारका प्रयत्न, 
५३४ 

अजमलखाँ, हकीम, १ पा० टि०, ३२४ 

अतर्रापह, सरदार, २८३ 

अत्याचार, -मार्शल लॉ के दिनोंमें, २१०-१४ 

अधिनियम 


दण्ड-विभूक्ति अधिनियम, १९१९का, 
२५३ पा० टि०, २५७ 

भारत रक्षा अधिनियम, १३३ पा० टदि०, 
१३९, १५२, १५८, १६९, २६०, 
३२०; -के अन्तर्गत सःरकारकों अधि- 
कार, १५५-५६ 

राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम, ४२३ 
रौलट अधिनियम, १७७-७८, १८३, 
२१६, २१८, २४६, २५४, ३२६४; “का 
इतिहास, १५५-७०; -का ओडायर 
द्वारा समयंन, १३३-३५; -की धाराएँ, 


१६४-७०; -के विरुद्ध आन्दोलन, १७७- 
७८, १८१, २३८, ३१५-१७, ३२०, 
२३५३; -के विरुद्ध सत्याग्रह, १७४, 
५६०; -के सम्बन्धमें श्रीनिवास शास्त्री 
के विचार, १५८-६०; -को रद क रने- 
की' माँग, ३२२१, ३३०, ३३७, २३६५, 
२१०९४ 
समाचारपत्र अधिनियम, “को रद 
करनेकी माँग, ७५, ९६ 

अनुभवानन्द, स्वामी, १८२ 

अन्तर्जातीयः विवाह, “और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, ५०-५३, ६६-६७, १०८ 

अन्त्यज परिषद्‌, काठियावाड़, ५६४ 

अफगान शिष्टमण्डल, -और जवाहरलाल 
नेहरूको मसूरीक्षे निष्कासतका आदेश, 
४९९५-९६, ५०९ 

अफगानिस्तान, -द्वारा भारतपर आक्रमणकी 
सम्भावना और मुसलमान, ५२७-२८ 

अब्दुल अजीज, २११ 

अब्दुल कादिर, २४८ 

अब्दुल रहीम, न्‍्यायमूति सर, ३७१ 

अब्दुल्ला, २०२, २७२ 

अमरसिह, ३०३ पा० टि०, ३०४ 

अमीन, मोहम्मद, २१० 

अमीरखाँ, २१२ 

अमीरचन्द, लाछा, ३०९-१० 

अमृतबाजार पत्रिका, १२९ 

अमृतसर, -में गोलीबारी, १८३-८४, १८५, 
३०६; -में मार्शल लॉ, ४५, १८०- 
२१६, ३१४, ५३२; “में हत्याएँ, 
१८३-८४, १८७, ३३८ 

अरब, -और अंग्रेज, ४९४; -और स्व- 
शासन, ५०१, ५१७, ५४२; “पर 


९२९ 


टदर्कीकी सत्ता कायम रहे, २, ६५, 
७९-८०, ३४२, ४४५-४७, ४८१ 

अर्जुन, ३२८ 

अंलबहीद, ४९७ 

अष्टावंक्र, ४१७ 

अष्टावक्र गीता, ४०९ 

असहकार, देखिए असहयोग 

असहयोग, ३७९, ४२७; -औ'र अहिसा, 
३८५-८६, ४०४, ४०७, ४७४, 


५०८, ५१८८-२०; -और उपद्रव जाँच 


समितिकी रिपोर्ट, ५२६-२७; -और 
उपाधियोंका त्याग, ४२४, ४८७ प० 
टि०,; -औ'र एनी' बेसेंट, ४०७, ५२७; 
“और एच्छिक कष्ट-सहन, ४७८-७९, 
५३ १-३४; -औ'र खिलाफत, १०१-२, 
१११०-१२, ३२४५, ३९०, ४५५-५६, 
४८१-८२, ५१६-२०, ५२२७-२८, ५३७, 
५४४८-४९, ५६०, ५६५; -औरर चि० 
य० चिन्तामणि, ५२७; -और टाइम्स 
ऑफ इंडिया, ४०६-७; -और तेज- 
बहादूर सप्रू, ५२७; -और नई कौंसि- 
लोंका बहिष्कार, ५६७; -और बहि- 
प्कार, ४३७, ५२०; -और भारत, 
३९०; -और मदनमोहन मालवीय, 
५२७; “और मुसलमान, ४०४-०५, 
४१५-१६, ४८२, ५२१, ५४८-४९, 
५६०-६१, ५६५-६६; -और मोती- 
लाल नेहरू, ५२७; -और'र सरकारी 
कर्मचारी, ४१६, ४२४; -औ'र हसरत 
मोहानी, ३२३; -और हिन्दू, ४८२, 
५६०; -की चार अवस्थाएँ, ४२४- 
२७, ५२१; -खिलाफत समिति द्वारा 
स्वीकृत, ४५०; -सबके लिए उपयुक्त, 
५१०-११ 

अस्पृश्यता, -और हिन्दू धर्म, ५६४; और 
अन्तर्जातीय विवाह, ५१४; -ईदवर 
और मानवताके प्रति अपराध, ४९४ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अहमद, साहबजादा सुरूुतान, २५० 

अहमदख्खाँ, खान १५० 

अहमदाबाद, -के मिल-मालिकों और मज- 
दूरोंका झगड़ा, ४६९०-६३, ४८४-८५; 
>के मिल-मालिकों और मजदूरोंका 
समझौता, ४८७-९२, ५०७ 

अहिसा, -औ'र असहयोग, ५१९-२०; -औ'र 
खिलाफत, ११३-१४, ११८; -राज- 
नतिक जीवनमें, ३८२ 


ञा 


आइरनसाइड, डब्ल्यू० ए०, १६२ 

आजाद, अबुल कलाम, १ पा० टि०, ४७, 
७३ पा० टि०, १११ प० टि०, ३९२, 
४२३ पा० टि०, ४५० 

आत्मासिह, सरदार, २११, ३०३ पा० टि० 

आनन्दानन्द' (स्वामी आनन्द), ७०, ३९९, 
४५३, डेप 

आयंगर, रंगास्वामी, ५३९१ 

आर्मीनिया, “और टर्कीकी शात्ति-सन्धि, 
४९९, ५४६-४७, ५६५; -को टर्कीके 
अधिराजत्वमें आन्तरिक स्वतन्त्रता, 
५०१, ५४२; -में मुसलमानों द्वारा 
अत्याचार, २५१,५०० 

आसिरिस, १२८ 


ह 
इंग्लंड, “और टर्की, ११८ प० टि०, ४७५; 
“और टर्कीकी' शान्ति-सन्धि, ५४६-४७, 
५६५ 
इंडिपेंडंट, १३९ 
इंडियन ओपिनियन, २३४९, ४३४ 
इनर शआाइन, २५ 
इन्दरसिंह, २८३ 
इब्राहीम, आगा, २१० 
इमर्सन, टी०, १६३ 
इविंग, माइल्‍स, १८८, १९७ 
| 


सांकेतिका 


इलियड, ३३३ 
इस्माइल, मुहम्मद, २११ 
इस्लाम, ५२१, ५२८, 
खिलाफत, ३९० 
इस्लाम बेग, २६८ 


ई 


५४९; -और 


ईरानी, १२८ 

पूदवरदास, लाछा, २०१ 

ईइवर्रासह, २८७ 

ईसा मसीह, ४४४, ५३२, ५३७ 

ईसाई, २६; -और खिलाफत, १०२, 
११८ 

ईसाई धर्म, ५२१ 

ईस्ट इंडिया कम्पनी, ५२३, ५६१ 

ईस्ट ऐंड बेस्ट, ४०१, ४४०, ४४३ 

ईस्डन, श्रीमती, १८४, १८७, २१० 


ड 


उजागरसिह, २९५ 

उड़ीसा, -के लिए सहायता कोष, ४५४, 
४६०, ५१५, ५४१; -में अकाल, 
४३१-३२, ४३१९-४०, ४६०, ५४९१ 

उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस, ४१ 

उत्तमसिह, १५४ 

उपद्रवः जाँच समिति, २८ पा० टि०, 
३५, ३७, ४६९, १८५, १९५, २४७, 
२५१, २५५, २५८, २६१, २६३, 
२७९, २९१, ३००, ३०२, २३१५-१८, 
३३५, ५५४; -की' रिपोर्टकी' भर्सना, 
५२२३-२७, ५४३, ५४६-४७;, “हारा 
अधिकारियोंकी क'रतूृतोंपर परदा, 
00% 3 कक ३ 3 

उपवास, ३२९; -का महत्व, ११६, १२२- 
२३ 

उपाध्याय, हरिभाऊ, ४५४ 

उमरेकसिह, डाक्टर, २७६ 


६२७ 


उरेजी, सैयद हुसेत मियाँ, ३६२, ४३४ 
उशनाक'राय, छाला, ३०० 
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, ३७१ 


छ्‌ 

एडवर्डस, डब्ल्यू० आर०, १६३ 

एन्द्रयूज, सी० एफ०, ७, १२, २४, ७८, 
२७५, २८५, २३१९, ३४६ पा० टि०, 
३४९, ३६७, ५५४; -और खिलाफत, 
५४४२-४४; -का वर्ण-व्यवस्था और 
विवाहके सम्बन्धर्मं गांधीजीसे मतभेद, 
४९३ 

एशिया माइनर, ४४६, ४४९; 
टर्कीकी शान्ति-सन्धि, ४९८ 

एस्क्विथ, २, ६५ पा० टि०, ४४८-४९ 

ऐंड्सेन, सर आथर, १६२ 


ओ 


-और 


ओक्स, ४९६ 

ओडायर, सर माइकेल, ८६, १२९, १३२, 
१७६, १७८, १७९, १८३, १५९६, 
२१५६-१७, २२२, २३८, २५०, २६०, 
३१७, ४२५, ५३२, ५६२, ५६६; -और 
'द्िव्पूत , २२३७-२८; -और भारतीय, 
१४४-५२; -और रौलट अधिनियमके 
विरुद्ध हड़ताल, १७७-७९; -औ'र 
शिक्षित-वर्ग,, १४१-४४,  १७७-७८, 
३१५, ३१९; -का ब्रिटिश समाचार- 
पत्रों द्वारा बचाव, ५५४-५५, ५५९; 
+को पदच्युत करनेकी माँग, ३२१- 
२२, ३४७; “द्वारा पंजाबका प्रशासन, 
१३२-५५; -द्वारा रॉलट अधिनियमका 
समर्थन, १३३-३४ 

ओ ब्रायन, कल, १५३, २५४, २५६, २५९- 
६०, २६९२-६४, २६८, २७०, २७२- 
७४, २७६-७७, २८१, ३०५, ३१६; 


६३२८ 


-को पदच्युत करनेकी माँग, ३२१- 
तो 
औरंगजेब, ५६१ 


कक 


कताई, ४५९, ४६८; “और महिलाएँ, 
३४-३८; -का महत्व, ५३८-३९; -से 
समृद्धि, ३४-३५ 

कनिका, -के महाराज, १६२ 

कन्नड़, ५३४ 

कन्हैयालाल, लाला, १८८, २०४-०५; -की 
गवाही, १९० 

कपूर, बिहारीलाल, २७३ 

कपूर, लाला बलीराम, २७५ 

कबीर, ३३२ 

कमरुद्दीनखाँ, मियाँ, २१३ 

कम्बो, मायासिह, २८७ 

कयाम', २०५९ 

करतारसिह, सरदार, २९२, २९५ 

' करमचन्द, लाला, २७१ 

करसनदास, ५४९१ 

कर्जन, लॉर्ड, ११२ 

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, -द्वारा 
अंग्रेजीको शिक्षाके माध्यमके रूपमें 
अपनानेका विरोध, ३६९-७० 

कसूर, -में मार्शल लॉ, ४५, २४६-५३ 

कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

कांग्रेस-लीग योजना, १४० 

काजीजी', न्यायमूति, ८५ 

काठियावाड, -के छोगोंके 
३७६-७७ 

काठियावाड हितवर्धक सभा, ७४ पा ० टि० 

कादम्बरी, २२४ 


कानून 


भारत रक्षा कानून, देखिए भारत रक्षा 
अधिनियम, 


गुण-अवगुण, 


सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


रॉलट कानून, देखिए रोलट अधिनियम 
सुधार कानूत, ५०४ 

कॉमन्स सभा, ९७ पा० टि० 

कार्बेरी, कप्तान, २५७ 

कालेलकर, दत्तात्ेय बालकृष्ण, ६, ३१, 
५०८ पा० टि० 

काशी राम', २९५ 

काहनचन्द, २०२ 

काहनसिह, २८९ 

किकेड, सी० ए०, १६२ 

किचनर, लॉर्ड, ५७० 

किचल, डा० सेफुद्दीन, ३४ १५५, १८०- 
८१, २१०, २१५, ५५०; -का निष्का- 
सन, १८१-८३, २१५, २४६-४७, २५५, 
३०६, २३१५, ३१८, ३२० 

किचिन, १८७-८८, २९७, २०४ 

किशनचन्द, २९० 

कुन्दनलाल, २८२ 

कुरान, ७३ 

कुस्तुत्तुनिया, -को टर्कीकी राजधानी बनाये 
रखनकी' माँग, ३४२, ३८४, ४४६, 
४९९: -पर टर्कीकी विजय, ५३७ 

कृपलानी, गिरधारी, ४११-१२ 

कृपलानी, बी०, ४११ 

कृष्णसहाय, १६२ 

केदारनाथ, डा०, ६८४ 

केन्द्रीय विधान परिषद्‌, १४०, १४२, ४०५ 

केलक'र, न० चि०, ५३१ 

केस्टीवन, सी० एच०, १६३ 

केंडल र, एडमंड, ४७, ५०; -औ'र खिलाफ त, 
४९८-५०२ 

कनेडी, ५८, ८५-८६, ८८ 

कैम्बेल, एल० डब्ल्यू० वाई०, २६२ 

कलेनबैक, ३९९, ४५३ 

कोटवारहू, ४०० 

कोट्मल, १८२ 


सांकेतिका 


कोड़ोंसे मारपीट, -कसूरमें, ९२४८-४९; 
“गुजराँवालामें, २६३२-६३; “मार्शल 
लॉके अन्तर्गत, २००-०४; “लाहौरमें 
२२५-२६; -साँगला हिलमें, २७९ 

कोमागादा सारू, १५५ 

कोल्डस्ट्रीम, १४८ 

कौरव, ५१, १२८ 

क्लाक, जी० आर०, १६३ 


खं 


खदर, देखिए स्वदेशी 

खन्ना, लाला हरगोपाल, २०२-०३ 

खम्भाता, नौरोजी, ५०, ५३५ 

खलीफा, देखिए सुलतान, टर्कीका 

खाँडवाला, कंचनलाऊ, ४३३ 

खादी, देखिए स्वदेशी' 

खापडे, जी० एस०, १६३, ४१० 

खिलाफत, १७८, ३६४, ३८१, २९०, ३९३, 
४१४, ४२१, ४३८, ४७८, ४९५; -ऑऔर 
असहयोग, ७९-८१, १०१-०२, ११०- 
१२, ४५५-५६, ५१६-२०, ५३७, ५६०, 
५६५; -और आत्मबल, ४२२७-२८; 
“और ईसाई, १०२, ११८; -और एनी 
बेसेंट, ३८५; -और एन्ड्यूज, ५४२- 
४४: -और केंडलर, ४९८-५०२; - 
और, टर्की, १; -और टर्कीका दावा, 
२, ४७४, ५१६-१७; -और टर्की तथा 
ब्रिटनके सम्बन्ध, ४७५; -और टाइम्स 
ऑफ इंडिया , ३८५; -और बहिष्कार, 
८०, १०१; -और ब्रिटिश लिबरल 
पार्टदीके विचार, ४४६-४७; -ओऔ'र 
ब्रिटिश लेव र पार्टी, ११९; -और भारत- 
स'रकार, २, ४७१-७४; -औ' भारतीय 
जनता, ४८१; -और मुसलमान, ३४९१- 
४२, ३५१-५२, ४१५, ४२७, ४४७, 
४७५५-५६, ४६७, ४७१२-७४, ५१६- 
२०, ५२७, ५४६-४७; -और लॉँयड 


६३९ 


जॉर्ज, ३८४; -और हिन्दू, ६४-६७, 
७२, ७९, ८२, १०२, ११५१-१३, ३४२१, 
४५०, ४६७, ४७६, ४९९६-९७, ४९८, 
५२७, ५४७-४८, ५५१२-५२, ५६०- 
६१; -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, ६४- 
९७, ११५७-१८, ३३०-३ १, ४२१; “का 
उद्देश्य, ७९-८०, ११९; -के प्रश्नके 
समाधानकी माँग, १११०-१४, ३४१; -के 
मामलिमें न्यायप्राप्तिकि लिए एकता, 
४७६; -के लिए बलिदान आवश्यक, 
३२३-२४; -के सम्बन्धर्म आलोचनाका 
जवाब, २३५१-५२, २३८४-८५, ४२५; 
-के सम्बन्धमें ब्रिटिश मन्त्रियों द्वारा 
वचन-भंग, ४९९-५००, ५०२, ५११, 
५६२-६३; -के सम्बन्धर्मोें राज्याधि- 
कारियों द्वारा दमन, ५०८-१०; “के 
सम्बन्धर्मं सरकार द्वारा दमन, ४२४, 
४२७-२८, ४९५-९८; -के सिलसिलेमें 
गांधीजीका इंग्लेंड जानेका प्रस्ताव, 
३४८, २३७९-८० 

खिलाफत-दिवस, -के लिए कार्यक्रम, ८३, 
१२४; -को हड़ताल, ९९ 

खिलाफत समिति, देखिए अखिल भारतीय 
केन्द्रीय. खिलाफत समिति 

खिलाफत सम्मेलन, कलकत्ता, ७३ 

खिलाफत सम्मेलन, बरेली, ४६९, ४८३ 

खूुशाल, २९० 

खुशालसिह, २८६, २९७ 

खेड़ा, -में सत्याग्रह, २५३; -में स्वदेशीका 
प्रचार, ५२२-२३ 

खेमक रन, -में मार्शल लॉ, २५३-५४ 

खेरदीन, २१२ 


कं 


शदर पार्टी, १४० 
गतपतमल, २९४-९७ 
गनपतराय, लाला, २०२ 


६४० 


गांधी, कस्तूरबा, ५, १४, ३९९-४०० 

गांधी, छगतलाल, ३६०, ४००, ५३६ 

गांधी, देवदास', २५, ४०, ५९, ३४०, ३२४८, 
२३६९२, २७२, ४००, ४१०, ४१६, 
४६६६-६७, ४७७, ४९३, ५५७ 

गांधी, प्रभूदास, ३४९, ३२६९१, ३९४, ३९९- 
४००, 5७७ 

गांधी, मगनलारू, ५, ६, १०४, २३८९, 
३९१, ३९६, ४० ०; ४२१४-१५, ४२०, 
४५४, ४७८ 

. गांधी, मणिलाल, ३२४९, ३९६ पा्‌० टि० 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और अहमदा- 
बाद मिल-मजदूरोंके वेतनका झगड़ा, 
३९७-९९; -का अंग्रेजोंपर अविश्वास, 
५४३; -का खिलाफतके सिलसिलेमें 
इंग्लेंड जानेका प्रस्ताव, ३४५-४६, 
३४८, ३५४, ३९२, ४५१, ४५४; -का 
होमरूल लीगका सदस्य बनना, १०८ 
पा० टि०, ३८१-८२; -का खिलाफतके 
सिलसिलेमें इंग्लेंड जानेका सुझाव, 
३६२; >गिरफ्तार और नजरबन्द, 
२१८, २४६-४८, २५५, २७८, ३०६, 
२३१५-१६, ३२०, २५५; -द्वारा यंग 
इंडिया ' में प्रकाशित श्री लालचन्दकी 
व्प्पूणियोंकी समालोचना, ४१२-१४; 
>पर अदालूतकी मावहानिका मुकदमा, 


५७-५८, (६०, ७२-७३, ८५-९१, 
१२६६-२७ 
गाँधी, राधा, १०४, ४११५-१६, ४२०, ४५४ 


गांधी, रामदास, ३४९, ३९६ पा० टि० 

गांधी, रुखी, १०४ 

गांधी, सन्‍्तोक, १०४, ४१५ 

गांधी, हरिलाल, ३९९-४०० 

गामा, २०९ 

गिरधारी, ९४ 

गिरधारीलाल, छाला, ३३-३४, ६१, ९९, 
१८८, २०५, ३६४, २९४; “का 
बयान, १८८-८९, १९४ 


सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


गिरमिटिया प्रथा, -फीजी और ब्रिटिश 
गियानामें, ६-८, ९-१२ 

गिलिस्पी, रेवरेंड, ३९५ 

गीतांजलि, ७८ 

गुजराॉवाला, -में कोड़ोंसे मारपीट, २६२- 
६३; “में गोलीबारी, २५६-६२; -में 
माशैल लॉ, ४५, २६२; -में हड़ताल, 
२५४; -में हवाई जहाजसे बमबारी, 
२५ ६-५७ 

गुज्रात[ पंजाब |, -में माशेरू हाँ, ३४, ४५, 
२३१२-१३ 

गूजरात सभा, ४६० 

गुजरात साहित्य परिषद्‌, ७८, ९४ पा० 
दटि०, २३१, ३३४, ३३९, २७६ 

गुजरात साहित्य सम्मेलन, देखिए, गुजरात 
साहित्य परिषद्‌ 

गुजराती स्त्री मण्डल, ३५३ 

गुरदयालूसिह, २७७ 

गुरदेवी, २८४ 

गुल मोहम्मद, २१० 

गूलाम कादिर, २६९ 

गुलाम मुहम्मद, १५० 

गुलाम मोहिउद्दीन, २४७-४८ 

गूजर, पीरा, २१२ 

गैब्रियछ, लाजरस, ३९६ 

गोकर्णनाथ, ९५ 

गोकुलचन्द, १७९ 

गोखले, गो० कृ०, ६७ 

गोपालराल, दीवान, २६८-६९ 

गोलीबारी, -अमृतसरमें, १८३-८५, ३०६; 
-गुजराँवालामें, २५६-६२; “-चूहड़- 
खानामें, २९१; -मोमनमें, २८२-८३; 
“लाहौरमें, २१६-२०, ३०६ 

गोविन्द, बाबू, ३४९ 

गोविन्दसहाय, लाला, २७२ 

गौहरसिह, सरदार, ३०२३-०४ 

ग्रोवर, सन्‍्तराम, २३३ 


सांकेतिका 


ग्रीस, -और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, ५६५ 
सेडिंग, ५३८ 

ग्लंको, -का कत्लेआम, १९६ 

ग्लैड्स्टन, ४८०, ५३९ 

गालियर, -के महाराजा सिन्धिया, ५५६ 


घं 


घोष, अर्खिद, ३६२ 
घोषाल, ६८ 


चर 


चटर्जी, बाबू रामानन्द, ३७१ 
चन्दा, के० के०, १६३ 
चन्दावरकर, सर नारायण गणेश, ७४ पा[० 
टि०, ९६ 
चन्द्रगुप्त, ५४० 
चम्पारन, -का जलियाँवाला बाग स्मारक 
कोषमें योगदान, ३६४; -में सत्याग्रह, 
३५३, ४४३ 
चरखे, -में सुधार, १०४ 
चिटनवीस, सर गंगाधर, १६२ 
चिन्तामणि, चिं० य०, -ऑ'र असहयोग, 
५२७ 
चिरागदीन, ३१३ 
चूहड़खाना, -में मार्शल छा, ४५, २९३-९७ 
चेम्सफोर्ड, लॉडे, ३३८, ५४६; -को वापस 
बुलानंकी माँग, ३२१-२२, ५५९ 
चोपडा, लाला रूपचन्द, २७४ 
चौधरानी, सरलादेवी, २४, ३८, ५९, ६४, 
७६, ९४, १०४, २३२६-२७, २४०, 
३४८, ३५०, ३५३, २६३, २७३, 
३८७, ३९१, ३९३, ४००, ४०२, 
४०९,४१७, ४२०, ४२२, ५२२; -और 
उनके गुण, ६८; -और स्वदेशी, ४६८- 
७०, ४८३ 
चौधरी, पं० रामभजदत्त, ३४ पा० टि०, 
६०, ९८, १७९, २१७, २१९, ३४०, 
१७-४१ 


६४६ 


३४८ पा० टि०, ३६६, ३७२, ३९३ 
पा० टि०, ४१०, ४७०, ४८३, ५०६ 


छ 


छोक रा, रामदास, ३११ 

छोटानी, मियाँ मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद, 
७३ पा० टि०, ११० पा० टि०, ३४१ 
पा्‌० टि०, ३५४, ४५० पृ० दि० 


जे 


जगत नारायण, २२३ 

जगतसिंह, २८७ 

जगदीश, ३९३, ४०१ 

जजी रत-उल-अरब, देखिए अरब 

जनक, ४१७, ४१९ 

जयकर, मु० रा०, २८, ४५-४६, ६१, ९२, 
९५-९६ २२२, २२५ 

जयसुखलाल, ४७८ 

जमन, -और अंग्रेज, ४७, ५१ 

जमेंनी; -और टर्की, २, ५४६; -और 
हिसा, ५२६, ५३३ 

जलालपुर जट्टां, -में मार्शल काँ, ३१३-१४ 

जलियाँवाला बाग, -में गोलीबारी, १९१- 
९८, ३२१७, ३१९, ३२१, ३३१, ३४७, 
५२४, ५२६, ५३२; -में गोलीबा रीके 
सम्बन्धमें डायरका साक्ष्य, १९५१-९३; 
-में गोलीबारीके सम्बन्धर्मे लाला गिर- 
धारीलालका साक्ष्य, १९३-९४; -में 
स्मारक, ४१-४२, ३५४ ४४१, ४४३- 
है 

जलियाँवाला बाग स्मारक कोष, २७, ३३- 
३४, ११५-१६, १२२, ३३०, ३३५, 
३९४; -के लिए चन्दा, २४४, ३४७, 
३५३-५४, २३६४, ४०८ 

जवाहरलाल, इच्स्पेक्टर, २१०, २१३ 

जहाँगी'र, शाहंशाह, २९८, ५६१ 

जाट, मंगल, २८४ 


६४२ 


जाति-व्यवस्था, “और सहभोजन, ५४३-४४ 

जॉन्सन, कर्नल, २२१, २२२३-२५, २२९, 
२३२-३७; -को पदच्युत करनकी' 
माँग, ३२१-२२ 

जायान, “और भाषाका प्रश्न, २७१ 

जॉब, ४५१ 

जॉर्ज, पंचम, -का चित्र स्कूलके बच्चों 
द्वारा विकृत, ३४३ 

जाल, ५० 

जिन्ना, मु० अ०, १४३, १६२, रे३६ पा० 
दि०, २४६, ३९५ 

जिन्ना, श्रीमती, ४४४; -से अपने पतिकों 
हिन्दुस्तानी' या गुजराती सीखनेके लिए 
राजी करनेका अनूरोध, ३९५ 

जिलानी, गुलाम, २१३ 

जिवाया, २९४ 

जीवनसिह, २८७ 

जुल्फिकार अलीखाँ, १६३ 

जेराजाणी, विद्रुलदास, १८, ४५९ 

जैक्सन, ए० एम० टी०, -की हत्या, ५०४ 
पृ ० टि० । 

जोन्स, न्यायमूर्ति लछेस्ली, २४४ 

ज्ञानचन्द, डा०, २८० 

ज्वालासिह, २८७ 

ज्वाली, २९० 


रे 


झवेरी, कालिदास, जे०, ८६ 
झवेरी, रेवाशंकर, ३४८, ३९४, ४० १, ४७७ 


> 


ठडन, लाला रामचन्द, ३१२९-१३ 

टर्की, ६४, -और आर्मीनिया, ३५१; -और 
जमती, २; -और प्रथम महायुद्ध, 
५४६; -और ब्रिटेन, ४७५; -का 
दावा और खिलाफत, ५१६-१७; -की' 
शान्ति-सन्धि, देखिए शान्ति-सन्धि, 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


टर्कीकी; ->की सत्ता अरब देशपर 
कायम रखनेकी माँग, ७९-८०, ३४२, 
४४०५-४७: के सुल्तान, ४४५-४६, 
४७५, ४८१, ४९४, ४९९ 

टाइस्स, ९०, २३८४-८५ 

टाइम्स ऑफ इंडिया, ९१, ३३४, ४१०; 
>और असहकार, ४०६-७; “और 
खिलाफत, १११-१२, ३८५, ४४८; 
“और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, ४९९ 

टॉमसन, १९५, ३१९; -की' हत्या, १८४ 

टॉल्स्टॉय', ४४४ 

टेनीसन, ३२९ 

टेलर, वॉट, ५३९१ 

टेटम, लेफ्टिनेंट, २७३ 


टोडरमल, २९५ 
ट्रास्सवाल, -और ब्रिटिश अधिराजत्व, 
५४२ 


द्विब्यून, २२६९, ३०५; -और ओडायर, 
२३२७-३८ 
ट्रेंच, १२०, ४३६ 


ठ 


ठकक्‍कर, अमृतलाल, विद्ुलदास, १३, ४३ १- 
३२, ५४१; -का उड़ीसामें अकाल- 
सहायता कार्य, ४६० 

ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, ३२४ पा० टि० 

ठाकुर, रवीद्धनाथ, ६८, ९९, २४६, ३५४, 
३८७, ४२२०-२१, ४३१; -की गुजरात 
यात्रा, ७८, ९४-९५, ३२४, ३३९; -की 
बम्बई यात्रा, ३४८ पा० टि०; -द्वारा 
“नाइट की उपाधिका परित्याग, १०२ 

ठाकुरदास, छाला, ३०५ 


डु 
डच गियाता, -से निष्कासन, ४५४ 


डचेस ऑफ सदरलूड, -द्वारा हाथकते ट्वीड- 
को लोकप्रिय' बनानेका प्रयत्त, ५२२ 


सांकेतिका 


डाक्टर, मणिलाल, -का फीजीसे निष्कासन, 
२३६६-६७ 

डायर, रैजिनॉल्ड एडवर्ड हेरी, २७, ४३, 
९३ पा० टि०, १९६-९८, २०४, २१६, 
३१७, ३३१, २५४, ५२४, ५६२; -को 
पदच्युत करनेकी माँग, ३२१, ३४६- 
४७, ५५९; -द्वारा जलियाँवाला बागमें 
गोलीबारी, १८९-९४ 

डिजरेली, ४८० 

डबाउले, सर जेम्स, १६२ 

डेली आरगोजी, १६ 

डेनियछ, १७१; -और मीडों तथा पारसि- 
योंके नियम, १७१ 

डोक, रेवरेंड जे० जे०, ३८३, ४२१ 

डोनाल्‍ड, सर जॉन, १६३ 

डोवटन, २४७, २५०, ३२२ 


ढ़ 


ढेढ़ों, -और भंगियोंका जलियाँवाला बाग 
स्मारक कोषके लिए योगदान, ३५३- 
५४, ३६४ 

होलनदास',, लाला, १९५ 


तं 


तमिल, ५३४; -में कविता, ३३३ 

तरनतारन, -में मार्दल लॉ, ४५-४६, २१६ 

तातार, १२८ 

तिलक, बाल गंगाधर, १३९, १४३, ३९४, 
४०१, ४१० 

तुके साम्राज्य, ४४५-४८; -का विभाजन 
क'रनेका विरोध, ३८३-८५ 

तुलसीदास, ४८, ६१, ३३४, ५११२ 

तूपगर, गुलाम कादिर, २१२ 

तेजासिह, २८४, २८७ 

तेलगू, ५३४ 

तैयबजी, अब्बास एस०, २८ पा० टि०, 
४४, ४६९, ३२२, २३५० 


६४५३ 


तेयबजी, फैज, ४५२ पा० टि० 
तैयबजी, बदरुद्दीन, ४५३ 

तेयबजी, रेहाना, ३५० 

तैयबजी, श्रीमती अब्बास, ३५०, ४५२ 
तोप, २७३ 


थ्‌ 


शअश्स, ४४९, -और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, 
३५६ पा० टि०, ४९८८-९९ 


दें 


दक्षिण आफ्रिका, -की शिकायतोंकी जाँचके 
लिए आयोग, २४, ३६७, ५२९; -में 
भारतीय, ११-१२; -में सत्याग्रह, ४४२ 

दक्षिण-पश्चिमी सीमा प्राग्त, -में जंगली 
जातियों द्वारा लूटमार और अपहरण, 
४२८८-२९ 

दत्त, ४१३ 

दलित जातियाँ, “और अस्पृश्यता, ५१४, 
५६४ 

दलीपसिह, कुंवर, २२७ 

दवे, जुगतराम, ४९३ 

दादूमल, लाला, २११ 

दास, चित्तरंजन, १७, २८ पा० टि०, ४४, 
६१, ९३, ३२२२, ३२५, ५३१ 

दिवेटिया, नरासिहराव भोलानाथ, ३३३ 

दीन मुहम्मद, २५६ 

दीना, २११ 

दीनानाथ, १८२ 

दीपक, २३०, ९४, ३९०, २३९३-९४, ३९९, 
४०१, ४१० 

दीवानचन्द, लाला, ३३ 

दीवानसिह, सरदार, २७४ 

दुतीचन्द, छाला, १३९, १७९, २१७ 

दुर्योधन, २०, ३२८ 

दूलासिह, २९२ 

देवीदास, २०२ 


६४४ 


देशी भाषाएँ, -शिक्षाके माध्यमके रूपमें, 
३६८-७ १ 

देसाई, दुर्गा, ९१, ३६० 

देसाई, प्रागजी, ४०० 

देसाई, महादेव, २५, २९, ३०-३१, ७०, 
९१, २३४०, २३४९, २३६०-६१, ३९३- 
९४, ३९९, ४०८, ४१५, ४२०, ४५०, 
४५३, ४७७, ५४३, ५५७; “और 
दर्गा, ३४०, ३२४९; -पर अदालूुतकी 
मानहानिका मुकदमा, ५७-५८, ८५- 
९५९१९, १२६९-२७ 

दौलतराम, डा०, २७६ 

दौलतसिंह, १४८, २६४ 

द्रविड़ लोग, -और हिन्दी, ५३४ 


थे 


धनपतराय, डा०, १८४ 

धनपतराय, बाबा, २४७ 

धनीराम, २१२ 

धरम, ४४२, -की आवश्यकता, ५६, ३५८ 
ध्रुव, आनन्दशंकर, ६१-६४ 


त्त्‌ 


सकाइन, रानी, २९८ 

तटराजन, के०, ७५ पा० टि०, ९७ पा० टि० 

नडियाद, -का स्वदेशी प्रचारमें योग, ६८- 
५९ 

नन्‍्दर्सिह, २९० 

 नच्दा, डा०, करमसिह, २८२ 

नन्‍दी, २९० 

नरमदल, -के लोग, १६१, ५११ 

नरेन्द्रनाथ, राजा, २३४ 

नवजीवन, ६२, ६८, १०४, पा० टि०, ३२६, 
३४३, ३२५३, २७९, ३९६, ४६०, 
४७७, ४८२, ५१०, ५१३, ५१५; -की' 
आर्थिक स्थिति, ७६; -के चन्देमें वृद्धि, 
३८०-८ १ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तवाबदीन मुंशी, २८५ 

नादिर हुर्सेन, शाह, -की हत्या, ३८-३९, 
१४९-५० 

नानकचन्द, २६९ 

नायर, सर शंकरन, १६२ 

नारंग, डा० गोकुलचन्द, २१७ 

नारणदास पुरुषोत्तमदास, ४५९ 

तिजामाबाद, -में माशैरू लॉ, ४५, २६७-६८ 

तिमला, २४९, ३९६ 

निष्क्रिय प्रतिरोध, देखिए सत्याग्रह 

निहालचन्द, २८१ 

नीलकण्ठ, सर एंग़्गभाई ४ पतराग, ५९-६० 

नेशन, ४१४ 

नेहरू, जवाहरलाल, ४९७; -का मसूरीसे 
निष्कासन, ५०८-९ 

नेहरू, मोतीलाल, ३४, ४४, ६१, ९३ पा० 
टि०, २५०, ३२५, २४५, ४६८, ४९५, 
५०६, ५०८; -और असहयोग, ५२७ 

नौरोजी, दादाभाई, ६६ 

न्‍्यू इंडिया, १३९ 

न्यू एज, ४१४ 

न्यूनन, डा० जोजेफ, ८ पा० टि०, ९, १२- 
१३, १६ 

न्यूमैत, लेफ्टिनेंट, २०४ 


प्‌ 


पंजाब, -इतिहास और भूगोलकी दृष्टिसे, 
१२८-३ १; -का प्रथम महायुद्धमें योग- 
दान, १२८-३१, १४२; -का माइकेल 
ओडायर द्वारा प्रशासन, १३२-५५; 
“में रौलट कानूनके विरुद्ध हड़ताल, 
१७७-७९; देखिए मार्शल लॉ भी 

पंजाब प्रान्तीय सम्मेलप, १२९८-२९, २३८ 

पंजाबी, २३८ 

पटवर्घन, यादवडकर, ४१४ 

पटेल, वललभमभाई, झ०, १०६ 

पटेल, विद्ुुलभाई, झ०, १६२, ३३६ 


सांकेतिका 


पट्टी, -में मार्शल लॉ, २५३-५४ 

पतोली, जात मृहम्मद, २८१ 

पत्रकारिता, -और मार्शल लॉ, २३८ 

पद्मालाल, २०१ 

प्रमाननन्‍्द, भाई, ९; -की शाही घोषणाके 
अन्तर्गत रिहाई, ५०५ 

प्रसराम, डा०, ६१, ९५ 

परीख, नरहरि द्वारकादास, ६, ३०, १०४, 
३९१ 

पवित्र रोमन साम्राज्य 
एम्पायर ), ४४५ 

पश्चिम, -में मजदूर वर्ग और मालिकोंका 
झगड़ा, ३२५५-५६ 

पाइस, डब्ल्यू० एफ०, १६३ 

पाण्डब, ५१, १२८ 

पादशाह, बरजोरजी, ७, ४०१ 

पारसी जाति, २६; -और खिलाफत, १०२ 

पारेख, गो० कृ०, ७४ पा० टि० 

पारेख, मंगलदास', २३९७, ४५१, 
४८2८-९२, ५०७ 

पावती, ५३६ 

पाल, बिपिनचन्द्र, १३९, १४३ 

पासी, छाला गणशदास, २७० 

पिक्थॉल, मार्माड्यूक, ५०० 

पुरी, मूृकन्दकाल, २१३ 

पुरु, राजा, १२९ 

पूृतना, ४१० 

पेटिट, श्रीमती, ३७३ 

पेटिट, सर दिनशा मे०, ३३६ पा० टि० 

पंती, २९०, २०४ 

पोकॉक, ८५ 

पोप, डा० जी० यू०, ३३३ 

पोलक, एच० एस० एल०, १६, ४५४ 

पोलक, श्रीमती, ४५४, ५३८ 

प्रजातनन्‍्त्र, ५०९ 

प्रताप, २३७ 

प्रह्माद, -एक सत्याग्रही, १७१ 


( होली रोमन 


४६२, 


६४५ 


प्रान्त, -(न्‍्तों)का भाषाके आधारपर पुन- 
गंठन, ३८१, ४०५, ४५७ 

प्राथंना, ३२८; -का महत्व, ११६, १२२; 
-में भी स्वार्थ, ३९५ 

प्रीतमर्सिह, सरदार, ३०२ 

प्रीवी कौंसिल, २३८; -द्वारा मृत्युदण्डोंके 
विरुद्ध दायर अपील खारिज, ७०-७२, 
२३३८, ५०६ 

प्रेस एक्ट ऑफ १९१०, १३७; देखिए 
समाचा रपत्र अधितियम भी 

प्रेसिडेस्सी एसोसिएशन, बम्बई, ३३६ 

प्लोमर, १८४, १९७, २०१, २०३, २०७, 
२१०, २१३ 


फ् 


फकी रचन्द जंगलीमछ, लाला, २९८ 
फजलदाद, चौधरी, २७० 
फजलभाई करीमभाई, सर, १६२ 
फजलरंहमान, सेयद, ४१५, ४३७ 
फजलल हक, ४४ 


फतेह्खा, १५३ 

फाइसन, २१९ 

फातिमा, ३९९, ४२००-२१, ४६८; “का 
विवाह, २३६१-६२, ४२४, ४३६ 


फिलिस्तीन, -औ'र टर्कीकी शान्ति-सन्धि, 
४९९; -को आन्तरिक स्वतन्त्रताका 
अधिकार और खिलाफत, ५०१; -प'र 
अंग्रेजोंका अधिराजत्व, ३९० पा० टि०, 
“पर टर्कीका प्रभुत्व, ५४२ 

फीजी, -के गिरमिटिया भारतीय, ३६६-६८; 
“में भारतीयोंका प्रवास, ६-८ 

फीरोजदीन, २०३, २०७, २१२ 

फैगन, पी० जे०, १६२ 

फैजल, अमीर, ४९४ 

फेरिंग, एस्थर, ३-४, ६, १४, २२, २५, २९, . 
४७०, ४९, ७२, ९८, १०३, ९१०५, 
१०९, १२०-२१, ३२२, ३२८, ३४७, 


६४६ 


४१०, ४३६, ४५१, 

४७७, ४७९, ५५७ 
फैल, स'र गॉडफ्र, १६३ 
फ्रांस, “और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, ५६६ 
फ्रेंच, “और इंग्लेंड तार्मन-युगमें, ४१३ 
फ्रेंच, एल०, ९, २३, २८, ६९, ११५ 


5 । 


बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, -और खिलाफत, 
११५१-१२ 

बंगाल राजकीय' बन्दी विनियम', १६९ 

बंगाली, -बंगालमें शिक्षाका माध्यम, ३७१ 

बंटासिह, २८७ 

बग्गा, जमियतर्सिह, २६९४-६७, ३०१; “का 
मुकदमा, ५०६-७ 

बच्चों, -का फीक्टरियोंमें काम करना, ५५; 
“का मिलोंमं काम करना, ३५८ 

बटलर, सर हरकोट्ट, ४९७ 

बदरुल इस्लाम खाँ, १८२, २०५, २०९, २१३ 

बनर्जी, सुरेद्धनाथ, १६२, ५११; -और 
अंग्रेजी भाषा, ५१२ 

बनारस, -में गन्दर्गी, ६२-६३ 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, ३२७१, ५५६; 
>के लिए मालवीयर्जीका प्रयत्न, ६२-६३ 

बनियन, जॉन, १२१, ४५१ 

बम्बई उच्च न्यायालय, -में गांधीजीपर 
मानहानिका मुकदमा, ५७, ६०, ९९, 
१२६-२७ 

बक, १४३ 

बर्मा, -में भारतीयोंका साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व, ३६३ 

बशीर, डा०, २०९ 

बसन्‍्तराम, २८० 

बहादुरजी, ८५ 

बहिष्कार, -और असहयोग, ४३७, ५२१; 
“और खिलाफत, १०१; -और स्वदेशी 
३७२ 


ढ़ द्‌ ले दर दर ॥। 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बाइबिल, ५७१ 

बागजादा, अब्दुल मुनीम, ४३४ 

बाणभट्ठ, २३४ 

बॉम्बे ऋॉमनिकल, ३४४, ४९७, ५३९ 

बारी, अब्दुल, १ पा० टि०, ६७, ३२९२-९३ 

बाज, डब्ल्यू०ण, २३६ 

बान्ज, मेजर, १५३ 

बान्जं, सर जॉर्ज स्टेपलटन, ५४४ 

बालकृष्ण, ३६१, २९०, ३९४, २३९९, ४७७ 

बालमुकन्द, डा०, १९६, २७९ 

बाल-विवाह, ४८६; -प्रथाकों बन्द करनेकी 
आवश्यकता, ४३३ 

बावजी र, इमाम अब्दुल कादिर, ३६१, ३९९ 
प० टि०, ४२१, ४३४ 

बिगले, सर अल्फ्रेंड, १६२ 

बिशनवर्सिह, २८९ 

बीकानेर महाराजा, ४२६ 

बुद्ध, भगवान, ४४४ 

बूटासिह, २९९, ३०१ 

बेतसे मारपीट, -मोमिनमें, २९० 

बेली, रेबरेंड, २६४, २६७ 

बेसेंट, एनी', १४०, १४३, १५६, ३३६, 
पा० टि०, ४१०; -औ'र असहयोग, 
४०७, ५२७; -और खिलाफत, ३८५; 
-का बम्बईकी सभाम अपमान, ६७ 

बेंकर, दंकरलाल, ५५, ३२३, ३९४, ३९८, 
४१४, ४८५, ४८८-८९, ४९३ 

बेंजामिन, श्रीमती नली, १८४, २१० 

बेक्स्टर, रिचर्ड, १०५ 

बरन, सी० ए०, १६३ 

बरो, ४१३ 

बोअर यूद्ध, ४२६ 

बोधराज, लाला, ३०९ 

ब्रजलाल, २११, 

ब्रजसुन्दर दास, १५, ४१ 

ब्रह्मचर्य, -और इन्द्रिय-निग्रह, ३५९; “का 
महत्व, ५६८-७२ 


सांकेतिका 


ब्राइस, ५०० 

ब्रॉडवे, न्‍्यायमाति, २४४ 

ब्रॉडवे, सुपरिल्टेन्डस्ट, २१५ 

ब्रिटिश गियाना, -में भारतीयोंका प्रवास, १६ 

ब्रिटिश पालियामेंट, ४३० 

ब्रिटिश राज्य, १३७ 

ब्रिटिश लेबर पार्टी, १६; “और खिलाफत, 
११९ 

ब्रिटिश संविधान, ७१, ५२०, ५४३; -की' 
सहज श्रेष्ठतामें विश्वास, ५४७; के 
प्रति राजभकिति, २२२ 

ब्रिटिश संसद, ३८२ 

ब्रिटिश सरकार, ३३१, २४७; “और खिला- 
फत, १७८, ४३७-३८, ४७४-७५, +$६२ 

ब्रिटिश साम्राज्य, २, २४२, ५६० 

ब्रे, डी० एस०, १६२े 

ब्रेलवी, एस० ए०, ४ एड 


भें 


भगत राम, रायजादा, १७९ 

भगवद्‌गीता, ३२८, रे४०, २५२, २९६, ४०२ 

भगवानदास, २७२ 

भगवानसह, २८७, २९० 

भण्डारी, डा० केदारनाथ, २०७ 

भरती, ->के दौरान अधिकारियों हारा 
अत्याचार, ३२, ३२५, ३८-३९, ६३, 
१४४-५२, १७८, २२१-२२, २७९ 
३१९-२० 

भाटिया, बालमुृकुन्द, २०४ 

भारत, ५७ 

भारती, ६८ 

भारतीय आहत सहायक दल, लन्दन, २७१, 
५४६ 

भारतीय दण्ड संहिता, १४८, १५२, २८७, 
३०९ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २४६, ४०४, ५१०, 
५२४; -का अमृतसर अधिवेशन, २६, 


६४७ 
४४, ३३७ पा० टि०; “कीं कलकत्ता 
अधिवेशन, ५२६ की डायर ऑर 


अन्य अधिकारियोंपर मुकदमा चेढान- 
की माँग, ५५९-६०; “की पजाब उप- 
समिति, २८५, २३१, २२८ ३४९, 
५२४, ५५९ ; -की पंजाबम हुए उपद्रवो- 
की' रिपोर्ट, ९२-९३, २२५ पा० टि० 
५५५; -की बम्बई प्रान्तीय समिति, 
३३६ पा० टि०; -के संविधानम सुबा 
५३०; “दलगत ससस्‍्था नहीं, ३८२; 
-द्वारा पंजाबम हुए उपद्रवोंकी जाँच 
४४-४६, ६१-५२ 

भारतीय संघ, १३९ 

भारतीय समाचार पत्र संघ, ७४ प० टि० 

भूमिति, -और भारतीय, ५३९ 


सं 


मंगलसिह, २८८-८९, २५९८ 

मंगलसेन, दीवान, २६३ 

मकबल महम॒द, १८४, १८६, २०७ 

मजदूर संघ, २१; पका अहमदाबादर्म संगठन 
५३-५७ 

मजदूरों, -और मालिकोंके सम्बन्ध १९-२१, 
२३५६-५७ 

मजहरुल हक, १६२३ 

मणीन्द्र, २१, ५४ 

मथरादास त्रिंकमजी, ५८, ११७, ४५२ 

मद्रास, -में हिन्दी, ५३४ 

मनोहरलाल, २२६, २२८, २३७ र४ष्५ 

मलकवाल, -में माशेलू लॉ, रे५-३६, ४५, 
३१४ 

मलयालम, ५रे४ 

महताब मरतबअली शाह, २४९ 

महम॒दाबाद, -के राजा, १६९२ 

महाभारत, ७५, १२८, ५४० 

महायुद्ध, प्रथम, ९ पा० टि०, ५३, १३८, 
१४४ १४६, ३८४, ४७५, ५४६; 


६४८ 


-और अरब व तुर्क, ४४५; “और 
टर्की, ५४६; -और मुसलमान, २; -के 
दौरान मुृसलमानोंकी राजभक्ति, ५०२: 
-में पंजाबका योगदान, १३०-३१; -में 
भारतीयोंकी सेवाएँ, ११३ 

महिला, -विश्वविद्यालय, पूता, ३७१; (एँ) 
और कताई, ३६, ३७३; -और देश- 
सेवा, ५९; -और. फैक्टरियोंमें काम, 
५५; -औ'र माशल लॉ, २८४; -और 
मिलोंमें काम, ३५८ ; -का रखानोंमें काम 
करनेवाली, ३६५; -(ओं) की गांधीजी- 
के कार्यक्रममें दिलचस्पी, ३४-३८ 

माघरसिह, २८७ 

मॉडर्न रिव्यू, २७१ 

मॉण्टेग्यू, ई० एस० ११२, ३३८, २३२९२, 
४४७, ४६९८, ५४३, ५४७ 

माँ ऐरेटा-४ +पतो7 सुधार, ८०, ३१९, ३३३ 
पा० टि०, ४०५-६, ४३१, ५०४, 
५१७, ५४३ 

मायाराम, गोसाईं, ३००, ३०५ 

मायासिह, २९५ 

मार्टिन, न्यायमूर्ति, ८५, ८८, ९२, १२७, 
२९७ 

मॉल, लॉडे, ४४३ 

माशेल, २०७ 

मार्शल लॉ, २४, १९२; -अकालगढ़में, ४५; 
-अमृतसरमें, ३११५; -और पत्रकारिता 
२३८; -औ' महिलाएँ, २८४-८५; 
-और रेंगनेका आदेश, २०१-२; -औ'र 
वकील, २२६९-२९, २५१-५२, २९८, 
३११-१२; -और'र विद्यार्थी, ४८, २४८- 
४९, २५३, २६९३-६६, २७५, २९८- 
९९, २१४; -कसूरमें, ४५, २४६-५४; 
-के अन्तर्गत कोड़ोंसे मारपीट, २००- 
२०४; -के अन्तगेंत गिरफ्तारियाँ, 
२०५-६; “के अन्तगंत मुकदमे, ७० 
पा० टि०, २१३-१४, २३८-४६, २४७- 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


५०, २६२३-६४, २८२, २९९७-९८, 
३०८-११, ३१८-१९; -के अन्तर्गत 
सलामी देनेका आदेश, १९८-९९, 
२०१-४; -के दिलनोंमें जनताका 
उत्पीड़न, २१०-१४, ३२१; -खेमक रन- 
में, २५३-५४; -गुजराँवालामें, ४५, 
२६१, २३१४-१५; -गुजरात (पंजाब) 
में, ३४, ४५, ३१२-१४; -चूहड़खाना- 
में, ४५; -जलालपुर जद्राँमें, ३१३- 
१४; “-तरनतारनमें, ४५, २१९; 
>निजामाबादमें, ४५; -पट्टीमें, २५३- 
७५४; -मलकवालमें, ३५-३६, ४५, 
३१३; -मोमनमें, २८२-८३; “-राम- 
नगरमें, ४५; -लायलपुरमें, ४५, 
२३०६-१२, ३१४; “-लाहौरमें, ४५, 
३१४; -वजीराबादमें, ४५, २६४- 
६५; -शेखूपुरामें, ४५; -सरगोधामें, 
४५; -साँगला हिलमें, ४५, २७९; 
-हाफिजाबादमें, ४५; देखिए सेतिक 
कानून भी ह 

माशेल लॉ आयोग, २१४-१५, २३८, २४६, 
२८५, २९५ 

माशेल लॉ ट्रिब्यूनल, देखिए सैनिक अदालतें 

मासेडन, २४७-४९, २५३ 

मालवीय, मदनमोहन, ३४, ३९, ४७-४८, 
६१९, ८६, १९४३, १६२-६३, ३१५९, 
३२५, रे४५, ३६०, ३२७१, ४१० 
४६६-६८, ५५६; -और असहयोग, 
५२७; -का शाही विधान-परिषद्से 
त्यागपत्र, १०२; -की' सेवाएँ, ४८; 
“द्वारा शाही विधान परिषदमें प्रश्न, 
३१० 

मालिक, -और भजदूरोंके सम्बन्ध, १९-२१, 
२३५६-६० 

मावलंकर, ग० वा०, ४३८, ४८० 

मित्र-राष्ट्र, “तथा हिसा, ५३३ 

मिराजदीन, २१२ 


सांकेतिका 


मिल-मजदूर, अहमदाबाद, -का मण्डल, 
३५६-५८; -की हड़तालकी विजयका 
दूसरा वाषिकोत्सव, ३५४; -के वेतनका 
झगड़ा, ३२९७-९९ 

मिल-मालिक संघ, अहमदाबाद, ४६१, ४८९ 

मिश्र, राजेन्द्र, २०५ 

मीर असदअली' खान बहादुर, १६२ 

मीर वाजिदअली, २६८ 

मीराबाई, -एक सत्याग्रही, १७१ 

मुखर्जी, राधाकमल, ४१३ 

मुगल साम्राज्य, ५६१ 

मुडीमन, ए० पी०, १६३ 

मुसलमान, १८, २६, १४०, २१६; -और 
अरब देशपर टर्कीका अधिराजत्व, ४४५- 
६५; -और असहयोग, ४०४, ४१६, 


४८२, मर १, ७५४८-४९, ५६०-६१, 
५६५-६६; -और खिलाफत, ७९-८०, 
३४९-४२, ३ हु ३८२३-८५, 


४२७, ४४७, ४४९, ४५५-५६, ४६७, 
४७ १-७४, ५१ ६-२०, ५२७, ५४६- 
४७, ५६६०-६१; -और साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व, ३६३; “और स्वदेशी, 
३८६; -की ओरसे वाइसरायको आवे- 
दनपत्र, ५४५; - (7) की महायुद्धके 
दौरान वफांदारी, ५०२; -पंजाबके, 
१२९; -हिन्दू एकता, देखिए हिन्दू- 
मुस्लिम एकता भी। 

मुस्लिम लीग, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम 
लीग 

मुस्लिम हैरॉल्ड, ३०५ 

मुहम्मदरअली, १ पा० टि०, २९६, ४२८, 
५४२ 

मुहम्मद्खाँ, १४९ 

मुहम्मद रमजान, २६८ 

मुहम्मद हुसैनखाँ, हकीम, ४७ 

मूअर, पी० एल०, १६३ 

मूलराज, २६८ 


६४९ 


मूलसिह, भाई, २८४ 

मेघामल, राला, २०१ 

मेढ़, सुरेन्द्रराय, ४०० 

मेनन, डा० ई० के०, ९८ पा० टि०, ३४८ 

मेब्रिक, श्रीमती, -पर अदालतकी मानहानि- 
का मुकदमा, ९० 

मेलाराम, २०१ 

मेवासिह, सरदार, २७५ 

मेस्टन, सर जेम्स, १६२ 

मेहता, जमशेदजी नस'रवानजी, ४०३ 

मेहता, डा० जीवराज, २३, ३०, ६१, ७०, 
३९९ 

मेहता, सर लललभाई सामलदास, ४५४ 

मेहरासिह, १४८ न 

मेंट, आर० ए०, १६२ 

मंकडॉनल्ड, १८७ 

मेकरे-कर्नल, २४७, २५१-५२, ३२२ 

मनली, १०६ 

मंसोपोटामिया, -और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, 
४९९-५००, ५४२; -के लिए आन्त- 
रिक स्वशासन और खिलाफत, ५०१; 
-के शासनकी जिम्मेदारी ब्रिटेनपर, 
३९० पा० टि०;-में अंग्रेज,४९४, ५६५ 

मोमन, -में माशेल हा, २८२-८३ 

मोहनलाल, २९३ 

मोहानी, हसरत, ४६९, ४८३, ५५०; --और 
असहयोग, ३२३ 

मोहानी, श्रीमती हसरत, ४६९ 

माँग बाह दू, १६३ 

मौलाबख्द, २९२ 


य 


यंग इंडिया, १२३, १५-२६, ८५-९१, १०१, 
१२६, ३२६, २२९, २८८, २९१, 
४६८, ४७०, ४७२, ४७७, ५५७; “में 
प्रकाशित लालचन्दकी टिप्पणियोंकी 
समालोचना, ४१२-१४ 


६५० 


यंग, कर्नल पॉपहम, १४५ 

यज्ञ, -का अर्थ, ५३६ 

यहूदी, २६; -औ'र खिलाफत, १०१-२ 
याकूब हसन, ४८७ पा० टि० 

यासीत, गुलाम, २१२ 

युद्ध ऋण, -की वसूली, १४७-४८, २१५ 
यूइंग, कप्तान, २७९ 


र 


रंगीलाल, लाला, १४७ 

रखाराम, लाला, २१२ 

रणजीतसिह, महाराजा, २५४, २७०, २९८ 

रतनचन्द, -का मुकदमा, ५०६-७ 

रलियाराम, लाछा, २०१, २११, २५६, 
२६९१ 

रवीन्द्रनाथ, देखिए ठाकुर रवीन्द्रनाथ 

रसिक, ५७० 

राजगोपालाचा री, चक्रवर्ती, ४५० 

राजद्रोह समिति, १३८, १५७ 

राज़मिया, ३२३ 

राधाकिशन, २३७ पा० टि० 

राधाकिशन रामकिशन, -की फर्म, ३३ 

रानड, महादेव गोविन्द, ५४० पा० टि० 

रानडे, रमाबाई, ४६३ 

रॉबर्ट्स, चाल्सें, -और टर्कीकी शान्ति- 
सन्धि, ४९९-५०० 

रॉबर्ट्सस, सर बेंजामिन, २४ 

रॉबिन्सन, -की हत्या, १८४, २०७ 

राम, भगवात, ३२८ 

रामचन्द, लाला, २७२ 

रामनगर, - में मार्शल लॉ, ४५, २७०-७३ 

रामपालसिह, राजा सर, १६२ 

रामप्रसाद, २४१ 

रामलाल, २६९ 

रामसहाय, लाला, २७६ 

रामायण, ३३४, ५४० 

राय, कालीनाथ, २३७ 


सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


राय, राजा राममोहन, ३६८ 

राष्ट्रीयशाला, ५६८ 

राष्ट्रीय संघ, बम्बई, ३२४६ 

राष्ट्रीय सप्ताह, ११५, ३५३; -और स्वदेशी 
३७२-७३, ३८७; -और हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता, ३६५; -का कार्यक्रम, ८३-८५, 
१२९२-२३, ३२९-३१; -के सिलसिलेमें 
सभाएँ, ३३६-३७, ३४ १-४२, रे४ ६-४७ 

रिहिल, १९७ 

रीड, डब्ल्यू० जे०, १६३ 

रुटद्राम, २७४ 

रूसी भाषा, “और रूसी' राष्ट्रीय जागृति, 
४१३२-१४ 

ऋषग्वेद, १२८ 

रेंगनके आदेश, १९८-२००; -के सम्बन्धमें 
बयान, २० १-३; -से सम्बन्धित डायर- 
का स्पष्टीकरण, १९७ 

रेंकिन, न्‍्यायमूति, १९५, २२५ 

रोज, एफ० सी०, १६३ 

रोमन कंथोलिक, ४४५ 

रोलेंड, -का कत्ल, १८४, २०७ 


ल 

लछमनदास, २८०-८ १ 

लद्भधामल, २९७ 

लद्धांसिह, २९६ 

लन्दन क्रॉनिकल, -और टर्कीकी शान्ति- 
सन्धि, ५०१ 


लबक, जॉन, ५३९ 

लहनासिह, २८४-८५ 

लाउण्डेज, सर जॉर्ज, १६१-६२ 

लाजपतराय, लाला, ६७, ७१; 
कौंसिलोंका बहिष्कार, ५६७ 

लाभचन्द, लाला, २०१ 

लाभसह, ४५, १५३, २५६, २८४ 

लॉयड, जॉर्ज, ६५ पा० टि०, ७९-८०, ४४७, 
४४९, ४६६, ४७३, ५४२; -और 


“औ'र 


सांकेतिका 


खिलाफत, ३८४, ४७५; -और बोअर 
युद्ध, ४२६ पा० दि०; -का खिलाफत- 
के सम्बन्धर्म वचन-भंग, ४९८-५०२, 
५६२ 

लायरू, ४२ १ 

लायलपुर, -में मार्शल लॉ, ४५, ३०६-१२ 

लालचन्द, ४१२ 

लॉबेट, सर वर्नी, १६२ 

लॉवेल, ९८ 

लाहौर, -में गोलीबारी, २१६-२०, ३०६; 
“में मार्शल लॉ, ४५-४६, २२१-४६, 
५३२; -घड़यंत्रके मुकदमे, ९ 

लिकत, १३४ 

लिबरल लीग, १२५ 

ली, ए० एच०, १६२ 

लीडर, ४९५, ५३४, ५५३; -और असहयोग, 
१०१ 

लुई, केरल, ३३४ 

लेपसन्स, ५०० 


द 


वकील, --और माशल ला, २२६-२९, २५२, 
२९८, ३१५१-१२ 

वजी'राबाद, -में मार्शल लॉ, ४५, २६४-६५ 

वॉयन, २८७, २८९ 

वाछा, सर दिनशा ईदुलजी, ५११-१२ 

वॉल्श, ई० एच० सी०, १६३ 


विदुर, २० 
विद्यार्थी, -और माशेल लॉ, २२९-३६, 
२२४८-४९, २५३, २६३, २६१४-६९, 


२७५, २२९८-९९, ३१३-१४ 

विद्यासागर, ईइवरचन्द्र, ४९९ 

विधवा विवाह, ४३३, ४६२३-६५ 

विवान परिषद, -का बहिष्कार, ५६७; -के 
उम्मीदवारोंकोीं सलाह, ४३०-३१; 
-के चुनाव, ४५६-५८; -से त्यागपत्र 
और खिलाफत, ७३ 


६५१ 


विधेयक 

रोलट विधेयक, -देखिए अधिनियम, रोलट 
विन्सेन्ट, सर विलियम, १६० 
विलियमसन, ३१२ 
विल्सन, राष्ट्रपति, ४७४ 
विवाह, -औ'र जातिभेद, ४९३ 
वेल्स, २७८ 
वेस, २७६ 
वेस्ट, एडा, ३९९ 
वेस्ट, श्रीमती, ३९९ 
व्रजलाल, -की मृत्यू, ५५८ 


श 


शफी, मूहम्मद, १४०, १६३, २१२, २४१ 

शमसुद्दीन, हाजी, २१३ 

दर्मा, बी० एन०, १६२ 

शानसिह, सरदार, २९४, २९६ 

शान्ति-सन्धि, -टर्कीकी, १, ४८७; -और 
आर्मीनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया 
तथा फिलस्तीन, ४९९, ५४२; -और 
एशिया माइनर, कुस्तुन्तुनिया, तथा 
श्रेस, ४९८-९९; -और टाइम्स 
. ऑफ इंडिया, ४९९; -और ब्रिटिश 
वचन, ५४६-४७; “और लरन्दन 
क्रॉनिकल ', ५०१; -की शर्तें असम्मा- 
ननीय, ४८७, ४९६; -के अन्तगंत 
टर्कीका विभाजन, ४८०-१; -में रहो- 
बदलकी माँग, ४६६-६७, ४७४, ४८०- 
८१, ४९८, ५२१, ५४२३-४४, ५६६ 

शामदास,, २८१ 

शामन, २९३ 

शामलदास', ४२३ 

शामल भट्ट, २५२ 

शाप, एच०, १६२ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, १२३, १७, 
१०७, ११५, ५५४; -और रॉोलट 
विधेयक, १५८-६० 


६५२ 


दगाहजहाँ, ५६१ 

गाहपुर, -में तहसीलदा रकी ह॒त्या, १४९-५० 

शाही घोषणा, ४३, २३८; -और सावरकर 
बन्धु, ५०३-६; “और हॉनिमेन, 
३७७; -के अन्तर्गत राजकीय कीदियोंकी 
रिहाई, ९ पा० दटि०, २३-२४, ७१, 
२९१५-१६, २८५ 

शिक्षा, -अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे, ३६८-६९ 

शिक्षित वर्ग, -के सम्बन्धमें ओडायरके 
विचार, १४१-४४, ३१६, ३१९ 

शुक्ल, बी० डी० १६३ 

शुद्ध स्वदेशी भण्डार, ४५९ 

शेखपुरा, -में मार्शल लॉ, ४५, २९८-३०६, 
५५४ 

शेरअली, १५० ु 

शे रोने, श्रीमती, २४७-४८ 

शेरवुड, कुमारी, -पर हमला, १८५, २००- 
२०३, २११ 

शेरसिंह, २९४ 

दौकतअली, १ पा० टि०, ४७, ७५, ३९२, 
ड०४, ४२३ पा० टि०, ४७५०-५२, 
डप्४ड, ४७९, ४९७, ५५०, ५५६, ५७० 

श्रद्धानन्द, स्वामी, २६, ३४, ४१, २६५, 
३४५, २३५५, ४१६ 


स 


संगीत, “और बाजे, ४३४ 

संस्कृत, -हिन्दू दर्शतका माध्यम, ३७१ 

सत्य, ३७, ३३०, ५११-१२; -और देशका 
जीवन, १०७, ३८५, ४०६; -और 
मालिक मजदूरोंके सम्बन्ध, १९-२१; 
“और सविनय अवज्ञा, ३५५; -पालन 
की आवश्यकता, ३५८ 

सत्यपाल, डा०, १५५, १८०, १८२, २१०, 
२१८; “का निर्वासन, १८१-८४, 
२१५, २४६-४७, २५५, ३०६, २३१५, 
३१८, ३२० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सत्याग्रह, ८२-८५, १०२, १३४-२६; -और 
कष्ट-सहन, १७१-७२; -और'र निष्किय 
प्रतिरोध, १७१; -और महिलाएँ, 
३७; “और सत्य, १७१-७३; -और 
हिंसा, ५२४; -की प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर 
करनेवाले बकीलोंके विरुद्ध मुकदमा, 
८६-९१; -के कारण पंजाबमें उपद्रव 
नहीं हुए, १७७, -रॉलट अधिनियमके 
विरुद्ध, ३१७, ५६० 

सत्याग्रह सप्ताह, देखिए राष्ट्रीय सप्ताह 

संत्रु, २९० 

सनातन धर्म सभा, ३१२ 

सनन्‍्तर्सिह, सरदार, १५४, ३१० 

सन्‍्तानम, के ०, ४४, ६१, ७६, ९२ पा० टि०, 
२३९; -का मार्शल लॉके अन्तर्गत 
मुकदमोंके सम्बन्धर्मं वक्तव्य, २३९-४६ 

सन्‍तोक, १०४ 

सनन्‍्तोकसिंह, ३०३ पा० टि० 

सप्रू, सर तेज बहादुर, १६२; -और असह- 
योग ५२७ 

सभ्यता, -प्राचीन व अर्वाचीन, ६३ 

समरी अदालत, ४६, २१५, २२४-२५, 
२४६, २६३, २३२१ 

सरगोधा, -में मार्शल लॉ, ४५ 

सरदारखाँ, १५३, २६९ 

सलामी, -देनेका आदेश, २०२-४, २६२ 

सलारिया, गुरुदयालसिह, १८४, १८६, २१४ 

सविनय अवज्ञा, देखिए सत्याग्रह 

सहभोजन, ३२; -और जाति व्यवस्था, 
५४२३-४४; और हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
४७, ५०-५३, ६६-६७, १०८ 

सहशिक्षा, -का प्रयोग, ५६८ 

सांगला हिल, -में मार्शल लॉ, ४५, २७९ 

साइमन, सर, ७० 

साइलेशिया, -औ' टर्कीकी शान्ति सन्धि, 
३९० पा० टि० 

साकरलाल, ५३५ 


सांकेतिका 


सादिक, मुहम्मद, १९६ 

साधना, ७८ 

साधुसिह, २८७ 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, -की माँग बर्माके 
भारतीयों द्वारा, ३६३ 

साम्राज्य सरकार, १३८ 

साम्राज्यीय' नागरिक संघ (इम्पीरियल 
सिटीजनशिप एसोसिएशन ), ५४४ 

साम्राज्यीय युद्ध राहत सहायता कोष, १५४ 

साम्राज्यीय. विधान परिषद, -में रौकूट 
विधेयकपर बहस, १५७-६० 

साम्राज्यीय सरकार, देखिए ब्रिटिश सरकार 

साराभाई अनसूयाबेन, ५३ पा० टि०, ५५, 
१०६, २५५, २९८, ४२१, ४८५, 
४८८-८९ 

साराभाई अम्बालाल, ४६२, ४९०, ५०७ 

सावनमल्ू, दीवान, २६८ 

सावरकर, गणेश दामोदर, -का मुकदमा और 
शाही घोषणा, ५०३-६ 

साहबखाँ, मलिक, २६९, २७३; “को 
पदच्युत करनेकी माँग, ३२१-२२ 

सिकन्दर, महान, १२९, ५४० 

सिख, ४३; -पंजाबके, २२९ 

सिख युद्ध, १८४९ का, ३४ 

सिन-फंन दर, ४३२ 

सिन्हा, छॉडे, ४२६ 

सिपाही' विद्रोह, १८५७ का, ५०४ 

सिविल ऐंड मिलीटरी गज़्ट, २१८ 

सीतलवाड, सर चिमनलाल ह ०, २२६, २२९, 
२३१, २३६६, २४९, २५२, २५९, २९१ 

सीतानाथ, १६२ 

सीथियन, १२८ 

सोीमूर, १८६, १९५ 

सीरिया, -और टर्कीकी शान्ति-सन्धि, ३९० 
पा० टि०, ४९९; -पर टर्कीका 
अधिराज्य, ४४५, ५४२ 

सुकरात, -एक सत्याग्रही, १७१ 


६५३ 


सुज्चासिह, २९३ 

सुदामा, २० 

सुन्दरदास, लाला, २७२ 

सुन्दरसिह, २०३, २९६ 

सुप्रीम कोंसिल, मित्रराष्ट्रोंकी, ४८०-८ १ 

सुरेनसिह, २८९ 

सूखासिह, सरदार, २०७ 

सूद, रायसाहब श्रीराम, २८१, २९१, २९७- 
९८, ३०२-३, ३०५; “को पदच्युत 
करनेकी माँग, ३२१-२२, ५५५ 

सूरी, धर्मदास, १७९ 

सेंट पाल्स कथिड्ुल कालेज, कलकत्ता, ३७१ 

सेन, आई० बी० ५३१ 

सेन्ट्रल शुगर कम्पनी, आस्ट्रेलिया, ७ 

सेमिरामिस, रानी, १२८ 

सेंडलर, डा० ३७१ 

सैन रेमो सम्मेलन, ३९०, ४४८ 

सैनिक अदालतें, २४०, २४२-४५, २६३, 
३१७, २३२१-२२, ३२२९, ३३८ 

सैनिक कानून, १९७, ४४३; देखिए माशलू 
लॉ भी। 

सेयद अमीरअली, -औ'र टर्कॉकी शान्ति 
सन्धि, ४९९ 

सैयद हकीम शाह, २७२ 

सेलसबरी, लॉडे, ५३९ 

सोहनमल, २८० 

सोहनलाल, २८१ 

सोहनसिह, २८९ 

स्कॉट, -की हत्या, १८४ 

स्केफिग्टन, १५९ 

स्टीफेन, न्यायमूर्ति, ९० 

स्टुअटे, -की ह॒त्या, १८४ 

स्टेड, विलियम, -और बोअर युद्ध, ४२६ 

स्टेगमेन, सर टॉमस, ८५ 

स्मट्स, ४४३ 

स्मर्ना, -और टर्कीकी शात्ति-सन्धि, ३९० 
प्‌ू० दि०; -में यूतानियोंके अत्या- 
चार, ५०० 


९५४ 


स्मिथ, एच० माँक्रीफ, १६३ 

स्मिथ, कर्तल, १९६ 

स्मिथ, बॉसवर्थ, २७८-७९, २८२, २८४-८७, 
२१९०, २९५, २९७, २९९९, ३०२, 
३०५, २३०८; -को पदच्युत करनेकी 
माँग, ३२२१-२२, ५५५, ५५९; -पर 
क्ररतता और अत्याचारके आरोप, 
५५३२-५४ 

स्वदेशी, १८, ३७, ८३, १०७, ४१३, ४८८; 
-और कॉौंसिलोंके उम्मीदवार, ४५७- 
५८; “और बहिष्कार, ३२७२; -और 
महिलाएँ, ३६, १०४; -और हिन्दू- 
मुसलमान, २८६; -का महत्व, ३६५- 
६६, ४०५, ५१३-१४; -का सौन्‍्दये 
और कला, ३७४-७५, ३८७, ५२२; 
“की बिक्री, ४६८-६९; -के उपयोग, 
३७५-७६, ३८८; -जखेड़ामें, ५२२; 
>द्वाारा अधिक लोगोंको लाभ, ४८३ 

स्वदेशी धर्म, ५०८ 


है 


हंटर, लॉर्ड, १८७-८९, १९६, २२१, २२३, 
२४८ 

हंटर समिति, देखिए उपद्रव जाँच समिति 

हंसराज, १८८, १९१-९२, २११ 

हंसराज, लाला, २७२ 

हड़ताल, -अहमदाबादकी मिलोंमें, ४८४- 
८५, ४८७-९२; -और पंच निर्णय, 
३५७; -कपयूरमें, २४६; -गुजराँ- 
वालामें, २५५; -चूहड़खानामें, २९१; 
-पंजाबमें रौलट अधिनियमके विरोध 
में, १७७-७९; ३१५; -रामनगरमें 
२७०-७२; -लायलपुरमें, ३०६; - 
लाहौरमें, १०६; >शेखूपुरामें, २९८; 
>सांगला हिलमें, २७८; -सीधी 
कार्यवाहियोंकी भूमिका, ४४२-४३; 
-हाफिजाबादमें, २७३ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हनसात, ५७० 

हफीज आलम शाह, ४७८ 

हमाशी, ह्यामी, ३६२ 

हरकिशनलाल, लाला, ३४, ४७, ६१, २२१, 
२३९, २४१, ५०६ 

हरगोपाल, ३१३ 

हरनामसिह, सरदार, २७४, २९७ 

हरिश्चन्द्र, २८०, ५३२, ५३७ 

हब, जॉर्ज, १०३ 

हवेलीराम, २६२, २९४, २९६ 

हसन, २१३ 

'हॉंग, एम० एन०, १६२३ 

हाफिजाबाद, -में मार्शल लॉ, ४५, २७३-७४ 

हाडिग, लॉड, ७९-८०, ४४६, ४७३ 

हॉनिमेन, बी० जी०, -को दिये गये निष्का- 
सन आदेशको रद करनेकी माँग, ७४- 
७५, ९७, २६४, २७७-७८ 

हॉलेंड, आर० ई०, १६३ 

हॉलेंड, रेवरेंड डब्ल्यू० ई० एस०, ३७१ 

हॉवड्ड, एच० एफ०, १६२ 

हिसा, -और खिलाफत, १११; -और मित्र 
राष्ट्र, ५२९६-२७; -के सहारे प्रगति 
असम्भव, १९-२१ 

हिगनेल, ५४५ 

हिन्दी, ४१३; -और कॉौंसिलोंके उम्मीदवार 
४५७-५८; -और द्रविड़ लोग, ५३४; 
-भारतकी राष्ट्रभाषाके रूपमें, १०७, , 
३८१, २३९६, ४०५ 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ५३४ 

हिन्दुस्तानी, देखिए हिन्दी 

हिन्दू, २६, १४०, २१६; -और असहयोग, 
४८२, ५६०; -और खिलाफत, ६४- 
६७, ८२, १०१-२, १११-१२, ११७- 
१८, २४१, ४५६, ४६७, ४७६, ४९६- 
९७, ५१६-१७, ५२७-२८, ५४७, 
५५१-५२, ५६०; “और स्वदेशी, 
३८६; ->जातिका गौरवमय अतीत, 


सांकेतिका 


५४०; “-पंजाबके, १२९-३१; “- 
मूस्लिमः एकता, ४३, ४७, ५०-५३, 
६४-६७, ८३-८४, १०८, १७८, १८२, 
२१८, २५५-५६, ३१७, ३३०, ३५१, 
रे५ष४, ३६५, ३२८३-८४, ४०५, ४१४, 
४२५५-२६, ४२९, ४५७ 

हिन्दूधम, ४४२; -और जाति व्यवस्था, 
४९३-९४ 

हिल, सर क्लॉड, १६२ 

हीरासिह, २९० 

हुकमदेवी, २७४ 

हेरोद, ३४४ 

हेवड, न्‍्यायमूरति, ८५, १२७ 


६५५ 
हैमिल्टन, १५२ 

हैम्डन, ५३१ 

हैरन, २५६ 


होमरूल लीग, ३३६ पा० टि०, ३४६, ४७८; 


“का नाम बदलकर स्वराज्य सभा 
रखना, ३८२ पा० टि०; -का सदस्य 
बननके लिए गांधीजीकी शर्तें, १०७- 
८; +का सदस्य, बननेके सम्बन्धमें 
गांधीजीके विचार, १०७-८; “को 
गांधीजी द्वारा सदस्यता स्वीकार करने- 
का स्पष्टीकरण, ३८१-८२, ४०४-६; 
-में गांधीजीका शामिल होना, १०८ 
पा० टि०, ३८१ 


